भारतीय- 
मध्ययग का इतिदार्स' 


(१२५००--१५४२६ ई०) 


लेखक 


इश्वरीमसाद एम० ए०, डी० लिट्‌०, 


भूतपूर्व अध्यापक इतिहास तथा अध्यक्ष राजनीति विभाग एवं 
इमैरिट्स प्रोफेसर, प्रयाग विश्वविद्यालय, इतिहास शिरोमणि 
(नैपाल), सदस्य विधान परिपद्‌ उत्तर प्रदेश 


प्रकाशक 


इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस) प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद 
१९६८ 
मूल्य ११९०० रु० 


प्रकाशक : 
घी० एन० मायुर 
इंडियन प्रेस (पब्लिकेशंस) प्राइवेट छिमिटेड, प्रयाग 


सुद्रक : 
पो० एल० यादव 
इंडियन प्रेस प्राइवेट लिमिटेड, प्रयाग 


विपय-सूची [६ 


भूमिका 

प्रस्तावना 

विपय-अवेश 

मध्ययुगीन इतिहास के मूल खोर्त 


प्रथम अध्याय 
मुसलमान-प्राक्रमणों से पूर्व का भारत 

उत्तर-भारत की दशा---काइमी र; कन्नौज; अजमेर; चंदेल- 
वंश; मालवा के परमार; गुजरात के सोलंकी; बिहार और बंगाल 
के पाल व सेन-बंश; राजपूतों की उत्पत्ति; धामिक-संघर्ष; 
कला और साहित्य; सामाजिक जीवन; राजपृत-शासन-प्रणाली; 
भारत में एकता का अभाव। 

दक्षिण-भारत के राज्य--वालुक्य-बंध; राषप्ट्रकूट-वंश; 
कल्याणी का चालुक्यव्वंश; सुद्र-दक्षिण। 


द्वितीय अध्याय 
मुसलमानों के भ्राक्रमण 


अरब-आक्रमण; सिन्‍्च पर मुहम्मदविनकासिम का आक्रमण, 
७१२ ई०; मुहम्मद-बरिन-कासिभ की मृत्यु; सिन्ध पर अरब- 
आधिपत्य; अरबों की विजय का अस्थायित्व; अरबों की विजय 
का संस्कृति पर प्रभाव । 


हतीय अध्याय 
गजनी-वँश का अभ्युदय 
तुक-आधिपत्य का प्रारम्भ; सुदुत्तयोव का आधिषत्य; 
उसके भारत पर आक्रमण; द्वितीय आक्रमण; महमूद के प्रारम्भिक 
प्रवास; राजसत्ता में क्रान्ति; महमूद के आक्रमण; वाहिन्द-नरेश 
जयपाल पर आकमण; भीरा तथा अन्य नगरों पर आक्रमण; 
आनन्दपाल पर आक्रमण; नगरकोट की विजय (१००८-९०); 
उसकी निरन्तर विंजयों के कारण; यानेश्वर पर आक्रमण; 
कन्नौज की विजय; चन्देल-शासक की पराजय; सोमनाथ पर 


श्नर 
३०१७ 
१८-३० 


१-४८ 


(२) 


आक्रमण; जाटो पर आक्रमण; महमूद की सफलताएं; भहमूद 
को चरित्र; अलूवरूनो का भारत-चृत्तात। 
2 
चतुर्थ अध्याय 
गजनी-वंश का पतन 


पृष्ठ 


मसऊद और उसकी राजसभा; हिन्दुस्तान के विजित प्रदेशों १०३-१२२ 


की स्थिति; अहमद ।नेयाल्तग्रीन; हांसी दुर्ग पर अधिकार; 
मस॒ऊद का भारत की ओर पलायन; मसऊद के निर्बेल उत्तरा- 
घिकारी तथा सलजूक तुकों का उत्कर्प; साम्राज्य की समाप्ति। 


पाँचवाँ अध्याय 


भारत पर विजय तथा दास-वंश का अभ्युदय 

मुहम्मद के भारतीय अभियान; पृथ्वीराज कौ पराजय; 

कन्नौज की विजय; बिहार की विजय; बंगाल की विजय; 

कालिजर की विजय; परिस्थितियों ने पलटा खाया; मुहम्मद गोरी 

का चरित्र; कुतुबुद्दीर ऐबक का सिंहासनारोहण; कुलुब॒द्दीन 

की विजये; झासक के रूप में कुतुबुद्दीन; ऐवक के देहान्त के 
बाद अव्यवस्था । 

छठा अध्याय 

_दास-वंश के शासन का विस्तार तथा संघटन 

इल्तुतमिश का सिंहासनारोहण; प्रतिद्द्वियों ,का दमन; 

चंगेज खाँ का आक्रमण; इल्तुतमिश की विजयें; कुवाचा का परा- 

भव; खलीफा द्वारा अधिकार की स्वीकृति; बंगाल और ग्वालियर 

की विजय; सफलतापूर्ण जीवन का उपसंहार; इल्तुतमिश का 

चूरित्र: इनल्तुतम्रिश् के निफ्ेश उत्तराधिकारी: सुल्तान रजिया 

का लिहासनारोहण; सुदृढ़ प्रभुत्व की स्थापना; रजिया की नीति 

से असंतोष; मलिक इस्तियारुद्दीन अल्तूनिया का विद्रोह, १२३९ 

ई०; रजिया की मृत्यु के वाद अव्यवस्था। |; 

सातवाँ अध्याय _ 
बलबन और उसके उत्तराधिकारी 


१२३-६४५ 


१४६-१६८ 7 


नासिरद्ीन महमूद; वलवन का प्रारम्मिक जीवन, विद्रोहों १६९-१९८ 


४ अन्तिम अभियान; वलवन के साहसिक कार्य; बलवन 
ग्छ 


का सिहासवारोहण; शासन की व्यवस्था; झम्सी दासों का दमन; 
सुदृढ़ शासन-तम्त्र; आततायी मगरोल; तुगरित का विद्रोह 
१२७९ ई०; राजकुमार मुहम्मद की मृत्यु; वलवन का व्यक्तित्व; 
दास-चंश का पतन; मुसलमानों की सफलता के कारण। 
आठवाँ अध्याय 
खिलजी सैमिक-शासन-तन्त्र का उद्भव और उत्कपे 
जहालुद्दीन का राज्यारोहण, १९९० ई०; मलिक छज्जू का १९९--२४५ 
विद्रोह; मलिक ताजुद्दीत कूची; सीदी मौछा को दण्ड; सुल्तान 
के सामरिक प्रयत्न; अलाउद्दीन का देवगिरि पर अभियान, 
१२९६ ई०; अलाउद्दीव की आरम्मिक कठिनाइयाँ; मंगोलो का 
अतिरीोध; जलाली सरदारों का विनाश; गुजरात की विजय; 
नव-मुसलमान; सुलतान को विज्लाल योजनाएँ; रणथम्भौर का 
घेरा; विद्रोह; रणभ्म्भौर को विजय; मेवाडू-विजय दक्षिण 
की भऔर--देवगिरि की विजय, (१३०६-७); वारंगछ की 
विजय; द्वारसमुद्र की विजय; मदुरा की विजय; शंकरदेव की 
पराजय; नव-मुसलमानों' का दमन; शासक के अधिकारों के 
विषय में अछाउद्दीन का सिद्धान्त; विद्रोहों का समूल विनाश्च; 
हिन्दुओं के प्रति व्यवहार; सेना का प्रवत्ध और बाजार का नियं- 
अण; सुधारों के परिणाम; शासन-प्रणाली की निर्वेदता; अछा- 
उद्दीन के कार्यों का मूल्यांकन। 
नवाँ अध्याय 
खिलजी साम्राय्यवाद की भ्रतिक्रिया तथा तुगलक-बंश के 
शासन की स्थापना 
अलाउद्दीन के शक्तिहीन उत्तराधिकारी; कुतुबु्दीन मुवारक- २४६-२५८ 
शाह; खुसरो का शासन; खुसरों का पत८; गयासुद्दीन तुगलक; 
वारंगल पर अभियान; ग्रयासुद्रीञ का शासन-अवन्ध; ग्रयास की 
मृत्यु; गयासुद्रीव का चरित्रा 
दसवाँ अध्याय 


अभागा सिद्धान्तवादी मुहम्मद तुगलक 
अभागा सिद्धान्तवादी मुहम्मद तुगलक; झासन-तन्त्र में नये २५९-२८५ 
प्रयोग--दोआब में कर-्वृद्धि; राजधानी का स्थान-परिवत्तेन 


(8) 


पृष्कः 

(१३२६-२७ ई० ) ; प्रतीक-मुद्रा--१३३० ई०; झासन-प्रबन्ध में 
उदारता; सुलतान की विजय की योजनाएँ; मूहम्भद तुगलक के 
शासन-काल में उपद्रव--अहंसनशझाह का विद्रोह; बंगाल में विद्रोह; 
ऐनुलमुल्क का विद्रोह (१३४०-४१); सिंध में उपबद्रवों का 
दमन; दक्षिण में उपद्रव; सुलतान का देहांत; मुहम्मद का 
चरित्र; इब्मवतूता। 


ग्यारहवाँ अध्याय 
फीरोज तुगलक (१३५१-१३८६ ई०) 
फौरोज का प्रारम्भिक जीवन; फीरोज छुगलक का सिहासना- २८६-र३२४१ 
रोहण; फोरोज का व्यक्तित्व; वैदेशिक-नीति--वगाल का प्रथम 
अभियान (१३५३-५४ ई०); दूसरा अभियान (१३५९-६० 
ई०); जाजनगर के राय का दमन; नगरकोट की विजब; थंदुटा 
की विजय (१३६२-६३ ६०); दक्षिग; शासन-अवेध के सामान्य 
सिद्धान्त; सार्वजनिक झासन-प्रवन्ध; राज-कर; नहरी का 
निर्माण; सेना का प्रवन्ध; दण्ड-वियान, न्याय तथा सार्वजनिक 
हिंत के कार्य; दास-प्रथा; भुद्राओं में सुधार; सार्वजनिक हित 
के कारयें; शिक्षा को उन्नति; राज-्समा एवं राज-परिवारः 
सानणहाँ मकबूल; फ़रीरोज के अतिभ दिन; फोरोज के कार्यों 
की समीक्ष।। 
बारहवाँ अध्याय 
वरवर्त्ती तुगलकर-शासक तथा तंमूर का आक्रमण 
साम्ताज्य के विघटन के कारण; फीरोग के अभ्क्ते उत्तरा- ३१२०३१८ 
घिकारी; तैमूर का आक्रमन (१३९८ ई० ); दिल्‍ली की छूट; 
तैमूर कर दिल्ली से प्रयाण; तैमूर के आक्रमण के पस्चादू। 
तेरइवाँ अध्याय 
साम्राज्य का विघटन 
(१) छोदें-छ दे राज्यों का उद्भव 
माठवा; गुनरात: अहमइमाह (र४१३-१४४१ ६०); रे३%-३६१ 
महमूद बीगड़ (हडघ८-!५११ ६०); परेगाडियों में युदा 
सुदतान की मुत्यु; बहादुरगाहा (१५२७-३७ ६०); जौद- 


पुर; बंगाद; सानसदेश। 


(५) 


चौदहवाँ अध्याय 
साम्राज्य का विघरटंन 


(२) बहुमनो राज्य 


बहमनी-वश का उदय; प्रथम मुहम्मदशाह; मुजाहिदशाह ३६२-४०१ 
तथा उसके शक्तिहीन उत्तराधिकारी; फीरोजशाहं; अहमद" 
बाह; द्वितीय अलछाउद्दीन; हुमायूं; विजामशाह; तृतीय 
मुहम्मदशाह; बीदर में एयनेसियस निकितित का आगमन; 
सुलताव; अमीर; सुल्तान के आखेंट; सुलतान का प्रासाद; 
काञ्ची पर धावा; शासन-प्रबन्ध। महमूद गावान की हत्या; 
महमूद गावान का चरित्र और उसकी उपलब्धियाँ; वहमनी' राज्य 
का पतन; बहमनी वश के शासन का सिंहावछोकन | 

दक्षिण के पाँच मुसलसान राज्य; वरार; बीजापुर; इस्माइल' 
आदिलशाह (१५१०-१५३४ ई०); श्रथम इब्राहीम आदिल्शाह 
(१५३४-१५५८ ई०); अली आदिलशाह (१५५८-८० ई०); 
द्वितीय इब्राहीम आदिलशाह (१५८०-१६२७ ई०); अहमद- 
सगर; बुरहान निजामशाह और उसके उत्तराधिकारी; गोलकुंडा; 
आदर; वहमनी वज्ञ के सुलतानों की तीरूका। 


पतद्रहवाँ अध्याय 
साम्राज्य का विघटन 
(३) विजयनगर-साखाज्य ५" 


विजेयनगर-साम्राज्य का उद्भव (१३२६ ई०); प्रारभिक ४०२-४४र 
गासक; द्वितीय हरिहर; द्वितीय देवराय (१४१९-१४४९ ई०); 
निकोलो कोष्टी; अब्दुर्रज्जाक का विजयनगर का वर्णन; राय: 
नगर; सिक्के; नवीत-वश का उदय; कृप्णदेव राय (१५०९- 
१५३० ई०); उसकी विजये; बीजापुर से युद्ध; कृष्ण देवराय 
और पुर्तग्राछी; साम्राज्य का विस्तार अवनति का कार; सदा- 
जिव राय; विश्वाल-संघ; तालीकोट का युद्ध (१५६५ ई०): 
विजयनगर की छूट; तालीकोट का युद्ध--एक निश्चयात्मक 
युद्ध; नवीन शासक-वेझ; विजयतगर की झासन-अ्णली; झासन- 
प्रणाली का स्वरूप; राजर और सन्त्रि-परिपद्‌; राजसमा; प्रांतीय 


(६) 


शासन; स्थानौय-श्ासन; अर्थ-ब्यवस्या; न्‍्याय-व्यवस्था; सेना; 
ल्‍ामाणिक दघ्षा। 


सोलहवाँ अध्याय 
शक्तिहीन शासकों का युग 


वन 
श्र 


परिस्यिति; खिआ साँ (१४२४-१४२१ ६०); मुवारक- ४४३-४५६ 


शाह (१४२१-१४३४ ई०); दोआवब में अभियान; जसरय 
खोखर का पुन. दमन; पौलाद का विद्रोह; सुछुतान के विरुद्ध 
पड्यन्त्र; मुवारकशाह के उत्तराधिकारी; अलाउहीव आलम- 
शाह--हि० स० ८४९ (१४४५ ई०)।॥ 


सत्र॒दवाँ अध्याय 
अफगान साम्राज्य--उत्थान और पतन 


साम्राज्य का विघटन; बहलोल का गविति-संचयन; प्रातो पर 
अधिकार; जौनपुर से युद्ध। वहलोछ की उपलब्धियाँ; सिकंदर 
का सिहासनारोहण; जौनपु र से युद्ध; जौनपुर तया सुलतान हुसैन 
के विछद्ध; अफगानों के विरुद्ध; छोदे-छोदे विद्रोह; आगरा की 
स्थापना; आगरा में भूकम्प; शासन के अन्तिम वर्ष; शासन- 
प्रबन्ध; सिकन्दर का व्यक्तित्व; अफगान धासन-सन्त्र का स्वरूप; 
सस्ते भाव; राजकुमार जलाकू का विद्रोह; आजम हुमायूँ के 
विएद्ध; मेवाड़ के साथ युद्ध; इब्राहोम और अफगान सरदारा। 


अगरहवाँ अध्याय 
पूर्व मध्यकालीन समाज और संस्कृति 


भारत में इस्लामी राज्य; जनता पर प्रभाव; सामाजिक 
दशा; आयिक दज्षा; कला; साहित्य; घासिक-युवार--मक्तितिं- 
आन्दोलन; पूर्ब-भष्यकाल अंधकार-युग नहीं था ! 
प्रमुख तियियाँ;...' कि 
दिल्ली के सुझतान 
उद्धत ग्रस्थी की सूची 
सम्मतियाँ और समालोचनाएँ हा पर 


४५७-४८८: 


४८९-५५३ 


पए४-५५७ 
५५८-५५९ 
५६१-५७० 
५७१-५७६ 


मि के 
भूमिका 

प्रस्तुत ग्रन्य में पाठकों को भारतीय मध्य-युग के इतिहास का दिग्द्भन 
कराने का प्रयत्न किया गया है। डा० स्टानले लेनपूल ने लिखा है कि मध्य- 
कालीन भारत का इतिहास' राजाओं, उनके दर्बारों तथा युद्ध-विजयों का विव- 
रण-मात्र है, यह राष्ट्रीय विकास का इतिहास नही है। यदि हम इतिहा पका 
क्षेत्र उन संस्थाओं के विकास तक ही सीमित कर दें, जिन्हें आज सार्वजनिक 
संस्थाएँ समझा जाता है तो लेनपूल महोदय का यह कथन सर्वथा उचित 
प्रतीत होगा। विस्तृत भर्थ में इतिहास मानव जीवन के विभिन्न पक्षों का 
अध्ययन करता है और यदि हम इस अर्थ को ग्रहण करे तो मध्यकाठीन भारत 
का इतिहास भी केवल राजदर्वारों के घात-प्रतिधातों तथा अन्त,पुर के गुप्त 
पड्मन्शो बी कथा क रहकर विजयो तरत शासन के क्षेत्र में महानू सफछताओं 
का और सामाजिक एवं ध्यमिक आन्दोलनों का इतिहांस बत जायगा। 


अंगरेज विद्वानों के ग्रंथ हमारे देश में पढे जाते थे। एलफिन्स्टन का 
भारतीय इतिहास और लेनपूल का माध्यमिक भारत आजकल के विद्यार्थियों 
के लिए पर्याप्त नहीं है। एछफिन्स्टन का इतिहास फिरिश्ता के ग्रन्थ पर 
आधारित था ओर लेनपूल ने बहुत कुछ सामग्री इलियट डाउसन के इतिहास 
से ली थी। दोनो विद्वानों का प्रयास प्रशंसतीय है। भारतीय विद्यार्थी उनके 
बहुत आभारी है। परन्तु अब भारतीय तथा अन्य विद्वानों ने बहुत सी खोज 
बे है और अनेक नये ग्रन्थों का पता लगाया है। 

इस पुस्तक को प्रस्तुत करने में मैने मुख्य तथा मूल-प्रन्थें का आश्रय लिया 
है। इसमे अनेक महत्त्वपूर्ण विष्यों पर नयराप्रकाश डालागया है और पाठकों 
के लिए बहुत सी सामग्री ऐसी जुटा दी है जो अमी तक दुष्प्राप्य थी। इसके लिए 
अरबी, फारसी, संस्कृत तथा अंगरेजी के अनेक ग्रन्थों का उपयोग किया गया 
है। यह कहना तो धृष्ठता होगी कि मैने पूर्ववर्ती इतिहासकारों की भूछों को 
शुद्ध किया है परन्तु इतना कह देना आवश्यक है कि मेरे कुछ निष्कर्प पूर्बंबर्तो 
इतिहासझो से भिन्न हैं और मैने उपलब्ध तथ्यों का मल्ी भाँति विवेचत करके 
वास्तविक तथ्यों के आधार पर अपनी सम्मतिं प्रकट की है । 


इतिहास का उद्देश्य सत्य की खोज करना है। इतिहासकार को अ ने 
कगये भें एक वैज्ञातिक की सी उद्वेग-विहीन जिकज्नासा के साथ जुट जाना चाहिड । 
किसी एक पक्ष का पृष्ठ-पोण्ण करना इतिहासकार का काम नहीं है। इतिहास- 
कार न तो दलबन्दी में पडनेवाला राजनीतिज्न है और न किसी दल का प्रचारक 
हो। उसका कर्तव्य है कि वह निष्पक्ष भाव से उपलब्ध तथ्यों का यथार्थ वर्णन 
कर दे और उनकी सच्ची व्याख्या करे। मैने इसी सिद्धान्त का अनुसरण करने 
का प्रयत्न किया है। व्यक्तियों अथवा घटनाओं का वर्णन करने में मेने बद्धमूल 
धारणाओं राजनीति या राष्ट्रीयता को नैतिकता के सामने धूमिल नही होने 
दिया है। अपितु किसी को स्तुति अथवा आलोचना करने से पहले परिस्थितियों 

फा० ख कक 


६. मलः ) 


पर पूर्ण विचार किया है और उन्हे यथार्थ रूप में पाठकों के समक्ष रख देने का 
प्रयत्न किया है। मुझे आशा है कि मैने न किसी की असंगत प्रशंसा वी है और 
न किसी के प्रति विहेष से प्रेरित होकर ही कुछ कहा है। ऐतिहासिक सत्य के 
उच्च आदों को मैने अपने सम्मुख रखने का निरन्तर प्रयास किया है। 

इस पुस्तक के कई संस्करण हो चुके हैं। फ्रांसीसी भाषा में भी इसका 
अनुवाद हो चुका है जिसके कारण योरोपीय विद्वान्‌ भी इससे परिचित हो 
गये हैं। इसके प्रकाशित होने के वाद कई ग्रन्थ मध्यकाल के इतिहास पर 
लिखे गये हैं और ऐतिहासिक अन्वेषण की भी उत्तरोत्तर बुद्धि हो रही है। 
पाश्चात्य तथा भारतीय विद्वानों मे अनेक ग्रन्थों का अवलोकन कर बहुत सी 
ऐतिहासिक भूलो को शुद्ध कर दिया है और नया दृष्टिकोण हमारे सामने 
उपस्थित किया है। इस संस्करण में विद्याथियों की सुविधा के लिए फारसी 
के प्रधान ग्रन्थों का आलोचनात्मक वर्णन भी कर दिया गया है जिससे मध्य- 
कालीन इतिहास के स्रोतों का पता रूगेगा। इसके अतिरिक्त नई खोज के 
परिणानों का भी उपयोग किया गया है और बहुत सी नई बातों का समावेश 
किया गया है। शि्तिक विद्याथियों के लिए उपयोगी सिद्ध हुई है। मुझे आशा 
है कि अब भी विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के विद्यार्थो और इतिहास में 
रुचि रखनेवाले सज्जन इसके अध्ययन से लाभ उठायेगे। 

यदि यह पुतक विद्याथियो को मूल-इतिहासकारो तक ले जा सकी और 
उन्हें इतिहास के वास्तविक तथ्य का महत्त्व समझा सकी तो मैं अपने परिश्रम 
को पुरस्कृत समझूंगा। ऐतिहासिक घटनाओं के वास्तविक महत्व का प रेज्ञान 
तब तक नही हो सकता जब तक हम स्वयं को उस काल मेंन ले जायें 
जिसमें ये घढित हुईं और जब तक हम उन सम-सामयिक इतिहासकारों के 
हृदय एवं बुद्धि में भ्रवेश न कर हें जिन्होंने महान्‌ व्यक्तिणे एवं घटनाओं का 
आँखों देखा वर्णन किया है। सम-सामयिक इतिहासकारों की आँखों से तत्का- 
लीन घंठनाओं को देखने की योग्यता वास्तविक एवं वैज्ञानिक ऐतिहासिक 
गवेपणा की सर्वप्रथम आवश्यकता है। इस रूकष्य तक यह पुस्तक पहुँच गई है 
यह तो नहीं कहा जा सकता परस्तु इस दिशा में यह एक प्रयास अवश्य है। 

हिन्दी संस्करण को तैयार करने तथा प्रकाशित कराने में _लूखेडाजी 
से बड़ी सहायता मिली है। इसके लिए मेँ उनका विज्षेप आभारी हूँ। 


प्रयाग | ->लेखक 
सा० १० जून १९६८ 


पस्तावना 


हमने श्री ईदवरीप्रसादजी के 'मध्यकालीन भारत का इतिहास” का प्रथम 
भाग बडे चाव से पढ़ा है। मेरी इस रुचि का कारण केवल यन्ध की पात्रता 
ही नहीं है, अपितु यह भी कि ग्रन्यकार मेरे पुराने मित्र है! जब में 'भॉलछ 
सोल्स' से प्रयाग विश्वविद्यालय में आधुनिक भारतीय इतिहास के विभाग 
का संघटत करने के लिए आया था तो मैने यथाश्नीध् उन अनेक विद्यालयों 
में इतिहास-शिक्षण के निरीक्षण का सुयोग प्राप्त किया था, जो तब इस विद्व- 
विद्यालय से सम्बद्ध थे । जब मैं आगरा गया तो वहां में आगरा कॉलेज के एक 
अध्यापक श्री ईव्वरीप्रसादजी के उत्साह एवं अध्यवसाय से विश्लेप रूप से 
प्रभावित हुआ। सचमुच ही मे इनसे इतना प्रभावित हुआ कि मैने इन्हें यथाज्षीक्ष 
उस विभाग के गवेषणा-मडल में सम्मिछित कर लिया, जिसका मैं उस समय 
संघदन कर रहा था। दुभाग्यवद्च, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ, जिन पर मेरा कोई 
अधिकार न था, मुझे थोड़े समय पश्चात्‌ चात ही इलाहाबाद से खीच ले गईं, जिससे 
गुर अपने नये-पुराने सहयोगियों! से विद/ छेनी पडी। परन्तु इस बीच में 
ईश्वरी प्रसादजी क। कार्य इतने पर्याप्त रूप से देख चुका था कि मैने अनुभव 
किया कि इनकी कुशाग्रता और इनके अध्यवसाय के विंपय में मेने जो अच्छी 
पारणा बना छी थी, वह अधिक घनिप्ठ परिचय से पूर्णतः सत्य सिद्ध होती 
'थी। सचमुच हो, सभवतः मुझे यह कहने का अधिकार है कि कुछ सीमा तक 
यह हमारे सम्पर्क का ही फल है कि उन्हे उस परिथ्रभ-साध्य एवं जटिल 
अध्ययन में धंयेपृर्वक जुटे रहने का उत्साह मिला, जो इस ग्रन्थ में प्रस्तुत 
किया गया है। 
भारतीय इतिहास के अव्यापको की वहुत समय से यह भिकायत' रही है 
अंडर-प्रेजुएट कक्षाओं के लिए उपयुवत्‌॒ पुस्तकों की भारी कमी है। जहाँ तेके 
अध्यकालीन भारत का प्रश्न हैं, वहाँ यह बात विशेष रूप से लागू होती है। 
ऐसी कुछ सुन्दर रूपरेखाओ को छोडकर जैसी कि डॉ० छेनपूल ने हमें दी है, 
अब तक प्रारम्भिक पाठय-पुस्तकों और भारी भरकम ग्रन्थों के वीच एक बहुत 
बड़ी खाई रही है, जो अब तक भरी ने गई थी। इन दोनों श्रेणियों की 
इेचनाएं उन विद्याथियों के अधिक उपयुक्त नही हैं, जो पाठय-पुस्तक को त्यागने 
इच्छा तो रखते है, परन्तु जो अभी विश्येपज्ञ की विस्तृत ग्रवेषणाओं में 
अपैश करने के लिए तैयार नही है। मेरे विचार से भ्रस्तुत ग्रन्य॒ की प्रमुख 


( २) 


विशेषता इस खाई को पाटने की उपयुकतता में, तदण विद्यार्थी के सम्मुख 
विपय का उसकी पिछली पढ़ी हुई पुस्तकों से अविक विस्तृत सामान्य विवरण 
उपस्थित करने में तथा उसके लिए एक ऐसा पुछ बन) देने में है, जिम्मसते होऊर 
बह विषय के विशेष ज्ञान के लक्ष्य तक पहुँच सके। ऐसे वांछनीय ध्येय को 
सफजछतापूर्वक प्राप्त कर लेता बहुत कठिनाई का काम है; मेरे इस कथन 
का यह अर्थ वे लगाया जाय कि मैं किसी भी रूप में भारतीय इतिहास के उन 
अध्यापको के निर्णय को प्रभावित करना चाहता हूँ, जो श्री ईश्वरीप्रसादजी 
के इस प्रयास की सफलता या विफछता का निर्णय करने के लिए सर्वाधिक 
गोग्य अधिकारी हैं। वे और केवछ वे ही देख पायेगे +के यह ग्रन्य उनके विद्या 
थियों की सीमा के अन्दर है या नहीं अथवा ग्रल्थकार ने आलोचना की जो 
विधि अपनाई है--जो मेरी सम्मति में निर्दोष है--उसको उनके युवा विद्यार्थी 
समझ पाते हैं या नही। में इतना कहकर ही संतुप्ट हो जाऊंगा कि श्री ईश्वरी- 
प्रसाद ने ऐतिहासिक विवेचना का प्रशंसनीय ज्ञान प्रदर्शित किया है; वे अपने 
निप्कर्पों को साहस और विश्वाप्नपूर्वक प्रस्तुत करते है; उन्होने उपलब्ध 
सामग्री की विवेचनापूर्ण जाँच-पड़ताल के बाद ही पूर्व-स्व्रीकृत निष्कर्षों का 
त्याग किया है। जहाँ वे अपने पूर्ववर्ती विद्ानों की बहुत कुछ स्वतन्वतापूर्वक 
आलोचना करते हैं वहाँ साथ ही कम से कम इतना तो भानना हो पड़ेगा 
कि उन्होंने ऐतिहासिक वाद-विवाद के भीरसे जंगल में नवजीवन' का संचार 
कर दिया है। उनके कुछ ऐसे निप्कर्पो का, जिनके विषय में प्रत्येक अधिकारी 
विद्वान व्यक्तिगत निर्णय रखना चाहेगा जैसा कि में स्वयं भी चाहता है, समयंत 
अथवा पृष्ठपोषण किये बिना मैं इस प्रंथ को उन सभी के सामने हादिक प्रशंसा 
सहित प्रस्तुत करते हुए सन्तोप का अनुभव करता हूँ जो भारतीय इतिहास के 
अध्ययन और अध्यापन में रुचि रखते है। 


शिमला एल० एफ० रकब्रुक विलियम्स 
“मई ४, १९२५ 


विषय-प्रवेश 


प्रसिद्ध इतिहासकार एंडवर्ड ऑमस्टस फ्रीमंन इतिहास की तात्विक एकता 
भर बहुत बल देते थे। इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि मानव 
जाति के कार्यों में एक प्रकार की निरन्तरता है और इतिहास' का एक काऊ 
चूसरे काछू के साथ अविच्छेद्य रूप से सम्बद्ध है। उम्र परिवर्तत कभी-कभी 
ही होते हैं और एक युग अदृप्ट रूप से दूसरे में परिणत हो जाता है। प्रायः 
ऐसा होता है कि संक्रान्ति-काल में महत्त्वपूर्ण घटनाओं के वास्तविक प्रणेता, 
इतिहास के रगमंच के यथार्थ अभिनेता, अपने अभिनय के महत्त्व को नहीं समझ 
पत्तें। वे कार्यों में इतने गहरे डूबे रहते है, अपने अभिनय और प्रयासों में 
इतने व्यस्त्त रहते हैं कि उन्हें स्वयं अपने उद्योगों से प्रवतित परिवर्ततों का आभास 
ही नही होने पाता। क्रान्ति उठ खड़ी होती है; हमारी सामाजिक और रशाज- 
'नीतिक स्थितियाँ बदल दो जाती है; बिरंकुश शासन के स््यान पर स्वतंत्रता 
, आ विराजती है; कद्टरता का स्थान उदार विश्वजनीन' भावनाएँ ग्रहण कर 
लेती है। हमारे विचार और आदर्श नये रूप में ढाले जाने के लिए नये साँचों 
में जा पड़ते हैं, और तव भी हम नही देख पाते! कि जिसे धरती पर हम खड़े 
है, वहूं शायद हमारे ही द्वारा बदलों जा रहो है। हम अनजाने में ही महान 
भ्रान्तियों के सचाछक और जन्मदाता वन जाते है और हम उस प्रभाव के 
“विस्तार को शायद ही कभी अनुभव कर पाते हैं जो हम अपने युग पर डाल 
रहे होते हैं भौर जो हमारा युग हम पर फंला रहा होता हैं। ऐसे अवसर 
“भी कम नहीं होते जब हम उन असंख्य नर-नारियों के विपय में विचार किये 
“बिना ही, जिन्होंने असीम परिथ्रम और धरयें से सामाजिक और राजनैतिक 
'पुनस्त्यात का महान्‌ कार्ये सम्पन्न किया है और जिन्होते अनेकानेक प्रकार से 
उस युग को गौरवान्वित किया है जिसमें हम रह रहे हैं, अपने महान्‌ मानवीय 
परिंक्य का उपभोग करने छगते हूँ और सामाजिक विकास के फलों का आानत्द 
हैने रूगते हैं! योरोपीय सम्यता के इतिहास में ऐसे असस्य उदाहरण मिलते 
है जो नॉमेन-विजय के इतिदह्ास के यशस्वी लेसक फ्रीमेन के ऊपर उल्लिसित 
"सिद्धान्त का समर्थन करते हैं। अठारहवी घताब्दी की फ्रांत की राज्य-क्ान्ति 
अपने समस्त अश्रुओं, म्मवेदनाओं, मृत्यु-विभीषिकाओं, विनाश-डीलाओं और 
आदशों फे धात-्रतिघातों सहित, रिशल्यू और चोइहवें टुई की नीति में गदरी 
जड़ें फैलाये हुए थी। भूतकाल में फांस का घासकनवर्म प्रजा के साय इतने घोर 


हु 
हु 


93008 


अत्याचार कर चुका था कि स्यूरगों ने फ्राम के उतनोन्‍्मुख शासक-संत्र मे नव- 
जीवन का संचार करने के जो अनवरत कल्याणकारी प्रयत्न किये, दांतों मे इसके 
लिए जितनी सून-बूझ से काम लिया और अन्तत' यह कहते हुए फॉँसी के तस्ते 
पर झूछ गया हि महुस्यो के शासन में दियाग रगड़ने से तो एक मछुवा बनना 
ही अधिक अच्छा है, आरा के प्रसिद्ध न्‍्याय-न्ास्त्री मे जो मिर्दीप पवित्रता 
प्रदर्शित की और अच्चे सिये ने राजश्ञास्त्र पर जो नवीन चिन्तन किये, ये सव 
मिलकर भी फ्रांस के तत्कालीन समाज को विनाश से उवारते में समर्थ न हो 
सके। इसी प्रकार इंगठैड में स्टुअें राजाओं के अत्याचारो के विरुद्ध प्युरिटनो 
मे जिस गोरवपुर्ण राज्य-क्रान्ति का सघटन किया; उसके प्रेरणा-स्रोत हेनरो 
एवं जॉन के चरित्र एवं एँग्लो-सैकसन काछ की झासन-न्‍्समिति (एव) 
थे। जमनी के जिस सास्कृतिक-आन्दोलन ने १९१४ ई० में थोरोप को घान्ति 
को संकट में डाल दिया था, वह विस्मार्क के शासन-तन्त्र का और नीर्शे, 
ट्राट्की तथा डालमैन, होसर, ड्रायमेन, सिबल जैसे प्रख्यात विधारकों एव. 
झेखको के उपदेशों का परिणाम था। यहीं बात रुस के इतिहास में भी दिखाई 
देती है। योरप के स्वतत्र राष्ट्र अपने राजनीतिक विकास में जाने-अनजाने 
अपनी प्राचीन परम्पराओं का अनुसरण करते आये है। इतके विकासक्रम मे एक 
अविच्छिन्न निरस्तरता है। परन्तु भारत का इतिहास कुछ दूसरे ही मार्ग से 
अग्रसर हुआ है। समय-समय पर विदेशी आक्रमण भारत की प्राचीन परम्पराओं 
बी श्रृंखला को भंग करते रहे हैं और कभी-कभी तो विदेशी शासन के घातक 
प्रभाव से भारतीय संस्थाओं बौर प्रणालियों को लुप्त होना पड़ा है; भारतीय 
जनता को अपनी शासन-प्रणाली छोडकर, विजेताओं के साथ बाहर से आई 
हुईं प्रणालियों के अनुसार शाझ्ित होना पडा है। इसके राजनीतिक विकास 
को समय-समय पर गहरे आधात लगते रहे हैं और विदेशी-शासन भारत 
में राष्ट्रीय और सार्वजनिक कत्तंव्यो के आदसयों के स्वस्थ विकास' में महात्‌ बाधाएँ 
पहुँचाते रहे हैं। परन्तु, यह सब कुछ सत्य होते हुए भी, भारत के सांस्क्तिक 
इतिहास का सूत्र किसी भरी काल में टूटने नही पाया हैं मर भारतीय जनता 
के सामाजिक एवं घासिक जीवन के मूलतत्त्व सदेव एक से बने रहे है; कोई 
भी इतिहासकार इस महान्‌ सत्य से आँखें नही मूंद सकता । 
आजकल की सर्व-सामान्य प्रणाली के अनुसार, भारत के इतिहास की भी 
तीन काझो में विभवत किया जाता है--आचीन, मध्य और आधुनिक; यहें 
काछ-विभाजन बहुत सुविधाजनक और आवश्यक है। वेनेडिटो कोंचे ने लिखा 
हैं कि “इतिहास के विपय में विचार करना इसको कालों में विभाजित करना 
है, क्योकि विचार अवयव-सस्थान, तक, नाटक होता है और इस रूप में इसके 


( ५) 


काल होते है, इसका प्रारम्भ होता है, इसका मध्य होता है, और इसका अन्तः 
होता हैं तथा वे अन्य आदश सन्धियाँ होती हैं जो एक माटक में विवक्षित 
और अपेक्षित होते है।” दार्शनिक राजनीतिज्न त्यूरगों ने सॉरवॉन में “मान- 
दीय मस्तिप्क का ऋम-विकास” झीर्यक अपने भाषण में कोचे के इन विचारों 
का यह कहकर समर्थन किया था कि इतिहास मानवता का जीवन है, जो क्षय 
एवं पुनरुत्थान में से होता हुआ निरन्तर प्रगतिशीछ है, जिसफा प्रत्येक युग, 
अपने से पहले के तथा अपने आगे के यूग के साथ जुडा हुआ है। यह कालछ- 
विभाजन योरीप एवं भारत दोनों के ही इतिहास में अनुलक्षणीय है, क्योंकि 
दोनो में इन तीनो कालों का एक दूसरे से स्पष्ट स्वरूप-भेद दिखाई देता है। 
इसलिए इतिहास की मूलभूत एकता को, जो हमारे ज्ञान की आधार-शिला 
है, भंग न॑ करते हुए, हम प्रत्येक काल की घटनाओं का वर्णन और उनके महत्त्व 
का प्रतिपादन कर सकते हैं। इतिहास का जो विधाल दृश्य-पट हमारे सामने 
विस्तृत है, उसमें दृश्यावलियाँ परिवर्तित हो जाती है, धरती पर चलनेवाली 
आक्ृतियाँ अपरिमेय अज्ञात में विन होती रहती है, परन्तु विकास-क्रम अवि- 
ौच्छिन्न अवाध यति से निरन्तर चरुता रहता है। इतिहास हमारे सामने घटनाओं 
एवं परिस्थितियों को जो अनेकरूपता एवं विविधता उपस्थित करता है, हमें 
उसकी तह में छिपी तात्विक एकरूपता की ओर प्रगति के शाश्वत सिद्धान्तों 
का अन्वेषण करना है; यही इतिहासकार का वास्तविक विषय है। इन पृष्ठों 
में यह दिखाने का प्रयत्न किया जायेगा कि भारतीय इतिहास में मध्य-काल की 
क्या देन हैं और वे कौन-से ऐसे स्पष्ट प्रभाव है जो हमारी आज की सम्यताः 
के आधार बने है। 
हमारी प्राचीन सम्यता की महानंता के विपय में बहुत कुछ छिखा जा चुका 
है। आधुनिक गवेषणाओं ने हमारे पूर्वजों पर लगाये गये राजनीतिक निष्करियता 
एवं पिछड़ेपन के आश्षेप्रो का परिहार कर दिया है। हमारे विद्वानों ने सिद्ध 
कर दिया है कि प्राचीन काल के हिन्दुओं का राजन्तन्त्र बहुत विकसित अवस्था 
में था और वह अपने स्वर्ण-काल में यह राज-तन्त्र यूनानी दार्शनिकों के पोलिसँ 
(ए०ग्0७) के आदशों को प्रू्णेतः क्रियान्वित करता था। राज्य घम्में पर 
आधारित था; प्रजा को सुखी बनाना राजा का कतंव्य होता था और सभी 
राजनीतिक संस्थाओ के चरम लक्ष्य सारे समाज की भौतिक आवश्यकताएँ 
पूरो करना एवं उसका नैतिक विकास करना होता था। प्राचीन भारत में 
सार्वजनिक संस्थाओं का भी अभाव न था। वैदिक काल तक में हमें प्रजापति 
की दो पुत्रियों सभा एवं समिति' की झाँकी मिलती है, जो सार्वजनिक 
सहयोग एवं सहमति से सार्वजनिक कार्यों का संचालन करती थी। वौद्ध-साहित्य 


(६ ६) 


में गरतंत राज्यों के पर्याप्त प्रमाध मिलते हैं; मे राज्य थाज के पाश्यात्य जन 
त्तांमिक राज्यों जैसे सुगंपटित तो नदी थे, परन्तु इबाय संचालन जनमत्त से होता 
था। जातहों में बीद-शासको को 'गश-राज्य! कहा गया है; प्रो० राहित 
देविंद ने अहृढ-पया! के ऐसे स्थझो को और संकेल किया है, जिनमें स्वायत- 
शासन के प्रधान अधिकारियों--ममापति, उप-गमापत्ति एवं टण की सेनाओं 
के सेनापति--आा उत्छेस क्रिया गया है। छिच्छवियों की समाओं, परिषदरों 
एवं इतकी बैंदयों में विचार-विमर्श का अनेक रयानों पर उल्देश मिलता है तया 
पारसारिक वियार-विमर्भ द्वारा राजकाज चलामे के लिए सुव्यवस्पित विधियों 
का विधान भी बोद-साहित्य में उपलब्ध होता है।' 'विनय-पिटफ! में बौद्ध 
रामितियों की बैठकों की फार्य-पद्धत्ति घर सुविकृसित-विस्तृत विधान है। चौद- 
समितियाँ इस विवाद का पाठन करनी थीं। छोटे-छोटे बौद्व-्पनुद्य पारस्परिक 
विधार-विमर्स द्वारा अपना कार्य-मंचालन फरते थे; इस प्रकार मे वस्तुतः 
छोटे-छोटे प्रजातव-राज्य थे। हिन्दू शासक्र को शास्त्रीग-बिधात के अनुसार 
शाम्याभिषेक के समय प्रजा की गुर-समृद्धि के लिए शासन करने की शपथ लेनी 
पड़ती थी श्री जायतवांल के दब्दों में “हिन्दू-आामकत्व-सिद्धान्त कमी भी 
ईश्वरीय पाजड अथवा भ्रष्ट निरंकुशता केः रूप में पतित नही होने दिया गया। 
सुप्दा के पवित्र नाम पर ढोंग रचना हिन्हू-यासक के लिए संभव ने था, क्योकि 
(हि्दू) जाति ने पुरोहित के कृत्पों को शासक के पद के साथ कभी सयुस्त 
न होते दिया।”” राजा की सहायता एवं परामर्श के छिए मंत्री, एवं परिपरदें 
होती थीं तथा स्याय एवं शासन के भिन्न-भिन्न विमाग होते थे; समस्त क्षासन- 
तंत्र सुब्यवस्यित एवं सुनियोजित यंत्र के समान पारस्परिक अविरोध से कार्य 





१. जातक, भाग ४, पृष् (४८। 
२, भंडारकर, 'कारमाइकल् लैकक्‍्चर्स पृ० १८०३ 
३. महाभारत (शातिप्व,--५९ अध्याय; इलोक सं" ११५, ११६ ) 
मेँ सजा के छिए यह श्षपय दी है--- 
अतिताजकाध्रिरोहस्द मचत्ता कर्मणा गिरा। 
प्राुमिष्या म्यहं भौम॑ ग्रह्म इत्येव चासकत्‌ ॥ 
यप्क्षात्रध माँ उन नि |] 
तमशकः की स्ववश्ञों ने केदाचन ॥ शक 
“मन-वचन-कर्म से इस प्रतिज्ञा पर आरोहण करो कि में इस पृथ्वी और 
झरह्म (वेदों) का बार-बार पालन करूँगा। 24! नीति में कहा हुआ और दण्ड- 
नीति में स्वीकृत कषात्र-धर्म है, उसका में निर्तांक होकर पालन करूँगा; मनमानी 


कमी ने कहूँगा।/ के 
3. जायसवाल, एस्दरोन्ट हिन्दू पीलिटी पूृ० ५८-५९१ 


हि 


(७) 


करता था, क्योंकि हिन्दु-राज-तत्र पर भी आध्यात्मिक चितन का गहरा रंग 
चढ़ा हुआ भा। हिन्दूराजा प्रजा से कर छेते थे और इस प्रकार एकत्र घन 
को प्रजा की सुख-सुविया के लिए ऐसे व्यय कर देते थे जैसे कि सूर्य पृथ्वी के 
जल को सोखकर उसे आनन्ददायिनी वृष्टि के रूप में पुनः पृथ्वी को छौठा 
देता है। स्मृतिकार मनु ने शासक-पद के विषय में कहा है कि-- 
स्वभागमृत्या दास्यत्वे प्रजानां च नृपः कृतः। 
ब्रह्मणा स्वामिरुपस्तु पालनार्थे हिं सर्वदा ॥ 
“ब्रह्मा ने राजा को (देखने में त्तो) स्वामिरूप परन्तु वस्तुत” (प्रजा के) 
पालन के लिए, उससे करो के रूप में वेतन पानेवाला उवका सेवक बनाया है।” 
आगे चलकर हमें मोयों के साम्राज्य-सघटन के दर्शन होते है, जिसकी 
'झाँकी हमें कौठल्य के अर्थ-श्ञास्त्र' में मिलती है। अर्य-शास्त्र' में राजनीतिक, 
दाशंनिक कौटल्य ने घ्ासन-तंत्र के विधान का विस्तृत वर्णन किया है। यद्यपि 
इसमें शासक की निरकुशता का भी स्थान-स्थान पर समर्थन किया गया है, 
परन्तु साथ ही शासक एवं पदाधिकारी-वर्ग के लिए ऐसे कल्याणकारी निर्देश 
भी दिये गये हैं, जिनसे वे अपने कार्यो को प्रजा के अधिकाधिक हित-साधन 
में समर्थ बना सकें। तब राज्य केवल एक केन्द्रीकृत निरकुश सत्ता मात्र ने 
प्था; वह जनता को कुचलतेवाला दानव न॑ था। जैसा कि प्रो० राधाकुमुद 
भुकर्जी ने लिखा है, तव राज्य का उद्देश्य अपने अवीनस्ष विस्तृत देश के जीवन 
के प्रत्येक अंग का नियन्त्रण करता और इसके लिए कानून बनाना नहीं था, 
"अपितु इसका छक्ष्य तो केवल संध-राज्य को एक ऐसी उदार व्यवस्था स्थापित 
करना था, जिसमे राजधानी में स्थित केन्द्रीय-शासव के साथ, इसके अंगों के 
रूप में, देशज स्थानीय शासन भी सम्मिलित हों।" इस ,शासन-तंत्र में गाँव एक 
स्वायतत और आत्मर-निर्मेर इकाई थी। गाँव की व्यवस्था घरेलू अये-व्यवस्था 
के ढंग की होती थी, जिससे पारस्परिक कलह और संघर्ष ने होने पाता था 
और प्रत्येक नागरिक को समुचित सहायता का आइवासन मिछ जाता था। 
श्रम-विभाजन, वाह्म-संसार से अछूग एक सीमित स्थान में दीर्घकालीव निवास 
से उत्पन्न पारस्परिक सहयोग की भावना, सेवा के परस्पर विनिमय से उत्पन्न 
चिश्वास और समानता की भावना--ये सब बातें शआ्राम-व्यवस्था की झजिते के 
तत्त्व थी। इससे ग्रामवासियों की वौद्धिक क्रियाशीलता का क्षेत्र परिभित हो 
गया; ग्राम-जीवन गाँव की परिधि में सीमित होकर प्रयतिहीन हो गया; परिणाम 
* यह हुआ कि भ्रामवासी रूढ़िवादी बन गये और बाह्य प्रभावों के प्रति, वे चाहे 


५. लोकल ग्रवनेमेंट इन एन्दरोन्ट इंडिया” पृ० १०॥ 


( ४ ) 


भछे हों या बुरे, उनमें सदेह की भावना वद्धमूल हो गई। परन्तु इससे कलह 
और सामाजिक संघर्ष भी रुक गये, जो कि पाश्चात्य तथा कुछ सीमा तक 
पूर्वीय नगरो के जीवन की सामान्य घटनाएँ होते है। ग्राम-व्यवस्था की झूड़ि- 
वादिता ने हिन्दू सामाजिक-सघटन की प्रमुख विशेषताओं को अक्षुण्ण रवखा, 
ऋान्ति के अवसरों पर भी झाति एवं व्यवस्था को भग न होने दिया और इस 
प्रकार इसने हमारी सम्यता को पूर्णतः विनप्ट होने से बचा लिया। इस 
आमीण सभाज के विपय में एक प्रसिद्ध अंगरेज राजनीतिज्ञ ने लिखा है कि :--- 

“ये प्रामीण-समाज, अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुओ से सम्पन्न, छोटे- 
छोटे जन-तत्र होते है; और किसी विदेशी सम्बन्ध से छूगभग स्वतन्त्र होते 
हैं। जहाँ कुछ भी बचता दिखाई नही देता, वहाँ भी वे बच रहते है। राज- 
वंश पर राज-वच्य घूल से मिल जाते है; ऋान्ति पर क्रान्ति होती है; परन्तु 
ग्राम-सम,ण' ज्यो का त्यो बता रहता हैँ। अपने आपमे एक अलग छोटे राज्य' 
के समान इन ग्राम-समाजों ने, भारतीय समाज को उन सभी त्रान्तियों और 
परिवर्तनों से, जो इसे झेलने पड़े हैं, सुरक्षित रखने मे सर्वाधिक योग दिया 
है और यह व्यवस्था अत्यधिक अश्ञ में उसकी (भारतीय समाज की) प्रसन्नता 
एवं उसकी प्राप्त स्वतन्धता एवं स्वायत्त शासन के एक बड़े भाग की जननी है ।”* 

वस्तुत. देश की' चिशालता के कारण केन्द्रीय सरकार के लिए नागरिकों के 
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर नियन्त्रण करना दुस्साब्य कार्य था; अतः बहुत सी 
बातें स्थानीय सस्थाओ पर छोड़ देनी पडती थी । सामाजिक एवं सास्क्ृतिक 
जीवन अबाध गति से चलता रहता था; नागरिकों की बौद्धिक एवं नैतिक 
प्रगति में राजनीतिक परिवर्तन किसी प्रकार की बाघा न डालते थे। गुप्त- 
सम्राटो ने हिन्दू-महामता की परम्परा को अक्षुण्ण रखा; वे कला एवं साहित्य 
को उदार सरक्षण प्रदान करते रहे। उनके शासन-काल मे हिन्दू-धर्मं एवं 
संस्कृत का पुनरुत्थान हुआ, शासन-तंत्र के क्षैत्र में कल्याणकारी सुधार हुए। 
हिल्दू-शासत-संत्र की जन-हिंतकारिणी प्रवृत्तियाँ कन्नौज के सम्राद हर्षवर्धन के 
शासन-काल तक अक्षुण्ण रही। हप॑ के शासन-काल में भारत-स्रमण के लिए 
आये हुए चीनी यात्री छेनसांग ने तत्कालीन शासनन्‍्तत्र की विकसित अवस्था: 
का, सद्यपि इसमें कुछ दोप भी आ गये थे, एवं जन-हिंत के लिए राजा की 
तत्परता का वर्णन किया है। चीनी यात्री छिखता हैं किः--- 

“देश का शासन जितना कल्याणकारी सिद्धान्तों पर चलता है, उतना ही 
सरल भी है। घासक के व्यक्तिगत कुमंचारी चार भागों में विभक्‍त है;, 





६. प्रवर समिति, हाउस आफ कामन्स १८३२ जिल्द तृतीय पृष्ठ ३३१४ 


( ९) 


पहले थे जो राज्य-संचालन एवं धामिक क्रिया-कलापों की-व्यवस्था करते है; 
दूसरे वे जो राज्य के मत्रियों एव प्रवात कमंचारियों केः्स्थानापन्न होते है; 
तीम्नरे वे जो असाधारण योग्यता के पुरुषों को पुरस्कृत करेते'हैं ।“जनता पर 
कर हल्के हैं और उनसे ली जानेवाली वेगार साधारण हूँ। प्रत्येक व्यक्ति 
अपनी सांसारिक सम्पत्ति को झातिपूर्वेक रख सकंता हैं और सब अपने जीवन- 
निर्वाह के लिए भूमि जोतते है। जो राज्य की भूमि में खेती करते है, वे उपज 
का छठा भाग राज्य को भेट करते है। 

शिक्षा का खूब प्रचार था। ह्लेनसाग के वर्णन से ज्ञात होता है कि अनेक 
बौद्ध एव ब्राह्मण विद्वानों के लिए तो शास्त्रार्थ मानों उनका प्राण था। यह 
शास्त्राथे का युग धा। कभी-कभी विद्वान्‌ छोग अपने प्रतिपक्षियों को झास्त्रार्थ 
के लिए छलकारने के लिए मठो के द्वारों पर चुनौतियाँ लिखकर टॉग 
देते थे। एक वार लीकायत-सम्प्रदाय के एक विद्वान्‌ ने नाछदा विद्यालय 
के द्वार पर अपने चालीस सिद्धान्तो को इस चुनौती के साथ लिखकर लटका दिया 
था कि “थदि कोई इन सिद्धात्तों का खंडन' कर देगा तो में उसकी विजय के प्रमाण 
में अपना सिर काटकर उसे दूँगा।” यह्‌ चुनौती वास्तव में छ्वेनसाग की दी 
गई थी; ह्लेनेसांग ने अपने नौकर से इसको फड़वा दिया” और शास्त्रार्थ सें 
लोकायत-सम्प्रदाय के उस ब्राह्मण को परास्त कर दिया। बौद्ध-भिक्षु, जनता 
के अज्ञानपूर्ण सघपों से दृर रहकर, अपना जीवन विद्यार्जन और श्ास्त्रार्थ में 
लगाते थे। इस काल में हमें अनेक सभाओं की यूचना मिलती हैं, जिनमें प्रति- 
पक्षी दल अपने सिद्धान्तों के प्रतिपादन के लिए शास्त्रार्थ करते थे। छ्ेनेसाग 
लिखता है :--- 

“पमिक्खु बौद्धिक क्षमता की परीक्षा के लिए प्रायः शास्त्रार्थ के लिए एकत्र 
होते है और अपनी नैतिकता का प्रकर्प भ्कट करते है। जो (मिक्खु) दर्शन-झास्त्र 
की सूक्ष्मताओं की व्याश्या या ठीक निर्धारण करते है और सूक्ष्म सिद्धान्तों को 
उनके उचित स्थान पर स्थित करते है, जो वाग्मी और सुसंस्क्ृत आलोचना में 
कुशाग्र होते हैं, वे सजे हुए हाथियों पर सवार होते है। 

“नाछन्दा-विद्याल्य में दस हजार विद्वान्‌ विभिन्न शास्त्रों के अध्ययन में 
रत रहते थे; इस विहार में प्रतिदिन रूगभग सौ वैदियों से प्रवचन होते थे, 
जिनमें विद्या्ियों को अविवार्यतः उपस्थित होना पड़ता था। भिक्‍खओं 
में बड़ा सहयोग था; इस विद्यालय के सात सौ वर्षो में कभी भी इसके नियमों: 





७. बील---दि लाइफ ऑफ ह ॥ पू० १६१। 
८. बीछ---दि छाइफ ऑफ गा पृ० १६१-६५। 


( १० ) 


की अवहेलना मे हुई थी। राज्य इस संस्था को उदारताएूवंक दान देता था 
और इसके हितों का ध्यान रखता था।* 

हप॑ स्वयं भी प्रवीण साहित्यकार था। उसने नागानन्दम्‌र, रत्नावली 
एवं 'प्रियदरशिका' नामक तीन नाटकों की रचना की थी। थे नाटक विचारों 
की सरलता एवं अभिव्यविति के सीदर्यीं के लिए प्रद्मंत्रित हैं! सम्राद 
अशोक के समान हर्प भी धार्मिक-कृत्यो में सहग्त रहता था। हर्ष की धामिक 
प्रवृत्तियाँ बहुत विकसित थी; पहले वह बोद-धर्म के हीनयान-सम्प्रदाय में दीक्षित 
हुआ, परन्तु वाद में उसने महायान-सम्प्रदाय को अपनाया। धंम-प्रचार के प्रय॒त्नों 
में चह भीद और भूख भी भूछ जाता था। उसने अपने समस्त राज्य में मास-भक्षण 
का निषेध कर दिया था। बाद में उसमें सभी धर्मों के प्रति श्रद्धा का भाव विक- 
सित॒ हुआ और स्वय वौद्ध होते हुए भी बह शिव, सूर्य और बुद्ध की पूजा करने लगा 
तथा इन देवताओं के लिए उसने मंदिर बनवाये। जनता का बहुत बडा भाग 
पौराणिक हिंन्दु-धर्म का अनुयायी था, परन्तु व्यवहार में जनता के धामिक 
विचार बहुत उदार थे। बौढ़ों के प्रति सम्राट हर्ष का पक्षपात ब्राह्मणों को 
बहुत ख़टकता था; उन्होने हप॑ के प्राण लेने का एक पड्यन्त्र भी रचा। कन्नौज 
के ऐतिहासिक धर्म-सम्मेलन में, जिसमें चार सहस्न वौद्ध विद्वानों और तीन 
सहस्न जन एंवं ब्राह्मण विद्वानों ने भाग लिया था और जो तथागत भगवान्‌ 
बुद्ध के सिद्धान्तों की श्रेष्ठा की घोषणा करने के लिए आयोजित किया 
गया था, एक धम्मान्षि क्राह्मण ते सम्राद्‌ हर्प को सारते की चैप्टा की, जिसके 
"फलस्वरूप पॉच सौ ब्राह्मण वन्‍्दी वनाये गये। अपराधियों ने अपना अपराध 
श्वोकार कर लिया और उन्हे देश-निकाले का हल्का-सा दड मिला। 

हप॑ के विपय में सर्वाधिक स्मरणीय वात यह है कि वह प्रत्येक पौँचवे वर्ष 
प्रयाग में अपनी सारी सम्पत्ति वॉट देता था । सम्राट्‌ हेप ने अपनी बहिन और 
मंत्रियों के साथ इस समारोह के हेतु प्रयाग की ओर प्रस्थान किया; छ्ेनर्सांग 


९. बीरू--दि छाइफ ऑफ द्वेनसाग! पृ० ११९-११३॥ 
राजा ने नालन्दा-विद्यालय के नाम १०० गाँवों का भूमि-कर लगा दिया- 
"था, इन गाँवों के २०० गृहस्थ प्रतिदित विद्यालय में कई सो 'पीकर्क' चावल 
तथा कई सौ 'कट्टी' मक्खन और दूध पहुँचाते थें। इतनी अधिक भोजन- 
सामग्री प्राप्त होने के कारण, विधाधियां को किसी वात की चिंता न रह जाती 
थी। यही कारण था कि वे विद्याव्ययन में पूर्णवया दत्तचित्त हो पाते थे और 
अप्रतिम विद्वान बन जाते थे । 
एक पीकछर+१३३ट/ट पौंड 
एक कद्ढीन-१६० पौंड । 


हा 


है 


( १ ) 


भी उसके साथ था। चीनी यात्री ने इस समारोह का ववेस्तृत वर्णन किया है । मु 
यह लिफणता है 
'इस' समय तक पाँच वर्ष की अजित समस्त - सम्पत्ति समाप्ताडही गई। 
ब्यवस्था वनाये रखने और राजकीय प्रदेश की रक्षा करने के छिए आवश्यक' 
धोडों, हाथियों और सैनिक सामग्रियों के अतिरिकतत और कुछ भी शेष ने रहा। 
इनके साथ-साथ राजा ने अपने जवाहराते और सामान, अपने वस्त्र और हार, 
कर्पामरण, कंठ-हार, मालाएँ और दीप्त ज्षिरोमणि, इन सबका मुक्त-हुस्त दान 
कर दिया; ये सब उसने बिना किसी हिचक के दे दिये | 
“सब कुछ दान कर देने पर उसने अपनी बहिद से एक साधारण सा पुराना 
वस्त्र माँगा और इसको घारण कर उसने दसो दिश्याओं के बुद्धों को पूजा 
की और आनन्दपूरित हृदय से प्रार्थतर के छिए दोनो हाथ जोड़कर उसने कहा; 
“इस समस्त सम्पत्ति और कोप को एकंत्र करने में मुझे हमेशा यही भय छूगा 
रहता था कि यह किसी सुरक्षित स्थान में नहीं रखा गया है; परन्तु अब इसको 
धार्मिक हत्यों के क्षेत्र मे छूमा देने पर, में विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि इसका 
अब समुचित उपयोग हुआ है। हे प्रमो! में अपने अगले जन्मी में भी अपनी 
सम्पत्ति मनुष्यों को इसी प्रकार धामिक इत्यों में दावे करता रहूँ और इस 
प्रकार मुझमें (बुद्ध के) दश्बल (दस शक्तियों) पूर्णता को प्राप्त हों।'! 
चीनी यात्री के वर्णन से तत्कालीन सामाजिक और धामिक स्थिति पर बहुत 
प्रकाश पड़ता हैं। तब विधवा-विवाह का नियेध था; वाण के हपें-चरित' से शञात' 
होता हैं कि राज्यश्री का विवाह सार्वजनिक रूप से न हुआ था। बालविवाह की 
प्रथा न थी। सतीअया प्रचलित थी; बाण ने लिखा है कि हे की माँ अपने 
पत्ति के देहान्त से कुछ समय पूर्व ही सती हो गई थी। परल्तु स्त्रियों का समाज 
में सम्मान होता था; बाण ने राज्यश्री के गुणो एवं विद्त्ता की अ्रशसा करते 
हुए लिखा है कि वह सभी कलाओं में निधपुण थी और अपने भाई को राज-काज 
में सहायता देती थी । लोग सीये-सच्चे थे और उनका नेतिक स्तर स्तुत्य था। 
लेन-देन में वे जालसाजी से कोसों दूर थे और न्याय में वे विवेकपूर्ण थे । 
कर्म-सिद्धान्त में छोगो का पक्का विश्वास था; अगले जन्म में दुष्कर्मों का 
फल मिलने का भय उन्हें बुरे मार्ग से दूर रखता था। व्यवहार में वे धोजेवाज 
या विश्वासधाती न होते थे और अपने बचनो एवं झपथों का पालन करते थे। 
६४७ ई० में हर्ष की मृत्यु से देश को जो क्षति हुई उसकी पू्ति नं हो सकी । 
उसकी मृत्यु के साथ-साथ बह झासन-व्यवस्था भी समाप्त हो चली, जो भारत 





१०. बील---दि छाइफ ऑफ हछ्ेनसाय' पु० १८६-८७। 
६१. बील---दि छाइफ ऑफ छ्लेनलाग पूृ० १८६-८७॥। 


( १२ ) 


में पार शताहिययों सके घह्यी रही थो। हपे जे विशाल साधायय के विय॒ते 
में भारत के विभिन्न भात्ती फी एकमूत्रता सध्ठ हो गई और जनता मी दीई- 
पाल से पल आती हुई धारवाएँ कौर फल्यनाएँ उतती प्रवुसियाँ और बा 
तथा दावकाओन अनुमया थे प्राप्त र्यापनाएँ, क्षत-विज्ञत होते छंगी। अरे 
राजपूतों गे छोटे-छोटे सामंतमाही राज्यों की अपनी विशेष प्रणादी विफमित 
मी, गिराया विस्तृत वर्णन पहुंछे अप्याय में किया जायगा; परन्तु हे की मृत्यु 
के; पक्चातू की पाँच शर्तियों में जो विभिन्न शासर-यश भारत-भूमि के भिन्न 
भिन्न भागों में प्रकट हुए उनमें एक भी ऐगा यश ने निकला जो चद्धगप्त, अगोक 
या हर्ष जैसे किसी शारफ को जन्म देकर देश फी विरारी हुई शविवियों को एकत्र 
फर एकछत्र सास्राज्य का निर्माण कर सकता। राजपूतों में घोय॑पूर्ण उदारता 
को अपना आदर्श बना लिया, जिससे वे आपस में ही जूमने छगे; वे कभी भी 
राष्ट्रीय संघटन या एकता के महान्‌ आदर्श को ग्रहेण न कर पाये। शायद 
राष्ट्रीय एकता की भावना उस युग के स्वभाव के अनुरूप न थी।। दिल्ली, 
कन्नौज एवं अन्य राजपूत-राज्यों में योग्य ब्राह्मग-मंत्रियों का अभूतपूर्व अभाव 
स्पप्ट दिखाई देता हैं। राजपूतो ने युद्ध को ही अपने जीवन का प्रमुस व्यवसाय 
बता लिया था; राजपूत शासक प्रजा-पालन के उन महान्‌ कर्तव्यों की ओर 
में विमुसत हो गये जिनके पाछन से अशोक और हर के नाम भारत के इतिहास 
में अमर हो गये है। राजपुत-शासन-काल में शासन-मम्वन्धी सुधार या व्यवस्था 
के क्षेत्र में किसी स्मरणीय प्रयोग का लिसित प्रमाण नहीं मिलता; उनका समस्त 
इतिहास पारस्परिक युद्धों का ही इतिहास है। जो ब्राह्मण जाति भूतकारू में 
द्वेप-राग-रहित होकर जन-हिंत में संछूग्न होने और महानतम धर्म का पालन 
करने के लिए विल्यात थो, अब अपने प्राचीन आद्शों को भूल गई और उसके 
इस पतन से सारे हिन्दू-समाज का पतन प्रारम्भ हो गया। 
शासन-तन्‍्त्र की इस शक्तिहीनता का जीवन के दूसरे क्षेत्रों पर भी 
प्रभाव पड़ा। धर्म के क्षेत्र में परिवर्तन दिखाई देने लूगा। हर्प की धामिक उदा+ 
रता ने धामिक-सहिष्णुता की भावना को दृढ़ किया था और शांति एवं व्यवस्था 
का वातावरण उत्पन्न कर दिया था। छोग अपनी अपनी रुचियों के अनुसार 
शिव, विष्णु, सूर्ये या अन्य किसी देवता की उपासना करते थे। परन्तु धर्मे 
के सम्बन्ध में इस व्यत्रितगत स्वतंत्रता ने अनेक सम्प्रदायों को जन्म दे दिया 
था और जब आचार्य झंकर ने धर्म के क्षेत्र में पदापंण किया तव तक सारे 
देश में अनेकानेक सम्प्रदाय उठ खड़े हुए थे। अनन्त आनन्दगिरि ने अपने काव्य 
दिकर दिग्विजय मे आठवी शती के भारत की घामिक स्थिति का सजीव 
-वर्णन किया है; तब भारत में उच्चतम देवों से लेकर धृणिततम देवों को 
-उपासना करनेवाले और मास-मदिरा के आकठ सेवन एवं विछासितामय 











( ९१३ ) 


किया-कलापों का विधान करनेवाले अनेकानेक सम्प्रदाय प्रवलित थे। प्रतिद्वंद्ी 
सम्पदायों के नेता अपने सम्प्रदाय के समर्थन के लिए वेदों के उद्धरण 
देते थे और एक दूसरे को परास्त करते के दाव-पेचों में लगे रहते भे। कोई 
भिव के उपास्तक थे तो कोई अग्नि, गयगेश, सूबे, भेरव, कार्तिकेय, कामदेव, यम, 
वरुण, होः, अप, नागों या भूत-प्रेतो अयवा किन्‍्ही अन्य देवों की पूजा करते 
थे। उदयन ने वौद्धन्धर्म पर अबल प्रहार कर आचार्य शंकर के लिए बौद्धों के 
उत्मूलन का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। धर्म के इतिहास में अप्रतिम झक्तित एवं 
साहस के साथ आचार्य शंकर ते तयर-नगर घूमकर, प्रतिपक्षियों को अपनी 
विलक्षय दैवो प्रतिमा एवं तऊं-शक्तति से झास्त्रार्य में परास्त कर धामिक 
दिग्विजय की। शकर के अद्ेत-सिद्धान्त की प्रतिष्ठा हु; वौद्ध-विद्वान्‌ शकर के 
अऊाट्य तकों से प्रताडित होकर वबध एवं उत्तर भारत के कुछ स्थानों में जे 
छिरे। इस प्रकार एक महान्‌ घर्म-सुधार आन्दोलन सम्पन्न हुआ; भष्टाचरण 
बाछे सम्प्रदायों का अन्त हुआ। जनता के अधिकाश भाग ने पुन, पौराणिक-धर्म 
का सहारा ग्रहण किया; विद्वातों मे अद्वेत्त स्िद्धात्त का सहारा लिया, 
परस्तु शकर की घामिक विजय का प्रभत्व चिरस्थावी न रहा। धामिक दृष्दि 
से नवी शताब्दी शास्त्रा्थ का युग था और प्रत्येक श्ास्त्रार्थ-्युग के समान 
भ्द्यपि इसने बिचारो को स्पप्ट कर दिया और विद्वानों की तकं-शवित को नथा 
डभार दिया, परन्तु यह जनता के सामने उपासना की कोई ऐसी पद्धति उपस्थित 
मे कर सका, जो उसको सरलतवा प्राह्म हो सकती। परिणाम यह हुआ कि 
जनता में अधविद्वास और अनाचारपूर्ण धामिक क्रियाकराप फँछने छगे, जो 
अनेक दताब्दियों तह धर्म को दृषित करते रहे भौर अन्ततः रामानन्द, कबीर, 
नानक जैसे संतों को इनका मूलोच्छेद करते के लिए इन पर कठोर प्रहार करने 
पड़े। दसवी शती के प्रारम्भ में हमें प्रतिद्दी राजपुत्त राज्यों के श्रेष्ठता पाने के 
“लिए पारस्परिक युद्ध सदा की भाँति होते दिखाई देते हैं॥ बोद्ध धर्म शवित खो 

१२. अनन्त आनन्दग्रिरि--इंकरदिग्विजय” पू० ३-७॥ हे 

धारभिक-क्षेत्र में शंकर के प्रवेश से पूर्ते की धामिक स्थिति का आलनर्न्दा 
ने निम्नलिखित पद्यों में वर्णन किया है--- 

केचिच्चन्द्रपरा: परे कुजपरा: केचित्तु मन्दाश्रिता: ॥ 

केचित्कालपरा: परे पितृपराः केचित्तु सागेशगा:। 

केचित्तादयंप्राइव सिद्धनिचयं सेवन्ति केविद्धिया॥ 

केविदयस्ववेंधाध्यादीनू भूतवेताछुगा: परे। 

एवं चानाप्रमैंदानां चृणा वृत्तिययेष्यिता॥ओ 

केचित्‌ स्वर्वाति वेदाये: प्रतियाद्यां समूक्रि। 

केचिदमेंडयमुक्तिररिति जल्पसमास्यिता: ॥ 

अन्योन्य-त्सरयस्ता: परस्पर जयेपिण:॥ 

नि्जेच्छाकप्िमंगेतु घारयन्ति रुपान्विता:॥ 


( ए४) 


चुका था, अतः हिन्दू और वौद्ध-धर्म की शत्रुता अब शान्त्र हो चुकी थी। जातियों 
में भी पारस्परिक तनातनी नहीं थी, क्योंकि एक तो जाति-व्यवस्था सब आज 
सरीखी कठोर न थी और दूसरे यह व्यवस्था समस्त देश में मान्यता भी प्राप्त 
कर चुकी थी। उत्तरकाछीन स्मृतियों में सामाजिक हेल-मेल के लिए पर्याप्त 
छूट दी गई है; व्यास-स्मृति और पाराशर-स्मृति में अलग-अलग जातियो के 
छोगों में समानता के स्तर पर सामाजिक-सम्पर्क का आदेश दिया गया है। छोटे- 
छोटे राजपूत-राज्यों में शासन-व्यवस्था पर्याप्त रूप से जनहितकारिणी थी॥ 
राजकर हल्के थे; छगान बहुत सामान्य था, क्योकि जोतने के लिए भूमि की 
कमी न थी; जनता के प्राण और रुम्पत्ति सुरक्षित थे, क्योकि राजपूत शासक 
अपनी प्रजा के जीवन और धन की रक्षा करना अपना पवित्र कत्तंव्य समझते थे । 
इस काल की राजनीतिक दशा के विषय में एक आधुनिक लेखक का निम्नलिखित 
कथन बहुत कुछ सत्य है-- 
“तब (पिन्य को छोड़कर) कहीं भी आन्तरिक या वाह्य किसी प्रकार का 
विदेशी आधिपत्य न था। कन्नौज, मालखेड, मुंगेर के तीन विशाल साम्राज्य 
स्थानीय शासक वंत्ो द्वारा शासित थे। तब मराठो का बंगालियों या बंगालियो 
का आसामियों पर--इस प्रकार का कोई भासन न था। सभव हैं काठियावाड 
एवं उत्तरो गुजरात में कप्नौज के शासन में विदेशी शासन की बुराइयाँ 
रही हों और वस्पुतः इनके परिणाम-स्वरूप गुजरात में स्थानीय चौडन्वश्च 
के राज्य की स्थापना भी हुई। परन्तु अन्य प्रदेशों में कन्नौज साम्राज्य 
को विदेशी न समझा जाता रहा होता। इसी प्रकार राष्ट्रकूटों का वास्तविक 
शासन दक्षिण में और दक्षिणी मराठा देश में था। निस्सदेह, वे सुदुर- 
वक्षिण के राज्यों के भी अधिपति थे; परन्तु जैसा कि पहले ही कहा जा चुका 
है, जहाँ स्थानीय शासकों को झासन में लगभग पूर्ण स्वतन्त्रता थीं, वहाँ ऐसा 
आधिपत्य किसी कौ अखरता ने था। चास्तव में, एक अरब यात्री के वर्णन का 
सारा यह है कि भारत में जनता सर्वत्र अपने ही राजाओ द्वारा शास्ित्त 
थी ।”" दसवी शी के अरब यात्री अल मसूदी ने हिन्दुस्तान और सिन्ध के 
शासकों के वैभव एवं प्रभुत्व का बहुत प्रश॑सापूर्ण वर्णद किया है और अल- 
इस्तखारी एवं इब्म हौकल मे भी भारतीय दयरों के वैभव का वर्णव कर उसके 
विवरण का समर्थन किया है। 
समस्त भारत में जो अनेकानेक छोटे-बडे राज्य विद्यमान थे, उनमें से एक का 
भी झासक हमें इस योग्य नही मिलता, जो भारत की सुरक्षा के लिए इन सब 
राज्यों को एक साम्राज्य में मिला देता। इस समय भारत में पृथकत्व एवं आत्म- 
एप का हिछी पंफ मेडीवक हिन्दू इंडिया” भा० २, पृष्ठ २५५॥ 
मावजेंड को इशिए में राप््कूटों की 'उाजपानो मान्यलेत का ही दूसरा नाम 
बताया जाता हैं। वैध--मंडीचछ इंडिया! भा० २; परिशिष्ट ६, ६० ३५४। 


( १५ ) 


गौरव की भावनाएँ इतनी वलवती थी कि उन्हें दबाया न॑ जा सकता था। अलछ- 
बरूनी के रोचक वर्णन से हमे तत्कालीन हिन्दू समाज की स्थिति का बहुत ज्ञान 
प्राप्त होता है। हिन्दू-मस्तिप्क अभी भी स्फूर्ति एव गक्ति-सम्पन्न था और विचारों 
* की उर्वरा भूमि था; अल-वरूनी जैसा विद्वान्‌ भी हिन्दुओं के ग्रम्भीर दार्श- 
निक ज्ञान एवं संस्कृति को देखकर दाँतो तले उगली दवा गया। अल-बरूनी 
के समय का भारत वौद्ध-मारत न होकर ब्राह्मण-धर्मानुयायी भारत था। तव 
बौद्ध-धर्म भारत से उठ चका था; यहीं कारण है कि इस अरब विद्वान्‌ का किसी 
बौद्ध-ग्रंथ अथवा भिल्लू से परिचय न हुआ, जिससे वह वौद्ध-धर्मे के सिद्धान्तों 
का ज्ञान प्राप्त कर सकता।* तब विप्णु-पुजा का अधिक प्रचकून था; शिव- 
पूजा भी दव-सी गई थी। परल्तु, प्रसन्नता की वात यह है ।के तब वर्ग-सघर्ष और 
धामिक-प्रतिदृद्चिता के दर्शन न होते थे। कानून कठोर थे; अपराधी की जाँच 
के लिए अग्नि-परीक्षा इत्यादि देवी-शक्ति विधानो का सहारा भी लिया जाता 
था। अछ-बरूनी लिखता है कि हिन्दुओं के रीति-रिवाज सदाचार एव संयम के 
आधार पर बने है, वे चालवाजी से वहुत दूर हैं; कुछ जातियो के विशेषा- 
घिकार सर्वत्र मान्य है और ब्राह्मणों का सभी सम्मान करते हैं; देश का शासन 
स्वतंत्र राज्यों द्वारा होता था, जिनमें से कुछ की शासन-ब्यवस्था बहुत सुन्दर 
थी। हिन्दुओं की सच्चरित्रता के विषय में अल-बरूनी के वर्णन का समर्थन बार- 
हवीं श्ती के प्रारम्भ के अरब यात्री अछ-इद्रिसी ने भी किया है। परन्तु 
महान्‌ चरित्र-बकू और गम्भीर विद्गता होते हुए भी, दक्शन-शास्त्र की गृत्थियो 
को सुलझाने में मग्न और प्‌थकत्व की भावना में डूबा हुआ भारत विदेशों 
शआाक्रमणकारियों से अपनी रक्षा करने में असर्थ था। महमूद की प्रगति को 
रोकने के छिए देश में कोई श्रविति न थी। जब विश्व-स्वामिनी रोम-नगरी पर 
आक्रमण करने के लिए अलारिक वढ़ा था तो एक संत ने उसको ऐसा न करने के 
लिए कहा था; परन्तु इस संत का उत्तर देते हुए अछारिक ने कहा या कि मुझे 
ईइ्वरीय इच्छा और प्रेरणा रोम की ओर बढा रही हैं। यही ईश्वरीय इच्छा और 
प्रेरणा थी जो गाजी महमूद को भारत के उन पवित्र स्थानों का ध्वंस करने के 
लिए बढ़ावा दे रही थी, जो धर्म और आध्यात्मिकता के विश्व-विश्ुत्त केन्र थे 
और देश के बड़े-छोटे सभी जिनका सम्मान करते थे। महमूद के बार-बार के 
आक्रमण और छूट-पा्टें भी हमारे देश के राजपूत शासकों को देश की रद्षा के लिए 
एक दृढ़ संघटन बनाने के लिए सचेत न कर सकी। राजपूत-शासकों का पार- 
स्परिक वैमनस्य उनके विनाश या सांग प्रशस्त कर रहा था। महमूद के पश्चात्‌ 
गजनी-साथ्राज्य को समाप्ति के वाद भारत-विजय का कार्य एक ऐसे योद्धा मे 





१४. सखाउ, भा० १, पृ० २४९। 
१५. सखाउ, मा०--२, पृ० १६१३ 
फाण्ग 


६ १६ ) 


"अपने हाथ में लिया जिसके राजनीतिक उद्देश्य भी स्पप्ट थे। भाग्य ने उसका 
साथ दिया और वह भारत-भूमि में इस्लामी राज्य की स्थापना करने में सफल 
हुआ। इस्लाम की विजय से भारत को हानियों के साथ कुछ छाम भी हुए। 
इससे परस्पर-युद्धरत राज्यों के स्थान पर एक साम्राज्य की स्थापना हुई और 
समस्त देश की जनता को एक शासक की वश्ववतिता की शिक्षा मिली । इससे 
हमारे राष्ट्रीय-गीवन में शक्ति के कुछ नये तत्त्वों का समावेश हुआ और एक नई 
संस्कृति का आगमन हुआ, जो प्रशंसनीय हैं। मुसलमान रीति-रिवाजों ने उच्च- 
चर्गीय हिन्दुओ की आदतों में बहुत्र कुछ काट-छाँट कर दी; आज के समाज में 
हमें जो परिप्कार और सौष्टव दिखाई देता है, वह वहुत कुछ इस नई संस्कृति 
को देन है। मुसलमानों ने इंस देश को एक साहित्य-सम्पन्न अभिनव भाषा से 
परिचित कराया और नये-नये भवनों का निर्माण कर भारतीय कछा का पुन 
रुत्यान किया। 
यद्यपि हिन्दुओं के हाथ से राजबीतिक शक्ति जाती रही, परन्तु जैसा कि 
ओऔ० राधाकुमुद मुकर्जी ने छिखा है, हिन्दू-संस्क्ृति की धारा अबाघ गति से 
प्रगति-्पथ. पर अग्रसर होती रही; मध्यकाल के अनेक धामिक एवं बौद्धिक 
आन्दोलन इस तेथ्य को प्रमाणित करते है।*' मुसलमानों के प्रभुख-कैखठ विशाल 
नगर थे; इनसे दूर देहातों में मुस्लिभ-विजय से कोई गम्भीर परिकरतन ने हुआ। 
चरन्तु फिर भी, यह तो मानना ही पड़ेगा कि मुसलमान-विजय ने भारत में 
कऋान्ति ला दी; बौद-मिक्षुओं और ब्राह्मण दाशंनिकों के स्थान पर दृढ़ और कठोर 
सुकन्योद्धाओं के आ जाने परभारत के इतिहास में एक नये युग का प्रारम्म 
ही गया। 
इस प्रकार एक नई व्यवस्था ने प्राचीन परिपाटी का स्थान ग्रहण किया। 
भारत में हिन्दु-मुसतमान संघर्ष वस्तुतः दो विरोधी सामाजिक प्रणालियों की 
टक्‍कर थी। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उच्च आदर्शों को स्थापना करनेवाली 
प्राचीन आये सम्यता भोतिकता की अपेक्षा आध्यात्मिकता की ओर अत्यधिक 
झुकी होने के कारण पाशविक-शब्ति से रहेत होकर दुधर्प इस्लामी सम्यता का 
शिकार बन गई। सुनिश्चित सामाजिक, घामिक और जातीय वर्गों में बेंटी हुई 
भारतीय जनता सैनिक आधार पर सघदटित धामिक भाईचारे की भावना से 
ब्रेरित मुसलमान जाति से पराजित हुई। समग्र मुमलमान-जाति द्वारा समयित 
इस्लाम-धर्मे पारस्परिक कलह से छिन्न-मिन्न छोटे-छोटे राजपुव-राज्यों की टवकरों 
को आसानी से झेल गया। सन्‌ ११९२ ई० में तदाइन की युद्ध-भूमि में जब मुंद 
के कोलाहुछ और इस्त्रों की झंकार के बीच मुसलमानों कौ घुडसवा: सेना पाए: 
. स्परिका वैमनस्य से छिप्न-भिन्न राजपूतों के सैन्य-दलों की पंतितर्यां तोड़ यही थी, 
जा एर कर्मी प्राचोव मास में स्पानीय स्वराज्य पृष्ठ (९। 


(६ ६७) 


तब मूहम्मद गोरी ने कल्पना भी न की होगी कि उसकी भारत-विजय भारतीय 
इतिहास को एक बिलकुल नया मोड़ दे देगी, और भारत की समस्याओं को और 
भी जठिल बना देगीं। इस्लाम की सेनाओं की विजय हमारे देश के इतिहास 
की एक चिरस्मरणीय एुवं महत्वपूर्ण घटना है। उस समय के हिन्दुओ द्वारा 
लिखित इस महान्‌ घटना का कोई वर्णन आज हमें उपलब्ध नहीं है, जिससे हम 
जान सकें कि तब हिन्दुओं ने इस घटता को कितना महत्त्व दिया या। आपस के 
छोटि-मोटे झग्ड़ों और ईर्पाओं से अन्धे बने हुए अनेकामेक राजपूत शासक अपने 
भविष्य को कह्पना करने में असमर्थ थे। संमव है, उनमे से बहुतो का यह विचार 
रहा हो, कि जैसे शक, हुण, सिथियन इत्यादि जातियाँ, धीरे-धीरे हिन्दू-समाज 
में विछोन हो गईं, उसी प्रकार मुसलमानों की भी भारत में पृथक्‌ सत्ता न रह 
जायेगी। परन्तु यहु न हुआ। मुसलमान विजेताओं ने हिन्दूसमाज में 
विलोन होदा बिलकुल स्वीकार न किया। तब भी, मुसलमान-विजय ने हमारे 
इतिहास की गति को बहुत प्रभावित किया है और हमारे देश में अभूतपूर्व सम 
स्थाओं को जन्म दिया है। मुगलों को इत समस्याओं के समाधान में आंध्षिक ही 
सफलता मिल सकी । आलूमगरी र औरंगजेब के शासन-कालछ में प्रतिक्रिया की जो 
लहर सारे साम्राज्य में फेल गई उसने महान्‌ सम्राद्‌ अकबर के किये-कराये पर 
पाती फैर दिया। कालान्तर में अंगरेजी शासन की स्थापना हुई। अंगरेजी 
शासन में फूट डालते की नीति” का अवलम्बन किया जिसके परिणामस्वरूप 
हिन्दू और मुसलमानों के बीच की खाईं और चौड़ी होती गई। अन्त में इसका 
परिणाम हुआ देश का विभाजन । स्वाघीतता के उपरान्त स्वतंत्र भारत में धर्मे- 
निरपेक्ष छोकतंत्र की स्थापना हुई। भर भारत के भिन्न-भिन्न वर्गों, जातियों, 
सम्प्रदायों के मर-नारी, आवाल-वृद्ध विदा घाभिक संकीर्णता के विश्रम में 
पड़े एक सामाजिक संल्कृति का विकास करते हुए राष्ट्र की उन्नति में अपना 
योग दे रहे हैं। 
अपने मूतकाठ को ठीऊ-ठीक समझ छेने पर ही भारत की विभिन्न जातियाँ 
राष्ट्रीय एकता के लक्ष्य तक पहुँच सकेंगी। इतिहास किसी ऐसी जादू की छड़ी 
से परिचित नही है, जिसके घुमा देने भर से ऐसा महान्‌ कार्य सम्पन्त ही जाय। 
राष्ट्रीय एकता छाते की भ्रक्रिवा तो क्रमिक, घीमी और कप्ट-साध्य ही होगी। 
बके के इस कथन में एक गम्मीर सत्य निहित हैं कि एक विशाल जनन्समूह 
मैं से एक राजनीतिक संस्थान उत्पन्न करना अत्यधिक कठिन कार्म है। 


मध्ययुगीन इतिहास के मूल श्लोतत 


मुसलभान उच्चकोटि के इतिहासकार थे। उन्होंने ऐसे महत्त्वपूर्ण ऐंति- 
हासिक अभिलेख दिये है जिनसे हमें उन घटनाओं के इतिहास की पुन- 
रचना करने में सहायता मिलती है जिन्हे उन्होने स्वर्य अपनी आँखों 
देखा था। उन्हे हम आधुनिक अर्थो में ऐसे इतिहासकार की सज्ञा नहीं 
दे सकते जिसका सम्बन्ध कारण और प्रभाव के परिणाम से रहता है। 
उन्होने अपनी सामग्री क्रमवद्ध रूप से न तो रफने का प्रयास किया था 
और न तथ्यों की ही आलोचनात्मक विवेचना की। वे ऐसे इतिवृत्तकार थे 
जिल्होने प्राप्त सूचना की प्रामाणिकता की चिन्ता किए बिना उस सवकी लिपि- 
बद्ध कर दिया जिसे उन्होंने देखा था दूसरों से सुना था। उन्होने बिना किसी 
भेद-भाव के, विना यह देखे कि क्या आवश्यक है क्या अनावश्यक, क्या महत्त्वपूर्ण 
हैं बया नहीं उपलब्ध सामग्री का उपभोग किया था। फिर भी वे उपयोगी 
है कारण, उनके द्वारा अतीत की घटनाओ पर अच्छा प्रकाश पडता है। अतएव 
उनकी रचनाओं का हमें सावधानी से अध्ययन करना आवश्यक है. अध्येता को 
“प्रत्ावश्यक सामग्री में से आवश्यक सामग्री को अछूग कर देने के लिए स्वय 
ही प्रयास करना श्रेयस्कर है। इनमें से अधिकाश इतिवृत्ती के अग्रेजी रूपान्तर 
उपलब्ध हैं (कुछ के हिन्दी और अन्य भाषाओं में भी अनुवाद किए गए है) 
अतएव मध्यमुगीन इतिहास का अध्ययन करनेवाले विद्यार्थी को उनका उपयोग 
करना चाहिए। यहाँ पर इन छेखको का सक्षिप्त आलोचनात्मक चर्णन दिया 
जा रहा है, इनमें से कुछ व्यक्ति बड़े योग्य, बुद्धिमान और दुरदर्णी थे। इन्होंने 
बड़ी सावधानी से घटनाओ का अवलोकन किया था और बिना किसी पक्षपात 
या पूर्वाग्रह के अपने विचारों को लिपिवद्ध किया था। यह सत्य है कि वे चादु- 
कारिता एवं अतिशयोक्त के दोषी ठहराए जा सकते हैं किन्तु यह मध्ययुग की 
छेखन-दैली की परम्परागत विशेषता थी। 
तारौख-ए-फखरुद्दीत मुबारकशाही--5स रचना का प्रणेता फेखरुद्दीत 
मवारक मरवरूरूदी था। सर ई० डेनीसत ने एक अनुपम पाण्डुलिपि से 
इसका सम्पादन किया था तथा रायलछ एशियादिक सोसायटी” द्वारा इसका 
प्रकाशन हुआ। सन्‌ १९२२ ई० में प्रो० ई० जी० ब्राउन को समर्पित 'बजब 
सामा' या ओरियप्टछ स्टडीज! में सर डेनिसन रास ने इस रचना पर प्रकाश 
डाला था। १२०६ ई० में इस ग्रन्थ को समाप्त करने के उपरान्त इसके लेखक 
श्८ 


( १९६ ) 


जे इस पर तेरह वर्ष और छयाये थे। १२०६ ई० में वह लाहौर में था और 
उसने कुतुबुद्दीत का राज्यारोहण स्वयं अपनी आँखों से देखा था। कृतुबुद्दीत 
दास था, परन्तु इस छेखक ने उसके विपय में ऐसी उपाधियो का उल्लेख किया 
हैं जिससे ऐसा आभासित होता हैं कि मुसहमान सरकार और योद्धा उसे अपना 
नायक मानते थे। इस ग्रन्थ के पृष्ठ ३५-२६ पर हमें निम्नलिखित पंक्तियाँ 
मिलती हैं: “आदम के समय से लेकर अब तक तुकों के सिवाय अन्यत्र ऐसा 
कोई खरीदा हुआ दास' नहीं हुआ जो राजा बना हो ॥/ 

ताज-उल्त-मासिर--यह मुसलमानों के हिन्दुस्तान-विजब के विपय में 
लिखा गया प्राचीनतम इतिहास है। यह १२०५ ई० में प्रारम्भ हुआ, यह वह 
वर्ष था जब कि मुहम्मद गोरी की मृत्यु हुई थी। ऐवक की मृत्यु के सात्त वर्ष 
उपरान्त यानी १२१७ ई० तक यह चलता है। यह ११९१ ई० में मुहम्मद 
गोरी के अभियान से प्रारम्भ होता है। इसका ग्रन्थकार सदरुद्दीन मुहम्मद बिन 
हसन निजामी था जो निश्मापुर का निवासी था। वह राजनैतिक विपत्तियों 
के कारण अपना देश छोड़कर दिल्‍ली में आ बसा था। यहां उसे अनेक 
विद्वानों के सम्पर्क में आने का अवसर मिला। उसके मित्रो ने उससे अपने 
समय का इतिहास लिखने का आग्रह किया और इसके लिए वह सहमत भी 
हो गया था। इसमें मुहम्मद के अभियातरो पर सक्षेप में प्रकाश डाला गया है। 
इसमें हमें अनेक ऐतिहासिक विवरण नहीं मिलते। उसकी शैली गूढ़ एवं अति- 
शायोक्तिपुर्ण है, उसमें हमें अनेक दुःसाध्य और निरर्थक अतिञ्योक्तियाँ मिलती 
है। मुहम्मद गोरी की मृत्यु जैसी साधारण घटना भी निम्नलिखित शब्दों में 
व्यक्त की गई है: 

“तीन या चार पड्यंत्रकारियों में से एक या दो ने सातों समुद्र के इस 
स्वामी पर पाँच या छः घातक प्रहार किए और उसकी आत्मा आठो जन्नत और 
नवों स्वर्यों को पार कर दसों देवदूतों में जा मिली ।” 

किसी समय ताजुल मासिर एक दुलंभ ग्रन्थ माना जाता था परन्तु ऐसी वात 
नहीं है। ए० एस० बी० के पास एक श्रतिलिपि है परन्तु यह अशुद्धियो से 
“भरी है। प्रयाग विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में भी एक प्रतिलिपि है। 

तबकात-ए-नापस्िरी---यह प्रारम्भिक मुसलमान शासकों पर लिखा गया 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रन्य है। इसके रचयिता का नाम अबू उमर 
मिनहाजुद्दीन उस्मान बित सिराजुद्दीन जूर्जानी था जो कि गोरी सरदारो की 
सेवा में था। वह ५८९ हिद्ली सन्‌ ११९२ ई० में पैदा हुआ या। यहें वह 
-वर्ष था जब कि दिल्ली पर मुहम्मद गोरी ते अपना आधिपत्य जमा लिया था। 
जब वह वयस्क हुआ तो उसने भी योरी सरदादे के यहाँ नौकरी कर छी तथा 


( २० ) 


गौर और खोरासान पर होनेवाछे मुगलों के आक्रमणो का सफलतापूर्वक सामना 
-किया। ६२४ हित्ी संवत्‌ (१२२६-२७) में वह उच्छ (सिंध) पहुँचा और 
जव ईल्तुतमिश ने आक्रमण किया तो उसने उससे भेंट की और दिल्‍ली घला 
आया। अमीर हाजिव बलवन की सहायता से वह “'नसीरिया काछेज' का 
अध्यक्ष बना दिया गया साथ हीं उसके कोप की व्यवस्था का कार्य भी उस्ते 
सौप दिया गया। 
सबकात-ए-नासिरी अनेक मुस्लिम राजवशों का वृहत्‌ इतिहास है जिसमें 
हिन्द के सुल्तानों का भी वर्णन है! यह कृति ईल्तुतमिश के पृत्र सुल्तान 
नासिरृहीन को जो रजिया का उत्तराधिकारी था समपित की गई है। यह 
रचना ६५८ हिंजरी (१२५९) में समाप्त हुई जब कि इसका रचपरिता अपने 
जीवन के ७० वें वर्ष में था। उसने अनेक राजत्वों की घटनाओं को अपनी 
आँखों से देखा था और इनका उसने यथातथ्य वर्णत करने का प्रयास किया 
है। उसकी मृत्यु बलबन के शासन-काल में हुई थी परन्तु निश्चित तिथि ज्ञात 
नही है। वह अपने समय के धार्मिक उपद्रवों पर अच्छा प्रकाश डालता है और 
लिखता है. कि एक समय कई महीनो तक वह अपने घर से बाहर न निकल 
सका और जामा मस्जिद में होने वाली जुमे की नभ्वज में सम्मिलित होने में 
असमर्थ रहा। 
मिनहाजे की यह रचना ईलियट के इतिहास के द्वितीय खंड में अनूदित है। 
इसके अतिखित इस ग्रन्थ का सम्पूर्ण अनुवाद मेजर रेवर्टी द्वारा छिखित विस्तृत 
भूमिका के साथ उपलब्ध है। मूल पुस्तक “एशियाठटिक सोसाइटी आफ बंगाल 
द्वारा प्रकाशित हुई है। 
खजायन उल-फतुह या तारीख-ए-अलाई--इस ग्रत्थ का प्रणेता अमीर 
खुसरों था। अमीर खुसरो भारत के फारसी कवियों में सर्ेश्रेष्ठ था! उसे 
भारतीय तोता' कहा जाता था। राजाओं और सामन्तो का उसे पूरा संरक्षण 
प्राप्त था। उसे कवि, योद्धा, राज्यविज्ञ, दरवारी तथा राजनीतिज्ञ के रुप में 
“अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का अवसर मिला था। उसका जन्म सन्‌ 
१४५४ ई० में उत्तर प्रदेश में एटा जिले के पटियाली नामक स्थान में हुआ 
था। जब वह कैवछ सात वर्ष का था, उसके पिता की मृत्यु हो गई किन्तु 
परिवार समृद्ध था। उसने बाल-काल से ही कविताओं की रचना प्रारम्भ कर 
दो थी। उसकी प्रतिमा से अनेक विद्वज्जन प्रभावित थे। कालछान्तर में उसकी 
माता उसे देहली के गई जहाँ उसे अच्छी झिल्षा मिली । केवल अपनी प्रतिभा 
से वह राज्य में उच्च पद पर पहुँच गया तथा उसे अनेक राजाओं के 
दरवारो में रहने का अवसर मिला। उसकी महामूतम रचनाएँ अलछाउद्दीन खिलजी 


जज 


हक 


( २१ ) 


के शासनकाल में प्रणोत की गईं। सम्भवतः इस युद्ध-वीर की शौर्यपूर्ण सफलताओं 
ने उसको प्रोत्साहित किया था। अमीर खुसरो पर तत्कालीन प्रख्यात एव 
लब्धप्रतिष्ठ सन्त निजामुद्दीन ओलिया का अच्छा प्रभाव पडा था। खुसरो 
शेख का शिप्प हो गया। उसकी पवित्रता एवं आध्यात्मिकता से चह पूर्णरूपेण 
प्रभावित हुआ था। सन्‌ १३२५ ई० में उसकी मृत्यु हो गई। 
अमीर खुसरों ने अनेक काव्य-पन्यों का प्रणयन किया । भारतीय विद्वान्‌ 
इन ग्रन्थों से भली भाँति परिचित हैं। खजायनउल-फतूह एक ग्रयात्मक रचना 
है. जिसमे अधिकांश अछाउद्दीन की विजय-अभियानों का उल्लेख है। इसके 
छ; भाग है: (१) भस्तावना, (२) भ्रशासकीय सुधार एवं सार्वजनिक कार्य, 
(३) मंग्रोलों के विर्द्ध अभियान, (४) हिन्दुस्तान की विजय, (५) वारंगल- 
विजय (६) भावर-अभियान। इस ग्रन्य॒ का एक प्रमुख भाग दक्षिण के 
राज्यों के विजय-अभियानों पर प्रकाश डालता है। अमोर खुतरो द्वारा 
दिया गया वर्णन यह स्पष्ट करता है कि वह युद्ध-कला से भली भांति 
परिचित था। 
अलोउद्दीन खिलजी के अभियानों पर खुसरों ने इतने व्यापक रूप से क्यों 
विचार किया सम्भवतः इसका [प्रधान कारण यह था कि इस काल का राजकीय 
इतिहासकार ताजुद्दीन इराकी का पुत्र कबीरुद्वीन था। उसने 'फतहनाभा में 
अत्यन्त उत्कृष्ट गद्य-शंली में अपने स्वाभी की विजयों एवं सामरिक उपलब्धियों 
पर विस्तार से विचार किया था। 'फतहनामा' की कोई प्रति उपलब्ध नही 
है। जैसा कि प्रौ० हवीव ने लिखा है कि 'फतहनामा' लुप्त हो गया है; उसकी 
पाण्डुलिपि अब अप्राप्य हैं! सम्भवतः उसे तैमूर के आक्रमण के समय या मुगल 
सम्राटों द्वारा तप्ट कर दिया गया था। फरिश्ता ने उसका कोई उल्लेख नहीं: 
किया है। बर्नी और खुसरो दोनो ही मे उसे देखा था। बर्नो ने उसे विजय- 
अभियानों पर प्रकाश डालने के लिए उत्प्रेरित किया जब कि स्वयं उसने नागरिक 
प्रशासन पर विचार किया।” 
इस प्रकार बर्नी ने प्रमुखतया स्वयं प्रशासकीय कार्यों के विवरण तक 
अपना कार्य सीमित रखा जब कि खुसरो सैनिक विवेचन में डूब गया और इस: 
प्रकार उसने कबीरुद्दीन से भी आगे निकलने का प्रयास किया। 
.. खजायन दक्षिणी अभियानों का इतिहास है। यह तिथि एवं वृत्तान्त दीनों 
ही दुष्टियों से सही है और इससे हमें अछाउद्दीन के शासन-काल की उपयुक्त 
“तिथि-क्रम के निश्चय करने में सहायता मिलती है। इसमें कतिपय प्रशासकीय 
सुधारों का भी वर्णन है परन्तु यह वर्णन अत्यन्त संक्षिप्त है। यह खेद की बातः 
है कि उस युग की प्रवृत्तियों के अनुसार खुससे भी एक कट्टर मुसतमान यह 


( २२ ) 


जौर जिन छोगों को वह काफिर समझता था उनके विपय में विचार प्रगट 
करते हुए उसने अपनी धर्मान्यता का परिचय दिया है। 

सुसरो की कृतियों का प्रकाशन अलीगद में हुआ हैं। उसके जीवन एवं 
कृतिवों का आछोचनात्मक वर्णन शिवल्ती कृत घैर-उछ-अजम (द्वित्तीय रांड) 
में मिलता हैं। ईलियट कृत इतिहास के तृतीय सण्ड में ग्रन्थ के मूल भाग 
ओर परिशिष्ट में सुसरो की कृतियों के उद्धरण मिलते है । अनेक साहित्यिक 
कृतियों मे भी अमीर खुसरों की रचनाओ का उल्छेस है। प्रो० ई० जी० 
ब्राउन शत 'हिल्दी आफ प्रशियत लिटरेचर' की भाँति प्रों० मुहम्मद हवीब शत 
अमीर सुसरों और उसके संरक्षक सन्त निजामुद्दीन औलिया विषयक प्रत्य भी 
रोचफऊ हैं। फारसी साहित्य के प्रत्येक इतिहास में अमीर सुसरो के काव्य-प्रन्घो 
का विवेचन हैं। 

सुसरो के वे काव्य अन्य जिनसे कि कुछ ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त हो सकती 
हैं प्रधानतया निम्नलिखित है : (१) वलूबन की प्रशसा में खुसरो के प्रारम्मिक 
जीवन में लिखी गई तुहफतृहरिगार' । 

(२) निजामुद्दीन औलिया, मालिक छज्जू और अन्य कतिपय छोगों के 
स्वस्निवादन में लिखी गई 'चस्तुल हयात'। 

(३) निजामुद्दीन औलिया, कंकुबाद प्रभुति छोगों के विषय में आत्मकथाओं 
का उल्लेख उसके 'गुरंत-उल-कमाल' नाभक ग्रन्थ में मिलता है। 

(४) “बकीया नकीया' का शब्दिक अर्थ है चुनी हुई वस्तुओं का अवशिष्ट । 
इस ग्रन्थ में भी निजामुद्दीन औलिया और कुछ अन्य दिल्ली सुछ्तानो की 
बढी-चढी प्रशंसा है। 

तारीख-ए-फिरोजशाही--फीरोज तुयलक के सिहासनारोहण के कुछ वर्षों 
उपरान्त तक के दिल्ली सुल्तानो के इतिहास पर प्रकाझ्न डालने वाली यह 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रचना है। इस प्रत्थ का रचयिता उत्तर प्रदेश में बुलन्दशहर 
तत्कालीन बरन का निवासी जियाउद्दीन वर्नी था। उसका मध्ययुगीन इतिहासका रों 
में महत्त्वपूर्ण स्थान है। उसके जन्म की निरिचत तिथि ज्ञात नही है किन्तु जब 
फीरोज तुगछक के शासन-काछ में ७५८ (१३५६-५७ ई०) में उसने यह ग्रन्थ 
समाप्त किया तव उसकी अवस्था ७४ वर्ष की थी। बर्नी का पिता राजस्व 

विभाय में काम करता था) इस कारण वर्नी को राजस्व विषयक मामलो की 
अच्छी जानकारी हो गई थी। उसकी शिक्षा देहली में हुई थी। वहाँ उसे 
अनेक महापुरुषों, विद्वानों और राज्यविज्ञों के सम्पर्क में आने का अवसर मिला 
था। अपने समवर्ती अन्य छोयो की भाँति उस पर भी निजामुद्दीन औलिया 
का अच्छा प्रभाव पड़ा था। वह एक बत्यन्त, घामिक व्यक्ति था किन्तु उसे 


( रहे ) 

घर्म निरपेक्षता में कोई आस्था नहीं थी। बृद्घावुस्थरेसएजूब उसका |साहस टूटे 
गया और अंग शिथिकू हो गए तो उसे युवावस्थी कल ओरगर्यद फ़ास याद: आने 
छग्ा और अत्यन्त कष्ट और निराशा से वह विषन्न हो उठा। उसने अलाउद्दीन 
के झासत को अपनी आँखो देखा था और उसका वह विस्तारपूर्वेक विवेचन 
करता है। कर, मूल्य आदि वित्तीय मामलो के विषय में उसने जो कुछ लिखा 
हैं उससे पता चलता है कि उसमें आविक विश्लेषण की अभूतपूर्व क्षमता थी। 
उसे सुलतान मुहम्मद बिन तुगलक के दरवार में १७ वर्षों तक रहने का अवसर 
मिला था और सुल्तान से उसका घनिप्ठ सम्पर्क था। मुहम्मद की मृत्यु के 
उपरान्त उसके दुर्दित आ गए और शीष जीवन अत्यन्त कष्ट तथा दरिद्धत्ता में 
चीता। उसने स्वयं लिखा हैं --- हि 

“मेरे दुर्दिन आ गए है और मे स्वयं अपने जीवन से ऊब गया हूँ । बिना कुछ 
भाए भेरे द्वार से भिसारी छौट जाते है। अच्छा होता कि ऐसे दिन देखने के 
पहिले ही मेरी मृत्यु हो जाती। मेरे पास न॑ तो कोई काम है म मुझे कहीं से 
'कोई पैसा मिलता है।” 

उसने अपनी पुस्तक फीरोज शाह को समपित की किन्तु ऐस। प्रतीत होता 
हैं कि उसने उसे इतनी आर्थिक सहायता नहीं दी जिससे कि वह आराम से 
अपना जीवन विता सकता। मृत्यु के समय उसके पास कफन' तक के लिए 
पैसा नहीं था। 

बर्मी को इतिहास में अभिर्थच थीं। उसने इतिहास की उपयोगिता पर भी 
प्रकाश डाला है। उसने उन' अनेक महत्त्वपूर्ण रचनाओं का उल्लेख किया है 
जिनका उपयोग उसने अपने इतिहास के तैयार करने में किया था। उसका 
विचार था कि केवल कुशाग्र बुद्धि व्यक्ति ही इतिहास के अध्ययन के अधिकारी 
है। वह अपनी पुस्तक में इतिहास दर्शान के विषय में निम्नलिखित डाब्दों में 
विचार करता है :-- 

'कुझाग्र बुद्धि वाले केवल थोड़े से ही व्यक्ति ऐसे होते है जो इतिहास 
के अध्ययन के अधिकारी है, तुच्छ, धूत॑, असंस्कृत, संकीर्ण हृदय, म्रप्ट चुद्धि, 
पददलित, दुप्ट एवं घोखेबाज व्यक्तियों के लिए इतिहास की कोई उपयोगिता 

पे है। इतिहास से उन्हें कोई छाभ नही होगा और यह पूर्णतया उनके लए 
“निरुपयोगी होगा।” इस्लामिक कल्चर १९२८॥ 
वर्नी का अभिप्राय सत्य से है। इतिहासकार को तथ्यों को विकृत नहीं 
करवा चाहिए। मध्ययुगीन इतिहासकारों में बनीं ही अकेला ऐसा व्यक्ति है 
जो सत्य पर जोर देता है और चाटुकारिता तथा मिथ्या वर्णन से घूषा करता 
है। इतिहासकार को निष्पक्ष होता चाहिए और उसे यह स्मरण रखना 


( रहें ) 


चाहिए कि अत्त.करण मार धर्म ऐसी अपेक्षाएँ है. जो इतिहास लिखने के लिए 
आवश्यक होती हैं। यदि अवसरोचित्य की यह माँग है कि इतिहासकार को 
सत्य पर प्रकाश डालना चाहिए तो उसे सकेत और युझावों के द्वारा व्यक्त कर 
देवा चाहिए। वह उनकी तीव्र भर्त्सता करता है जो सत्य पर पर्दा डाहते है :+- 


४.... और यह इतिहासकार का कर्तव्य है कि वह मिथ्याभाषी, चाटुकार, 
बाते को बढ़ा-चड़ा कर कहने वाछो, कवियों, एवं चारणों के तरीोको से दूर 
रहना चाहिए क्योंकि वे घोधे को छाल कहते और प्रदोभन देने पर मामूली 
पत्थर को जवाहरात कह देगे। उतकी बहुत सी बाते मवगइन्त होती हैं। 
अन्तिम निर्णय के दिन इस प्रकार के थोखेवाज लेखकों को अत्यन्त कप्ट का 
सामना करना पड़ेया । वर्नी एु० एस० बी०, पाठ, २३७ 


बर्बी, अलाउद्दीव घिलणी, गयायुद्दीव तुपछक और मृहम्मद बिन तुगलका 
के राजत्वकाल के विवय में हमें महत्त्वपूर्ण सामग्री प्रदाव करता है। इतके 
विषय में वह अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर ही लिखता है। वह अपने 
समय के अनेक यण्यमान्य राज्यविज्ञों के सम्पर्क में आया था और उससे उससे 
बहुत-कुछ शान प्राप्त किया था। उसे पर्यवेक्षण की अच्छी दृष्टि थी ओर उसमें 
तथ्यों की व्याएया एवं विश्लेषण करने की पूरी क्षमता थीं। एक राजस्व अधि- 
कारी का पुत्र होने के नाते उसे भूमि सम्बन्धी समस्याओों में पूरी रुचि थी तथा 
उसने कर, व्यवस्था, दुभिक्ष, तकावी, कृषि और कृषकों के विपय में विस्तार 
से लिखा हैं। वह अलाउद्दीन के आधिक नियंत्रण का सावधानी से विडलेपण: 
करता हैं और जो गहन तथ्य प्रस्तुत करता है उससे बह अपने युग के प्रमुख 
इतिहासकार के रूप में हमारे सामने आता है। वह एक कट्टर सुन्नी मुसद्मान 
था और शिया तथा राफिणियों से घृणा करता था। इनकी पूरी तरह वह 
भर्त्सवा करता है। उसके वर्णन में छुछ दोष भी हैं। उदाहरार्थ वह मुहम्मद 
तुगछक के राणस्व काछ की घटताओ का विवेचन करते समय अनेक तिथियों 
का उल्लेख नहीं करता और कही-कद्दी अनावश्यक सामग्री तथा असम्बद्ध प्रति- 
पादन का भी दोषी हैं। परन्तु उसके द्वारा प्रतिपादित समस्त सामग्री में 
यथार्थवादी दृष्टि है ओर हम उसकी स्पप्डवादिठा एवं तथ्यों के यवावत 
विवेचन से प्रभावित हुए बिना नही रह सकते। कहीं-कहीं उसका विवेचन 
पूर्वाप्रह युक्त हैं, इसे अस्वीकार नह! किया जा सकता। उतके समवर्ती लेसकों 
से उसके विवेचन का समर्थन होता है। 
इलियट के इतिहास के तृतीय खंढ में वर्ती के अवेक उद्धरण दिए गए हैं। 
डा० रिजवी ने भी तारीख-ए-फीरोजश्ाही के अधिकांश का हिन्दी अनुवाद 


डर र्न्दा ड्दै २ 


( २५ ) 


तुगल्कक नामा खुसरो देहरूवी रचित--यह अमीर खुसरो की अन्तिम ' 
रचना है जिसे उसमे सुल्तान तुगछवा शाह के आदेशानुसार छिखा था। इसमें 
कृतुब॒द्दीन मुबारकशाह को हत्या, खुमरों गुजराती से राजसत्ता का अपहरण, - 
उसकी पराजय और पतन तया राज-स्िहासन पर तुगढक थाह के आरोहण का * 
मैन किया गया है। अमीर सुसरो ने सुछतान और अपहर्ता के मध्य होने 
वाले थार्तलाप का मनोरजऊ वर्णन दिया है। 'मसनवी' के अन्तिम पृष्ठ लुप्त 
हैं और ऐसा प्रतीत होता है हि इनमे भी तुगलक भाह का छिटपुट वर्णन रहा 
होगा। 

इसका सैयद हाइमी फरीदावादी (औरगाबाद दकन १९३३) द्वारा संपादन - 
हुआ है। 

इब्तयतूता का रिहुल--इब्नवतुता एक अफ्रीकी यात्री था जिसने अनेक 
देशों की यात्रा की थी। उसके 'सफरनामा' में उसका अपनी आँखों देसा और 
कानों सुना चित्रात्मक वर्णन हैं। उसका जन्म १३०४ ई० में १४ फरवरी को 
तेंजा (अफ्रीका) में हुआ था और अपनी यात्रा से वापस आने पर अपने देश 
में वह न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया था। १३६८-६९ ई० में 
उसकी भृत्यू हो गई। उसका नाम अब्दुल्ला का पुत्र मुहम्मद था। बतृता उसकेः 
परिवार का नाम था। उसने १३१३ ई० में भारत की यात्रा की, दिल्ली में. 
सुल्तान की अनुपस्थिति में वुगठक की माता मखदूमाजहां द्वारा उसका भव्य- 
स्वागत हुआ। बादशाह ने उसे दिल्‍ली का काजी नियुक्त कर दिया और 
इस पद पर उसमे छगभग आठ वर्ष तक कार्य किया। उसे भारत में जो कुछ- 
भी घटित हो रहा था उसके देखने का पूरा अवसर मिला। वहू राजदरबार का, 
सुल्तान के चरित्र का, सरकार और उसके क्रिया-कलापों का, धामिक उत्सवों 
का, खानंकाहों का तथा उसे समय साम्राज्य के विभिन्न भागों में होने वाछेल 
उपद्रवों का वर्णन कश्ता है। व्‌ विचित्र व्यक्ति था, उसके विषय में ठीक ही 
कहा गया है कि उसमें पापी और धर्मात्मा दोनों की ही विशेषताएँ विद्यमान” 
थी। वर्नी की भाँति वह भी कहता है कि सुल्तान मुहम्मद एक अद्भुत व्यक्ति 
था जिसमें कि अनेक महान्‌ गुण थे किन्तु इसके साथ ही वह एक हृदयहीन” 
आततायी और निर्देयी स्वेच्छाचारी श्वासक था जिसके द्वार पर सदैव किसी न 
किसी बंध किए हुए व्यक्ति का शव पडा रहता था। इब्नवतूता के विवरण का 
समर्थन बर्नी और इसामी द्वारा होता है और इससे उसके ऐतिहासिक महत्त्व 
का पता लगता है। वह राज दरबार का तवनामिराम चित्रण करता तथा सुल्तान 
की सद्ाशयता की प्रशंसा करता है किन्तु इसके साथ ही वह उसके अत्याचार 
एवं शासन के दोषों की निन्‍दा भी करता है। वह उत्तरी भारत को संकटापन्च 


(६ २६ ) 


> जे वाद दुलिक्षों पर अच्छा प्रकाय डालता है। उसने सामस्तों और पर्माचायों 
ह विषय में भी किला हैं? ये छोग जब युत्तान की इच्छा के विदड गले थे 
ते वे कठोर दंड के भागी होते थे। 
उसने १३४२ ई में त्याय-पत्र दे दिया और सुल्तान के राजदूत के रूप में 
चीन भेजा गया। वहुं अपने साथ गगोल सम्राद्‌ के लिए बहुमूल्य उपहार से 
पया था, उस्ते इस उपहारो का विस्तारपृर्वक वर्णन किया है। स्वदेश में पहुँच 
कर उसने इब्न जुज्जी को बोल कर उन देशो का वृत्तान्त छिखवाया जिनकी 
उसने यात्रा की थी। उसका कहना है कि सबुद्री यात्रा के दोधान में उसके 
वाचा-विवरण विपयक कागज-पत्र सब खो गए थे। यदि यह सत्य है तो उसका 
सफरनामा” उप्की स्मरण-बक्ति का आश्चर्यजनक ममूता है। इब्नबतूता के 
रिह॒ल का सम्पूर्ण अरवी पाठ तथा फ्रासीसी भापा में किया गया सी० डिफ्रेमरी 
तथा डा० बी० आर» सैग्यूनेती ४ जिल्द पेरिस, १९१४ का अनुवाद प्रकाशित 
ही चुका है। अंगरेजी में सेमुअठ छी का अनुवाद तथा गिव्स का द्रेवल्स आफ 
इब्नबबूता' के नाम से भावानुवाद भी उपलब्ध है। उर्द में भी मुहम्मद हसेन 
आजाव द्वारा टीका-टिप्पणी के साथ सफ़रवामा का अनुवाद किया गया है । 
फतूह-उस-सलातोच--इस ग्रत्थ क। लेखक कुश्चल कवि इसामी है। इसामी 
उसका अमुख नाम ने होकर उपनाम (तसरलुस) हैं। उसने अपनी पुस्तक में 
कही भी अपने नाम का उल्लेख नहीं किया किन्तु एक आधुनिक विद्वान का 
कहना है कि उसका नाम रुवाजा अब्दुछ मलिक इसामी था। यद्यपि बह मूठ- 
तथा एक कवि था परन्तु उसमें ऐतिहासिक घटनाओं फो शुद्ध एवं तिथिक्रम से 
किखने की आइचर्यजनक क्षमता थी। उसका इतिहास महमूद गन्दी से 
प्रारम्भ होता हैं और मुहम्मद तुगलक पर उसका अन्त होता हैं। उबके पूर्वण 
बगदाद से आए थे और उन्होने दिल्‍ली सुल्तानों की सेवा स्वीकार कर ली थी। 
इसामी के कथन का समर्थन बर्नी और इब्नचतुता जैसे लेसकों द्वारा होता है। 
मुहम्मद तुगतऊ के राजस्व काठ में उसे अत्यन्त कप्ट और पीड़ा का सामना 
करना पड़ा था। तमाम अन्य छोगीं की भांति उसे भी दोलताबाद जाने और 
उस छम्वी यात्रा के कष्ट उठाते के लिए वाघ्य होता पडा था। सम्मेबतः इसी- 
लिए वह मुहम्भद छुमछक का कदु आछोचऊ है और उसे एक ऐसे अत्याचारी 
शासक के रूप में चित्रित करता है जिसे अपनी जनता के दुःख-दर्द की कोई 
लिन्‍्ता नहीं थी। उसने सुल्तान के निप्ठुर इत्यो को अपनी आँखों से देखा था 
और वह स्वयं उसके कुश्मासन और विद्रोहों से ऊद गया था। जब बह दक्षिण 
में था तब काजी वहाउद्दीव ने यो कि उसकी कविताओं से अत्यन्त प्रमावित 
था उसका परिचय सुल्तान अलाउद्वीव बहमनी से कराया था। काव्य-रचवा 


५ 


( २७ ) 


'मध्ययुग में एक महत्त्वपूर्ण गुण समझा जाता था और इसामी के लिए तो वह 
राज-कृपा प्राप्त करने का एक माध्यम वन गया था। 

उसमे अपनी रचना १० दिसम्बर १३४९ ई० में प्रारम्भ की और १४ मई 
१३५० की समाप्त की । इससे उसकी काव्यग्रत प्रतिमा का परिचय मिलता 
है। उसकी प्रवाहमयी शैली प्रभावोत्पादक है किन्तु इस सबसे अधिक प्रभातो- 
त्पादक है उसकी उपयुक्तता । 

तारोख-ए-फोरोजशाही--यह सुल्तान फिरोजशाह तुगलक के दरवारी 
इतिहासकार शम्स-ए-सिराज 'अफीक' द्वारा प्रणीत इतिहास है । उसका पिता 
अबूहर का जागीरदार था और जब फीरोज का जन्म हुआ तब अफीफ का 
परिवार दिपारूपुर मे था। उसका पिता फीरोजश्माह का अनुचर था और किसी 
समय उसकी नियुवित नहरो के निरीक्षक के रूप में हुई थी। वह सुलतान की 
अनेक महत्त्वपूर्ण परियात्राओं मे उसके साथ रहा था और उसका पुत्र फिरोज 
जिसे कि शिकार का बहुत जौक था के आसेट-अभियानो में उपस्थित था। 
इस इतिहासकार ने अपने पिता तथा तत्कालीन अन्य अधिकारियों के माध्यम 
से अपने इतिहास की सामग्री प्राप्त की थी। 


उसके भ्रत्थ में फीरोज के शासन की राजमैतिक घटनाओं, प्रशासकीय 
” उपछब्यियो और उसकी सदाशयता का उल्लेख है। वह सुलतान के 
सुधारों का विस्तार से वर्णन करता है और उसके ढ्वारा किये गये चमत्कारी कार्यों 
के वर्णन के साथ वह अपनी पुस्तक का अन्त करता है । 
अफीफ में बर्नी जैसी न तो चौद्धिक उपऊब्धि है और मे इतिहासकार की 
योग्यता एवं सूक्ष बूझ्न तथा दृष्टि । अफीक एक घटनाओं को तिथिक्रम से लिखने 
वाला सामान्य इतिहासकार है जिसने एक भ्रश्ंसात्मक दृष्टि से अपने विचार 
व्यकत किये हैं। वह सुल्तान की अत्यन्त अतिगयोक़ितिपूर्ण शैली में प्रशंसा करता 
है। उसमें इतनी अतिशयोव्ित हैं कि फीरोज के सद्‌ कार्यो के वर्णन को पढ़ कर 
सर हेनरी ईलियट ने उसकी तुलना अकबर से कर डाली। इस इतिहासकार के 
अनु्तार उसकी अन्य रचनाएँ (१) 'मनाकिब-ए-अछाई' (२) 'मनाकिव-ए- 
गयासुदीन तुगलक' तथा (३) मनाकिब-ए-सुलतान मुहम्मद-विन-तुगलक' 
हूँ। जहाँ तक मुझे ज्ञात हुआ है ये रचनाएँ अप्राप्य है। अफीफ की रचनाओं 
के विस्तृत उद्धरण इलियट के इतिहास के तृतीय संड में हैँ और यद्यपि उनमें 
अनेक अशुद्धियाँ है फिर भी वे पर्याप्त रूप में उपयोगी है। फारसी संस्करण 
एशियाटिक सोसाइटी बंगाल द्वारा प्रकाशित हुआ है और उर्दू संस्करण उस्मानिया 
विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित हुआ है। 
फतृहात-ए-फौरोजशाही--इसमें स्वतः सुल्तान फोरोज तुगलक द्वारा 


( रद ) 


लिखा गया आत्मकथात्मक संस्करण है। छेखन-शैली, कृत कार्य और प्रायः प्रथम 
पुरुष का प्रयोग यह स्पष्ट करता है कि इसका लेखक फोरोज तुगलक ही था। 
इससे उसकी धामिक दृष्टि का स्पष्टीकरण होता है और इस बात कः स्पष्ट 
प्रमाण मिलता है कि किस प्रकार उसने अपने को कट्टर धर्म पंथियों के हाथों 
सौंप दिया था। फतूहात अब मुद्रित रूप में प्राप्य है। उसका आग्ल संस्करण 
ऐतिहासिक पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुका है। 
सौरत-ए-फीरोजगाही--यह ऐसे छेखक द्वारा छिखी गई समवर्ती रचना 
हैं जिसने अपने नाम का उल्लेख नहीं किया हैं। पाण्डलिपि में तिथि ७७३ 
हिजरी दी गई है। छेखक अत्यन्त विस्तार से फीरोज तुगलक के गुणों का वर्णन 
करता है तथा उसकी धामिक कट्टरता तथा मू्तिययूजा के अन्त करने के प्रयासों 
की प्रशंसा करता है। वह नहरों तथा उसके राज्य के अशासकीय सुधारों का 
वर्णन करता है। 
इंशा-ए-माहरू--यह भी एक समवर्त्ती रचना है जो कि फीरोज तुगछक 
के राज्यकाल की घठनाओं पर प्रकाश डालती है । यह उस समय के प्रमुख 
सामस्त, ऐनुस्मुल्क के पत्रों तथा अन्य अहकामों, अभिलेखों और फरमानों का 
सकलन है जिनसे दिल्ली सल्तनत के प्रशासन पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। इसे 
-मुझात-ए-माहरू भी कहते हैं। इस ग्रन्थ का विस्तृत विवरण 'पर्शियन 
-मैनुस्क्रिप्टस इन दि एशियाटिक सोक्षाइटी आफ बंगाल” के विवरणात्मक सूचीपत्र 
में दिया हुआ है। 
तारीख-ए-मुबारकशाही--इस प्रन्थ का रचयिता यहिया बिन अहमद 
विन अब्दुल्ला सरहिन्दी था। इसका प्रारम्भ मुहम्मद बिन सम से होता है 
और अन्त मुबारक झाह सैय्यद तक है जिसको यह ग्रन्य समपित किया गया है। 
'मुबारक शाह की मृत्यु १४३३-३४ ई० (८३७ हिजरी) में हुई और लेखक 
में उसके उत्तराधिकारी मुहम्मद के समय में इस ग्रन्थ को पूरा किया। यह एक 
सजग इतिहासकार है जिसकी शैली अतिरंजबा और विश्येपणों से मुक्त है। वह 
सीधे-सादे ढंग से लिखता है और फी रोज तुगलक के राजत्व की घटनाओं का वर्णन 
करने के उपरान्त वह यह कहता हैं कि इसकी परवर्त्ती सामग्री उसके वैयक्तिक 
अनुभव' तथा विश्वसनीय व्यक्तियों द्वारा श्रद्त सामग्री पर आधारित है। 
तारीख-ए-मुबारकशाही केवल ऐसी मौलिक समवर्त्ती रचना हैं जो सैयद बंश 
की जानकारी के लिए उपयोगी है। अन्य अवेक चीजों के छिए छेखक नई जान- 
कारी प्रदान करता है। वह मुहम्मद तुगछक के राजत्व के विपय में कुछ तिवियाँ 
देता है जिससे यह पता चलता है कि उसने वर्नी की तारीस-ए-फीरोजश्ाही के 
अतिरिक्त अन्य ग्रयों का भी अवलोकन किया होगा। उसने घटनाओं का बड़ी 


(२६: पलट, 
ईमानदारी से वर्णन किया है और फोरोज की मृत्यु-के उपरान्त-होने वाले-उप- 
दड्रवों के छिए उसका ग्रन्थ अत्यन्त प्रामाणिक है उसने (उस पेंसव है कॉलआान्ति- . 
भंग करने वाले विद्रोहों का विस्तार से वर्णन किया .है। बसा हुँ 
गायकवाड ओरियंटल ग्रन्य-्माछा में तारीख-ए-मुवारकशाही का अंगरेजी 
अनुवाद प्रकाशित हो चुका है । 
मलफूजात-ए-तैमूरी--यह चगताई तुर्की मे लिखी तैमूर की आत्मकहानी 
“है। अबू तालिव हुसेन जिसने कि इसे शाहजहाँ को समपित किया है इसका 
“फारसी अनुवादक है। सर हेमरी इलियट कृत इतिहास के तृतीय खंड में इसके 
उद्धरण उपलब्ध हैं। ऐसा कोई प्रमाण नहीं हैं जिसके आधार पर यह फहा 
जाय कि इसका लेखक स्वयं तेमूर था। हाँ, यह हो सकता है कि यह उसके 
आदेश और निर्देशन के अनुसार तैयार की गई हो । इसीलिए इसे सन्देह की 
दृष्टि से देखा जाता है। मछफूजात का आंग्ल संस्करण करने वाले मेजर डेवी 
“इस दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं करते और कहते हैं कि परवर्ती तैमूरवंशजों 
“ यथा बावर, जहाँगीर ने आत्मकथाएँ छिखी है जिनसे उनके वंश की प्रवृत्ति 
का परिचय मिलता है। 
मेजर डेवी दि इंस्टीच्यूदूस आफ तंमूर' शीर्षक ग्रन्थ मलफूजात का 
“दूसरा संस्करण है। यह १७८३ ई० में आाक्सफो्ड में प्रकाशित हुआ था। 
मलफूजात का दूसरा अनुवाद ओरियण्टल ट्रान्सलेशन फण्ड' द्वारा १८३० ई० 
में प्रकाशित हुआ या। ५ 
जफरनामा--शर्फुद्वीन द्वारा संकलित यह त॑मूर का इतिहास है जो मल- 
फूजात पर आधारित है। तैमूर के १३९८ के भारतीय आक्रमण का विवरण 
उपरोक्त आत्मकथा से उद्धृत किया गया है। 
अफगान इतिहास--अफगानों के इतिहास के लिए चार महत्त्वपूर्ण ग्रन्य 
हैं जिनमें उनके विपय में पर्याप्त सामग्री मिलती है। ये हैं 'तारीख-ए-दाऊदी”, 
“वाकयात-ए-मुश्ताकी', वारीख-ए-सलातीन अफंगाना' और 'मखजन ए-अफ- 
गानी ।' 'तारीख ए दाऊदी” जहाँगीर के राजत्व काछ में अब्दुल्ला द्वारा लिखी 
गयी थी! वाकयात-ए-मुश्ताकी' का छेखक रिजकुल्ला मुल्तानी था जिसका 
जन्म १४९२ ई० में हुआ था और मृत्यु १५८१ ई० में हुई थी। उसने वहछोछ 
लोदी से छेकर जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर तक का इतिहास लिखा है। उसका 
कहना है कि उसने जिन घटनाओं का उल्लेख किया है उनमें से अधिकांश को 
उसने स्वयं अपनी आँखों से देखा था। परन्तु उसकी रचना में एक दोप है। 
उसने अनेक मनगदन्त कथाओं का समावेश कर लिया है किन्तु इनसे तत्कालीन 
सामाजिक एवं घामिक प्रथाओं पर प्रकाश पडता है इसलिए वे भी उपयोगी हैं। 


( ३० ) 


महमद यादगार कृत सलातीन-ए-अफगाना जैसा कि उसके छेसक का 
बहना है बंगाछू के दाऊद झाह, जिसकी मृत्यु ९८४ हिजरी में हुई थी, के 
आदैश्यानुसार लिसा गया था। ग्रन्य की अन्तिम घटना पानीपत में अफंगारनों 
के सरदार हेमू की मृत्यु है। 

इस ग्रन्य के मूल पाठ का प्रकाशन 'एशियादिक सोसाइटी आफ बंगाल 
द्वारा हुआ है, संपादक है सान बहादुर हिदायत हुसेन । 

“मसजन ए अफगानी का छेसक फरिश्ता का समकाढीन नियामत उल्दा 
है फिन्तु इसने उसका कोई उल्लेस नदी किया। उसने अपना ग्रस्य १०१८ हिं० 
(१६०९) में सान-ए-जहाँ छोदी के आदेशानुसार तैयार किया या। 

हिस्द्री आफ अफगान्स' नाम से 'रायछ एशियाटिक सोसाइटी” में प्राप्य 
प्रति का डानें द्वारा किया हुआ अंगरेजी अनुवाद 'ओरियप्टल ट्रासलेशन फंड! 
में १८२७-३६ में प्रकाशित किया था। 

इन' सब ग्रन्थों के उद्धश्ण इलियट कृत 'हिस्ट्री आफ इण्डिया! में मिलते है। 
इनके अतिरिबत अन्य अनेक इतिहास है जो पूर्व मुगलकागछीन भारत के इति- 
हास पर प्रकाश डालते है। इनमें सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण निजामुद्दीन अहमद कृत 
'तवकात-ए-अकबरी' और बदाऊनी का 'मुन्ततब-उत-्तवारीख” और फरिश्ता 
कृत 'गुल्शन-ए-इब्राहीमी' है। फरिश्ता एक स्थातिलब्ध लेखक हैँ जिसका अधि- 
काश ब्रिटिश इतिहासकारों ने अनुगमन किया है। 

इन स्रोतों के अतिरिक्त राजपूतो की वीरगायाओ, शिंला-छेखो, जैन ग्रन्थों, 
हिन्दू धर्म सुधारकों तथा साहित्यकारों की कृतियो और चारणों की ख्यातो 
में प्रचुर ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध है। यजदानी कृत एपीग्राफिज्षा इण्डो- 
मोह्ठेमिका' में ऐसे भिला-छेख हैं जो प्रारम्भिक मध्ययुगीन इतिहास पर अच्छा 
प्रकाश डालते हैं। पुरातात्विक सर्वेक्षण प्रतिवेदन! (आर्कीयोलोजिकछ सर्वे 
रिपोर्ट्स), दि एपीग्राफिआ इण्डिका! और एपीग्राफिआ कर्माटिका! में भी 
महत्त्वपूर्ण सामग्री है। मुद्रा और पुरातन स्मारको का अध्ययन भी उपयोगी 


सिद्ध होगा। 


अध्याय १ 
मुसलमभान-आक्रमणों से पूवे का भारत 


उत्तर-भारत की दशा--हर्प की मृत्यु (६४७ ई०) के पश्चात्‌ भारत के 
इतिहास में जो काल प्रारम्भ होता है, वह राजनीतिक अव्यवस्था और 
विघटन का काल है। हप॑ का विशाल साम्राज्य ऐसे अमेक राज्यों में 
विभाजित हो गया, जो एकता या पारस्परिक सम्पर्क के किसी भी सिद्धान्त 
से सूत्रबद्ध नही थे। प्रत्येक राज्य अपनी-अपनी प्रधानता स्थापित करने 
के लिए परस्पर लड़ता रहता था और उस' समय ऐसी कोई प्रमुख शक्ति न 
रह गई थीं जो इनको सफलतापूर्वक नियन्त्रित कर विघटनकारी तत्त्वों 
को रोक सकती। यद्यपि कन्नौज बहुत समय तक इन सब राज्यों में सबसे 
शक्तिशाली और प्रमुख रहा, परन्तु उसकी भी प्रधानता सर्वमान्य नहीं थी। 
बहुधा ऐसा देखा गया है कि पूर्वीय देशों में जब कोई विशाल साम्राज्य 
समाप्त हो जाता है तो शीघ्र ही राजनीतिक संघटन॑ छिन्न-भिन्न होने छगता 
है। सोलहवी शताब्दी के जमनी की तरह इस समय भारत भी अनेक 
स्वतन्त्र राज्यों का समूह बन गया था। 
फाइमीर--काइमीर हर के साम्राज्य के अन्तर्गत नही था यद्यपि यहाँ के 
शासक को हर ते बुद्ध के एक महत्त्वपूर्ण अवशेष को देने के लिए बाध्य किया 
था। यद्यपि काश्मीर हर्ष के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था तथापि कल्हण 
की “राजतरंग्रिणी! से काइ्मीर के इतिहास पर बहुत प्रकाश पड़ता है ओर 
यह इस विषय का बहुत महत्त्वपूर्ण ग्रंथ है। जब द्वेन-सांग काइमीर आया था 
(६१३१-३३ ई०) तो वहाँ के शासक (जो सम्भवतः कारकोट-वंशीय दुलंभसेन 
था) ने उसका हादिक स्वागत किया। दु्लमसेन के बाद उसके तीन पुत्र क्रमशः 
सिंहासनारुढ़ हुए, जिनमें सबसे प्रसिद्ध छल्तादित्य मुबतापीड़ था। वह बहुत 
योग्य जझ्ासक था। उसने काश्मीर तथा समीपवर्ती देशों के आगे अपने राज्य 
का विस्त।र किया। उसने कन्नौज के यद्योवर्मन पर आक्रमण कर उसे अधीन 
किया तथा तत्पदचातू ही तिब्वतियों और मोटियों पर चढ़ाई की। प्रसिद्ध मार्तेण्ड 
मन्दिर के निर्माण का श्रेय इसी शासक को प्राप्त है। इस मन्दिर के भग्नावशेप 
हिन्दू-स्थापत्य-कछा के उत्कृष्ट उदाहरण है और सर ऑरिक स्टाइन के शब्दों 
में “इस वर्तमान जीणं-च्ीर्ण अवस्था मे भी यह अपने विशाल आकार, स्थापत्य 
की बनावढ तथा सजावट की सुन्दरता--दोनो ही बातों के लिए प्रशसनीय 


) मध्ययुग का इतिहास 


है ।” दूसरा विख्यात शासक मुक्तापीड़ का पत्र जयपीड हुआ, जो अनु- 
श्रुतियों के अनुसार विश्व-विजय के लिए चल पड़ा था। परन्तु उसके युद्ध- 
सम्बन्धी प्रयत्नों के विषय में निश्चित सूचना नहीं मिल्ती। नवी झताब्दी का 
प्रारम्भ होते-होते कारकोट-वश का महत्त्व क्षीण हो चला और उत्पल-वंश ने 
उसका स्थान ग्रहण कर लिया। 

इस नये वंश का प्रथम शासक अवन्तिवर्मन्‌ (८५५-८३ ई०) था। इसके 
विषय में यह तो स्पष्ट विदित नहीं होता कि उसने वड़ी-बड़ी' विजयें प्राप्त की परन्तु 
उसके शासन में आन्तरिक शान्ति और समृद्धि के पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं। 
उसके पश्चात्‌ शंकरवमंन्‌ सिंहासनारूढ हुआ (८८३-९०२ ई०) जिसको अपने 
चचेरे भाई सुखवर्मनू तथा दूसरे प्रतिदृद्वियों का सामना करना पड़ा। शंकर 
चर्मन्‌ ने भूमि-कर की ऐसी कठोर प्रणाली प्रचलित की कि वह प्रजा के छिए 
क्रप्टदायक सिद्ध हुई। प्रचलित करों के कारण जनता में असन्तोष फैछ गया। 
नये-नये करों ने धामिक संस्थाओं तक का धन राज्याधीन कर लिया और 
इनकी अनिश्चितता तथा वसूलछ करने के ढंग में कठोरता ने वाणिज्य-व्यवसायों 
की उन्नति रोक दी। वेगार प्रथा ने किसानों की दशा और भी श्ोचनीय बया 
दी। कल्हण लिखता है ः-- 

“इस प्रकार उसने गाँवों के लिए दुर्भाग्ययूचक तेरह प्रकार की कुख्यात 
जेगार-प्रथा प्रचछित की । स्कन्दकों, ग्राम-कायस्थो तथा अन्य अधिकारियों के 
जेतन के निमित्त घन वसूल कर और अनेक प्रकार के कर छगाकर उसने 
आमीश जनता को धन-हीन बना दिया 0४ 

इसी बीच छल्लिय नामक ब्राह्मण ने अंतिम तुर्की-साही वह के राजा को 
हराकर नये हिंदु-शाही वंश की नींव डाली जो १०२१ ई० तक शासन करता 
रहा मौर अन्त में मुसलमानों द्वारा नप्ट किया गया। 

शंकरवमंन्‌ की मृत्यु के बाद सबसे अधिक विख्यात झासक, जिसका 
उल्लेख मिलता हैं, क्षेमगुप्त हुआ (९५०-५८ ई०)। शासन के प्रारम्मिक 
बर्षों में वह अधिक प्रसिद्ध न हो सका, परन्तु दिद्दा के साथ, जो अपने 
मात-पक्ष से साही-वंश से सम्बन्धित थी, विवाह होने के पश्चात्‌ उसका प्रभाव 
बढ़ने छगा। दिद्दा बहुत योग्य स्त्री थी और अपने प्रभावशाली व्यक्तित्त्व के 
कारण ही वह काइ्मीर में व्यवस्था बनाये रखने तया पचास वर्ष तक निविरोध 
शाज्य करने में सफल हुई। ९५८ ई० में क्षेमगुप्त की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका 
अल्पवयस्क पुत्र सिंहासन का अधिकारी हुआ। दिद्वा अपने अधिकार के कारण 


१. स्टाइन-संपादित “राजतरंगिणी” जि० १, भा० ५ पृ० २०९-१०। 


मुसलमान-आतक्रमणों से पूर्द का भारत डे 


संरक्षक वन गई, परन्तु यह पद फूलों की सेज न था। सामन्तों ने उसका प्रवछ 
विरोध किया और महिमन तथा पटछ वामक दी सरदारों ने तो खुल्कसखुल्ला 
विद्रोह ही कर दिया। दिद्वा के साहत और अ्त्युत्पन्न वृद्धि ने इस संकट में 
उत्की अच्छी सहायता की । वह विद्रोह घान्त करने में सफल हुई और अपने 
शत्रुओं को निर्देयतापूर्वक मौत के घाट उतार कर तथा उनके परिवारों को 
अप्ट कर, बदला लेने में सफल हुई। 

दिद्दा सफल तो हो गई, परन्तु शीघ्र ही दलवंदी के दलदल में फेस यई। 
अह्‌ अपने सामन्‍्तों और सरदारो से छड बैठी और उनका विद्रीह दवाने के 
लिये उसको अनुचित उपाय अपनाने पड़े। परन्तु भाग्य उसका साथ देता 
रहा और जब तक वह जीवित रही, उसने काइमीर को अपनी मुदूढी में 
कंसफर रखा। १,००३ ई० में उसके देहान्त के पश्चात्‌ शासन-सूत्त लोहर 
के शासक उसके भाई उदयराज के पुत्र संग्रामराज के हाथ में आया। यहाँ 
से लोहर-वश शासन का प्रारम्भ होता है। 

इस बंश का उल्लेखनीय शासक हर्प था (१०८९-११०१) कल्हण ने 
उसके चरित्र का सजीव वर्णन किया है जिसको सर ऑरेल स्थाइन ने इन 
आब्दों में प्रस्तुत किया है :--- 

“हर्ष के विचित्र जीवन में दयालुता और निर्देयता, उदारता और छीम, 
धोर स्वेच्छाचार तथा विचारहीन अकमेप्यता, धूतंता एवं विवेकहीनता और 
इसी प्रकार की असंग्रत प्रतीत होनेवाली विशेषताएँ क्रम से व्यक्त होती है। 
जिस प्रवलता के साथ ये गुण चरित्र में प्रकट होते है, उस पर जोर देकर 
कल्हण ने उसके चरित्र के मूल-तत्त्व का उद्घाटव किया है। कल्हण के लिखे 
हुए हप॑ के चरित्र एवं. श्वासत्र के वर्णन को पढ़कर आज का म्ोवैज्ञानिक 
उसमें मानसिक अस्वस्थता के छक्षणों का निश्चित आभास सुभमता से पा 
सकता है, जो राजा के जीवन के अन्तिम भाग में विक्षिप्तता के रूप में 


प्रकट हुए थे ।”* 

हर्ष अत्याचारी शासक था। उसने मंदिरों की सम्पत्ति को भी छीन 
लिया। उसके इस अधार्मिक कार्य से देश में अशान्ति फैल गई । उसने नये और 
अत्याचारपूर्ण कर लगाने शुरू किये तथा मल-्विसर्जन पर भी कर 
लगाने की बात सोच निकाली। अत्याचारों की कोई सीमा न रह गई। गायाएँ 
उसके द्वारा अपनी सी बहिनों और अपने पिता की विधवाओ के साथ किये 
गये असंख्य दुराचोरीं का वर्णन करती हैं। ऐसा नर-पिशाच अधिक समय 





२. स्टाइन, राजतरंगिणी, जि० १ भूमिका पृ० ११२। 


रे मब्ययुय का इतिहास 


तक शास्तिपूर्वक शासन नहीं कर सकता था। अतः देश में पशयस्त्र रचे जाने 
छगे। उस पर आक्रमण हुआ और उसका महऊ जछा दिया गया। प्राण-रक्षा 
के उसके सब प्रयले विफल हुए। यह पकड़ा गया और ११०१ ई० में मौत 
फे घाड़ उत्तार दिया गया। हे की मृत्यु के बाद दूसरा छोहर-यश सत्तारुढ़ 
हुआ, परन्तु इसका इतिहास उतना महत्त्वपूर्ण नहीं है। 
चौदहवी घतताच्दी में मुखछमानों में सत्ता हस्तगत कर ली। १३३९ 
ई० में शाहमीर नामक दक्षिण के एक घक्तिश्मा़ी साहसिक में काइ्मीर के 
अन्तिम हिन्दू राजा को विधवा पत्नी रानी कोटा को गद्दी से अंग कर एक 
नये राजवंश वी मीव डाली। सर ऑरेछ स्टाइन के कथनानुसार प्रारम्म में 
इस्लाम ने काश्मीर को राजनीतिक और सास्छझृतिक स्थिति में विशेष परिवर्तन 
नहीं किया। प्राह्मणो को उच्च पदो पर नियुक्त किया गया और उन्हें शासन 
कार्य सौंपा गया। इस वश ने कई योग्य झासको को जन्म दिया, परन्तु बाद 
में इसका प्रभाव घटने लगा और सत्ता के लिये प्रतिद्दद्व प्रारम्म हो गया। 
इससे मुगछों को काश्मीर-विजय का सुअवसर मिछ यया। 'तारीस-ए-रशीदी' 
के प्रसिद्ध लेखक मिर्जा हैदर दुगछात ने काइमीर पर अधिकार जमाया, परन्तु 
शीघ्र ही दूसरे कार्यों में व्यस्त हो जाने के कारण उसको यह अधिकार छोड़ 
देना पड़ा। उसने फिर सन्‌ १५४० ई० में काश्मीर को अपने अधीन किया 
और मृत्यु-पर्यन्त (१५५१ ई०) मुगल-सम्राद्‌ हुमायूं के नाम पर शासन 
करता रहा। उसके देहान्त के बाद काइमीर मरे फिर अराजकता फ्रैक गई 
और प्रतिद्रद्वी दलों ने अपने-अपने पक्ष के नाम-मात्र के राजाओं को सत्तारूढ़ 
कराया। यह राजा व्यवस्थित शासन स्थापित करने में असमर्थ थे। यह 
अव्यवस्था अन्ततः तब समाप्त हुई, जब १५८६ ई० में अकबर ने काश्मीर को 
मुगलछ-साम्राज्य में मिला छिया। 
कप्नौज--हप की मृत्यु के पश्चातू परिहार या अ्रतिहार-बंझ द्वारा झासित 

क्क्नीज पहला राज्य था जिसने प्रमुखता प्राप्त की । कन्नौज का राजा यशोवर्मत्‌ 
झव्तिशाली शासक था। विदेशी राज्यों के साथ उसने कूटनीतिक सम्बन्ध 
जोड़ लिया या। विद्यापप्रेम के लिए भी वह विस्यात है।' उसके वाद 
बहुत से दु्वेल शासक सिंहासनास्रीन हुए, जो काइमीर, बंगाल और दूसरे 
पडौसी राज्यों के आक्रमणों को रोक सकने में असभर्थ थे। लेकिन मिहिर- 


३. यशोवर्मन्‌ को काइमीर के छल्तादित्य ने ७४९१ ई० में सिहासन- 
च्णत किया। प्रसिद्ध नाटक मालती भाधव' तथा उत्तरराभचरित' का लेखक 


सहाकबि भवभूति इसी को राजसभा में था। 
स्टाइन सम्पादित 'राजतरंग्रियी” भा० ४, पू० १३४। 





ऊ 


मुसलूमान-आक्रमणों से पूर्व का भारत ५ 


भोज (८४०-८९० ई०) के हाथों कन्नौज का फिर उत्कर्ष हुआ। मिहिरभोज 
योग्य और शक्तिशाली शासक था। उसने विस्तृत विजयों से विशाल साम्राज्य 
का निर्माण किया जिसमें पंजाब राज्य के सतलूूज के आसपास के जिले, 
राजपूताना का कुछ भाग, वर्तमान उत्तर-अरदेश का बहुत बड़ा भाग और 
जालियर प्रदेश सम्मिलित थे। भोज के उत्तराधिकारी महेन्द्रपाल' ने भी अपने 
पिता से प्राप्त विशाल साम्राज्य पर दृढ अधिकार रखा, परन्तु जब राजसत्ता 
ससके सौतेले भाई महिपाक के हाथ में आई तो कन्नौज को ९१६ ई० में 
राष्ट्रकूट-बश के राजा तुतीय इन्द्र की शक्ति के सामने झुकना पड़ा ।* 

अधीनस्थ प्रदेश, जो केवछ आंशिक रूप में ही राजभक्त थे अब स्वतन्त्र 
होने लगे और कन्नौज के आधिपत्य की अवहेलना करने लगे; परन्तु कन्नौज 
के सौभाग्य से इन्द्र ने अपनी विजय को आगे नहीं बढ़ाया और उसके लौट 
जाने के बाद महिपाल को अपने सहयोगियों की सहायता से अपने खोए 
अधिकार को पुनः प्राप्त करने में अधिक कठिनाई नहीं हुई। परन्तु इसके 
बाद भी वह विजय-छोलुप पड़ोसियों से अपनी रक्षा न कर सका और यशोवमेन्‌ 
चन्देल को, जिसने जैजाकभुक्ति राज्य के प्रधान नगर कार्किजर में अपनी 
सत्ता स्थापित कर छी थीं, विष्णु की एक बहुमूल्य मूर्ति देकर उसने अपनी 
जान बचाई। यमुना नदी प्रांचाल और जैजाकभुक्ति राज्यों की सीमा 
निश्चित हुई। कन्नौज की शक्ति का छास होता गया और पहले का शक्तिशाली 
कन्तौज अब इतना दावितहीन हो गया कि अधीन प्रदेश एक-एक कर 
उसके हाथ से निकलने छग्रे। गुजरात स्वतन्त्र हो ही चुका था और दसवी 
शताब्दी के मध्य में वहाँ सोलकी-राज्य की स्थापना से यह निश्चित रुप से 
सिद्ध हो जाता है कि उस समय कन्नौज का पश्चिम भारत के साथ सम्बन्ध 
ने रह गया था।"उवालियर भो कप्तोज के अधिकार से निकलकर बुदेलखण्ड 
के चन्देल शासक की अपीनता में चछा गया था। 


४. एपिग्राफिया इण्डिका, भा० ७ पृ० २० व ४३३ 

५. पु जरात के ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार मूलराज ने ९४२ ई० 
से ९९७ ई० तक राज्य क्िया। उसको कन्नौज के राजा राजी का पत्र कहा 
गया है। स्मिथ का कथन है कि “राजी महिपाल की एक सेनिक उपाधि 
थी और मूलरान सम्मवतः उसका प्रतिनिधि-शासक या, जो महिपाल की 
अधीनता दुकरा कर स्वतन्त्र हो गया था। (स्मिय, अर्ली हिस्द्ी जँव इण्डिया! 
पृ० र३े८१)। 

बयती (ऐतिहासिक गाथाओ) के अनुधार चालुव॒य-वंध की अनहिछवाड़ 
शास्ता के संस्थापक प्रथम मूलराज ने वि० सं० ९९८ से १०५३ तर राज्य 
किया। राज्यारोहण के थोड़े ही समय बाद उसको शाकमरी के राजा और 


६ मध्ययूय का इतिहास, 


चन्देलों की तरह चौहान और परमार-वंश के राजपूतों ने अजमेर और 
मालवा में अधिकार जमा लिया था। कन्नौज का परिहार-वंध मुसठमाव- 
आक्रमणकारियों के निरन्तर आक्रमणों से, जिनका विस्तृत वर्णन आगे 
किया जायेगा, द्रृतगति से शव्तिहीन होता गया | जब १०१९ ई० में महमूद 
गजनवी अपनी युद्ध-विपुण सेवा छेकर कन्नौज के दरवाजे पर आ धमका 
तो कन्नौज का शासक राज्यपाल उसके साभने ठहर ने सका और घोर 
अपमानपूर्ण आत्म-सम्र्पण द्वारा उसने अपना पीछा छुड़ाया। उसके सहायक 
राजाओं ने जिन्होंने सुबुक्हगीन के हमले को रोकने में उसका साथ दिया था, 
इस कायरतापूर्ण आत्म-समर्पण को राजपूती शान पर अमिट कलंक समझा 
और उससे रुप्ट हो गये। 

उसके इस प्रकार अधीनता स्वीकार कर छेने पर चम्दे८ राजा गड 
उप्ट हो गया और राज्यपाल को इस अपमानजनक कृत्य का दण्ड देने के 
छिये उसने राजाओं का संघटन किया। गंड के पुत्र विद्यापर ने इस सम्मिछित 
सेना का नेहृत्व करिया। इसमे स्वाल्तियर का कछवाहा सरदार भी सम्मिलिया 
था। इस सम्मिलित सेना ने राज्यपाल को बुरी तरह पराजित कर तलवार 
के घाट उतार दिया। अब राज्यपाल का पुत्र त्रिलोचनपाल शासक हुआ। 





तैलप के सेनापति वरप्पा के आक्रमण का सामना करना पड़ा। शाकंमरी का 
राजा विप्रहराज चौहान रहा होगा। हे 

मूलराज के शासन-काछ का निश्चय अभिलेतों से हो जाता है। सबसे 
पुराना अभिलेख, जो ९७४ ई० का है, श्री धुव की नजर में आया था और 
दूसरा अभिलेख काडी-प्लेट' है जो ९९७ ई० का है। मूलराज के सबसे 
बाद के अभिलेख पर ९९५ ई० की तिथि पडी है। यह कान्यवरुब्ज के ब्राह्मण 
दीर्घाचार्य को चन्द्रगरहण के अवसर पर दिये गये अनुदान से सम्बन्धित है। 

देखिये, स्टेन कोनो का बालेरा प्ेट्स आँव मूलराज” नि्ंध-एपिग्रा० 

इष्डिका जि० १० पुृ० ७६-७८ १ कि 

हप॑ मे गुजरात के चल्कमी राजाओं को जीत लिया था, लेकिन उसकी 
मृत्यु के बदद वह ७६० ई० में स्वतत्त हो गये थे और अरबों ने उतकी 
राजधानी को नप्ट किया था। इनके पतव से गुजरात में एक दूसरे राजवंश 
का उदय सम्भव हो सका। यह वश भी राष्ट्रकूटो और सोलंकियों के हक 
दब गया जिन्होंने दमवी शताब्दी के उत्तरार्ट में अपना प्रमुत्व स्थापित कर 
छिया भा। 

(जनरल आऑँव रॉयल नम सोसाइटी, १९१३, १० २६६-६५९, 
इप्डियन एप्टिक्वेरी, १३, पृ० ७०)१ 

६. स्वालियर के समीप दुबकुण्ड-अभिछेख (एपिग्रा०  इेण्डि० जि० 
२ पृ० २३५) ग्वालियर के कछचाहाय सरदार अत बार विद्याधर चंदेल 
के आदेश से, राज्यपाल का वध किया जाना दिखा है। महोवा में शरप्त एक 


मुसलमान-आक्रमणों से पूर्व का भारत ७ 


मुसलमान आक्रमणकारियों के निरन्तर बढ़ते हुए दवाव और पड़ोसी 
राजाओं की ईर्प्पया के कारण वह भी अपनी झवित न वढा सफा। आतन्तरिक 
दुर्वेहता और मुसलमानों के हमलो की चोटों ने कप्नौज के रहे-सहे प्रभाव को 
भी समाप्त कर दिया और त्रिकोचनपाल के उत्तराधिकारी' अपना अधिकार 
बनायें रखने का असफल प्रयास करते रहे। अन्त में १०९० ई० के लगभग 
गहरवार-वंश के राजा चन्ददेव मे, जिसने बनारस, अयोध्या और समवतः 
दिल्ली की सीमा पर भी अपना आधिपत्य जमा लिया था, कन्नौज के इस 
राजवद को पूर्णतः परास्त कर दिया। 

अजमेर---राजपूत्तों का दूसरा प्रसिद्ध वंश राजपृताना में साभर का 
चौहान-वंश था, जिसको कनेल टॉड में “राजपूतों में सर्वाधिक धूरवीर” कहा 
है। अजमेर साभर-राज्य का एक भाग था। इस राज्य का प्रारम्भिक शासक 
जिसका कि प्रामाणिक विवरण प्राप्त होता है चतुर्थ विग्रहराज था जो 
बीसलछदेव चौहान के नाम से अधिक प्रसिद्ध है।< बह अत्यन्त बलशाली 


अभिलेख में विद्याधर को' युद्ध-कला-विशारद कहा गया है और कान्यकुब्ज 
के राजा के विभाश का श्रेय इसी को दिया गया है। 
(एपिग्रा० इण्डि० जि० १, १० २१९)। 

७. त्रिलोचनपाल के उत्तराधिकारी यशपाल के एक १०६६ ई० के 
प्रस्तर अभिलेख से, विदित होता हैं कि इस वर्ष तक कन्नौज में परिहारों 
का शासन रहा। परन्तु इसके बाद चन्द्रदेव राठौर ने उनको पराजित कर दिया 
और स्वय इस छोटे से राज्य का स्वामी बन वैठा, क्‍योंकि अब तक कन्नौज 
के अधीन प्रदेश इसके हाथ से निकछ चुके थे। (टॉड का राजस्थान--यौरी+ 
शंकर हीराचंद ओोझा सम्पादित पृ० ४४९)। 

दिल्‍ली की स्थापना इस घटना से लगभग एक शताब्दी पूर्व ९९३-९४ 
ई० में हो चुकी थी। 

८. बीसलदेव अर्गोराज 2046 4 का दूसरा पुत्र था। अर्गोराज 
के तीन पुत्र थे--जगदेव, वीसलदेव सोमेश्वर! जगदेव ने अपने पिता 
को मारकर अजमेर का सिंहासन हस्तगत कर लिया था। परन्तु उसके छोटे 
भाई बीसलदेद ने उससे गद्दी छीनकर और स्वयं अपने को राजा घोषित कर उस 
अमानुपिक अपराध का दण्ड दिया। 

९२ का राजस्थान--्योरीभकर हीराचन्द ओझा, पूृ० ४००)। 

मेश्वर के समय का एक अ्रस्तर-लेख, जिस पर विक्रम सं० ११५२६ 
(११६९ ई०) की तिथि पड़ी है, मेबाड़ में विजोलिया नामक स्थान से 
प्राप्त हुआ हैँ। इसमें वीसलदेव हारा दिल्ली-विजय का उल्लेख है। यह 
विजय ११६३ ई० के छगमग की गई थी। ऐसा ही उल्लेख और तीन स्थानों 
पर मिला है। स्मिय ने बीसलदेव द्वारा दिल्ली-विजय की घटना पर संदेह 
प्रकट किया है (अर्ली हिस्ट्री' पू० ३२८७) ॥ अभिलेख (जरनल बॉँव एश्िया, 
सोसा० आँव वयारू, १८८६, पृ० ५६) के २२वें इलोक के अनुवाद से स्मिय 


< भध्ययुग का इतिहास 


था और युद्धों में शोर्ये-प्रद्घंथ एवं विजयों का यशलाभ करने के लिए 
सदा लालायित रहता था। विद्यानु राग में भी वह किसी से पीछे न था। वह 
विद्या-प्रेमी भी था ओर स्वयं भी उल्चकोटि का विद्वान्‌ और कवि था। उसने 
तुर्कों से छोहा लिया तथा परिहारों से दिल्ली छीनकर हिमालय की तराई से 
विन्ध्याचछ तक विस्तृत राज्य का निर्माण किया ।* वीसलदेव ने विद्या की 
उन्नति और प्रसार के लिए भी बहुत प्रयत्न किया | अजमेर में उसने बहुत 
बड़ा विद्यालय स्थापित किया और अपने राजकवि सोमेश्वर-रचित 'लिलछिता- 
विग्रहराज”' नाटक तथा अपने बनाये हरिकेलि' नाटक को प्रस्तरखण्डों पर 


को यह धारणा पुष्ट होती दिखाई देती है, लेकिन ११६४ ई० के दिल्‍्ली- 
शिवालिक-स्तम्भ अभिलेख में कहा गया है कि उसने हिमालय और विन्ध्याचल 
के बीच के सारे देश को जीत लिया था। 

पृथ्वीराज विजय' काव्य में, जिसकी रचना ११७८-१२०० ई० के बीच 
हुई, उत्तर-भारत के अन्तिम चौहान सम्राट की पराक्रमपूर्ण बिजयों का 
खर्णन है। इसका पता डा० बुहछरने काइमीर में रगाया था। इस काव्य 
में चौहानों की वंशावली दी गई हैं, जो अभिलेखो से प्रमाणित हो जाती है। 
यह निम्न प्रकार है :-- 

अर्गपोराज । ११३९ ई०) 


नाम नही दिया है चतुर्थ विप्रहराज पार कम उसका कक ह 
(हम्मीर महाकाव्य और ग्वालियर (११५३-६४ ई०) (११७०-७७ ई०) 
और कुमार से प्राप्त वशावलियों 
से, जिनका जनरलू कर्निधम ने अपर गागेय 
विचार किया है, पता छगता है या _ पृथ्वीराज हरिराज 
कि इसका नाम जगदेव था ) अमर गांगेय (मृत्यु ११९२ई०)(११९३-९५) 

या 





पृथ्वीमट्ट राय पिथौरा 
;७+' ० दिल्लि 
किन का बना है कि बीक्षदेव की सबसे अ्सिद्ध विजय दिल 
की विजय थी। उसने दिल्ली के तोमर-वंशी राजा को करद-राजा के रूप 
में राज्य करने दिया और अपने पुत्र सोमेशवर का विवाह उसकी पुत्री से कर 
दिया। (इम्पीरियछ गजेटियर भा० रे, पु० ९ ३१४) । 

९. प्रमिद्ध लोह-स्वंम पर वीसलदेव का वि० सं० १२२० (११६३ ६०) 
का अभिलेख है। इसके अनुसार उसने देश को मुश्तलमानों से मुक्त कर पुनः 
आयेभूमि बनाया। नादोछ, जालोइ और पाछी पर उसने आक्रमण किया और 
दिल्ली को ११५३-६३ ई० के मध्य जाता । | 

कार स्टीफन--“आक्योडॉजी आँव इिल्दी' पृ० १३८; इण्डियन एण्टि- 
यवेयी जि० २० १९० २०१; मारा--अजमेर पृ० १५३॥ 


मुसलमान-आक्रमणो से पूर्व का भारत ९ 


अंकित करवाया, जिससे वह सुरक्षित रह सके। यह नाटक आज भी अजमेर 
के 'राजपूताना संग्रहालय” मे सुरक्षित है। हरिकेलि' वाटक का विवरण 'इडियन 
एण्टिववेरी! जिल्‍द २०, पृ० २०१ में दिया हुआ है। डा० कीलहोंन ने निम्न 
शब्दों में भारतीय नरेशो की प्रतिभा की भूरि-भूरि प्रशसा की है--यहां इस 
बात के यथार्थ और असंदिग्ध प्रमाण उपलब्ध होते है कि प्राचीनकाल के 
झक्तिशाली हिन्दू-नरेश कवि के रूप में ख्याति प्राप्त करने के लिए कालिदास 
और भवसभूति से स्पर्धा करने को उत्सुक रहते थे।” इस विद्यालय के भवन को 
मुहम्मद गोरी के सैनिकों मे ११९३ ई० में भूभिसात्‌ किया और अपने सहर्मियों 
को कृतहत्य करने के लिए इसके स्थान पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया। 
तुर्कों के प्रारम्भिक इतिहास में बर्बरता के ऐसे कार्यो की कमी नही है। 
शताब्दियों से पूज्य विद्या के स्थान और देवालय इन धमन्धि साहसिकों के 
अहारों से अपना अस्तित्व अक्षुण्ण न रख सके। इन साहसिकों की दृष्टि में तो 
ऐसे स्थानों का ध्वंस धर्म के प्रति पवित्र कत्तव्य का पालन करना समझा जाता 
था। बीसलूदेव की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अमरगांगेय शासनाधिकारी हुआ। 
परन्तु वह अल्पवयस्क था, इसलिए उसके चाचा जभदेव के पुत्र पृथ्वीराज ने 
उसके प्रतिनिधि के रूप में शासने क| सचालन अपने हाथ में ले लिया और थोड़े 
समय बाद ही सिंहासन छीनकर अपने नाम से श्ञासत करने लूगा। उसके 
देहावसान के बाद, जो सम्भवततः ११६९ ई० में हुआ, दिल्ली का सिंहासन 
बीसलदेव के छोटे भाई सोमेश्वर के अधिकार में आया। सोमेश्वर का आधिपत्य 
तोमर और चौहान दोनीं ही वंथों के राज्यों पर स्थ/पित हो गया और दिल्ली 
ज़था अजमेर के अधीन राज्यों ने भी उसका प्रभुत्व स्वीकार कर लिया। 
उसके बाद राजपूत-गौरव की अन्तिम विभूति विख्यात पृथ्वीराज चौहान" 


१०. (ृथ्वीराजरासो' में लिखा है कि दिल्ली के तोमर राजा अनंगपाल 
ने, जो प्थ्वोराज का नाना था, पृथ्वीराज को ग्रोद लिया था; इस प्रकार 
वह दिल्‍ली के सिंहासन का अधिकारी हुआ था। यहू कपोल-कल्पित कथा है। 
जेसा कहा जा चुका है, बीसलदेव चौहान ने तोमरों से दिल्ली को जीत छिया 
था और तब से दिल्लों अजमेर के चौहानो के अधीन थी । 

खन्‍्दबरदाई ने लिखा है कि सोमेश्वर का विवाह अनेंगपाल की पुत्री कमला 
देवी से हुआ। परन्तु यह असत्य है। सोमेश्वर की रानी का नाम कर्पूरदेवी था 
और वह कलचुरि वश्चय के राजा की कन्या थी। इस विवाह से पृथ्वीराज का 
जन्म हुआ था, जिसने अपने पिता की मृत्यु के बाद दिल्ली और अजमेर दोनों 
-ही राज्यों का शासन संमाछा। (जरनछ रॉयल एसि० सोसा०, १९१३, पु० 
२५९-८१) १ 


हम्मीर-काव्य' से सी इसी मत का समर्थन होता है और व्युदहलर मे भी 


६० मब्ययुग का इतिहास 


सिहासनारूढ़ हुआ, जिसके शौर्य और प्रेभ के पराक्रमपरूर्ण कार्यों की गायाएँ 
आज भी उत्साही चारणो द्वारा समस्त उत्तर-भारत में गाई जाती है । 
मध्यकारलीन योरप के वीर-योदाओ वी भाँति समर>्भूमि में वह बहुत आनन्द 
का अनुभव करता था। उसकी विजयों से उसका यज्ञ देश के कोने-कीमे में 
फैल गया। ११८२ ई० में उसने चन्देलों के राज्य पर अभियान किया और 
भहीवा के राजा परम्दित या परमाछ को हराया। जब मुहम्मद गोरी ने भारत 
पर आक्रमण किया तो पृथ्वीराज ने राजपूत-राजाओं को संघवद्ध किया और 
उनकी सम्मिलित सेना ने ११९१ ई० में थानेश्वर के पास तराइन नामक 
स्थान पर मुसलमानों को पराजित किया। यह पराजय मुसछमान-आकाता 
के हृदय में चुभती रही और अगले वर्ष वह पुनः असखझ्य सेना छेकर भा 
पहुँचा। वीर राजपूत जान हथेठी पर रखकर लड़े और अन्तिम क्षण तक लड़ते- 
लड़ते खत रहे। राजपूतों की पराजय हुई। मुसलमान इतिहासकारों का 
कहना है कि पृथ्वीराज को वबदी बनाकर निर्देयतापुवंक उसका वध किया 
गया ।*! इस पराजय और पृथ्वीराज के निधन से हिन्दू-शक्ति को विनाशकारी 
आधात लगा और विजयी आक़ांता हिन्दुस्तान का अधिपति वन गया। अभि- 
मभात्री कन्नौज-तरेश जयचन्द ने इस युद्ध में भाग नहीं छिया और उदासीन 





यही स्वीकार किया है। (प्रोसीडिंग्स ० ऑँच एशि० सोसा० आँव बंगाल, १८९३, 
पृ० ९४) । 
ला 'रासो' में लिखा है कि पृथ्वी राज को बदी बनाकर गज़नी' ले जाया 
गया, जहाँ अपनी धनुविया में 922० णता _का प्रदर्शन करते हुए उसने सुलतान 
को तीर से बेध दिया और स्वर्य भी टुकडें-टुकडे कप मार डाला गया। यह 
कथा सत्य नही है। सुल्तान का वध खोखरों द्वारा हिजरी सन्‌ ६०२ 

०५०६ ई०) में हुआ था! 
| बाई का कथन है कि युद्ध में पृथ्वीराज को जीतना असम्भव 
समझकर, जयचन्द्र ने एक चाहू चली! उसने अपने भाई बॉलकराम को 
शहाबुद्दीन की सहायता के लिए भेजा और शहाबुद्दीन को दिल्‍ली पर चढ़ाई 
करने के लिए उकसाया। यह कथन भी ठीक नढी है। किसी भी मुसलमान 
इतिहासकार के कथन से इसका समन नहीं होता । 

(व्यास बुलाया मर में (९० १५५) में धर 

थ् लछास सारदा ने अप' न पृ ९ 
बात + 22 रूप से स्वीकार कर लिया है कि कन्नौज के राठौरो और 
गजरात के सोलंकियो ने मिलकर मूहम्मद गोरी को प्थ्वीराज पर चढ़ाई करने 
के लिए बुलाने का पड्यन्त्र रचा था! यह बात बहुत संदिग्ध है और स्पप्टतः 
रासों के आधार पर कही गई हैं। यदि जयचन्द ने मुसलमानों से सहयोग किया 
होता तो मुसलमान इतिहासकार इसका उल्लेख अवश्य औौर बड़ी भ्रस॑प्नता से 


करते ! द 


मुसछमान-आक्रमणों से पूर्व का भारत ११ 


भाव से युद्ध का तमाशा देखता रहा। उसने चौहान-वंश पर आई हुई इस 
घोर विपत्ति को दूर करने में सहयोग न दिया। झायद उसका यह विश्वास 
था ,कि इस प्रकार उसके एक प्रवल-अतिद्दी का, जिसने उसकी बहुत कप्ट 
दिया था, विनाश हो जगने से उसके मार्य की एक बहुत बड़ी बाधा दूर हो 
जायगी और तब उत्तर-भारत की. प्रमुखता प्राप्त करने के लिए उसका मार्ग 
तिष्कंटक हो जायगा। 

दिल्‍ली की विजय से मुसलमान-विजेताओं का मार्ग प्रश्चस्त हो गया। 
कन्नौज के राठौरीं और दिल्‍ली के चौहानो के भापत्री झगड़ों और हिन्दुस्तान 
में प्रमुखता प्राप्त करने की प्रतिस्पर्धा ने दोनों की शक्ति को क्षीण कर दिया 
था। अतः दोनों के विनाश की भूमिका तैयार हो गई थी। भीषण संग्राम में 
राय पियौरा को हराकर मुहम्मद गोरी ने कन्नौज की ओर मूह फेरा और 
अपनी दुर्जेय सेना की सहायता से जयचन्द को हराकर राठौरों के अभुत्व को 
समाप्त किया। मुसलमानों के विजय-प्रवाह की रोकने में स्वयं को असमर्थ 
देखकर, गहरवार-वंश के वहुत से छोय कन्नोज छोड़कर राजपूताना में जा वे 
और वहां उन्होंने वर्तमान जोधपुर राज्य की नीव डाली। मुहम्मद के योग्य 
सेनापतियों ने ग्वालियर, अनहिलवाड़ और कालिजर को जीतकर विजय का 
कार्य सम्पन्न किया। उसके गुलाम कुतुबुद्दीन को, जो दिल्‍ली के सिहासन पर 
बैठ गया था, उत्तर-मा रत के अनेक राज्यों ने अपना स्वामी स्वीकार कर लिया 

घन्देल-वंध---उत्तर-भारत के अन्य प्रसिद्ध राजपूत-शासक-वंधों में 
जैजाकभुक्ति (वर्तमान वुन्देछखण्ड) के चन्देल'' और चेदि के कलचुरि जिनका” 





१२. घन्देलों की उत्पत्ति के विषय में स्मिथ लिखता है :--'स्वयं चन्देलों 
में एक अविश्वसनीय कथा प्रचलित है, जिसमें उनकी उत्पत्ति चन्द्र द्वारा एक 
भ्राह्मणी के सहवास से बताई गई हैं। इस कथा का महत्त्व इसमें छिपे हुए 
इस तथ्य में है कि इस जाति को उच्च-कुलोत्पन्न प्रमाणित करने की आवश्यकता 
का अनुभव किया गया और 'चतन्रकंसी” राजपूर्ती में मिल्मा लेने और ब्राह्मणी- 
माता को बात गढ़कर सम्मान का पद विला देने से भल्ती भांति पूरी कर दी 
गईं। वास्तव में अब भी चन्देलों को हीन-कुल का माना जाता है। स्पष्ट प्रतीत 
होता हैं कि इनके पू्वंज उत्तर-पश्चिम से नहीं आये थे और न इनका सम्बन्ध 
उन हुण तथा अन्य जातियों से था, जिनकी संतान वर्तमान काछः के चौहान 
आदि सूय्यंवच्ची राजपुतो के रूप में विद्यमान है। इस वात के इनमें पर्याप्त 
लक्षण दिखाई देते है कि इनकी उत्पत्ति ग्रोडों से हुई, जिनके साथ ऐसो ही 
अन्य जातियाँ भी सम्बद्ध हैं। (इण्डि० एप्टिण, १९०८, पृ० ११४-४८ पर 
स्मिथ का चन्देलों के इतिहास और सिक्‍को पर लेख)। “र्ली हिंस्ट्ी आँव 
इण्डिया! (१९२४ का संस्करण) पू० २४९; णरन० आँव एृश्चि० सोसा ० 
बंगाल, १८७७, भा० १, पृ० २३३। 


2 मध्ययुय का इतिहास 


आधिपत्य वतंमान मध्य-प्रदेश के अन्तर्गत आनेवाला क्षेत्र था, उल्लेखनीय हैं। 
पडोसी राज्यों के शासक होने के कारण, इन व्धों में घनिष्ठ सम्पर्क रहा। 
इनका मध्यकालीन इतिहास, पारस्परिक विवाह-सम्बन्ध, अधिकार-लोलुपता 
और सीमा-सम्बन्धी विवादों के कारण जो युद्ध हुए, उतका वर्णन है। कालियर 
पर अधिकार होने के कारण चेदि-शासकों को 'कालिजिराधिपति” भी कहा 
गया है और ऐसा प्रतीत होता है कि किसी समय तैलंग प्रदेश पर भी उनका 
अधिकार था। 

अब यह निविवाद सिद्ध हो चुका है कि स्थानीय परिहार-सरदारों 
को अधिकार-च्युत कर चन्देलों ने अपना आधिपत्य स्थापित किया था। परन्तु 
यह वंश इतिहास के क्षेत्र में उस समय त्तक प्रकाशित न हो पाया जब तक 
कि नवीं शताब्दी के प्रारम्भ में नन्नुक चन्देल ने अपने लिए एक छोटे से 
राज्य की स्थापना न कर छी, जो प्रारम्भ में जैजाकभुवित के दक्षिण-भाग 
तक सीमित था ।"' जान पड़ता है कि पहले से चन्देल कन्नौज के पाचाल शासकों 
के अधीन रहे, परन्तु दसवी शताब्दी के उत्तरार्द्ध में कन्नौज को पराधीनता से 
मुक्ति पाकर स्वतन्त्र हो गये। 

हु चन्देल महत्त्वाकांक्ी शासक था। ऐसा विदित होंता है कि अपने 
समय की राजनीति में वह प्रमुख भाग छेता था । चौहाव-राजकुमारी से विवाह 
कर्‌ उसते अपने प्ररिवार की प्रतिष्ठा बढ़ाई और कन्नौज के राजा महिपाल 
को उसके प्रवल शत्रु दक्षिण के राष्ट्रकूट राजा तृतीय इन्द्र के विरुद्ध लड़ने 
में सहायता देकर अपने कुछ को गौरवान्वित किया। उसके उत्तराधिकारी 





इस विषय पर विद्वानों में मतमेद है; इसलिए किसी निश्चित निष्कर्ष 
पर पहुँचना वहुत कठिन है। स्थातो- में इनकी उत्पत्ति ब्राह्मणों से बताई गईं 
है, जब कि चन्देल अपनी उत्पत्ति राठौरों से मानते हैं। ( ढॉड का राजा 
ओझा सम्पा० प० ४९७; तथा टॉड्स राजस्थान क्रुक सम्पा० (अंगरेज ) 
कम के पड़ा। 
जैजाकमभुवित का नाम जैजाक के नाम पर पड़ 
१३. जैजाकमुकित का नाम चदेल राजा के ना बह लक 
चदेलन-बड् वे संस्थापक के पुत्र वाक्‍्पति की मृत्यु के बाद उसका इत्र जजाक 
सिंहासनाल्‍्ड हुआ था| 


चन्देछो के राज्य की सीमा समय-समय पर बदलती रही। कक 
से १२०३ ई० में परमाछ की मृत्यु-पर्यंत इस राज्य यो अम मधरुर 
और महोवा झामिल्व रहे। परगना हमीरपुर ओर उसके उत्तरवर्ती ' नर 
जिले में चंदेल-शासव्‌ का कोई प्रमाण नहीं मिल्ता। सम्मव है यह्‌ 583 | 
समय जंगलों से ढेंका रहा हो औौर इसमें इधरूउधर जंगली जातिय 


बसी हों । 


हैः 
हि कि का 
पुत्र वीर यशोवमंन्‌ ने चेदि के कलछचुरियों की परास्ते-क्र काकिजर-का किला 


जीत लिया। इस प्रकार शक्ति बढ़ाकर उसने, व 622 +अ%( 8 पूरे आक्रमण किया 
ह् 5] कीट 
कथन 


अभ्गः, ...... 


मुसलमान-आत्रमणों से (पूर्व का भारत 


और वहाँ के शासक से वल्यूर्वक विष्णु की एक बहुमूल्य, अतिर्मा परॉपत क 
जिसको चन्देल राज्य के एक प्रधान नगर खजुराहो के मन्दिर में समारोह- 
पूर्वक प्रतिष्ठित किया गया। मध्यकाल में प्रभुत्व स्वीकार करवाने की यह 
एक बिश्येप परिपादी थी । 

यह्योवर्मन्‌ के बाद उसका पुत्र धंग (९५०-९९ ई०) सत्तारूढ़ हुआ, जो 
घन्देल-वंश में महत्त्वपूर्ण शासक हुआ हैं। उसका राज्य उत्तर मे यमुना से 
दक्षिण में चेदि-राज्य की सीमा तक और पूर्व में कालिजर से परिचम में 
ग्वालियर और भिलसा तक फेंला हुआ था। जब सुबुबतगीन ने हिन्दुस्तान पर 
चढ़ाई की उस समय उसका सामना करने के लिए जयपार ने राजाओं का 
जो संघ बनाया उसमें धंग ने भी भाग लिया और अन्य सहयोगियों की 
भाँति वह भी पराजित हुआ। वह बहुत वृद्धावस्था तक जीवित रहा भर 
अन्त में उसने गंगा-यमुना" के संयम पर ध्यानावस्थित होकर प्राण-त्याग 
किया। उसके पुत्र और राज्याधिकारी गण्ड ने भी (९९९-१०२५ ई०) अपने 
पिता की युद्ध-नीति को जारी रखा और ज्व महमूद गणनबी ने शवितशाली' 
सेना के साथ १००८ ई० में छाहौर राज्य पर चढ़ाई की तो आत्म-रक्षा 
की भावना से प्रेरित होकर गण्ड ने भी आनदपाल और उसके सहयोगियों 
का साथ दिया। परूतु यह प्रयत्न सफल न हुआ। कक्षौज बुरी तरह पराजित 
हुआ और आक्रमणकारियों को अपुना स्वामी स्वीकार कर लिया। राजपूतो 
को यह दयनीय आत्म-समपेंण बहुत बुरा छगा और गण्ड ने कन्नौज के शासक 
राज्यपाल को इस प्रकार राजपूती गौरव को लाछित करने बंप दण्ड देने 
के लिए अपने पुत्र विद्याधर को भेजा। मुसलमानों द्वारा कुचला हुआ राज्य- 
पाक प्रतिरोध नं कर सका। वह पराजित हुआ और मारा गया। जब 
महमूद को इस अमानुपिक वध की सूचना मिली ती उसने अपनी सेना 
सुसज्जित कर गण्ड पर चढ़ाई की। ग्रण्ड ने भी विशाल सेना के साथ उसका 
सामना किया। इस वार महमूद चन्देल' राजा को न हरा सका और चन्देल 





१४. एक अभिल्‍ेस से ज्ञात होता है कि धंग ने प्रयाग में “आँख मूंदकर 
रुद्र का ध्यान करते हुए स्तुति-परायण होकर” प्राय-त्याग किया। अभिलेख 
में उसके शरीर-त्याग! करने का उल्लेख है, जिससे यह अर्थ नहीं छगता कि 
उतने आत्म-ह॒त्या की । 


(जरन० आऑँव० एशि० सोसा० बंगाछ, भा० १, जि० जयणा 
पृ० ४७)। 


रड भध्ययुग का इतिहास 


उस दुष्परिणाम से बच गया जो उस्ते' बाद में भोगना पड़ा। इस विफलता से 
अहमूद झान्त व रहा। उसने कुछ वर्षों दाद फिर ब्राकृमण कर चन्देछ राजा 
को १०२३ ई० में सधि करने पर बाध्य किया। इस सन्वि के अनुसार गण्ड 
को कार्लिजर से हाथ घोना पड़ा तथा महमूद का आधिपत्य स्वीकार करता 
पड़ा । ग्रष्ड की मृत्यु के वाद चन्देठ और कठचुरि हिन्दुस्तान में अपनी 
प्रमुखता स्थापित करने के लिए आपस में भिड़ गये । इस झगड़ों का जन्मदाता 
आांगेयदेव कलचुरि था, (१०१५-४० ई०) जिसने पूर्व में तिरहुत तक अपने 
राज्य का प्रसार किया।" उतरी मृत्यु के बाद उसके पुत्र करणदेव ने 
(१०४०-७० ई०) अपने पिता की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का भार 
अपने ऊपर लिया । मग्रध और माछवा से उससे लड़ाई छेड़ दी। चन्देल 
राजा कीतिवर्मन्‌ देव ने (१०४९-११०० ई०) उसके हाथो करारी हार 
खाई और उसे राज्य से हाथ धोने पड़े। परन्तु थोड़े ही समय बाद उसके ब्राह्मप- 
सेनापति ग्ोपाक्त ने कछचुरि के राजा पर आक्रमण कर अपने स्वामी के वंश 
के प्रति किये गये दुब्यंवहार का बदला लिया," और वह अपने स्वामी का सोया 
अधिकार छोटा लेसे में समर्थ हुआ। इससे आगे बन्देलों का इतिहास पड़ोसी 
राज्यों के साथ निरन्तर युद्धों का वृत्तान्त है, जिसका परिणाम बहुत कुछ 
दोनों पक्षों के नेताओं के व्यक्तित्व पर निर्भर रहता था। 
चन्देलों में मदनचमन्‌ देव शवितिशाली शासक हुआ, जिसने गुजरात के 
सोलकी राजाओं से युद्ध किया मौर बपनी शक्तित को अक्षुण्ण रखा। परन्तु 
परमाल या परमदि देव (११६५-१२०३ ई०) के हाथ में शासत-सुष आने 
पर चंदेल वंश दिल्‍ली के चौहानों के साथ दीपेकालीव भीषण युद्ध में फ्रेस 
गया। परिणाम यह हुआ कि पृथ्वीराज चौहान अपनी विद्या सेना लेकर 





१५. वेन्डाल--हिस्ट्री आँव नेपाल", जरन० ओँव एशि० सोसा०, आऑॉँच 
बगाठ, १९०३, जि० ६, पृ० १८१। 

१६. अवोब चद्घोदय! नाटक में छिपा है कि करणदेव ने चन्दे शासक 
को सिहासनच्युत कर दिया था। वाद में चन्देल-राजा ने गोपाल नामक 
आह्यण-सेवापति की सहायता से अपना अधिकार पुतः प्राप्त किया ) सिलवेन 
छेपी महोदय मे इस साटक का पूद्य अनुवाद (छा वियेत्र इत्दियेन, पृ० २२९- 
३५) किया है। कीतिवर्मत्‌ की पुर्ण विजय और इस नाठक की रचना की तिवर्मन्‌ 
के राज्यारोहेण के कुछ समय बाद, १०६५ ई० या इसके छग्मग अवश्य हो 
गई होगी। यह नाटक चुंदेलन्यासक की एक पझानदारूविजय की स्मृति में 
छिसा यया। इस नाटक के सब पात्र छाक्षणिक हैं और नादक का उपसेद्रार 
पविष्यु-भक्तित' के आशीर्वाद से राजा विवेश! और रानी उपासना के मथुर- 
मिलन द्वारा किया गया है। 


मुततलूमान-आक्रमणों से पूर्व का भारत १५ 


चन्देलो पर घढ़ आया और ११८२-८३ ई० में उसने अपने चंदेल-शक्ति का 
पूर्णपहप से छास कर दिया। फिर भी परमदिदेव अपनी शर्वित और अधिकृत 
प्रदेशों को सुरक्षित रखने के लिए वीरता से संघर्ष में डटा रहा। परन्तु 
मुसलमानों के सफल आक्रमणों से उत्तर-भारत की राजनीति में जो परिवतेन 
हुआ, उससे वह मुसलमान-आक्रमणकारियों से अपनी स्वाधीवता की रक्षा करने 
के छिए अकेला रह गया। छोकऊ-कथाएँ परमदि को कायर के रूप में चित्रित 
करती हैं और महोवा के वीर आल्हा तया ऊदल की दिल्ली के चोहान राजा 
से डटकर युद्ध करने के लिए प्रशंसा करती है; परन्तु यह सत्य नहीं है! जब 
कुतुबुद्दीन ने १२०२ ई० में कालिजर पर आक्रमण किया तो परमिद ने अपने 

वच्च की ख्याति के अनुरूप झोौये का प्रदर्शन किया और अपने राज्य तथा 
सम्मान की रक्षा के हेतु वीरतापूर्वक लड़ते-लड़ते श्राणों का भी उत्सर्यग कर 
दिया । इसके वाद यद्यपि सोलहवीं शताब्दी तक राज्य के कुछ भाग पर 
चन्देलों का अधिकार बना रहा, परन्तु राजनीति के क्षेत्र में उनका कोई 
महत्व न रह गया। इसी प्रकार चन्देठों के प्रतिढंदी करूचुरियों का महत्त्व 
भी घटता गया। तेरहवी शताब्दी के प्रारम्भ में गोदावरी का समीपवर्ती 
प्रदेश उनके अधिकार से निकल कर बारगल के गणपतियों और देवमिरि के 
यादवों के शासन में चछा गया तथा उनके नमंद/-तटवर्ती प्रदेश बघेल राजपूतों 
ने हथिया लिये, जिनके नाम पर इस प्रदेश का नाम बुन्देलखण्ड पड़ा। 


भालवा के परमार--मालवा के परमार भी कम विख्यात न थे। विद्या- 
प्रेम और विद्वानों के उदार संरक्षण के कारण वे इतिहास में प्रसिद्ध हैं। मालवा- 
राज्य की नीव कृष्णराज (उपेस्धर) ने नवी शताब्दी में डाली थी। उसके 
उत्तराधिकारियों ने इस राज्य का विस्तार प्राचीन अवन्ति-राज्य के अधिकांश 
भाग में कर दिया और इसकी दक्षिणी सीमा नमंदा तक हो' गई। परमारों 
के चारो ओर झतक्तिश्ञाली विजय-लोडूप राज्य थे, जो अपनी सीमा बढ़ाने 
के लिए सतत प्रयत्नशील' रहते थे। इसलिए माछवा को महोवा के चन्‍्देलों, 
चेदि के कऊचुरियों, गुजरात के सौलंकियों और दक्षिण के चालुक्यों के साथ 
निरन्तर युद्ध-रत रहना पड़ता था। इस बंध के छठे शासक सीयक ने जो 
श्री हप॑ के नाम से अधिक प्रत्तिद्ध है, हिन्दुस्तान पर आक्रमण करनेवाले हूणों 
को पराजित कर यथार्थ यश्म प्राप्त किया। उसका पुत्र मुंज (९७४-९९४--.७ 
ई०) भी बहुत प्रसिद्ध शासक हुआ, जिसने चोछ, चेदि, कार्गाट और केरल 
राजाओं से सफल युद्ध किये। उसकी झक्ित के उत्कपे से दक्षिण के चालुक्यों 
की ईरप्या जाग उठी और परिणामस्वरूप युद्ध छिड़े गया। मुंज ने द्वितीय 
“लैलप को छः बार परास्त किया, परन्तु जब सातवीं बार मुज ने उस पर 


१६ मध्ययुग का इतिहास 


आक्रमण किया तो पाँसा पलट गया। वह पराजित हुआ और ९९३-९९७ 
ई० के बीच हुए घातक संग्राम में मारा गया |” मुज स्वयं उच्चकोटि का 
विद्वानू था और विद्वानों का आश्रयदाता भी था। धनपाछ, पद्मगुप्त, घनञ्जय, 
धनिक और हलायुध जैसे विद्वानों को उसकी उदार छत्र-छाया में प्रश्नय मिला 
था। उसके परचात्‌ उसका भतीजा भोज १०१० ई० के आस-पास सिंहासना- 
रूढ़ हुआ। उसने अपने पूवंजों के विद्यानुराण और सामरिक विजयों की 
महान्‌ परम्परा को और आगे वेढ़ाया। इसी कारण वह उत्तर-भारत के 
इतिहास में अपने नाम की अमिट छाप छगा गया है। उसने चालुक्यो पर 
आक्रमण कर अपने चाचा की मृत्यु का बदला लिया तथा गुजरात, चेदि, 
अनहिलवाड़ एवं कार्णाट" के राजाओं को अपनी प्रबल शक्ति का 





१७. भुज का उल्लेख वाक्पति, उत्पलराज, अमोघवर्प, पृथ्वीवल्लभ आदि 
विभिन्न नामों से किया गया है। 

मुछ्ज के दो अनुदान-सम्वन्धी-ताम्र-पत्रो से विदित होता है कि बह ९७४ 
६० के छगभग गद्दी पर बैठा। जब जैन-विद्वानु अमित गति 'सुभाषितरत्वन- 
संदोह' नामक ग्रंथ लिख रहा था, जो ९९४ ई० के अन्तिम भाग में पूर्ण हुआ, 
तब मुझ्ज जीवित था। तेरूप की मृत्यु ९९७ ई० में हुई, इससे स्पष्ट हो 
जाता है कि मुछ्ज का देहान्त ९९४-९७ ई० के बीच हुआ होगा। व्यूहूलर, 
स्मिथ और के० ए० आयंगर हारा अनुमानित तिथियाँ लगभग ठीक हैं । 

इंडि० एण्टि०्, जि० ६, पृ० ५१। 

व्यूहलूर, एँपिग्रा० जि० १, पृ० २२२०-२८, २६४, ३े०२ | 

भण्डारकर, अर्ली हिस्द्री ऑव दि डेकन' पृ० २१४। 

स्मिथ--भर्ली हिंस्ट्री ऑँव इण्डिया! पूृ० ३९५।॥ 

१८. भोज का पिता मुछ्ज का भाई सिंघुराज था। मुड्ज अपने भाई 
के प्रति घृणापूर्ण शत्रुता का भाव रखता था: अतः उसने अपने भाई को अंधा 
बनाकर छकड़ी के पिजड़े में बन्द कर दिया था। भोज का जन्म अपने पिता 
की बंदी अवस्था मे हुआ था । मूड्ज ने भोज को मारने की चेप्टा की, परन्तु 
भोज ने जल्लाद के हाथ उसको जो पत्र दिया, उसे पढ़कर भुज्ज अपने अधम 
कृत्य के लिए पर्चात्ताप करने लगा। 4200323: भोज ४2950 मारने का विचार 

त्याग दिया और उसे ही अपना उत्तराधिकारो बनाया 

का सनुरज के अज्यकाल और कार्यों के विवरण किए 

इण्डि० एण्टि०, १९०७, पृ० १७०-७२: आर्कालॉजीकल सर्वे रिपोर्ट! १ का 

४, पृ० २२३८-४३; ऑफ्रेट केटेलॉग क्रेदेलॉगोरम जि० १, पृ० ४१८ व जि० 

पर ) में भोज की अनहिलवाड़ और 
. प्रबन्ध चिन्तामणि (पृ० <०) में भोज और असत्य 

कार्णाद विजय का उल्लेख है। मे कथन सत्य भी हो सकता हा पक 

भी, वयोकि यह ग्रंथ ऐतिहासिक नहीं हैं; परन्तु इसमें सन्देह नही कि इन 

« राज्यों के शासकों से भोज की बहुघा झड़प हो जाती थी। 


मुसलछमान-आक्रमणों से पूर्व का भारत १७ 


परिचय दिया और उनसे अपना प्रमृत्व स्वीकार कराया। भोज निस्सन्‍देह 
अतुल बलछूणाली था, परन्तु उसकी ख्याति का प्रधान कारण उसकी साहित्यिक 
प्रतिभा है। वह स्वयं अद्वितीय श्रतिभा-सम्पन्न विद्वानू, कवि एवं ज्योतिष, 
दिल्‍्प आदि अनेक शास्त्रों कान्नाता था, साथ ही विद्वानों का संरक्षक भी 
था। विद्या और सस्कृति के प्रसार के लिए उसने धारानगरी में 'तरस्वती- 
कृष्ठाभरण' नाम से एक सस्कृत विद्यालय की स्थापना की, जहाँ नाटक, 
इतिहास आदि विविध विपयो के ग्रथों को प्रस्तर-शिलाओ पर खुदवाकर 
रखा गया था। परन्वु मुसलमानों ने इस सांस्कृतिक केन्द्र को भी ध्वस्त कर 
दिया और अपने इस गौरवपूर्ण कृत्य की स्मृति बनाये रखने के लिए इसके 
स्थाव पर कमाछ मौला' नाम की मस्जिद खड़ी की। स्थापत्य-कला-कृतियों 
के निर्माण में भी भोज बहुत रुचि रखता था। भोपाल के दक्षिण को ओर 
२५० वर्गमीरू तक विस्तृत प्रसिद्ध भोजपुर-सरोवर उस ही के शासन-काल में 
बना था और यह तब तक उसके समय की वास्तु-कला की सुन्दरता का प्रमाण 
देता रहा, जब तक कि पन्द्रहृवीं शताब्दी मे मालवा के हुआंगशाह ने उसके 
पानी को न सुखा दिया। शासन के अन्तिम वर्षों में भोज के शत्रुओं ने जोर 
पकड़ा और भोज के हाथों हुई अपनी पराजयों का बदला लेने को उदत हो 
गये। गुजरात और चेदि के राजा, जो कभी उसके द्वारा पराजित हुए थे, 
द्विगुणित शक्ति के साथ उस पर चढ़ आये। परिणाम यह हुआ कि यह्‌ 
साहित्यिक योद्धा बुरी तरह हार गया । थोड़े समय बाद सन्‌ १०५३-५४ ई० 
में भोज की मृत्यु हो गई। उसके देहान्त से परमार-वश को गहरा घक्का 
लगा। अब इस वंश को शक्ति इतनी तेजी से ढछने छगी कि थोड़े ही समय 
में इसका सारा महत्त्व जाता रहा। उत्थान-पतन के अनेक उतार-चढ़ाव 
देखते-देखते परमारों का यह राज्य, जो अब बहुत छोटा सा रह गया था, 
अलाउद्दीन खिलजी द्वारा १३१० ई० में विजित हुआ । सोलहवी शत्ताब्दी 
में, अकबर के शासन-काछ में, मालवा के तत्काछोन झासक के स्वतन्तता बनाये 
रखने के सब प्रयत्तों को विफल कर, मालवा मुगल-साम्राज्य में मिला 
लिया गया। 
गुजरात के सोलंकौ--गुजरात के सोलेको अपनी उत्पत्ति भावू पर्वत 
पर वश्चिष्ठ के यज्ञनकुण्ड से बताते हैं, परन्तु इनका प्रादुर्भाव चन्द्रबंध से जान 
पड़ता है। इस वंश के राज्य का संस्थापक मूलराज था, जिसने चौड़राज 
सामंतसिह को मारकर ९६० ई० में पघिहासन पर अधिकार कर लिया था। 
मूजराज ने उत्तर और दक्षिण के राजाओं पर, जिनमें शाकमरी का विग्रहराज 
और दक्षिण का सैलप अमुस ये, आक्रमण किया। ९९५ ई० में मूछराज का 
फा० २ 


मध्ययुग का इतिहास 


देहावसान हो गया और तब उसका पुत्र चामुण्डराज गद्दी पर बैठा । वह 
इतना विलासी था कि स्वयं उसके ज्ञाति-बन्धु उससे रुप्ट हो गये और 
उसको पदच्युत कर उसके ज्येप्ठ पुत्र वल्‍लभराज को १००९० में सिंहासन 
चर वैठाया । 
इस वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध आसक कुमारपाल हुआ (११४२-७३ 
ई०) जो प्रसिद्ध जैन-विद्वान्‌ हेमाचाय॑ का श्रद्धालु भक्त और शिप्य था। 
वीर एवं युद्ध-निपुण कुमारपाल ने अजमेर के चौहान राजा पर आक्रमण 
किया और जान पड़ता है कि उस पर विजय प्राप्त करने में सफल भी 
हुआ क्योकि अभिलेखों में उसको अपने भुज-वछ से शाकम्भरौ-नरेश का 
विजेता” कहा गया है। अजमेर के राजा की सहायता के लिए आया हुआ 
मालवा का राजा युद्ध में खेत रहा । इस सोलंकी-नरेश ने कोंकण के मल्लिकार्जुन 
पर दो बार जाक्रमण किया जो भारी क्षत्ति के साथ पराजित हुआ और अन्त 
में सोमेश्वर द्वारा मारा गया। मल्लिकार्जुन की राजघानी को खूब लूटा 
गया और वहाँ सोलंकी राजा का प्रभुत्व दृढतापूर्वक स्थापित हो गया। महान्‌ 
जैन मुनि और विद्वान्‌ हेमाचार्य का कुमारपाल पर विश्ञेप प्रभाव था । 
प्रतीत होता है कि कुमारपाल्‍छ ने जैन-धर्म को सार्वजनिक रूपसे ग्रहण नहीं 
किया था, क्योंकि तत्काछीन छेखों में उसको 'शिव-कृपा-प्राप्त-बैभव' कहा' 
गया है। परन्तु इतना अवश्य भमाणित होता है कि उसने जैन-धर्म के बहुत 
से नियमों को स्वीकार कर लिया था। हेमाचायय को प्रेरणा से उसने अपने 
राज्य में पशु-वध बंद करवा दिया था और अहिंसा की घोषणा कर दी थी। 
अवन-निर्माण की ओर कुमारपाल ने बहुत ध्यान दिया । उसने वहुते से नये 
मंदिर बनवाये और पुराने मंदिरों की मरम्मत कराई, जिनमें सर्वप्रधान 
सोमनाथ का मंदिर था। ११७३ ई० में उसकी मृत्यु के बाद उसका भत्तीजा 
अजयपाल शासक हुआ। अजयपाल को ११७६ ई० में मूछराज ने मार 
डाऊा। उसके बाद शासन-सूत्र बहुत से अयोग्य हाथों में आया, जो इतने 
विशाल राज्य का शासन-सूत्र सेमालने में असमर्थ थे! वारहवें सोलंकी राजा 
तिभुवतपाल को सोलंकियों की बधेल शास्ता ने १२४३ ई० के लगभग पराजित 
किया) इस नये वंश का अन्तिम शासक कर्ण था, जिसने दक्षिण में बढ़ती 
हुईं इस्लाम की घाराको रोकने का भारी भ्रयत्व किया परन्तु अन्त में 
अलाउद्दीन के सेनातायकों उलुगखाँ और नुसरत खाँ हारा पराजित 'होकर 
शाज्य से भी हाथ धो बैठा । इसके साथ बर्घेल-भवित समाप्त हो गई ) 
बिहार और बंगाल के पाल व सेन-वंश--अपने उत्कर्प-काल में हर्प-साथ्राज्य 
के अन्तर्गत कामरूप या आसाम तक बंगाल जाता था | साथ ही पश्चिम तथा 


मुसलमान-आक्रमणों से पूर्व का भारत श्र 


मध्य-बंगाल पर भी उसका पूर्ण प्रभुत्व था। परल्तु हप॑ की मृत्यु के बाद जब 
साम्राज्य अस्त-व्यस्त होने छगा तो बंगाल, उड़ीसा तथा सुदृरुपूर्व के प्रदेशों में 
भी अनेक छोटे-छोटे राज्यों ने जन्म लिया। हर्ष के देहान्त के बाद की एक 
शताब्दी तक बंगाल के इतिहास पर प्रकाश डालनेवाली सामग्री का सर्वथा 
अभाव है। यह अंधकारमय स्थिति तब समाप्त होती है जब आठवीं शताब्दी 
में अराजकता से तंग आकर जनता ने योपाक्त को अपना शासक चुना" और 
इसके साथ एक निरिचित सत्ता सिहासन पर प्रतिष्ठित हुई गोपाल ने लगभग 
४५ वर्ष तक राज्य किया और मगध एवं दक्षिण बिहार पर, जो कभी प्राचीन 
हिन्दू-राज्यों के केद्ध थे, प्रभुत्व स्थापित किया। परन्तु राजपूताना के गुर्जेर 
नरेश वत्सराज से उसे हार खानी पड़ी।' गोपाल धर्मंपरायण बौद्ध था। 
बौद्ध-धर्म के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए उसने उद्ृण्डपुर या उत्तत्तपुरी 
में एक मठ बनवाया। 


गोपाल के बाद घमंप्रा७ (2८७५-९५ ई०) ने शासन-सूत्र सभाला। 
तिब्बवी इतिहासकार तारानाथ ने इसके राज्य का विस्तार बंगाछ की खाड़ी 
से उत्तर में दिल्ली और जलंधघर तक और दक्षिण में विन्ध्य-पर्वंत तक बताया 
है। परन्तु यह कथन अत्युक्तिपूर्ण है; फिर भी इतना निश्चित है कि धर्मपाल 
शक्तिशाली शासक था ओर उसने पञ्चाल-नरेश इन्द्रायूध को हराकर समीपवर्ती 
राजाओं की सहमति से चक्रायुध को कन्नौज की गद्दी पर बैठाया था। यह 
पड़ोसी राजा भोज, मत्स्य, मद्र, कुर, यदु, यवेन, अबन्ति, ग्रान्धार और कीर 
के शासक बताये गये हैं।' धर्मपाछ भी बौद्धमतानुयायी था और उसी के 
अनुदान से विक्रमशिला के प्रसिद्ध बिहार का निर्माण हुआ, जिसमें १०७ मंदिर 
और बौद्ध-धर्म के सिद्धान्तों को शिक्षा के लिए ६ विद्यालय थे । 





२०. पाल राजाओं को ब्राह्मप-क्षत्रिय' बताया णाता है, परन्तु इस विपय 
पर निश्चित मत देना बहुत कठिन है। इस विपय पर अकाश डालनेवाली 
सामग्री प्रचुर रूप में उपलब्ध है। यहाँ पर इन सबका उद्धरण देना साधारण 
प्राक को झमेले में डालना होगा। 

२१. इण्डि० एण्टिण, जि० ११, ९० १३६; जि० १२, ८० १६४। एपिग्रा० 
इृण्डि० जि० ६, पूृ० रड०न्डटा 

२९. इप्डि० एश्टि०, जि० १५, पू० ३०४; जि० २०, पू० ३०८ एपिय्रा० 


इंण्डि० जि० ४, पृ० २५२। ग्रौरीशेंकर हीराचंद ओझा सम्पा० टॉड का 
राजस्थानों पु० ५३३॥ ध 


२० मध्ययुग का इतिहास 


धर्मपाल के वाद देवपाछ शांसक हुआ, जिसको इस वश का सबसे अधिक 
इविंत-सम्पन्न राजा बताया जाता है।' उसने आसाम और कृलिंग पर विजय 
प्राप्त की। परन्तु उसकी सबसे बड़ी सफलता अपने धर्म का प्रचार करने के 
लिए किये गये युद्धों में है। चालीस वर्ष तक शासन करने के बाद पालवश 
कुछ समय के लिए कम्वोजों द्वारा अधिकारच्युत किया गया। ९६६ ई० में 
क्षम्बोजों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया।* 


कम्वीजों का शासन थोडे समय तक ही रहा। प्रथम महिपाल ने अपने 
बंश के छीने हुए अधिकार को पुनः प्राप्त कर लिया और दसवी शताब्दी के 
पिछले चरण में अपना शासन स्थापित किया। वह कट्ठर बौद्ध था और 
तिब्बत में वौद्ध-धर्म के पुनरुत्यान के लिए उसने बहुत कुछ किया। उसके 
पुत्र नयपाल ने भी वोद्ध-धर्म के प्रचार के लिए तिब्बत में प्रचारक भेजे । 
नयपाल के उत्तराधिकारी विग्रहपाल का देहान्त (१०८० ई०) हो जाने 
पर उसके वाद के दो शासकों के राज्य-काल में, इस वंश का प्रभाव बहुत 
घट गया, परस्तु रामपाल ने, जो १०८४ ई० में अपने पूर्वजों के सिंहासन 
पर प्रतिष्ठित हुआ, फिर से वश का गौरव बढाया । सैन्य-संचालन में कुशल 
रामपाल राज्य-विस्तार के प्रयत्न में जुट गया और थोड़े ही समय बाद उसमे 
कैवर्त-राज भीम को पराजित कर बंदी बना लिया तथा मिथिला राज्य को 
भी जीत लिया, जिसमें चम्पारत और दरभंगा के जिले झामिल थे ।" इसके 
समय में बौद्ध-धर्म का प्रभाव घटने छगा था; परन्तु उसमे अपने और पड़ोसी 
में वौद्ध-धर्म को प्रभावश्ञाली बनाने के लिए भर सक प्रमत्न किया । 
रामपाल के उत्तराधिकारियों में शासन-सचालन की योग्यता न थी गौर 
आन्तरिक दुर्बेलताओं एवं बाह्य प्रभावों से उतका प्रभाव बहुत कम हो 
गया। पाल राजाओं के राज्य का बहुत बड़ा भाग सामंतसेन तामक एक 
प्रवल योद्धा ने छीन छिया, जो जझ्ञायद दक्षिण से आया था और जिसने 


राज्यों 


सं 22 ननलर 
२३- जरनल आँव एशि० सोसा० आँव बंगाल जि० जुआ, भा० १ 

4 ७ ४१। 
हे श एण्ड प्रोसीडिग्स एशि० सोसा० बंगा०, १९११ पृ० ६१५। 
सनाद्यकार नांदी-रचित काव्य में लिखा है कि रामपाल ने ववर्त 
का य को परास्‍्त किया और वदी बनाया। यह रचना नैपाल से प्राप्त 
हुई और एुशि० सोसा० बंगा० के स्मरणपत्न, जि० हे; स॑० ६ (१९१०) में 


रू चित हुई 4 


मुसलमान-आक्रमणों से पूर्व का भारत श्१ 


ज्यारहवीं झताव्दी के अन्तिम भाग में बंगाल में” एक नये राज-बंध की 
नींव डाली। प्राल राजा विद्या और कला के प्रेमी थे। उनसे प्रोत्साहन पाकर 
रूलितकलाएँ खूब समृद्ध हुईं और अनेक साहित्यिक एवं दाशेनिक ग्रंथों 
की रचना हुई ।* 
सामंतसेन के पराक्रम से वंगाल में सेन-वंश के झासन की स्थापना हुई । 
उसके पौत्र विजयस्ेत ने, जिसका शासन-काल ग्यारहवीं शताब्दी के अन्तिम 
भाग या वबारहवी शताब्दी के प्राय्म्भ में पड़ता है, अपने वंश के शासन की 
नींव दृढ़ करने के लिए अयक परिश्रम किया। उसके वाद सुविख्यात बल्‍्लाछसेन * 
११०८ ई० में स्रिहासनारूढ़ हुआ। उसने अपने पिता से प्राप्त राज्य को 





२६. स्मिथ का कहना हैं (अर्लो हिस्द्री ऑँव इण्डिया” पृ० ४०२-३) 
कि सामंतसेन या उसके पुत्र हेमंतसेन ने दक्षिण से आकर वर्तमान मयूरभंज 
राज्य में काशीपुरी री (आजकह कंसारी) में अपने राज्य की नींव डाली | यह 
कथन डा० राजन्द्रलाल मित्र के मत से समथित नहीं होता । सेन राजाओं 
को '्रह्मक्षत्रिय/ भी कहा जाता है। यह बहुत विवाद-ग्रस्त विषय है और 
इस पर काफी लिखा गया है। सेन-वश की उत्पत्ति के विस्तृत विवेचन के 
लिए पाठक स्मिथ की 'अर्ली हिंस्ट्री आव इण्डिया! (१९२४ का सस्करण) 
के० परिश्िब्ट पू० ४३ १-३८ देखें। 

२७. म० भ० हण्प्रसाद शास्त्री जी ने एक विद्वत्तापूर्ण छेख में (जरन० 
आँव० बिहार एण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसा०, जि० ५, भा० ३, पृ० १७१- 
८३) पाल-शासनकाल के साहित्य के इतिहास पर प्रकाश डाला है । बंगाल 
के ब्राह्मण विद्वानों को वौद्ध-दर्शवत का कडा मुकाबला करना पड़ा। उन्होंने 
न्याय-वैशेषिक, दर्शत को अपनाया। वौद्धों ने भी' संस्कृत और स्थानीय 
भाषाओं में साहित्य-सूजन किया तथा वौद्ध-अचारक सुदूर देझ्यों में प्रचार के 
लिये गये । 

२८. बल्लालसेन उच्चकोटि का विद्वान्‌ था। उसने दाव-सागर” और 
“अद्भुत-सागर' नामक दो ग्रंथों की रचना को। परन्तु इस दूसरे ग्रंथ को 
पूर्ण कर सकने से पहले ही उसने पत्नी सहित गंगरा-यमुना के संगम पर जाकर 
इसके पवित प्रवाह से देह विसर्जन कर दिया। उसके बाद लक्ष्मणसेतव ने, जो 
स्वयं भी विद्या और साहित्य की वृद्धि को प्रोत्साहित करता था, इस ग्रंथ को 
पूर्ण किया। जयदेव ने प्रसिद्ध गीत-गोविन्द' की रचना इसी के शासनकाल 
में की। इस समय का साहित्य पर्याप्त उपलब्ध होता है, परन्तु स्थानामाव 
के कारण उन सबका वर्णन यहाँ नहीं किया जा रहा है! 

जरनल आँव एशि० सोसा० बंगा० जि० है, पृ० ४१, जि० २, पृ० 
१५, १५७। 

सेन-वंश की उत्पत्ति और काल-निर्मारण के विषय में देसिए--स्मिय॑ 
“अर्ली हिस्ट्ी आँव इण्डिया! (संशोधित संस्करण) पूृ० ४३ ६१-३८॥ 


4; 


२२ मध्ययूग का इतिहास 





है “ मुसलमानों के आक्रमण 
! के पूर्व उत्तर भारत 











मुसलछमान-आक्रमणों से पूर्व का भारत २३ 


सुरक्षित रखा और कला तथा साहित्य को खूब प्रोत्साहन दिया। बंगाल 
के ब्राह्मणों, वैश्यों और कायस्थों में कुलीन-्था' का प्रारम्भ इसी ने किया । 
इसके परिणामस्वरूप वर्ण-व्यवस्था कठोर हो गई! मग्रध, भूठढान, उड़ीसा, 
नैपाल तथा अन्य देशों में भी ब्राह्मण-धर्मं के प्रचारकों के भेजे जाने से 
प्रमाणित होता है कि ग्राह्मण-धर्म का फिर उत्कर्प होने लगा था। वल्लालसैन 
के बाद उसका पुत्र लृक्मणसेन १११९ ई० के लूगमंग्र गद्दी पर बैठा । मुहम्मद- 
विन-बल्तियार के आक्रमण से बहुत पहले इसका देहान्त हो चुका था।” 
मिनहाज-उसू-सिराज ने तवकात-ए-नासिरी' में इस आक्रमण का वर्णन 
किया है। इस मुसलमान सेनापति ने ११९७ ई० में बिहार पर और 
सम्भवतः ११९९ ई० में नदिया पर आक्रमण किया। मुसलमानों ने सम्पत्ति 
लछूटकर, ब्राह्मणो का वध कर और नगर की शोभा बढ़ानेवाले विहारों का 
विध्वंस कर अपनी ब्वरता का सम्न-अरदर्शत किया। सेनवंश को सिहासल 
से हटाकर उन्होंने बंगाल में अपना राज्य स्थापित कर लिया। 

राजपूतों की उत्पत्ति--राजपूतों का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ, यह प्रश्न 
बहुत विवाद-अस्त है !!” इस प्रइन का ठीक-ठीक समाधान पाने के लिए सूक्ष्म 


२९. मिनहाज-उसू-सिराज द्वारा वणित घटना में बंगाली अनुसंघान- 
कर्ताओं ने सन्देह प्रकट किया है। श्री एस० कुमेर ने इण्डि० एण्टि० (१९१३, 
रे १८५-८८) में प्रकाशित अपने निबंध का उपसंहार इस कथन से किया हैं 

लक्ष्मणसेन की मृत्यु मिनहाज द्वारा वणित घटना से बहुत पहले हो चुकी 
थी और १११९ ई० या शक सं० १०४१ के आसपास बल्लालसेन का' देहान्त 
तथा लक्ष्मणसेन का राज्यारोहण हुआ होगा। श्री आर० डी० बनर्जी ने भी अपने 
“बल्लालसेन के नेहाटी अनुदान सम्बन्धी छेख में (एपिग्रा० इण्डि० १९१७, 
पृ० १५६-६३) ऐसा ही मत प्रकट किया है। प्रो० कीलहॉने का यह) सुझाव 
मान्य है कि ८० वर्ष के शासन-काछ के विपय की कथा भ्रमवश चल पड़ी 
है और नदिया पर आक्रमण लक्ष्मणसेन द्वारा प्रवतित काल गणता के <श० वें 
ब्ष में ही हुआ था (इण्डि० एप्टि० १८९० पृ० ७) | इस आक्रमण की तिथि 
११९९ ई० के आसपास ही होगी। जम्बीघा-अभिलेख भी जो इसीर काल- 
गणना के ८३वें वर्ष (१२०२ ई०) का है और 'जरनक आँव दि विहार 
एण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसा० (जि० ४, भा० ३, १९१८, पृ० १६६ व २७३- 
४०) में दिया हुआ है, इसी मत का समर्थन करता है। स्मिथ की “अर्ली 
2 इण्डिया के परिशिष्ट में इस विपय पर सुन्दर प्रकाश डाछा 
गया है। 

३०. राजएृतों की उत्पत्ति के विषय पर, देखिए--- 

स्मिथ--र्ला हिस्ट्री गाँव इण्डिया' (संद्ोधित संस्करण) । . _ 

टॉड--एनेल्स एण्ड एण्टिविवटीज आऑँव राजस्थान' घूंक सम्पा० भे० 
पृ० ७३-९७। जप नाते भ 


2 मध्ययुग का इतिहास 


ऐतिहासिक विवेचना का यूथ प्रयोग किया गया, परन्तु ब्राह्मणों के साहित्य 
और चारणों की गायाओं में वणित राजपूतों की विशाल वंशावर्लियों से प्रश्न 
फी जटिछता बहुत बढ़ा दी है। राजपूत अपनी उत्पत्ति बंदिक काल के क्षत्रियों 
से मानते हैं। वे सूर्य ओर चन्द्र को अपना भूल पुरप बतलाते हैं ॥ और 
चहुत से अग्नि-कुल” फी कथा में विश्वास करते हैं। राजस्थान के कुछ राज्यों 
की बोलचाल को भाषा में क्षत्रिय सरदार या जाग्रीरदार के अवैध पुत्र को 
“राजपूत” कहा जाता है। “राजपूत! संस्कृत के “राजपुत्र' शब्द का अपमंश 
रूप है। 'राजपुत्र' शब्द पुराणों में आया हैं और वाण के “हपचरित' में भी 
उच्चकुल के क्षत्रिय के अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है। इससे सिद्ध होता है 
कि प्राचीन काल में और सातवी-आठवी झताव्दी ईस्वी में भी इस शब्द का 
प्रयोग प्रचकछित था। 

राजपु्तों की उत्त्ति के विषय पर विद्वानों ने बहुत कुछ छिज़ा है। 
कुछ विद्वानू उनको भारत में बस जानेवाली विदेशी जातियो की संतान मानते 
हैं, परन्तु दूसरे उनका मूल वैदिक काल के क्षत्रियों में दूँढ़ते हैं। राजस्थान के 
इतिहास के प्रसिद्ध ज्ञाता कनंल दॉड ने यह मत उपस्थित किया है कि राजपूत 
छठी शताब्दी ईस्वी में भारत में आकर बसनेवाले सीथियन या छाकों के 
वंशज हैं। अपने मत की पुष्दि में टॉड ने इन विदेशी आगन्तुकों ओर राजपू्तों 
में निम्न बातों में सादृश्य दिखाया है :-- 

(१) अश्वन्यूजा । 

(२) अश्वमेध-यज्ञ । 

(३) युद्ध-प्रिय राजपूतों के धर्म और युद्ध के देवता 'हर' की पूजा-पद्धति 
में तथा ग्राम-देवताओं के उपासक शान्ति-प्रिय हिन्दुओ में कोई समानता 
नहीं है। राजपूत रवत-प्रिय हैं; युद्ध देवता को वह्‌ रक्त और मदिरा की भेंट 
चढाते हैं। 

(४) चारण। 

(५) युद्ध के रथ। 

(६) स्त्रियों की स्थित्ति। 

(७) धाभिक विश्वास और क्रियो-कछाप। 





इम्पीस्यिल गजेटियर, जि० २, पु० ३०८-९॥ , 
सी०-वी० बैद्य--हिस्ट्री आँच मिडियवल हिन्दू इण्डिया” जि० २, पु० 
२-६२ । 
जरनछ आँव एन्यीपोलॉजीकछ इन्स्टीड्यूड, १६११, पृ० ४२। 
गौरीशंकर ओझा--राजपूताना का इत़तिहार्सा भा० ११ 


मुसलमान-आक्रमणों से पूर्व का भारत २५ 


(८) अतिशय मादक सुरा से प्रेम । 
(९) शस्त्र-पूजा 
(१०) शस्त्र-धारण-संस्कार । 

योरीपीय विद्वानों ने इस विषय में टॉड का मत मान लिया है। स्मिथ 
ने अर्ली हिस्द्री ऑव इण्डिया' (संशोधित संस्करण, पृ० ४२५) में भारत में 
ईसा पूर्व प्रथम व द्वितीय शताब्दी में ग़्कों तथा युइशि या कुशानों के आगमन 
का वर्णन करते हुए लिखा है-- 

“मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब शको तथा कुशाणों ने हिल्दू-धर्म 
में प्रवेश किया, तो उनको हिन्दू-वर्ण-व्यवस्था के अंतर्गत क्षत्रियन्वर्ग में 
स्थान दिया गया; परन्तु इस बात का कालाम्तर में निश्चित रूप से घटित 
होनेवाली घटनाओं की समानता के आधार पर अनुमाव ही किया जा सकता 
है, सिद्ध नही किया जा सकता।! 


हण-आक्रमणों के परिणाम पर विस्तृत विचार करते हुए स्मिथ ने यह 
मत प्रकट किया है “जितना कि पुराणों और अन्य साहित्यिक रचनाओं को 
'पढ़ने से विदित होता है उससे कही अधिक हृणों ने हिन्दू-संस्थाओ और 
सामाजिक-व्यवस्था को गहराई से आन्दोलित किया ।” आगे स्मिथ कहता है 
कि पाँचवी-छठी शताब्दी में विदेशी जातियों के आक्रमणों ने उत्तर-भारत 
में हिन्दूसमाज की नींव को हिला दिया तथा जातियों एवं शासक-वंशों 
की नये सिरे से व्यवस्था कराई। डा० भण्डारकर' ने इस मत का समर्थन 
किया है और “टॉइ्स एनेल्स” के सम्पादक श्री कुक ने इस मत की पुष्टि करते 
हुए भूमिका में (भा० १, पृ० ३१) लिखा है--- 

“आधुनिक अनुसंधानों ने राजपूर्तों की उत्पत्ति के विषय पर बहुत प्रकाश 
डाला है। वैदिक-काल के क्षत्रियों और मध्यकाल के राजपूत्तों के बीच बहुत 
चौड़ी खाई है जिसको पाट देना अब असम्भव है। कुछ राजपूत जातियाँ चारणों 
की सहायता से बौद्ध-कालछीन क्षत्रियों में, जो हिन्दू-समाज के प्रमुख अंग , 
माने जाते थे और अपने ही विचार से तो स्वमं को ब्राह्मणों से भी उच्च 
समझते थे, अपना स्लोत खोजने में भले ही सफल हो जायें; परन्तु अब यह 
निश्चित रूप से ज्ञात हो गया है कि इनमें से अधिकांश जातियों की उत्पत्ति 
ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी के मध्य में श्कों और कुझानों के आक्रमणों के 


३१. डा० भण्डारकर (जन० वम्बई ब० रा० एशि० सो०, ९०३, पू० 
४१३-३३) ने गुजेराज पर एक विस्तृत छेख लिखा है जिसमें वे इस निश्चय 
पर पहुँचे है कि उनका सूत्रपात, आये न होकर सिथियन है। 


२६ मध्ययुग का इतिहास 


समय में हुई। यदि अधिक निश्चयपुर्वक कहा जाय तो इनकी उत्पत्ति ४८० 
ई० के आसपास गुप्त-साम्राज्य को समाप्त करनेवाले इवेत हुणों के आक्रमण- 
फाछ में हुई। हुणो से सम्बन्धित गुजर जाति ने हिन्दु-धर्म ग्रहण कर लिया 
और इनके प्रमुख व्यक्तियों से उच्च राजपृत-वंशों का प्रवर्तन हुआ। जब 
राजकीय सम्मान के इन नवीन अधिकारियों ने ब्राह्मण-धर्म और समाज- 
व्यवस्था को स्वीकार कर लिया, तब महाभारत, रामायण और पुराणों में 
वर्णित पराक्रमी योद्धाओ के साथ इन (नवागतुकों) का सम्बन्ध जोड़ने का 
प्रयत्न किया जाता स्वाभाविक ही था। यही से उन कथाओं का जन्म हुआ 
जो दि एनेल्स' में संग्रहीत है और जिनमें दो प्रमुख राजपूत-शाखाओं की उत्तत्ति 
सूर्य और चन्द्रमा से बताई गई है, जिस वंशानुक्रम पर पेर देश की इंका और. 
जापान की मिकाडो जँसी अन्य जातियाँ भी अपना अधिकार समझती हैं ।” 

परन्तु बहुत से आधुनिक +भारतीय विद्वानों मे अपनी गवेषणाओं से टॉडः 
आदि योरोपीय विद्वानो की भूलो को दिखाने का प्रयत्न किया है। राजपृत 
इतिहास के विद्वान प॑० ग्रोरीज्षकर ओझा ने अपनो पुस्तक “राजपूत्ताना का 
इतिहास में इस प्रदन|का विवेचन किया है और वे इस,निष्कर्प पर पहुँचे 
हैं कि राजपूत प्राघीन क्षत्रियों के वंशज है। उनका कहना है कि टॉडयु को 
राजपूतों और विदेशी आगन्तुक जातियों को प्रथाओं और ब्यवहारों की 
समानता से भ्रम हुआ है। अपने मत की पृष्टि में ओझा जी ने जो प्रमाण 
दिये हैं, उनमे सेपकुछ निम्नलिखित हैं-- 

(१) शकों]और राजपुतों के समाव रौति-रिवाजों एवं आचार- 
व्यवहारों को देखकर ही निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। वैदिक काल 
से हो भारत में सूर्य-पूजा प्रचछित थी और जैसा कि महाभारत से प्रमाणित 
होता है सत्ती-अथा शको के आगमन के पहले से ही चली आ रहो थी। 
अश्व-मेध यज्ञ की प्रथा भी प्राचीन थी और रामायण-महाभारत में 
इसका उल्लेख है। अश्व और शस्त्र-यूजा भी कोई नई बात नहीं थी। 
भारत का शासक-वर्ग सर्देव से इनको पूजत्ता आया है। 

(२) कुछ विद्दानो ने पुराणों के इस कथन की ओर ध्यान 
आकपित कराया है कि अन्तिम शिशुनाग्र-्यशीय राजा भहानन्द के बाद 
घूद्र राजाओं का भ्रभुत्व स्थापित होगा। परन्तु यह जसत्य है। इसके 
पर्याप्त प्रमाण हैं कि नंद और, मौर्यवंशों के वाद भी क्षत्रियों का झासन 
चलता रहा। 

(३) जब मन्तिम भौर्य सम्राद बृहद्यय को मारकर पुष्यमित्र 
सत्ताडढ़ हुआ तो उसने जश्वमेघ यज्ञ किये। उसके एक यज्ञ में महा 


मुसलमान-जआक्रमणों से पुर्व का भारत २७ 


भाष्यकार पतण्जलि भी उपस्थित थे । यदि पृष्यमित्र शूद्र होता तो ऐसा 
विद्वान्‌ ब्राह्मण उसके यज्ञ में कभी न आता। 
(४), राजा खारवेल के एक अभिलेख (२६०) में जो कि कटक के 
पास उदयगिरि की गुफा में है, कुसम्बा के क्षत्रियों का उल्लेख किया गया है। 
(५) यादव-द्षत्रिय मथुरा और इसके समीपवर्ती प्रदेश पर 
महाभारत-युद्ध के पहले से शासन कर रहे थे। 
ड्ून निष्कर्पों को कोई पूर्णरूप से स्वीकार करे या न करे, इतना तो 
निविवाद है कि भारत में बस जानेवाली इन विदेशी जातियों ने सामाजिक 
ब्गों का पुन. संगठन अनिवार्य कर दिया और राजनीतिक शकित के स्वामी होने 
के कारण वह अपने ब्राह्मण मत्रियों द्वारा क्षत्रिय-वर्ग में सम्मिलित कर लिये गये । 
४ ” आज भी राजपूत अग्नि-कुल” की कया में विश्वास करते चले आ रहे 
डे जिसके अनुसार दक्षिण राजपुताना में स्थित आबू पर्वत में वश्िष्ठ के 
यज्ञकुण्ड से पंवार (परमार), परिहार (प्रतिहार), चौहान (चाहुमान) तथा 
सोलंकी या चालुक्य--इन चार जातियों की उत्पत्ति हुईं। डॉ० भण्डारकर और 
अन्य विद्वान इस आख्यान में विदेशी जातियो से राजपूतों की उत्पत्ति के अपने” 
सिद्धान्त का समर्थन पाते हैं। श्री भुक का विचार है कि अग्नि-कुल' के विषय 
में प्रचलित यह्‌ कथा अग्नि-शुद्धि-सस्कार' की ओर सकेत करती है जिसके द्वारा 
विदेशी आभन्तुको को शुद्ध कर वर्ण-व्यवस्था में प्रवेश का अधिकार दे दिया 
गया। यह विचार स्मिथ की “अर्ली हिस्द्री ऑब इण्डिया” के सम्पादक श्री 
एडवर्ड स्वीकार करते हैं। पृथ्वीराज रासो” में 'अग्नि-कुल” की कथा का वर्णन 
है। 'रासो को चाहे कितना ही प्राचीन क्यों न माता जाय उसमें क्षेपक अवश्य 
है और इसमें पौराणिक अनुश्षुतियों के साथ इतिहास को इस प्रकार गूंथां गया 
है कि इसकी प्रत्मेक बात ऐतिहासिक सत्य नहीं मानी जा सकती। स्पष्ट ही 
यहेँ कथा कल्पित है और इसकी सत्यता स्थापित करने के लिए प्रमाण 
ढूँड़ना व्यर्थ है। यह कथा इन विदेशी जातियों को, जो समाज में उच्च स्थात 
प्राप्त कर चुकी थी, ओर जिनकी दान-दक्षिणा का अजम्न प्रवाह पुरोहितों 
की ओर भ्रवाहित होता रहता था, उच्च कुलोत्पन्न सिद्ध करते के लिए 
ब्राह्मणों द्वारा गढ ली गई और इस रूप में ब्राह्मणों ने इनकी उदारता के 
प्रति अपनी कृतज्ञता का भ्रदर्शन किया। राजपूतों को वेद-कालोन क्षत्रियों 
की सन्वान स्वीकार करना बुद्धियून्यता-मात्र है। ऐसा समझ छेने से हमारा 
अभिमान अवश्य तृप्त हो जाता है, परन्तु ऐसी आत्म-इाघा सत्य से बहुधा 
बहुत दूर होती हे। पहले के क्षत्रिय-वंध भी उन विदेशी आगस्तुक जातियों के 
साथ घुल-मिल गये जो ५वी ओर ६ठी शताब्दी में भारत आये। स्मिथ का 


र्८ट मध्ययुग का इतिहास 


कहना है कि कुछ राजपूत जातियाँ गोंड और भार जैसी आदि-वासी जातियों 
की सन्‍्तान हैं और आज भी उनमें पाई जानेवाली विशिन्नताओं से उपर्युक्त 
कथन सिद्ध होता है। यह निष्कर्ष बहुत भ्रमपूर्ण हैं और आज तक हमें 
जितने ऐतिहासिक साधन उपलब्ध हो सके है, उनसे इसकी किचित्‌ मात्र भी 
पृष्ठि नही होती। ब्राह्मणो में भी ऐसी ही प्रारस्परिक भिन्नताएँ विद्यमान 
है, परन्तु इससे यह कदापि सिद्ध नहीं होता कि कुछ ब्राह्मणो की उत्पत्ति 
समाज के मिचलछे वर्ग से हुई है। ऐसा नियम-निर्धारण ऐतिहासिक गवेपणा 
की किसी भी प्रणाली के अनुकूल नहीं है । 

है विदेशों में आकर बसी हुई विभिन्न जातियाँ धीरे-धीरे इतनी घुछ-मिल 
गईं कि काहान्तर में उनकी सब असमानताएँ लुप्त हो गईं और समान 
सामाजिक रीति-रिवाजों तथा घाभिक-क्रियाओं को अपना लेने से उनमें 
अधिकाधिक ऐक्यता आ गई । धीरे-धीरे इन जातियों की निजी विशेषताएँ 
लुप्त होती गईं और इनमें इतनी समानता आ गईं कि अलग-अलग जातियों के 
मूलझप को पहचानना असम्भव हो गया। अतुल थौयें और आत्म-सम्मान, 
स्वतन्त्रता और देश्षप्रेम की भावनाएँ सभी राजपूतों को समान रूप से अनुप्राणित 
करने खगी यद्यपि यह वादवाली भावना अपने निवास-स्थान तक संबद्ध और 
बहुत ही सकुचित होती थी। इस समानता का इन जातियों को जो एक 
दूसरे से सर्वया भिन्न वंशों की संतत्तियाँ थीं, एकरूप में ढारू देने में बढ़ा 
हाथ रहा। 

धाभिक-संधर्ष--बौद्ध-धर्म और अति प्राचीन हिन्दू-रम में बहुत पहले 

ये संशर्य चला आ रहा था! इने अ्रतिहंदी धर्मों में करे राजपुत्तों ते हिन्दुन्धर्म 
-को अपनाना अधिक छाभप्रद समझा। इन सबक सत्ताधारी अनुयायियों का 
प्रथय पाकर ब्राह्मण-धर्म अपने प्रतिददी बौद्ध ओर जैन धर्मों को पूर्णतः 
“प्राभूत करने के लिए संघर्ष में जुट जाने फो समर्य हो गया। उधर बौद- 
घर्म में पतन के छक्षण स्पष्ट दिखाई देने लगे थे। बुद्ध द्वारा प्रवतित पविवरा- 
चरण की उदात्त और जीवनंदायित! भावनाओं से पूर्ण सौधा-सादा धर्म 
विधि-विधानों और कर्मकाण्ड के घटाटोप में दवकर अपना यथाये स्वरूप 
सो चुका था। औद्ध-थर्मे के अनुयायी वाह्याडम्बरों को ही स्व कुछ समझ 
बंधे भे। वौद्ध-संघ में अंधविश्वास और दुराचारों ने प्रवेश पा लिया या भर 
कुछ बौद-मिदु जैसा बिठामी जीवन बिताने लगे ये, उसको देसऋर संघ 
में जनता का विश्वास उठ गया जिससे संघ मी प्रतिष्ठा को गहरा आषात 
लगा) जो वौद-पर्म सब प्रकार के नेदमावों के प्रति प्रवक्त विदोद का 
भाव छेकर चला पा, अब उसी के गृहस्थ और भिक्ु अनुयायियों में भेदभाव 


मुसलमान-आक्रमणों से पूर्व का भारत र्‌९्‌ 


की धृणित भावना से घर कर लिया था। इससे स्पष्ट विदित हो जाता है 
कि वौद्ध-धर्म पतन की किस सीमा तक पहुँच गया था। गरृहस्थ-अनुयायियों 
को जिस हीन दृष्टि से देखा जाने लगा था, उससे उनका विक्षुब्ध होना 
स्वाभाविक ही था, क्योंकि भारतीय समाज में गृहस्थ का स्थान कभी नीचा 
नही माता गया और समाज का बहुत वडा भाग गहस्थ-जीवन विताते हुए 
सांसारिक सुख-दु ख, हर्प-विषाद को भोगते हुए ही आत्म-सौदर्यानुभूति का 
इच्छुक रहा है । परन्तु वौद्धर्म का पतनोन्मुख होना ही हिन्दू-धर्म की 
सफलता का एकमात्र कारण नहीं था। यथार्थ में हिन्दू-धर्म कभी भी निष्प्राण 
नही हुआ था। जिन विषम परिस्थितियों का हिन्दु-धर्म को सामना करना 
पड़ा था, उनसे इसके नेताओं की श्रद्धा और उत्साह रंचमात्र भी क्षीण 
नहीं हो पाये थे इसलिए जब प्रचारकों का दल बढ़ाकर हिन्दू-धर्म फिर से 
अपने प्रभाव का विस्तार करने लगा, तो इसकी सफलता में कोई सन्देह से 
रह गया। राजपूत-राजाओ का ब्राह्मण-धर्म को सरक्षण देना, ब्राह्मणो का 
उत्कूट उत्साह और अद्वितीय बिद्बत्ता, सह्लिष्ट और सुनियोजित घामिक- 
क्रियाओं द्वारा जिनकी अवहेलना इहलोक और परलोक में घोर ढुःखो का 
कारण मानी जाती थी, ब्राह्मणों का जनता पर गहरा प्रभाव और साथ 
ही उच्च वर्ग के छोगो की बौद्ध-धर्मं के प्रति बढती हुई उदासीनता--इन 
सबने मिलकर बौद्ध-धर्म को इतना शवितदह्वीन बना दिया कि जब नवीं 
शताब्दी के प्रारम्भ में हंकराचार्य ने वेदान्त-दर्शन का प्रचार प्रारम्भ किया 
तो बौद्ध-धर्म की अपनी स्थिति बनाये रखना अत्यन्त दुष्कर हो गया। इसी 
समय अनेक दिद्वानों के भ्रयत्न से ब्राह्मण-धर्म का वेग से प्रचार होने लगा । 
इसके फलस्वरूप अनेक वौड्ों ने ब्राह्मण-धर्म स्वीकार कर लिया। राजपूत- 
काल का स्वभाव ही बौद्ध-सिद्धान्तों के प्रतिकूलछ था। अनवरत युद्धों के इस 
काल में, झोर्य और पराक्रम प्रदर्शन का महत्त्व घाभिक कार्यो से कहीं अधिक 
समझा जाता था। इसलिए छोगों का ध्यान ब्राह्मण पुरोहितों की ओर 
आकृपित होना स्वाभाविक ही था, जो महान्‌ परम्पराओं के साथ अपने 


३२. यह धारणा मिथ्या हैं कि वौद्ध-धर्म का विनाश ब्राह्मणों द्वारा किये 
गये अत्याचारों से हुआ। शज्मांक जैसे राजाओं ने विधमियों को दण्डित अवश्य 
किया, परन्तु भारत में ब्राह्मण-धर्म के पुनरुत्यान के कारणों में ऐसे दण्ड- 
विधानों का स्थान बहुत नग्रण्य है। स्मिथ के कथनानुसार हिन्दू-धर्म के इस 
पुनरुत्थान का मुख्य कारण वौद्ध-धर्म का धीरे-धीरे हिन्दू-धर्म में मिला लिया 
जाना था। वौद्ध-धर्म हिन्दू-धर्म इस प्रकार मिक्त गया था कि बौद्ध और 
हिन्दू पुराणों और मूर्तियों में कोई अन्तर नहीं रहा। 

स्मिथ, अर्छी हिस्द्री ऑव इण्डिया, पृ० ३३९। 


“३० मध्ययुग का इतिहास 


यजमातों का सम्बन्ध जोड देते थे। राजपृतों जैसी युद्ध-प्रिय जाति में अहिसा 
का सिद्धान्त पनप नहीं सकता था। झोय॑ और प्रेम की घटनाओं में जीवन 
वितानेवाले राजपूतों मे हिन्दू-धर्म में अपनी धार्मिक भावनाओं को सन्तुष्ट 
फर सकते की क्षमता पाई क्योंकि हिन्दू-धर्म का विद्याल साहित्य, उसके धामिक 
क्रियाकलापों में सज-घज और उसकी पौराणिक अनुश्रुतियों की विज्याछता ही 
पराक्रमशीरू राजपूतों के हृदयों पर गहरा प्रभाव डालने में समर्थ हो सकती 
थी। इस भ्रकार हिन्दू-धर्म का फिर उत्कर्प होने लगा। वारहवीं शताव्दी के 
अन्त में जब मुसलमानों ने बिहार पर आक्रमण किया तो उन्होंने बौद्ध-विहारों 
ओर मठों को धूल में मिला दिया। जिस बौद्ध-धर्म के अनुयायी कभी हिमालय 
से कन्याकुमारी तक फैले हुए थे, उसका अब कोई[चिह्न भी शेप न रह गया। 
कला ओर साहित्य--इस काल में हिन्दू-स्थापत्य-कला की प्रवृत्ति भंदिरों 
के निर्माण में सीमित रही। उत्तर-भारत में भुवनेश्वर का मंदिर, जिसका 
निर्माण ईसा की सातवीं शताब्दी में हुआ था, बुन्देलसंड में खजुराहो का 
मंदिर और उड़ीसा में पुरी का मंदिर इस काछ के सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर 
हैं। आवू के जैन-मन्दिर का निर्माण ग्यारहवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों 
में हुआ था। यह मंदिर मुसलमान-काल से पहले की भारतीय स्थापत्य-कला 
मत सर्वांगसुन्दर उदाहरण है। दक्षिण भारत में भी अनेक मंदिरों का निर्माण 
हुआ। इनमें से हौयसलू-वंशीय शासकों के द्वारा बसवासें गये मंदिर सबसे 
अधिक प्रसिद्ध हैं। इनमें से पहला मंदिर सोमतायपुर में विनादित्य बल्लाल 
में ग्यारहवी शताब्दी में, दूसरा बेलूर में विष्णुवर्धध हौयसल ने बारहवीं 
इताब्दी में, और तीसरा मंदिर हजेविड़ में इसी वंश के एक शासक ने बारहवीं 
दाताब्दी के अन्तिम भाग में वनवाया था। पह्छव, चालुउअय और घोल शासक 
भी मन्दिर-निर्माण में किसी से पीछे न थे। पह्लवों ने अपनी राजधानी कांची 
मगरी यो सुन्दर सन्दिरों से विभूषित करिए घा। इनमें से कुछ मन्दिर सात्र्यी 
इताद्दी के बने हैं। छगमग १००० ई० में राजराज घोल द्वारा बनवाया गया 
हंजोर फा मस्दिर उम्त समय के दक्षिण-मारत के फुशल-शिक्पकारों पी निपुशता 
वा उल्कृष्द उदाहरण है। घाटुवय-द्यासक्त भी बहुत कला-प्रेमी थे। उन्होने 
भी विशाल मन्दिरों से अपनी राशघानी बादामि का सौन्दर्य बड़ाया। इन्हीं 
में में एक झामफ दिवीय मिक्रमादित्य ने (७०३३-४७ ई०) दक्षिण भारत के 
प्रसिद विछा-नेर््त पदटादाइठ नगर में विश्वाज्ञ का विश्याव समिि 
बनवाया था। हिसूनीस्मन्कहा में हिलुजों को दामित-मापना को पूर्ण 
अमिव्यविद्त मिली है। दिदुओं के छिए हो सारा जीवन ही घ्मं को कीड़ा- 
मूमि है। इसलिए उनके प्रस्येफ ब्यवद्धार का निर्षघारधभ और निपमन धर्म 





मुसलूमान-आक्रमणो से पूर्व का भारत ३१ 


द्वारा होता है। समाज की सभी श्रेणियों पर घर्मं का प्रभाव समान रूप से 
व्याप्त हुआ है। हिन्दुओं की घामिक भावना जितनी स्पप्ठता से उनकी 
स्थापत्य और मूर्ति कलछाओं में प्रकट हुई है, उतनी अन्य क्षेत्रों में नहीं हुई। 
जैसा कि एक प्रसिद्ध भारतीय विद्वान्‌ मे बताया है, हिन्दुओ ने स्थापत्य और 
मूर्ति कछाओं में धर्म की सर्वेन्यापकता को साक्षात्‌ करने की चेष्टठा की है। 

हिन्दू-राजाओं के वनवाये हुए मन्दिर, तालाब और बाँध अद्भुत कछा- 
कृतियाँ हैं। भारतीय कृतियों के प्रति बहुत पक्षपात रखनेवाले अरब प्रेक्षक 
अल्बरूनी को भी इन कछा-कृतियों को देखकर कहना पड़ा, कि 


“इसमें (स्थापत्य-कला में) उनकी कछा बहुत ऊँचे धरातल पर पहुँच 
गई है, इतनी कि हमारे लोग (मुसलमान) जब उन (कृतियों) को देखते हैं 
तो आइचंचकित रह जाते हैं और उन जैसी वस्तुओं का निर्माण तो क्‍या, 
चह्‌ उनका वर्णन भी नहीं कर पाते।” 

महमूद गजनवी जैसा मूर्ति-मंजक भी मथुरा के सुन्दर मन्दिरों को 
देखकर, उनकी उत्कृष्ट कला से प्रभावित हुए बिना न रह सका और उसमे 
मुक्‍्त-कंठ से उनकी प्रशंसा की। स्वयं उसके दरवारी इतिहासकार 'उत्वी” 
ने इस वात का उल्लेख किया है। 

ब्राह्मण-धर्मं के पुनरत्थान से धामिक और लौकिक साहित्य में बहुत 
यूद्धि हुई। उस समय के घामिक वाद-विवादों के फल-स्वरूप बहुत बड़ी संख्या में 
दर्शनश्प्रंथों की रचना हुई जिनमें भगवद्गीता, उपनिषदों और ब्ह्म-सूत्रों 
पर शंकराचाय' की टीकाएं विशेष उल्लेखनीय हैं। धारा-नगरी की राजसभा 
में “नवसहसांकचरित! के रचयिता पद्मगुप्त, 'दश्षरूपक कार धनजय, उसके 
डीकाकार धनिक, पिगल छंदःसूत्र” के टीकाकार हछायुध और 'सुभाषित 
रत्न-संदोह” के रचयिता अमितगति जैसे विद्वान्‌ विद्यमान थे। इस काछ के 
माटठककारों में 'माकती माधव, महावीरचरित' और उत्तररामचरित' के 
रचेयिता भवभूति, जो ईसा की आठवी शताब्दी में हुआ, 'ुद्राराक्षण' का 
छेखक विशाखदत्त, “वेणीसंहार' का कर्ता भदृट नारायण (८०० ई०), 
*कर्पूरमंजरी' आदि का प्रणेता राजशेखर, जिसका रचनाकाल दसवी शताब्दी 
ईस्वी का प्रारम्भिक भाग है, विशेष उल्लेखनीय हैं। भवभूति, कन्नौज-नरेश 
यशोवर्मन्‌ का राजकवि था। परन्तु कहा जाता है कि जब काझ्मीर के शासक 
रूलितादित्य मुक्तापीड़ ने यशोवर्मनू को परास्त किया तो भवभूति को भी 
विजेता के साथ काइमीर चलछा जाना पड़ा। भवभूति पर कालिदास का कुछ 
प्रभाव अवश्य पड़ा है, परन्तु वह स्वर्य भी उच्चकोटि का कवि है। उसकी 


ड्रर्‌ मध्ययुग का इतिहास 


रचनाओं में आइचर्यंजनक मौलिकता और मनोहर कल्पना की छटा है 
भाषा पर पूर्ण अधिकार, भावाभिव्यंजन की उदात्त और प्रमावपूर्ण प्रणाली 
और विचारों की ग्रम्भीरता उसकी रचनाओं में सर्वत्र दिखाई देती है। 
भवभूति की कविता कालिदास की कोटि की नहीं है, परन्तु जैसा डा० कौय 
ने छिखा है, “उसमें कालिदास की सी मबुरता और रमणीयता की उतनी 
ही कमी है, जितनी कि पूर्ववर्ती (कालिदास) ने छाक्षणिक-शक्षित में 
अदर्धित की है। परन्तु थोड़े से झब्दों सें किसी परिस्थिति या भाव की 
यथार्थे अवतारणा करने में उसकी निपुणता सर्वश्रेष्ठ है।” विद्याखदत्त की 
शैली भवभूति की शैली के सर्वथा प्रतिकूल है। वह शब्दाडम्बर और अत्युक्ति- 
पूर्ण न होकर सशक्त, स्पप्ट और विपयग्राहिणी है। 'मुद्राराक्षस में सस्कृत 
के अनेक प्रसिद्ध चाटको से कही अधिक नाटकीय प्रभाव है और यह नाटक 
मिस्सन्देह वीर-रस-पृर्ण हैं। वेणीसंहार” का कथानक महाभारत से लिया गया 
है। मौलिकता और रोचकता इस वाठक में पर्याप्त मात्रा में है परन्तु 
यह कहीं-कही पर दोपपूर्ण भी है। 
यहाँ पर इस काल के काव्य-साहित्य का दिग्दर्शन भी आवश्यक हो जाता 
है। माघ का 'शिशुपालवध” महाकाव्य इस काछ की बहुत प्रसिद्ध काब्य- 
रचना है। इसकी कथावस्तु महाभारत से छी गई है और इसका वर्ण्य विपय 
कृष्ण द्वारा शिशुपाछ का विनाश है। दूसरा प्रसिद्ध महाकाव्य श्रीहर्ष (११५० 
ई०) का 'नेपघचरित' है॥ सम्मवतः श्रोहर्प ने कन्नोज के महाराज जयचर्े 
के आश्रय में रहते हुए इस महाकाव्य की रचना की थी। इसमें महाभारत 
में वणित नल-दमयत्ती की करण-कथा २२ सर्यों में प्रस्तुत की गई है। परन्तु 
श्रीहर्ष की अतिशय आलूकारिक घछठी और सश्लिप्ट बल्पनाओं के भार 
से दवकर मूलकूथा की सरलता समाप्त हो गई है। इस प्रकार के महाकाब्यों 
के अतिरिक्त ऐतिहामिक काव्य भी इस काल में छिसे गये। इनमें प्रसिद्ध 
काव्य हैं घारा-नरेश के राजकवि प्मयणुप्त यंग नवसदहसाक चरिता और 
कल्याण के चालुक्‍्य शासक पष्ठ वित्रमादित्य की विजरयों भी रमृति बनायें 
रशाने येः छिए विलय दास छिसित “विक्रमांकबरित!। विज्दय में अपूर्य यर्धन- 
मौशल है। उसयी झंली में प्रवाह एवं सरठता हैं और यह अवंदीय पुन 
रुवितियों और शब्दाउस्बर युक्त बिद्सा प्रदर्शन से मुपत है। इस वाह की 
ददयद एंतिदामिक एपों में सबसे प्रिय गहरे मी टाजवरगिधी! हैः 
जिसपी रघता बारटबी शताशदों के मध्य में हुब। के दय सास्मोद का रहने- 
बाला था। बट उच्च शिक्षित होने के साय ही, अपने देश मी राजनीडि में भी 


भय रहा था और देश को दशा मे प्रर्थ परिचित था। उसने श्म ग्रंथ मे 


मुसलमान-आक्रमणों से पूर्व का भारत श्ड 


काश्मीर का पूर्ण इतिहास प्रस्तुत करने का प्रयत्त किया है। यद्यपि मध्यकाल 
के इतिहासकारों की तरह उसने भी यथार्थ घटनाओं के साथ कल्पना को 
मिला दिया है, प्रन्तु इतिहास पर प्रकाश डालनेदाली विविध सामग्रियों से 
सहायता छैने का भी उसने भरसक प्रयत्न किया है। कल्हण केवछ इतिहासकार 
ही नही था, वह कवि भी था। इसलिए उसने यथासंभव फलात्मक ढंग से 
घठनाओं का वर्णन किया है। लेकिन जैसा कि प्रो० कीथ ने लिखा है “उसकी 
(कल्हण की) दृष्टि इतनी अंतर्थेदिनी नहीं है कि वह मनुष्य के मस्तिष्क 
ओर चरित्र की उलझनों को ठीक-ठीक समझ सके। मनुप्य-मात्र में भाई 
ओऔर बुराई इस तरह घुली-मिली हैं कि उसके विपय में साधारणतया कोई 
बात कह देना असम्भव हो जाता है।”” यद्यपि क॒ल्हण में व्यापक और महान्‌ 
इतिहासकारों जेसी अन्तर्मेदिनी दृष्टि का अभाव है फिर भी उसकी रचना 
जैन-विद्वान्‌ हेमचन्द्र की यथातथ्य, युक्तियुक्‍त विवेचना और साहित्यिक 
रमणीयता से शून्य बृहत्‌ रचनाओं से कहीं अधिक रीचक है! इस काल के 
गीति-काव्य लेखकों में गीत-गोविन्द' का प्रणेता बंगाल निवासी जयदेव सर्वाधिकः 
विख्यात है। इस कवि कर रचनाकाल बारहवीं शताब्दी है। अगले अध्याय 
में इसका उल्लेख किया जायगा। 
इस काल के गद्य-काव्य-लेखकों में दण्डिन्‌ का स्थान सर्वोच्च है। दशकुमार« 
चरित' और खण्डित दशा में प्राप्त 'भवतिसुन्दरी कथा” इसकी रचनाएं हैँ। 
इैंली की मधुरता में दण्डी अद्वितीय है! दूसरा प्रमुख गद्य-लेखक धनपाल / 
है जिसकी रचनाएँ तिलक मंजरी” मोर यशस्तिलक' मध्यकालीन संस्कृत- 
गद-साहित्य के उत्कृष्ट उदाहरण है। हिन्दुओं की साहित्यिक गति-विधि केवल 
इन्हीं रचनाओं तक सीमित नहीं रही। उत्तर और दक्षिण भारत में विद्वानों ; 
मे दशंन, साहित्य और अन्य क्षास्‍्त्रों पर अनेक ग्रंथ रचे। स्थानाभाव से इन 
सबका वर्णन यहाँ नहीं किया जा सकता ! 
सामाजिक जीवन--इस काल में बर्णे-व्यवस्था बनी रही। ब्राह्मणो की 
अऔषप्ठता सर्वेमान्य हो चुकी थी ओर राजा तथा प्रजा दोनों की दृष्टि में बह 
सर्वोच्च आदर के पात्र बन गये थे। लेकिन राजपूतों का स्थान भी समाज 
में कम ऊँचा नहीं था। वीर और युद्धनश्रिय राजपूत इईंगलेंड के राजा आर्थर 
की गोलमेज्ञ के सरदारों की तरह महात्‌ उद्देश्यों के संरक्षण में तत्पर रहते 
थें। ढॉड ने अपने अधिकारपूर्णे ढंग से राजप्रुतों के स्वभाव का चित्रण इस 
शब्दों में किया है, “उच्चकोटि का साहस, देश-प्रेम, स्वामिभवित, आत्म- , 


३३. बलासिकल संस्कृत लिटरेचर' पृ० ६८॥ 
फा० हे 


के मध्ययुग वय इतिहास 


गौरव, अतिवि-सत्कार और सरछता ऐसे गुण है जो निस्सदेह उनके अपने हैं; 
और यद्यपि हम उन पर रूमाये जानेवाले उन दोपो का विराकरण नहीं कर 
सकते, जिनसे प्रत्येक देश में मानव-स्वभाव लांछित हुआ है; गथपि हमको 
उनका बह चारिभरिक पतन स्वीकार करना ही पडता है, जो लोलुप विजेताओं 
के अववरत आत्रमणों बौर परिणाम-स्वरूप उनके साथ संघर्षों के कारण, 
उनमें आ गया था; फिर भी हमको उनके उन गुणों की प्रशंसा करनी 
ही चाहिए, जिसको अत्याचार और दुष्ट सगति भी न मिटा सके। एप्विया- 
वासियों के शाष्ट्रीय चरित्र का चित्रण करनेवालों ने बिना क्रिसी अन्तर के 
धोखेबाजी और झूठ के जिन तुच्छ दोपो का सभी एप्िियाई जातियों पर 
आरोप किया है, में सभी राजपूतों के विषय में उन दोषों को स्वीकार नहीं 
करता यद्यपि उनमें से कुछ जातियों को अपनी स्थिति के कारण सतत 
अत्याचारो के विरुद्ध निर्बलों के इन बचावों का उपयोग भछे ही करना पड़ा 
हो।/ राजपूतो में आत्म-सम्मान की भावना बहुत उग्र थी और के सत्य 
के पालन में दृढ़ थे। अपने भगुओ के प्रति भी उनका व्यवहार उदारतापूर्ण 
होता था। विजय के मद में उन्मत्त होकर उन्होंने मुसलमान विजेताओं की 
भांति कभी वबंरता का प्रदर्शश नहीं किया। युद्ध में भी उन्होंने कभी द्रोह या 
धौरेबाजी का आश्रय नही छिया और गरीब तथा निर्दोष व्यक्तितयों को सताने 
से वह हमेशा दूर रहे! किसो जाति की सम्यता की परीक्षा इस बात से 
हो णाती है कि वह जाति स्त्रियों का कितना सम्मान करती है। राजपूतों 
में स्त्रियों के प्रति बहुत आदर था और यद्यपि राजपूत रमणियों का जीवन 
शैश्व से मुत्युपर्यत दादण कप्टो से पूर्ण होता था, परन्तु आपत्तिकाल में वह 
जैसा अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय का प्रदर्शश करती थी और जैसे शौर्य 
के कार्य उन्होंने कर दिखायें, वह संसार के इतिहास में अद्वितीय हैं। परदे में 
रखे जाने पर भी, उनके दृढ़ पातित्रत का, आपत्ति के समय--जो कि उनके 
जीवन में कम नहीं आते थे---उनकी निर्भयता का राजपूत समाज पर बहुत 
कल्याणकारी प्रभाव पड़ा! परन्तु इन महिलाओं के उच्चकुलामिमान, पत्ि- 
अवित, आत्म-न्यौरव की प्रव भावना और अदम्य साहस कया कुमंठता ने उनके 
जीवन को बहुत ही अनिश्चित वना दिया था। टॉड ने राजपूत-रित्रियों क्के 
आग्य का सजीव वर्णन इन शब्दों में किया है; अन्य देशों की रमपणियों को 
राजपुत-स्त्रियों का भाग्य अवश्य ही घोर दुःअमय जाव पड़ेगा। जीवन की. 
अत्येक दशा में मौत उसके स्वागत को सड़ी रहती है; बचपन में अफीम के 





'डॉड एण्ड पँव राजस्थान भाग छड४ 
३४. टॉड्स एनेल्स एण्ड एप्टिविवदीज आँव राजस्थाव' भाग रे, पृ० 


मुसलमान-आक्रमणों से पुर्व का भारत इ्५्‌ 


रूप में और यौवन में अग्नि की लूपठों के रूप में; और इनके बोच के समय 
में भी इनकी सुरक्षा युद्धों की अनिश्चितता पर निर्भर रहती है, (इस 
प्रकार) किसी भी समय उनका जीवन वारह महीने के लिए भी निरिचत 
नहीं है। युद्ध में हार या तगर का शत्रुओं के अधिकार में चछा जाना, राजपूतनी 
के लिए मृत्यु से भी बुरी कैद और उससे प्राप्त होनेवाली घोर यातनाओं से 
बचने के छिए तैयार हो जाने का सकेत होता है।”' राजयूत-रमणियों की 
आत्म-सम्मान और पवित्रता की प्रबल भावना ने आज के जमाने में घोर 
निर्देयतापूर्ण छगनैवाल्ली जौहर की प्रथा को जन्म दिया, जिसके अनुसार घोर 
संकटठकाल में अपने पतियों की दुर्दम्य आक्रमणकारियों से घिरा हुआ देखकर 
और बचाव का कोई भागे न रह जाने पर, वीर राजपूतनियाँ चिता वनाकर 
उसमें अपना शरीर भस्म कर देती थी। 
लेकिन यदि राजपूतों के गुण इतने उत्कृष्ट हैं, उनके दोप भी कम 
नही है। चित्त-बृत्ति की अस्थिरता, भावुकता, जातीय असमानता, सामंत« 
अथा के कारण उनमें हमेशा होनेवाले आपसी झगड़े, अफीम की आदत, 
मिलकर शत्रु का सामना करने की आदत का अमाव--इन सब बातों ने 
उनको इस योग्य न रखा कि वह किसी प्रवल् छत्रु का सफलतापूर्वक सामना 
कर सकें। शिक्ु-हत्या की प्रभा भी उनमें प्रचलित थी और बड़े ऊँचे घरानों 
तक में कन्याओं को बचपन में ही समाप्त कर दिया जाता था। उनमें प्रचलित 
'सती' प्रथा भी कम नृशंस नही थी। इसके अनुसार राजा की मृत्यु होने पर 
उसकी पत्तियों को, जिनकी संख्या अकसर बहुत अधिक होती थी, उसके 
साथ जल जाना पड़ता था। यह प्रथा इतनी प्रचलित हुई कि साधारण घराने 
की स्त्रियाँ भी कभी-कभी ती अपनी ही इच्छा से परन्तु अकसर कुछाभिमान 
की झूठी भावनाओं से भरे माता पिताओं ओर रिश्तेदारों के दबाव से सती 
होने छूगी। वाद में राजनीतिक पराधीनता ने तो राजपूतों को इतना ग्रिरा 
दिया कि उनमे से बहुत से आयरा और दिल्ली के दरवारों में जोहजूरी करते 
लगे। छेकिन राजपूत-युद्धों ने साधारण कृपकों की शान्ति को भंग नहीं किया 
और वह निश्चिन्ततापुर्वक अपने व्यवस्ताय में छगे रहे। युद्धों, पराजयों, 
हत्याओं का उन पर कोई प्रभाव न पड़ा। परिणाम यह हुआ कवि वे राजनीतिक 
उथल-पुयल्त से बिलकुल उदासीन हो गये और जब जो शासक बनने में सफल 
हो जाता, उसके प्रति भवित प्रदर्शित करने में उन्हें देर व छगती। 





३५. 'टॉड्स एनेल्स एण्ड एण्टिक्विटीज ऑँब राजस्थान कूक सम्पादित 
भ० २ १० ७४७। 


३६ भध्ययुग का इतिहास 


इस काल में अनेक धामिक-आन्दोलन चले जिनमें भक्ति-आन्दोलन ने 
खूब जोर पकड़ा। यह आन्दोलन शंकराचार्य के अद्गैतवाद की प्रतिक्रिया- 
स्वरूप चला था। रामानुजाचारयं ने भवित-सम्प्रदाय का प्रचार किया। उन्होंने 
धद्वतवाद का खण्डन फर इष्टदेव की उपासना पर जोर दिया और भक्तति को 
उपास्य का साक्षात्‌ प्राप्त करने का साधन बतलाया। रामानुजाचार्य के प्रयत्वों 
से उत्तर और दक्षिण भारत का सम्पक बढ़ गया और समस्त भारत के बहु- 
संख्यक हिन्दुओं में उनका आचायंत्व मान्य हो गया। तीर्थ-यात्राओं की ओर 
छोग अधिक झुकने छगे और विभिन्न तीर्थे-स्थानों की यात्रा करने के लिए 
लोग अधिकाधिक संख्या में जाने लंगे। इससे लोगों में घामिक उत्साह बढ़ने 
छूगा और इस काल के हिन्दू समाज की यह एक विशेषता वन गई। स्वयंवरों 
की प्रथा समाप्त हो चली थी और इस काल में केवल एक महत्त्वपूर्ण स्वयंवर 
का उल्लेख मिलता है। वह था कन्नौज-नरेश जयचन्द की कन्या का स्वयवर। 
परन्तु सती प्रथा खूब प्रचलित हो गई थी। शत्रु के अधिकार में जो गढ़ या 
नगर आ जाते थे, उनमें अबलाओं के प्रति कोई दया का भाव गही दिखाया 
जाता था। श्री केनैंडी ने राजपूत-सम्यता का वर्णन इन छब्दों में किया है :--- 
हक «यद्यपि सर्वोच्च श्रेणी के ब्राह्मण राजनीतिक चालों से 
बहुत दूर थे, परन्तु निम्न श्रेणी के ब्राह्मण बहुत घु् हुए नीतिज्ञ होते थे 
[और श्ञाप ओर धामिक प्रायरिचित्तों का भय दिखाकर अपने स्वार्थों को 
तृप्त करते रहते थे । राजाओं को देव-तठुल्य माना जाता था और वह वेतन-भोगी 
सैनिकों या दासों का दर एकत्र किये रहते थे। सरदारों मे भी राजा 
का अनुकरण करते हुए, दुर्गम्य स्थानों में अपने लिए मजबूत गढ़ बना लिये 
थे और वह खरीदे हुए सैनिकों की सहायता से अपनी भक्ति को सुदृढ़ बनाने 
में छगे रहते थे। नगर-पालिकाओं में तो अपनी स्वाधीनता बनाये रखने की 
पर्याप्त शक्ति थी, परन्तु ग्रामीण जनता बिलकुल स्वत्वहीन कर दी गई थी। 
देश के विभिन्न भागों में यातायात खूब चलता रहता था। व्यापार उन्नत 
दशा में था, कवि और पण्डित राजसभाओं में आते-जाते रहते थे, कहा जाता 
है कि सोमनाथ के मंदिर में नित्यप्रति काइमीर के पुष्प और गंगाजल चढता 
था। राजाओं और मन्दिरों के पास अपार सम्पत्ति थी। तीर्थ-यात्राओं का 
रिवाज-्सा चल पड़ा था और सर्वश्रेष्ठ शासक धामिक स्थानों की रक्षा का 


भार अपने ऊपर छेते थे।” 


33672 कम लनकन 
३६. इम्पी० गजेटि० जि० २ भा० ३ पृ० र१५॥ 


मुसलमान-आक्रमणों से पूर्व का भारत ३७ 


राजपुत-शासन-अणाली---रजप्र्तों की शासन-श्रणाली सामंती ढंग की 
थी। राज्य को अनेक जागीरों में बाँठा जाता था और प्रत्येक जागीर एक 
“जागीरदार' के अधिकार में होती थी, जो बहुघा राज्य-कुल का होता था। 
राज्य की शक्ति और सुदृढ़ता इन जागीरदारों की स्वामिभकति और आज्ञा- 
कारिता पर निर्भर रहती थी। राज्य की खालसा' भूमि स्वयं राजा के 
अधिकार में रहती थी और वही इस प्रदेश पर झासन करता था। सामंतों 
के भी अवैक वर्ग होते थे और अति प्राचीन काल से चली आती हुई प्रथाओं 
से उनका व्यवहार निर्धारित होता था। अपने वर्ग के अनुसार व्यवहार पर 
बहुत ध्यान दिया जाता था। 'खालसा” भूमि पर छगाये गये कर से राज्य 
की आय का बहुत बडा भाग प्राप्त होता था, बाकी वाणिज्य-व्यवसायों पर 
लगाये गये करों से पुरा किया जाता था। सामंतों को आवश्यकता पड़ने पर 
सैनिक-्सहायता देनी पड़ती थी । टेसीट्स के ऐतिहासिक विवरण में जैसा 
जमन-नेता के अनुयाग्ियों का वर्णन है, यह राजपूत सामंत भी अपने राजा 
का वैसा ही सम्मान करते थे और उसके प्रति उत्कठ प्रेम रखते थे | उसके 
साथ युद्धक्षेत्र में जाने में वह बहुत आनन्द का अनुभव करते थे। राजा 
और उसके सामंत्रों का पारस्परिक सम्बन्ध बहुत दृढ़ होता था। राजा के 
प्रति सामंतों की भवित और सेवा-भाव इस सम्बन्ध को सुदृढ़ बनाये हुए 
थे। आपत्ति के समय राजा के प्रति अपनी भवित का प्रदर्शन करने के लिए सामंत 
सदेव उत्सुक रहते थे। वह किसी भी मूल्य पर झत्रु के साथ मिलने को तैयार 
न होते थे, और कंसा भी बड़े से वडा छालूच उनको अपने राजा से अलग 
नही कर सकता था। राजा को सामंतों से कुछ निश्चित धन प्राप्त होता था। 
इस बात में इन सामतों में और भध्यकालीन योरीप के सामंतों में बहुत कुछ 
समानता है। नजराना और भेंट की प्रथा भी थी। सामती कत्तंव्यों का परस्पर 
सम्मान किया जाता था और बहुघा देखने में आता है कि धन-लोरुप राजा 
मेंटो के रूप' में धन बटोरने में प्रयत्नशील रहते थे । ऐसी झासन-प्रणाली कमी 
सुसंगठित नहीं हो सकती थी। इस प्रकार की शासन-व्यवस्था से व्यक्तिगत 
अधिकार की भावना को प्रोत्साहत मिला और राज्य की सामूहिके समस्याओं 
को सुलझाने के लिए विभिन्न राजनीतिक झवितयों का संगठन न हो पाया। 
सारे राज्य-तन्त्र का केन्द्र राजा होता था और राज्य के सब कायय तभी तक 
व्यवस्थित रूप से चक पाते थे जब तक कोई दृढ और शवितिशाली राजा 
प्िहासन पर होता था। परन्तु शव्तिहीन राजा सिंहासन पर बेठने के थोड़े ही 
समय बाद राज्य-ब्यवस्था में अधिकार-यून्य हो जाता था। राज्य की आनन्‍्तरिक 
इान्ति बहुधा वाह्म आक्रमणों के अभाव पर निर्मेर रहती थी। छेकिन कमी 


5 मध्ययुग का इतिहास 
इस काल में अनेक धारमिक-आन्दोलन चले जिनमें भवित-आन्दोलन मे 
खूब जोर पकड़ा। यह आन्दोलन शंकराचार्य के अद्वैतववाद की प्रतिक्रिया 
स्वरूप चला था। रामानुजाचाय॑ ने भवित-सम्प्रदाय का प्रचार किया। उन्होंने 
अद्वैतवाद का खण्डन फर इष्टदेव की उपासना पर जोर दिया और भवित को 
उपास्य का साक्षात्‌ प्राप्त करने का साधन वतछाया। रामानुजाचार्य के प्रयत्नों 
से उत्तर और दक्षिण भारत का सम्पर्क बढ़ गया और समस्त भारत के बहु- 
संख्यक हिन्दुओं में उनका आचार्यत्व मान्य हो गया। तीर्थ-यात्राओं की ओर 
लोग अधिक झुकने छगे और विभिन्न तीर्य-स्थानों की यात्रा करने के लिए 
छोग अधिकाधिक संख्या में जाने छगे। इससे छोगों में धामिक उत्साह बढ़ने 
छगा और इस काल के हिन्दू समाज की यह एक विशेषता बन गई। स्वयंबरों 
की प्रथा समाप्त हो चली थी और इस काल में केवल एक महत्त्वपूर्ण स्वयंवर 
का उल्लेख मिलता है। वह था कन्नौज-नरेद जयचन्द की कस्या का स्वयंवर। 
परन्तु सती प्रथा खूब प्रचलित ही गई थी। ज्षत्रु के अधिकार में जो गढ़ या 
नगर आ जाते थे, उनमें अवलाओ के प्रति कोई दया का भाव नहीं दिखाया 
जाता था। श्री केनैंडी ने राजपूत-सम्यता का वर्णन इन शब्दों में किया है :-- 
“४, ,.... «यद्यपि सर्वोच्च श्रेणी के ब्राह्मण राजनीतिक चालों से 
बहुत दूर थे, परल्तु निम्न श्रेणी के ब्राह्मण वहुत घुढे हुए नोतिज्ञ होते थे 
[और श्वाप और धामिक प्रायदिचत्तो का भय दिखाकर अपने स्वार्थों को 
तृप्त करते रहते थे। राजाओं को देव-तुल्य माना जाता था और वह वेतन-भोगी 
सैनिकों या दासों का दल एकत्र किये रहते थे। सरदारों ने भी राजा 
का अनुकरण करते हुए, दुर्गेम्य स्थानों में अपने लिए मजबूत गढ़ बना हियि 
थे और वह खरीदे हुए सैनिकों की सहायता से अपनी शवित को सुदृढ़ बनाने 
में लगे रहते थे! नगर-पालिकाओं में तो अपनी स्वाधीनता बनाये रसने की 
पर्याप्त शवित थी, परन्तु ग्रामीण जनता बिलकुल स्वत्वहीत कर दी थई थी। 
देश के विभिन्न भागों में यातायात खूब चलता रहता था। व्यापार उन्नत 
दशा में था, कवि और पण्डित राजसभाओं में आते-जाते रहते थे, कह जाता 
है कि सौमताथ के मंदिर में नित्यप्रति काइमीर के युष्प और गंगाजल चढ़ता 
था। राजाओं और मन्दिरों के पास अपार सम्पत्ति थी। तीर्य-यात्राओं का 
रिवाज-सा चल पड़ा था और सर्वश्रेष्ठ ध्रासक घाभिक स्थानों की रक्षा या 


3338 


भार अपने ऊपर छेते थे । 


अमल हि की पलक सडक 
३६. इम्पी० गरजेटि० जि० २, भा० २ १० ३१५१ 


मुसलमान-आजक्रमणों से पूर्व का भारत ३७ 


राजपुत-दासन-प्रणालो--राजपूतों को शासन-प्रणाद्वी सामंती ढंग की 
थो। राज्य को अनेक जागीरों में बाँदा जाता था और प्रत्येक जागीर एक 
जागीरदार' के अधिकार में होती थी, जो बहुधा राज्य-कुल का होता था। 
राज्य की शक्ति और सुदृढ़ता इन जागीरदारों की स्वामिभवित और आशा- 
कारिता पर निर्भर रहती थी। राज्य की खालसा' भूमि स्वयं राजा के 
अधिकार में रहती थी ओद वही इस भ्रदेश पर शासन करता था। सामंतों 
के भी अनेक वर्ग होते थे और अति प्राचीन फाछ से चली आती हुई प्रथाओं 
से उनका व्यवहार निर्धारित होता था। अपने वर्ग के अनुसार व्यवहार पर 
बहुत ध्यान दिया जाता था। 'खालसा” भूमि पर छूगाये गये कर से राज्य 
की आय का बहुत बड़ा भाग प्राप्त होता था, वाकी वाणिज्य-व्यवसायों पर 
रुगाये गये करों से पूरा किया जाता था। सामंतों को आवश्यकता पड़ने पर 
सैनिक-सहायता देनी पड़ती थी। टेसीव्स के ऐतिहासिक विंवरण में जैसा 
जमेंन-नैता के अनुयायियों का वर्णन है, यह राजपुत सामंत भी अपने राजा 
का वैसा ही सम्मान करते थे और उसके प्रति उत्कठ प्रेम रखते थे । उसके 
साथ युद्धक्षेत्र में जाने में वह बहुत आनन्द का अनुभव करते थे। राजा 
ओर उसके सामंतों का पारस्परिक सम्बन्ध बहुत दृढ़ होता था। राजा के 
प्रति सामंतों की भक्तित और सेवा-भाव इस सम्बन्ध को सुदृढ़ बनाये हुए 
थे। आपत्ति के समय राजा के प्रति अपनी भक्त का प्रदशेन करने के लिए सामंत 
सर्देव उत्सुक रहते थे। वह किसी भी मूल्य पर क्षत्रु के साथ मिलने को तैयार 
ने होते थे, और कंसा भी बड़े से बडा छालूच उनको अपने राजा से अछूग 
नहीं कर सकता था। राजा को सामंतों से कुछ निश्चित धन प्राप्त होता था। 
इस बात में इन सामंतों में और मध्यकालीन योरीप के सामंतों में बहुत कुछ 
समानता है। नजराना और मेंठ की प्रथा भी थी। सामंदी कर्तव्यों का परस्पर 
सम्मान किया जाता था और बहुधा देखने में आता है कि धन-छोलुप राजा 
औंठों के रूप में धन बटोरने में प्रयत्नशील रहते थे | ऐसी शासन-प्रणाली कभी 
खुसंगठित नहीं हो सकती थी। इस प्रकार की शासन-व्यवस्था से व्यक्तिगत 
अधिकार की भावना को श्रोत्साहन मिला और राज्य की सामूहिक समस्याओं 
को सुलझाने के छिए विभिन्न राजवीतिक झवितयों का संगठन न हो पाया। 
सारे राज्य-तन्त्र का केद्ध राजा हीता था और राज्य के सब काये तभी तक 
व्यवस्थित रूप से चछ पाते थे जब तक कोई दुढ और शझक्तिशाली राजा 
सिंहासन पर होता था। परन्तु शवितहीन राजा सिंहासन पर बैठने के थोड़े ही 
समय बाद राज्य-ध्यवस्था में अधिकार-शून्य हो जाता था। राज्य की आन्तरिक 
शान्ति बहुधा बाह्य आक्रमणों के अभाव पर निर्मर रहती थी। लेकिन कभी- 


श मध्ययुग का इतिहास 


कभी बाह्य आक्रमणों के भय से मुवित्त मिछ जाने पर राज्य के सामंत डी 
बैर्चन हो उठते थे और विभिन्न सामंत परिवारों में घोर युद्ध होने छग्ते 
मे। सत्रहवी शत्ताब्दी में जहाँगीर के राज्यकाल में चौंडावत और शबतावत 
राजपूतों में ऐसा ही संघर्ष छिड गया था। 
भारत में एफता का अभाव--भारत में राजनीतिक एकता और सामाजिक 
सुदृढ्ता का अभाव या। दोनो क्षेत्रों में नेताओं की भरमार थी। छोटे-छोटे 
राज्यों की पारस्परिक लड़ाइयों में देश की शक्ति नष्ट हो रही थी। इस काल 
का भारत भौगोलिक संज्ञान्मात्त रह गया था। ऐसे संकट के समय, जब 
भारत की शस्य-ध्यामछा भूमि पर विदेशी आक्रमणकारियों के निरन्तर प्रवकत 
आक्रमण हो रहे थे और देश जीवन-मरण के संघर्ष में जुटा हुआ था, इस 
विश्खलता ने शोचनीय स्थिति पैदा कर दी । देश असहाय हो गया । राजपृतों 
के असंघदटित राज-तस्त्र को उखाड़ पींकते में मुसलमान विजेताओं को अधिक 
कठिनाई नहीं हुई और बारहवीं शताब्दी में उन्होंने अपने साम्राज्य की भौव 
डाल दी) मुसलमातों को विजय की कहानी का वर्णन अग्छे अध्याय में 
किया जायगा। 
दक्षिण-भारत के राज्य 
चालुबय-वंश--आमन्छ-वंगीय सातकर्णी राजाओं ने लगमग २३० ई० पु० 
से १६६ ई० तक ४५० वर्ष तक शासन किया। इस वंश के एक राजा मे 
३७ ई० पु० में मगध के अन्तिम कण्ब-्यशीय शासक को हरामा। अधिकार- 
लोलुपता के कारण शातकर्णी राजाओं और मालवा तथा युजरात के क्षत्रपों में 
युद्ध होने लगे, जिनमें कभी दातकर्णी विजयी हुए तो कभी क्त्रपन्‍्यासक। 
इस बंश के शासन-काछ का इतिहास विज्येप रुप से संक्षिप्त है। परल्ठु कहा 
जाता है कि पललव ताम की एक विदेशी जाति ने दक्षिण में प्रवेश कर शाद- 
कथियों से शासनाधिकार छीन कर गोदावरी के सुदूर दक्षिण तक के सारे 
देश में अपना अभुत्व स्थापित किया । राष्ट्रकूटों ने ४ विदेशियों को अधिकार» 
च्युत करने के असफल प्रयत्न किये। परन्तु राजपुर्तों की एक शाला चादुबय- 
बंध ने छठीं घताब्दी ईस्वी में दक्षिण में प्रवेग कर पल्लवों को हमेशा के लिए 
अधिकारहीत कर दिया। * चादुक्यों ने उनकी राजधानी बटपीपुर (बदामी) 





३७. चालुसयों का शाजपूतराना से जाकर दक्षिण में बस जाता विद्वसनीय 


है। चाल्क्य युजेर-जाति से संबद्ध है! 
घॉम्बे गजेटियर, १८९६, १, भा० १ पृ० १२७, १३८, ४६३, ४६७ 


टिप्पणी २। हि कल 
हे देखिए, एविया० इृण्डि० जि० ८, परिश्चिष्द २ में दी हुई बंद ] 


रू जहा 
मुसछमान-आत्रमणों से पूर्व का भारत 


को जीत लिया और धीरे-धीरे सारे देश पर, ही अधिकार जमा लिया। इस ४ 
वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक पुलकेशिन्‌ डैलीये हंआा;नो, रू ,में; सिहासुच 
पर बैठा था। उसमे युद्धो की परम्परा ही प्रारम्भ-कर दो और-गुर्णरात, 
राजपूताना, मालवा और कॉकण के शासकों से सफछ युद्ध किये। वैँगी और 
काञ्चीपुर के पललवों ने सरलता से पुलछकेशिन्‌ की अघीनता स्वीकार नहीं 
की; वह संघर्ष में डटे रहे, परन्तु अन्त में पराजित हुए और उनका राज्य 
चालुक्य-साम्राज्य में मिला लिया गया। छेकिन कुछ ही वर्षों वाद पुछकेशिन्‌ 
के भाई विष्णुवर्धन ने, जो इन विजित प्रदेशों का शासक नियुक्त किया गया 
था, साम्राज्य के प्रभुत्व को ठुकराकर एक स्वतन्त्र राज्य की स्थापना कर दी | 
यह इतिहास में पूर्वीय-चालुवय-वश के नाम से प्रसिद्ध है। यह नया राज्य 
ग्यारहवी शताब्दी के उत्तराध में चोल-राज्य में मिला लिया गया था। कन्नौज 
के सम्राट हरपवर्धन ने, चालुवयों की बढ़ती हुई शक्तित को समाप्त करने के लिए, 
स्वय सैन्य-संचालन करते हुए पुलकेशिनू वर आत्रमण किया, परन्तु पुलकेशिन्‌ 
में ६९० ई० में हर्प को हरा दिया।" 

दक्षिण के चोल और पाण्डभ राजाओ ने पुलकेशिन्‌ की प्रबल सैन्य-शवित्त 
से डरकर, उसके साथ मित्रता स्थापित कर ली। चीनी यात्री छेनसांग 
६३९ ई० में दक्षिण भारत में गया था। पुलकेशिन्‌ की शक्ति और वेभव से 
चह बहुत प्रभावित हुआ। उसका वर्णन करते हुए वह्‌ लिखता है :-- 

“वह (पुलकेशिन्‌) क्षत्रिय-वंशीय है। उसका नाम पुलकेशिन्‌ है। उसके 
विचार उदात और गंभीर हैं और अपनी सहानुभूति और कृपाओं का वह 
खूब विस्तार करता है........ राज्य ने सैकड़ों वीर-योद्धाओं की सेना का 
संघटन किया है । जब क्षमी युद्ध के लिए प्रयाण होता है, यह योद्धा ढोल की 
आवाज के साथ आगे-आगे चलते हैं। साथ ही, वह बहुत से भयंकर हाथियों 
को नशे में चूर कर देते है... . .युद्ध में कोई शत्रु उनके सामने टिक नहीं 








३८. बॉम्बे गर्जेटियर, १, भा० २, पृ० १८३॥ 

यह डा० भण्डारकर की स्वीकृति तिथि है। 

स्मिथ ने उसके राज्यारोहण की तिथि ६०८ ई० लिखी है। 

३९, उसके उत्तराधिकारियों ने इस विजय को उसको सबसे महान 
सफलता माना और उनके अनुदान सबंधी ताम्रपपत्रों पर पुठकैशिन न की केवल 
इसी विजय का उल्लेख किया गया है। पुछकेशिन्‌ महाराष्ट्रक नाम से विख्यात 
तीन प्रदेशों का स्वामी बन गया था, जिनमें ९९ हजार गाँव थे। कलछिंग 
और कोशझल के राजा उसके अभियान का समाचार पाकर डर के मारे काँप 
डठे और उसकी शरण में जा गये। 


३२ मध्ययुग का इतिहास 


सकता। इस योद्धाओं और हाथियों का स्वामी होने के कारण राजा अपने 
पड़ोसी राज्यों को तुच्छ समझता है।”* 
यद्यपि पुलकेश्चिनू की झक्ति इतनी विशग्छ थी, तथापि वह अधिक समय 
तक स्थिर न रह सकी। प्रतिदद्वी शक्ति के साथ उसके निरन्तर यूद्धों ने 
उसकी सेना और राज्य-कोप को क्षीण कर दिया। परिणाम यह हुआ कि 
जब नरसिंहवर्मन्‌ के मेतृत्व में पल्‍्लवों मे उस्त पर चढ़ाई की तो उसको कयरी 
हार खानी पड़ी। चालुवय-शक्ति लुप्त-सी हो गई और दक्षिण में पल्लवों 
की शक्ति प्रबल हो गई। परन्तु यह अपमान चालुक्यो के हृदय में चुभता रहा 
भौर पुलकेशिन्‌ के पुत्र प्रथम विक्रमादित्य वे पल्छवों पर आक्रमण कर उवकी 
राजधानी काञ्ची को छीन लिया तथा अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया।" 
चालुक्य और पलल्‍्लवों का संघर्ष विभिन्न परिणामों के साथ चछता रहा। अन्त 
में आठवीं शताब्दी के मध्यमाग में राष्ट्रकूट-वंश के एक सरदार दंतिदु्गं ने 
चालुक्यों को हराकर शासन-सूत्र अपने हाथ में के लिया।* 
राष्ट्रकूट-वंश---घालुक्य-बश की मुख्य शाखा के पतन के साथ दक्षिण 
भारत का प्रभुत्व राष्ट्रकूटों के हाथ में आ गया। राष्ट्रकूट राजाओं ने 
दक्षिण के राज्यों पर आक्रमण कर अपने राज्य की सीमा बढ़ाने का प्रयत्न 
किया । राष्ट्रकूट-बंध की महानता के सस्थापक दंतिदुर्गे के बाद प्रथम कृष्ण 
शासक हुआ। उसने चालुक्‍्यों द्वारा अधिकृत समस्त प्रदेश पर अधिकार स्थापित 
किया और अपने सफल शासन के स्मारक के रूप में एलोरा में, जो अब 
निजाम के राज्य में है, चट्टानों से काटकर बनाये हुए मन्दिर फा निर्माण 
किया, जो इस प्रकार की वास्तु-कला का सुन्दर नमूना है। उसके उत्तराधिकारी 
द्वितीय गोविन्द और तृतीय गोविन्द ने राज्य को अन्य विजयो द्वारा और 
बढ़ाया तथा अमोधवर्ष के शासन-काल में, जो सम्भवतः ८१५ ई० मर 
सिहासनारुढ़ हुआ था, पूर्वीय चालुक्यों के साथ अनेक बार युद्ध हुए। राष्ट्रकूटो 





४०, इण्डि० एण्टि०ण्, जि० ७, पृ० २९०-९१॥ हज 

४१, इण्डि० एण्टि०ण्, जि० ६, पृ० ८६, ८९ ९२; जनरल भा 
ब्रांच बॉव रायल एशि० सोसा०, जि० ३, पृ० २०३; इण्डि० एण्टि०, जि० 
९, पृ० १२७, र३०-३१॥ 

४२. दंतिदुर्ग के एक अनुदान-सम्बन्धी 
कहा गया है कि बल्छम-राज को हराकर उसने 
वॉम्वे द्वाच ऑव रायछ एशि० सोसा० जि० ३ प्‌० 
७५३ और ७५५ ई० के मध्य में राज्य किया। 


थी ताम्र-यत्र में उसके विषय में 
ने प्रमृत्व प्राप्त किया। (जरनल 
३७५) राजा हष्य ने 


मुसलमान-आक्रमणों से पूर्व का भारत ४१ 


को अपनी सैनन्‍्यशक्ति का बहुत अभिमान था और अमोघवर्प के शासम-काछ 
में उनके शासन में वह सारा प्रदेश आ गया था, जो दितीय पुलकेशिन्‌ के 
साम्राज्य में थे। अमोधवर्ष जेत-धर्म का अनुयायी था और उत्का संरक्षण 
पाकर जैनधर्मं का प्रभाव इतना बढ़ गया कि प्रतिद्वंद्वी हिन्दू-धर्म की ईर्पा 
जाग उठी ।” इन दोनीं धर्मों की टवकर ने राष्ट्रकूटों और दक्षिण के अन्य 
ब्राह्मण-धर्मातुयायी राज्यों में झत्रुता का भाव और भी प्रवछ कर दिया।” 
सुतीय कृष्ण ने ९१५ ई० के लगभग चोल राजा को हराकर काञ्ची या 
काञज्जीवरमू और तज्जौर पर अधिकार कर लिया। 

निरन्तर लड़ाइयों में छगे रहने से राष्ट्रकूटों का घन और सैन्य-बल 
क्षीण हौने छगा। उनके अधिकार में हास के लक्षण प्रकट होने छमे। इधर 
जब राष्ट्रकूट युद्धों में अपनी शक्ति नप्ट कर रहे थे, चालुक्य शवित-संचय 
करने में लगे हुए थे ओर ९७३ ई० में चालुक्य-वंशीय द्वितीय तैलप ने अन्तिम 
राप्ट्रकूट शासक द्वितीय फक्कल या फकका को हराकर गद्दी से अछग कर दिया 
और एक नये शासक-वंश की नीव डाछी जो कल्याणी का चालुक्य-वंश कहा 
जाता है। आठवीं शताब्दी में राष्ट्रकूटों द्वारा अधिकारच्युत किये गये चालुक्य- 
यंझ के साथ सम्बन्ध होने से द्वितीय तैलप ने इस नई-नई पाई हुई प्रभुता 
पर अपना न्‍्यायोचित अधिकार सिद्ध किया। 

राष्ट्रकूट राजा योग्य और शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने राज्य का 
विस्तार ही नहीं किया अपितु उन सम्य कलाओं को भी प्रोत्साहन दिया 
जिनसे सैनिक शासन की फकठोरता मंद हो जाती है। उनका संरक्षण पाकर 
राज्य में जैन-घर्मं का खूब प्रचार हो गया था" लेकिन धर्म के नाम पर किसी 





४३. नवसारी-अनुदान-यत्र में अमोघवर्ष को वल्लभ” के नाम से कहा 
गया है, वीर नारामण” नाम भी आया है और उसे राजाओं का राजा बताया 
गया है। | 

४४. जेन-ग्रंय उत्तरपुराण' के परिश्विप्ट भाग में अमोघवर्ष को जैन-मुनि 
जिनसेन का भक्त कहा गया है। जिनसेन इस ग्रंथ के लेखक का गुरु था और 
इस ग्रंथ,का प्रथम भाग उसी,का लिखा है। भण्डारकर ने 'अर्ली हिस्दी ऑँव 
टेक न्द ग्जेटियर, जि० १, भा० २पृ० २००) की टिप्पणी में उन संस्कृत 
इलोकों को दूध किया है जिनमें अमोघवर्ष का नाम आया है। 

इस राजा के दिग्म्बर जैनों का सरक्षक होने के पर्याप्त लिखित ,प्रमाण 
मिलते हैं। 

४५ जंन-धर्म ते इस समय खूब उन्नति कर छी थी। दिग्म्बर सम्प्रदाय 


रा यहाँ सर्वाधिक भ्रचार था। इस काल में दिगम्बर-सम्प्रदाय के अनेक ग्रय 
गये। 5 


धर मध्ययुग का इतिहास 


चरष सागर जड़ की धरती 


गुसनसानें की नित्य के पूरे दिये मापन 





मुसछमान-आक्रमणों से पूर्व का भारत ५. ड३ 


प्रकार का अत्याचार नहीं किया यया। घार्मिक सहिष्णुता में, भारत, संसार, 
इतिहास में अद्वितीय रहा है। भारतीय स्वभाव के अनुकूंछ राष्ट्रकूट राजाओं ने 
भी अन्य धमविछम्बियों के प्रति सदृव्यवहार रखा। बिद्वानों को राज-दरबार 
में सम्मानित किया जाता था और साहित्यिक प्रगति को हमेशा प्रोत्साहन 
प्राप्त होता था। इसलिए राष्ट्रकूट-गासन में अनेक कवियों और चारणों ने 
साहित्य की वृद्धि की और अपने आश्रयदाता का गुणगान किया। स्थापत्य- 
कृछा की ओर भी ध्यान दिया गया ओर हिन्दू देवताओं के अनेक मन्दिरों का 
इनके शासन-काल में निर्माण हुआ। एलोरा का गुफा-मन्दिर, जो चट्टान 
को काटकर बनाया गया है और अजन्ता की गुफाओं के भित्ति-चित्र इस काल 
की शिल्प-कछा और चित्रकला के श्रेष्ठ उदाहरण है। भिनमाल के गु्जरों 
के विपरीत राष्ट्रकूट राजाओ ने अरबों के साथ मित्रता का सम्बन्ध रखा। 
“ इससे व्यापार की उन्नति हुईं। अनेक अरब व्यापारी भारत मैं आते रहे 
और राष्ट्रकूट-शासकों के प्रति, जिनका यश दूर-दुर तक फैल गया था, अपना 
आदर भाव प्रकट करते रहे। ५ ५ 
कल्याणी का चालुक्य-वंश--टद्वितीय तैलप योग्य और शक्तिन्सम्पन्न 
झासक था। राष्ट्रकूटों पर प्राप्त विजय ने उसकी महत्त्वाकाक्षा को वेछू दिया 
और थोडे ही समय में उसने उस सारे प्रदेश पर अधिकार कर लिया, जिस 
पर कभी चालुक्यों का शासन रहा था। वह धार के परमार राजा मुज्ज 
के साथ कभी समाप्त न होनेवालछे युद्धों में फेस गया और छः बार मुज के 
हाथों पराजित हुआ। इस घोर अपमान को तैलप कभी न भुला सका और 
जब सातवीं बार मुझ्ज ने उस पर आक्रमण किया तो उसने पहले की पराजयों 
का पूरा-पुरा बदला लिया। मुझ्ज को परास्त कर बन्दी वनाया गया और 
वह अन्त में सम्भवतः ९९५ ई० में तैछप द्वारा मार गया। मुज्ज की भिखारी 
के बेश में घर-घर घुमाकर तैेलप ने अपनी प्रतिशोध की भावना को तृप्त किया। 
राजराज चोल के रूप में, जिसका राज्यारोहण ९८५ ई० में हुआ था, 
तछप को शक्तिशाली प्रतिढंदी का सामना करना पड़ा। तैलप की मृत्यु के 





४६. मुड्ज धार के विख्यात शासक भोज का चाचा था। तैलूप ने मुज्जः 
को कैद कर लिया था। पहले तो उसके साथ अच्छा व्यवह्र किया गया, 
परन्तु जब उसने भागने की चेष्टा| की तो उसको अपमानपूर्ण व्यवहार सहन 
करना पड़ा। उससे घर-घर भीख मंगवाई गई और अन्त में मार डारा गया। 
इस घटना का तैकप के एक अभिलेंख में उल्लेख किया गया है। 

(जरनछ रायक एश्वि० सोसा० जि० ४, पृ० १२; इण्डि० एण्टि०, जि० 
२१, पृ० १६८।) 


_&; मथध्ययुग का इतिहास 


बाद, इस च्ोढ-आास्तक ने बेंगी को सीमा पर विशाल सेना छेकर आक्रमण कर 
दिया और जनता को बुरी तरह सताया। लेकिन प्रथम सोमेश्वर ने (१०४०- 
६९ ई०) जिसका उपनाम आहवमल्ल' अर्थात्‌ रणस्थक का योद्धा था, 
१०५२ ई० में तत्कालीन चोछ राजा को सुगभद्रा के तट पर कोप्पम नामक 
स्थान पर हराकर इन अत्याचारों का वदला लिया ।" सोमेश्वर ने घार, काञ्ची 
और चैदि के शासकों पर सफल आक्रमण कर अपने यज्ञ का विस्तार किया। 
लेकिन १०६८-६९ ६० में आत्म-हत्या द्वारा उसने अपना जीवन समाप्त किया ।* 
१०७६ ई० में अपने बड़े भाई को सिंहासन से हटाकर स्लोमेश्वर का छोटा 
पुन्त पष्ठ विक्रमादित्य गद्दी पर बैठा। उसने ५० वर्ष तक शासन किया तथा 
उतके शासत्-काल में पूर्णतया शान्ति स्थापित रही। उसका समसामयिक 
चोल राजा प्रथम कुलोत्तुण (१०७०-१११८ ई०) शान्तिप्रिय शासक था और 
उसने पड़ीसियों के साथ पारस्परिक संदुभाववा की नीति अपनाई। इस लम्बे 
आन्ति-काल में राजकीय संरक्षण पाकर साहित्य और कछा ने उन्नति की। 
राजकबि विल्हृण ने अपने आश्रयदात्रा विक्रमादित्य का यश-ग्राव किया और 
'मिताक्षरा' के विद्यान्‌ प्रणेता ने, हिन्दू-धर्म-शास्त्र के इस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना, 
इसी शासक के समय में को। 

लेकिन चालुक्यों का यश अधिक समय तक स्थिर न रह संका। विक्रमादित्य 
की मृत्यु के बाद चालुक्य-शक्ति का तीब्र गति से हास होने लूगा। चौल-बंश 
का भी यही हाल हो रहा था और इन दोतों वंझों को नवोदित बल्‍लाल-बंश 
की शक्ति का आघात सहन करना पडा। बल्लाऊ-वंश के शासन की नींव 
कलचुरि जाति के विज्जल या विज्जन ते डाली थी, जो तैलप का युद्धमंत्री था। 
विज्जछ ने कुछ अर्ध-स्वतन्त्र सरदारों की सहायता से अपने स्वामी के सिहासन 





४७. १०७०-७१ ई० के एक विवरण में इसका वर्णन इन झब्दों में किया 
गया है--/अन्त में चोल राजा ने युद्ध में अपना सिर सोमेश्वर की भेंट चढ़ा 
दिया और इस प्रकार प्राणो से हाथ घोकर अपने वंश को निर्मल कर दिया। 


४८. आयंगर--साउथ इण्डिया एण्ड हर मुस्लिम इनवेडर्स' पृ० २२१॥ 
के० बी० एस० अय्यर--हिंस्टोरिकछ स्केचेज जाँव दि डेकन, भा५ १, 


पु० २६१। 
विल्हुण--विक्रमचरित', भा० * १० डहकडिंटा। री 
उसने सुंझभद्रा में डूबकर प्राण्त्याथ किया। इस प्रकार प्राण € 

को 'जछूसमाधि' कहा जाता है। यह मृत्यु स्वेच्छा से हुईं थी। चौदहवी चताब्दी 

में भारत में आनेवाले यात्री इब्नबतृता नें भी इस प्रकार की मृत्यु का उल्देस 

किया है। (इब्नबलूता, पेरिस सस्करण भाण है। पू० १४१ )५ 


मुसलमास-आक्रमणों से पूर्व का भारत हि 


पर अधिकार करने की योजना बना डाली और ११५७ ई० तक उसको अपने 
अधिकार में रखा। तैलप धारवार जिले में अभीगेरी नामक स्थान की 
ओर भाग गया और वहाँ से सुदूर दक्षिण जाकर वनवासी में उसने अपना 
अधिकार जमाया। 


इधर जब विज्जल गद्दी पर अधिकार जमाने के भयत्न में छगा था, 
दक्षिण भारत में प्रसिद्ध धमें-सुधारकः वासव, शिवोपासना के पुन्त्थान में 
छूगा था। उसने वर्ण-ध्यवस्था की असमानता का घोर विरोध किया और शिव 
के भक्तों को एकता फा उपदेश दिया। अनुश्ुतियों के अनुसार विज्जल ने दो 
लिंगायत-मतानुयायियों को अंधा बनाकर जो धामिक असहिष्णुता प्रकट की 
उससे देश में विद्रोह की आग फैल गई जिसमें इस विख्यात धर्म-सुधारक 
और उसके प्रवरू प्रतिढंद्वी दीनों को ही प्राणो से हाथ घोना पड़ा। छिगायता' 
सम्प्रदाय बढ़ने छगा। वैश्यों में उसके अनुयायियों की संख्या खूब बढ़ी। 
इसके प्रसार से जैन और बौद्ध-धर्मो को आघात छगा ओर वह लुप्त-प्राय हो 
गये। राष्ट्रकूट और बल्लछालन्वशों की समाप्ति से चालुक्यों ने फिर शासन 
सूत्र हस्तगत कर छिया। परन्तु उनके निर्बेल हाथों में वह अधिक समय तक 
न ठहर सका और समस्त दक्षिण भारत देवगिरि के यादवों, वारंगलछ के 
फाकतीयों और द्वारसमुद्र के हौयसलों, जिनका राज्य उत्तर में कृष्णा तक 
बिस्तृत था, में बँट गया ।" यह तीनो शवितयाँ दक्षिण में अपनी-अपनी भ्रधानता 
स्थापित करने के लिए भापस में भिड़कर निर्वल हो गईं और इससे मुसलमानों 
की विजय का मार्ग प्रश्मस्त हो गया। यादव-वंद्य के अन्तिम शवितशाली शासक 
रामचन्द्र यादव को अल्ाउद्दीन के प्रसिद्ध सेनापति काफूर ने १३१० ई० में 





४९. मि० एडवर्ड राइस ने अपनी पुस्तक “हिस्ट्री ऑव केनारीस लिटरेचर' 

(हेरिटेज आँव इण्डिया सिरीज) पू० ३७-४१ में छिगायत सम्प्रदाय का वर्णन 
। किया है। लिगायतों में केवल. झिव की उपासना होती है। वह निरामिय भोजी 

होते हैं इसलिए ब्राह्मणों को छोड़कर अन्य सब बर्णों के छोग उनके हाथ का बना 
भीजन भ्रहण कर छेते हैं। लिगायत दर्शन ब्राह्मणों के अद्वत दर्शन के समान है। 

५०. चतुर्थ सोमेदवर घालुक्य मे ११८९ ई० तक झासन किया और 
उसका धासन राज्य के दक्षिण और दक्षिण-पद्चिम भाग तक सीमित था। 
उम्के 'सिंद' सरदारों ने उसके प्रति विद्रोह किया और उसको अपने राज्य के 
उत्तर-पश्चिम की सीमा की ओर भागने के छिए वाध्य किया। इसके बाद 
उसके बारे में कुछ सुनाई नही पड़ा। इसके बाद प्रमुत्व के लिए संघर्ष छिड़ 
गया और दक्षिण की तीनों प्रमुख शक्तियों ने विशाल चालुवय साम्राज्य 
अपना-अपना अधिकार जतलाया। 


'मुसलमान-आक्रमणो से पूर्व का भारत है 


करने छगा। १००५ ई० के अन्त तक वह अपने श्रतिद्वद्वियों को हराकर 
विशाल साम्राज्य की स्थापना करने में सफल हो गया। लेकिन निरन्तर युद्धों 
के भार ने दक्षिण के इस अद्वितीय बलशाली शासक की सवछ भुजाओं को 
भी थका दिया और उसने १०११ ई० में युद्धों को त्यागकर झासन-व्यवस्था 
को सं्घाटित करने में ध्यान लूग्राया। उसका पुत्र राजेन्द्र चोढ (१०१८- 
१०४२ ई०) भी, चोल परम्परा के अनुसार, झासन-कार्य में उसका हाथ 
बेटाता था। वाद में वह अपने पिता का सच्चा उत्तराधिकारी सिद्ध हुआ 
और उसने फिर से अपने पिता की युद्ध-परम्पर। प्रारम्भ कर दी। उसकी 
विजयवाहिनी ने बतंमान काल के वर्मा में सम्मिलित प्रोम और पेगू प्रदेशों 
तक उसकी विजय-पताका फहरा दी। बंगाल का राजा महीपाल परास्त होकर 
उसके अधीन हो गमा। उड़ीसा पर भी आक्रमण हुआ और अण्डमान तथा 
निकोबार टापू तक जीत लिये गये । मंसूर का गग-वंध, जो सदा से पहलवों 
को आँखों में तौर-सा चुभता रहा था, अब पराजित हुआ। इस पराक्रमी 
शासक ने अपने प्रव प्रतिद्वंद्वी कल्याणी के चालुक्य-वंश के साथ विवाह-सम्बन्ध 
जोड़कर कुछ की प्रतिष्ठा बढ़ाई। इसे विवाह-सम्बन्ध से प्रथम' कुलोत्तुग 
(१०७०-१११८ ई०) का जन्म हुआ, जिसका व्यक्षितत्व चोछ और चालुक्य 
दोनो महान्‌ वंझो की शक्ति का समन्वित रूप था। 


राजेन्द्र की मृत्यु के वाद चोल-राज्य के बुरे दिन आ गये और जो पड़ोसी 
राजा इनसे हार सा चुके थे, अब उनके विरुद्ध शक्ति संगठित करने लगे। 
चालुक्य-सेना मे १०५२ या १०५३ ई० में चोल राजा को कोप्पम के युद्ध 
में हरा दिया और इस पराजय से चोल और चाडुक्यों की राज्य-सीमा में 
फिर गरिवर्तेन हो गया! पांडथ, चेर और गंग शासको ने चोल' राजा की 
प्रभूता का तिश्स्कार कर दिया। चोल राज्य में फैली हुई अव्यवस्था का अनुभान 
इससे छग जाता है कि अब थोड़ेन्थोडे समय बाद न्गे-नयें शासक सिहासमारूद 
होने छगे, जितको या तो सैन्य-शक्ति से या मौत के घाट उतारकर अधिकार- 
ज्युत किया जाने छगा। १०७० ई० में द्वितीय सोमेश्वर और उत्तके छोटे 
भाई विक्रमादित्य में और दूसरी ओर वीर राजेन्द्र चोल एवं उसके प्रवकत 
प्रतिढंद्वी पर्वीय चालुवय-वंच्य के राजेन्द्र चोल में सिहासन के लिए युद्ध छिड 
गया। इस गूहन्युद्ध में विक्रमादित्य की विज्य हुई; उसने चालुक्यों के 
सिंहासन को भी छीन लिया और अपने बहनोई अधि-राजेन्द्र चोल को उसके 





प्‌१. कक कृष्णस्थामी आयंग्र ने अपनी खोजपूर्ण पुस्तक 'एनसियन्ट 
“इण्डिया! में चौल-वश्ञ का विस्तृत इतिहास दिया है । 


ड्द मध्ययुग का इतिहास 


पैतृक अधिकार पर स्थापित कराया! छेकिन जँसी कि कहावत है, तलवार" 
के जोर से सब कुछ किया जा सकता है, सिर्फ उस पर बैठा नहीं जा सकता । 
यही हाल यहाँ भी हुआ। चालुवय-मक्ति की सहायता से अधि-राजेद चोल 
राजा तो बन गया, परन्तु प्रजा का विश्वास न पा सका। थोड़े समय बाद 
उसका वध कर दिया गया। उसके कोई सन्तान ने थी इसलिए सिंहासन 
राजेद्य चालुयय, जो प्रथम कुलोतुग (१०७०-१११८ ई०) के नाम से 
अधिक प्रसिद्ध है, के अधिकार में आ गया। 

प्रथम कुछोत्तुम योग्य और नीति-निषुण शासक था। उसने राज्य में 
व्यवस्थित शासभ का संघटन कर अपने विश्ञाल साम्राज्य में सर्वत्र शान्ति 
स्थापित की। उसने बड़ी-बड़ी विजयें भी प्राप्त की। परन्तु अपने पूर्बवर्ती 
घासकों से उसकी विशेषता इस बात में है कि उसने दृढ़ आधार पर सुसंगढित 
शासन-्यवस्था स्थापित कर दी। उसके शासन के अन्तिम वर्षों में हौपसलछ 
राजा वित्तिदेव या विष्णुवर्धन (११००-११४१ ई०) ने ग्रग-राज्य की सीमा 
से चोद धाक्षक के प्रतिनिधियों को खदेड़ दिया और उसकी मृत्यु से पहुछे 
ही वर्तमान भैसूर-राज्य के प्रदेश में अपना अधिकार जमा लिया। 

इसी बीच पाड्य-वंश ने भी अपनी शक्ति बढ़ा ली थी और अब चोल 
शासकीं को हौयसछ, काकतीय और पाडय--तीनो शक्तियों के भाधात सहन 
करते पड़े। पाड्य-वंश का अन्तिम शवितिशाली राजा सुन्दरम्‌ पॉड्य हुआ," 
जिसकी मृत्यू १२९३ ई० में हुई। तव तक वह सारे तामिल प्रदेश और छंका 
को विजय कर चुका था। वेनेस्तिया का महान्‌ यात्री म्रार्कों पोछो पेरहवीं 
शताब्दी में द्िण-भारत में आया था। उसने पांड्य राुणाओं के विपुर् घन 
और शक्ति का वर्णन किया है। लेकिन १३१० ई० में [धर्मास्ध काफूर के 
आक्रमणों ने दक्षिण भारत के राज-तत्व को छिप्त-भिन्न कर अराजकता की 
स्थिति पैदा कर दी। चौछ और पांड्य राजाओं की झवित का तेजी से हास 
होने लगा और मुसलमानों के निरन्तर आपातों ने उनको बितकुछ शक्तिद्वीन कर 
दिया। इसके वाद १३३६ ई० में विजयानयरम्‌ साम्राज्य की स्थापना से पहले 


दक्षिण भारत संगठित न हो सका। 





५२: मार्कों प्रौझो के समय में वह महुस में राज्य कर रहा था। 


अध्याय २ 
मुसलमानों के आक्रमण 


अरब-आक्रमण--भारत को जिन मुसलमान आक्रमणकारियों का सबसे 
पहले सामना करना पड़ा, वे तुर्क न होकर अरब थे, जो महान्‌ पैगम्बर के 
देहावसान के बाद अपनी रेगमिस्तानी जन्मभूमि से सारे संसार में उस धर्म का 
प्रचार करने के लिए निकल पड़े थे जिसे वे स्वर्ग और मरक की कुंजी कहते थे । 
समान राष्ट्रीयता की भावना से उद्दीप्त, निर्मयता और शक्ति से औतप्रोत तथा 
धर्म-प्रचार के उत्साह से अनुप्राणित ये अरब जिस ओर भी' निकछ पड़े, विजय 
उनके हाथ रही। वीस वर्ष के अल्प काल में ही सीरिया, फिलिस्तीन, मित्र और 
फारस पर उनका अधिकार हो गया।' फारस को जीत लेने के बाद उनकी 
छाछसा पूर्व की ओर साम्राज्य बढ़ाने की हुई। जब उन्होने शीराज और हुस्मुज 
के बन्दरगाहों से चलकर भारत के समुद्रतटवर्ती प्रदेशों के साथ व्यापार करनेवाले 
व्यापारियों से भारत की अतुल सम्पत्ति और मूति-पूजकता का वर्णन सुना तो उनकी 
धार्मिक तथा राजनेतिक विजय की छालसा और भी तौन्न हो उठी तथा मार्ग 
में पड़नेबाली प्राकतिक बाधाओं की चिन्ता न करते हुए उन्होंने भारत पर 
अभियान का निश्चय कर लिया। इनके जिस सर्वप्रथम अभियान का उल्लेख 
मिलता है, वह खछीफा उमर के शासन-काल में सन्‌ ६३६-३७ ई० में उमन 
नामक स्थान से भारत क समुद्रतटवर्ती प्रदेश को छूटने के लिए किया गया था। 


१. डौलिब्जर महाशय ने यह प्रइन उपस्थित किया है कि “क्या धर्म-प्रचार 
का विशुद्ध उत्साह तथा नये-तय धर्म-मत की पवित्रता से ओत-प्रोत नवीन 
शक्ति ही अरबों की सर्वेत्र विजय के तथा इतने कल्पनातीत अल्प काल में संसार 
के सबसे बड़े साम्राज्य की स्थापना के कारण थे ?” आनेल्ड महोदय ने इस 
प्रश्न पर विस्तारपूर्वक विचार कर यह परिणाम निकाछा कि वात ऐसी नहीं 
धथी। उनका कहना है कि धर्म की उत्कट अभिलापा से बहुत कम लोगो ने 
इस्लाम धर्म ग्रहण किया; इस्लाम के अनुयायियों में अधिक संख्या ऐसे छोगों 
की थी, जिन्होंने किसी भय या छाछच के कारण यह धर्म ग्रहण कर लिया 
था। आर्नेल्ड महोदय आगे लिसते है कि अरबों की इतनी विस्तृत विजयें 
उनके धामिक उत्साह के कारण इतनी नही हुईं जितनी कि अपने सम्पन्न एवं 
समृद्ध पड़ोसियों की सम्पत्ति पर अधिकार जमाने की तीज इच्छा के कारण। 

आर्नल्ड--प्रीचिय ओऑँब इस्छाम पु० ४५-१०१ ३ 

डएु 
संयांद 


५० मध्ययुग का इतिहास 


न 
वर हमछो में इतनी कठिनाइयाँ और सकट अनुमव 
न इन बहुत दुसदूर देशों पर अभियानों को उचित ने 
'समझा और आज्ञा दे दी कि भविध्य में इस दिशा में कोई प्रयत्न न किया जाय। 
खलीफा सामुद्रिक अभियानों के बहुत विरुद्ध था। इसका कारण यह था कि 
उसके एक सेनापति ने उसके पास समुद्र का वर्णन इस शब्दों में किया था, कि 
“बह एक बहुत बड़ा तालाब है जिसमें कुछ वेवरूफ लोग, जो लऊड़ी के डडों 
पर चढ़े हुए कीड़ो की तरह दिखाई देते हैं, खेने की कोशिश करते हैं।!" 
इस प्रकार मरुभूमि के निवासी अरब सामुद्रिक विजयों से वंचित हो गये और 
खलीफा के निरषंध एवं दण्ड के भय से सामुद्रिक-अभियान बंद हो गये। छेकिन 
उमर के बाद, खलीफाओं ने इस निषेधाज्ञा पर अधिक वलू न दिया, इसलिए 
समुद्री हमलों की फिर से योजनाएं बनने छग्ी और अरब-निवासी समुद्र के 
पार नये-नये प्रदेशों की विजयों के लिए तत्पर होने छूगे। अब्दुल्ला-बिन- 
अमर-बन-रबी ने ६४३-४४ ई० में किरमान पर आक्रमण किया तथा सीस्तान 
अथवा सिविस्तान की ओर बढ़कर वहाँ के शासक को उसकी राजधानी में 
घेरकर संधि करने के लिए वाध्य कर दिया। सन्धि हो जाने पर यह विजयी 
सेनापति मेकरान की ओर बढा। मेकरान तथा सिनन्‍्ध के राजाओं की सम्मि- 
'लित सेना ने उसका सामना किया। परन्तु रात के युद्ध में मेकरान का शासक 
वरास्त हुआ। अब्दुल्ला और आगे बढकर स्लिन्ध नदी के पार के प्रदेशों को 
भी जीतना चाहता था परन्तु खलीफा के नियेध ने उसकी इच्छा को पूरा न होने 
दिया और उसकी प्रगति रोक दी। 
इस्लामी सेनाएँ सर्वत्र विजयी हुईं। मिल्र, सीरिया, कार्येज, अफ्रीका-- 
इन सभी देशो में उन्होंने थोड़े ही वर्षों में अधिकार कर लिया और ७६१० 
ई० में गुआदालेत के युद्ध-क्षेत्र में यौंथे जाति के शासत को समाप्त कर उनके 
शासित देश पर मूरो ने आधिपत्य जमा लिया। इस प्रकार योरोप की अदद्ध- 
सम्य जातियों में अरव-संस्क्ृति ने प्रवेश किया | ऑक्सस नदी तक फारण पर 
इनका अधिकार हो ही चुका था तथा इस नदी की दुसरी ओर के प्रदेशों को 
खलीफा के साम्राज्य में मिलाने का प्रयत्न चल रहा था। इन पूर्वीय विजयों 





२. यह बात मिस्र पर अमरू-विन-आसी द्वारा किये गये अभियात के समय 
खलीफा के पास छिखकर भेजी गई थी। इसको पढकर खलीफा ने मुसलमानों 
के लिए समुद्र-यात्रा का निषेध कर दिया तथा इस आज्ञा का उल्छघन करने- 
चाले के लिए कठोर दण्ड की व्यवस्था की। 

इलियट---हिस्ट्री ऑँव इंडिया, भा० $ पृ० ४१६॥ 


मुसलमानों के आक्रमण ५१ 


में खलीफा के साम्राज्य की शक्ति और प्रतिष्ठा को वहुत बढ़ा दिया। 
उमय्यद-वंद के शासन-काल में इस साम्राज्य का उत्कर्प चरम सीमा पर बहुँच' 
गया। इराक में खलीफा के प्रतिनिधि-झ्ासक कट्टर साम्राज्यवादी हज्जाज 
के रूप में, जो फारस-साम्राज्य के अन्तव॑र्ती समस्त अ्रदेश पर शासन करता 
था, विजय-लालसा अपनी समस्त प्रचण्डता के साथ मानों मूरतिमान हो उठी। 
उसके नेतृत्व में मुसलमान सेनाओं ने बुखारा, खोजन्द, समरकन्द और फरगाना 
को जीत लछिया। कुतैव को काशगर भेजा गया और उसने स्थानीय चीनी“ 
शासक के साथ सन्धि कर छी। एक सेना काबुछ के शासक के विरुद्ध भेजी 
गई तथा दूसरी सिन्ध्र में देवक' के लुटेरों को दण्डित करने के लिए। इन॑ 
लुटेरों ने छका के शासक द्वारा खलीफा और हज्जाज के लिए भेजें गये 
उपहारो से लद्दे आठ जहाजों को छूट लिया था। लेकिन देवल पर किया गया 
यहूं अभियान, जिसके लिए खलीफा ने हज्जाज के विशेष आग्रह पर आज्ञा दी 
थी, अपने कार्य में विफल रहा। सिंधियों ने अरब-सेनापति को बंदी बना लिया 
और बाद में उसको मृत्यु के घाट उतार दिया। इस घोर अपमानजनक पराजय 
मे प्रताड़ित दुर्दान्त हज्जाज ने सिधियों से बदला लेने की प्रतिज्ञा कर ली और 
इस विफल आक्रमण से कही अधिक संगठित एवं सुसज्जित आभयाने का 
आयोजन किया। इस अभियान का नायकत्व, मुहम्मद-बविन-कासिम को सौंपा 


गया, जिप्तको ज्योतिषियों ने इस कार्य के लिए सबसे अधिक भाग्यशाली व्यवित 
जताया था । 


, सिनन्‍्ध पर भुहम्मद-विन-कासिसम का आक्रमण, ७१२ ई०--सिन्ध पर 
मुहम्मद-विन-कासिम का आक्रमण इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण घटवा है। उसका 
सौवनकालीन बल, उसकी वीरता और साहस, अभिमान में आदि से अन्त तक 
उसका उदार व्यवहार, एवं उसकी करुणाजनक मृत्यु ने उसके समस्त कार्यों 
को एक बलिदान के तेज की आभा से दीप्त कर दिया है। यौवन के मद 
से भरपूर युद्ध-निपुण सेनानायक ने बड़ी-बड़ी आश्याओं के साथ और युद्ध 
सामग्री से सुसज्जित होकर भारत पर चढ़ाई के लिए भ्रस्थान दिया। 
उसको युद्ध-सामग्री से सुसज्जित करने में कोई कमी ने की गई थी। हज्जाज 
ने उसके साथ सौरिया और इराक के ६,००० चुने हुए योद्धा, इतने ही ऊँटो 


३. यह एक बन्दरगराहू था जो कि वर्तमान ठट्ठा नगर से २४ मीछ दूर 
दक्षिण-पश्चिम में स्थित था। एबेट ने अपने सिन्‍्ध पर लिखे मोनोग्राफ 
(प्‌ृ० ४३-५५) मे इसका विस्तृत वर्गन किया है। देसो मेजर रेवर्टी द्वारा 
अनुवादित तवकात-ए-नासिरी पू० २९५ (नोट २)। 


प्र मध्ययुग का इतिहास 


पर संवार सशस्त्र सैनिक और सामान से छदे हुए ३,००० वैक्ट्रिया के ऊँट 
भेजे थे। खलीफा ने भी उसके साथ आवश्यकता और विलास की विपुर 
सामग्री भेज दी थी, क्योकि खलीफा ने उसकी नियुक्ति उसके गुणों पर मुग्घ 
होफर ही नहीं अपितु सगोत्री होने के कारण की थी। जब मुहम्मद मेकरान 
पहुँचा तो स्थानीय गवर्नर भी अपनी सेना एवं युद्ध-सामग्री छेकर उसके साथ 
हो लिया। इसने पाँच प्रक्लेपण-यंत्र (पत्थर आदि की वर्षा करनेवाछे यंत्र) 
भी उपयुक्त सामग्री के साथ देवल की ओर भिजवा दिये थे। इन सबके 
अतिरिक्‍त मुहम्मद ने जाटों और मेड़ों को भी अपने दल में मिला लिया जो 
असहिप्णु हिन्दू-झासन में अपने प्रति किये जानेवाले अपमानपूर्ण दुव्यंवहार के 
कारण क्षोभ से भरे हुए थे। हिन्दुओं ने इन छोगों को कसे हुए घोड़ो पर 
सवारी करने, सुन्दर वस्त्र पहनने तथा सिर नंगा रखने से रोक दिया था 
और इनकी स्थिति छकड़॒हारों और पानी भरनेवालो जैसी कर दी गई थी। 
इससे हिन्दु-झासन के प्रति इनकी भावनाएँ इतनी कदु हो गई थी कि इन्होंने 
बड़ी प्रसन्नता से विदेशी आक्रमणकारी के साथ मिल जाना स्वीकार कर लिया। 
यद्यपि इस देश में पैर जमा छेने के वाद मुहम्मद भी इन छोगों को उपेक्षापूर्ण 
दृष्टि से देखने लगा, परल्तु देश की भीतरी बातो का ज्ञान प्राप्त करने में 
उसको इन लोगो का सहयोग बहुत सहायक सिद्ध हुआ। 
समू ७१२ ई० की चसल्त ऋतु में मुहम्मद देबछू पहुँच गया। वहां उसकी 
सहायता के लिए ओर सेनाएँ, शस्त्र ओर युद्धयंत्र भेजे गये। पहुँचते ही 
उसके सैनिको ने खाइयाँ खोदनी शुरू कर दी। हर एक खाई की रक्षा के लिए. 
लिये हुए सैनिक नियुक्त किये गये। प्रत्येक सैनिक टुकड़ी का अपना-अपना 
8 था। सारे प्रबन्ध के लिए 'मन्‍्जनीक' अर्थात्‌ वधू" को ५०० सैनिकों 
के साथ नियुक्त किया गया। देबल में एक विद्ञाछ् भन्दिर था, जिसके शिविर 
पर रकत-ध्वज फहराता था। मुसलमानों ने इस ध्वज को उखाड़ 238 
मूर्ति-नूजक भय से काँप उठे। इसके बाद भीषण संग्राम छिड़े गया। डुओ 
को मुसलमानों ने परास्त कर दिया। सारा नगर लूटा गया और जहाँ-तहाँ 
भौषण नर>-संह्ार के दृश्य उपस्थित किये गये। तीन दिन तक यह विनाश्-छीला 
चलती रही ! तंगर के शासक विजेता के लिए खुला मेंदाव छोड़कर, आक्राताओं 
का सामना किये बिता ही डरकर भाग गया था। मुहम्मद ने यहाँ मुसलमानों 
का निवासस्थान बवाया। एके मस्जिद का निर्माण किया और नगर की रक्षा 
के लिए ४,००० सैनिकों का दल नियुक्त किया। फिरिइता का कहना है कि 
१७ चर्ष और इससे अधिक अवस्था के जिन छोगों ने इस्छाम ग्रहा करना 
स्वीकार न किया उनको तलवार के घाट उतार दिया गया। विजेता के हाथ 


सुखठमानों के आक्रमण परे 


बहुत सम्पत्ति ऊगी। नियमानुसार इस सम्पत्ति का पाँचवाँ भाग तथा ७५ 
कन्याएँ हज्जाज के लिए भेजी गईं, बाकी सम्पत्ति सेनिकों में बांट दी गई ।* 
देबल पर अधिकार कर लेने के बाद मुहम्मद ने नी नामक स्थान की 
ओर कूच किया। नोरझूँ के निवासियों ने आत्म-समर्पण कर दिया और आकांता 
को विविध सामग्रियाँ देकर अपनी जान बचाई। इसके बाद मुहम्मद ने सिन्‍थ 
नदी को पार करनते के छिए नावों का पुछ बनाने की आज्ञा दो । शत्रु को 
इस असम्भावित भ्रगति से दाहिर को स्ावधात होने का अवसर न॑ मिल 
पाया और उसने रावर के किले में आश्रय छेकर आक्रांता का सामना करने 
के लिए अपनी सेता को व्यवस्थित करना आ्लरम्म किया। यहाँ मुसलमानों 
को दाहिर तथा दाहिर के ठाकुरों के नायकत्व में स्थित मुसलमानों से युद्ध 
पिपासु प्रवल् सेना तथा युद्ध के लिए छाये गये भयकर ह/थियों से मुठभेड़ 
'करनी पड़ी। अल-विलादूरी' लिखता है कि ऐसा भीषण संग्राम पहले देखने 
या सुनने में न आया था। 'चाचनामा”* के छेजक ने भी दाहिर और उसके 
राजपूत सहायको की युद्ध में वीरता का विश्वद वर्णन किया है। अल-बिलादूरी 
के अनुसार “ऐसा घोर सप्राम छिड़ गया, जैसा कि पहले सुनने में न आया 
था। दाहिर ने हाथी से उतरकर घोर सग्राम किया। लेकिन शाम हंते-दहोते 
बह मारा गया। इस समय मूर्ति्युजकों ने भागनां शुरू कर दिया था और 
मुसलमान उनके खून से अपनी युद्ध-पेपासा शान्त करने में छगे थे। अल-मर्देनी 
के कथनानुसार दाहिर कलाब जाति के एक सेनिक के हाथों मारा गगा, 
जिसने इस घटता-सम्बन्धी कुछ प्र लिखे।” एक 'नफ्ता' तीर दाहिर के 
होदे पर छग्ाा और होदे में आग छग गई। इस संकट के अवसर पर दाहिर 
का हाथी प्यास बुझाने के छिए पानी की ओर दौड़ा और जब बहू लछोठा तो 
अरबों ने दाहिर को चारो ओर से घेरकर उस १र भीषण वाण-वर्षा प्रारम्भ 
कर दी। दाहिर जमीन पर गिर पड़ा, परन्तु शीघ्र ही वह उठ खड़ा हुआ 





है. ब्रिग्स, भा० डे, पू० ४०५ । 

५. नी स्थान थट्टा से हैदराबाद को जानेवाले प्रधान मार्ग प्र जादझ 
थाने से कुछ नीचे स्थित था। इलियट भा० १, पृ० ३९६-४०१ | 

<. अल-विलादूरी--इलियट भा०१, पृ० १२१॥ 

७. चाचनामा---इलियट, भा० १, पू० १७०॥ 

बहुत से विद्वानों का मत है कि मुहम्मद ने रावर नामक सावि आदर 
करके जीता था 4448५80/243 में किले पर अधिकार किये ह्ने औट दंत 
परिवार की ग|ं के अग्निदहव का विस्तृत वर्णन किया गंदा है। 

<. इलियट, भा० १ पृ० १७०। 


र्न्छ 


पड मध्ययुग का इतिहास 


और एक अरब सैनिक से भिड़ गया, जिसने “उसके सिर के ठीक मध्य भाग 
पर तलवार का प्रह्यर किया और उसके गले तक तलवार उतार दीं।” अपने 
बीर राजा की मृत्यु से हताश हिन्दुओं ने प्राणों की बाजी छगाकर मुसलमानों 
पर उग्र आक्रमण किया, परन्तु उनका आक्रमण विफल हुआ और इस्ठाम- 
भक्तों ने “नर-संहार से अपनी तृप्ति की ।” दाहिर की पली रानीवाई' और 
उसका पुत्र जयसिह रावर के किछे में आा गये। यहाँ पर भीषणतम कठिनाइयों 
से घिरे हुए उत अस्रहाय नर-मारियों के दीप्तिमान गुण प्रकट हुए जिनकी 
प्राण-प्रतिप्ठा पर घोर सकट मेंडरा रहा था। अपनी जाति के स्वमावानुसार 
इस वीर रमणी मे अपने पत्ति के शबुओं से छोहा छेने की ठान ली। उसने 
बची हुई सेना की फ़िर संगठित किया। किले में १५ हजार सेनिक थे। शीघ्र 
ही किले की दीवारों के नीचे डेरा डाछे हुए शत्रु-दक पर पत्थरों, तीरों और 
भालों की वर्षा शुरू कर दीं गई। छेकिन अरवों की शक्ति रावर के इन बीर्‌ 
रक्षकों से बहुत भारी सिद्ध हुई॥ अरबों ने बहुत निर्मयता और बल के साथ 
किछे का घेरा जारी रखा। जब रानी ने देखा कि वचने की कोई भी आशा 
शेष नहीं है तो उसते किके की सब स्त्रियों को एकत्रित कर उनसे कहा, 








.. ९. इस रमणी के नाम के विषय में बड़ा सदेह है। घाचनामा' के लेखक 
ने उसका नाम “'रानीबाई” (कुछ पोयियों में माई) दिया है और इसके विषय 
में एक बडे आश्चर्य की बात छिखी है कि यह दाहिर की बहन थो और तब 
दाहिर की पत्नी बनी थी। दूसरे स्थल पर उसने दाहिर की पत्नी का नाम 
'छाड़ी' दिया है और ब्राह्मणावाद में अपने सम्मान की रक्षा के, लिए उसके 
द्वारा वीरतापूर्वक युद्ध करने का उल्लेख किया हैं। अल-बिलादूरी का कहना 
है कि मुहम्मद ते रावर नामक गाँव पर आक्रमण किया। इस स्थान पर 
दाहिर की एक पत्नी थी, जिसने पकड़े जाने के भय से अपनी दासियों सहित' 
अपने आप को भस्म कर दिया था। चाचनामा का वर्णन 'अलू-बिलादूरी' 
बर्णेन से मिल्ता-जुछुता है। इसमें लिखा है कि दाहिर की मुत्यु के बाद रानी 
राबर के किले में अपने रिश्तेदारों और आशरितो के साथ चली यई और जब 
उसके आश्रित एवं सम्बन्धी स्थानीय लोगों की सहायता पाकर अधिक सुरक्षित 
ब्राह्मणाबाद के किले में चले गये तो रानी ने अरबों के साथ वीरताएूवंक 
ग्रद्ध किया और विजय की कोई जाया न रह जाये पर अपने आप की जला 
डाला। राबर पर आक्रमण के वाद ब्राह्मणावाद का किला हस्तेगत किया 
गया; इसी स्थान पर 'राड््री ने अपनी वीरता दिखाई । किले पर मूसलमाना 
का अधिकार हो गया और बह अपनी दो अविवाहिता कन्याओं के साठ 
पकड़ी गई। सम्भवतः सह “छाडी” और 'रानीवाई' दोनों दाहिर की पत्नियाँ 
थी। सर बूलजले हेग ने दोनो को दाहिर की पत्नियाँ कहा है। इलियट, भा० 
१, पु० १२२, १८१) 
कैम्प्रिज हिस्ट्री आँव इण्डिया, जि० हे पुृ० ५। 


मुसलमानों के आक्रमण प्‌ 


“हूत गो-भक्षकों के हाथ पड़कर जान बचाने से भगवान्‌ हमारी रक्षा करे। 
इससे हमारा सम्मान सुरक्षित नही रह सकता। हमारी सुरक्षा के साधन 
समाप्त हो चुके हैं और बच निकलने का अब कोई मार्ग नहीं है। इसलिए 
हम लकड़ी, कपड़े, तेछ एकत्र कर चिता रखें क्योकि में समझती हूँ कि अब 
हम अपने शरीर को भस्मसात्‌ कर अपने पतियों से मिलने के लिए प्रस्थान 
करें। यदि तुमे से कोई जीवित रहने की इच्छा रखती हो, तो वह जा सकती 
है।”'* इसके बाद सब्र स्थियों ने एक घर में प्रवेश कर अपना शरीर अग्निसात्‌ 
कर दिया और इस प्रकार मुसलमानों के हाथ से अपनी और अपने वंश की 
प्रतिष्णा को बचाया। 
मुहम्मद से किछे पर अधिकार कर किले के ६,००० आदमियों का वध 
करवा दिया। दाहिर की सारी सम्पत्ति पर उसने अधिकार कर लिया | 
इस विजय से फूछा व समाकर, वह ब्राह्मणाबाद' की और बढ़ा। यहाँ उसका 
कोई विरोध न हुआ। छोगों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर छी। इन विजयों 
के बाद शीघ्र ही शासन-व्यवस्था की और ध्यान दिया गया। जिन छोयों ने 
इस्लाम-धर्म ग्रहण कर लिया उनको दासता, करों और “जजिया” से मुक्त 
किया गया छेकिन जो अपने धर्म की छोड़ने के लिए तैयार १ हुए उद पर 
“जिया छगाकर भूमि और सम्पत्ति पर उनका अधिकार रहने दिया गदर! 
'जजिया' की तीन श्रेणियाँ रखी गई। पहली थेणी के अनुसार श८ दिखहम 
के बराबर सोना देना पड़ता था, दूसरी श्रेणी में २४ दिरहम गौर उदते 
निचली श्रेणी में १२ दिरहम।" जब ब्राह्मणावाद के निवाधियों ने पुउानयदति 
की स्वतत्त्रता के लिए मुहम्मद से निवेदन किया तो उसने यह मग्मदा हम्वान 
के पास निर्णय के लिए भेजा। हज्जाज ने इस विषय में निम्नलिखित आदेश 
भेजा-- 
, क्योकि उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ही हैं और सह्लीका को कर 
देना प्रारम्भ कर दिया है, इसछिए नियमानुयार उनसे और अधिक कुछ 





१०. चाचनामा, इलियट ब्रा० !, पू० (छर ॥ 


११. यह वम्वई आन्त के सिल्वर जिठे के अन्तर्गत परकार है 
सा ई शआरन्त ट] गंठ थार और परकाः 
गरों नामक त॒ल्खुका में एक विव्वस्ध नगर है, जो २५०५२ उत्तर बोर 
दर ्र पुरव में, हैदराबाद के शाहदाइपर नामक स्थान से ११ मीछ दि 
और और हाठा नामढ स्थान से २१ मीठ की दूरी पर स्टपिए 
हे 80% ले मजेटियर, व्ि० ३, पृ० ८॥ द्राह्यगावाद पर इसियद रो 
(्‌ ै, जि० १, पृ० -9४] भी दृष्टव्य है। 

१२. चाचनामा--इकिक्ट नर के 

-इक्क्द् मा० १, पृ० १८४॥ 






पद मध्ययुग का इतिहास 


नही लिया जा सकता। वह हमारी सुरक्षा में आ गये है, इसलिए हम किसी 
भी रूप में उनके प्राणों और सम्पत्ति पर हाथ नहीं छगा सकते । उनको अपने- 
अपने देवताओं को पूजने की आज्ञा दी जाती हैं। किसी को अपने धर्म का 
'पाऊन करने से नही रोका जाना चाहिए। वह अपने घरों में अपनी इच्छानुसार 
किसी भी ढंग से जीवन बिता सकते है” यह सब हो जाने पर मुहम्भद 
ने देश की व्यवस्था की ओर ध्याव दिया। सारी जनता को चार वर्गों में 
विभवत किया गया और प्रत्येक व्यक्ति को १२ दिरहम तोल की चाँदी दी गई, 
क्योकि उनकी सम्पत्ति राज्य ने ले ली थी। ब्राह्मणों के साथ अच्छा व्यवहार 
किया गया और उनके सम्मान की उचित व्यवस्था रखी गई। उनको ऊँचे पदों पर 
नियुवत कर देश का शासन उतके हाथों में सौप दिया। भूमि-कर की व्यवस्था 
के लिए नियुक्त अधिकारियों को मुहम्मद ने आज्ञा दी कि “जनता और 
सुलतान के बीच न्यायपूर्वेक व्यवस्था बनाओ और यदि दोनो के वीच बंटवारे 
की आवश्यकता हो तो बँटवारा समान रूप से करो। कर उतने ही छगाओ, 
जितना लोग दे सकते हों। परस्पर सहमति से कार्य करो और एक दूसरे का 
विरोध न करो, जिससे देश को किसी प्रकार की हानि न पहुँचे।”'* सबको 
धार्मिक स्वतन्त्रता दी गई और प्रूजा-पद्धति में ब्राह्मणों की इच्छाओं का आदर 
किया गया। 
श्राह्मणाबाद की विजय के बाद अरोर (अलोर) के किले पर ध्याव 
दिया गया। इस किले का अध्यक्ष दाहिर का 'फूफी' नामक पुत्र था। उसको 
अभी तक अपने पिता के निधन के संपाचार न मिर पाया था| इसलिए चह 
सेना एकत्र करने के छिए अपने प्रदेश में चक्कर ऊछगा रहा था। अछोर 
की जनता को दाहिर की मृत्यु का विश्वास कराने के लिए मुहम्मद ने लाड़ी 
को भेजा, परन्तु छाड़ी को गालियों की बौछार सहनी पड़ी और बह अपने 
कार्य में विफल रही । आखिर एक जादूगरनी के द्वारा फूफी को अपने पिता 
के मारे जाने का विश्वास हुआं। तब यह अपने सम्बन्धियों और अनुचरो 
को छेकर किछे से तिकल आया और चित्तौर की ओर बल पड़ा। फूफी के 
मरद्ध करने के विचार से अवगत होते पर मुहम्मद ने किले पर आक्रमण कर 
इसको हस्तगत कर लिया। व्यापारियों और व्यवसामियों ने अधीनता स्वीकार 
कर ली और फिले में स्थित सेना ने कायरतापूर्वक किछे की कुंजियाँ निविरोध 


मुहम्मद के सामने रफ्त दीं। 





१३. चाचनामा--इछियट भा० १६ १० १८५-८६॥ 
१४. वही पु० एट४ड। 


मुसलमानों के आक्रमण ७ 


अलोर की व्यवस्था करने के बाद मुहम्मद मुछ्तान की ओर बढ़ा और 
मार्ग में दाहिर के एक चचेरे भाई कक्‍्सा को जो अलोर के किले से भाग निकला 
था, अपने अथीन किया। आगे चलकर उससे एक गढ़ पर आक्रमण किया-- 
इस गढ़ का स्थान-निर्धारण अभी तक नही हो पाया है--जिसकी रक्षा के छिए 
वहाँ के लोगो ने सात दिन तक वीरतापूर्वक युद्ध किया) इस गढ़ का अध्यक्ष 
मुलतान के शासक का भतीजा था। किले के घिर जाने पर वह रावी के 
किनारे 'सिक्का' मामक किले में चछा गया। सत्रह दिन के घेरे के बाद 
सिवकागढ़ भी जीत छिया गया। इस किछे को जीततने में मुहम्मद को अपने 
२५ थोग्यतम सेनानायको और २१५ सैनिकों से हाथ धोना पड़ा। 
इस विजय के पश्चात्‌ मुहम्मद ने सिन्ध मंदी के ऊपरले भाग के प्रधान 
नगर मुल्तान की ओर कूच किया। चाचनामा का लेखक लिखता है कि इस' 
नगर के लिए विधियों (हिन्दुओ) और धर्मानुयायियो (मुसलमानों) में सात 
दिन तक भीषण युद्ध हुआ। मुलतान के झासक के भतीजे ने मुसलमानों पर 
अचण्ड रूप से आक्रमण किया। लेकिन उसके आक्रमण को विफल कर 
मुसलमानों ने विजय प्राप्त कर छी। किले की सेना को तलवार के घाद 
उतारा भया और मुल्तान के सरदारों और योद्धाओं के परिवारों को, सब 
मिलाकर जिनकी संख्या ६ हजार थी, दास बना लिया गया। अमीर दाऊद 
लसर उस' नगर का शासक नियुक्त हुआ और अन्य प्रधान किलों को अरब- 
अधिकारियों की अध्यक्षता में रखा गया। मुछ्तान के व्यापारियों, व्यवस्तायियों 
और हिन्दू झ्ासको के अत्याचारों, से पीड़ित जाट और मेड़ों ने भी विजेता 
का स्वागत कर भक्ति-भाव प्रकट किया। शीघ्र ही भूमि आदि की व्यवस्था 
की गई। मुहम्मद-बिन-कासिम ने सभी-विधर्मियों के प्रति सहिष्णुता का 
आव प्रदर्शित किया और उनसे घरमं-कर” लेकर उनकी जान बसख्श दी। 
उसने घोषणा की कि “हिल्दुओ के सन्दिरों को उसी प्रकार कोई क्षति ने 
पहुँचाई जायेगी जैसे कि ईसाइयो के ग्रिरजे, यहूदियों के सिनोद (उपासना- 
गृह) और मंग्रियो के अल्तार! (यज्ञ-बेदी) सुरक्षित रखे गये हैं।” इतनी 
उदार-नीति अपनाने पर भी अरबों का कोप लूट-पाट के घन से भर गया। 
लाचनामा' में छिखा है कि एक मन्दिर से २३० मन सोना और स्वर्ष-चूण 
से भरे ४० गगरे प्राप्त हुए थे। इन गगरो को तौछा गया था और इनमें 
सैरह हजार दो सौ मन सोना निकछा था।" अरबो ने स्वयं उस स्थान के 
“निवासियों को सहायता से अपना कार्य सरलछतापूर्वक सम्पन्न किया। कभी- 


१५. चाचनामा--- छियट, भा० १, पु० २०६।॥ 





ध्ढ मध्ययुग का इतिहास 


कभी बर्बरता के कार्य भी किये जाते थे, छेकिन ऐसे प्रसंग बहुत ही कम 
आते थे। अरबों मे बाद में आनेवाछे हुक बाकांताओं के कही अविक 
उदारतापूर्ण व्यवहार रखा। मुल्तान पर पूर्ण आधिपत्य स्थापित कर छेने 
के पर्चातू मुहम्मद ने अपने एक सेनानायके आाबू हकीम को दस हजार 
घुडसवारों के साथ कन्नौज की ओर वहाँ के शासक को इस्लाम-धर्म ग्रहण 
करने को बाध्य करने के लिए भेजा, छेकिन इस नये अभियान को प्रारम्भ 
कर सकते के पहले है! उत्तकों खलीफा की वहे आज्ञा मिल्ली जिसने उसके 
विजयोल्लास से तरग्रित जीवन की दयनीय समाप्ति कर डाली) 


मुहम्मद-विव-कासिस की सृत्यु--सिल्य में मुहम्मद ने एक से एकः 
बढ़कर गौरवपूर्ण विजयें प्राप्त की, परन्तु इन सबके पीछे उसका भाग्यन्चक्र 
उसके लिए जिस असंभावित दारुण परिणाम की सृष्टि कर रहा था, उससे 
उसकी समस्त कीति भी उसको बचा न सकी । उसका पतन वैसा ही आकंस्मिके 
हुआ जैसा उसका उत्थान हुआ था। चाचनामा के लेखक और मौर मासूम 
ने, बहुत थोड़े अन्तर के साथ, मुहम्मद को मृत्यु की हृदय-विदारक कथा 
का वर्णन किया है। दोनो ने लिखा हैं कि राजा दाहिर की कन्याएँ परमाल- 
देवी और सूरजदेवी जब खलीफा के हरम में पहुँचाई गईं तो अपने पिता की 
मुत्यु का बदला छेते के विचार से उन्होंने खलीफा से यह भनगढ़न्त बात कही 
कि उसके पास भेजने से पहले ही मुहम्मद-विन-कासिम ने उनके सतीत्व को 
सष्ट कर दिया है और अब वहे सद्धमतरुयाय्रियों के नायक (खछीफा) के 
मोग्य नही रह गई हैं। यह वात सुनकर खलछीफ़ा के क्रोध का ठिकाना ना रहा 
और क्रोधावेश में उसने आज्ञा दे दी कि मुहम्मद को बैछ की कच्ची खाल 
में सिलवाकर राजधानी में भेजे दिया जाय।” सलीफा की शविते और भमाद 
इत्तना उग्र था कि यह आजा पाते ही मुहम्मद ने स्वयं बैछ की कच्ची साल में 
अपने आप को घिलवा लिया और मासूम छिखता है के “तीन दिन वाद उसके 
प्राण-पलेर उसका शरीर छोड़कर स्वर्ण की ओर उड़ गये।” उसका शब 
एक संदूक में बन्द कर खलीफा के पास भेजा गया। खडीफा ने दाहिर की 
लडकियों के सामते वह संदृक खुल़वाया। राजकुमारियों ने [अपने णिता के 





१६. वही, पृ० २०९। जारेट---आइन-ए-अकबरी, अ० २, १० रे४५। 


इलियट, अ० ३, पृ० ४३७-३८। 
१७, खलीफा का नाम विदीद-इब्न-अब्दुद मलिक' या। वह हिजरी 
झनू ८६ (७०५ ई०) में खलीफा वनाथा और हिजरी सनु ९६ (७१५६०) 


में उसका देहान्त हुआ। 


दर 


मुसलमानों के आक्रमण ५९ 


हत्यारे की मृत्यु पर पूर्ण सन्तोष प्रकट किया, साथ ही खलीफा के सामने 
यह भी स्वीकार कर लिया कि मुहम्मद निर्दोष था और प्रतिशोध की भावना 
से प्रेरित होकर उन्होने उस पर यह झूठा आरोप छंगाया था। यही नही उन 
राजकुमारियों ने खीफा की भत्सेना करते हुए कहा कि उसे न्याय करते समय 
भविष्य में और भी सावधानी रखनी चाहिए। खलीफा को बहुत पश्चात्ताप हुआ; 
परन्तु अब क्‍या किया जा सकता था। उसने आज्ञा दीं कि इन राजकुमारियों 
को घोड़ो की पूँछ से वाधकर तव तक घसीटा जाय जब तक इनके प्राण नः 
निकल जायें।'* इस प्रकार सिन्‍्ध के विजेता उस' महान्‌ योद्धा की इहछीला 
समाप्त हुई जिसने भारत-भूमि पर खलीफा का आधिपत्य स्थापित किया था। 
यह कहानी बहुत कुछ किवदन्ती है। मुहम्मद-विन-कासिम की मृत्यु के विपय में 
विद्वानों की सम्मतियों में बहुत विरोध हैं लेकिन 'फुतृह-ए-बुलदान” के लेखक 
का यह कथन अन्य वर्णनों से अधिक सत्य जान पड़ता है कि खलीफा की आज्ञा 
से मुहम्मद को हथकड़ियाँ पहनाई गई और सता-सताकर मारा गया। 
सिन्ध पर अरब-आधिपत्य--इच्छा न होने पर भी आवश्यकता से बाध्य 
होकर अरबों को शासन-कार्य स्थानीय छोगो पर छोड़ देना पड़ा। लेकिन इस” 
विजय से अरबों के अधिकार में पर्याप्त भूमि आ गई थी। 'इक्ता' भूमि 
पुरस्कार के रूप में वितरित की गई और इसके अधिकारियों को आवश्यकता 
पड़ने पर सैनिक सहायता देनी पड़ती थी। लेकिन भेंट के रूप में दिये गये 
धन (सदका) के अतिरिक्त उनको और कोई कर न देना पडता था। मुसलमान 
सैनिकों को खेती करने की आज्ञा न॑ थी इसलिए कृषि-कार्य का सारा भार 
स्थानीय छोगों पर पड़ा, जिनको “स्वत्वहीन कृपक और मजदूर बना दिया 
गया।” कुछ सेनिको को वैतन के रूप में भूमि दी गई थी और कुछ को 
निश्चित वेतन मिछता था। कुरान शरीफ में दिये गये नियमों के अनुसार 
लूट के माल का पाँचवाँ हिस्सा खलीफा को मिकृता था और बाकी सैनिकों 
में बेंद जाता था। इस नियम के पालन में खलीफा ईमानदारी से काम छेते 
थे, क्योकि सैनिको के विरोध से वह हमेशा घवराते थे। घामिक संस्थाओं 
को दान दिया जाता था ओर धामिक पुरुषों को विना किसी मूल्य या कर के 





१८. चाचनामा का अनुसरण करते हुए मीर मासूम ने भी लिखा है कि 
राजकुमारियाँ खलीफा के सामने छाई गईं और एक दुभाषिया बुला छिया 
गया। उनके चेहरे से जब पर्दा उठाया गया तो खलीफा उनकी सुन्दरता पर 
मोहित हो गया। उन्होंने खलीफा को बताया कि मुहम्मद में उनको तीन 
दिन तक अपने हरम में रखा था। 

तारीख-ए-मागूमी--खुदावस्य, पाण्डुलिपि 'ऐफ' (५) । 


६० मध्ययुग का इत्तिहास 


(वक्‍्फ) भूमि दो जाती थी। अरब सैनिक इस देश में वस्त गये, उत्होने भारतीय 
स्त्रियों मे विवाह कर लिया और इस श्रकार धीरे-धीरे वहुत-सी अरब वस्तियाँ 
बस गईं, जिनमें पारिवारिक सुख का अनुभव करते हुए अरब सैनिक निर्वास 
का दुःख भूलने छगे। इन बस्धितयों को जुनुद' और “अम्प्तार' कहते थे, जिनका 
अर्थ होता है सेवाएँ! तथा 'नगर'। कुछ स्थानों पर यह वस्तियाँ विशाल 
नगरों के रूप में विकसित हुईं और विद्या एवं संस्कृति के केस्द् 
वन गईं। सिंवे में ऐसी वस्तियों में मुख्य वस्तियाँ थीं मनसूरा, कुजदार, 
कन्दावेछ, बैजा, महफूजा और सुल्तात । स्थानीय सेनाओ में से 
कुछ तोड़ दी गईं और कुछ बरव झासकों की सेवा में रहने दी 
गई। युद्धसमाप्ति के बाद अरब-्सैनिक आराम और विलासभय जीवन 
बिताने छगे। इससे उनका धामिक जोझन और युद्धपेपासा इतनी दव 
गई कि सैनिक अभियानों को चलाने के लिए बाहर से सैनिक भर्ती करने 
की आवश्यकता पडने छगी। व्यापार द्वारा सम्पत्ति बढ़ाने की इच्छा ने भी 
इनकी संभिक प्रवृत्तियों को दवा दिया था। व्यापार ने खूब उन्नति की और 
सिन्‍्व में बस जानेवाल्े अरब अन्य मुसलमान-देशों के साथ जल और स्थर 
मार्ग से हमेशा व्यापार करते रहे। विभिन्न जातियों के व्यापारी भारतीय 
भाल' को सिनन्‍्ध से होकर तुकिस्तान, खुरासान और वहाँ से हुस्तुन्चुनिया तक 
पहुँचाते रहते ये! अरब के घोड़े भारत में छाये जाते थे और स्रिन्ध नदी के 
मुहाने की ओर शस्त्र तथा अन्य युद्ध-सामग्रियाँ भेजी जाती थी जिससे देश में 
सैनिक अभियान चलाये जा सकें। किरमान और मेकरान के समुद्र तटवर्तो 
प्रदेश में फंली हुई (अवदिस' जाति के अरबों की वस्तियाँ विदेशों के साथ व्यापार 
से बहुत छाभान्वित होती जा रही थीं। 
अरबों ने हिन्दुओं के प्रति महिप्णुता का व्यवहार रसा। इसका कारण 
यह नही था कि वे दूसरे यर्मों का आदर करते थे; अपितु यह था कि वे 
भी भांति अनुभव कर चुके थे कि इन विजित लोगों को बढ प्रयोग द्वारा 
अपने धर्म से च्युत कराना असम्भव है। प्रारम्भ में बहुत से स्थानों पर 
घर्मान्ध चर्बरता का प्रदर्शन किया गया और बहुत से मन्दिरों फो मूमिसात्‌ 
पिया गया) देव, मारूद और अलोर के मन्दिरों को तोहकर उनके स्पान 
चर भस्जिदे निर्मित हुईं | कुछ स्थानों पर इन विजेताओं का विरोध करनेवालों 
को मारकर उतकी स्त्रियों और बच्चों को बंदी बताया गया था। सुठतान में 
भार्तेपड-मन्दिर को विश्वस्त कर उसकी सम्पत्ति पर मुद्स्मद-बिनन्कासिम 
के अधिकार कर छिया था। आय के सुख्य साथन मूमिकर और जिजिया! 
थें। सार्वजनिक महरों मे सीची जानेवालों भूमि पर गेंहे और जौ को उपझे 


मुसलमानों के आक्रमण ३१ 


का है भागऔर सिंचाई न की जानेवाली भूमि पर उपज कांड भाग भूमि-कर' 
के रूप में लिया जाता था। छुहारों, अगूरो और अन्य फलों पर है भाग उपज 
के रूप में या नकदी के रूप में कर वसूल किया जाता था तथा शराब, मछली, 
मोती आदि कृषि के अतिरिक्त अन्य साधनों से आनेवाली वस्तुओं पर 
पैदावार का है भाग वसुूछ किया जाता था। इनके अतिरिक्त ओर भी 'कर' 
थे जिनको सबसे ऊँची बोली वोलनेवाले को ठेके पर दे दिया जाता था। 
ब्ाचनामा' मे किसानो पर छग्राये जानेवाले बाज, 'उद्योरी! आदि अन्य 
करो का भी उल्लेख है। कुछ जातियो पर ऐसी वस्तुओ की वसूली रूगाई गई 
जो उनके लिए अपमानजनक थी। एक समय अराल नदी के पार रहनेवाले 
जाटों को यह आज्ञा दी गई कि जब वे अरव-शासक के सामने अपना भक्ति- 
भाव प्रकट करने के लिए आवे तो अपने साथ एक कुत्ता अवश्य लाबे; इसके 
अतिरिक्त इन लोगों के हाथो पर जलते लोहे से निश्चान भी लगाया जाता था। 
पारिवारिक खर्चो को नियत्रित करनेवाले मियमों का कड़ाई से पाकत कराया 
जाता था। कुछ जातियो को घोड़े की सवारी करने, मुन्दर वस्त्र पहनने तथा 
घिर और पैरों को नंगा रखने को भी मताही कर दी गई थी। अधीन जातियों 
के किसी व्यक्ति द्वारा की गई चोरी बहुत बड़ा अपराध माना जाता था और 
इसकी सजा के तौर पर उस चोर की स्त्री और बच्चो को जला दिया जाता 
था। स्थानीय छोगों को तीव दिन और रातों तक किसी भी मुसलमान यात्री 
की भोजन देना पड़ता था। इसी' प्रकार की बहुत सी अपमानजनक आज्ञाओं 
का मुसलमान इतिहासकारों ने उल्लेख किया है। 'जजिया” सदेव “सख्ती से 
ठीक समय पर और बहुधा अपमानपूर्ण व्यवहार के साथ” वश्चुल किया जाता 
था। जजिया' की वसूली को धामिक एवं राजनैतिक कत्तंव्य समझा जाता 
था और यह 'कर' इतना महत्त्वपूर्ण था कि मुहम्मद-बिन-कासिम के समय में 
भी इसकी वसूली के लिए हज्जाज किसी दूसरे अधिकारी को भेजता था। 
जिनके लिए विधर्मी (जिम्मी) अपनी आय के अनुसार यह कर देते थे। 
इस्लाम प्रहण करनेवाले को इस कर से मुवित मिल जाती थी। जब शासन की 
शक्ति उतनी प्रवछ ने रह गई और खलोफा भी आय का अधिकाधिक भाग 
वसूल करने रूगा तो मुसलमानों पर भी बहुत से 'कर' छगाये जाने छगे। 
परिणामस्वरूप देश में जगह-जगह उपद्रव और विद्रोह होने लगे। इस नीति 
“क्षे बुरे परिणाम के विषय में मुसलमान इतिहासकारों में सवसे अधिक दार्शनिक 
इब्नजलदून ने छिखा है, “जीवन में विछासिता बढ़ जाने से सरकार और 
उसके अधिकारियों की आवश्यकताएँ बढने छगीं और उनका उत्साह ढीला 
पड़ने छगा। इसलिए यह आवश्यक हो गया कि शासन-कार्य चलाने के लिए 


श्र मध्ययुग का इतिहास 


अधिक लोगों को नियुक्त कर उनको अधिक चेतन दिया जाय। परिणाम- 
स्वरूप कर धीरे-धीरे बढाये जाने छगे, यहां तक कि भूमि के स्वामियों 
और मजदूरों को उनका चुकाना असम्भव हो गया। इससे सरकार में निरन्तर 
“परिवर्तन होने छगे ।”* हिन्दू और मुसरमानों के वीच हुए झगड़ों को निपठाने 
के लिए कोई न्यायालय न थे। अमीर और सरदार जो अब भी अपनी 
स्वतस्त्रता बनाये हुए थे, अपनी सीमा के अन्दर अपराधियों को मृत्यु-दण्ड देने 
तक का;अधिकार रखते थे। काजी लछोग कुरान के मनुसार न्याय करते थे 
“और हिल्दू-सुसलमानों के झगड़ों का फैसछा भी इन्हीं नियमों के अनुसार किया 
जाता था, जिससे हिन्दुओं के साथ बहुत अन्याय होता था। सार्वजनिक औौर 
राजनैतिक अपराधों का दण्ड-विधान हिन्दू-मुसलमान सबके लिए समान होते 
हुए भी हिन्दू अपने ऋण, सुलह, व्यभिचार, उत्तराधिकार, सम्पत्ति और इसी 
प्रकार के अन्य विपयों से सम्बन्धित झगड़ों का निपठारा अपनी पचायतों 
में कर छेते थे, जो वहुत व्यवस्थित रूप से कार्य करती थीं। सरकार द्वारा 
स्थापित सार्वजनिक न्यायालय तो हिन्दुओं के लिए धन चूसने और बढूपुर्वेक 
- धर्म परिवर्तन कराने' के साधन-मात्र थे। विदेशी शासन में हिन्दू हमेशा पीड़ित 
-और दुःखित रहे। १रन्‍्तु यह उन्हीं की आपसी फूट का परिणाम था। सिन्‍्ध में 
अरबों के शासन-काल यें शासक और शासित जनता के बीच उस सहानुभूति 
-का सर्वथा अभाव रहा जो प।रस्परिक विश्वास से उत्पन्न होती है। 
अरबों की विजय का अस्थायित्व--यह विजय ऐसे लोगों द्वारा हुई थी जो 
पृवेचार एवं स्वभाव में परस्पर इत्नती भिन्न थीं कि उनसे एक होकर काम 
करने की कभी भी आशा नहीं की जा सकती थी। जब धामिक जोश ठंडा पड़ 
* जया तो ये छोग “एक जैसी जीवन-परिपाटी अपनाने और एक नियंत्रण में चलने 
में वैसे ही अयोग्य सिद्ध हुए जैसे कि उनकी जन्म-भूमि के रेत के कण 
विभिन्न परिवारों के वंश-क्रमागत झगड़ों ने इनकी शक्ति को निर्बल कर दिया 
और धार्मिक-विचारों में उदार 'शिया' आदि सम्प्रदायोंके दमन ने मुसलमान- 
,इाबित को अत्यन्त क्षीण कर दिया। विभिन्न धार्मिक-सम्प्रदाय बढ़ने छंग्रे और 
डस साम्प्रदायिक-भाववा का सरकार हारा कठोर दमन किये जाने पर भी 
खारिजी, जिन्दिक, झुवाजा, शरिया, मुलाहिंद, करमातिया आदि धार्मिक 
सम्प्रदाय उन्नति करने लगे और अपने-अपने मत के भ्रचार में लगे रहे। 


-अर्बों की विजय, जैसा कि स्टानले लेनपरू ने ठीक ही लिखा है, केवल “मारत 


सथा इस्छाम के इतिहास में एक घटनामात्र रह गईं। यह ऐसी विजय थी, 


१९. इलियट--मा० ६५ पूृ० डै७७-७८। 


मुसलमानों के;आक्रमण हरे 


पंजसप्ते कोई फल प्राप्त न हुआ।” सिल्व-अदेश की भूमि बहुत कमर उपज के 
“लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इस पर अधिकार कर लने से खलीफा के साम्राज्य की 
आय पर कोई अच्छा प्रभाव न पडा । थामिक विचारों में कटुटर और दार्शनिक 
प्रवृत्तिवाली हिन्दू जाति पर इन विजेताओं की वियुक् सम्पत्ति और सज- 
धज का कुछ भी असर न हुआ और हिन्दुओं के जीवन में इनके कारण कुछ 
भी परिवर्तन न आ सका। भारत में स्थायी रूप से अधिकार जमाना अरबों 
के लिए असम्भव था, क्योकि उत्तर और पूरब में अब भी राजपुत राज्य विद्य- 
मान थे, जो अपनी सीमा के अन्दर घुस आनेवाले किसी भी विदेशी आकरांता 
से चप्पा-धप्पा भूमि के लिए युद्ध करने को भ्रस्तुत रहते थे। मुहम्मद-बिन- 
कासिम की मृत्यु के बाद विजय का कार्य अधूरा ही छूट गया और इस प्रदेश 
'पर खलीफा के प्रतिनिधि शासकों को उससे इतनी अपर्याप्त सहायता मिलने 
लगी कि उनके लिए अपनी स्थिति बनाये रखता दुष्कर हो गया। खलीफा- 
"साम्राज्य की अवनति से उसके दूर-दुर के अधीनस्थ प्रदेशों पर अत्यन्त बुरा 
प्रभाव पड़ा और धीरे-धीरे यह प्रदेश साम्राज्य के आदेशों की अवहेलना करने 
रूगे। सिन्ध्र भी अनेक छोटे-छोटे राज्यों में विभाजित हो गया, जो यद्यपि राज- 
नैतिक मामलों में सर्वेथा स्वतन्त्र थे, तयापि सुविधा के विचार से घामिक मामलों 
में खलीफा की प्रधानता को स्वीकार करते थे। सन्‌ ८७१ ई० में जब से खलीफा 
'मुअतमाद ने वल्ख, तुकिस्तान, सिजिस्तान और करमान के शासक याकूब-बिन- 
रँस के अधिकार में सिन्ध का झासन भी सौप दिया, तब से यह प्रदेश खलीफा 
“की अथीनता से बिलकुल मुक्त हो गया। सिन्ध में बस जानेवाले अरबों से 
'मुलतान आर मनसूरा में अपने-अपने वंझों का शासन स्थापित कर लिया था 
और सिन्ध नदी के उपरले तथा निचले भाग पर सैयद-वंश ने अधिकार जमा 
'लिया था। इस प्रकार अरबों की विजय के चिह्न के रूप में थोड़ी-सी अरब 
बस्तियाँ तथा कुछ स्थानीय झासक-परिवार शेष रह गये। अरबों ने इमारतों, 
सड़कों आदि के रूप में अपनी कोई स्मृति न छोड़ी थी। भाषा, शिल्पकलछा, रीति- 
रिवाज, रहन-सहन के ढंग आदि पर उनका कुछ भी प्रभाव ने पड़ सका। उनकी 
याद दिलाने के लिए केवल नष्ट किय हुए मान्दरों के भग्तावशेप रह गये जो 
पुकार-युकार कर अपने विध्वंसकों की वर्वरता का उद्घोष करते हैं। पवित्र 
स्पानों को नप्ट कर उनकी सामग्री से उन्होंने महू, नगर और किले बनवाये 
जिनको काल के कराल हाथों ने नप्ट कर दिया है।”* 
२०. इस विषय का पुरा-युरा ज्ञान प्राप्त करने के लिए पाठक सर हेवरी 


इलियट के हिस्द्री ऑँव इण्डिया! भा० १, परिश्िष्ट पृ० ४६०-८३ पर घसिध में 
खरब-आधिपत्य विषयक छेस अवश्य पढ़े। 


से मध्ययुग का इतिहास 


अरबों की विजय का संस्कृति पर प्रभाव--यह तो अविलम्ब स्पष्ट हो जाता 
है कि राजनैतिक दृष्टि से अरबों की विजय का कोई भी प्रमाव न पड़ा और 
यह विजय इस्छाम के इतिहास में विलकुल महत्त्वहीन रही । ठेकिन इस विजय 
का मुसलमान-संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा। जब अरब भारत में आये, वह 
इस देश की सम्यता की श्रेप्ठता देखकर आशचर्यचकित रह गये। हिन्दुओं के 
दा्निक-विचारों की उदात्तता एवं हिन्दुओं की प्रखर तथा सूक्ष्म वुद्धि-वैभव, 
उनके लिए बहुत आइचयं की बातें थी। उन्होंने देखा कि मुसछमानी एकेश्वर- 
बाद का मूल सिद्धान्त हिन्दुओं को पहछे से ही विदित है और मनुष्य का गौरव 
यढ़ानेवाली ललित-कलछाओं में हिन्दू उनसे बहुत बढ़-चढ़कर हैं। हिन्दू गायकों, 
ल्ित्पियों एवं चित्रकारों ने अरबों को उतना ही प्रभावित किया जितना कि हिन्दू 
दाशैनिकों और विद्वानों ने। तवरी ने लिखा है कि एक बार खलीफा हां ने 
अपने पुराने और बहुत दु,खदायी रोग का इछाज कराने के लिए भारत से 
चिकित्सक बुछाया। इस वैद्य ने खलीफा के रोग को दूर कर दिया और तब 
सुरक्षापूर्वक उसको भारत आने दिया गया। शासन-व्यवस्था में भी अरबों ने 
हिन्दुओं से बहुत कुछ सीखा और शासन-कार्य में उन्होंने बहुत बडी संख्या में 
ब्राह्मणों को इसीलिए नियुक्त किया क्‍योंकि शासन-संचालन में ब्राह्मणो का 
ज्ञान, अनुभव और निपुणता अरबों से बहुत अधिक थी। मुसलमान इतिहास- 
कार भास्तीय आर्य-संस्कृति द्वारा अरव संस्कृति को दिए गए योगदान को या. 
तो बिलकुछ भुला देते है या बहुत हीन दृष्टि से देखते है। परन्तु सत्य यह है 
अरब संस्कृति के वे अनेक तत्त्व भारतीय संस्कृति की ही देन थे जिन्होंने बाद 
में योरोपीय संस्कृति पर आइचर्यजनक प्रभाव डाछा। उस समय भारत में अरबों 
से कही अधिक वौद्धिक विकास हो चुका था और दर्श्नन, ज्योतिष, गणित, वैद्यक, 
रसायन इत्यादि विपयों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अरब-विद्वानो को बीद्ध- 
के चरणो में बैठना पड़ता था। बगदाद के दरवार 


मिक्षुओं या ब्राह्मण पंडितों 

ने भारतीय विद्याध्ययच को प्रोत्साहित किया और खलीफा मनसूर (७५३-७७४ 
ईै०) के शासन-काल में भारत से बगदाद जानेवाले अरब विद्वान्‌ ब्रह्मगुप्त 
लिखित अ्रह्म-सिद्धान्त' और खण्ड-खाड्यक' ग्रन्थों को अपने साथ ले गये। 
चहाँ अलफजरी ने आरतीय विद्वानों की सहायता से इन ग्रन्थों का अरबी भाषा 
में अनुवाद किया। इन्हीं ग्रन्थों से अरबों ने पहले पहल ज्योतिषविज्ञान के 
प्राईम्मिक सिद्धान्त सीखे ।”* घामिक कद्ठरता ने हिन्दु-संस्क्ृति की अच्छी बातें 
अपनाने में कोई बाघा न डाली ओर अरबों मे अपने उपयोग की बहुत-सी वातें 


श्र. अलबरूदी-लिखित--भारत' सखाओ द्वारा अनूदित, भूमिका पु० ३११ 


उुचसमावा के दाौककी 4 प् 


स्वतन्वतापूर्वक अपना लीं, संख्याओं का ज्ञान उन्होंने हिन्दुओं से प्राप्त किया, 
इसीलिए इनका नाम उन्होंने 'हिन्दस' रखा। खलीफा हारे के समय में (७८६० 
८०८ ई०) बरमक-जातीय मंत्रिग्यरिवार से हिन्दू विद्याओं की शिक्षा को बहुत 
प्रोत्साहन मिला। यद्यपि वरमकों ने इस्छाम धर्म स्वीकार कर लिया था, परन्तु 
इस्लाम के प्रति उनमें अधिक रचि न जाग सकी ओर हिन्दुओ की ओर उनका 
अधिक झुकाव होने के कारण उन्होंने बहुत से विद्वानों को ज्योतिष, वैद्यक आदि 
शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करमे के लिए भारत में भेजा।' उन्होने भारतीय विद्वानों 
को बगदाद बुलाया और उनको चिकित्सालयों में नियुक्त किया तथा उनसे 
वैद्यक, दर्शन, ज्यीतिष, आदि विषयों के संस्कृत ग्रन्थों का अरबी में अनुवाद 
फराया। लेकिन इतना अवश्य स्वीकार करना पड़ता है कि अरबों ने हिन्दुओं 
से प्राप्त ज्ञान को पूरी तरह से पचाकर अपना बना लिया और योरोप निवासियों 
के समक्ष ऐसे रूप में रखा जो उन्हें अधिक ग्राह्मय हो सका। हलागू द्वारा अब्बा- 
सिद-वंश के अन्त के बाद जब खलीफाओं का प्रभाव-सूर्य अस्त हीने छगा, तो 
सिन्ध का अरब-शासक भी व्यावहारिक रूप में पूर्ण स्वतन्त्र हो गया । अव 
भारत और बंगदाद का सांस्कृतिक सम्बन्ध भी टूट गया और भारतीय ज्ञानियों 
के सम्पर्क से दूर अरब विद्वान्‌ यूनानी कछा, साहित्य, दर्शन ओर विज्ञान का 
अध्ययन करने छगगे। हैवेल का यह कथन सर्वथा समर्थंनीय है कि “इस्लाम के 
प्रारम्भिक प्रभाव ग्रहण करने योग्य वर्षों में यूनाव की अपेक्षा भारत ने ही 
उसको शिक्षित किया! उसकी दार्शनिक भावनाओं तथा मूल धार्मिक आदर्शों 
का निर्माण किया और साथ ही साहित्य, कछा एवं स्थापत्य के क्षेत्र में उसकी 
सर्वाधिक प्रमुख अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित किया।'* 


हाजी 
२२ वही, भूमिका पृ० '३१॥ 


२३. हैवेल---आर्येन रूल इन इण्डिया” पु० २५६।॥ 
फाण्५्‌ 


अध्याय ३ 
गजनी-वंश का अभ्युदय 


तुकें-आधिपत्य का प्रारम्भ--अरबो की विजय का भारत में स्थायी 
प्रभाव न पड सका। उनकी विजय केवल एक ऐसे प्रदेश तक सीमित थी, जो 
न उर्वर था और न समृद्ध ही। लेकिन उनके तीन शताब्दी पश्चात्‌ तुर्कों ने 
भारत-विजय का कार्य प्रारम्भ किया। अफगानिस्तान की पर्वत-श्रेणियों को 
पार कर इनके दल अधिकाधिक संख्या में भारत पर आक्रमण करने छगे। 
अब तक खलीफा-शासन का प्रभाव क्षीण-प्राय हो गया था। उमय्यद-वंश के 
खलीफा स्वपदोचित धामिक कत्तेव्यों को भूलकर सांसारिक वैभव एकत्र करने 
में व्यस्त हो गये थे। अतः उनका पतन अनिवायं था। ७५० ई० में खलीफा 
द्वितीय मरवान की पराजय तथा तत्परचात्‌ वध के साथ उम्यद-वंश का 
शासन समाप्त हो गया और अब्वासिया-वंश्ञ ने खलीफा पद ग्रहण किया। 
इन्होंने दमिश्क को त्यागयकर अलकूफा में राजधानी स्थापित की और अरब 
तथा दूसरी जातियों का भेदभाव दूर कर दिया। खलीफा-पद का रूप बहुत 
कुछ परिवर्तित हो गया। धार्मिक-क्षेत्र में इसका पहले जैसा एकाधिकार न 
रह गया एवं राजनैतिक-क्षेत्र में भी नवीन स्वतन्त्र श्लासक-वशों की स्थापना 
ही जाने के कारण यह श्रभावहीन हो गया। अरबों की शक्ति और युद्ध का 
उत्साह शिथिल पड़ने छगा था। उनमें विछासिता इतनी बढ़ गई थी कि उनका 
अधिकांश समय हरम” (अन्तःपुर) के हास-विछासों मे बीतने छगा था। 
इस्लाम' की सेवा को भूलकर वह सकुचित जातीय स्वार्थों से प्रेरित होकर 
परस्पर लड़ने-भिड़ने रंगे थे। अब्बासिया-वश् के खलीफाओ ने अरबों को 
उच्च पदों से हटाकर उनकी रही-सही भक्ति को भी समाप्त कर दिया। भेव 
अरब-अधिकारियों के पद फारसियो को भ्राप्त होने छगे। परिणाम यह हुआ 
कि खलीफा-शासन-संत्र पूर्णतया फ़ारसी प्रभाव से अभिमूत हो गया।' ईटानी 
अधिकारी शासन-कार्य चलाने छंगे! जसे-जैसे केन्द्रीय-शासन झक्तिहीन हीता 


ही रन नफिरअननअ 

१. दोजी लिखित 'हिस्ट्री दे इस्लामिज्म' का विक्टर शीविनकृत अनुवाद 

० २२८-२९---अरबो पर फारसियों अर्थात्‌ विजेताओं पर 4200 

प्रभाव की भूमिका बहुत समय से तयार ह्दो रही थी। कक, द्व पक 
मे प्रभत्व प्राप्त करनेवाते अब्वासिदन्वंध के सिहासनासीन होने पर 


(५ कया 4 सावधान 
आूमिक ने प्रत्यक्ष-झूप आप्त किया। यह शासक बरब-छोगों से सदा सावध ४ 


६६ 


जगनी-वंश का अम्युदय द्छ 


गया, प्रान्तीय प्रतिनिधि-शासको में स्वतस्त्र होने की प्रवृत्ति बढ़ने छगी। 
खलीफाओं ने तुर्कों को अपना अग-रक्षक बनाना प्रारम्भ किया। तुर्क वर्वर- 
जाति के तो थे ही; अत. अरब-सरदारो को महत्त्वहीन वनाकर खडीफा पर 
अपना प्रभाव स्थापित करने में उन्हें अधिक समय न ऊूगा। इन्होंने अपना 
प्रभाव इस सीमा तक बढ़ा लिया कि खलीफा उनके हाथ का खिलौना-मात्र 
बन गया फलत. एक समय जो अरब जाति पराक्रम तथा सम्यता में सर्वश्रेष्ठ 
थी, यह अब उच्च पदों को खोकर निस्तेज हो गईं। खल्लीफा की सेना में भी 
तुकं-सैनिको का बोलवाछा था; इससे अंगरक्षक तुर्को की घृप्टता और भी 
बढ गई थी। राजनैतिक पतन के साथ-साथ खलीफाओं का नैतिक पतन भी 
होने छगा था, और उनकी राजसभा विलासमय रगरेलियों का कीड़ास्थलू बन 
गईं थी। शिया तथा सुन्नियों में बढ़ते हुए दरूगत वैमनस्य ने मुसलमानों 
के राष्ट्रीय-जोवत के स्रोत को ही विपाक्त कर दिया था। राज्य के उच्चतम 
राजनीतिज्ञों के विरुद्ध पड्यन्त्र रचे जाने लगे । इसलिए कोई भी राजकर्मचारी 
अपना जीवन सुरक्षित ने समझता था। गुप्तचरी के जंजाल से सामाजिक 
जीवन शकापूर्ण वन गया। प्रत्येक अमीर अपने-अपने गुप्तचर नियुक्त करने 
लगा, जो अन्य अमीरो की सावंजनिक एवं व्यक्तिगत जीवन की गतिविधियों 
से अपने स्वामी को परिवित कराते रहते थे । खलीफा में इतनी भी शक्ति न रह 
गई थी कि वह झूठे-सच्चे दोपारोपों से स्वयं अपनी रक्षा कर सके और उन 
दुप्दों को दण्ड दे सके जी उसके विपय में कपोल-कल्पित एवं कुत्सित कथाएँ 
कहते फिरते थे। केन्द्रीय शासत्र की शक्तिहीनता का प्रान्तीय शासकों पर 


होकर विदेशियों अर्थात्‌ फारसियों और विशेषत॒या खुरासानवासियों को 
विश्वास-पात्र बनाने रंगे और इसलिए उनसे मित्रता स्थापित करने छगे। 
परिणाम-स्वरूप 'राजसभा में प्रमुख पदों पर फारस-निवासी आसीन होने 
रूगे......- ) यथार्थ में अब अरबों के प्रजातत्रीय दृष्टिकोण का स्थान फार- 
सियो के राजतत्र के विचारों ने ग्रहण किया।” 

ब्राउन, 'लिटरेरी हिस्ट्रीं आँव परशियाँ पृ० २५२॥ 

देखिये, अल-फकरीकृत अव्वासिद-वंश का वर्णन। ब्राउन, पृ० २५१२-५३; 
“(अव्यासिद-वश) एक विश्वासधाती, स्वेच्छाचारी एवं अविश्वसनीय राज- 
बंध था, जिसके शासन-काल में शक्ति एवं पद्मक्रम की अपेक्षा पड्यन्त्र तथा 
विश्वासंघ।त अधिक प्रयोग में लाये यये और विशेषतया शासन-न्‍्काल के 
अन्तिम भाग में । निस्सदेह इस वह्य के अन्तिम झासकों ने झवित एवं साहस 


के भुणों को बिल्कुल सो दिया था और वह चालछों और चालाकियो पर ही पूरा 
भरोसा रखते थे।” 


फ्रॉन केमर के वर्णन से भी इस कथन को पुष्टि होती है। देखिए, ब्राउन, 
पू० २५९, २६०, २६१। 


घ्८ मध्ययुग का इतिहास 


शोचनीय प्रभाव पड़ा। स्थानीय शासक निरंकुश वन गये तथा स्वयं अपने 
लिए छोटे-छोटे स्वतन्त्र राज्य स्थापित करने लगे। इस प्रकार राजधानी में 
ब्याप्त अव्यवस्था के परिणामस्वरूप खलीफा-साम्राज्य ईरानी, तुकं, कुर्द, अरब 
तथा अन्य जातियों के शासकों द्वारा शासित अनेक राज्यों में विमक्‍त हो 
गया। मावरा-उन्‌-नहर अथवा ट्रांसोक्सियाना प्रान्त (ऑक्सस नदी के पार 
का प्रान्त) का प्रतिनिधि-शासक समावी-वंशीय' इस्माइल केन्द्र के आधिपत्य की 
अवहेलना कर स्वतस्त्रन्शासक वन बैठा। समानी-वंशीय शासक अपने तुर्क 
जातीय दासो पर बहुत विश्वास रखते थे। इसी वश के झासक अब्दुल मलिक 
(९५४-६१ ई०) ने अपने योग्य एवं साहसी दास अल्प्तगीन को खुरासान 
का दासन-भार सौंप दिया। छेकिन अपने कृपालु स्वामी के देहान्त के पश्चात्‌ 
उसको इस पद से हटना पडा और तब वह गजनी की ओर चल दिया, जहाँ 
उसका पिता समानी-वश की अधीनता में शासन करता था। इस सुरक्षित 
प्रदेश में प्रभु-शक्ति की अवहेलना कर अलप्तगीन बहुत कुछ स्वतन्त्र शासक 
के रूप में राज्य करने लगा। उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ उसके पुत्र आवू-इशाक- 
इब्राहीम तथा उसके दास विलवतगीन के शासन-काल में इस राज्य की सीमा 
का विस्तार न हो पाया, परन्तु २० अप्रैल ९७७ ई० में उसके दूसरे दास 
सुबुबतगीन के सिहासनारोहण करने के पश्चात्‌ नई-नई विजयों हारा गजनी 
का यह छोटा-सा राज्य एक विशाल एवं समृद्ध राज्य के रूप में विकसित होने 
ल्गा। 

सुबुक्तगीन फा आधिपत्य--सुबुक्तगीन' प्रारम्भ में एक दास था। 
अलूप्तगीन ने उसको नसर हाजी नामक व्यापारी से खरीदा था जो ड्से 


तुकिस्तान से वुखारा छे आया था) यह दास बहुत होनहार जान पड़ा; इस- 
-........ 

२. समानी-वंस का सस्थापक वल्ख-निवासी समन-ए-खुदात था। वह 
पहले जरथुस्त्र-धर्मावलम्बी था, परन्तु खुरासान के तत्कालीन शासक तथा 
खलीफा हाखन-अल-रशीद के पुत्र अलमामून के द्वारा उसने इस्लाम-धर्मे ग्रहण 
किया। समानी-वंशीय अब्दुल मलिक के शासन-काल में अलप्तगीन की अधीनता 
में गजना और वस्त प्रदेश स्वतन्त्र हुए। 

३. 'तारीख-ए-मजदूल' के छेखक का कहना है कि अमीर सुबुक्तगीव 
अन्तिम ईरानी शासक यज्िजुर्द-ए-शहयार के बंशज था। खलीफा उसमात 
के शासन-काल में उसका परिवार अपने अनुयायियो सहित तुर्किस्तान में 

भाग आया था और वही बसकर वहाँ के निवासियों के साथ उन्होने विवाह- 
सम्बन्ध स्थापित कर लिये थे। दो या तीन ;पीढ़ियों के वाद वहू तुर्क बन 
गये। दूसरे इतिहासकार का कथन है कि अलप्तगीन ने उसको निश्पुर में 


खरीदा था। 
ईैवर्टी---तवकात-ए-नासिरी' भा० ३५ पृ० छ०। 


ग़जनी-्यंश का अम्युदय दर 


लिए अलप्तगीन ने उसको सम्भानपूर्ण पदों,पर नियुक्त किया औौर बाद में 
उसकी योग्यता के प्रति अपना प्रशंसा-भाव व्यक्त करने के लिए उसको 'अमीर- 
उल-उमरा' कौ उपाधि से विभूषित किया। अलप्तगौन की मृत्यु के वाद सभा- 
सदों ने उसको सिहासनारूढ़ कराया। सुबुक्तगीन एक योग्य एवं आकांक्षी 
दासक था। अपने स्वामी से उत्तराधिकार में प्राप्त छोटे से राज्य से सन्तुष्द 
न होकर उसने अफगानों का सुदृढ़ संगठव किया और उनकी सहायता से 
सीस्तान तथा छमगान को विजय कर अपना प्रभाव-क्षेत्र विस्तृत किया । वुखारा 
में समानी-बंध के शासक पर तुकों के आक्रमणों से उसको अपनी प्रभुत्व- 
झालसा को तृप्ते करने का सुयोग प्राप्त हो गया और वर्षों तक मिरन्तर युद्ध 


के पश्चात्‌ वह अपने पुत्र मुहम्मद को ९९४ ई० में खुरासान का शासक बनाने 
में सफल हो गया। 


उसके भारत पर आक्रमण--अफगानिस्तान की पहाडियों में अपनी स्थिति 
को सुदृढ़ बनाकर, सुवुक्तगीन ने धार्मिक यश्ष प्राप्त करने के लिए लालायित 
कट्टर मुसछमान के समान विधर्मी मूत्तिपूजकों के देश भारत को विंजप करने 
की ओर ध्यान दिया। उसके आक्रमण का प्रतिरोध फकरनेवाला सबसे पहला 
भारतीय नरेश क्ाही-वंश का जयपाल ही हो सकता था, क्योकि उसका राज्य 
-सरहिन्द से लमगाव और काइमीर से मुछतान पर्मन्‍्त विस्तृत था ।' 


९८६-८७ ई० में सुवुक्तगीन ने प्रथम बार भारत को सीमा में आक्रमण 
किया और जनता को धोर यातनाएँ पहुँचाई। उसने ऐसे अनेक गढ़ों (दुर्गों) 
“एवं नगरो पर विजय प्राप्त की। “जिनमें इससे पहले केवछः विधियों का ही 
निवास था और जो मूसलमानों के ऊँटों तथा घोड़ों के द्वारा पहले कभी पद- 
दलित नही किये गये थे /” अपनी हामि एवं अपनी प्रजा पर किये गये अत्या- 
चारों का समाचार पाकर जयपाल को अत्यन्त क्षीम हुआ और उसने मुसलमानों 
से बदला लेने का संकल्प किया। उसने अपनी सेना को एकत्र कर ऊमगान से 
आगे वढ़कर अमीर के राज्य को सीमा को आक्रांव कर दिया । तत्कालीन 
मुसलमान राजकीय इतिहासकार के शब्दों में “शैतान ने जयपाल के दिमाग में 
एक अंडा दिया था और सेकर उसको बड़ा किया। फलस्वरूप उसको घमण्ड 
हो गया और मूखंतापूर्ण विचार उसके मस्तिष्क में स्थान करने छगे तथा वहू 
अपनी असम्भव इच्छाओं की पूत्ति के स्वप्न देखने छूगा ।/” 





४, ब्रिस्स, भा० १, पु० १५॥ 
“५, उतबी, इलियट, भा० २, पृ० १९। 


गजती-यंश का अम्युदय ७१ 


स्यीवार डहिये । अपना बंधन पराइन बरतने पा विश्वास दिखाने के छिए 
जयपाट से अपने प्रतिनिधि अमीर # पाय भेजने के शिए बढ़ा गया और 
धमोर मे अपने दो अधितारियों को जमपराठ में पास यह देखते के लिए भेजा 
कि बड़ बड़ी संधि की धर्मों को भंग तो नही करता । ठैडशिन जैसे ही जपपाऊ 
ने देशा कि सकहुः टल गया है, उसने सुदुगतगीन के भेजे हुए दोनों अधि- 
शारियों को हारायार में डाल दिया। 
दितोीय भाकमघ--जयप्राल फे प्रतिशान्मग करने का समाचार पाकर 
अमीर मी क्रौपोनि प्रराख्ति ही उठी मौर पिरिध्ता के शब्दों में जयपाल 
को इस “दुष्टता एवं विश्शमघाल” वग दष्ड देने के लिए उसने "प्रसार 
निर्शर" के समान हिन्दुस्तान थी ओर स्मस्य प्रयाथ किया | जसपाल फे राज्य 
के ग्रीमावर्ती प्रदेश को सप्द-मष्ठ करने हुए अमीर छमगान सगर पर अधिकार 
स्थापित कर गजनी को झछौट आया। अपनी हाति का अनुमान कार तथा 
“अपने मामंतों फो गृप्त एव व्याप्नों का आद्वार बनते हुए देखकर और अपनी 
भुजाओं में निवंहता का प्रवेश होता जानकर, जगपराछ से पुनः मुसलमानों से 
मुद्ध करते का दृढ़ निश्यय कर छिया।” ९९१ ई० के छगमग उसने अजमेर, 
काछिजर तथा फन्नौज फे सहयोगी राजाओं फय संघ बनाया । इन राजाओं 
से धन एवं जन-शतित द्वारा उसकी सहायता की । इस प्रकार उतवी के कृथना- 
मुसार १ छाप सैनिकों की विशाल सेना छेकर जयपाल अपने दापु से युद्ध करने 
के छिए पहुलेयाले रणक्षेत्र में ही भा उपस्यित हुमा । 
पुद्ध का परिणाम सुनिश्चित था ॥ सुबुकतगीन ने धर्मोन्माद एंवं दुर्दात्त 
दापित से पूर्ण अपने सेतिकों को धर्म के गौरव की रदा के हेतु प्राणपण से युद्ध 
करने के छिए लल॒कारा। उसने अपनी सेना को पॉँच-पाँच सो सैनिकों की 
टुकंडियो में विभाजित किया। इस सैनिक टुबड़ियों ने शप्तु-सेना पर भीषण 
गदाओद्दार प्रारम्भ कर दिया। एक सैनिक के शिथिल होते ही दूसरा उसकी 
सहायता के लिए उपस्थित हो जाता। ऐसे सुसंघटित आक्रमण ने हिन्दू-सेना 
को क्षण भर भी विशधाम न छेने दिया । इरा प्रकार जब हिन्दूरोना धककर 
चूर हो गई, मुसलमानों की सैनिक टुकटियो ने उस पर संगठित आक्रमण फर 
घोर संप्राम के बाद उनको परास्त कर दिया । अपने स्वाभाविक अतिशयोकित- 
पूर्ण ढग में मुसठमान-इतिहासकार लिखता है कि “हिन्दुओं ने भवभीत कुत्तों 
के समान सिर की ओर दुम घुमाकर पछायन किया और राजा ने अपनी चोटी 
कार्ट जाने से बचने के हेतु अपने सुद्रस्य प्रदेशों की सुन्दरतम वस्तुओं को 
भेंठ के रूप में देकर सन्‍्तोष की साँस छी।"“ सुबुक्तगीन ने जयपाल से कर! 


८. उतबी--तारीख-ए-यमीनी' इलियट भा० २, पृ० १३॥ 








छर मध्ययुग का इतिहास 


के रूप में विशाल घन-राशि ग्रहण की तथा छूटपांट में असंख्य सामग्री प्राप्त 
की जिसमें २०० युद्ध के हाथी भी थे। उसका श्रभुत्व स्वीकृत हुआ और उसने 
पेशावर में १० सहस्न॒ अश्वारोहियों सहित अपना एक अधिकारी नियुक्त 
'किया। इस विजय से यद्यपि भारत विजित नहीं हुआ परन्तु भारत की उर्वरा 
भूमि तक पहुँचानेवाले मार्ग का ज्ञान मुसलमानों को अवश्य हो गया । सतत 
युद्धों एवं विजयों के परिश्रम से श्रान्त सुवुक्तगीन अपने पुत्र एवं उत्तराधिकारी 
महमूद के लिए विशाल एवं सुन्यवस्थित राज्य छोड़कर हिजरी सन्‌ ३८७ के 
थआावान महीने (अगस्त ९९७ ई०) में इस संसार से प्रयाण कर गया।" वह 
बहुत पराक्रम्ी एवं गुण-सम्पन्न शासक था जिसने वीस वर्ष तक बुद्धिमानी, 
समान व्यवहार तथा उदारतापूर्वक अपनी प्रजा पर शासन किया था। 


महमूद के प्रारम्भिक प्रयास--सुबुक्तयीन की मृत्यु के पश्चात्‌ गजनी का 
सिहासन उसके होनहार पुत्र महमूद के अधिकार में आया। बचपन से ही 
महमूद में विक्षण गुणों का प्रादुर्भाव होने छया था। कहा जाता है कि उसके 
जन्म से थोड़े समय पहले ही सुबुक्तगीन ने स्वप्न देखा कि उसके घर के मध्य 
में स्थित अग्निकुण्ड में से एक वृक्ष निकला और बढते-बढ़ते उसने इतना विशाल 
रूप घारण कर लिया कि सारे संसार पर उसकी छाया छा गईं। ठीक उसी 
क्षण उसको पुत्र-जन्म का समाचार प्राप्त हुआ। स्वप्न सत्य सिद्ध हुआ। 
महमूद ने एशिया के महान्‌तम शासको में स्थान ग्रहण किया और सुदूर देशों 
में उसकी विशाल सम्पत्ति, प्रबल पराक्रम तथा निष्पक्ष न्याय की ख्याति फैछ 
गईं। वीर एवं युद्ध/नपुण होने के साथ ही अपने पिता की निर्भयता एवं 
उच्घाकांक्षाएँ भी उसने उत्तराधिकार में प्राप्त की थी और जन्मजात योद्धा 
के गुणों के साथ-साथ उत्कट धर्मान्माद ने मिलकर उसको इस्लाम के श्रेष्ठतम 
नेताओं की पंक्ति में बैठा दिया। सुसंस्कृत अरब तथा ईरानी छोगों में स्वभाव 
की उस प्रचण्डता एवं धर्मोन्माद की उग्रता का अभाव था जो मनुष्य को 
सुसंस्क्रत बनानेवाले गुणों से सर्व विह्वीन तुर्के छोगो के स्वभाव की सर्वप्रवान 
विशेषताएँ थी। अरबों को-सी सहिष्णुता (यद्यपि वह अधिक मात्रा में न थी) 





९, सुबुक्तगीन के अनेक पुत्र थे, जिनमें से दो अल्पावस्था में ही मर गये 
थे तथा महमूद, इस्माइल, नमूर और यूसुफ नामक पुत्र उसके देहान्त के बाद 
भी जीवित थे। महमूद का जन्म १ और २ नवम्बर, ९७१ ई० की ०84 
हुआ था। उसकी माँ गजनी के समीपवर्ती प्रान्त जबुलिस्तान के अमीर 3 
पुत्री थी गे रकतगीन ब॒क्तगीन ने इस्माइल को किन्‍्हीं अविदित कारणों से अपना 
उत्तराधिकारी चुना था ओर स्िहासन पर अधिकार करने के लिए महमूद 


को संधर्ष करना पड़ा था। 


के लिए इन यायावर तुर्कों के हृदय में कोई स्थान न था। छूठमार एवं धर्मे- 
प्रसार फा लोभ दिलाकर कोई भी निपुण धर्मोन्मत्त नायक इनकी ब्वेरता को 
प्रचण्ड बनाने में सरछतापूर्वक सफल हो जाता था। महमूद भी धन एवं अधिकार 
का पिपासु, उम्र शवित-सम्पन्न एवं धर्मोन्मत्त नायक था। बहुत छोटी अवस्था 
में ही उसने तलवार के बल पर पैगम्वर साहब के धर्म का प्रचार करने और 
विधमियों के देश में विनाश-लीछा रचाने का कठोर निश्चय कर डाला था। 
तत्कालीन सलीफा अछ-कादिर-विल्ला से अपने अधिकार की मान्यता प्राप्त 
हो जाने पर उसका उत्साह और भी बढ़ गया और अब वह सार्वजनिक रूप 
से स्वयं को इस्लाम का प्रचारक तथा मूतिपूजक विधर्भियों का घोर शत्रु घोषित 
करने छूगा। ऐसे लोलुप धर्मान्थ को असंख्य मतमतान्तरों में विभकत भारत 
जैसे वैभव-सम्पन्न देश के रूप में अपनी धामिक एवं राजनंतिक उच्चाकांक्षाओं 
को तृप्त करने का अभिलपित क्षेत्र प्राप्त हो गया। उसने पुनः-युनः भारत 
के उवंर प्रदेशों को आक्रांत करना प्रारम्भ कर दिया तथा भारत के अन्तर्व॑र्ती 
सुदूरस्थ प्रदेशों में प्रवेश कर मन्दिरों की छूढ से प्राप्त असख्य सम्पत्ति से अपनी 
राजधानी को श्रीसम्पन्न बनाते में छय गया। हिन्दुस्तान पर होनेवाला उसका 
प्रत्येक आक्रमण 'जिहाद' माना जाता था, अतः अप्रतिहत शक्तिशाली दु्दमनीय 
उत्साहपूर्ण तुकों के दछ इन आक्रमणों में सदैव उसका अनुग्मन करते रहे। 


राजसतसा से क्रान्ति--महमूद के |सिहासनारोहण के थोड़े समण पश्चात्‌ 
समाना सम्राद नृह ने उसके श्लासनाधिकारों एबं उपाधयों का मान्यता 
प्रदान कर दी और उसको बल्ख, हिरात, वोस्च एवं सरमघ का शासनाधिकार 
सौंप दिया। समानी-वंश की शक्ति का तीव्रगति से ह्ास हा रहा था ओर 
राजमुकुट समय-समय पर विभिन्न दलों के हाथ में चछा जाता था। इन 
अधिकार-हिप्सु प्रतिदद्धियों मे से एक ने जब रूपवान्‌ युवक समानी सम्रादु 
मनसूर की आँखें निकाल डाली, तो महमूद का क्रोध जागृत हो गया और 
इस नृशंस कायं में भाग लेनेवाले, शक्ति प्राप्त करने के लिए राछायित 
अधिकारियों के विरुद्ध उसने ससेत्य प्रयाण किया। महमूद ने इन लोगों के 
द्वारा सिहासन पर प्रतिष्ठित शासक्र का आधिपत्य स्वीकार न किया और स्वयं 
को खुरासान तथा गजनी का स्व॒तन्त्र आसक घोषित कर दिया। खलीफा अछू- 
कादिर-विल्ला ने उसके शासकत्व को स्वीकार करते हुए उसके पास 'मान्यता- 
पत्र! मेज दिया कौर उसको यमीनउद्दौझा (साम्लाज्य की दक्षिण-भुजा) 
तथा अमीन-उल-मिल्लत' (धर्म-संरक्षक) की उपाधियों से विभूषित किया। अब 
वह अपने लिए अमीर! की उपाधि छोड़कर 'सुलृताव' की पदवी का प्रयोग 
करने छगा, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सशक्त” या अधभिपति'। महमूद 


30 भध्ययुग का इतिहास 


प्रथम मुसलमान शासक था जिसने 'सुलतान' की पदवी ग्रहण की और प्रो० 
ब्राउन के कथनातुसार 'उतबी' के वर्णन से ज्ञात होता है कि मोटोमनन्वंशीय 
सुल्तानों के समान वह भी अपने नाम के साथ इस पृथ्वी पर भगवान्‌ की 
प्रतिच्छाया' जैसे विशेषण घारण करता था। महमूद ने किसी भी राजवैतिक 
शवित का प्रभुत्व स्वीकार न किया और यद्यपि वह खलीफा को मुसलमान- 
संसार का धामिक अधिपति मानकर उसके अधिकार के सम्मुख नत-मस्तक 
होता था, परन्तु वास्तव में वह पूर्णतया स्वतन्त्र शासक था। 
महमूद के आक्रमण--अपने राज्य की आन्तरिक व्यवस्था को सम्पन्न कर 
महमूद ने भारत की ओर ध्यान दिया। भारत की अतुल सम्पत्ति एवं भारत 
में सर्वृब्यापी मूतिपुजा ने उसकी विजयाकांक्षा को उद्दीप्त कर दिया था । १,०००० 
१०२६ ई० के मध्य उसेने सत्रह वार" भारतभूमि को आाक्रोत किया। उसका 
पहला आक्रमण १००० ई० में भारत के सीमावर्ती प्रदेशों पर हुआ। इस आक- 
मण के परिणामस्वरूप अनेक गढ़ों तथा नगरों पर उसका अधिकार हो गया। 
इन विजित स्थानों पर उसने अपने प्रतिनिधि शासक नियुवत्त किये और 
विपुरू सम्पत्ति छेकर वह गजनी छौट ग्या। 
बाहिन्द-सरेश जयप्ल्ू पर आक्रमण--इस प्रारम्भिक अभियान से ही 
महमूद जंसे उम्र प्रकृति के विजयेच्छु की तृप्ति न हो सकी और हिजरी सन्‌ 
३९१ (१००० ई०) के झब्बाल मास में उसने पुनः १० सहस्र चुने हुए 
अश्वारोहियो सहित “धर्म-ध्वजा को उन्नत करने, अधिकार के क्षेत्र का विस्तार 
करने, सत्य-वाक्यों को प्रकाशित करने तथा न्याय की शक्ति को सुदृढ़ करने” 
के उदय से गजनी से अ्स्थाव किया। महमूद के पिता के प्रबक शत्रु जयपाल 
में भी इस आक्राता का प्रतिरोध करने के लिए विशाल सेन्‍्य-सगठन किया, 
जिसमें १९ सहस्र अश्वारोही, ३० सहस्र पदाति तथा तीन सौ हाथी थे। हिजरी 
' सन्‌ ३९२ में आठवीं मोहरंम (२८ नवम्बर, १००१ ई०) के दिन पेशावर 
में भीषण युद्ध हुआ। हिन्दुओ की पराजय हुई और “पद्भह सहन्न हिन्दुओं का 
वध कर, उनके भावों से पृथ्वी को गछीचे की तरह ढककर और उन्हें हिंख पशु- 
पक्षियों का भोज्य बनाकर” मुसलमानों ने विजयोल्लास प्रकट किया ! जयपाल 
अपने पद्धह परिजनों तथा अनेक अनुचरों सहित वदी हुआ। सणि-साथिव्रयों 





आक्रमण गिनाये हैं और यही 
इतिहासकारों ने उसके आक्रमणों की 
परिभिष्ट, 


१०, सर हेनटी इलछियट ने उसके समह 


स्वीकार किये जाने चाहिएँ। बहुत से इतिहास 
संख्या केवल बारह बताई है, जो ठीक नहीं जान पड़ती (जि० २, 


टिप्पणी डी०, पूृ० ४३े४-७८) । 


गजनी-वंश का अश्युदय ७५ 


तथा आभूषणों की विशाल राशि विजेता के हाथ छगी।" जयपाल को महमूद 
से सन्धि करनी पड़ी जिसके अनुसार २,५०,००० दीनारें देकर उसने बंधन से 
मुक्ति प्राप्त की तथा ५० हाथी देने का वचन दिया और अपने पुत्र एवं पोते 
की महमूद के संरक्षण मे भेजना स्वीकार किया, जिससे महमूद को सन्वि के 
पूर्ण होने का विश्वास हो सके। इस सन्धि के द्वारा स्वतन्त्रता प्राप्त क्र लेने 
पर भी जयपाल इस घोर अपमान को भूल न सका ओर ऐसा अपमानित जीवन 
बिताने की अपेक्षा उसको मृत्यु का आलिगन ही अधिक श्रेयस्कर प्रतीत हुआ। 
अपमानित जीवन बिताने की अपेक्षा उसने अपनी कुछोचित विधि के अनुसार 
बिता रचवाकर, अपना शरीर अग्नि को अर्पित कर दिया।"* 

भीरा तथा अन्य नगरों पर आक्रमण---महमूद का तीसरा आक्रमण नमक 
की पहाड़ियों के नीचे झेलम नदी के वायें तट पर स्थित भीरा" नगर पर 
हुआ (१००४-५ ई०)। इस नगर को विजय कर उसने गजनीन-राज्य में 
सम्मिलित कुर लिया। इसके पश्चात्‌ उसने मुखतान पर आक्रमण किया। 
मुझतान का शासक अब्दुलफतह दाउद करमत" सम्प्रदाय का अनुयायी था। 





११. 'तारीख-ए-यमीनी” का लेखक मुसलमान इतिहासकार उतबी लिखता 
है कि महमूद के हाथ लगनेवाला लूट का माल ६०० सहस्न दीनार मूल्य का 
था। इसके अतिरिवत ५०० सहल्ल नर-नारी दास-दासी के रूप में विजेता के 
हाथ छगे। (इलियट, भा० २, पु० २६)। 

निस्सन्देह यह वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण है। 

फिरिशइता लिखता है कि जयपार का एक ही हार १,८०,००० दीनार 
मूल्य का था। (वब्रिग्स, भा० १ पृ० ३८)। 


१२. फिरिश्ता ने हिन्दुओ की एक प्रथा का उल्लेख किया है जिसके 
अनुसार कोई राजा दो वार शत्रु से पराजित होने पर वह्‌ शासन करने के योग्य 
न रह जाता था। (त्रिग्स भा० १, पृ० ३८)। उतबी ने भी थोडी-सी भिन्नता 
के साथ इस प्रथा का उल्लेख किया है। (इलियट भा० २, पृ० २७)।॥ 

१३. एलफिस्टन ने गलती से इस नगर को मुलतान के दक्षिण की ओर 
स्थित लाहौर राज्य का अधीन नगर बताया है। खुलासत-उत-तवारीख' में 
इसका नाम भिरई दिया है। देसिए, इलियट भा० २, परिशिष्ट पू० ४३९- 
४०। यह नगर पिंडदादनखाँ के नीचे झेलम के बाएँ किनारे पर है और बावर 
ले इसका बहुधा उल्लेख किया है। जनरल कर्निघम का कथन है कि पिंडदादन- 
खाँ नगर के भ्रधानता में आने से पूर्व यही इस प्रदेश का प्रमुख नगर था 
(इलियट, भा० २, पूृ० ३९२: कर्निधम 'एनशियस्ट ज्योग्रफी व इण्डिया 
पृ० १५५) । 

१४. कुमेंत सम्प्रदाय का नामकरण हमदान करमत के नाम पर हुआ। 
इस सम्प्रदाय के अनुयायी कद्टर-इस्काम को न मानते थे। धीरे-धीरे इनका 


5 मध्ययुग का इतिहास 


महमूद ने गजनी से प्रस्थान किया परन्तु मार्ग की विकटता देसकर उसने 
पजाब के शासक आनन्दपाल से अनुरोध किया कि वह अपने राज्य से होकर 
उसको जाने दे। आनन्दपाछ स्वर्य मुतान के शासक का मित्र था; अठः 
उसमे महमूद के अनुरोध को स्वीकार न किया। अतः महमूद ने पहले उसी 
पर आक्रमण किया। आनन्दपाल ने उसका विरोध किया परन्तु पराजित हुआ । 
उतबी;लिखता है कि सुलतान ने राय का उसके राज्य की ऊँची पर्वत-मालाओं 
तथा नीची घाटियों में, कोमल तथा कठोर भूमि में सवंत्र पीछा किया और राय 
के अनुगामी या तो हिंस वन-पशुओं का आहार बन गये या तंग आकर 
फाष्मीर के समीपवर्ती प्रदेश में जा छिपे। तत्वदचात्‌ महमूद ने मुलतान पर 
आक्रमण कर उसको विजय कर लिया और “वहाँ की जनता से उनके पापों 
का प्रायश्चित करने के लिए बीस सहक्न दिरहम वसूल किये ।/" 

इसी समय महमूद को समाचार मिला कि उसके राज्य पर काशगर के 
शासक ने आक्रमण कर दिया है। यह चिन्ताजनक समाचार पाते ही महभूद 





प्रभाव बढ़ने छगा और ९३० ई० में मक्का पर आक्रमण कर इन्होंने अपनी 
अ्रवछ्त शक्ति का परिचय दिया। यहाँ से वह 'काला प्रस्तरसखण्ड' तथा अन्य 
घार्मिक चिह्न उठा के गये। इस्लाम के विधि-विधानों के यह बहुत विरोधी 
थे और पवित्र स्थानों की प्रजा तथा तीर्थ-यात्रा से ! पूणा करते थे तथा 
मुसलमानों के लिए हराम माने जानेवाछे मांस को में भी इन्हे कोई 
आपत्ति न थी। (ब्राउन--लिटरेरी हिस्दी ऑव परशिया पृ० ४०१, ४०३, 
४०४) । 
विस्तृत अर्थ में, 'करमातियान' झब्द उस महान्‌ आन्दोलन का वाचक है 
जो ईसा की नवीं से वारहवीं शताब्दी तक मुसलमान-संसार में सामाजिक सुघार 
एवं समानता के आधार पर स्थित न्याय की भावना भरने के लिए आरम्भ 
8/8/4 था। इस आन्दोलन का नियंत्रण इसमाइली-वश के द्वारा होता था, जिसने 
न्‍्त के विएद्ध 'फातमिंद' की २९७-९१० ई० में स्थापना कर दी थी। 
यह सम्प्रदाय तक, सहिष्णुता तथा समानता पर आधारित था और ऋरमिक 
आव-परिवर्तन द्वारा ही इसमें नये अनुयातियों का प्रवेश कराया जाता था 
तथा सिकाय-पद्धति का इसमें अनुसरण किया जाता था, जिससे व्यापारिक 
मिकायों तथा शिक्षण-संस्थाओं को प्रोत्साहन आप्त हुआ! जात पड़ता है इनकी 
इस निकाय पद्धति ने परिचम सें 8५ कर योरोपीय व्यापारिक, निकायों तथा 
स्वेच्छा से मावव-्सेवा-्परायण छोगों के संगदतों के निर्माण की प्रेरणा,दी। 
(एनसाइवलोपीडिया ऑँव इस्काम, नें० २५५ १० २६७; इलियद, भा० २; 


चू० ५७१-७५) | 
वर्णन है। फ़िरिश्ता का कहना है कि उस पर बीस 


१५. यह उत्वी-केत 
सहक्न स्वर्ण दीनारों का वापिक कर! निर्धारित किया गया [(व्रिग्स भा० १५ 


पृ० ४१ ) ह। 


गजनी-बंश का अम्युदय छ७ 


तत्काल अपने राज्य की ओर लोठा तथा विजित भारतीय प्रदेशों को सेवक 
पाल (नवसाशाह) नामक घर्मान्तरित हिन्दू को सौंप गया। छेकिन महमूद के 
पीठ फेरते ही सेवकपाल ने इस्लाम धर्म त्याग दिया तथा गजनी के आधिपत्य 
की अवहेलना कर दी। उसके इस विश्वासघात से महमूद का प्रचण्ड कोष 
उस पर बरस पडा। उस पर आक्रमण कर महमूद ने उसको पराजित कर दिया 
भौर उसकी स्वतन्त्रता का अपहरण कर विश्वासघात तथा घर्म-त्याग के लिए 
उसको ४०० सहस्न दिरहम दण्ड-स्वरूप देने के लिए वाध्य किया। 


आनंदपाल पर आक्रमण--महमूद का छठा आक्रमण छाहौर के राजा 
आनंदपांछ पर हुआ जिसने मुछतान के शासक दाउद को महमूद का विरोध 
करने में सहायता दी थी। परम पराक्रमी राणा संग्रामसिह के समान जिसने 
१५२७ ई० में खानवा के रणक्षेत्र में वावर के साथ हिन्दुस्तान के प्रभुत्व के 
लिए लोहा लिया था, आनदपाल ने भी एक संघ बनाया और एक विशारू 
शवं दुर्जय सेना के साथ इस विदेशी आक्रमक विरोध करने के लिए प्रयाण 
किया। इस संघ में उज्जैन, ग्वालियर, कालिजर, कन्नौज, दिल्‍ली तथा अजमेर 
के राजा सम्मिलित थे। राजाओं का संघ बनाने को वात फिरिश्ता के वर्णन 
से ज्ञात होती है परन्तु यह वर्णन वास्तविक स्थिति से बहुत दूर है। इतना 
तो अभिछेखो से भी प्रमाणित होता है कि आनंदपाल मे साथी राजाओं को 
इस संघ में आमंत्रित किया था, परन्तु यह असम्भव प्रतीत होता है कि जिन- 
जिन राज्यों का फिरिश्ता ने नामोल्लेख किया है उन सभी ने इस युद्ध में 
भाग लिया हो। दिल्ली और अजमेर के राज्य इस समय तक इतने शक्ति- 
शाही न हो पाये थे कि आनंदपाल द्वारा निमित इस सध में योग दे सकते। 
आनंदपाल को सहयोग देनेवाले चाहे जो भी राजा रहे हों, इतना तो निस्संदेह 





१६. 'तबकात-ए-अकबरी' में इसको सुखपालछ |नाम दिया गया है ओर 
हिन्द के राजा का पौन्र बताया गया है। फिरिश्ता ने-उसके3नाम को अनेक 
प्रकार से लिखा है। उतबी” ने उसका नाम नवासाजझाह' दिया है और हम 
सरलतापूर्वक उसके कथन को असत्य,भी नहीं कह सकते। सम्भव है महमूंद 
ने प्रसन्न होकर उसको झाहकी पदवी दी हो, सम्मव है वह'जयपाछ को किसो 
पुत्री की संतान रहा हो और 'नवासा' शब्द का भी यही अर्थ प्रकट होता है 
क्योकि उतबवी' ने कृन्नौज-अभियान के वर्णन में जयपाऊछ के एक प्रपौन 
भीमपाछ से यह कहलूवाया है कि उसके चाचा को वल्लात्‌ मुसछमान बनाया 
गया था। सर हेनरी इलियट का विचार है कि सम्मवतः जयपाल ने उसको 
महमूद के संरक्षण में भेजा था और गजनी-निवास के |समय [उसने इल्््म 
ग्रहण कर लिया था। 

(देखिए--इलियठ, भा० २, परिश्निष्ट, पु० डे४ड४)॥ 


लि मध्ययुग का इतिहास 


प्रतीत होता है कि तुक्कों से अपने देश तथा अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा के 
हेतु उसमे एक विशाल सेना एकत्र कर छी थी। हिन्दू-सेना की संख्या दिन- 
प्रतिदिन बढ़ती गई। विदेशी आक्रांता का विरोध करने के लिए जनता का 
उत्साह उमड़ पड़ा। घनी स्त्रियो मे इस विरोध में योग देने के लिए अपने 
बहुमूल्य रत्न बेच दिये तथा बहुमूल्य स्व्णामभूषण यला डाले] निर्धन लोगों ने 
भी शारीरिक श्रम द्वारा उपाजित धन देकर अपनी देश-प्रेम तथा देश 
के लिए सर्वेस्व त्याग की उदात्त भावना का ज्वलन्त उदाहरण उपस्थित किया। 
खोखर-जाति” के लोगो ने भी हिन्दुओ को पूर्ण सहयोग दिया। 


हिन्दुओ के उत्कट उत्साह से महमूद बहुत प्रभावित हुआ। इस समय 
उसके वर्वर आक्रमण' से हिन्दू सम्यता एवं संस्कृति की रक्षा के लिए जातीय 
स्वाभिमान, धर्म-प्रेम एवं देश-प्रेम से ओतप्रोत विशाल हिन्दू सेना सन्नद्ध 
हो गई थी महमूद के ६ सहख्न धनुर्धारी सैनिकों ने युद्ध का श्रीगणेश किया। 
परन्तु ३० सहून्न खोखरों के दक ने उनको पीछे ढकेल दिया। नगे सिर 
और नंगे पाँव खोखरो ने खाँडे व भाले लेकर निर्भयतापूर्वक घमासान युद्ध 
के मध्य प्रवेश कर तीन या चार सहख्न मुसलमानों को धराशायी' कर दिया। 
इस प्रबल आघात से भयभीत होकर महमूद ने पीछे हटकर युद्ध वद करने 
की सोची परन्तु तभी आनदपाल का हाथी' भयभीत होकर रणक्षेत्र से भाग 
गया अतः पॉसा पलट गया। हिन्दू सेना ने इसकों पलायन का सकेत समझा 
और भय-संत्रस्त्र हिन्दू सैनिक अस्तव्यस्त होकर चतुदिक पलायन करने छगे। 
सुलतान के सेनानायक अब्दुल्ला तई तथा असियान' जजीव ने दो दिव और 
रातों तक भागते हुए झत्रु का पीछा किया। उन्होने बहुत वड़ी सस्या में 
हिन्दुओं को पकड़कर तलवार के धाट उतार दिया। महमूद को लूट में विशाल 
सम्पत्ति प्राप्त हुई, जिसमे २०० युद्ध के हाथी भी सम्मिलित थे। 


नगरकोंट की विजय (१००८-९ ई०)--इस अग्रत्याशित विजय से वल 
पाकर महमूद ने कॉगड़ा के ढु्गे को प्राप्त करने के लिए प्रस्थान किया। 





१७. खोखर-जाति घक्करों से सर्वथा भिन्न है। _खोखर-जाति मुछतान 
जिले में तथा सिंधसागर दोआव में सिन्धु नदी को ओर के सुद्दुर उत्तर-परिचम- 


वर्ती जिलों में पाई जाती हू। हे 
घबकर जाति इनसे भी और आगे उत्तर की ओर पाई जाती है। फिरिदता 


ने खोखर तथा घक्कर-जाति को बिना किसी अन्तर के एक दूसरे के स्थान 
“पर लिख दिया है। 


गजनी-वंश का अभ्युदय *.- छ९ 


इस दुर्ग को मगरकोंठ या भीमनगर भी कहा जाता है। यह दुर्ग पर्वत के 
सिखर पर वना था और यहाँ मूर्तियों पर भेंठ की ,गई अपार सम्पत्ति एकत्र 
थी। मसलमानों ने ढुर्ग को घेर छिया। हिन्दुओं ने जब टिड्डी दल के समान 
चत्रु मेना को आत्ते हुए देखा तो भयभीत होकर उन्होंने दुर्ग कै हार खोल 
दिये और“बाज के साभने कयूतर के समान या विद्युत्‌ के सम्मुख वर्षा के 
समान वह भूमि पर गिर पडे।” दुर्ग-रक्षक सेनिक झत्रु की प्रबल शवित 
देखकर हताभ हो चुके थे और दुर्ग के अन्दर मुख्यत- पुजारी छोग थे जो 
रक्‍तपात एवं सुद्ध से कोसों दूर भागते थे। ऐसी स्थिति में महमूद को इस 
दुर्ग का स्वामित्व प्राप्त करने में क्या कठिनाई हो सकती थी। उसको इस 
दुर्ग से विपुल सम्पत्ति प्राप्त हुई, जिसका अनुमान 'उतबी के बहुत कुछ 
अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णण से छग सकता है। वह लिखता है कि “जितने भी 
ऊँट उनको प्राप्त हो सके, उन पर 'कोप” छादा गया और फिर भी जो धन 
छूट गया बहू अधिकारियों में विभक्त कर दिया गया। वहाँ ७० सहंस्न 
राजकीय दिरहम के मूल्य के ढकसाछी सिक्के तथा ७० लाख चार सौ मत 
सोता चाँदी प्राप्त हुई॥ इनके अतिरिक्त सूस की पोझार्कें तथा वस्त्र हाथ 
छगे जिनके विपय में बुद्धो का कहना है कि ऐसे सुन्दर, कोमछ तथा कारीमरी 
का काम किये हुए वस्त्र पहले कभी उन्होंने अपनी याद में न देखे थे। छूट 
की इस सामग्री में सफेद चाँदी का एक मकान भी था, जो धनी छोगों के 
मकानों जैसा था और ३० गज हूम्वा तथा १५ गज चौडा था। इसको खण्ड- 
खण्ड कर पुनः जोडा जा सकता था। इस सामग्री में एक ४० गज लम्बा 
और २० गज चोडा सुन्दर रूम वस्त्र का वना हुआ चेंदोवा भी था जो दो 
स्वर्ण तया दो रजत के साँचे में ढाले गये स्तंभो पर टिका रहता था।५ 


१८. हँवीव-उस्‌-सियर” तथा तबकात-ए-अकवरी' में लिखा हैँ कि यह 
आक्रमण हिजरी सन्‌ ४०० (१००९ ई०) में किया गया था। तार्शब-ए- 
यमीनी” में जो अधिक विश्वसनीय ग्रंथ हैँ, लिसा हैं कि शत्रु का पीछा करते- 
करते महमूद भीमनगर तक पहुँच गया था। इससे विदित होता है कि मद 
भीम नगर तक चलता रहा। रे फ 

नगरकोट या काँगडा पंजाब के कॉमडा जिले में स्थित है। बड़ि श्राद)] 
काल से यह कटोच-वंशी राजाओं का प्रधान गढ़ था। महमृद हे जि मर 
को लूटा यह इस दुर्ग के अन्दर स्थित था और यह घारणा इठड £ #ि 
बह भवान में स्थित देवों का मन्दिर था। (इम्पी० गजेट« स29 4४ ([? 
३९७) । ; 

१९. उत्वी--तारीस-ए-यमीनी' भा० २ प० ३० ३ 

इलियट, २, पु० ३५॥ कप 


<€० मध्ययुग का इतिहास 


फिरिए्ता मे लिसा है कि महमूद बिपुल् सम्पत्ति साथ छे गया जिम्तमें 
७,००,००० स्वर्ण दीनारें, ७०० मन स्वर्ण एवं रजत पात्र, २०० मन शुद्ध 
स्वगमुद्राएं, २००० मन अपरिष्डत रजत और २० मन रत्न, मोती, हीरे, 
पन्ने आदि बहुमूल्य मणियाँ सम्मिलित थी। ययपि उत्तवी तथा फिरिश्ता के 
यह वर्णन बहुत अतिश्नयोक्तिपूर्ण हैं, परन्तु इतना निश्चित हैँ कि इस अभियान 
में लूटपाट से महमूद को प्रचुर घन प्राप्त हुआ। 

विजयोल्छास से प्रफुल्लित सुलतान ग्रजनी छोट आया, जहाँ उसमे 
/आभूषणों, अनाबिद्ध मोतियों तवा अस्तिस्फुलियों के समान देदीप्यमान 
अथवा हिमसण्डो में जमाई गई सुरा जैसी आमावाले छालो, हरित युति-युक्त 
मरकत मणियों ओर आकार एवं भार में अनार के समान रत्नों” का सावे- 
जनिक प्रदर्शन किया। उसकी इस अतुल सम्पत्ति को, जो ससार के किसी 
भी महानतम शासक के कोप से कहीं अधिक थी, देसने के छिए, विदेशों से 
राजदूत, स्वयं उसके सामन्त तया प्रजाजन झजनी में एकत्र होने छमे । 

महमूद की निरन्तर विजयों फे कारण--अतुछ सम्पत्ति की प्राप्ति से इन 
साहसिको की धन-पिपासा और भी तीद्र होती गई भौर वह अनवरत रूप 
से भारत को आक्रात करने छगे। राजपूत शासको के पारस्परिक वैमनस्य ने 
इन आक्राताओ का कार्य बहुत सरल बना दिया और यद्यपि संब्या में हिन्द 
उनसे बहुत अधिक थे परन्तु सामूहिक रूप से झत्रु का प्रतिरोध करने की 
प्रवृत्ति के अभाव में उनके सब प्रयत्न निष्फल होते रहे। हिन्दुओं में राष्ट्रीय- 
चेतना लुप्त हो चुकी थी, और न इसको जागृत करने की कोई चेष्टा ही की 
जा रही थी । प्रत्येक राजा को अपनी रक्षा के लिए एकाकी युद्ध करना पड़ता 
था और जब कभी यह राजा संघवद्ध हुए भी तो अनुशासन के नियमों की 
अवहेलना कर परस्पर मतमेद-ग्रस्त होते रहे। वह अपने संकुचित पारिवारिक 
या जातीय अभिमाने के सम्मुख संघ के नियमों की अवहेलना करते थे। एक 
नेता की आज्ञानुवतिता न निभा सकने के कारण,सामरिक सफलता के वह 
कभी दर्शन न कर सके और संघ का आयोजन व्यर्थ सिद्ध होता रहा। अपने 
घरवार की रक्षा के निमित्त वह सामूहिक प्रतिरोध के लिए श्रवृत्त अवश्य 
होते थे परन्तु शुद्व स्वार्थों से ऊपर उठकर हिन्दुस्तान की रक्षा के उद्देश्य को 
ही लक्ष्य बताकर न चल पाते थे। उधर मुसलमान आकामक घमंप्रसार का 
उत्साह उत्पन्न कर तथा छूट में प्राप्त होनेवाली अपार सम्पत्ति का श्रलोभन 
देकर अपने अनुगामियों की संख्या को इच्छानुसार बढ़ा छेता था। उसके 
सुसंगठित एवं सशक्त आक्रमण को हिन्दुओ की अनुशासव-विहीच सेनाएँ कभी 
विफल ने कर सकी और वह प्रत्येक अभियान में विजय-छाभ करता भला 


गजदी-बंश का अम्युदय <्‌ 


गया। गोर प्रदेश को विजय कर, लेने के उपरान्त महमूद ने १०१० ई० में 
मुल्तान के विद्रोही ज्ञासक दाऊंद पर आक्रमण किया और उसको पराजित 
कर गुराक के दुर्ग में बंदी बना लिया। इसके तीन वर्ष पव्चात्‌ उसने नारदीन 
अथवा नन्दनाथ के शासक भौमपाल को आकांत किया।* उतबी ने इस शासक 
का नाम 'िडर भीम' लिखा है। उसके दुर्ग पर अधिकार कर महमूद ने अपार 
सम्पत्ति प्राप्त की। भीमपाल काइमीर की ओर भागा परन्तु वहाँ भी 
मुसलमानों ने उसका पीछा किया! महमूद ने इस दुर्ग के शासत के लिए 
अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया और काइमीर को लूटते हुए तथा अनेक हिन्दुओं 
को बलातू मुसलमान वनाकर वह गजनी लोट आया। 
चानेश्वर पर आक्रमण---इत आक्रमणों से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण थानेश्वर 
पर १०१४ ई० में किया गया अभियान था। उतबी से इस अभियान का उद्देश्य 
यह बताया है कि “सुल्तान को विदित हुआ कि थानेश्वर में सेलमान 
(सिंहल) जाति के हाथी बहुत अधिक संख्या में हैं, जो युद्ध के लिए विस्थात 
हैं। इससे थानेश्वर का शासक विधर्माचारी तथा नास्तिकतापरायण हो 
चला है। इसलिए इस्लाम का ध्वज स्थापित करने तथा भूर्तिपुजा का विनाश 





२०. फिरिश्ता ने यह आक्रमण थानेश्वर के आक्रमण के बाद रखा है।' 
उससे जयपाल के पौत्र को यहाँ का झासक बताया है। उसने निन्दुनाह दुर्ग 
का स्थान निर्धारित नहीं किया है और साधारणतया लिख दिया है कि यहू 
दुर्गे बालनात पर्वत पर स्थित था। बालनात पव॑त शेलम नदी के तट पर 
स्थित है। लेकिन तारीख-ए-यमीनी! के अधिक विश्वसनीय वर्णन के 
अनुसार यह्‌ आक्रमण बालवात के आक्रमण क॑ बाद किया गया था। निजामुद्दीन 
अहमद का कथन है (बिब्लिओोथि इण्डि० पृ० ८) कि; “सुलूतान ने हिजरी 
सन्‌ ४०४ में बालूनात की पहाड़ियों में स्थित नन्‍्दानाह के दुर्ग पर अभियान 
किया। नारो जयपाल ने से हुए योद्धाओ को दुय॑ की रक्षा के लिए निम॒क्त 
किया और स्वयं काइ्मीर चला गया। सुलतान ने पहुँचते ही दुर्ग पर घेरा 
डाल दिया, खाइयाँ खुदवाई तथा किले को हस्तगत करने के लिए आवश्यक 
सब प्रकार के आयोजन श्रारम्भ कर दिये। दुगे में स्थित छोगों ने प्राण-रक्षा 
का आश्वासन प्राप्त करने पर दुर्ग का रुमर्पण कर दिया ।” 

श्रीमान्‌ दे ने तवकात' के अनुवाद की एक टिप्पणी में छिखा है कि नारो 
जयपाल सम्भवतः जयपाल का पात्र त्रिलोचनपाल है। सर हेनरी इलियट 
इसकी भीमपालछ बताते है। उतबी ने तारीख-ए-यमीनी” में इस अभियान का 
वर्णन किया है। नन्‍्दानाह अथवा निन्‍्दुनाह का स्थान-निर्धारण करना कठिन 
है। विद्वानों में इसकी स्थिति के विषय में बहुत मतमेद है। 

यह सम्मवतः वही स्थान है जिसको वस्साफः में जुद की पहाड़ियों में 
ही बसा हुआ एक प्रमुख मगर बताया गया है। 

फा० ६ 


च्थर मध्ययुग का इतिहास 


करते के लिए सुल्तान ने उस पर आक्रमण किया।” थानेश्वर नगर से होकर 
वहनेचाछी नदी के तट पर हिल्दुओ ने आ्रणो का मोह त्यागकर मुसलमान 
आक्रामक से घोर संग्राम किया। परन्तु वे पराजित हुए। इसके वाद इतना 
भीषण नर-संहार हुआ कि नदी का ऊल ही रक्तमय हो गया। थानेश्वर नगर 
पर आक़ांता का अधिकार हो गया और उसने नगर तथा भन्दिरों को जी भर 
लूठा।! 


कन्नौज को विजय--भारत में महमूद की इन अद्वितीय विजयों से उसका 
यश समस्त मुसलछमान-संसार में फेल गया और ट्रासोविसयाना, खुरासान एवं 
चुकिस्तान के सत्वसम्पन्न योद्धा गाजी (धर्म-रक्षक) महमूद के नेतृत्व में 
उत्साहपूर्वक एकत्र होने छगे। विधर्मियों से युद्ध करने के लिए उत्सुक 
मुसलमान वीर स्वेच्छा से अपनी सेवाएँ भहमूद को अर्पण करने लंगे। इस 
प्रकार अल्पकाल में ही उसकी सेना ने विशाकू रूप धारण कर लछिय,। इतनी 
विश्ञाल सेना की भक्त श्राप्त हो जाने से महमूद का साहस बहुत बढ़ गया। 
अब उसने पूर्व-भारत की प्रमुख राजधानी कन्नौज पर आक्रमण करने का विचार 
किया। अतः १०१८ ई० में उसने गजनी से प्रयाण किया और पंजाब की 
नदियों तथा मार्ग में पड़नेवाले विशाल बन-अ्देशों को पार करते हुए उसने 
2 नवम्बर १०१८ ई० में यमुना को पार किया। मार्ग में बाधक दुर्गों 'को 





२१. यह नदी सम्भवतः सरस्वतों होगी, जो थानेश्वर के समीप बहती है। 


फिरिश्ता ने इस अभियान का जैसा वर्णन किया है (ब्रिग्स, भा० १ पृ० 
४०-५३) वह तिथि तथा घटनाक्रम दोनो दृष्टियों से श्रुटिपूर्ण है। उसने 
इसकी तिथि १०११ ई० दी है तथा लिखा है कि महमूद के थानेश्वर आक्रमण 
की आयोजना का समाचार पाकर आननन्‍्दपाल ने पत्र-द्वारा अपना विरोध प्रकट 
किया, जिसका महमूद ने यह उत्तर दिया कि मूर्तिपुजकों के विरुद्ध जिहाद 
में प्रवृत्त होना मुसलमानों का 2 यु है। इस धमकी भरे सदेश को 
पाकर दिल्‍्छी-नरेश ने सहयोगी राजाओं से महमूद के आक्रमण का प्रतिरोध 
करने की प्रार्थना की छेकिन हिन्दुओं को पराभूत कर महमूद ने थरानेश्वर पर 
अधिकार कर लिया! तत्पश्चात्‌ उसने दिल्ली पर आक्रमण करना चाहा, 
परन्तु उसके सामंतो ने उसको ऐसा करने से रोका। यह सव कपोलू-कल्पित' 
वर्णन है, क्योंकि आनंदपाल इस समय तक जीवित न था और दिल्‍ली नगर 
का कोई प्रमुख स्थान न रह गया था का & 6 पवार पम 
तथा उतदी इस विपय में मौन हैं। महमूद के मारत॑ 22042 
के पा जय तथा उतबी का वर्णन फिरिव्ता से 94058 द्वस 
है। देविए, कार स्टीफेन छिखित आर्कोछाजी जाँव दिल्ली पृ० १०-१६१॥ 


गजनी-वंश का अभ्युदय <रे 


बहू हस्तगत करता चला। जब बह वरन्‌ (वर्तमान बुलन्दशहर')* पहुँचा ती 
स्थानीय शासक हरदत्त ने उसकी अवीनता स्वीकार कर ली तथा १० सहस्न 
अनुधायियों सहित इंस्छाम ग्रहण कर लिया। इस स्थान पर एक ताम्र-पत्र 
अभिलेख प्राप्त हुआ है जो इस राज-वश से सम्बन्धित है। इसमें हरदत्त 
हारा महमूद की अवीनता स्वीकार कर लेने का उल्लेख है। तत्पश्चात्‌ महमूद 
ने यमुना तटवर्ती महाबन'' प्रदेश के अधिपति कुलचन्द पर आक्रमण किया। 
हिन्दुओ ने वीरतापूर्वक युद्ध किया परन्तु वे पराजित हुए। ५० सहस हिन्दुओं 
को मारकर नदी में प्रवाहित किया गया। निराश्चा से अभिभूत कुलचन्द ने 
सम्मान की रक्षा के हेतु अपनी सत्र; को तलवार से काट दिया और तव उसी 
वलवार से आत्महत्या कर छी। घुल्तात को विशाल सम्पत्ति प्राप्त हुई 
जिसमें १८५ हाथी भी थे! इस विजय के परचातू वह हिन्दुओं के तीयेस्थान' 
मथुरा की ओर बढ़ा। उतवी ने मथुरा को सुदृढ़ एवं सवगिलुदर मन्दिरों का 
शगर कहां है लेकिन इन देवालथों का विशाल आकार तथा भव्य शिल्प 
महमूद की धर्मान्धता से इनकी रक्षा न कर सका । विजेता महमूद की' आज्ञा 
से यह्‌ देवालय भूमिसात्‌ कर दिये गये। इनसे आक्राता को अपार सम्पत्ति 
आप्त हुई। उतबी के निम्न उद्धृत मयुरानवर्भन से पाठक तत्कालोन मथुरा 
की समृद्धि का अनुमान कर सकते है। 

“उस स्थान पर नगर के रूप में भारतीयों की एक पूजास्थदी थी; और जब 
बह उस स्थान पर पहुँचा तो उध्षने आश्चयेजनक सामग्री एवं निर्माण कौशल 
से निर्मित एक नगर देखा, जिसको देखकर दर्शक यही कहेगा कि वह स्वर्ग 
का ही कोई भवन है लेकित इसके गुण था दोप नारकीय संबंध से ही सभव 
हुए होगे, जिनका वर्णत कोई भव्य आदमी रुचिप्रुवक शुनने को भी अस्तुत 


२२. निजामुद्दीन और फिरिश्ता ने इस अभियात का विपरीत वर्णन 
किया है। फिरिश्ता के कथनानुसार सुल्तान पहले कन्नौज फिर मेरठ, 
महावन, मधुरा होता हुआ चाँदराय के सम्मूख आया । परन्तु यह क्रम सही 
नही है। इस पुस्तक में तारीख-ए-यमीनी, रोजत-उस-सफा तथा हवीब-उस- 
सियार का मत प्रदर्शित किया गया है जो कि वास्तव में सही है। 

फिरिश्ता का यह मत गलत है कि हरदत्त मेरठ का राजा था। 

(ब्रिग्स, मा० १, पृ० ५७) | 

स्टेनली लेनपुल (मंडीवछ इण्डिया, पृ० २४-२५) ने भी मूल से अभियान 
का यही क्रम माना है! उसने संक्षिप्त रूप में लिखा है कि महमूद ने यमुना 
को पार किया तथा मथुरा को लूटकर कन्नोज पहुँच - गया। 


२३. वर्तमान काछ में महावतर मथुरा जिले की एक तहसील का श्रमुख 
स्थान है। 


द्ड मध्ययुग का इतिहास 


ने होगा। उन्होंने विश्ञाल प्रस्तरों को एकत्र किया है और सोफानों के ऊपर 
समतल आधार-भूमि बनाई है। इसके चतुदिक्‌ तथा पार्थ्व भागों में उन्होंने 
प्रस्तर-निर्मित एक सहस्न प्रासादों को खड़ा किया है, जिनको उन्होंने अपनी 
मूर्तियों का मंदिर वनाया है तथा दृद्धतापूर्वक संछम्न किया है। नगर के 
मध्य भाग में उन्होने सर्वोच्च मन्दिर बनाया है जिसकी सजबज एवं सुन्दरता 
को चित्रित करने में लेखकों की लछेखनियां तथा चित्रकारों की कूचियाँ शक्ति- 
हीन होंगी तथा इस पर ध्यान एकाग्र करने व विचार कर सकने की' झक्िति 
भी वह कभी प्राप्त न कर सकेगे। सुलतान ने अपने लिखे हुए इस यात्रा 
सस्मरण में स्वीकार किया है कि यदि कोई इस प्रकार के भवन-निर्माण 
का कार्य प्रारम्भ करे तो उसको एक-एक सहस्तन दीनारों की दस' छाख 
थैलियाँ व्यय करनी पड़ेंगी और निपुणतम शिल्पियों की सहायता से वह २०० 
वर्षों में भी इसको पूरा न कर पायेगा। मूर्तियों के समूह में पांच मूर्तियाँ 
शुद्ध स्वर्ण-निरमित तथा ५ क्यूबिट (९० या ११० इंच) ऊँची थी; और इस 
मूर्तियों के सम्रह मे दो (विशेष) थीं, जिनमें से एक पर इतनी बहुमूल्य 
मरकत मणि जड़ी थी कि यदि सुरुतान ने इसको बाजार में विकता हुआ देखा 
होता, तो ५० सहस्र दीनारें भी इसके यथार्थ मूल्य से बहुत कम समझी होती 
और बड़े चाव से इसको क्रय कर लिया होता। दूसरी मूर्ति पर समुद्री आभा 
लिए हुए नीकृम का एक ही इतना बड़ा ठोस टुकड़ा जदित था जिसका मूल्य 
मिश्काल (१३ दिरहम के तौछ का पाँच गुना) के ४०० भारों जितना था, 
और एक अन्य मूर्ति के दोनों चरणों से उनको ४,००,००० मिश्काल तौलछ का 
स्वर्ण प्राप्त हुआ। चाँदी की मूर्तियाँ तो इनसे सौ गुनी अधिक थी, जिनको 
तौलने में उनकी ठीक-ठीक तौछ जानने के लिए नियुक्त छोगों को बहुत समय 
लगाना पड़ा। उन्होंने सारे नगर को विघ्वस्त कर दिया और वहाँ से कन्नौज 
की और बढ़ चले... ४४६ 
हिल्दू-स्थापत्यन्कला के सौन्दर्य ने महमूद को बहुत प्रभावित किया। 
परन्तु कछा के श्रति यह अश्ंसाभाव उसके संहारमय अभियातों मे॑ बाधक 
न हुआ और दोआब की ओर उसके विनाशकारी आतक्रमणों की गति बढ़ती 
गईं। मथुरा के “कायर हिन्दू” अपने पवित्र देवालयों को इस निर्देय आक्रांता 
की कृपा पर छोड़कर अपने आरणों की रक्षा के लिए भाग गए। भथुरा को 
छटकर महमूद ते अपार सम्पत्ति प्राप्त की, जिसमे मूर्तियों से आप्त ९८,३०० 
मिश्काल स्वर्ण, २०० रजत मूतियाँ ५,००० दीनार मूल्य के दो छाल, ४५९० 





२४. 'किताब-ए-यमीनी' रेनॉल्ड्स महोदय दादा अनूदित, १० ४५५-५६॥ 


गजनी-वंश का अम्युदय <५ 


मिश्काल तौल का एक नीलम तथा अन्य ऐसी वहुमूल्य वस्तुएँ सम्मिछित थीं 
जैसी कि एक वेभव-सम्पन्न इतिहासप्रसिद्ध नगर से प्राप्त हो सकती थी। 
मथुरा को लूटकर गजनी के सेनिक वृन्दावन की ओर बढे, जो चारों ओर 
दुर्गों से सुरक्षित था। नगर का शासक शत्रु के आगमतद का समाचार पाकर 
दुर्गों तथा मन्दिरों को अरक्षित छोड़कर भाग खड़ा हुआ। यहाँ भी छूट-पाट 
से महमूद के हाथ अपार सम्पत्ति छगी। 
तत्पश्चातू महमूद ने कन्नौज की ओर प्रयाण किया और जनवरी सन्‌ १०१८ 
ई० में वह कन्नौज के प्रवेश द्वार पर आ पहुँचा। मुसलमान इतिहासकार 
लिखता है कि इस' नगर में ७ दुर्ग तथा १० सहंस्न मन्दिर थे, जिनके विषय 
में छोगों का विश्वास था कि यह स्मरणातीत प्राचीन काल से विद्यमान हैं। 
कन्नौज के परिहार-वंशी य नरेश राज्यपाल ने निविरोध आत्मसमर्पण कर दिया। 
एक ही दिन में महमूद ने सातो दुर्गों पर अधिकार कर समस्त नगर की पद- 
दलित कर दिया। इतिहासकार उतबी लिखता है कि कन्नौज में दस सहखन 
देवालय थे, जहाँ हिन्दू पूजा किया करते थे। इन मन्दिरों को विध्वस्त किया 
गया। नंगर-निवासियो का वध कर, उतकी सम्पत्ति पर अधिकार कर लिया 
गया। तत्पश्चातू वुदेलखण्ड प्रदेश से होते हुए महमूद भ्रजनी छोट गया । लौटते 
समय उससे मार्ग में पड़नेवाके मुज्ज, अस्नी और श्ारवा के दुर्गों के रक्षकों 
को परास्त कर हस्तगत कर लिया। इन सब आक्रमणों में वह्‌ ३०,००,००० 
दिरहम मूल्य की सम्पत्ति, ५५,००० दास तथा ३५० हाथी लूट में प्राप्त कर 
गजनी ले गया। 
चन्वेख-झासक की पराजय--प्रिहार झासक राज्यपाल के निविरोध 
आत्मसभपंण को 'राजपृत-गौरव पर कुक समझकर अन्य राजपूत-नरेश्नों के 
हृदय में उसके प्रति क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो उठी। कालिज्जर के चंदेल 
राजा गण्ड ने सर्वप्रथम अपना क्रोघ प्रकट किया।' उसके पुत्र विद्याधर ने 





२५. मूझ्ज नामक स्थान इटावा से उत्तर-पूर्व की ओर १४ मीछ दूरी पर 
हैं। अस्नी इठावा से पश्चिम की ओर ६ मोल को दूरी पर है; और शारवा 
सभवतः बुंदेलखण्ड में शिशवागढ़ नामक स्थान है। 

2६. तिबकात-ए-अकवरी' (बिब्लिओथि० इण्डि०) पृ० १२) 

ब्रिग्स, भा० १, पृ० ६३॥ 

उतवी ने चंदेल राजा का नाम नहीं छिखा है परन्तु वह्‌ लिखता है 
(इलियट, भा० २, पु० ४७) कि चंदेल राजा सतत विजयपरायण रहता था 
और एक बार उसने कन्नौज-नरेश पर आक्रमण कर उसको भागने के लिये 
बाध्य कर दिया था। गण्ड तथा #हमूद के युद्ध के विषय में हमें बाद के 


<६ मध्ययुग का इतिहास 


ग्वालियर के शासक की सहायता से राज्यपाल को परास्त कर मार डाछा। 
महमूद ने जब अपने अधीन राजा के बंध का समाचार पाया तो उसके श्रोष 
की सीमा न रही और उसने चंदेल राजा को इस अपराध के लिए दण्टित 
करने का निश्चय कर लिया। अतः १०१९ ई० की हेमत ऋतु में उसने 
गजनी से प्रयाण किया। यमुना पार करने फर वह यह देसकर आइचर्यचकित 
रह गया कि राज्यपाल के विरुद्ध संघवद्ध आक्रमण करनेवाले गण्ड की सहायता 
के लिए प्रतिहार धासक प्रिछोचनपाल यहां सैन्य उपस्थित है। प्रवल विरोध 
का सामना करते हुए महमूद ने चदेल के राज्य में प्रवेश किया जहाँ विद्याल 
सेना के साथ गण्ड उससे युद्ध करने को तत्पर था। गण्ड की सेना में 
फिरिश्ता के अनुसार ३६,००० अच्वारोही, ४५,००० पदाति तया ६४० हाथी 
थे और निजामुद्दीन के अनुसार ३६,००० अध्वारोही, १,४५,००० पदाति तथा 





इतिहासकारों के वर्णन का आश्रय लेना पड़ता है, क्योकि उतवी का वर्णन यहीं 
पर समाप्त हो जाता हैं। 
इस अभियान के विपय में विद्वानों में बहुत मतभेद है। विन्सेन्ट स्मिथ 
ने उपर्यूवतत मत ही स्वीकार किया हैं। लेकिन कुछ भारतीय विद्वानों ने 
निजामुद्दीन के वर्णन की तीब्र आलोचना इस कारण की है कि वह बहुत वाद 
का लेखक है। आँख मूंदकर केवल इसी तर्क के आधार पर निजामुद्दीव के 
वर्णन को अस्वीकार करना ठीक नही है क्योंकि अनेक स्थलों पर निजामुद्दीन 
ने बहुत विश्वसनीय स्रोतों भे सामग्री एकत्र की है। समकालीन इतिहासकार 
उतबी का वर्णन बहुत ही सक्षिप्त है, अतः इससे घटना पर अधिक प्रकाश 
नही पडता। डा० भजुभदार ने राज्यपाल का जैसा वर्णन किया है, वह 
साधारणतया स्वीकृत घटना-क्रमो से बहुत भिन्न हैं। उनका कथन है कि अछ 
उतबी के वर्णन में राज्यपाल का अपनी कायरता के लिए भारतीय नरेशो 
के द्वारा वध किये जाने का कोई उल्लेख नहीं हैं। डा० मजुमदार का विचार 
हैं कि दुबकुण्ड अभिलेख के अनुसार राज्यपाल का वध कच्छपघाट के झारूक 
अर्जुन ने किया जो चदेल शासक गरण्ड के पुत्र विद्याधर का मित्र या अवीन 
राजा था। उन्होने निजामुद्दीन अहमद के वर्णन में सदेह प्रकट करते हुए यह 
भत्त प्रकट किय, हैं कि चदेलराज को राज्यपाल से क्रुद्ध होने बक्ध कोई कारण 
ने था, क्योंकि वह स्वयं भी इस' घटना के पूर्व तथा पेदचात्‌ भी ऐसी कायरता 
प्रदर्शित कर चुका था। श्री चिताम॒णि वेद्य ने भी अपने 'हिस्ट्री आँच मिडियवलत" 
इण्डिया” (जि० ३ पृ० ८१-८६) में ऐसा ही मत प्रकट किया है। उन्होंने लिखा 
है--.घटनात्रम_ इस प्रकार था। वारहवे अभियाद के समय (१०१९ ई०), 
जो कन्नौज पर किया गया था, राज्यपाल अबीन नहीं हुआ, अपितु बारी नामक- 
स्थान में भाग ग्रया।! तेरहवे अभियान के समय महमूद ने राज्यपाल तथा” 
बारी स्थान के विरुद्ध सैन्य-सचालन किया और राहिव के युद्ध में उसको जीत. 
कर भेट देने की गार्ते पर उसको अवीन कर लिया। मइ में राज्यपाल परः 
नंद (गड) ने स्वाल्यिर के शासक की सहायता से आक्रमण किया तया मार 


गजनी-वेंश का अम्युदय <७ 


हे कक १०२६ में भारत 
शी 2 ट 








'धानेश्वर 
सिर्मा०... जज ष्ठ 
घन 
नर नोगोर ल्सॉनर जो के 
/पप्नाउय जाऔर रा या ५ 5 
प्म कक टिसवर 
कि 'भनन्‍्दलगढ़ा >_ (&घुरि 
(््त्छ छः 
रै ०उम्जैन 5 च्छ न्‍ 
लकी 
प्लोमतार्थ' 
७ देवगिरि 7 
९ 
घाठुक्प रश्प ९७; 
बारंगक्ष० < 
मललेदु ० &९)-> 
भरत सागर डा बंगाल की खाड़ी 
र 


<८ मध्ययुग का इतिहास 


३९० हाथी थे।* इस विशाल सेना को देखकर महमूद के छक्के छूट गये। 
वह अपने अविचारपूर्ण निश्चय पर पश्चात्ताप करने लगा। छेकिन इस विकट 
संकट के अवसर पर उसने धर्मपरायण मुसलमान के स्वमावानुरुप एक टीले 
पर नतजानु होकर ईश्वर से इस्छाम के गौरव की रक्षा के लिए प्रार्यना की। 
उसके सौभाग्य से रात में गण्ड को घोर निराशा ने ग्रस्त कर दिया और 
चह समत्त युद्ध-सामप्री वहीं छोड़कर रात्रि के अंधकार में ही भाग गया।* 
अब तो मह॒भूद के सैनिको ने स्वच्छन्दतापूबक चंदेल-शिविर छूट लिये। उनके 
हाथ बहुत सामप्री लगी जिसमें ५८० हाथी भी थे। इस सफ़ल' अभियान 
के बाद महमूद १०२१-२२ ई० में फिर भारत पर चढ़ आया ! उसने ग्वालियर 
के दुर्ग को घेर कर दुर्ग के शासक को अवीनता स्वीकार करने के लिए वाघ्य कर 
दिया। तदुपरांत बह चंदेल राजा गण्ड के प्रसिद्ध दुर्ग कालिझजर की ओर बढ़ा। 
गए्ड इस झत्रु की शक्ति का परिचय पहले प्राप्त कर चुका था। अतः विरोध 
करने की अपेक्षा उसनें संधि कर लेना ही श्रेयस्कर समझा।" इस प्रकार गण्ड 
की बहुमूल्य भैंटों को प्रहण कर महमूद गजनी छौठ गया। 





डाला जिसका समाचार महमूद को १०२२ ई० में लाहौर में मिला और 
तब उसने दिसम्बर १०२१२ में ग्वालियर ठथा कालिज्जर पर काक्रमण कर 
जनवरी १०२३ ई० में दोनों को अधीन किया। इस दृष्टि से गंड वैसा 
कायर नहीं जान पड़ता, जैसा उसको बताया जाता है। श्री वैद्य जी की 
यह देशभक्ति से उद्भावित धारणा प्रमाणों से समथित नहीं होती। डा० 
मजुमदार मे निजामुद्दीन का वर्णन केवल इस आधार पर अस्वीकार किया हैं 
कि बह उतबी के वर्णन द्वारा समथित नहीं होता; परन्तु उतबी का वर्णन 
भी तो विस्तृत तथा पूर्ण नहीं है। उन्होंने अपने मत्त को निविचाद सत्य सिद्ध 
करने के लिए स्वयं भी कोई प्रमाण नहीं दिये है। . 

देखिए--डा० मजुमदार का निबंध दि गुर्जर प्रतिहार्स---कलकत्ता विश्व- 
विद्यल्य फे 'जरनल आव दि डिपार्टमेंट झाँव लैट्सं जि० १० (१९२३, पृ० 
3-७६) में प्रकाशित) से 

२७. तवकात--बिब्लियो० इण्डि० पु० १९१॥ 

३८. श्री वैद्य जी ने किस ओऑॉँव मिडियवल इण्डिया' जि० के पु० ८६) 
इस वर्णन में संदेह प्रकट है कि ग्रष्ड दात में भाग निकला, जब कि 
उसके पास इतती विशाल सेना थी! वैद्यजी ने उतबी के वर्णन को स्वीकार 
किया है, जिसका कहना है कि चन्दराय (गरण्ड) अपनी सम्पत्ति, हाथियों तथा 
कोप सहित अत्युच्चपर्वदीय प्रदेश में गुप्त रूप से चला गया और वहाँ के 
घनघोर जंगलों में जा छिपा। (इलियद, भा० २, पु० ४८, ४९)। 

२९. निजामुद्दीन और फिरिश्ता दोनों ने लिखा है कि महमूद की चादु- 
कारिता द्वारा प्रसन्न करने के लिए गण्ड ने हिन्दी यों में उसकी अशस्ति छिझ 
सेजी, जिससे यह बहुत प्रसन्न हुआ। इसके बदले में महमूद ने उठको १५ ढुर्गों 

का घासन सौंप दिया। [व्रिग्स, मा? € [० ६७४ उवकात पृ० १४)॥ 


गजनी-वंश का अम्युदय <९ 


सोमनाय पर आक्रमण--महमूद का संबसे महत्त्वपूर्ण आक्रमण हिजरी 
सन्‌ ४१६ (१०२६ ई०) में सोमवाथ के मंदिर पर हुआ। इस मंदिर की 
अपार सम्पत्ति का समाचार पाकर, महमूद ने इस पर आक्रमण करने के 
विचार से ३०,००० अश्वारोही सैनिकों का दल लेकर गजनी से प्रयाण किया। 
विकट मार्गे से प्रस्थाने करता हुआ वह मुलझ्तान होकर अजमेर पहुँचा। 
समस्त नगर को खूब लूढ कर तथा आसपास के प्रदेश को विनष्ट कर” चह्‌ 
नेहरवाल की ओर बढ़ा और वहाँ के झासक भीम के विरोध को कुचछकर 
इस नगर पर भी उसने अधिकार कर छिया। इसके थोड़े दिनों बाद वह 
सोमनाथ के द्वार पर आ पहुँचा। इब्न असीर के 'कामिल-उत-तवारीख' के 
आधार पर अल-काजवीनी'' ने सोमनाथ के मंदिर का इन' शब्दों में वर्गन 
किया है : “उस स्थान की आश्चयंकारिणी वस्तुओं में वह मंदिर था जिसमें 
सोमवाथ की मूर्ति स्थापित की हुई थी। यह मूर्ति मंदिर के मध्य भाग में 
निराधार छटक रही थी। हिन्दू इसका बहुत आदर करते थे और इसको अधर 
में लटकते हुए देखकर, चाहे वह मुसलमान हों या विधर्मी, सभी दर्शक आश्च्म- 
चकित रह जाते थे। हिन्दू इस मंदिर की चन्द्रग्रहण के अवसर पर यात्रा 
करते थे और छाख से भी अधिक संख्या में वहाँ एकत्रित होते थे । उनका 
विश्वास था कि झरीर त्यागने के बाद मनुष्य-आत्माएँ यहाँ एकत्रित होती 
है और यह म॒त्ति पुनर्जन्म के सिद्धान्तानुसार उनको स्वेच्छा से नवीन शरीरों 
में स्थान देती है। समुद्र की छहरों का मंदिर की ओर निरन्तर प्रवाह इस 
मूर्ति के प्रति समुद्र की अम्यचेना समझा जाता था। सर्वाधिक मूल्यवान्‌ 
बस्तुएँ वहाँ भेंट चढ़ाई जाधी थी और इस मदिर को दस सहस्त से अधिक गाँव 
भेंट के रूप में प्राप्त थे। (इस देश में) एक पवित्र माने जानेवाली नदी 
: (गया) है; इसके तथा सोभनाथ के मध्य २०० परसंग का अंतर है। नित्पप्रति 
इस नदी का जल सोमनाथ में छाकर उससे मंदिर धोया जाता था। मंदिर में 
पूजा तथा यात्रियों का स्वागत करने के लिए १ सहस्ल ब्राह्मण नियुक्त थे तथा 


३०. यह स्पष्ट ज्ञात नहीं होता कि श्री एच० वी० शारदा ने महमूद का 
घायल होना तथा घेरा उठाकर १०२४ ई० में अवहिलवाड़ चला जाना 
किस आधार पर लिखा है। 

३१. असर-उल-विछाउद, इलियट, १, पृ० ९७-९८ तथा इलियट, २ पृ० 
४६८-६९॥। 

मंदिर के अधिक वर्णन के लिए देखिए, इलियट, २ पृ० ४७१, ४७२, ४७६।॥ 

मूर्ति के नाम सवंधी किवदन्ती के लिए देखिए, अछबरूनी का भारत-वर्णन 
जपृ० १०३॥ 


2 सध्ययुग का इतिहास 


५०० सुदरियाँ इसके द्वार पर नृत्य-गान करती थी--इन सब पर व्यय 
होनेवाछा धन भेट से प्राप्त होता था। इसका भवन सागौन के शीक्षे से 
मढे हुए ५६ स्तंभों पर आश्वित था, मू्ति-यृह अधकारमय था, परन्तु बहुमूल्य 
रत्नजेटिल दीपन-ममूहों से ज्योतित रहता था। इसके समीप २०० मन की एक 
स्वर्ण श्ंखला रखी थी। रात्रि का एक प्रहर समाप्त होने पर पूजा के लिए 
ब्राह्मणो के नवीन दरू को सचेत करने के लिए यह श्वृंखछा घंटियो के समान 
हिलाई जाती थी।”'* 

महमूद ने समुद्रतट पर स्थित समुद्र-तरग-विघौत इस दुर्ग को घेर लिया। 
दूर-दूर देशों के राजपूत राजा मदिर की रक्षा के लिए एकत्र होने छगे। उन्हे 
आश्या थी कि भगवान्‌ सोमनाथ झत्रु को नप्ट कर देगे, इसलिए वह आक्राता 
की धृष्टता का उपहास करने छंग्रे। मुसलमानों ने 'अल्छाहो अकबर! का 
उद्घोष करते हुए मंदिर की प्राचीर पर आक्रमण प्रारम्भ किया, परन्तु हिन्दू 
सेना का प्रथल आधात पाकर उनको अपने स्थान से भी पीछे हटना पडा। 
दूसरे दिन प्रभातकाछ में आक्राताओं ने प्राचीर पर आरोहण करने का पुनः 
अयत्न किया, परतु अतिम्र॒ क्षण तक युद्ध करने के लिए कृतसकल्प मंदिर 
की रक्षक सेना ने प्रचण्ड शक्तित से आधात करते हुए उनको नीचे छुढका 
दिया। इसी समय गुजरात नरेश भीमदेव ने ससैन्य वहाँ पहुँचकर हिन्दुओं 
का साहस बहुत बढा दिया।" इतनी प्रचण्ड शक्ति को अपने विरुद्ध उपस्थित 
देखकर महमूद निराशाभिभूत हो गया। परन्तु शीघ ही धोड़े से उतरकर उसने 
पुनः सर्वशक्तिमान प्रभु से सहायता की हादिक प्रार्थना की। इस्लाम के प्रति 
प्रगाढ भक्ति के इस नाटकीय प्रदर्शन से प्रभावित होकर धर्मान्धि मुसलमान 
सैनिकों ने उसका अनुसरण करते हुए उसके लिए प्राणों तक का होम कर देने 
का संकल्प कर लिया। इस प्रकार अपने सैनिकों में नवीन उत्साह का संचार 
कर महमूद ने पुतः आक्रमण प्रारम्भ किया। भोषण सग्राम छिड़ गया। चारों 





३२. सोमनाथ पद्टन अथवा सोमनाथ नगर काठियाबाई़ के पश्चिम में 
समृद्रतट पर स्थित है और वर्तमान गुजरात राज्य के अन्तर्गत हू। श्राचान मंदिर 
भगदावस्था में पड़ा है और उसी के समीष अहिल्याबाई ने नया मंदिर बनवा 
दिया है; परन्तु इन भग्नावशेपों से भी प्रादीन मंदिर की विवादित 32000: 
हो जाता हैं! जैंदा कि एक अभिलेख से विदित होता है, इस प्राचीन मदिर 
का निर्माण मालवान्तरेश भोज ने कराया था। अब परात्रान मन्दिर का भी. 
जीणेदार हो गया हैं। 

ह ३३. मुसलमान इतिहासकारो ने भीम को दावशिलीम लिखा है। इण्डिया: 


जि० २ पू० १०३३ 





गजनी-वद्च का बस्युदय कर्क 

82: 5 ३ 

ओर भयकर नर-संहार प्रारम्भ हो ग्या। ५० ०० हिन्दू ,धराशायी हुए तब 
महमूद ने ५६ रत्नजटित एव झिल्पकलाविभूषित स्तम्भों_ पर आश्षित/ उस 
विद्याल मंदिर में प्रवेश किया। सोमनाथ की मूर्ति के 'स्रीप/आकरें, है 
इसके दो खण्ड करने की आज्ञा दी। यह खण्ड गजनीमेजे.-गये..और-ड' 
घमविलम्वियों” के सतोप के लिए विज्ञाल मस्जिद के द्वार पर पटक' दिये गये। 
कहा जाता है जब महमूद इस मूर्ति को खण्डित करने के लिए तैयार हुआ तो 
ब्राह्मणों ने उससे प्राथंना की कि वह अपार धन-राक्षि लेकर इस मूर्ति को 
खण्डित करने से बिरत हो जाय, लेकिन इस्लाम के इस प्रचारक ने कठोरता- 
पूर्वक उत्तर दिया कि वह आगामी पीढियो में मूरततिभजक की अपेक्षा मूति- 
विक्रेता के रुप में प्रसिद्ध प्राप्त करमे का इच्छुक नहीं हैं। इस हृदयहीन 
घर्मान्ध पर भारत की लक्ष-लक्ष जनता को आत्मिक श्ञाति प्रदात करनेवाले धर्म 
के श्रद्धालु भक्तों की दया की याचना का तथा असीम सम्पत्ति समर्पण 
कर देने के वचन का कुछ भो प्रभाव न पडा और दूसरे आघात से उसने 
पवित्र लिगम्‌ को भी खण्ड-खण्ड कर दिया। मुसलमान सैनिक मंदिर का 
कोप लूटने में व्यस्त हो गये। महमूद के सम्मुख मणि-माणिक्यों का ढेर छग 
गया! सख्यातीत सम्पत्ति महमूद के अधिकार में आई। फिरिश्ता के वर्णन 
से प्रकट होता हैँ कि यह मूर्ति भीतर से खोखली थी और महमूद की गदा 
का प्रहार होते ही इसमें से रत्न तथा वहुमूल्य मणियाँ निकल पड़ीं। यह 
कथन संदिग्ध हैं क्योकि इन घटनाओं से सुपरिचित अल-वरूनी का कहना 
है कि लिंगम्‌” ठोस पत्थर का वना था। इसका ऊपरी' भाग सुल्तान ने तोड़ 
दिया था तथा निचला भाग गजनी भेज दिया गया था। अल-वरूनी' लिखता 











३४. आधुनिक लेखक श्री हवीब तथा नाजिम दोनों फिरिद्ता द्वारा वणित 
इस कथा का खण्डन करते है। 

श्री हबीब का कहना हैं (महमूद ऑँव गजनीन्‌' पृ० ५३ में) कि यह कथा 
असभव है। एक तो इस कया का उल्लेख तत्सामयिक साहित्य में कही नही 
मिलता, दूसरे सोमनाथ की मूर्ति ठोस लिगम्‌ के रूप में थी, न कि खोसछी 
मूर्ति के रूप में। इस विपय में अधिक सूक्ष्म तथा विस्तृत अनुसधानकर्ता 
डा० नाजिम (महमूद ऑँव गजता' पृ० २२१) ने छिखा है कि मूर्ति के 
खोखलेपन की वात बिलकुल मनगढ़न्त है। प्राचीन लेखकों ने इस कथा का 
उल्लेख नही किया है। यदि यह कथा सत्य होती तो कम से कम फर्ूूखी' 
ने स्वलिखित इस अभियान-सर्वंधी विस्तृत कसीदे' में इसका अवश्य उपयोग 
किया होता। अल-बरूनी के वर्णव से जात होता हैं कि मृति का कुछ भाग 
तोड़ा गया था और यह भी अक्षमव नहीं प्रतीत होता कि महमूद ने ब्राह्मणों 
की विपुल धन की भेट को अस्वीकार कर दिया हो क्योकि घमन्पिता के युग 
में ऐसे कार्य स्वया संभव हैं। 








है मध्ययुग का इतिहास 


है, “महमूद ने इस मूति को हिजरी सन्‌ ४१६ में सण्डित किया। उसने आज्ञा दी 
कि इसका ऊपरी भाग तोड़ दिया जाय तथा वस्त्राभरणों सहित शेप भाग 
उम्तके निवास-स्थान गजनी में पहुँचा दिया जाय । थानेदवर से लाई गई 
चमरस्वामिन्‌' की धातु-मूर्ति सहित इसका कुछ भाग नगर के घुड़दौड़ के मैदान 
में फेंका गया है। सोमनाथ की भूति का दूसरा खण्ड ग़जनी की मस्जिद के द्वार 
पर पड़ा है, जिस पर लोग अपने गंदे और गीले पैरो को साफ करने के छिए 
रगड़ते हैं।”" फोरब्स ने अपनी “रसमाला' में इस मूर्ति के खोखछेपन का 
कोई उल्लेख न कर साधारण ढग् से छिख दिया है मूर्ति को खण्ड-खण्ड किया 
गया तथा “लूट का कार्य चलता रहा और मंदिर के गर्भ-गृह के निम्नस्थ 
भागों में बर्णनातीत कोप की प्राप्ति से यह कार्य पूरा हुआ (५ 

इस' प्रकार महमूद ने मुसलमान-गौरव की भावना को परितृप्त किया। 
उसके अनुयायो उसको इस्लाम का उत्कट भवक्‍त एंवं प्रचारक मानने लगे। 
इसलिए जहाँ भी उसने उनको के जाना चाहा, वह सहर्प उसका अनुगमन 
करते रहे। सोमनाथ के विध्वस के बाद महमूद ने अनहिलवाड़ के राजा 
पर आक्रमण किया, क्योंकि उसने सोमनाथ की रक्षा करने में भाग लिया 
था। राजा ने सोमनाथ से ४० फरसख की दूरी पर स्थित समुद्र-परिवेष्टित 
खन्‍्दाह नामक दुर्ग में शरण ली। महमूद ने माग्गप्रदर्शो की चेतावनियों 
पर ध्यान न देकर, भाटे के समय समुद्र पार किया | उसके आग्रमन का 
समाचार पाकर राजा भाग गया। देश पर शत्रुओं ने सरकृता से अधिकार 
कर छ़िया। आक्रांताओं ने नगर में प्रवेश कर पुरुषों का नृशस चध किया 
तथा स्त्रियों को दासी बता छिया। कुछ इतिहासकारों का कथन है कि गुजरात 
की जलवायु तथा वहाँ के निवासियों की सुंदरता एवं सम्पत्ति में महमूद को 
इतना आकर्षित किया कि उसने गजनी को त्यागकर अनहिलवाड़ को अपनी 
राजधानी बनाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन उसके सामतों ने ऐसे अस्ताव का 


बहुत विरोध किया। उन्होंने उसको समझाया कि ऐसी चेप्टा से वह विशाल 
-रखत की बलि 


साम्राज्य आपत्तिग्रस्त हो जायगा, जिसकी स्थापना मुश्नलमानः 


तहत 
३५. श्री हवीव, महमूद ओऑँव गजनीन्‌' पृ० ५३; डॉ० नाजिम महमूद 
आँव गजना' पु० २२१।॥ 
३६. फोब्स, रसमाछा, जि० १५ पृ० ७७।॥ 2 | 
“हुबीव-उस्‌-रि सयर का केखक लिखता है ( , ४ पृ० १८४-८५ 
कि सुदुवान ने सोमनाव का शासन दावशिलीम अथवा देवशीलम्‌ को सौंप 
दिया, णिसमे भेंट देना स्वीकार किया। देखिए, उपरि निर्दिष्ट ग्रय में खोन्दा- 
मौर का सौमताथ अभियान का वर्णन (इलिय, ४. पृ० १८०-८३) | 


हे पु ना 
गजबी-बंझ का अम्युदयू:- ९३५ 


अब 748 +२०-+ ू०+ 


चढ़ाकर उसने परिचम एशिया में की है। यह रण सत्य प्रतीत “होती है, 
क्योकि गुजरात जैसे सुदृरस्थ स्थान से अपने िगड सक प को कुवरस्था॥ 
कर सकने की दुःसाध्यता का महमूद को अवश्य ही ज्ञान झैग्र[| अनुहिल-+ 
बाड़ का शासन भीमदेव को सौंपकर महमूद अपने देश की ओर वापस गया। 

रण्जपूतों की प्रबल शक्ति से भयभीत होकर उसने अधिकाधिक परदिचम-मार्गे 

से गमन करना ही निरापद समझा और सिंध के मार्ग से गजनी की ओर 
प्रध्याव किया। परन्तु यह मार्ग भी कम आपत्ति-संकुल सिद्ध न हुआ । सोम- 
नाथ के एक पुजारी ने जो महमूद का मार्मप्रदर्शन कर रहा था, उसको मरुभूमि 

में खूब मटकाया । अपार कप्टो को झेलते हुए महमूद को सेना १०२६ ई० 

में गजनी पहुँची। 


सोमनाथ की विजय से महमूद की कीति और भी दीप्त हो उठी । उसके 
तथा उसके अनुयाग्ियों के किए यह विजय इस्लाम फी गौरवधूर्ण विजय 
“थी जिसके प्रसार के लिए वह प्राण-पण से प्रयत्न रत थे। विधमियों के देश 
में मुसलमानों की विजय से प्रफुल्छित हृदय खलीफा ने महमूद तथा उसके 
पुत्रों के लिए सम्मान-पत्र एवं वस्त्र भेजें। मुसलमान-संसार महमूद की प्रश्ंसा 
से गुंजायमान हो उठा और बहुवों की दृष्टि में वह पृथ्वी से विधियों का 
नाश करने के लिए अवतरित योद्धा माना जाने छगा | इससे उसके विपय 
में अनेक दंतकथाएँ चल पड़ी। 


जाटों पर आक्रमण--भहमूद का अंतिम आक्रमण हिजरी सन्‌ ४१७ में” 
(१०२७ ई०) नमक के पहाड़ पर वसे हुए जाटों पर हुआ | छाहौर राज्य 
के विधटन के पश्चात्‌ जाट बहुत शक्तिशाली हो गये थे और निकटवर्ती प्रदेशों 
में लूटमार करते रहते थे। सोमनाथ से लौटते समय महमूद की सेना को इन्होने 
बहुत तंग किया था। इस धृष्टता का दण्ड देने के छिए महमूद ने यह आक्रमण 
किया। निजामुद्दीन तथा फिरिव्ता दोनों ने लिखा है कि इस अभियान के लिए 
महमूद ने १४०० नावों का बेड़ा तैयार कराया, तथा प्रत्येक नाव की रक्षा 
के लिए बीस-बीस धनुर्धर तथा वारूद एवं नफ्ता से सुसज्जित सैनिक नियुक्त 
किये। जाटों ने भी तुर्कों का सामना करने के लिए आठ सहल्न नावों का बेड़ा 
भस्तुत किया, परन्तु उनको तुर्कों के हाथ पराजित होना पड़ा तथा उनमें से 


छ सझेसकों का कथन है कि महमूद ने इस अभियान के लिए हिजरी 
सून्‌ ४१८ के प्रारम्भ में (मार्च १०२७ ई०) प्रयाण किया? 


5६ मध्ययुग का इतिहास 


महमूद का चरित्र--प्रवल् विजेता होने पर भी महमूद वर्बर नहीं था। 
यद्यपि वह स्वयं निरक्षर था, परन्तु विद्वानों तथा कवियों के प्रति उसके हृदय 
में बहुत आदर-भाव था और उनके सरक्षण में वह रुदैव दत्पर रहता या। 
कवियों की रचनाएँ तथा विद्वानों के झ्ास्थार्थ सुनने में उसको बहुत आनन्द 
प्राप्त होता था और उम्की दानशील उदारता के कारण उसकी रायसभा 
तत्कालीन विख्यात कवियों एवं विद्वानों की उपस्थिति से प्रकाशित रहती थी । 
एशिया के कोने-कोने से विद्वान लोग उसको राजसभा में आते रहते थे और 
निषुण कवि उसका यश-गान करने में सतत संरूग्न रहते थे। कविता के 
प्रति उसका इतना प्रबल आकर्षण था कि युद्ध की विभीषिका में भी सुमधुर 
गीत अथवा ओजपूर्ण कविता सुनने के छिए वह कुछ क्षण--निकाल ही छेता 
था। उसकी राजसमभा में पूर्वीय-संसार के प्रमुख विद्वान्‌ स्थान भ्रहण करते थे 
जैसे कि गणित, दर्शन, ज्योतिष तथा संस्कृत का उच्च कोटि का विद्वान्‌ बहुमुखी 
प्रतिभासम्पन्न अछ-वरूनी, इतिहासकार उतवी, दर्शन-शास्त्र का विद्वान्‌ फरावी, 
तथा तारीख-ए-सुबुक्तगीच” का छेखक बैहाकी, जिसको स्टानले छेनपूछ ने 
पूर्वीय पैप्स” की उपाधि दी है। यह कविता के विकास का काल था और महमूद 
की राजसभा के प्रमुख कवि समस्त एशिया में विख्यात थे। इनमें से सर्ब- 
प्रमुख फारस में राय नामक स्थान का निवासी उजारी, जिसकी छोटी सी 
प्रशस्ति रचना पर महमूद ने १४,००० दिरहूम पुरस्कार दिया था; खुरासान 
निवासी असार्दी तुसी; तत्कालीन सर्वश्रेष्ठ विद्वान्‌ उन्सुरी जिसके चिपय में 
फिरिश्ता ने लिखा हैं कि गजनी विद्यापोठ के विद्यार्थी तथा अन्य ४०० कवि 
और विद्वान इसको अपना गुरु मानते थे; अस्जदी; तथा उन्सुरी का शिप्य 
फर्ुखी जिसको सुलतान से पेंशन मिलती थी, आदि थे! परन्तु इनमे सर्वाधिक 
विस्यात विशव-प्रसिद्ध काव्य 'शाहनामा' का रचयिता फिरदौसी था, जिसके 
काव्य ने महमूद का नाम इतिहास में अमर कर दिया है। शाहनामा' की 
रचना प्रूर्ण कर लेने पर फिरदोसी को ६० सहस्त मिश्काल स्वर्ण दिये जाने 
का वचन प्राप्त हुआ था; परन्तु जब यह रचना पूर्ण हो चुकी तो उसको 
क्षेबल ६० संहस्न चाँदी के दिरहम ही देकर टाल दिया गया ४४ इस व्यवहार 
से फिरदौसी इतना क्रुद्ध हुआ कि उसने वौलतेर की शैली पर सुलतान के 
5 सन नपस्मसनम 
४१. फिरदौसी का जन्म खुरासान के अंतर्गत तूस नामक स्थान में हिजरी 
सन्‌ ३३९ (३९५० ई०) में तथा मृत्यु हिजरी सन्‌ ४९३ कलर 80 
हर मद मे च्यणी शस व का सता पका 


महमूद के कृपापात्र अयाज के पड्यस्तर 
यह वचन पूर्ण न किया गया। (इलियट ४, पृ० १९०-९२)। 


गजनी-वंश का अम्युदय रा 


विषय में निन्‍्दात्मक कविता लिखकर होरेस द्वारा केवियों पर लगाये गये वात्त- 
भ्रात पर उबल पड़ने के आरोप-को सत्य सिद्ध कर दिया और तत्पश्चात्‌ उसने 
सदैव के लिए गजनी फा परित्याग कर दिया।" अन्त में महमूद ने अपने 
अनुचित व्यवहार के लिए क्षमायाचना सहित ६० सहस्न स्वर्णमुद्राएँ तथा राजसी 
वस्त्र भेजकर अपनी भूल का परिणोध करने का प्रयत्न किया, परन्तु जब तक 
उसका उपहार पहुँच पाया, तव तक फिरदोसी की अर्थी अतिम सस्कार के 
लिए चल चुकी थी। 

न्याय-व्यवस्था करने में महमूद बहुत कठोर तथा अविचलित रहता था 
और अपनी प्रजा के जीवन तथा सम्पत्ति की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहता 
था। उसकी न्यायन्परायणता के विषय में अनेक कथायें आज भी सुनने में 
आती हैं। एक बार एक आदमी ने उससे विनय की कि उसका (सुरृतान 
का) भतीजा उसकी (प्रार्थी की) स्त्री के साथ अनुचित संबंध रखता है 
और बार-वार विरोध किये जाने पर भी उससे मिलना बन्द नहीं करता। 
महमूद ने श्रार्थी से कहा कि जब बह दुष्ट फिर उसकी स्त्री से भेंट करने 
को आमेवाला हो तो वह महमूद को सूचित कर दे। घुलतान की आज्ञानुसार 
बह प्रार्थी ययावसर उपस्थित हो गया ओर सुलतान ढ़ोले-ढाले घोगे से शरीर 
ढेंककर उसके साथ उसके घर पहुँचा। सुल्तान ने इस भय से कि कही दया 
और ममता न्‍्यायोचित दण्डविधान में बाघा उपस्थित न कर दे, प्रकाश 
बुझा दिया और अपराधी का सिर धड़ से अछय कर दिया। एक' बार राजकुमार 
मसूद पर एक व्यापारी ने ऋण न चुकाने का दावा किया और राजकुमार 
को तभी छूटकारा मिलता जब काजी के द्वारा बुछाये जाने पर दरबार में 
उपस्थित होकर उसने व्यापारी का ऋण चुका दिया। उस बूढ़ी स्त्री की 
कथा तो सर्वविदित ही है जिसने महमूद को विजित देझों में सुचारु शासन- 





४२. फ़िरदौसी की निदात्मक कविता का अनुवाद इस' अकार है-- 
“इस झाहनामा को पूरा करने में लम्बे वर्षों तक मैने श्रम किया 
जिससे सुलुतान मुझको उचित पाश्श्रिमिक से पु्त करे, 
परन्तु शोक तथा निराञ्ा से छटपदाते हुये हृदय के अतिरिक्त 
उने बायू के समान रिक्त बचनों से मुझे कुछ भी वे मिला ! 
यदि मुलतान का बाप कोई श्रसिद्ध शासक होता 
तो मेरे सिर को मुकुट दारा सुशोभित किया जाता! 
यदि उसकी माता किसी उच्च वच्च की होती, 
वो में घुटनों में सोने-चाँदी में डुवाया जाता। 
लेकिन जन्म से राजकुमार न होकर ग्वार होने के कारण, 
उच्च कुलवालो की प्रशसा वह सहन न कर सका 

फा० ७ 


१८ मध्ययुग का इतिहास 


व्यवस्था स्थापित न कर सफने के छिए जली-कटी सुनाई थी। उस पर ठगायें 
जानेबाले धनलोलुपता के आरोप का विस्तृत विवरण देने को यहाँ कोई 
आवश्यकता प्रतीत नही होती ) वह वो सुस्पप्ठ ही है। मुमछमान इतिहासकारों 
में स्पप्टतया स्वीकार किया है कि मरते समय उसने अपनी समग्र संपत्ति को 
अपनी भाँदो के सामने उपस्यित किये जाते की आजा दी थी।' इन्हीं छेखकों 
का कथन है कि अपनी अतुल संपत्ति से विछोह का ध्यान आने पर महमूद 
से पड़ा था, परन्तु उसने किसी को इसमें से एक कौड़ी भी नहीं दी। इस 
आरोप का ख़ण्डन नहीं किया जा सकता। महमूद वड़ा घनलोठुप था और 
घन के प्रेम के कारण ही उसने सुदूर देशों में अपार कप्ट सहन करके भी 
अनेक युद्ध किये। लेकिन इतना अवश्य स्वीकार करना पड़ता है कि इस दोप 
के साथ ही साथ उसमें उदारता का गुण भौ था। यदि वह धन पर प्राण 
खोता था तो मुक्तहस्त से व्यय भी करता था। उच्धने गजनी में एक विद्यापीठ, 
एक पुस्तकालय तथा विजित प्रदेशों की विचित्र वस्तुओं के एक सग्रह्मलय की 
स्थापना कर विद्या-प्रसार में बहुत योग दिया) उसके उदार प्रोत्साहन के फल- 
स्वरूप ही गजनी में उन सुंदर भवनों का निर्माण समवे हुआ, जिनसे गजनी 
थृवें के सुंदरतभ नगरों में स्थान प्राप्त कर सका। 
महमूद में रचनात्मक प्रतिभा का पूर्ण विकास था और वह सर्देव 
नई नई योजनाओं को कार्यान्वित करने में तत्पर रहता था। उसका शासन 
ज्यायपूर्ण था। वाणिज्य-ध्यवस्तायों की सर्देव रक्षा करता था और देझ् में 
शांति घनाये रखता था जिससे व्यपपारी दल खुरासान और लाहौर के मध्य 
निःशंक होकर यातायात करते थे। प्रात्तीय शासकों पर महमूद का दृढ़ 
नियन्त्रण था; इसलिए चहू जनता पर अत्याचार न कर पाते थे। उसका भाई 
नल, जो निशापुर का प्रतिनिधि-शासक था, बहुत योग्य एवं जनकत्याणपरायण 
भा। इसके विपय में उतवी ने लिखा हैं कि उसका स्वभाव इतता उद्यत्त, 
पवित्र, दयामय एवं उदारतापूर्ण या कि उसके जीवन के अंत तक किसी ने उसके 
मुँह से कठोर शब्द नहीं सुगा और उसने किसी के साथ बुरा या निर्देयता 
का व्यवहार नहीं किया।* व्यापार कौ मण्डियों की गतिविधि पर महमूद 
का बहुत ध्याव रहता था और व्यापारियों द्वारा प्रयुक्त वाप-तोल के बाटों 
की परीक्षा के लिए वह अपने अधिकारी भेजता रहता था। धार्मिक संस्थाओं 
मे पल अति अर 


ड३. मीरखीन्द, रौजत-उम्‌न्सफा, इलियट, ४; १० १३४-३५॥ 
पबकात-ए-अकबरी,' बिव्लिओ० इण्डि० पूृ० १७१ 


४. रेवॉल्ड्स--/किताब-ए-्यमीवी पू० ४ेट५-८६। 


गजनी-वंझ् का अध्युदय ९९ 


को भी उससे दान प्राप्त होता था और उतवी लिखता है कि "उसने जनता 
में न्याय तथा सुखों की अभिवृद्धि में और पवित्र एबं सम्मानपूर्ण (संस्थाओं 
के प्रति) उदारता-प्रदर्शन में लगभग १ सहल्न दीनार व्यय किये ।” 

प्रो० ब्राउन से निम्न शब्दों में महमूद का चरिव्र-चित्रण किया है :--- 

“महमूद के चरित्र के सर्वव में, उसके राजकवियों (फिरदौसी जैसों को 
छोड़कर जिनकी आश्ाएँ विफल हुई) की कविताओं में तया राजकीय इति- 
हासकारो के ग्रंथों में जैसा स्वाभाविक ही है, हम उसकी अतिशयोक्तिपूर्ण 
अशसा मात्र पाते हैं, लेकिन इब्नुल असीर ने (हिजरी सन्‌ ४२१, तदनुसार 
१०३० ई० में) इस सम्राद की मृत्यु-यूचना में इसकी वुद्धिमत्ता, धर्म-परायणता, 
गृण सम्पन्नता, विद्वानों का संरक्षण तया विधियों के विरुद्ध युद्ध करने में 
पराक्रम की प्रशसा करने के उपरान्त कहा है कि उसमें एकमात्र दोप था धर्म- 
परामणता तथा धन-प्राप्ति के लिए व्यवह्ृत उपायों के औचित्य-अनौचित्य पर 
ध्यान न देता था। वह लिखता है “बह किसी भी उपाय से धत-प्राप्ति के 
लिए प्रयत्तनशील रहता था, इसके अतिरिक्त उसके चरित्र में कुछ भी निदनीय 
नहीं था”, इस विषय में यह कया उदाहरणीय है कि एक बार निशापुर के 
किसी व्यक्ति के सवध में यह सूचना पाकर कि वह अतुल सपत्ति तया अपार 
अत का स्वामी है, महमूद ने उसको गजनी बुरा भेजा और उससे कहा 
मुत्रा है तुम करामातियान विवर्मी हो।! उस अभागे ने उत्तर दिया मेँ 
करामातियान तो नहीं हें, मेरे पास जो संपत्ति है, उसमें से (सुलुतान) 
इच्छानुसार ग्रहण कर छे, जिससे मुझे इस उपाधि से मुक्ति मिल जाय ।' 
तब सुलतान ने उसकी सर्पत्ति का कुछ भाग छे लिया और उसके धामिक 
विचारों की शुद्धता को प्रमाणित करते हुए एक राज-शासन-पत्र” दे दिया । 
मुसलमानों की दृष्टि में उनके धर्मों का इतना महान्‌ योद्धा, जो मूर्तियूजकों 
के लिए यम समान था तथा कट्टर मूर्तिभंजक था, सब प्रकार की आलो- 
चनाओं से दूर है। लेकिन इसमें सदेह वही कि इब्नुल असीर ने सुल्ताव के 
चरित्र के दोपमय भाग पर भी प्रकाश डाछा है तया धनलोलुप होने के 
साथ-साथ (जिससे भारतीय अभियानों में प्रदर्शित उसकी दृढ़ता का कारण 
स्पष्ट हो जाता है) वह धर्मोत्मादी, मुसलमात तया हिंदु (जिनका उसने 
अगणित संख्या में संहार किया) दोनों ही जातियों के विधर्मियों के प्रति, 
मिर्देय, अदृढ़ एवं अनिर्चित मनोवृत्तिवाला तथा विश्वसनीय मित्र व उदारता- 
पूर्ण शत्रु की अपेक्षा दुर्दमतीय विजेता के रूप मे अधिक ख्यातिहृब्ब था।*+ 


४५. 'हिस्दी आव परिशियन लिटरेचर--पृ० ११८-११९।॥ 


१०० मध्ययुग का इतिहास 


इतिहास में महमूद का स्थान-निर्धारण करना कठिन नही है। उपर्युक्त 
विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि उसका व्यक्तित्व कितना प्रभावशाली था। 
अपने समय के मुसलमानों की दृष्टि में वह इस्लाम के लिए युद्धरत 'गाजी' 
था जिसने विधियों के देश में अबर्म के विनाश का सतत प्रयत्त किया। 
हिंदुओं के लिए वह उनके पवित्रतम स्थानों का विध्वंसक तथा उनकी 
घामिक भावनाओं पर घोर आधात करनेवाला वर्वर हुणों जैसा अमानुपिक 
अत्याचारी था। परन्तु तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निष्पक्ष 
भाव से विचार करनेवाले जिज्ञासु उसेके विषय में इनसे भिन्न सम्मति देगा। 
उसके विचार में तो महमूद अपने समय का महान्‌ जन-नायक, अपनी धार- 
णाओ के अनुसार न्यायपूर्ण तथा निष्पक्ष शासक, निर्मीक तथा रण-निपुण सेनानी, 
न्याय का वितरण करनेवाला, विद्ानो का आश्रयदाता और संसार के श्रेष्ठ 
शासकों की पंत्रित में स्थान पाने के योग्य शासक ही प्रतीत होगा। 

लेकिन महमूद के प्रयत्तों का फल चिरस्थायी न हो सका। उसकी 
योजनाओं में विजय तथा दृढ़ झासन-व्यवस्था की स्थापना सहगामी न हो सकी, 
जिसके परिणामस्वरूप उसके द्वारा निर्मित साम्राज्य का यह्‌ विशाल ढाँचा 
उसके निर्वल् उत्तराधिकारियों के हाथ में आते ही ढह गया। लेनपूल महोदय 
मे ठीक लिखा है_कि उसने किसी भी नई सस्यथा या शासन-व्यवस्था को 
जन्म नहीं दिया और अपने विजित प्रदेशों को सुसघटित करने तथा सूदृढ 
शासन में लाने का प्रयत्न नहीं किया इसलिए उसके साम्राज्य में पतन के 
लक्षण दिखाई देने छगे और उसकी मृत्यु होते ही साम्राज्य का हास होते छगा । 
उसका साम्राज्य विभिन्न जातियों का ऐसा विशाल जमघट था कि इस पर 
नियस्त्रण रख सकना उस जैसे सहस्राक्ष के लिए ही संभव था। उसके द्वारा 
वराजित शत्रु अपनी स्वाधीनता पाने के लिए सुअवसर की प्रतीक्षा में थे। 
गजनी में उसके द्वारा एकत्रित अपार संपत्ति ने विछासिता को प्रोत्साहित 
किया, जिसके परिणामस्वरूप युद्धों में निर्मयतापूर्वक सुल्तान का अनुगमन 
करनेवाले योद्धाओं का नैतिक पतन प्रारंभ हो गया। गजब का राजसभा 
इवितिहीन अधिकारियों की पोपक-स्थली वन गई और शीघ्र ही इन निर्वछ 
शासकों से शासन-सूत्र उन लोगों मे छीन लिया जो राजदण्ड का प्रणेग 


भछी भाँति जानते थे । 

अल्-बरूनी फा भारत-बृत्तांत--अलन्वहवी का जन्म खीवा प्रदेश में ९७३ 
ई० में हुआ था। जब महमूद ने खीवा प्रदेश पर विजय प्राप्त की तो अलन्वढूनी 
वी बताकर गजनी छाया गया। महमूद के दल के साथ वह भारत आया और 


उसने हिंदुओ की सामाजिक तेया राजनैतिक स्थिति का पूरा विवरण 


गजनी-वंश का अम्युदय १०१ 


लिखा, जिससे तत्कालीन इतिहास पर बहुत प्रकाश पड़ता है। अल-बहूनी वहु- 
मुखी प्रतिभान्वित विद्वान्‌ था तथा हिंदुझास्त्रों के अध्ययन में उत्तने बहुत 
रुचि प्रकट की। उसने ब्राह्मण दा्शनिको के साथ विचार-विमर्श किया तथा 
उनकी बुद्धि की सूक्ष्मग्राहथता एवं आध्यात्मिक विचारों से वह बहुत प्रभावित 
हुआ। भारतीय विद्याओं के प्रति उसका हादिक प्रेम उसके विवरण में स्पष्ट 
झलकता है तया उसकी भारत-संबंधी धारणाएँ उत्साहवर्धक हैं। भारत पर 
महमूद के आक्रमणों के विनाशकारी प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए बहू लिखता 
है; “महमूद ने इस देश की समृद्धि को पूर्णतया समाप्त कर दिया तथा ऐसा 
आइचरयंजनक उत्पीड़न किया जिससे हिंदू जाति चतुदिक बिखरे हुए धूछि-कर्णों 
के समान हो गई तथा छोगो के मुख में पुरानी कहानी के रूप में रह गई। 
इस जाति के अवशिष्ट अश अपने मन में मुसलमास-सात्र के ग्रति घोर घृणा की 
भावनाओ का पोषण करने लगे है। यही कारण है कि भारतीय विद्याएँ उन 
स्थानों से बहुत दूर हट गई हैं जिनको हमने विजय कर लिया है और काइमी र, 
बनारस तथा अन्य ऐसे स्थानों में चली गई है, जहाँ तक अभी हमारे हाथ 
पहुँच नहों पाते।” अलछवरूनों के मतानुसार हिंदुओं में कुछ प्रधान दीप 
है. जैसे कि उनका संसार की जातियों के संपर्क से स्वेधा दुर रहता, 
बाहबरांसार का अज्ञान तथा अन्य जातियों या “म्लेच्छो” से असंपर्क और 
असहानुभूति। 
समस्त देश अनेक राज्यों में विभक्त था, जो बढ़धा परस्पर युद्ध-रत रहते 
थे। इनमें प्रमुख राज्य काश्मीर, सिथ, मालवा तथा कन्नीज थे। वर्ण-व्यवस्था 
प्रचलित थी, तेथा विभिन्न जातियों में भेदभाव रखा जाता था। बाल-विवाह 
की प्रथा प्रचलित थीं तथा जिन स्त्रियों के पति का देहात हो जाता था उनको 
मृत्यु-पयंत बेघव्य का दु.ख भोगना पड़ता था। माता-पिता अपनी संतान के 
विवाह का प्रबंध करते थे। दहेज-्रथा न थी, पति अवश्य पत्नी को उपहार- 
स्वरूप द्वव्य प्रदान करता था जो उसका स्त्री-धन! बन जाता था। हिंहु 
अनेक देवताओं की पूजा करते थे छेकिन यह बात केवल अज्ञान' तथा ग्रामीण 
जनता तफ ही' सीमित थी। ग्िश्षित हिंदू भगवान्‌ को एक, शाश्वत, आदि- 
अन्त विहोन, स्वेच्छा से प्रवृत्त, सर्वश्क्तिमान, सर्वज्ञ, चैतन्यमय, जीवनदाता, 
झास्ता तथा पालनकर्ता' मानते हैं। न्‍्याय-व्यवस्था का वर्णन करते हुए वह 
लिखता है कि न्याय के लिए साधारणतया लिखित आवेदम-पत्र प्रस्तुत 
किये जाते थे, जिनमें प्रतिवादी पर छगाये गये आरोपों का उल्लेख किया 
जाता था। मौखिक न्याय-प्रार्यनाएँ भी विचार के लिए स्वीकृत होती थी। 
इपथ लिवाने की प्रणारी प्रचलित थी, तथा ग्वाहियों के अवुसार निर्णय 


१०२ मध्ययुय का इतिहास 


दिया जाता था। दण्ड-विधान ईसाई धर्म की मूल-प्रवृत्ति के समान बहुत ही 
कोमल था। हिंदुओं की प्रयाएँ तथा रीति-रिवाज संदाचार तथा दुष्टता से 
निवृत्ति के आधार पर वने थे। न्याय की दृष्टि में मनुष्य मात्र की समानता 
नहीं मानी जाती थी। ब्राह्मण प्राणदण्ड से मुक्त थे। यदि कोई ब्राह्मण हत्या 
कर देता था तो उसका दण्ड ब्रतोपवास, प्रार्थना तथा दान द्वारा प्रायश्चित्त 
करना होता था। चोरी का दण्ड गये धन के मूल्य के अनुसार दिया जाता था, 
तथा कुछ अपराधों के दण्डस्वरूप अंगच्छेद भी विधिविहित था। राजा खेतो की 
उपज का छठा भाग छेता था तथा मजदूरो, शिल्पकारों तथा व्यवसायियों को 
अपनी आय पर 'कर' देना पडता था। केवल ब्राह्मण करों के भार से मुक्त 
थे। मूर्तिपूजा का सर्वत्र प्रचार था तथा देन भर में अनेक मंदिर थे। सती” की 
निर्देय प्रथा का खूब प्रचलन था और विधवा-विवाह का कड़ा निषेध था। 
यह दसवीं शताब्दी का भारत था। जैसा कि अलवरूनी ने देखा। 
हिंहू-धर्म निष्भाण हो चुका था। अधविश्वास, छोलुपता तथा अज्ञान ने विद्या, 
सदाचरण तथा विश्वजनीनता का स्थान ग्रहण कर छिया था। राजनैतिक 
ऐक्य का पूर्णतया अभाव था। बहुधा झक्तिशाली नरेण स्वयं अपने सजातीयो 
के विरुद्ध विदेशी आक्राता का पक्ष ग्रहण कर अपने क्षुद्र स्वार्थों की तृप्ति के 
लिए भातृभूमि के हितों का बलिदान करने में छज्जित न होते थे । समाज 
में भी सूत्र-बद्धता न रह गई थी और समाज के घटक विभिन्न समुदाय, 
वर्ण-ब्यवस्था के प्रभाव से, स्वनिमित नियमों का अनुवर्तन करते थे तथा बहुधा 
एक दूसरे के विपरीत आचरणों मे प्रवृत्त होते थे। सा्बजनिक हित का ध्यान 
भुला दिया जाता था। विघटन की प्रवृत्तियाँ पूर्ण वेग के साथ कार्य कर रही 
थी। इस प्रकार विश्वंंजलित हिंदू समाज तथा शासक-वर्ग को प्रचढ शक्ति के 
साथ हमारे शस्प श्यामल एवं समृद्ध देश पर चढ़ आनेवाले इन विदेशी आक्राताओं 
के सम्मुख अपनी सपत्ति तया स्वाघीनता का समर्पण कर देना पड़ा जिन्होंने 
हमारी प्राचीन सम्यता को एक दूसरी ही दिल्ला में मोड़ दिया £ 


अध्याय ४ 
गजनी-वंश का पतन 


मसऊद और उसकी राजसभा--महमूद के देहान्त के परचात्‌ उसके 
ज्येप्ठ पुत्र मुहम्मद ने स्वयं को झासक धोषित किया। परन्तु उसके छोटे भाई 
मसऊद ने सेना को सहायता से १०३१ ई० में उसको अधिकार-ध्युत कर दिया 
तथा राजा के निजी दासों ने मुहम्मद को अंधा बता दिया। तत्पश्चातू 
मसऊद ने गजनी की ओर प्रस्थान किया और सामंतों की सहायता से वह 
सिंहासन पर प्रतिष्ठित हुआ। साहस, उच्चाकांक्षाओं तथा युद्धोत्साह से 
पूर्ण मसऊद अपने पिता की यथार्थ प्रतिकृति था। वीर एवं वाकूपटु यहूँ राज- 
कुमार प्रारंम से ही निर्मीक था और एक बार अपने पिता को रुप्ट करके 
भी उसने इस' कहावत पर कि 'साम्राज्य सबसे लम्बी तलवार के वशीभूत 
होता है” अपनी दृढ़ आस्था प्रकट की थी। उदारता उसमें इतनी अधिक 
थी कि उसके समसामगरिकों ने उसको खलीफा” कहना प्रारंभ कर दिया। 
उसकी शारीरिक शवित के विपय में पश्चात्‌कालीन इतिहासकार 'मिनहाज- 
उस-सिराज' ने लिखा है कि उसकी गदा इतनी भारी थीं कि अकेला आदमी 
एक हाथ से उसको धरती से उठा नहीं सकता था और उसके बाण का 
आधात इतना प्रबल होता था कि कोई भी छोह-लक्ष्य इसके सम्मुख टिक न 
पाता था। उस समय गजनी की राजसभा का वैभव अद्वितीय था। बैहाकी 
ने अपने संस्मरण में सुल्तान द्वारा अपने ऐश्वर्य तथा संपत्ति प्रदर्शन के दृश्य 
का वर्णन किया हैं। कभी-कर्मी सुल्तान गजनी के मनोहरतम स्थल 'फीरूज' 
उद्याद में गमन करता था, और वहाँ अपने अतिशय विवीत सामंतों तथा 
दरबारियों के साथ हरित वितान के नीचे आसन ग्रहण कर राजकीय सेमा का 
निरीक्षण करता था। सेना के निरीक्षण के बाद सुल्तान अपने परिजनों सहित 
गीतवाद्य के मुखर तथा यथेच्छ सुरापान संयुक्त प्रचुर-व्यय-्साध्य सहमोज 
का आनद छेता था। एक छोटे से शिविर में सुरा के ५० चषक तथा वित- 
रण-पात्र रखे रहते थे और सुल्तान आग्रहपुर्वके सुरापान के छिए आमंत्रित 
करते हुए कहता था "हम ययथेप्ट मात्रा में आसव ग्रहण करें और पान-पात्रों 
को समान रूप से पूरित करें, जिससे पक्षपात न होने पावे।” भोज में भाग 
डेमेवाले सम्य आकष्ठ आसव पान करते थे और धीरे-धीरे सुरा के मद से 

०३ 


६०४: मध्ययुय का इतिहास 


आपूर्धित सभात्तद सुल्वाव की उपत्यिति से हटकर अचेतत अवस्था में छुढ़क 
पड़ते थे लेकिन अम्रीर जब तक सुरा के २७ चपक अंतिग बूँद तक यके से मे 
उतार छेता, पानोत्सव का आनंद छेता रहता था क्योकि गजती के राजवंश 
के उच्छूखल सदस्यों के सुरापान की यही सम्मानपुर्ण भात्रा थी। तदनंतर 
भाय॑वा का आसन मेंगवाकर, आसन के स्पर्स से भी दूर रहनेवाड़े की 
सी झालीनता के साथ नमाज पढ़कर वह अपने प्रासाद में छौट आता था। 
मुतलमान-राजसभा में इस श्रकार के विलात्पूर्ण समारोहों का आयोजन 
अदुभुत बात न थी। स्वयं महान्‌ धर्मपरायण महमूद भी ऐसे आनन्‍्दो- 
स्सवों से बिलग न रहता था, परन्तु मसऊद ने तो इनको चरम सीमा पर 
पहुँचा दिया और स्वयं सुराप्रेमी विषयासफ्त दुर्चरित्रो के दला का वायक 
बन बैठा! 
लेकिन मंसऊद के सौभाग्य से उत्तको ख्वाजा अहमद मैमन्दी के रूप में 
एक कार्यकुशर मत्त्री प्राप्त हो गया था। मसऊद ने मैमन्दी को कारागार 
से मुक्त कर इस' पद पर भ्तिप्ठित किया था।' पहिले तो स्वाजा ने इस 
पद को ग्रहण करने में अन्यसतस्कता प्रगट को परन्तु सुल्तान के बहुत आग्रह 
करने पर वह सुल्तान की इच्छा के सम्मुख नत-मस्तक हो गया और मंत्री- 
पद स्वीकार केर छिया। जब उसने राजसभा में विधिपूर्वक पदापंण किया 
तो मसऊद ने उसको सुल्तान के पद के योग्य गौरव के वाद सर्वोच्च सम्मान 
से विभूषित किया और उपस्थित जनों को आदेश किया कि वह ख्वाजा की 
आज्ञा का स्वयं उसकी आज्ञा भावकर पालन करें) अंगरक्षकों के नायके 
हाजिब विलक्तगीन को आज्ञा दी गई कि यह मंत्री को उसके पद की 
मर्यादा के अनुकूछ वस्त्र धारण कराने के लिए राजकीय क्स्तागार में ले 
जाये । इस प्रकार अपने पूवेपद पर पुनः प्रतिष्ठित मंत्री को वेलबूढों से कढे 
हुए बगदाद के मखमली वस्त्रो से सुसज्जित किया गया और उसके सुदरतम 
अखमलछ की विचित्र किनारीदार पगड़ी, छम्वी स्वर्ण शुखला तथा जटित 
2 सहुक्त मिदकाछ का कटिवस्त्र धारण किया! 
राजकीय प्रयातुसार सुल्ताव के सम्मुख उपस्थित किये जाने पर उसने 
दक्ष सहक्न दीवारों के मूल्य का एक मुक्ता-गुच्छ सुल्तान को भेंद किया 
और सुल्तान ने अपना कृपा भाव व्यवत्त करने के छिए पन्ना-रत्व-जटित स्ववा- 
सांकित मुद्रा उसको प्रदान की। ख्वाजा ने बड़े भक्ति भाव से यह राज-प्साद 





३, स्वाजा ने मंत्री के रूप में १८ वर्ष तक महमूद की सेवा की भी 
परल्तु » मीरों के पड्यन्त्र के कारण उसको कारायार में डाल दिया गया था। 


दस्तुस्उलू-उर्जा! इलियट ४, पूृ० १५१।॥ 


गजनी-वंश का पतन श्ण्पु 


ग्रहण किया तया मिहासन के प्रति कर्तव्ययरायग रहने की झपथ छी। 
राजसम्मान प्राप्त कर जब वह अपने निवासस्थान पर आया तो उच्च पदस्थ 
राजकर्मचारी तथा सम्मान्य प्रजा-जन उसको अम्यर्थना के लिए वहाँ एकत्र 
होने छगे । चारो ओर से उस पर उपहारों की बौछार की जाने लगी। 
स्वर्ण एवं रौप्य की बहुमूल्य वस्तुएं, सुंदर वस्त्र, तुर्की दास, घोड़े और ऊँट 
उपहार में आने लगे। उसने भी झतन्नता दक्ति हुए यह उपहार अपने 
स्वामी के पास भेज दिये। ख्वाजा की निःस्वार्थ भवित से प्रभावित होकर 
सुल्तान मे उसकी ऋृतज्ञता के बदले में उसको १० सहस्र दीनार, ५०० 
सहन दिरहम, दस बहु-क्रीत तुर्कों दास, राजकीय अश्वश्ाल्य के पांच अश्व, 
तथा दस अब्दूस जाति के ऊंट प्रदाव किये। इस प्रकार सुल्तान का विदवास 
प्राप्त कर ख्वाजा अपने पूर्ववर्ती मंत्री के समय से शिथिलता तथा विलंब 
के लिए कुख्यात सचिवालय को सुव्यवस्थित करने में सलूग्न हो गया। 
आज तक राजकार्यों के प्रति व्यवहार में कोई भी अपने उत्तरदायित्व का 
अनुभव नही करता। लेकिन मत्रिपद पर आसीन होते ही स्वाजा ने सार्वजनिक 
तथा सैनिक अधिकारियों को कठोर स्वर में उनके कत्तंव्यों के प्रति सचेत किया 
और उनकों प्रजा से सबधित कार्यों के निर्वाह में तत्परता एवं नियमितता की 
आवश्यकता का भाव कराया। अब प्रजा की प्रार्यनायें ध्यानपूर्वक सुनी जाने छगी 
और स्वंधित पक्षो को पूर्णतया संतुष्ट कर देनेवाले निर्णय दिये जाने छगे। 
सपूर्ण राजतन्त्र में नवीन शक्ति एवं क्रियाशीलता का संचार हो गया। 
जब एक ओर ख्वाजा इस प्रकार सम्मानित किया जा रहा था, तभी 
दूसरी ओर उसके पूर्ववर्ती मंत्री को शखलाओं में जकड़कर घोर निर्देयतापूर्वक 
उत्पीड़ित किया जा रहा था। एक समय जिस हस्नक (मत्री) की शक्ति 
एवं प्रभाव की कोई सीमा न॑ थी, वही आज दुदिनों तया दुर्वचनों का आखेट 
बन गया था। उस पर करमत विधर्मी होने का दोपारोपण किया गया था 
और कट्टर पथी उसके प्राण छेने के लिए व्याकुल हो रहे थे। उसने” इस 
आरोप को अस्वीकार किया परन्तु न्‍्यायकर्ताओं ने उसको अपराधी 5हराकर 
उसके लिए मृत्यु-दड के निर्णय की घोषणा कर दी। उसके प्राण-पिपासुओं 
में ख्वाजा व्‌ सुहुल भी सम्मिलित था जिसने उसके लिए मृत्युदण्ड के विधान 
का उम्रतापूर्वक समर्थन किया था और समय-समय पर इस' उदात्त अपराधी 
के तीक्षण ब्यंगों का छक्ष्य बना था। किसी समय मंत्री पद को शोभित करने- 
बाले हस्तक में तत्कालीन मंत्री मेमन्दी से दया को यावता की तथा अपने 
परिवार के संरक्षण की प्रार्थना की। दया से अभिभूत ख्वाजा की आँखें 
डबडबा आईं और उसने इस अभागे की इच्छाओं को पूर्ण करते का वचन 


१०६ सध्ययुग का इतिहास 


दे दिया। परन्तु न्यायाधिकरण का निर्णय अपरिहायें था। बगदाद के खलीफा 
मे मित्र को गद्दी के प्रति भवित-भाव प्रदर्शित करनेवाले करमत संप्रदाय के 
इस अनुयात्री के वध की वाठनीयता खूब जोर देकर सभझाई थी। मृत्यु- 
दड के लिए नियुक्त समय पर हस्तक को शूलि के स्थान पर के जाया गया 
और वहाँ केवल' सलवार व पगड़ी पहने हुए, हाथ वाँधे हुए तथा “चाँदी 
के समान इवेत हो गये शरीर तथा सहस्रश- चित्रों के समान मुखाकृति/” 
धारण क्रिये हुए दुर्देव के मारे इस भाग्यहीन को खड़ा किया गया। दर्शक 
झोकाकुछ हो गये तथा उसके प्रति सहानुभूति और उसके प्राण लेने के 
इच्छुक लोगो के प्रति घृणा प्रकट करने लगे। जनसमूह ने भौषण कोलाहल 
किया, परंतु इस पर कोई ध्यान न देकर घोषणा कर दी गई कि खलीफा 
की आज्ञानुसार उप्त पर पत्थरों से प्रहार किया जायेगा; इस' नृशस दृश्य को 
देखने के लिए एकत्र जनता में शोकपूर्ण मौद छा गया। हसन को शूलि पर 
ले जाकर निर्देयतापूर्के छटका दिया ग्या। तत्पश्चात्‌ हस्नक के सिर को 
एक थाल में रखकर बू सुहरू द्वारा आयोजित सहमभोज में प्रदर्शित किया 
गया। अभ्यागत भय-त्रस्त हो उढे। तत्कालीन गजनी का समाज ऐसी' निर्मम- 
ताओं से विनोद प्राप्त करता था; प्रतीत होता है कि इस नृशंधः आचरण से 
सज्जन अवश्य व्यथित हुए, परतु जनता द्वारा इसका सामूहिक विरोध नही 
किया गया । हस्नक का सिर उसी सूली पर लटका दिया गया और वहाँ 
वह सात वर्ष तक टेंगा रहा। वैहाकी ने लिखा है कि वही छटके छटके 
उसकी टॉगें झड़ गई थी और झव इतना सूख गया था कि प्रथा के 
अनुसार दफनाने के लिए बाद में उसके शरीर का कोई भी भाग शेष न 
रह गया। उसकी माता ने जब अपने पुश्र की इस निर्मम समाप्ति का समा- 
चार पाया तो वह शोकाकुल होकर विलाप करती हुई चीत्कार कर उठी 
“करे पुत्र का भाग्य भी कसा विचित्र था; महमूद जैसे शासक ने उसको इह- 
लोक प्रदान किया था और मसऊद जँसे शासक ने परछोक प्रदान कर 
दिया (४” पतनोन्मुख गजनी-बश के शासन-काल में जीवन तथा पद-परतिप्ठा 
की अनिश्चितता ऐसी ही थी। 
422 सपना 

२. स्वादमीर मे दस्तुर-उल्वबुजरा” में छिखा है हस्नक अपने मंत्रि- 
काछ में सुलतान महमूद से मसऊद की निनन्‍दा किया करता था। सिंहासनारढ़ 
हो जाने पर मसऊद ने उसके प्रति अपनी प्रतिशोध की भावना को तृप्त 


किया। (इलियट, ४, पृ० १५३)। बरी 2 
हे किरपर के एक कवि ने दे के करुणापूर्ण अंत पर एक शोकपूण 


कविता लिखी, जिसका छायाबुवाद निम्नलिखित हैं--- 


गजनी-वंद्ध का पतन श्ण्७ 


हिन्दुस्तान के बिजित प्रदेशों फो स्थिति--विलासी होने पर भी मसऊद 
अकर्मण्य नहीं था। उसमें अपने पिता के युद्धोत्साह, शासन की योग्यता 
तथा अवसर आमने पर काम करने की सामर्थ्य जैसे गुण भी विद्यमान थे । 
उसके समय के लोग उसमे शारीरिक बल तथा राजकीय प्रभाव का प्रकर्ष इन 
दोनो ही कारणों से उससे भयभीत होते थे । अब उसने भारत की ओर ध्यान 
दिया, जहाँ का कार्यमार अब तक अर्यारक पर छोड़ दिया गया था । 

हिन्दुस्तान में गजनी साम्राज्य का स्वभाव से ही उच्चाकांक्षी सेनापति, 

विशाल प्रदेश पर निर्वाध अधिकार पाकर सब प्रकार के नियन्त्रणों से मुबत 

होने के कारण निरकुश के समान आचरण करने लगा था तया अपने अधि- 
पति की आज्ञाओं का भी उपहास करने छुग्रा था। उस पर सबसे बड़ा आरोप 
यह था कि वह आज्ञाविमुख और धृष्ट था तथा जब कभी उसको अधिपति 
के प्रभुत्व के विषय में चेताया जाता तो बह उत्पात प्रारंभ कर देता था। 
महमूद के जीवन काल में ही वह अपनी उच्चाभिलापापूर्ण योजनाओं का 
आभास दे चुका था, परतु प्रवछ विजेता महमूद का प्रभाव इतनी उम्रता 
से व्याप्त था कि उसके जीते जी अर्थारिक की योजनाओं को पत्पने का 
अवकाश प्राप्त न हो सका। सुरापान तथा वासनाओं का दास होते हुए भी 
मसऊद में एक गुण बहुत प्रवल था। वह अपने अधिकार पर आँच आते देखकर 
विपक्षी को अपने प्रभाव से अभिभूत कर देना भली भाँति जानता था। इस 
समय जब कि सलजूक तु्क॑ अपनी शक्ति बढ़ाकर अपने विस्तार के लिए क्षेत्र 
खोजने में छगरे थे, भारतीय प्रदेशों का हाथ से निकल जाना असभव बात न 
होती, क्योकि यह प्रदेश गजनी-साम्राज्य से मुसलमान शासन को प्रारभ 
से ही घृणा करते आ रहे थे। ऐसी संभावना को रोकने के लिए प्रयत्नभील तथा 
नीतिनिपुण ख्वाजा ने अपनी चतुराई से अर्यारिक को गजनी चलने के 
लिए तंयार कर लिया और वचन दिया कि सुल्तान के सामने वह उसका 
पक्ष-समर्थन करेगा। रूवाजा की चाल सफ़ल हुई और अर्यारिक उसके 
“कोमल शब्दों तथा कृपापूर्ण दृष्टि” से प्रभावित होकर उसके साथ राज-- 
घानी की ओर चछ पड़ा। उसे स्वप्न में भी कल्पना न थी कि उसके प्रति 
कंसा निर्देय व्यवहार किया जानेवाला है। प्रार्रभिक मव्यकाल के अन्य मुसक- 
मान अधिकारियों की भाँति अर्यारिक भी सुराप्रेमी था; इसलिए जब उसको 


“उन्होंने उसका सिर काट डाल्य जो प्रधानों का भी प्रधान था, 
जो अपने देश का भूषण, अपने काछ का मुकुट था, 

भछे ही' वह करमंत रहा हो या यहूदी या विधर्मी, 

लेकिन सिंहासन से सूली प्र पहुँचना कप्टमय था।” 


०८ मध्ययुग का इतिहाश 


सुराषान फे लिए निमन्द्रित क्रिया गया तो उसने सहये पानीत्यव में भाग 
डिया। परतु यहां उसझा स्थागत दूसरे ही प्रकार से किया गया। अंग- 
रक्षक-मामक चर्तगीन ने उसको बदी बना छिया, उसके पैर वेड़ियों में जकड़े 
गये और द्विजर्स सन्‌ ४२२ में रवी-उल्‌-अब्दड की १९ ता» को (मार्च, 
१०३१ ई०) उसको कयरागार में झाछ दिया गया, जहाँ यमवततः कुछ 
सभय परश्चातू उसको बिप देखर मारा गया और उसको विश्ञाल संपत्ति 
राजफ्रीय कौप में डाल दी गई। इसके साय ही उसके स्थान पर अन्य 
बॉधकारी को नियुक्त करने की मीजना बतो और अहमद वियाल्तगीन 
भारतीम प्रदेशों के शासत के छिए नियुक्त किया गया। नियात्तगीन अनुभवी 
अधिकारी था। महमूद के शासत-काछ में वह करोपाष्यक्ष रह चुरा था 
और जन-कारों से भछी भाँति परिचित हो चुका था। रवाजा ने उसको पदो- 
सित सम्मान के वस्‍्थ प्रदान किये और सुल्दान को दिये गये बचनों का पूरा- 
पूरा पहत करने का उपदेश दिया। तब उसने निम्न शब्दों में बह चेतावनी 
दी जो स्वेच्छाचारी शासन के अधीन कार्य करनेबाले अधिकारी के लिए बहुत 
महत्त्वपूर्ण थी. “ठुम्हे राजनैतिक अयबा भूमिकर सबंधी कोई वात किसी से 
भी नहीं कहती चाहिएं, जिससे कोई तुम्हारे विरुद्ध प्रचार करते के छिए 
सामग्री न प्राप्त कर सके, परतु तुम्हे सेनामायक के कर्तेब्यों को पूर्ण तत्प- 
*रता से पालन करना चाहिए, जिससे कोई भी तुम्हें नीचा न दिखा सके।/ 
उसको चेताया गया कि वह सार्वजनिक कार्यों के अधिकारी झाजों शिराज 
के कार्यों में हस्तक्षेप ने करे और गुप्तचरों के निरीक्षक को भी सहयोग दे, 
जो कि सुल्तान को भारतीय पटनाओ की सूचना देता था कुठ दैलावी सरदार 
तथा उद्ृण्ड दास, जिन्होंने विश्वासवात्त के कार्यों में भाग लिया था उसके 
साथ भारत भेजे गये, शिसते वह राज सभा से दुर रखे जा सके और स्वाजा 
में नियात्तगीन को आदेश दिया कि वह इन पर सतत दृष्टि रखे तया 
इनमें सामरिक संपर्क तया सहमोज आदि समारोहों को रोफे। इस उपदेश 
तथा चेताबनी के साथ नियात्तगीद को अपने नवीन पद का कार्यभार ग्रहण 
करने के लिए भेजा गया और राजेनेतिक व्यक्तियों कै साथ व्यवहार करने 
में निपुण स्वाजा मे नियाल्तग्रीन के पुत्र को गजनी में हो यह बहाना बना 
कर रोक लिया कि वहाँ उसकी शिक्षानदीक्षा की अधिक मुन्दर व्यवस्या 
ही सकेगी जिससे बह अंगरदोकों का साथ छोड़कर अपने पिता के उच्चपद 
के गौरानुरूप सुसंस्त बन सके। कुछ दियों के बाद शाहाबार की मर्भूमि 
में जब यह नया अतितिशिदाससत राजकीय-वैमत्र से अछंकृत पुल्ताव की 
अभ्यर्थना के लिए उपस्थित हुआ, तो सुल्तान ने उसको संबोधिव करते हुए 


गजनी-वंद का पतन १०९ 


कहा: “अहमद, आनंद मनाओ और प्रसन्न हो, इस कृपा का मूल्य सावधानी 
से समझो, प्रतिद्षण मेरी मूर्ति अपनी आँखों के सामने रणों और मन छगाफर 
सेवा करो, जिससे तुम उच्च सम्मान प्राप्त कर सफो।” उस समय मसऊद को 
वया पता था कि यह नया प्रतिनिधि पालन की अपेक्षा उल्लघन द्वारा ही 
उसकी श्लाज्ञाो का स्वागत करेया। वैहाकी के शब्दों में, अल्प काल में ही 
यह प्रतिनिधि “सच्चाई के मार्म से भटकफर कुटिल मार्ग पर चलने छूगा।/ 
अहमद नियाह्तगीत--भारत में पदार्पण करने पर अहमद नियाल्तर्ग।न 

को अनुभव होने छा कि काजी शिराज ज॑से कोवी, झगड़ालू तथा दूसरों 
पर सदा अपनी इच्छाओं को छादने के लिए स्चेप्ट सहयोग के साथ कार्य 
करना सरल नही है। गजनी में ही राजमंत्री मे काजी तथा अतिनिधि-श्ञासक 
के अधिकार-क्षेत्र की सीमा स्पप्टतया निर्धारित कर दी थीं और नियाल्तगीन 
को सार्वजनिक कार्यो के अधिकारी की उतने चाछो से सचेत कर दिया था, 
जिनसे वह अपने सहयोगियों पर अपना प्रभाव जमा लेता था। इस'छिए 
यह नया प्रतिनिधि शासक अपने कार्यो में काजी से परामझ्ष नहीं करता था। 
शीक्ष ही इन दोतो अधिकारियों में एक अभियाव के नायक की नियुवित 
को छेकर झग्रड़ा उठ सड़ा हुआ। इस विपय में काजी का हस्तक्षेप करना 
सर्वथा अनुचित था, इसलिए जब यह विवाद निर्णय के लिए गजनी भेजा 
गया तो केद्धीय झासन ने भी अहमद नियाल्तगोद का पक्ष लिया और अभि- 
यान का नायकेत्व उसी को इस आधार पर प्रदान किया कि वह काजी 
द्वारा समथित व्यवित अब्दुल्ला से इस कार्य के छिए कही अधिक योग्य था। 
काजी की खूब भत्सेना की गई और उसको सामरिक कार्यों से विलय 

रहने की आज्ञा दी। अपने प्रतिद्द्वी एवं सहयोगी की इस भर्त्संना से नियात्त- 

गीन को वहुत संतोप हुआ और उसने झीघ ही पूर्व में गंगातटवर्ती हिंदुओं 
के प्रसिद्ध तीर्थस्थान बनारस पर आक्रमण कर दिया। आज तक कोई भी 

मुसलमान सेना वनारस तक न पहुँच पाई थी, अतः छूट में प्रचुर धन-प्राप्ति 

की आशा ने मुसलमान सैनिकों में युद्धोत्ताह भर दिया। अभियान पूर्णतवा 

सफल रहा। वस्त्र-विक्रेताओं, गधियों एवं स्वर्णकारों की दुकानें छूटी गईं 

और विजयी सेना ने सोना, चॉदी, सुगधित पदार्थ तथा आभूषण विषुछ 

परिमाण में हस्तगत किये। काजी अपने प्रतिदृदी की अपूर्वे विजय सहन ने 

कर सका और उसने अपने गृप्तचर तथा पक्षपाती छोगों को सुल्तान के 

पास यह सूचित करने के लिए भेजा कि नियात्तगीन जनता को पय-पष्ट 

करने के लिए स्वयं को सुल्तान महमूद का पुत्र बताता हैं और उसने पचुर 

घनराहि से अपने व्यवितगत कोप को भर लिया है तथा तुकिस्तान से 


7११० मध्ययुय का इतिहास 


७० दास प्राप्त किये है जो सुल्तान के प्रति भक्षित-भाव नहीं रखते। इस 
प्रकार उसने सुल्तान को अप्रत्यक्ष रूप से यह जतलाने की चेप्टा की कि 
नियाल्तगीन स्वतत्त होने की योजना बना रहा है उथर नियाल्तगीन की 
विजय का यह समाचार भी इस सूचना के साथ सुल्तान के पास पहुँचा। वनारस' 
के ठाकुरों से मेंट ग्रहण की गई है और विपुल सपत्ति छूट में प्राप्त हुई है, 
जिसमें कुछ हाथी भी सम्मिलित है। सुल्तान ने काजी का पत्र बिलकुल 
गुप्त रखा परंतु भारत से संदेश पर संदेश आने छगे कि लाहौर की सेता 
-तया तुकंमान सेना पूर्णतया नियाल्तगीन के पक्ष में हो गई है और लाहौर 
के सभी वर्गों के “वहुसख्यक उदहंड लोग” उसकी ध्वजा के आश्रय में आ गये 
-हैं। नियाल्तगीन के शत्रुओ ने हर समभव प्रकार से सुल्तान के मन में स्थिति 
-की गंभीरता का भान कराने का अकथ प्रयास किया और इस वात पर 
जोर दिया कि शी प्र उसके उपायो को रोकने की चेप्टा की जाय। इस प्रकार की 
परस्पर विरोधी सूचनाओं से, जिनकी सत्यता की तत्काल परीक्षा सरल्तया 
संभव न हो सकती थी, सुल्तान द्विविधा में पड़ गया। अत, उसने सुधाजारा' 
नामक उद्यान में इस विषय पर अपना-अपना मत प्रकट करने के लिए अपने 
उच्चपदस्थ कर्मचारियों की सभा का आयोजन किया। वस्तुत. स्थिति 
-गंभीर थी, पश्चिम की ओर खुरासान, खत्लान और बुखारिस्तान में विद्रोह 
उठ खडे हुए थे तथा भारतीय प्रदेशों के शासन के लिए आशिक भक्ष्तिपुर्ण 
» एवं अधिकारलिप्सु प्रतिनिधियों की नियुक्तित साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध 
हो रही थी। 
अमेक अधिकारियों ने हिन्दुस्तान में उत्पन्न विवादमय अशांत स्थिति को 
- समाप्त कर व्यवस्था स्थापित करने के लिए अपनी सेवाएँ अपित कीं, परंतु 
अंततः तिलक नामक एक नीच कुलोत्पन्न लेकिन कार्यनिषुण एवं साहसी हिंदू 
8 बैहाकी ने तिलक को हिंदू बताया है, परन्तु फिरिश्ता और 
निजामुद्दीन ने 'तिलक-विन-जाइसन' के नाम से उसका उल्लेख किया है (कुछ 
प्रतियो. में 'तिलक-विन-हुसैन' नाम मिलता है) । 'वबकात-ए-अकबरी की 
कलकत्ता से प्राप्त प्रति में विछक-बिन-हुर्सनः नाम दिया है। इससे विदित 
होता है कि तिलक हिन्दू था और धर्म परिवर्तन द्वारा मुसडमाव वना था। 
ब्रिस्स (१, पृ० १०५) ने उसको हिन्दू माना है, 253, ब्रिग्स का मत 
लिविवाद स्वीकार्य नहीं है। वेहाकी ने इस विपय को स्पष्ट नहीं किया हैं, 
परन्तु उसके विवरण बेर को ध्यानपुर्वक पढ़ने से यही परिणाम निकलता है कि 
विलक ने धर्म परिवर्तत नहीं किया था टाल बेहाकी लिखता है (इलबिट २, 
-पृ० १२८) कि तिलक ने बहुत से उसकी, (दाडरो) अमुल्य* ते कट की दि 
सुल्तान मसऊद की अधीनेता में छाकर 5 लय सेवा की थी। | 
तिलक हिन्दू न होता तो यह कभी सभव न हो सकता। महत्त्व की बात 


गजवी-वंश का पतन १११ 


"को इस कठिन कर्म के लिए चुना गया। तिलक एक नाई की संतान था। 
अह भव्य आइति का तथा वाक्पदु था और हिंदी तथा फारसी के सुन्दर 
अक्षर-विन्यास में प्रवीण था। अपने हृदय के भावों के संगोपन, संमोहन तथा 
तनन्‍्त्र-विद्या में वह बहुत निपुण था। इन केछाओं की शिक्षा उसने काश्मीर 
मैं प्राप्त की थी। वह शीक्ष ही काजी शिराज, बू“छ-हसन का कृपापात्र हो 
गया जो उसकी आकर्षक आकृति और निपुणताओं पर मुस्ध हो मया था। 
काजी सदैव उस पर दृष्टि रखता था, परंतु तिलक गृप्त रूप से काजी के 
प्रबल प्रतिद्वंद्वी खवाजा अहमद हसन के पास भाग आया और उससे काजी के 
व्यवहार के विरुद्ध तिविदन किया। यह वात सुल्तान महमूद तक पहुँचाई गई 
और संभवत” उसने इस अप्राकृत व्यवहार के लिए काजी की भर्त्सना की। 
तिलक के आकर्षक व्यवहार से उसके संपर्क में आनेवाले छोग उसकी ओर 
आकृष्ठ होते लगे और क्षोघ्र ही वह सुल्तान महमूद का कृपापात्र बन गया। 
“तिलक पर उसका इतना स्नेह हो गया कि उसने उसे अपना व्यक्तिगत मन्‍्त्री 
तथा हिंदुओं और गजनी-राज्य के बीच का दुभाषिया बना दिया। राज-सम्मात 
के चित्ने के रूप में उसको स्वर्ण-शिल्पित वस्त्र, रत्व-जटित सोने का कंठा, एक 
चंदोवा तथा! एक छत्र प्राप्त हुआ था और उच्च पद की ग्रौरव-प्राप्ति की 
"घोपणा करने के लिए हिंदु-पद्धति के अनुसार उसके निवासस्थान पर स्वण॑चूड़ित 
ध्वजफहराते थे और निशाने बजते थे। इस प्रकार एक हिंदु को महत्त्वपूर्ण 
राजकार्य भार सौंपा गया। दार्शनिक मनोवृत्तिवाले बैहाकी ने ठीक ही लिखा 
है कि “वुद्धिमानू लोग ऐसी घटनाओं पर आश्चर्यान्वित नही होते, क्योंकि कोई 
भी जन्म से महान्‌ नही होता, अपितु मनुष्य (स्वयं) ऐसा बनता है। छेकिन 
“महत्त्व की वात तो यह है कि ऐसे छोग मृत्यु के पश्चात्‌ अच्छा नाम छोड जायें।” 
भारत के मुसलमान झासकों ने नीच कुलछोत्पन्न छेकित गुणसपन्न व्यक्तितयों को 
उच्चपद पर प्रतिष्ठित करने की नीति का सेव अनुसरण किय। और आगे 
चलकर हम देखेंगे कि इस नीति के अनुसरण से भारत में मुसलमान झासन को 
कितनी शक्ति एवं दृढ़ता प्राप्त हुई। 

हिजरी सन्‌ ४२५ के रमजान में (जुलाई, १०३३ ई०) लाहौर से समा- 
चार आया कि नियाल्तगीन विश्ञाल सेना के साय वहाँ पहुँच गया है और काजी 
और उसके बीच अनवरत युद्ध चल रहा है, जिसके कारण निकटवर्ती प्रदेश 
यह है कि यदि तिलक हिन्दू था तो इस प्रारंभिक काल में गजनी को सेवा 
में हिन्दू अवरय रहे होंगे। यह सत्य है कि हिन्दू समाज में इतनी अनैतिकता 
थी कि कोई भी हिन्दू द्रव्य के छाछूच में विदेशी सेना की ओर से अपने 
देशवासियों के विरुद्ध युद्ध कर सकता था। 


११२ मध्ययुग का इतिहास 


में अव्यवस्था व्याप्त ही यई है। इस विद्रोही का दमन करने के छिए तिलक 
ने प्रवल सैन्य समूह सहित हिंदुस्तान की ओर प्रयाण किया। जब वह छाहोर 
पहुँचा तो उसकी उपस्थिति से नियाल्तगीन के अनुयागियों के हृदय में 
भय का संचार हो गया और विद्रोहियों को दिये जानेवाले दंड का स्मरण 
कर उन्होंने भयभीत होकर नियाल्तगीन का पक्ष त्याग दिया तथा तिछूक 
से क्षमान्याचना की। मित्रों तथा अनुयायियों द्वारा परित्यकत नियाल्तगीन 
ने ऐसी स्थिति में विरोध करना व्यर्थ जानकर, प्राणरक्षा के लिए पलायन 
कर दिया लेकिन तिलक के दछ ने, जिसमें अधिकांश हिंदू थे, उसका पीछा 
किया। रात्रि के युद्ध में वह परास्त हुआ और उसकी ओर से लड़नेवाले 
तुकंमान सैनिको ने उसका पक्ष छोडकर दया की प्रार्थना की। परन्त यह 
पराजित विद्रोही रण-क्षेत्र से भाग गया और पीछा करनेवालों के चंगुल 
में फँसने से बच निकलने में सफल हो ग्रया। इस प्रकार इस विद्रोही को 
हाथ लगते न देखकर तिलक ने उसके सिर के छिए ५,००,००० दिरहम 
का पुरस्कार रखा और इस घोषणा को सुनकर पंजाब के जाट तथा अन्य 
जातियों के छोग शीघ्र ही उसको ढूँढ़ निकालने में लग गये। मरुभूमि तथा 
वन-प्रदेशों से सुपरिचित जाटों का परिश्रम सफल हुआ। उन्होने अहमद को 
घेर लिया और बाणों, भालों तथा तलवारों से उस पर प्रहार करना प्रारंभ 
किया। तुर्क का रक्त भी खौल उठा ओर इस प्रकार शत्रुओं से स्वयं को 
घिरा हुआ देखकर वह अकेला ही प्रचंड शवित्त से युद्ध करने छगा। परंतु 
वह अकेला कब तक टिक सकता था। अंततः वह घराशायी हुआ और जाटों 
ने उसका शिरच्छेद कर दिया। वहुत झगड़ा करने के वाद उन्हें तिलक 
से केवल १,००,००० दिरहम प्राप्त हो सके। विजय का समाचार पाकर 
मसऊद बहुत प्रसन्न हुआ और उससे तिलक को हिंदुस्तान में व्यवस्था 
स्थापित करने में उसके द्वारा प्रदर्शित वीरता और कुझछता के लिए अभि- 
मंदस-पत्र भेजा। इस सफलता से उत्साहित होकर सुल्तान ने हांसी' के 
दुर्ग को विजय करने की अपनी पुरानी श्रतिज्ञा को पूर्ण करने का निरचय 
किया और भारत में अभियान करने की इच्छा प्रकट को। दुराग्रह के कारण 
हि कप पक 2: आ 20 

४. वैहाकी ने लिखा है कि संकट से घिर जाने पर नियाल्तगीन ने अपने 
हाथों से अपने पुध का वध,करना चाहा, परन्तु जादों ने उसको छुड़ाकर हाथी 
पर बैठाकर सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दिया। 

५. हाँसी नगर हिसार से ११ मील पूर्वे की बोर है। यहाँ एक भगत 
दुर्ग है। (ताइफेन्येठडर, ९ १० १३४)। यह दुर्ग कुमारी कहा जाता 
था, क्योकि इससे पूर्व कोई इसको, विजय न कर पाया था। 


गजनी-बंश का पतन ११३ 


थरोभूल से उसनेह्रैपश्चिमवर्ती भ्रदेशों की राजनैतिक स्थिति को अनुकूछ बता- 
कर ठाल दिया और उस ओर से साम्राज्य पर फिर आमनेवाली आपत्तियों: 
को कुछ भी महत्त्व न दिया। अनुभवी ख्वाजा ने उसकी भारत-अभियान्र कीए 
व्यथंता समझाने का विफल प्रयत्न किया; उसने सुल्तान को समझाया क्रि 
साम्राज्य के एक भी प्रान्त में तुर्कों द्वारा की जानेवाली लूठ-पाट, नरहत्या 
तथा अग्निकांडों से होनेवाली क्षति की पूर्ति हाँसी पर दसा बार धामिक- 
अभियान करने से भी न हो पायेगी । छेकिन दुराग्रही सुल्तान ने इसः 
स॒त्परामर्श पर घ्याद न देकर उत्तर दिया “यह मेरी व्यक्तिगत प्रतिज्ञा 
है।” उसने अपने शआधिकारियों को आदेश दिया कि वह सहयोग से, एक 
भन से, एक-मत होकर कार्य करें जिससे उसकी अनुपस्थिति में भी राजकार्य 
सुचारु रूप से चलता रहे। मंत्रियों ने स्वामिभक्तिपूर्ण हृदय से सिर शुका 
दिया और उसकी आज्ञाओं का अक्षरशः पालन करने का वचन दिया। 

राजकुमार मादूद को बल्ख का शासक नियुक्‍तत किया गया और गजती 

का शासन-भार पूर्णतया रुवाजा को सौंपा गया। 


हांसी हर्ग पर अधिकार--सुल्तान ने अक्टूबर सन्‌ १०३७ ई० में गजनी 
से काबुछ होते हुए प्रयाण किया। लेकिन झेलम नदी के पास पहुँचने पर वह 
अस्वस्थ हो गया और १४ दिन तक शय्या से ने उठ सका। प्रथम मुगल 
सम्राटू बाबर को सनुआ के रण-क्षेत्र में की गई प्रतिज्ञा के समान उसने 
भी भ्रायश्चित्त रूप में सुरा का त्याग कर दिया, सुरापात्र नदी में प्रवाहित 
कर दिये और सब अधिकारियों को इस अभियाव की सफलतापयंत किसी 
भी प्रकार के आसव पान से विरत रहने का आदेश दिया। हूम्बी यात्रा 
के बाद सुल्तान हाँसी पहुँचा। मुसलमानों ने हिंदुओं की दृष्टि में अजेय 
हाँसी के दुर्ग पर घेरा डाल दिया। दुर्ग की घिरी हुईं सेवा ने वीरता- 
पूर्वक आत्म-रक्षा की और अंत तक प्रतिरोध को शिथिर्ू न॑ होने दिया। 
अंत में मुसलमानों ने दुर्ग में पाँच स्थानों पर सुरंगें बनाई और बारूद 
से उड़ाकर रवी-उछ-अव्वछ मास की समाप्ति से दस दिन पूर्व दुर्ग पर 
अधिकार कर लिया। ब्राह्मणों तथा अन्य सम्मानित व्यक्तियों का वध किया 
गया, स्त्रियों और बच्चों को दास वनाया गया तथा दुंगें में प्राप्त संपत्ति 
का सेना में वितरण किया गया। दुर्य में विश्वलनीय अधिकारी नियुक्त 
कर सुल्तान ने दिल्ली के समीपवर्ती नगर सोनपत' की ओर भ्रस्थान किया। 


&- यह नगर दिल्ली के उत्तर में स्थित है॥ 
(ताइफंन्थालेर, १, पृ० १३३) । 
फा० ८ 


8444 मध्ययुग का इतिहास 


“स्थानीय शासक आक्रांता का कोई विरोध न कर, जपनी संपत्ति छोड़कर वन 
में भाग गया। मुसलमानों ने उसकी संपत्ति हस्तगत कर छी। विजयी 
सुल्तान गजनी छोट आया और जमाद-उछ-अव्वल मास की ३ ता० को 
नवन्वपं का समारोह मनाया । बहुत बड़े सहमोज का आयोजन किया गया 
और सुल्तान मे इतनी अधिक मात्रा में सुरा पान किया कि भारत-मिवास 
के समय अनिच्छापुर्वक ग्रहण किये गये सुरा-्त्याग के ब्रत की सारी कमी 
पूरी हो गई। 


भारतीय अभियान सुल्तान को बहुत बड़ी भूछ सिद्ध हुआ। उसकी 
अनुपस्थिति से लाभ उठाकर सलजूक तुक्कों ने उसकी राज्य सीमा पर प्रवल 
बैग से आक्रमण कर दिये थे।' १०३२ ई० में तुर्की सैनापति अलूप्तगीन 
दारा गजनी के सेवा-नायक इल्तुतमिश्ञ के पराजित हो जाने पर इनके 
साथ की गई संधि अस्थाई सिद्ध हुई। वह गजनी-साम्राज्य के प्रांतों को 
आक़ांत करते रहे और जब बल्ख निवासियों ने इन आकामकों के अत्याचारों 
से त्राण करने की प्रार्थना की तो मसऊद ने इन आक्ांताओं के प्रतिरोध 
के लिए सैन्य प्रयाण करने का निरचय कर लिया। इसी बीच सलजूक- 
जातीय तुगरिलवेग ने गजनी पर आक्रमण कर नगर का कुछ भाग छूट 
लिया; उसने १०३७ ई० में निशापुर पर अधिकार कर लिया, खुरासान पर भी 
आधिपत्य स्थापित कर लिया और सलजूक-बंश की नीव डाल दी । एक वर्ष 
“उपरांत जब तुर्क सेनापति ने वादविर्द और तेदजेन पर आक्रमण कर दिया, 
सब मसऊद को इस आपत्ति का पूर्ण अनुभव होने छगा और एक विज्ञाल कैना 
झ्ेकर उसने आक्रामक के विरुद्ध अभियान किया, परन्तु २३ भार्चे १०४० 





७. इनकी शवित की स्थापता करनेवाछा सकजूक का पिता तुकाक 
था, जो ठुकिस्तान को छोडकर द्रांसोविसियाना में व गया था और इस्लाम - 
ग्रहण कर छिया था। उसने तथा उसके उत्तराधिकारियों ने महमूद को 
बहुत तंग किया और उसकी मृत्यु, के वाद खुरासान पर अधिकार जमा 
लिया, परल्तु वे शीघ्र ही खदेड़ दिये गये। मसऊद के सिंहासन पर बैठते 
ही गज ने खुरासान पर आक्रमण [कर दिया और साम्राज्य के विभिन्न भागीं 
में विद्रोह होते छगरे परन्तु उसने साहस से काम लिया और भारत से 
लाई गई विशाल]सेना की सहायता से गज को तुस और निश्मापुर से हंढा 
दिया और तवरिस्तान पर पुनः अधिकार कर लिया। परन्तु १०३७ 
ई० में तुगरिल बेग ते खुरासान पर अधिकार कर सलजूकवंश के आधि- 


पत्य की स्थापता की। 


गजनी-वंच का पतन ११५ 


ई० में वुर्कों मे मर्द के समीप दन्दान्कन के स्थान पर उसको पूर्णतः 
पराभूत कर दिया। इस पूर्ण पराजय का गजनी साम्राज्य के भविष्य पर 
जआंभीर प्रभाव पड़ा । तीन वर्ष पश्चात्‌ मसऊद के पुत्र मादूद ने सलजूक 
तुर्कों की बढ़ती हुई झविति को रोकने का प्रयास किया, परतु वह भी 
पराजित हुआ और अव खूरासान में सछजूक-वश्च की शक्ति दृढवापूर्वक स्थापित 
हो गईं। गजनी-बश के अधीनस्थ परिचिमी प्रदेश उनके अधिकार से निकलने 
लगे और अब उनको भारत की ओर अपनी णवक्ित कैन्द्रित करनी पड़ी। 


भसऊद का भारत को ओर पलायन--अत्यत भयनसंत्रस्त सुल्तान से 
आरत-यात्रा की तैयारी करने की आज्ञा दी। हरम' की रमणियों को अपनी 
बहुमूल्य वस्तुओं की बाँधने के लिए कहा गया भर प्रासाद की संपत्ति 
भारत भेजे जाने के लिए एकत्र की जाने लगी। वृद्ध मंत्री ने सुल्तान से 
गजनी को न छोड़ने की प्रार्थवा की और समझाया कि उसके इस प्रकार 
शीक्ता में भारत की ओर चले जाने से साम्राज्य पर विपत्तियाँ दूढ 
पड़ने का भय है, परंतु मसऊद ने उसकी बुद्धिमतापूर्ण मंत्रणा पर कुछ भी 
अव्यान न दिया। मंत्री ने उसका ध्यान उसके पिछले दुराग्रह के दुष्परिणाम 
की ओर आकपित किया, परंतु इस सत्परामर्श का मत्री को यह उत्तर 
मिला कि बुढापे के कारण उसकी वुद्धि स्िया गई हैं और वह बच्चों जैसी 
मूर्खतापूर्ण बातें कर रहा है। सुल्तान ने अपने परिजनों तथा अनुचरों सहित 
भारत की ओर प्रस्थान कर दिया, परन्तु जब वह मारीगरछाह नामक 
ल्थान पर पहुँचा, तो उसके हिंदू और तुके दासों ने विद्रोह कर दिया! 
. उन्होंने सुल्तान को बंदी बनाकर उसके भाई मुहम्मद को, सिंहासन 
'पर प्रतिष्ठित किया, जिसको अंधा बनाकर मसऊद स्वय सिहासनारूढ़ हुमा 
था। इस राजकीय बंदी को बाद में मिरि नामक दुर्ग में छे जाकर हिजरी सन्‌ 





<. अवुरूफिदा से दन्दान्कतन के विपय में लिखा है क्रि यह खुरायान 
का एक-छोटा सा नगर है और सूती वस्त्रों के छिए प्रसिद्ध है। इस 
की तिथि के विषय में अधिकारी विद्वानों में मतमेद है। स्ाधारपतया तौन 
तिथियाँ दी गई हैं---हिजरी सन्‌ ४३०, ४३१ और ४३२। दृवीव-उसू-सियर/ 
में १०४० ई० का समर्थन प्रतीत होता है। (इम्ियट, ४, पृ० १९८; ब्विग्स 
१, पु० ११०; रैवर्टो, तवकात-ए-नासिरी, १, पृ० ९२) ।. 

९. यह रावरूपिण्डी व अठक के मध्य, हम्रनशच्दारू से कुछ मील 
धूर्वे की ओर स्थित एक दर्रा है। इसके आसप्रास की पहाड़ियों में डाकुओों के 
दल बसते थे, जो यात्रियों वया व्याप्रारियों के दल के इस दर्रे पर कते 
प्रर उन पर आक्रमण कर छूट छेद्े थे। द् 


११६ मध्ययुग का इतिहास 


४३३ (१०४१ ई०) में भार डाला गया।” इस प्रकार बधिको के 
निर्देय हाथों से उस शासक का अंत हुआ जिसको फरिदइता ने लिखा है 
कि “वह असाधारण झारीरिक झकित एवं साहस-संपन्न, स्नेहपुर्ण और 
सुगम्य तथा अतिशय उदार-हृदय शासक था और विद्वानों के प्रति तो 
इतना अधिक कृपालु था तथा उनके साहचर्य का इतना अभिलापी था कि 
कोने कोने से विद्वानों को बछ दे देकर उसकी राजसभा में लाया जाता 
था।” मसऊद ने अपने पिता के समान विद्वावों का सदैव संरक्षण किया, 
मस्जिदे बनवाई और अपने विशाल साम्राज्य के विभिन्न नगरों में स्था- 
पित पाठशालाओं तथा विद्यापीठों को दान दिया।"” उसमें राजाओं का सा 
प्रभाव बहुत अधिक मात्रा में था; उसकी इच्छा-शक्त प्रवक थी, 
उसकी सेना विज्ञाल थी, उसके मंत्री कार्यकुशछ थे और सभी प्रकार, की 
राजोचित वस्तुएँ उसको सुलभ थी। लेकिन भाग्य के अमिट लेख को 
विफल करने में यह समस्त वैभव असमर्थ था। गजनी-साम्राज्य के ऐश्वर्यपूर्ण 
काल तथा विपन्नावस्था दोनों का ही पर्यवेक्षक वेहाकी को भाग्यवादी के 
में बुझे स्वर मे कहना ही पडा; “भाग्य के विरुद्ध सघ करने की शक्ति 
मनुष्य में नही है।” 

मसऊद के निर्वल उत्तराधिकारी तथा सलूजूक तुकों का उत्कर्ष-- 
बाद की घटनाओं मे सिद्ध कर दिया कि मसऊद का भय निराधार 
था और उसका भारत-गमन महान्‌ मूर्खतापूर्ण कार्य था। तुर्कों का ध्यान 
फारस तथा उसके समीपवर्ती प्रदेशों की ओर छग्रा हुआ था और गजनी 
की ओर ध्यान देने का उन्हें थोड़ा भी अवकाश न था। मसऊद की मृत्यु के 





१०. तवकात-ए-नासिरी” में मसऊद की मृत्यु का काल हिजरी 
सन्‌ ४३२ दिया है। परन्तु विदित होता है कि हिजरी 8, ध३३ के 
जमाद-उल्‌-अव्वल मास की ११ ता० तक उसका वध न किया गया था 
और इस तिथि को अंधे मुहम्मद के पुथत्॑ अहमद ने उसका वध किया। 
कहा जाता है कि मुहम्मद को इस पड्यन्त्र का बाद में पता चला भौर तव 
उसने इस अपराध में भाग छेनेवालों की खूब भरत्संना की। 

स्वाँदमीर ने इस घटना की तिथि हिजरी सन्‌ ४३३ (१०४१-४३ ६० ) 
दी है (हवीव-उसू-सियर, इलियट, डे, पृ० १९८) । 

११. स्वादमीर ने ससऊद झो “विद्वातों का संरक्षक” कहा है। उसने 
बहुत से विद्वानों का उल्लेख किया है, जिन्होंने अपने ग्रंथ उसको समपित किये । 
इस काल के जिन ग्रंथों का उल्लेख किया गया है, वेह हैं आवबू रिहान लिखित 
ज्योतिष विषयक ग्रंथ 'त्हीम-उत-तन्जीम', इसी छेसक का कमून-ए-ससऊदी 
ठया आबू मुहम्मद नैशी द्वारा लिसित झानूत-विषमक प्रंथ “किताब-ए- 


मसऊदी”। 


गजनी-वंश का पतन ११७ 


पदचात्‌ उसके पुत्र मादूद ने शासन-सूत्र सेमाला, परन्तु इससे पूर्व उसको 
अपने चचा मुहम्मद से युद्ध करना पडा; जिसको पराजित कर उसने अपने 
पिता के वध का प्रतिशोध किया। उस नृझ्ंस कार्य में भाग लेनेवाले मुहम्मद 
के सभी सहयोगियों का निर्देयतापूर्वकं वध कर मादूद ने अपने दिवंगत 
पिता के प्रति संतानोचित कत्तंब्य का पालन किया। उसके बाद निर्वक शासकों 
की परपरा ने शासन-भार संभाला, परन्तु उनके शासन-काल में कोई उल्लेख- 
नीय घटना नहीं हुई । सलजूकों के आक्रमण होते रहे और गजनी-साम्राज्य कु 
से अनेक प्रदेश निकल गयें । परतु हिजरी सन्‌ ४५१ (१०५९ ई०] मैं इब्राहीम 
के सिंहासनासीन होने पर साम्राज्य की दशा में पर्याप्त सुधार हुआ । उसने 
शासन-तत्र में नवीन शक्ति का सचार किया तथा विद्रोही जातियों पर अपना 
आधिपत्य स्थापित किया! १०७९ ई० में उसमे शकरगंज के शेख फरीद 
के दुर्ग अयोधन (वर्तमान पाकंपाटन) पर अधिकार कर लिया और तत्पश्चात्‌ 
रूपल दुर्गें को भी हस्तगत कर लिया। काजी मिनहाज लिखता है:-- 
“परिस्थितियों के उतार-चढाव तया अनवरत युद्धा ३ के कारण साम्राज्य 
में जो उत्पात तथा अव्यवस्था प्रारंभ हो गई थो, वह्‌ सव इसके झासन-काल में 
दूर कर दी गई और महान्‌ महमूद के साम्राज्य के कार्यों में एक नवीन शक्ति 
का सचार हो गया।” हिजरी » सन्‌ ४९२ (१०९८ ई०) में इब्राहीम की 
मृत्यु के पश्चात्‌ अछाउद्दीन मसऊद सिंहासनारूढ हुआ। तुककों के भय से 
उसने सुरूतान सन्‍्जर की बहन तुर्की राजकुमारी से विवाह्‌कर लिया। 
यह गजनी-बंश की शक्ति के ह्लास का स्पष्ट रक्षण था। गंगा-तटवर्ती प्रदेश 
पर अभियान तथा गोर प्रदेश के शासन के लिए साम के पुत्र हुसेत की नियुक्ति 
(इससे विदित होता है गोर प्रदेश अभी तक गजनी-साम्राज्य में सम्मिलित था) 
इस शासक के द्यासन-काल को प्रमुख घटनाएं है। कुछ वर्षों के बाद अपने भाइयों 
का रक्त बहाकर (जिनमें से अकेला वहराम ही बच पाया) मलिक अर्सलान 
शासक बना। असंलान ने अपनी विमाता के साथ अपमानपूर्ण व्यवहार किया 
और उसके इस दुव्मंवहार से कुद्ध होकर उसकी विमाता के भाई सन्‍्जर ने 
पसहासन के लिए अर्सलान के प्रतिद्वंदी वहराम का पक्ष-समर्थन किया। सन्‍्जर 
ने विशाल सेना छेकर गजनी पर आक्रमण कर असंहूान को पूर्णतः पराजित कर 
दिया। अपमान और मृत्यु से बचने के छिए वह हिन्दुस्तान भाग आया और 
यही हिजरी सन्‌ ५११ (१११७ ई०) में बहुत विपन्नावस्था में उसकी मृत्यु 
१२, कहा जाता है कि उसने अपनी सौतेली माँ से आग्रह किया कि बह 


उसके सामने नृत्य करे। यह अपमध्व सन्‍जर को सहन न हो सका और उसने 
बहुराम का पक्ष ग्रहण किया। 





श्श्८ मध्ययुग का इतिहास 


हुई।' इस प्रकार गजनी के शासन में सलजूक-वंश का प्रभाव स्थापित हो 
गया और क्योकि वहूराम सन्‍जर की सहायता से ही सिहासन पर प्रतिप्ठित 
हो सका था अतः सन्‍जर का गजनी के शासन में प्रमुख हाथ होना स्वाभाविक 
ही था। वबहराम योग्य एवं शक्तिशाली शासक था; उसने विद्रोही सामंत 
मुहम्मद बहलीम का दमन करने के लिए भारत में अनेक आक्रमण किये तथा 
भुहम्मद को पराजित कर उसके सब पुत्रों तथा अनुचरो को बंदी बना लिया।" 
सलजूको ने गजनी में अपना प्रभाव अवश्य बढा लिया था, परतु इस 
हिन्दूकुश-प्रदेश में स्थायी रूप से टिकने का उन्होने कभी विचार न किया था। 
खुरासान की हरी-भरी धरती उनको अफगानिस्तान के पर्वतीय भ्रदेश से बहुत 
अधिक प्रिय थी और वे सदैव परिचमी प्रदेशों की ओर लौट जाने के लिए. 
उत्कृष्ठित रहते थे। यद्यपि भारतीय प्रदेश गजनी-साम्राज्य में कभी भी पूर्णतया 
विलीन न हो पाये, परंतु वहाँ की स्थिति शांतिपूर्ण थी और बहलीम के विद्रोह 
का दमन कर बहराम ने पुनः इन प्रदेशों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर 
लिया था। पंजाब तथा मुलतान प्रदेश पूर्णतः विजित किये गये थे और उन 
पर गजनी-साम्राज्य का अधिकार दृढतापूर्वक स्थापित हो गया था। १०४३ 
ई० में जिस प्रकार हिन्दुओ ने मुसलमानों के विरुद्ध सघ बनाकर छाहौर पर 
चेरा डाला था उसी प्रकार अब भी वे प्रयत्न करते रहते थे। परन्तु उनके 
प्रयत्न सदैव विफल हुए और प्रत्येक वार मुसलमान सेनाओं ने उन पर 
विजय प्राप्त की । पुन. हिन्दू-विद्रोह्‌ उठ खडा होने का अभी कोई भय न था 
और पजाव को अधीन रखने में गजनी-शासक को किसी कठिनाई का 
अनुभव ने हो रहा था | 
सदि गजनी और हिरात के मध्य मे स्थित छोदे से पर्वतीय प्रदेश योर के 
शाम्सवानियों के साथ बहराम झगड़ों में न फंसता तो उसका शांसन-काल 
बहुत गौरवपूर्ण रहा होता। निर्भीक तथा युद्ध:प्रिय शान्सवानी जाति इस 
पर्वत्तीय प्रदेश में वस गई थी और उसने सूरी-वश के सरदार का नेतृत्व 
स्वीकार कर छिया था। महमूद के व्यवितत्त्व से आकर्षित होकर, इस महान्‌ 
नेता के प्रति भक्ति से प्रेरित इन छोगों ने उसकी ध्वजा के नीचे दुर- 
१३. मुहम्मद वहलीम को असेलछ,न ने पजाब का प्रतिनिधि शासक 
(वाइसराय) नियुवत किया था। 
१४. मिनहाज तथा फिरिश्ता 
गजमसी में निवास किया, परंतु उसके 


राजधानी को हस्तगत करने का भ्रयत्त 
उपस्थित हुआ और उसने अर्सछान का गजनी से निकाल 


मे लिखा है कि सन्‍्जर ने ४० दिन तक 
पीठ फेरते ही अर्सलान ने पुनः अपनी 
किया। सम्जर पुनः स्वयं रण-क्षेत्र में 
दिया ( 


ग़जनी-वच्च का पतन श्श्रु 


दूर के विपत्ति-सकुल प्रदेशों में युद्ध किये थे। परन्तु जब गजनी का शासन- 
*सूत्र महमूद के शक्तिहीन उत्तराधिकारियोके हाथ में आया, तव इन छोगों 
का सम्मान कुछ भी न रह गया। इन युद्ध प्रियपवेतवासियों को तो साहसपूर्ण 
तथा पराक्रम-प्रदर्शत का अवसर देनेवाले संनिक-अभियानों में संछग्न रखकर 
ही नियस्त्रण में रखा जा सकता था और इनको वज्ञीभूत करने में युद्ध-तायक 
के गुणों से सम्पन्न व्यक्ति ही समर्थ हो सकता था। अतः महमूद के निर्बेछ 
उत्तराधिकारी इनको प्रभावित न कर सके । वहराम के आदेश से एक सूरी- 
वंशीय राजकुमार के वध के कारण तो स्थिति ने उग्र रूप धारण कर लिया। 
इस निर्देय वध से उनमें रोप फैल गया और अपने सरदार के वध का प्रतिशोध 
करने के लिए उन्होने शस्त्र सेभाल लिये। मारे गये सूरी सरदार के भाई 
सैफुह्दीन सूरी ने गजनी पर आक्रमण कर दिया और ११४८ ई० में उसको 
हस्तगत कर लिया । बहराम को अपने राज्य से निर्वासित किया गया, परन्तु एक 
पड्यन्त्र रचकर उसने शीध्य ही अपना खोय/ अधिकार पुनः प्राप्त कर लिया । 
विजयोल्लास के साथ उसने पुनः राजधानी में प्रवेश किया और सैफुद्दीन को 
परास्त कर सारे नगर में घुमाने के बाद तलवार के घाट उतार दिया। 
इस नृशंस हत्या का विनाशकारी परिणाम हुआ। वध किये गये सरदार 
का छोटा भाई अल्ाउद्दीन हुसन, जिसका उपनाम जहां-सोज' (विश्व को भस्म 
करनेवाला) था, इस हत्या का समाचार पाकर क्रोध से उबल पडा और 
_उसने गजनी के राज-वंश का रक्त बहाकर अपने भाई के रक्‍त का प्रतिशोध 
हैने की प्रतिशा की! विशाऊ सेना के साथ उसने गजनी पर आक्रमण 
किया । बहराम शाह ने अपनी सेनाओं को एकत्रित कर प्रतिरोध किया, परन्तु 
सूरी के हाथों पराजित हुआ और उसका पुत्र दौलत शाह समरभूमि में घराशायी 
हुआ। विजयोन्मत्त अठाउद्दीन ने गजती नगर पर अधिकार कर लिया । उसने 
नगर के सुन्दरतम भवनों को, जो महमूद की महानता तथा वैभव के स्मारक 
थे, भूमिसात कर दिया, और इस नगर में इस गोरी-सरदार के सात दिनो 
के निवास-काल में “धुएँ को कालिख से सनी हुई हवा के कारण (नगर में 
द्विन में भी) रात छाई रही; ओर रातें नगर में उठनेवाली अग्नि-शिखाओं 
के कारण दिन के समान प्रदीप्त होती रही । छूटपाट तथा हत्याकाण्ड भीषणतम 
कठोरता एवं प्रतिशोधपूर्ण भावना के साथ अनवरत चलते रहे और स्त्रियों, 
बच्चों तथा पुरुषों कोया तो सर्देव के लिए समाप्त किया गयां, या दास 
बना लिया गया। महमूद, प्रथम मसऊद तथा इब्राहीम को छोड़कर गजनी- 
बंश के अन्य सभी शासकों के शवों को कृत्रों से निकालकर अपमानित किया 
गया और तत्पदचात्‌ भस्म कर दिया गया। प्रतिशोध की भावना को तृप्त 


श्२० मध्ययुग का इतिहास 


कर अलाउद्दीव भोर छोट गया और विलासपूर्ण जीवन व्यतीत करने छगा। 
वह सुल्तान सन्‍जर के प्रति भी झत्रुता का भाव प्रदर्शित करने लंगा, जिससे 
ऋ्रुद्ध होकर सन्‍्जर ने विश्ञाक्क सेना-सहित उस पर आक्रमण कर उसको 
चदी बना लिया। कुछ समय परचातू उसको मुक्त कर गोर जाने की आज्ञा 
दे दी गई और पुन. पूर्व-पद पर प्रतिष्ठित किया गया। गज तुर्कमानों ने 
अफगानिस्तान में विनाश फैछाते हुए गोर और गजनी वंश के शासन को कुछ 
काछ के लिए समाप्त कर दिया। इसी अराजकता के काल (११६१ ई०) 
में अलाउद्दीव का देहान्त हो गया। 
गजनी पर अछाउद्दीन के आक्रमण के समय वहराम हिन्दुस्तान की ओर 
भाग गया था और मार्ग में उसका देहान्त हो गया था। तत्वइचात्‌ उसका 
पुत्र खुसरों मलिक सत्तारूढ हुआ, जिसका सिंहासनारोहण छाहौर में सम्पत्न 
हुआ। यह विलांसी युवक था। उसमें न शासन की योग्यता थी और न प्रवल 
इन्छा-शक्ति ही थी; अतः उसके शासन-काल में विघटन के तत्त्व हिगुणित 
प्रवछतता से प्रकट होने रे । झासन-तंत्र अव्यवस्थित हो गया और अभीर तथा 
निम्त-पदस्थ कर्मचारी भी स्वेन्छाचारी हो गये। सुल्तान स्थिति को सेभारू 
न सका और राजधानी तथा अधीन-प्रांतो में भी उसके आदेश्न उपेक्षित 
होने छगें। विषयासक्त खुसरो मलिक ने गोर-आक्रमण से भी अपनी रक्षा का 
कोई उपाय न किया। गजनी का पतन तथा गोरी-वश का उत्थान होने छूगा । 
११६३ ई० में अलाउद्दीन जहाँ-छोज के पुत्र की मृत्यु के उपरांत उसका 
भतीजा गियासुद्दीव बिन साम गोरूप्रदेश का शासक वना। उसने ग्रुज- 
जाति के छोगो से युद्ध किया, गजनी को अधीन कर अपने भाई मुईजुद्दीव 
को जो इतिहास में मुहम्मद गोरी के नाम से विख्यात है वहाँ का शासन रीप 
दिया । गियास अपने जन्म-स्थान फीरूजकोह के ही शासन तक स्तुप्द रहा। 
स्वभाव से ही युद्ध एवं साहसिक कार्यो में रुचि रखनेवाले भुईजुद्दीन ने गजनी 
को आक्रांत किया तथा हिन्दुस्तान पर अनेक वार आत्रमण किये। हिजरी 
सन्‌ ५७७ (११८१ ६०) में वह छाद्टौर में आ धमका और उससे खुसरो 
मलिक को संधि करने के लिए बाध्य कर दिया तथा उसके चवुर्बर्पीय 
पुत्र को संधि में दिये गये बचनों के पालन की श्रतीति के लिए अपने पास रख 
लिया। इतने से ही उसकी उत्चाकांक्षाएँ तृप्त न हुईं। वह फिर आ पहुँचा 
ओर छाहौर पर घेरा डाल दिया। सारे प्रदेश को पददछित करते हुए उसने 
स्पाछकोट के दुर्ग पर अधिकार कर वहाँ अपनी सेना नियुक्त कर दी। 
११८६ ई० में उसमे पुनः लाहौर पर आवमण किया। सम्मान तथा उदारता 
की उदात्त भावनाओं से यह बर्बर कोसों दुर थे। इसलिए शय्रु को समाप्त करने 


गजनी-वंद का पतन श्र 


के लिए अनुचित उपायों से काम छेने में गोरी ने कुछ भी संकोच न किया। 
झूठे वचन एवं आश्वासन देकर खुसरों मलिक को दुर्ग से बाहर आने के लिए 
तैयार किया गया" और जैसे ही वह बाहर आया उसको बंदी कर लिया 
गया । तदुपरांत उसको ग्रजनी भेजा गया और वहाँ से भी हटाकर फीरूजकोह 
छे जाया गया। वहाँ ग्रियास ने उसको गुजिस्तान जिले में स्थित बालाखान 
के दुर्ग में बंदी कर दिया और वहीं कुछ चर्षों के वाद, स्पात्‌ हिजरी सन्‌ ५९८ 
(१२०१ ई०) में मार डाला गया। उसके पुत्र बहुराम शाह का अत भी 
इसी प्रकार से हुआ और उसके साथ सुबुक्तगीन के वंश की असम्मानपूर्ण 
समाप्ति हो गई। गजनी में शासक-वंश में महान्‌ परिवर्तत हुआ और “ईरान 
का प्रभुत्व, हिन्दुस्तान का सिंहासन तथा खुरासान क। प्रदेश शान्सवानी 
वंश के मलिकों तथा सुल्तानों के अधिकार में आ गये ।” 
साम्राज्य को समाध्ति--इस प्रकार दो शताब्दियों में ही गजनी साम्राज्य 
इतिहास से लुप्त हो गया। सैमिक-शक्ति पर आश्वित साम्राज्य योग्य तथा 
रण-निपुण शासकों के अभाव में अधिक समय तक नहीं चल सकता था। 
महमूद यद्यपि बहुत निपुण युद्ध-नेता था परन्तु उसने अपने विश्ञाल साम्राज्य 
के सुचार शासन के लिए न इस कार्य में समर्थ संस्‍्थाएँ स्थापित की थीं 
और न ऐसे नियम ही बनाये थे। साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों को एक सूत्र 
में बाँधने के लिए कोई सिद्धांत निर्धारित नहीं किये गये थे। साम्राज्य के 
सीमावर्ती प्रदेशों में तो बाह्य आक्रमणों से धव-जीवन की रक्षा की भी कोई 
समुर्चित व्यवस्था न थी, जैसा कि महमूद को विजित प्रदेशों में सुब्यवस्यित 
शासन स्थापित न कर सकने के लिए वाचाल बुढ़िया द्वारा किये गये व्यंग्ों 
की कथा से प्रकट होता है। उसके द्वारा भारत से लाई गई विपुल सम्पत्ति 
ने विछासिता का खूब प्रोत्साहित किया था; अतः उसके उत्तराधिकारियों 
का नैतिक पतन होने लगा था। ऐसे शव्तिहीन शासक उन उद्दण्ड जातियों 
को नियन्त्रण में रखने के सर्वथा अवोग्य थे, जिन पर महमूद ने झासन स्थापित 
किया था। मदभूमि तथा पर्वतीय प्रदेशों में और दूर-दूर के कष्टमय अभियानों 


१५. निम्न शब्दों में फिरिश्ता ने इस चाल-पूर्ण युक्त का वर्णन किया है-- 
मुईजुद्दीन ने खुसरों सलिक को सूचित किया कि वह आपस में शास्तिपूर्ण 
व्यवहार स्थापित करना चाहता है। अपने वचन की सचाई के हेतु उसने अपने 
सामन्‍्तों के साथ खुसरो के पुत्र को वापिस कर दिया । खुसरो अपने पुत्र से 
मिलने के लिए आगे बढ कर आया जौर अचावक, ही गोरी घुड़तवारों ने रात 
में उसे घेर लिया। प्रातः जब सुछ्ताव सोकर उठा तो उसने अपने को बन्दी 
पाया। मुईजुद्दीन ने छाहोर को माँग को । इस माँग की पूर्ति हुई और उसने 
नगर में प्रवेश किया। (ब्रिग्स, १; पृ० १५८-५९) 


श्र मध्ययुय का इतिहास' 


में महमूद का अनुगमन करेनेबाले शौर्यसम्पन्न सरदार भौग-विलासों में निमग्ल 
रहने के कारण सामरिक-उत्साह-विहीन इन निर्वछ शासकों के प्रति भवितमाव 
केसे रण सकते थे ? सलजुक तुर्कों के आक्रमणों का बेग बढ़ता गया; 
साम्राज्य के अमीर तया कर्मचारी राजाज्ञा की बवहेलना फरने छग्रे और जैसे 
ही शासन-तंत्र की अशवतता प्रकट होने छगीं साम्राज्य के विभिन्न भागों में 
उपद्रव होने छगे। तुर्के गजनी-साम्राज्य के प्रदेशों भें अपना अधिकाधिक 
प्रभाव-विस्तार करते रहे और गजनी के शासक उनकी वडती हुई शक्ति 
का दमन न कर सके । तुगरिझ और सन्‍्जर जैसे श्षक्तिशाली योदाओं के सामने 
गजनी के निःसत्व शासकों की एक न॑ चछी। यह वर्बडर के समान आते थे 
और धुृप्टता एवं शवित से शत्रुओं को प्रभावित तथा परास्त कर देते थे। 
जब यह अव्यवम्था हिन्दूकुश से आगे भी बढ़ने लगी तो हिन्दुस्तान का असतोप 
भी दवा न रह सका। वस्तुतः उस समय गजनी से हिन्दुस्तान का सफछता- 
पूर्वक नियन्त्रण कर सकना असंभव था। हिन्दुस्तान की समस्या ने गजनी 
के शासकों को सदेव चिंतित रफ़ा, परन्तु अनेक आपत्तियों से घिर जाते के 
कारण वह हिन्दुस्तान की समस्याओं का उचित समाधान न कर पाये। गजनी- 
श का स्थान ग्रहण करनेवाले गोर के सरदार इनसे सर्वथा भिन्न प्रकृति के 
थे। समर-भूमि के कप्टमय कर्तव्यों के समुचित पालन के अभ्यस्त होने के 
कारण वह दुधर्प तुर्कों का नेतृत्व तथा शासन करने के अधिक योग्य थे। 
आत्मप्रतिप्ठा के उत्तवनन के लिए अपने पराक्रम तथा पौरुष का प्रयोग करना 
वह भली भांति जानते थे। मुहम्मद गोरी अपने सजातियों में सबसे प्रवल 
था, जिसने अपनी भावृभूमि में प्रतिदृद्धोयों को समाप्त कर, हिन्दुस्तान की 
विजय का प्रयत्न किया तथा वहाँ के राजाओं तथा प्रजाजनों पर अपना अधि- 


कार जमाया। 


आअध्याय २ के 
भारत पर विनय तथा दास-वंश का अच्युदय 


मुहम्मद के भारतीय अभियान--मुसलमानो द्वारा शासित भारतीय प्रदेशों 
को हस्तगत करने में शुहम्मद गोरी को अपूर्व सफलता शआरप्त हुईं। उच्छ के मद्‌टी 
राजपूतों पर उसने सरलतापूर्वक विजय प्राप्त कर ठी थी, क्योंकि उनकी नीच एव 
विश्वासधाती रानी ते अपने पति की हत्या कर इस विदेशी आकाता का मार्ग 
निष्कंटक कर दिया था।' हिंजरी सन्‌ ५७० में उसने उदार-पथी करमतों से 
मुलतान छीन लिया था । तत्पश्चात्‌ मुहम्मद ने उच्छ और मुल्तान के मार्ग से होते 
हुए नेहरवाल के राजा पर भाक्रमण किया, परन्तु अनुभवहीन होते हुए भी बुबक 
राजा ने उसको परास्त कर लौट जाने के लिए दिवश कर दिया । इसके बाद उसने 
पेशावर की हस्तगत किया तथा देव और समुद्र-तट पर्यन्त समस्त सिध- 
प्रदेश पर अधिकार स्थापित किया। इन' विजयों से उसको अपार सम्पत्ति 
प्राप्त हुई । तत्पश्चात्‌ उसने लाहौर की ओर ध्यान दिया। खुसरों मलिक की 
सेनाओ ने प्राणो का मोह त्याग कर प्रतिरोध किया और आज्ांता के प्रयत्नों 
को सफल ने होने दिया। मुहम्मद को खुसरों के साथ सधि करनी पड़ी और 





१. मुहम्मद गोरी ने राजा को दुर्ग में घर छिया था, परन्तु दुर्ग को 
आसानी से अधिकार में आते न देखकर उसने रानी को सदेश भेजा कि यदि 
बह अपने पति को उसके हाथ सौप दे तो वह उससे (रानी से) विवाह कर 
लेगा। रानी ने उत्तर भेजा कि वह स्वय विवाह के योग्य अवस्था की नहीं हैं, 
परन्तु यदि सुल्तान उसकी पुत्री से विवाह करना स्वीकार करे और राज्य 
की सम्पत्ति पर उसका अधिकार रहने दे तो वह थोड़े दिनों में अपने पत्ति 
को उसके मागे से दूर कर देने के लिए प्रस्तुत है। सुछ्तान ने यह वात स्वीकार 
कर ली और रानी ने कुछ दिनों वाद अपने पति का प्राण'हरण कर झत्रु के 
लिए दुर्ग के द्वार सोल दिये। मुहम्मद ने जपने वचनों का पालन नहीं किया? 
उसने रानी की कन्या से तो विवाह कर छ्थया, परन्तु रानी को गजनी भेज 
दिया, जहाँ वह निराशा तथा दुःखो से तड़प-तडप कर मर गई। उसकी पुत्री 
भी अधिक समय तक दुःस सहन न कर सकी और दो वर्य बाद ही चल बसी । 

यह किरिश्ता द्वारा वर्णित कपा है। इस कथा की सत्यता को स्वीकार नही 
किया जा सकता क्योकि इसका समर्यन कही नहीं मिलता। (व्रिग्स, १, 
पृ० १६९०-७०) । हु 


श्र्३ 


र्र४ मध्यवुय का इतिहास 


स्यालकोट के दुर्ग! को रासैन्य छोड़कर वह गजनों छीट गया। मुहम्मद के छोड 
जाने पर खुसरों मलिक ने सोधरों को सहायता से इस दुर्ग पर आक्रमण किया, 
परन्तु इस पर अधिकार न कर सका।' सुसरों मलिफ के इस प्रयत्व का 
समाचार पाकर सुलतान मुहम्मद ने लाहौर पर पुनः आक्रमण किया और कूट- 
सीविक चाछों से, जिकका पीछे वर्णन किया जा चुका है, ११८६ ई० में जुसरो 
मलिक को बन्दरी बनाकर सुबुब्तगीन के वश के शासन को सदा पे छिए समाप्त 
कर दिया। इस प्रकार छाहौर पर विजेता का अधिकार हो गया और उसने 
इसकी शासन-व्यवस्था का भार मुलतान के झासने अलो-ए-करमस को सौंप 
दिया और 'तवकात-ए-नासिरी' के छेखक केः पिता को प्रधान न्‍्यायाधीक्ष के 
पद पर नियुक्त किया। 

यद्यपि मुहम्मद ने भारत के मुसछमान-प्रदेशो पर अधिकार कर लिया था, 
परन्तु इतने से ही उसको भारत का स्वामित्व नही मिल सकता था। देश के 
अन्तर्व॑र्ती भागी में सम्पत्ति एवं शवित-सम्पन्न राजपूत राज्य थे जो अपने 
राज्य की सीमा पर थाक्रमण करनेवाले विदेशी आक्राता से लोहा लेने के लिए 
सेव कदिवद्ध रहते थे। पराक्रम तथा वीरता के लिए विश्यात राजपूतों 
में अपने कुछ तथा गौरव के अभिमान की भावना कूट-कूटकर भरी थी। 
गजनी और मोर के पर्वतीय प्रदेशों के निथाशियों ने सछजूक तया द्रासोविसयाना 
की अन्य तुर्क जातियों से सफल युद्ध किये थे, परन्तु राजपू्तों जैसे निर्भाक 
योदाओं से अभी उनका पाला न पद्ठा था। युद्धन्मेम राजपूतों के रबत 
के कण-कण में समाया हुआ था। युद्ध में ही उनका समग्र जीवन व्यतीत 
होता था और धोरतम संग्राम से भी मुँह मोइना या शस्त्र छोडना पनके 





२. स्यालकोट के दुर्ग का जीर्गोद्धार कर, वहाँ सेना नियुक्त की गई। मेजर 
रेवर्टो (तबकात-ए-मासिरी', ३, पृ० ४५३ टिप्पणी४) का कथन है 08803 
में मुईजुहीन को स्थालकोट दुर्ग का संस्थापक वताने में भूल की है। लेकिन मुझे 
फिरिइ्ता के वर्णन में यह वात कही नहीं मिली। 8 ने केवल दुर्ग 
के जीर्णोद्धार एवं वहाँ सेना की नियुक्ति का उल्लेख किया है। हि 

३. खोखर जाति गवकर जाति से स्वंया भिन्न है। अबुलफजल ने आईने- 
अकवरी' में इन दोवों जातियो में भेद रखा है। ४ 

देखिए---तवकात-ए-नासिरी', १, पू० ४५५ पर रेवर्टी की टिप्पणी ने० ४। 

फिरिश्ता का कथन है (ब्रिग्स, ३, पृ० १७१) कि खुसरो मलिक ने 37200 
दुगे पर पुनः अधिकार कर लिया था, परन्तु यह कथन अत्य 
के कथत के विरुद्ध है। 'तबकात-ए-तासिरी' के लेखक ने स्पप्ड लिखा है कि 
खुसरों को अपने प्रयत्न में विफल होकर फिर छौट जाना पड। 


भारत पर विजय तथा दास-वंश का अम्युदय श्श्प्‌ 


स्वभाव के विरद्ध घा। छेकिन सामंत-प्रथा के आधार पर आश्रित होने के 
कारण राजपूत-समाज में शक्ति एकसूत्र में बद्ध नहों पाई! इन राजपूत- 
राज्यों में राजा सर्व-नियन्ता होता था। राज्य अनेक छोटे-छोटे भागो में विभक्‍त 
होता था और प्रत्येक भाग एक जागीरदार के अधिकार में रहता था, जो 
आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता देता था। इन जागीरदारों 
की भी अनेक श्रेणियाँ थी और इनमे प्रभुत्व एवं अधीनता का सबंध विभिन्न 
सामाजिक श्रेणियों के अनुसार भूमि-स्वत्व के आधार पर निर्धारित होता 
था। राजपूतों की विभिन्न झासाओ की पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता एव छडाई- 
झगड़ो ने उनको कभी एक होकर शत्रु का सामना न' करने दिया और आपस 
में ही उच्च-नीच' के भेदभावों के कारण निम्न श्रेणी के राजपूत उच्च-श्रेणी 
के राजपूतों से कभी न मिल सके तथा निम्न-वर्ग के घरानो में जन्म छेने- 
वाले निपुण एवं कार्यकुझल व्यक्तियों को अयबने में मिलाकर अपनी शवित 
बढाने से राजपूत सर्देव दूर रहे। इसलिए केवल उच्च कुलोत्पन्न राजपूत हो 
जागीरदार हो सकते थे। इस प्रकार अभिजात कुछों के एकाधिकार की भावना 
ने सामंत-शाही को प्रश्रय दिया; जागीरे पैतृक हो गईं और जागीरदार स्वार्थ- 
परायण। राज-कर्मचारियों के पद भी पैतृक हो गये। परिणाम यह हुआ कि 
राज्य की व्यवस्था एवं रक्षा का कार्य केवल एक चर्ग तक ही सीमित हो 
गया और वह वर्ग भी धीरे-घोरे अपने कुलागत अधिकारों के लिए आग्रह- 
युवत परन्तु कर्त्तव्यों के निर्वाह में असमर्थ होता ग्या। ऐसी सामंत-प्रथा के 
आधार पर स्थित यह राजपुत-राज्य अधिक समय तक टिक न सकते थे; अत. 
यदि मुसलभान-आक्रमण के प्रथम आघात ने ही इनकी नीव हिला दी, तो 
इसमें कोई आइचर्य की बात नही है। 

अपनी' सेनाओं को सुसंघटित कर मुहम्मद ने भारत के सोमावर्ती नगर 
सरहिन्दं पर आक्रमण कर इसको हस्तगत कर लिया। सामरिक दृष्टि से इस 





४. सरहिन्द बहुत महत्त्वपूर्ण नगर है। मध्य-काल में इसका बहुत सामरिक 
महत्त्त था। (रेनेल, मेम्वायर आऑॉँच ए मंप ऑॉव हिन्दुस्तान! पृ० ६७-६८) ! 
फिरिश्ता ने इसका नाम भटिण्डा दिया है। तबकात-ए-नासिरी” मे इसको 
तबरहिन्द के नाम से छिखां गया है। (रेवर्टी--/तबकात', १, पृ० १७२-४५७) ! 
परन्तु अन्य सभी छेलको ने इसका नाम सरहिन्द ही दिया है। 

सरहिन्द नाम ही ठीक है। भटिण्डा थानेश्वर से लगभग १०० मील 
पश्चिम की ओर है। रेनेल के मेम्वायर ऑव ए मैप ओऑँब हिन्दुस्तान 
के पृ० ६५ के सामने दिये हुए मानचित्र में देखने से स्पष्ट हो जाता है कि 
सरहिन्द पर ही आक्रमण किया गया था। सरहिन्द को तवरहिन्द भी कहा 
जाता था। ५८9 हु 


“१२६ अध्ययुग का इतिहास 


नगर का बहुत महत्त्व था। मुहम्मद गोरी के आयमन के समाचार से राजपूत 
राज्यों में हहचछ मच गई और इस आक़ांता का प्रगति रोकने के लिए 
वे सन्नढ्ध होने छगे। उत्तर-भारत में आसन करनेवाले राजपूत वच्चों में प्रमुख 
थे--( १) गहख्वास््वंश, जो वाद में कन्नौज के राठौर कहे जाने छगे, (२) 
दिल्‍ली एवं अजमेर का चौहान-वंश, (३) विहार और वगारू के पाल एवं 
सेन-वंश, (४) गुजरात का वधेल-बश, (५) जैजाकमुक्ति (वर्तमान वुंदेलखण्ड) 
का चंदेल-वंश। इस वश्ञों के अम्युदय का वर्णन पहले अध्याय में किया जा चुका 
है। इनमें सर्वप्रधान थे दिल्ली और कन्नौज के राज-बच्च जिनकी प्रतिद्द्धिता की 
अग्नि ने समग्र भारत को तपा दिया था और दोनो में से किसी को भी विदेशी 
आक्रमणों का सफल प्रतिरोध करने में असमर्थ बना दिया था। दोआव प्रदेश 
के सबसे शक्तिशाली राज-वश होने के कारण, इनको ही सर्वश्रथम मुसलमानों की 
शक्ति से लोहा लेना पड़ा और उनके आक्रमणों के आघातो को झेलवा पड़ा। 

दिल्‍ली तथा अजमेर के शासक, झौयें एवं पराक्रम के लिए विख्यात पृथ्वी राज 
ने विशाल सेना लेकर जिसमें फिरिश्ता के कथनानुसार, २,००,००० अश्वारोही 
तथा ३००० गज थे, सहयोगी राजपूत-राजाओं के साथ गोरी सरदार का 
सामना करने के लिए प्रयाण किया और थानेश्वर से १४ मील की दूरी पर 
स्थित तराइन' नामक स्थान पर ११९१ ई० में मुसंछमान सेना का सामता 
किया। कन्नौज का राठौर-नरेश जयचन्द ही एक ऐसा राजा था जो इस युद्ध 
मे तटस्थ रहा। कारण यह था कि पृथ्वीराज ने उसकी कन्या का वलपूर्वक 
हरण कर उसको अपमानित किया था।” राठौर राजा ने इस कन्या-हरण को 

हि: दमन लकी कील लक 


५. दिल्‍ली की स्थापना १९९३-९४ ई० के लगभग हुई थी। 
६. अधिकांश इतिहास-प्रंथों में इस स्थान का नाम नराइन लिखा है, परन्तु 
बहू नाम गलत है। 
इस गाँव का नाम तराइन है। यह गाँव थानेश्वर तथा करनाड के बीच 
में स्थित है। सभवतः यह अशुद्धि फॉरसी-लिपि के कारण हो गई है। ब्विग्स 
में लिखा हैं कि इस स्थान का नाम वराइत है जो अब तरावरी के माम से 
पुकारा जाता है (१, १० १७२ )। ५ 
लेनपूछ ने अशुद्धि से मराइन नाम ल्खिा है। 
(मेडियवल इण्डिया, पृ० ५१ )। 
७. टॉड ने स्पप्टतः स्वीकार किया है कि जब पृथ्वीराज ने मिहासता- 
रोहण किया तो जयचन्द में केवछ उसका प्रभुत्व स्वीकार करने से ही 
इन्कार महीं किया अपितु इस गौरव-धाली पद पर अपना अधिकार भी जताया। 
पाटन अनहिलवाड़ के शासकों तथा मंडोर के परिहारों ने भी जयचन्द के 
नअभुत्व का समर्थंत किया। टठोँंड का लिखना है कि पाटन ठवा कन्नौज के शासकों 


भारत पर विजय तवा दास-बश का १२७ 





अपना घोर अपभान सभा और जब बीर चौहान सरेथ मुनजमानों के आक्रमणों 
का सामना कर रहा था तो वह मन ही मन सतोप का अनुभव करते हुए 
मुहम्भद गोरी के हाथो अपने प्रतिउद्धी को पराजय की कामना करने छगा। 
सुछतान ने अपनी गेना को दक्षिण, बाम तथा मध्य---तीन भागों में व्यवस्वित 
किया तथा स्वय सेना के मध्य भाग में डठ गया। राजपूतो ने मुसलमान सेना 
के पाएवं भागों पर प्रचण्ड वेग से आक्रमण कर उसको चतुर्दिक तितर- 
वितर कार दिया। इस प्रकार अपनी सेदा से बिलग होकर तथा चारो ओर 
दुदेमनीय विपक्षियों से घिरकर सुछवान मे स्वयं को घोर सकद में पड़ा हुआ 
पाया। 

परन्तु ऐसे रूमय में भी सुलतान ने धैर्य न छोडा और आदचर्यजनक साहस 
के साथ पृथ्वीराज के भाई ग्रोविन्दराज के मुँह पर तलवार का बार कर उसका 
जबड़ा तोड़ दिया। वीर राजपूत ने भी तत्सण प्रतिघात किया और अमने 
प्रबल विपक्षी की भुजा पर सशक्त आघात कर उसफों आहत कर दिया। 
इस आपात से विचलित होकर सुछृतान रणभूमि से मुड़ चछा और घाव से 
रक्त का प्रवाह बह चछा। उसकी शक्तित क्षीप हो गई और बह घोड़े से 
गिरने ही वाला था कि एक साहसी खिलजी योद्धा ने पीछे से उछलकर उसको 
अपनी भुजाओं में थाम लिया और उसको समरभूमि से वाहर के गया।* 





ने तातार सैनिकों को अपने यहाँ स्थान देने को भयंकर भूल भी कर डाली, 
जिससे गजनी के शासक की उनके आंतरिक झगड़ों से छाभ उठाने का 
सुयोग प्राप्त ही गया। 

परन्तु इससे यह अर्थ नहीं निकछता कि जयचन्द ने मुहम्मद गोरी को 
भारत पर आक्रमण के लिए निमन्त्रित किया था। संभव है ज4चन्द सारे हिन्दुस्तान 
का प्रभू बनने का अभिलापी रहा हो और इस पद के लिए पृथ्वीराज 
के अधिकार को उसने चुनौती दी हो। 

टॉइ्स एनेल्स' एण्ड एण्टिक्विटीज आँव राजस्थान'---क्रुक सम्पादित १५ 
पु० २९९॥ 

८. फिरिश्ता ने चंदराय नाम लिखा है और 'तवकात-ए-अकवरी' में खंदराय' 
नाम दिया गया हैं; परन्तु 'तवकात' की प्राचीनतम उपलब्ध प्रतियो में गोविन्द 
नाम दिया हैं। हिन्दू चारण--चद बरदाई ने इसका नाम राय गोविन्द बताया 
हैं और यही नाम ठीक भी है। 

९. विभिन्न इतिहास-प्रंथों में इस युद्ध का वर्णन भिन्न-भिन्न प्रकार से दिया 
गया है। इन बर्णनो की अशुद्धियों पर विस्तृत विचार करना यहाँ अनावश्यक 
है। ऊपर दिया गया वर्णन रण-क्षेत्र में घटित घटनाओं का यथार्थ चित्रण 
है। हिन्दू-याथाओं में भी ऐसा ही वर्णन है। 

मिनहाज-उस्‌-सिराज ने अपने ग्रथे (तबकात' १, पृ० ४६०) में लिखा है--- 


१२६ अध्ययुग का इतिहास 


नगर का बहुत महत्त्व था। मुहम्मद गोरी के आगमन के समाचार से राजपूत 
राज्यों में हुहलचछ मच गई और इस आतक्ांता का प्रगति रोकने के लिए 
वे सन्नद्ध होने लगे। उत्तर-भारत में भासन करनेवाले राजपूत वच्ञों में प्रमुख 
थे--( १) गहख्वार-वश्च, जो वाद में कन्नौज के राठौर कहे जाने छगे, (२) 
दिल्ली ५ तर चौहान-वंश, > हि 5. 
ल्ली' एवं अजमेर का हान-वंश, (३) विहार और बंगाल के पाल एवं 
सैन-वंश, (४) गुजरात का वर्घेछ-बश, (५) जैजाकभुक्ति (वर्तमान' बुंदेलखण्ड) 
का चंदेल-वंध | इन वंझो के अम्युदय का वर्णन पहले अध्याय में किया जा चुका 
है। इनमें सर्वप्रधान थे दिल्ली और कन्नौज के राज-वश जिनकी प्रतिद्वद्विता की 
अग्नि ने समग्र भारत को तपा दिया था और दोनों में से किसी को भी विदेशी 
आक्रमणों का सफल प्रतिरोध करने में असमर्थ बना दिया था। दोआब प्रदेश 
के सबसे शक्तिशाली राज-बंश होने के कारण, इनको ही सर्वप्रथम मुसलमानों की 
शक्ति से छोहा छेता पड़ा और उनके आक्रमणों के आधातो को झेलना पड़ा। 
दिल्ली तथा अजमेर के शासक, जोयें एवं पराक्रम के लिए विख्यात पृथ्वी राज 
ने विशाल सेना छेकर जिसमें फिरिश्ता के कथनानुसार, २,००,००० अश्वारोही 
तथा ३००० गज थे, सहयोगी राजपूत-राजाओं के साथ गोरी सरदार का 
सामना करने के लिए प्रयाण किया और थानेश्वर से १४ मील की दूरी पर 
स्थित तराइन' मामक स्थान पर ११९१ ई० में मुसलमान सेना का सामना 
किया। कन्नौज का राठौर-नरेश जयचन्द ही एक ऐसा राजा था जो इस युद्ध 
से तटस्थ रहा। कारण यह था कि पृथ्वीराज ने उसकी कन्या का बलपूर्वक 
हरण कर उसको अपमानित किया था।* राठौर राजा ने इस कन्या-हरण को 
2 8 पन्ना 
५. दिल्‍ली की स्थापना ९१९३-९४ ई० के छगमग हुई थी। 
६. अधिकांश इतिहास-प्रंथों में इस स्थान का नाम नराइन लिखा है, परन्तु 
यह नाम गलत है। 
इस गाँव का साम तराइन 
में स्थित है। संभवतः यह अशुद्धि फांरसी 
में लिखा है कि इस स्थात का नाम तराइव 
बुकारा जाता है (१, पृ० १७२)! हि 
छेनपूछ ने अशुद्धि से बराइव नाम लिखा भडि | 
(मेडियव्छ इण्डिया, पृ० ५१)। 
७. टॉड में स्पप्टतः स्वीकार किया है कि जब पृथ्वीराज ने सिहासता- 
रोहण किया तो जयबन्द ने केवल उसका अभुत्त स्वीकार करने से ही 
इन्कार नहीं किया अपितु इस गौख-दाली पद पर अपना अधिकार भी जताया। 
चाटन अनहिलवाड़ के झासकों तथा मडार के परिहारों ने भी जयचन्द के 
नअमुत्य का समर्थन किया । टॉड का लिखना है कि पाटन तथा कन्नौज के झासकों 


है। यह गाँव थानेश्वर तथा करनाल के बीच 
“लिपि के कारण हो गई है। ब्रिग्स 
इन हैं जो अब तरावरी के नाम से 


भारत पर विजय तथा दास-वश् का अम्युदय १२७ 


अपना पोर अपमान सभसा और जब वीर चौहास नरेश मुनछमानों के आक्रमणों 
वा सामना कर रहा था तो बह मल ही मन सतोप का अनुभव करते हुए 
महम्भद गोरी के हाथों अपने प्रतिददी की पराजय की कामना करने छगा। 
मुठताब ने अपनी सेना को दक्षिण, वाम तथा मब्य-नीव आागो में व्यवस्यित 
फिया तथा स्वम सेसा के मध्य भाग में डट गया। राजपूतों में मुसलमान सेना 
के पाश्य भागो पर प्रचण्ड वेग से आक्रमण कर उसको चतुर्दिक तितर- 
वितर कर दिया। इस प्रकार अपनी सेना से बिग होकर तथा चारो और 
दुर्दमनीय विपक्षियों से पिरकर सुतान ने स्वर्य को घोर सकट में पड़ा हुआ 
पाया। 

परन्तु ऐसे समय में भी सुछतान मे धैर्य" छोड और आएचर्यजनक साहस 
के साथ पृथ्वी राज के भाई ग्रोविन्दराज के मूँह पर तलवार का वार कर उसका 
जबडा तोड़ दिया।* वीर राजपुत ने भी तत्क्षण प्रतिघात किया और अपने 
प्रबछ विपक्षी की भुगा पर सथक्त आघात कर उछको आहत कर दिया। 
इस आघात से विचलित होकर सुलतान रणभूभि से मुड़ चला और घाव से 
रक्‍त का प्रवाह बहू चला। उसकी शक्ति क्षीण हो गई और वह घोड़े से 
गिरने ही वाछा था कि एक साहसी खिलजी योद्धा ने पीछे से उठछलकर उसको 
अपनी भुजाओ में थाभ छिया और उसको समरभूमि से वाहर छे गया।* 





ने तातार सैनिकों को अपने यहाँ स्थान देने को भयकर भूल भी कर डाली, 
जिससे गजनी के शासक को उनके आतरिक झगड़ो से छाम उठाने का 
सुयोग प्राप्त हो गया। 

परन्तु इससे यह अर्थ नहीं निकलता कि जयचन्द में मुहम्मद गोरी को 
भारत पर आक्रमण के लिए निमन्त्रित किया था। सभव है ज4चन्द सारे हिन्दुस्तान 
का प्रभू बनने का अभिलछापी रहा हो और इस पद के लिए प्थ्वीराज 
के अधिकार को उसने चुनौती दी हो। 

टॉइस एनेल्स' एण्ड एण्टिक्विटीज' आऑँव राजस्थान'--क्रुक सम्पादित १, 
पृ० २९९। 

८. फिरिदता से चंदराय नाम लिखा है और 'तवकात-ए-अकवरो” में खंदराय' 
नाम दिया गया है; परन्तु तबकात” की प्राचीनतम उपलरब्ध प्रतियों में गोविन्द 
नाम दिया हैं। हिन्दू चारण--चद वरदाई ने इसका नाम राय गोविन्द बताया 
है और यही नाम ठीक भी है। 

९. विभिन्न इतिहास-ग्रयो मे इस युद्ध का वर्णत भिन्न-भिन्न प्रकार से दिया 
गया है। इन वर्णनो की अशुद्धियों पर विस्तृत विचार करना यहाँ अनावश्यक 
है। अपर दिया गया वर्णन रण-क्षेत्र में घटित घटनाओ का यथार्थ चित्रण 
है। हिन्दू-्याथाओं में भी ऐसा ही वर्णन है। 

मिनहाज-उत्‌-सिराज ने अपने ग्रथे (तबकात” १, पृ० ४६०) में लिखा है--- 


१२८ मध्ययुग का इतिहास 


सुलतान के इस परामव से भयभीत मुसलमान सेना के पाँव उस गये और 
वह चारो दिद्याओं में तितर-बितर हो गई। झथ्रु ने ४० भीछ तक मुसलमानों 
का पीछा किया, परन्तु वह थीघा एक सुरक्षित स्थान में पहुँच गये, जहां थोड़ी 
देर बाद सुल्तान भी आ पहुँचा। मुसठमाने-सैनिक अपने नेता के चारों ओर 
एकत्र ही गये और उनमें पुनः शवित एवं जीवन का सचार हो गया। सुलतान 
ने भीछ्ाता से सिंधु नदी पार कर अपने देश की ओर गमन किया। इससे 
पूर्व मुसछूमानों को विधर्मियों के हाथ ऐसी पराजय का सामना न करना पड़ा 
था। राजपूतो ने सरहिन्द के दुर्ग पर भी आक्रमण कर दिया; दुर्ग में घिरी 
हुई सेना ने १३ मास तक दृढतापूर्वक आत्म-रक्षा की और राजपूत आक्राताओं 
को अपनी इच्छानुसार शर्ते स्वीकार करने के लिए विवश्ञ कर दिया। गोर 
पहुँचते ही, सुलतान ने रण-झ्षेत्र से पीठ दिखानेवाले सैनिकों तया नायको को 
देण्डित किया। उनकों सबके सामने अपमानित किया गया और सारे शहर में 
उनको धुमाकर सब प्रकार के अपमानो तया दुव्यंवहारों का पात्र बनाया गया। 
पृथ्वीराज को पराजय--राय पियोरा के हाथो अपनी घोर पराजय को 
मुहम्मद गोरी भूछ न सका । प्राजय का शल्य उसके हृदय को कचोटता 
रहा और राजपूत राजाओं से इस पराजय का प्रतिशोथ छेने का उसने दृढ़ 
निश्चय कर लिया ।४” तुर्क, अफगान तथा अन्य जातियो के १,२०,००० सैनिकों 





“सुढृतान ने अपने घोडे का मुह घुमाया और भाग चला, तय घाव 
की वेदना से वह घोड़े पर और न चल सका। इस्लाम की सेनाओं की 
पराजय हुई जिससे उनकी अपार क्षति हुई और सुलतान ती घोडे से ग्रिया 
जा रहा था; यह देखकर, एक शेर-दिल योद्धा ने, एक खाई” नवयुवक ने 
सुछतान को पहचान लिया और उसके पीछे से उछल पड़ा और उसको अपनी 
बाहों में थामकर, घोड़े को छलकारा और रण-क्षेत्र से उसको बाहर ले गया।” 

१०. मेजर रेव्टी ने हिस्ट्रो ऑँक जम्मू का उद्धरण दिया है, जिसके 
अनुसार पृथ्वीराज के द्वारा किये गये अपमान मे प्रताड़ित कन्नौज के जयचन्द ने 
गोरी भें गठबन्धन कर लिया था; परल्तु खेद है कि इस पदरण की बात की 
कभी भी परीक्षा नही की जा सकती । टॉड महोदेय ने भी लिखा है कि “कन्नौज 
तया पठन के नरेशो ने चौहान को अपमानित करने के हेतु अपने पडयत्तर में 
सहायता देने के छिए झिहाबुद्दीन को आमत्रित किया।” देखिए, तवकात-ए- 
नासिरी” १, पु० ४६६, ६७ में रेवर्टी की टिप्पणी १। 

यह वर्णन चन्द वरदाई के वर्णन के आधार पर किया गया है। वरदाई 
ने 'रासो' मे छिखा है कि जयचन्द ने गोरी को चौहान पर आक्रमण करने 
के लिए बुल्वयया था। परन्तु किसी भी मुसलमान इतिहासकार ने इस केयन 
का समर्थन नहीं किया हैं। यदि यह घटना रुत्य होती तो मुसलमान इतिहास- 
कार अवश्य इसका उल्लेख करते। देखिए, पहला अध्याय। 


भारत पर विजय तथा दास-वंच् का अम्युदय १२९ 


की विद्याऊ, सुसंघठित एवं सुसज्जित सेना छेकर शुतान ने ११९२ ई० में 
गजनी से हिन्दुस्तान की ओर प्रयाण कर दिया। इसी प्रयाण के अवसर पर 
एक बुद्ध साधु ने सुछतान से उन बदियों को मुक्ति की प्रार्थना की जो तराइन 
की पराजय के वाद अपमानित कर बंदी बनाये गये थे । आगे बढकर सुरूतान 
ने सेना सहित तराइन में डेरा डाला तया सेना को चार भागों में विभक्त 
कर और युद्ध के लिए विभिन्न स्थानों पर नियुक्त किया। मुसलमानों के 
साथ पुनः भीषण संग्राम की संभावना से पृथ्वीराज भी सतर्क हो गया। 
हिंदू भारत की स्वतत्रता को झत्रुओ से बचाने के लिए उसने अन्य राज- 
पूतत राजाओं की अपने ध्वज के नीचे एकत्र होकर युद्ध के लिए सन्नद्ध 
होने का आमन्‍्त्रण दिया। राजपूत नरेशों ने उसके आमन्त्रण को सोत्साह 
स्वीकार किया और अपनी अपनी सेनाएँ छेकर उत्तके घ्वज के नीचे एक 
होने छगे। इस उत्साहपूर्ण सहयोग को पाकर पृथ्वीराज ने शीघ्र ही 
एक विशाल सेना सघटित कर ली, जिसमे अग्रणित पदाति, ३००,००० 
अश्वारोही तथा ३००० हाथी थे। १५० राजपूत राजाओ ने पृथ्वीराज 
का मायकत्व स्वीकार कर भी बुरी सभी प्रकार की परिस्थितियों में 
उसका साथ देने की शपय ली। 'रासो” में चंद ने छिखा है कि पृथ्वीराज- 
के बहनोई चित्तौड़ के राणा समरसी ने भी इस आक्रमण में भाग लिया 
था। लेकिन' यह उल्लेख असत्य है क्योंकि समरसी का शासनकाल- १२७३ 
१३०१ ई० है और यह युद्ध ११९२ ई० में छड़ा गया। प्रो० कीलहाने ने बहुत 
समय पहले ही' इस बात की ओर ध्यान दिलाया था। 

युद्ध प्रारभ होते पर, हिंदू अश्वारोहियों ने मुसलमानों की गति को 
अवरुद्ध कर दिया। यह देखकर सुल्तान मे मध्य भाग की सेना को पीछे 
रक्षकर, शेष सेना को पाँच भागों में विभकत किया, जिनमें से १०,००० 
अद्वारोहियों को चार टुकड़ियों को शत्रु पर चारों और से आक्रमण करने 
तथा थोड़ें समय बाद रफजक्षेत्र से पछायन करने का अभिनय करते हुए 
पीछे हटने का आदेश दिया। सुर्वोदय से सूर्यास्त पर्यव भीषण संग्राम हुआ और 
तब गोरी के सेना-मायकों ने पूवेतिश्चित चाछ से काम लिया। इस श्रकार जब 
विपक्षी सेना थक्कर चूर हो गई तो घुलतान ने १९,००० अद्वारोहियो के 
साथ उन पर श्रचण्ड वेग से आक्रमण किया और “हिंदू दछ में मृत्यु तथा 
विनाश फैछा दिया।” इन अश्वारोही धनुर्धरों के सामने राजपू्तों की वीरता 

११. फिरिश्ता ने मुहम्मद गोरी की उस चाछ का वर्णन किया है जिसके 
कारण भारतीय सेना को अत्यन्त कप्ट हुआ और तितरूवितर हो गई और 
बाशझानुसार यह नीति सफल रही। (द्विग्स, १ भा०, पृ० १७६-७७)। 


चुन, छ 


१३० मध्ययुग का इतिहास 


कुछ काम न दे सकी और चारों ओर भयकर नर- संहार प्रारंभ हो गया। 
हिंदूसेना-नायको ने पिछले युद्धों से कोई शिक्षा न ग्रहण की थी और झत्रु पर 
आक्रमण करने में तीब्न-गामी अश्वारोही सेना का महत्त्व वह कभी ने समझ 
"पाये । ऐसी स्थिति में युद्ध का परिणाम सुनिश्चित था। अग्रणित संख्या में होते 
हुए भी हिंदू पराजित हुए । पृथ्वीराज ने रणभूमि से पछायन किया, परल्तु 
सिरसुती'' नामक स्थान के समीप पकड़ा गया और अन्ततः “दोजख में भेज 
दिया गया।” गोविंदराय युद्धभूमि में मारा गया और उसके दो टूटे हुए दाँतों 
के कारण सुलतान ने उसको पहिचान लिया। पृथ्वीराज की पराजय राजपूत- 
शक्ति पर असह्य आबात थी। संभवत. जयचन्द्र अपने इस दुघंपं प्रतिद्वंद्दी 
की पराजय से बहुत हपिंत हुआ, परतु उस समय उसे स्वप्न में भी यह न 
खटका होगा कि दो चर्प बाद उसका भी यही हाल होनेवाला है। इस पराजय 





रैवर्टी 'तबकात-ए-नासिरी', १ भा०, पु० ४६८। 

व्बकात' के लेखक का मत इस विपय पर अधिक स्पष्ट नहीं है। 

बदाऊँती, १ भा०, पृ० ७० तथा तबकात अकवरी के लेखक (विब्लोय 
इण्डिका, पृ० १९) का कहना है कि सेना केवल चार भागों में वाँदी गई 
थी। 

इस विषय पर फरिझ्ता का कथन अन्य लेखकों के अतिरिक्त पूर्ण है। 

१९. यह नगर प्राचीन नदी सरस्वती के तट पर बसा था। अकबर 
के समय में सि ८७ सभल सरकार का एक महाल था। १३३४ ई० में 
इब्नवतुता ते इसको एक विशाल नगर बताया हैं। 

(पेरिस संस्करण हे, पृ० (४३) ) 

१३. चद का यह कथन कि पृथ्वीराज को वदी वनाकर ग्रजनी ले जाया 
गया और वहाँ अथा किया गया, असत्य हैं। टॉड का कहना है कि पृथ्वीराज 
११९२ ई० में पराजित हुआ, बदी वनाया गया और तब मारा गया। 

टॉंड छिखता है. सफल प्रयत्न होने से पूर्व शिहाबुद्दीन के द्वारा 
६ बार आक्रमण किये गये! वह वहुधा दिल्‍ली के हिंदु नरेश द्वारा परास्त' 
किया गया और दो वार वंदी बनाया गया, परन्तु राजपूती स्वभाव 
के अनुरूय उदास एवं अंधी अभिमान की भावना से भरे हुए पृथ्वीराज ने 
उसको मुक्त कर दिया ।” यह वर्णन स्पष्टतः यथार्थ नही है। 

्वास्जेक्सन्स आऑँब दि रायल एशियाटिक सोसायदी भाँव प्रेद ब्रिटेन, ९+ 

४७-४८ 
हे लम-उलमाधिए के लेखक का कथन है कि पृथ्वीराज युद्धभूमि से 
भाग विकला, परंतु सिरमुती (सरस्वती ) के समीप पकड़ा गया और वलवार 
के घाट उतारा गया। (वाज-उल-मासिर', इंलियट, २, पु० २९६-९७) । 
देखिए बी० एन राउ लिखित हुनशियन्द हिन्दू डाइनेस्टीज (दिंदी) 


भआ० ३, १० २५९-६०१ 


भारत पर विजय तथा दास-वंद का अम्युदय १३१ 


के परिणामस्वरूप भारतीय समाज के प्रत्येक वर्ग में ऐसी निराशा छा गई 
कि अब मुसलमानों के आज़्मणों का प्रतिरोध करने के लिए राजपूत-वरेधों 
को एक ध्वज के नीचे एकत्र कर सकने का दुर्देमनीय उत्साह रखनेवाका 
कोई भी राजपृतन्योद्धा न रह गया। अतः मुसलमानों का कार्य बहुत सरल 
ही गया और उन्होने बडी सरलता से सिरयुती, सामाना, कुहराम तथा हाँसी पर 
अधिकार कर लिया। तंदुपरात सुल्तान अजमेर की जोर बंढा और बहाँ 
पहुँचकर खूब छूट-मार की गई तथा सहत्नो नगर-निवासियों को तलवार के घाट 
उतारा गया। अजमेर निवास के समय सुलतान ने “मूर्तियोवाले मंदिरों के स्तंभ 
तथा नीवे उख्इवा दी और उनके स्थान पर मस्जिदें व. मकतब वनवाये 
तथा इस्लाम की आज्ञाओ एवं कुरान में विहित प्रथाओ को स्थापित किया ।/ 
अजमेर का शासन पृथ्वीराज के एक पुत्र" को सोौपा गया, जिसने नियमित 
रूप से कर देने का वचन दिया। अपने भारतीय प्रदेशों का शासन अपने 
विश्वस्त नायक कुतुबुद्दीन ऐबक को सौपकर सुलुतान गजनी छौद यया। 





१४. अजमेर गोला या कोला नामक पृथ्वीराज के एक औरस पुत्र को 
सौपा गया। फिरिश्ता (ब्रिग्स १, पृ० १७८) का कयन हैं; “बाद में, नियमित 
रूप से कर के रूप में बिद्या७ धत-राशि देने का वचन प्राप्त होने पर उसने 
अजमेर प्रदेश पृथ्वीराज के एक वैघ-पुत्र गोला को सौप दिया। 

ताज-उल्‌-मासिर' में पृथ्वीराज के पुत्र की प्रशंसा की गईं है, “जिसके 
गुणों और आदतों में साहस का श्रमाण तथा वुद्धिमावी के लक्षण दिखाई 
देते थे और जो घर में और बाहर सर्वत्र हों न्‍्याय-परायणता तथा भलाई के 
कामों के प्रति अपनी रुचि का परिचय देता था ।” (इलियट २, पृ० २१६॥) 


'ताज-उल्‌-मासिरं (इलियट २, पृू० २१४) में अजमेर के राय के 
कोला (वैध पुत्र) का वर्णन है। इसमे लिखा है कि राय को वंदी बनाया 
गया था, परवु बाद में मुक्त किया गया। फिर उसको किसी पड्यत्त में 
भाग लेते हुए पाया गया, अत, मार डाला गया (पृ० २१५)।॥ 

आगे इसी ग्रथ में लिखा है कि अजमेर के राय के भाई हिराज 
(इसका शुद्ध रूप हरिराज है) ते विद्रोह कर दिया था ओर रणथमौर 
दुर्ग पर घेरा डालने का उद्योग किया था; पिथौरा का पुत्र, जिसको 
उच्च पदस्थ राजकर्मचारियों की सुरक्षा में रखा गया, बहुत सकट में आ 
पड़ा था। 

यहाँ पर राय के उपयुक्त पुत्र का ही उल्लेख है और फिरिश्ता के वर्णन 
का इसमें आध्य लिया गया है। तवकात-ए-नासिरी' में इसका नाम राय कीला 
दिया है (१, पू० ४५८) । 

रैवर्टी ने अपनी टिप्पणों में (सं० ६, १, पृ० ४५८) इर का नाम कोछा 
लिखा है। पृथ्वीराज के बारे में उसने लिखा है कि राय कोला पिधोरा के 
चहुत' समीप आ गया था। परंतु पृथ्वीराज के लिए यह नाम अशुद्ध है। 


१३२ मध्ययुग का इनिद्वास 


रे 


मुवुब॒ुझीय में अल्पफाल में ही मिरात (मेरठ), को" तथा दिल्‍ली को विजय 
फर लिया गौर दिल्‍ली को अपनी राजपानी वनाया। 

फप्नीज की विजव--पद्यपि मृसछमानों ने दिल्लों और अजमेर पर 
अधिकार कर क्या था और चौहान इवित को समाप्त कर दिया था, 
परंतु द्विदुस्तान यत प्रमुत्व अम्मी उनसे बहुत दूर था। दिल्ली के आगे 
दोआब प्रदेश में राठौरों का राज्य था, जिसका प्ासक जयचस्द्र, जो इति- 
हाम तथा छोक-क्याओं में समान रूप से विख्यात है, अपने समय का 
रावसे अधिक शक्तिशाली नरेश माना जाता था। उसऊा राज्य पूर्व में 
बनारस तक विस्तृत था और उसकी राजधानी कन्नौज, राजनीतिक एव 
सामरिक दोनो ही दृष्टियों से बहुत महत्त्वपूर्ण थी। संभव है, जयघद्ध को, 
बाशा रही हो फ़ि पृथ्वीराज के परामव के बाद वी हिंदुस्तान का 
निविवाद सम्राद्‌ स्वीकृत होगा, परन्तु उसकी यह आशा भग्त हुई। हिंदु- 
स्तान में मुसझमार-प्रमुत्व की स्थापना के लिए कप्नौज के राठौर-वंश को 
परास्त करना अनिवार्य था; अतः ११९४ ई० में सुलतान मुहम्मद मे कन्नौज 





१५. कोछ नामक स्थान अछोगढ़ के समीप है। यहाँ अमी भी एक पुरानी 
गढ़ी है। (इलियट २, २१९-२२)। 

इब्नवतुता मे जाम-ए-मस्जिद के अभिरेस को पढ़ने में गलती कर, 
दिल्ली-विजय का समय हिजरी सन्‌ पट४ (११८८ ई०) बताया है। 
परंतु यह उसकी भूल है। तवकात-ए-नासिरी' में लिखा है कि ऐवक की 
भुत्यु दिल्‍्ली-विजय के २० चर्ष उपरांत हुई और उसकी मृत्यु की तिथि 
हिजरी सन्‌ ६०७ (१२१० ई०) दी है। एडवर्ड टॉमस का कथन है कि 
ताज-उल-मासिर में दिल्ली-विजय की तिथि हिंजरी सन्‌ ५८७ (११९१० 
९२ ई०) दी हुई है; छठेकिन मूल पुस्तक में यह तिथि कही नहीं दी गई 
है। 'तबकात-ए-नासिरी' के वर्णन से स्पप्टतया विदित होता है कि राय 
पियौरा की पराजय के वाद दुतुबुद्दीन ने दिल्ली को जीता और राय पिथौरा 
के परास्त होने का समय हिजरी सन्‌ ५८८ (११९२-९३ ई०) बताया गया 
है। परन्तु ठीक समय हिजरी सन्‌ ५८९ के आसपास है। फिरिश्ता ने 
लिखा है कि भुहम्मद गोरी ने हिजरी सन्‌ ५८८ में कुनुबुद्दीन ऐबक को 
अपने जीते हुए भारतीय प्रदेशों की व्यवस्था के लिए नियुक्त किया। 
उसने मेरठ को हस्तगत कर दिल्‍ली पर घेरा डाला और कड़े प्रतिरोव के 
बाद इसको भी जीत लिया। फिरिश्ता के वर्णन से विदित होता है कि 
यह घटना हिजरी सन्‌ ५८८ के अंत में हुई। च्त जात 

इंब्नबतूता, पेरिस संस्क० २, पृ० १६१: मेजर रेवर्टी, तबकात-ए-नासिरी 
३, पृ० ४६९, ५२८; एडचर्ड टॉमस दि ऋणतिकल्स आँब पठान किस्‍्स, 
पृ० ३३, कार स्टीफन, ऑर्कालाजी आँव देहली; पृ० ३६, फिरिस्ता, लखनऊ 


संस्करण, पू० ६१४ 


भारत पर विजय तथा दास-वंश का अम्युदय श्श्३ 


के झासक के विरुद्ध प्रयाण कर दिया। राठौर-राजा एक विश्याक्ल सेना लेकर 
जिसमें ३०० से भी अधिक हाथी ये युद्धक्षेत्र में स्वरं॑ उपस्थित हुआ। 
जान पड़ता है मुसलमानों का सामता करने के लिए उसमे राजाओं का सघ 
नहों बनाया था; सभवत्तः पृथ्वीराज की पराजय से राजपूतों का उत्साह 
मंद हो गया था और प्रतिरोध की भावना कुचछी जा चुकी थीं, जिससे 
यह कन्नौज राज की सहायता के लिए उसके ध्वज के नोचे एकत्र न हुए। 
अधिकारी इतिहासकारों ने इस युद्ध का बहुत सक्षिप्त वर्णन किया हैं। 
ताज-उल्‌-मासिर' में लिखा है कि सुतान ने ५० सहक्ष “कवचघारी 
अश्वारोहियो” की सेना लेकर गजनों से मूर्तिपूजा तथा कियर्माचरण के 
प्रमुख आश्रयदाता वनारस के राय के विरुद्ध प्रमाण किया, जिसको अपनी 
विश्याल्ल सेवा तथा गज सेदा पर बहुत अभिमान था। उसको पराजित कर 
मौत्त के घाट उतार दिया गया बौर छूटपाट से विजेता को अंवुलू सपत्ति 
प्राप्त हुई, जिसमें २०० हाथी भी सम्मिलित थे। तबकात-ए-नासिरी” में भी 
इस बात का समर्थन किया गया है, इसमें लिखा है कि सुलतान ने हिजरी सन्‌ 
५९० (११९३ ई०) में गजनी से श्रयाण किया और कन्नौज तथा बनारस 
की ओर बढ़ा तथा चन्दवार" के समीप राय जयचन्द्र को परास्त किया और 
३०० के लगभग हाथी प्राप्त किये। संक्षेप में युद्ध की घटनाएँ इस प्रकार है; 
राजपूत सेवा घन्दवार तथा इटावा के भध्यवर्ती मंदान में युद्ध के लिए सन्तद्ध 
थीं; मुसलमान सेना की अग्रपक्ति ने हिंदुओ को बुरी तरह परास्त कर दिया। 
अपनी सेनाओं तथा हाथियों का अभिमान करनेवाला जयचद्ध वाण के 
आधात से बुरी तरह घायल होकर भूमि पर गिर पड़ा। उसका सिर 
भाले की नोंक पर टाॉगकर मुसलमान सेवापति के समक्ष ले जाया गया 
और उसका शव “अपमान की धूलि में फेक दिया गया।” तदुपरांत 
मुसलमान सेना ने असवी”* के दुर्ग की ओर प्रस्थान किया, जहाँ राय ने 


अर १६. चन्दवार आगरा जिले में फिरोजाबाद के समीप एक गाँव है। 
कम्भ्रिज हिल्द्री ऑव इंडिया! (३, पू० ४३) में लिखा है कि चन्दवार 
चर्तमान फिरोजाबाद है; यह कथन ठोक नही है। चन्दवार आज भी भौजूद 
है। यहाँ के चतुर्वेदी लोग प्रसिद्ध है। 
१७. असनी का स्थान-निर्धारण नहीं किया जा सकता) उतवी (इलियद, 
२, पु० ४७) ने असी नामक स्थान का उल्लेख किया है, और इसके विपय 
में लिखा है कि यह स्थान चारो ओर ब्रिकट वन से घिरा है, जो ऐसे 
भयेकर सांपों से भरा है कि कोई भी संपेरा मन्त्र से उनको वश में नहीं 
कर सकता और वह काले इतने होते है कि पूणिमा के चन्द्र की किरणें 
भी उनके शरीर पर प्रतीत नही होती। इठावा डिस्ट्रिक्ट गजेटियर' (पू० 


03 सध्यवुग का इतिहास 


अपना कोष रखा हुआ था। इस दुर्ग पर अधिकार किया गया और यहाँ 
सुछृतान के हाथ बहुत घन छगा। इसके बाद वनारस पर थाक्रमण किया 
गया और इस पवित्र नगरी में इस्लाम को सेनाओ ने “लगभग एक सहन 
मंदिरों को नष्ट किया और उनके स्थान पर भल्जिदें वनवाईं; शरियत' (कुरान 
के नियमों) को कार्यरूप में छाया गया तथा धर्म की नींव जमाई गई।” 
विजयोल्लास में विनाझ्ष के इन कार्यो को प्रवल प्रेरणा देनेवाी होती थी 
चह “हृदयहीन भावना जो नरहत्या को विधिविहित, छूटपाट को सियमा- 
नुमोदित तथा विनाश को पवित्र कृत्य बना देती थी।” हिंदू सरदार 
सुलतान के प्रति आदर-भाव प्रकट करने को आने छरूगे और सुल्तान के 
माम के सिक्के ढाले जाने ऊगे। जान पडता है मुसलमानों को माम-मात्र 
के विरोध का भी घामना » करना प्रद्म और बड़ी सरलता से उनका 
समग्र देश पर अधिकार स्थाप्रित हों गया। इस पराजय के बाद गहरवार 
राजपूताना में जा दसे और वहाँ इन्होने जोधपुर राज्य की मीच डाली । 
तत्पश्चात्‌ सुलतान में कोल की ओर प्रयाण किया और कुतुबुद्दीन को भार- 
तीय प्रदेशों का शासन सौंपकर, लूटपाट से प्राप्त विपुल्ल संपत्ति छेकर वह 
गजनी लौट गया। 

भारत में कृतुबुद्दीन ने सतत विजयो का गौर प्राप्त किया। अजमेर के 
राय को, जो' गजनी की अधीनता में था, हरिराज मे अधिकार-च्युत कर 
स्वयं सिंहासन पर अधिकार कर छिया था। दाय ने कुतुबुद्दीन से सहायता 
की याचना की और कुठुबुद्दीत ने विशाल सेना ेकर हरिराज पर आक्रमथ 
कर दिया। हूरिराज ने कुतुबुद्दीन से युद्ध करने का साहक्ष किया, परन्सु 
रुणभूमि में मारा गया। राय को पुनः सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया गया; 
परन्तु उस' पर तियन्त्रण रखने के लिए एक मुसलमान प्रशासक नियुक्‍त किया 
गया। अजमेर से ऐवक ने हिजरी, सत्‌ ५९३ के सफर मास में (९ जनवरी, 
११९७ ई०) नेहरवाल्ा के राजा भीमदेव के विरुद्ध प्रयाण किया और 
उसको परास्त कर अपने स्वामी की उस पराजय का पूरा पुरा बदला 
लिया जो उसको भीमदेव के हायो सहन करनी पड़ी थी। हसत बिन निजाम्री 
लिखता है। “उनके अधिकांश नेता बंदी बनाये गये और लगभग ५० सहिस 





७) के लेखक का कथन है कि असी नामक स्थान पूर्व की ओर कन्नौज 
पे है और असी के दुर्ग हा स्थान निर्धारण निरचयता से नही किया 
जा सकता। परल्तु जाम-उल्-तवारीख-ए-रक्षीदी! (इलियट लिखित 'हिस्टोटि- 
यत्स! १, पूृ० २७-३८) से ज्ञात होता है कि बसी कन्नौज से दक्षियन्पश्चिम 
की और १८ फर्लांग की दूरी पर स्थित था। 


भारत पर विजय तथा दास-वंश का अम्युदय १३५ 


विधर्मियों को तलवार के द्वारा नरक में भेज दिया गया, तथा बंध किये 
गये छोगों के ढेर से पहाड़ और मंदान समतलू हो गये।” विजेता के हाथ 
२० सहस्र दास, बीस हाथी, पशु तथा अगणित अस्त्र-शस्त्र लूटपाट में छंगे। 
कुतुबुद्दीन ने अल्पकाल में ही ग्वालियर, बियाना आदि स्थानों को विजय कर 


लिया और उनके शासको को गजनी का प्रभुत्व स्वीकार करने को विवश्य 
कर दिया। 


बिहार फी विजय--विहार की विजय का कार्य मुहम्मद-बिन-बस्ति- 
यार खिलजी द्वारा आइचर्यजनक सरलता से संपन्न किया गया। खिलजी 
बहुत “निर्भीक, साहसी तथा विचारशील” नायक था और उसकी सैनिक 
कार्यो में ख्याति के कारण कुतुबुद्दीन ने सम्मान के वस्त्र प्रदान किये थे। 
बिहार की सीमा में अनेक लूटपाट के अभियानों के पश्चात्‌ उससे 
संभवतः ११९७ ई० में २०० अश्वारीहियों का दल लेकर इस प्रदेश पर 
सुनियोजित आक्रमण किया। साहसपूर्ण आक्रमण द्वारा उसने दुर्ग पर अधि- 
कार कर लिया और उसके हाथ अपार सपत्ति लगी। भारत में बिहार ही 
केवल ऐसा प्रान्त बच रहा था जहाँ कट्टर बौद्धपा७-णासकों के प्रोत्साहन 
के कारण अभी तक बौद्ध-धर्म जीवित था। निस्संदेह यहाँ वहू पश्चातूकालीन 
बौद्धधर्म प्रचछित था, जिसमें उसके महान्‌ धर्म-प्रवतेंक के उच्चादर्शों का 
अभाव था और मूततिपूणा जैसी अनेक ऐसी विधियाँ चकछ पड़ी थी जो भगवान्‌ 
बुद्ध के मूलसिद्धांतों के प्रतिकूल थी। मुसलमान इतिहासकार ने दी प्रत्यक्ष 
रूप से देसनेवाले व्यवितयों से प्राप्त सूचना का आधार छेकर विधमियों के 
विभिन्न सप्रदायों में भिन्नता ने दिखाते हुए लिखा हैं कि नगरनिवासियों को 
जी सबके सब मुण्डित ब्राह्मण थे तलवार के घाट उतार दिया गया। यह सेव 
बौद्ध भिक्षु थे और विहार' में निवास करते थे। इस बिहार को भूमिसात्‌ 
किया गया तथा पुस्तकालय की पुस्तको को छीतकर इन आक्रामकों ने जहाँ- 
तहाँ बेर दिया।" मध्यकाल में वौद्धवर्म में स्थान पानेवाछी मूर्तिपृजा ने 





१८. खिलजी छोग तुर्क थे, जिनमें से कुछ गर्मंसीर में बस गये थे और 
बाद में भारत में आकर सुलतान मुईजुदीन की सेवा में रहने छगे थे। 
खिलजियों की उत्पत्ति के विषय में अवेक जनुमान किये गये हैं, परन्तु यहाँ 
पर इतना जान लेना ही पर्याप्त होगा कि बह तुकं-अफगान जाति के थे 
और जीविका को खोज में भारत भा गये थे। 

इस विपय पर ८दबें अध्याय में विस्तृत विचार किया गया है। 

१९. तवकात-ए-नासिरी' के छेसखक का कथन है कि वहाँ एक भी 
हिंदू जीवित न बचा था, जिससे इन पुस्तकों में वर्णित विषय का ज्ञान प्राप्त 
हो सकता। लेकिन अगलो पंक्ति में यहीं लेखक कहता है कि जब यह 


है मा 


१३६ भध्ययुग का इतिहास 


मुसलमानों की विनाश की प्रवृत्ति को और भी प्रोत्साहित किया। आज भी 
उस काल के बौद्ध बिहारों तथा स्तूपों के जो खंडहर मिलते हैं उनसे तत्कालीन 
बौद्ध समाज में मूर्तिपुजा के प्रति व्याप्त उत्साह के प्रमाण उपलब्ध होते हैं। 
बिहार पर मुसलमानों के जाक्रमण से बौद्ध-धर्म को प्राघान्तक आधात लगा; 
परंतु संवत्‌ १२७६ (१२१९ ई०) के विद्याधर के एक अभिलेख से ज्ञात 
होता है कि मुसलभान-आक्रमण से उत्तर भारत में वोद्ध-धर्म पूर्णतया लुप्त 
नहीं हो गया था।” विहार पर अधिकार स्थापित कर, तथा छूटपाद से 
प्राप्त अपार संपत्ति साथ लेकर मुहम्भद कृतुब॒द्दीन के समक्ष. उपस्थित 
हुआ। कुतुबुददीन उसके सफल प्रयत्नों से बहुत प्रसन्न हुआ और उसके प्रति 
अपना विश्वास प्रदर्शित करने के लिए उसको अपने विशेष व्वालय से 
सम्मान के वस्त्र प्रदान किये। 

बंगाल को विजप--विहार की विजय के सभवतः दो वर्ष पश्चात्‌ 
बंगाल को जीता गया। फरशाता के तिवासी शमसुद्दीन नामक सैनिक से, जो 
मुहम्मद-विन-बस्तियार की सेना में था, बंगाल के अभियान का वर्णन 
सुनकर, उसके आधार पर मिनहाज-उस्‌-सिराज ने छिखा है कि--'मुहम्मद 
बलछ्तियार ने एक सेना त॑यार कराई, विहार से प्रवछ वेग के साथ प्रस्थान किया 
और वह अप्रत्याशित रूप से नदिया नामक नगर के सम्मुस इस ढेंग से 
आ धमका कि उसके पाहवें में १८ से अधिक अश्वारोही ने चछ पार्ये और 
शेष सैहिक उसके पीछे पीछे चछे आ रहे थे। नगर के प्रवेश-वार पर 
पहुँचने पर मुहम्मद-ए-वस्तियार ने किसी के साय छेड़छाड़ नहीं की और इतनी 
दृढता तथा शांतिपूर्वक आगे बढा कि छोगों ने समझा कि संभवत्तः यह कोई 
व्यापारियों का दल है और घोडे बेचने के लिए छाया है भौर तब तक 
उन्हें यहू कल्पना भी नहीं हुई कि यह मुहेम्मद-ए-बस्तियार है, जब तक 
कि उसने राय लखमनिया के निवास के द्वार पर पहुचफर तलवार सीच कर 
काफिरों का बंधे करना प्रारंभ न फर दिया।”' इमी छेसता ने आगे 





पुस्तकें पढ़ी गई तो विदित हुआ कि यह गढ़ी एक विद्यालय थी, जिसको 
बौद्ध लोग विहार! कहते थे । 

रेवर्टी तवकात-एनामिरो', ३, पु० ५२२३॥ 

२०. प्यूरर--दि झर्की आए्टिंचर बॉय जोौनपुर्र पृ० ७००७३॥ 

२१. तबयात-ए-नामिरी' १, पृ० ५६ज:८टा मिनद्ाज (११० ५५ ६० 
५२) दिपता है कि फरगवा-निवास्ी दो भाई निजामुद्दीन' वे धमगुहीन 
दा हम्मर्दिन-्यम्तियार की गेंवा में थे। घमसुद्दीर से _ उसरी भेद १२४३ 
ई में सनौती में हुई और उसी से प्राप्त मूचगा के आपाद पर उससे 


हा 


भारत पर विजय तथा दास-वबंश का अम्युदय श्र 


फक्‍िखा है कि राजा उस समय भोजन कर रहा था; और जब बाहर से 
प्रताड़ित व्यक्तियों का चीत्कार उसके कानों तक पहुँचा तो उसके हाथ के 
तोते उड़ गये और वह महल के चोर दरवाजे से नंगे पाँव भाग मिकछा। 
महछू का कोष लूटा गया तथा राजा की स्त्रियों, अनुचरो और आश्रितो 
को' पकड़ लिया गया। राय लखमनिया (लक्ष्मण सेन) भागकर ढाका 
पहुँचा, जहाँ उसके वंशज छोटे से राज्य पर बहुत समय तक शासन करते 
रहे। यह वास्तव में जो कुछ घटित हुआ उसका अतिशयोक्ितिपूर्ण चर्णन है और 
वयोवृद्ध राय! के साम सम्बन्धी भूल का आधुनिक गवेषणाओ से सुधार हो गया 
है। भुहम्मद ने नदिया नगर को नप्ठ कर दिया और छखनौती या गौड़ को 
अपनी राजधानी बवाया । सारे बगाल पर आधिपत्य स्थापित कर उसने मुसल- 
मान-शासन-अणाली प्रचलित की। खुतवा पढ़ा गया और सिक्‍के संभवतः 
सुलतान' मुईजुद्दीन' के नाम पर ढाले गये, जिसके प्रति' इस नायक के हृदय 
में बहुत आदर था तथा सतो के लिए मकतंवों (विद्यालयों) की स्थापना को 
गई। नदिया में लूटपाट से प्राप्त विपुल संपत्ति का बहुत बड़ा भाग मुहम्भद 
में अपने स्वामी कुतुबुद्दीन के पास भेज दिया । 


तवकात-ए-नासिरी में मुहम्मद-विन-वस्तियार के तिब्बत-अभियान का 
संविस्तार वर्णन किया गया है; परल्तु इस वर्गन के घटना-क्रम में बहुत 
अस्पष्टता है। तुकिस्तान एगं तिब्बत को विजय करने की इच्छा से प्रेरित 
होकर उसने दस' सहस्न अश्वारोहियों की सेना एकत्र की और परववतों 
तथा घाटियों को पार करता हुआ यह १५ दिन की कठिन यात्रा के बाद 
तिब्बत पहुँच गया। तिब्बत-निवासी बहुत वीरता से लडे और “मुसलमान 
पैना के अनेक वीर मारे गये तथा आहत हुए |” इस विपत्ति-सकुल देश में 





बंगाल के अभियान का वर्णन लिखा। वंगाल को विजय किया भया, इतना तो 
निविवाद है, परन्तु विजय करने के ढग के विपय में बहुत मतभेद हैं। 

२२. राजा भागकर सोतारगाँव के समीप विक्रमपुर नामक स्थान में गया। 
यह गोड़ से भागकर आनेवालों के छिए सुरक्षा पाने का स्थान था। उसकी 
मृत्यु १९०५ ई० के छगमग हुई। 

२३. तबकात-ए-नासिरी' के मूछ उद्धरण का इछियट (२. पृ० ३०९) 
ने अनुवाद किया है, जिससे ज्ञात होता है कि उसमे खुतवा अपने ही 
नाम का पढ़वाया, परंतु मेजर रेवर्टी के अनुवाद से ऐसा विदित नहीं 
हीता। रेवर्टी ने टिप्पणी (१, पृू० ५५९) में स्पप्ट कर दिया है कि मूछ 
पुस्तक के वर्षन से ऐसा प्रकट नहीं होता। 

देखो, दामस, कानिकल्स, पृ० ११०। 


१३८ मध्ययुग का इतिहास 


शग्रुओ से अपने आपको घिरा हुआ पाकर मुसलमानों ने छोट जाने का 
निश्चय किया। अनेक मुसछमान वायमती नदी (संभवतः ब्रह्मपुत्र की एक 
सहायक नदी ) को पार करने के प्रयत्व में डूब गये, क्योंकि यह नदी थोड़ी 
दूर तक ही पार करने योग्य थी; मुहम्मद-वेन-बस्तियार भी वड़ी कठिनाई 
से यहाँ से बचकर पार हो सका।ए 

कालिजर की विजय--१२०२ ० में कुतुबुद्दीन ने बुंदेलखंड के चंदेल 
शासक परमरदि था परमाल पर आक्रमण किया। पृथ्वीराज तथा जयचत्ध 
जैसे पराक्रमी योडाओं के विजेता मुसलमानों के सामने परमाल कैसे टिक 
सकता था? 

परमाल पराजित हुआ और दृढता के लिए समस्त भारत में प्रसिद्ध कालि- 
ज़र का दुर्ग बिजेता के अधिकार में आ गया। परमाल के वीर आमात्य अजय- 
देव ने आत्राता से टक्कर ली परंतु उसका प्रयत्न विफछ रहा । मंदिरों को 
भूमिसातू किया गया तथा “पचास हजार मनुष्यों के गले में दासत्व का 
फंदा डाला गया और हिंदुओं के झवों से घरती पट गई।”* तदुपरांत 
ऐवक ने महोवा की ओर प्रथाण किया और उसको बडी सरलता से जीत 
लिया। इसके बाद कालपी एवं बदाऊं के दुर्गों पर अधिकार किया गया 
और इस प्रकार कुतुबुद्दीन मे उत्तर भारत के सब प्रमुख स्थानों पर गजनी 
का प्रभुत्व स्थापित कर अपनी स्वामिभक्ति का पूर्ण परिचय दिया। 

परिस्थितियों ने पछटा खाया--गजनी के धासक भारत में विजित 
प्रदेशों से संतुप्ट न हो सके। उनकी सतृप्ण दृष्टि सदैव पश्चिम के प्रदेशों पर 
लगी रही और वक्षु (ऑवक्सस) के तटवर्ती प्रदेशों को हस्तगत करने का 





श४. मेजर रेवर्टी कृत अनुवाद, पृू० ५६०-७२। इस पराभव के कारण 
मुहम्मद दुख से इतना अभिभूत हो गया कि वह लखनोती की सड़कों 
में सिर ऊंचा कर न चल सका। कुछ लेखकों का कथन है कि दुःख के कारण 
१२०६ ई० में उसने शरीर त्याग दिया, परंतु सत्य यह है कि खिलजी जाति के 
शुक सरदार अली मरदान ने उसका वध किया था। 

२५. ताज-उल्‌-मासिर--इलियट, २, पृ० २३१।॥ 

इन विजयों का क्रम निम्न प्रकार से था--- 

(१) अजमेर, (२) डॉांगर या बियाना, (३) ग्वाल्यिर, (४) 
नेहर्वाला, (५) काछिजर, (६) महोबा, कालपी, (७) बदाऊं। 

फिरिश्ता त्या ताज-उल-मासिर' के लेखक में घटनाक्रम में बहुत कुछ 
सहमति है। ब्रिग्स १, पृ० १७९-८०; इलियट ३, पृ० २२५-३२। 

'तवकात-ए-नासिरी' का वर्णव भी थोड़ी सी भिन्नता के साथ इनके 
वर्णन से मिछ्ता-जुछता है। (१५ पृ० ४७०)। 


भारत पर विजय तथा दास-वश्च का अम्युदय १३९ 


लोभ वह कभी सवरण न कर सके। महमूद के समय से ही गजनी के शासक 
इन प्रदेशों को अपने साम्राज्य में सम्मिलित करने के लिए विफल प्रयास 
करते रहे थे, परंतु इन प्रयत्नों के परिणामस्वरूप हानि और निराद्ा है 
उनके हाथ छगी थी। अपने पूर्ववर्ती किसी भी ध्यासक से कही अधिक 
विस्तृत भारतीय प्रदेशों पर झासन करनेवाले मुहम्मद ने भी हिजरी सन्‌ 
६०१ (१२०४ $०) में एक विशाल सेना लेकर ख्वारिज्म प्रदेश पर आक्रमण 
कर दिया। स्वारिज्म के शाह को खुरासान से तथा कराखिता के गुर साँ से 
सहायता प्राप्त हुई और इनकी सम्मिलित सेना ने आक्रमण का सामना बने के 
लिए प्रयाण किया। धाह और उसके सहयोगियों की सेना ने गोरी की सेना को 
युद्धभूमि में उतरने के लिए विवश कर दिया। इस असमान-वलो के युद्ध 
का परिणाम पहले से ही सुनिश्चित था। गोरी की रोना वुरी तरह कुचली गई 
और स्वयं सुलतान बडी कठिनाई से जान बनाकर भाग पाया।" शासक के 
व्यक्तिगत प्रभाव पर अवलम्वित राज्यों मे ऐसे पराभव से अराजकता फैल 
ही जाती है; अत' मुहम्मद की पराजय के समाचार के फंछते ही उसके साम्राज्य 
मैं विधटनतकारिणी शक्तियाँ सक्रिय हो उठी। गजनी का एके राजकर्मचारी 
शीघ्र ही भारत जा पहुँचा और सुल्तान का एक जाली अधिकारथपत्र दिखाकर 
उसने स्वयं को मुलतान का शासक घोषित कर दिया और सेना ने भी उसका 
शासकत्व स्वैकार कर लिया। गजनी में ताजुद्दीन यल्दोौज भासक बन बैठा 
था और उसने गजनी के धार वद कर सुलतान का अवेश रोक दिया था। 
दुर्दात्त खोखर विद्रोह का झंडा खडा कर पजाव के प्रदेशों फो पीडित फरने 
लगे थे। इस प्रकार साम्राज्य के प्रत्येफ भाग में सुल्तान को अधिकारख्युत 
करने के लिए विद्रोह तथा पड्यन्त्र होने ूमे। छेकिन सुलतान इस निराभाजनक 
स्थिति से विचलित न हुआ। उसने ज्ञीघ् ही मुलत्तान और गजनी पर अधिकार 
कर लिया और तव खोखरों का दमन करने के लिए हिन्दुस्तान की ओर प्रयाण 
किया। परिचम की ओर से सुलतान की सेना की तथा पूर्व की और से 
कुतुबुद्दीन के दल की चोटें खाते हुए खोखरों को अपनी स्थिति सेभालना 
कठिन हो गया। अंततः उन्होने झेलम नदी के एक घुमाव पर युद्ध किया 
जिसमें वह परास्त हुए। विजित सुरुतान कुलुबुद्दीन के साथ छाह्ीर लौट 
आया । पि 
खोखरों को दवा अवश्य दिया ग्रया था परन्तु पूर्णरूप से उतका दमन 
नही हुआ था। प्रत्यक्ष युद्ध में पराजित खोखरो ने कूटनीतिक चालछो का आश्रय 





२६. ताज-उल-मासिर' मे लिखा है कि सुल्तान को थोडा सा पराभव 
सहन करना पडा, परन्तु यहू कथन ठीक नहीं है। 


१४० मध्ययुग का इतिहास 


लिया। विगत युद्ध में अपने जाति-वंथुओ की मृत्यु का प्रतिक्षोष छेने की 
भावना उनमें तीव्र हो रही थी। इन बर्बरों के छिए तो रक्त का प्रतिभोध 
रघत से लेना ही न्याय का सर्वोच्च सिद्धान्त था। कुछ खोखरों ने तो 
सुरुतान के प्राण हरण करने का षड़्यन्त्र तक रच डालछा। लाहौर से गजनी 
की ओर प्रस्थान करते हुए सुलतान ने झेलम जिले के घामियक नामक स्थान 
पर विश्वाम के लिए डेरा डाछा! यहाँ 'मुलाहिदा' परिवार के एक रकत-पियासु 
ने उप्तको १२०६ ई०" में छुरा भोंककर मार डाछा। सुछृतान की चादुकारिता 
से तंग आकर इसाम फकरुददीन राजी ने एक बार कहा था, “ओ सुल्तान 
मुईजुद्दीन! कुछ समय बाद न तो तेरा यह वैभव और ऐंश्वर्य रह जायेगा 
और न राजी की चाटुकारिता और दिखावटीपन।” उसके यह शब्द सत्य 
सिद्ध हुए। 

मुहम्मद गोरी फा चरित्र--मिनहाज-उस्‌-सिराज ने मुहम्मद की उदारता 
तथा विद्वानों के संरक्षण की भूरि-भूरि प्रशमा की है। फिरिश्ता ने यद्यपि उसकी 





२७. ताज-उल्‌-मासिर' में लिखा है कि सुल्तान धामियक के समीप एक निर्मल 
निर्शर के तट पर तम्वू में झहरा। यहाँ जब वह संध्या काऊ की नमाज 
पढ रहा था कुछ दुरात्मा दौइते हुए आये और तीन सशस्त्र अनुचरों तथा 
दो झाड, ऊगानेवाले नौकरो को मार डाहा। तब इन्होंने सुलतान के तस्वू को 
घर लिया और तीत या चार आतत,यियों में से एक या दो उसके पास दौंड़कर 
गये और उस पर पाँच या छः: घाव छगाये। (इलियट, २, पृ० २३५-३६) 

फिरिश्ता ने लिखा हैं 6 वरमहीक नामक स्थान पर २० खोखरों ने 
सुल्तान को मार डाला। (फारसी पु० ६०) 

रेवर्टी त्वकात-ए-नासिरी', १, पु० ४८४-८५॥ 

इसमें लिखा है कि हिजरी सन्‌ ६०१ में धाम्यक के पड़ाव पर मुलाहिदा 
सम्प्रदाय के एक अनुयायी क हाथों शहीद होकर सुलुतान ने प्राण त्थागें। 

मुछाहिंदा लोग इस्लामी सम्प्रदाय के जिया हैं। 

एक समकालोन विद्वान्‌ ने सुछताद की मृत्यु पर निम्नलिखित कविता 
लिखीं 

“जल और थल के शहन्शाह्‌ ६२६६3 का कत्ल, 
विश्व के आदि से जिसके समान कोई राजा नहीं हुआ; 
ओह! छः सो दो के शावान की तीसरी तारीख को, 
हुआ धाम्यक के विश्वामस्थल़ में गजनी जानेवाली सट्क पर 
रंबर्टी, तबकात-एन्नासिरी, $ पृ० ४८७॥ 
सन्किग, अछ बदाऊंनी, १, पू० ७९१ 
शफरिश्ता, लखनऊ मस्क०, पृ० ६०। 
छेमपूछ, मेडियवल इन्डिया, १५ पृ० प७ा 


भारत पर विजय तथा दास-बंश का अम्युदय १४१ 


अशंसा में मिनहाज फी सी उदरता नही दिलाई है, परल्तु विद्वानों के प्रति उसके 
आदरभाव की उसते खूब प्रशसा की है। फिरिइ्ता लिखता है कि “उसको 
न्‍्यायपरायण झासकों जैसी प्रकृति थी, (वह) ईश्वर से डरनेवाल्ा, तथा 
हृदय में सदा प्रजा की भलाई का घ्यान रखनेवाला था।” वह महमूद जैसा, 
छग्य धर्मान्ध न था और अपने इस महान्‌ पूव॑वर्त्ती शासक से कहों अधिक 
राजनीतिज्न था। उसने भारत की राजनीतिक दुरवस्था को देखकर भारत में 
स्थायी शासन स्थापित करने का निश्चय कर लिया भा | महमूद ने धन- 
लछोलुपता के कारण भारतीय विजमों से प्राप्त हो सकनेवाले स्थायी महत्व 
के छामों को भुला दिया था। अतः उसके प्रयत्न केवल छूट-पाट तक ही सीमित 
रहे। परन्तु मुहम्मद ने प्रारम्भ से ही भिन्न मार्ग अपनाया; उसने अपने 
बिजित प्रदेशों के दासन को व्यवस्थित करने का प्रारम्भ से ही उद्योग किया । 
इस कार्य में उसको कुतुबृद्दीन नामक योग्य नायक से बहुत सहायता मिली, 
जिसने बाद में दिल्ली में दास-वंश की स्थापता की। 

महमूद का उद्देश्य स्थायी रूप से अधिकार स्थापित करना न था। उससे 
भी पूर्व अरब छोगों की विजय केवल एक ऐसे प्रांत तक ही सीमित रह गई थी, 
जो उपजाऊ न था। महमूद ने भारत में ववंडर की भाँति श्रवेश किया था और 
लूटपाट से अपार सम्पत्ति प्राप्त कर वह स्वदेश छौट गया था। उसके आक्रमणों 
का उद्देश्य राज्य स्थापना न होकर छूटमार ओर मूर्तियों का विध्वंस-मात्र था; 
और इन उद्देश्यों की पूर्ति होते ही उसने असंख्य भारतवासियों की ओर तनिक भी 
ध्यान नहीं दिया भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने की उसकी बिलकुल 
इच्छा न थी। परन्तु मुहम्मद यथार्थ में विजेता था । उसने देश को विजय कर 
स्थायी सत्ता स्थापित करने का उद्योग किया। भारत की पूर्ण बिजय वो तब 
तक असम्भव थी जब तक राजपूतो की घमनियों में योद्ाओं का रक्त प्रवाहित 
हो रहा था। परन्तु प्रथम बार मुहम्मद की विजयों से भारत का बहुत बड़ा 
भू-भाग मुसलमानों के सीधे अधिकार में आया। कुतुबुद्दीन को इन विजित 
प्रदेशों का शासन सोंपा गया और इस्लामी राज्य की सीमा का विस्तार करने' 
का आदेश दिया गया। इससे मुहम्मद के भारतीय अभियानों का उद्देश्य स्पप्टतः 
विदित हो जाता है। यह सत्य है कि वह स्वयं भारत में व टिका; परन्तु इसका 
कारण यह था कि अपने समय के उच्चाकांक्षी नायकों के समान उसकी भी 
फारस तथा वक्षु (ऑक्सस) प्रदेश को विजय करने की उत्कट अभिलापा थी। 
गजनी के प्रत्येक शासक ने पश्चिम की ओर साम्राज्य-विस्तार करने का उद्योग 
किया था; छेकिन मुहम्मद पर पुरानी लीक पर चलने का दोप गाना ठोक 
नहीं है। उसकी भारतोब विजयें अधिक दृढ थीं। उसकी मृत्यु के बाद गजनी 


श्र मध्ययुग का इतिहास 


का साम्राज्य छिन्न-भिश्न हो गया । किसी श्वक्तिशाली शासक के नियन्त्रण के 
अभाव में यह्‌ टिक भी न सकता था; लेकिन भारत में मुहम्मद ने जिस मुसलमान 
इक्ति की स्थापना की थी वह समय के साथ बढ़ती गई और अल्प-विस्तार 
के साथ स्थापित किया गया दिल्‍्ली-राज्य धीरे-धीरे वढते-बढ़ते पूर्व के 
'विशालतम साम्राज्यों में बिता जाने छगा। इस्लाम की ग्रौरव-वृद्धि के लिए 
यह कोई छोटी सेवा न थी। 
कुतुब॒द्दीन ऐवक का सिहासनारोहण --सुलतान मुईजुद्दीन मुहम्मद-बिन- 
साम का कोई पुत्र-उत्तराधिकारी ने था। मिनहाज-उसू-सिराज ने लिखा है 
कि एक बार जव उसके एक बहुत प्रिय सभासद्‌ ने उसका कोई 'पुत्र-उत्तराधि- 
कारी न होने पर चिता प्रकट की थी तो सुलतान ने निरपेक्ष भाव से उत्तर 
दिया था कि “दूसरे शासको के तो एक या दो ही पुत्र होगे; लेकिन मेरे 
तो तुर्की दासो के रूप में इतने सारे पुत्र हैं, जो मेरी मृत्यु के बाद मेरे अधिकृत 
प्रदेशों के शासनाधिकारी होंगे और उस समस्त प्रदेश में खुतबे में मेरा नाम 
मेरे बाद भी बनाये रखेंगे।” अपने स्वामी के देहान्त के पश्चात्‌ कुतुबुद्दीव 
ऐबक का प्रमुखता प्राप्त करता स्वाभाविक ही था। तुर्की अमीरो तथा सेना- 
भायकों ने उसको सुलतान चुता और गोर के शासक ने ,भी उसके अधिकारारूढ़ 
होने में अपनी सहमति प्रकट की। इस प्रकार वह हिन्दुस्तान का शासक वना 
और उसने एक झासक-वश की नीव डाली जो उसके नाम से विख्यात है। 
प्रारम्भ में ऐवक एक दास था। उसको निश्मापुर के काजी मे क्रय किया था 


२८. मेजर रेवर्टी का कहना है कि इंवक का अर्थ होता है 'निर्ब्ठ उँगलियों- 
बाला; एक रूम्बी टिप्पणी में उन्होंने यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि 
यह उसका प्यार का नाम था। फिरिश्ता ने स्पष्ट लिखा है कि उसको 
ऐवक इसलिए कहा जाता था क्योकि उसकी छोटी उँगली कटी हुई थी। 
'तबकात-ए-नासिरी' के उद्धरण से रेवर्टी महोदय की व्याख्या का समर्थन नहीं 
होता। इसके अतिरिक्त तुर्की भाषा में इवक' का अर्थ उंगली भी नहीं जान 
पड़ता । मुझे छगता है कि ऐव्क इस दास का असली नाम था। उस समय 
ऐेबक नाम के बहुत से दास थे। 

एपिग्राफिया इण्डो-मोस्लेमिका, १९११-१२; पृ० २०१ 

अजर रेवर्टी, तबकात-ए-नासिरी, १, पृ० ५१३-१४। 

टॉमस, दि क्रॉनिकल्स आँव पठान किग्स, पृ० ३२। 

संम्किग, अलब्बदाऊनी, १, पू० ७७। 

देखिए, टिप्पणी २, यहाँ अनुवादक का कढना है कि तुर्की भाषा में ऐ 
का अर्थ है 'चत्धमा और वक' का बये है स्वामी'। अनुवादक का मत है 
कि चरूद्मा से संबंध होने के कारण उसका यह नाम पढा न कि दूठी हुई 
उंगली के कारण। 


भारत पर विजय तथा दास-बंश का अम्युदय १४३ 


और काजी को कृपा से वह उसके पुत्रों के साथ कुरान पढ़ने छगा, धीरे-धीरे 
मिपुण अश्वारोही तथा घनुर्धारो बन गया और साहस' तथा पुरुषोचित गुणों 
के लिए प्रख्यात हो गया। काजी की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों ने ऐबक को 
एक व्यापारी के हाथ बैंच दिया जो उसे गजनी ले गया और इस व्यापारी से 
घसको सुलतान मुईजुद्दीन ने क्रम कर लिया। यद्यपि सूरत से एऐंबक बहुत 
भद्दा था परन्तु उसमें “आकर्पक गुण तथा अ्रशसनीय प्रभविष्णुता” विद्यमान 
थी, केवछ अपने गुणो के बल पर ही उसने धीरे-धीरे 'अमीर अखूर' (अश्व- 
शाला का अध्यक्ष ) का पद प्राप्त कर लिया और जब सुलतान ने ख्वारिज्म 
के शाह पर आक्रमण किया तो यह अश्वझाला के दाने-चारे का प्रवंध करने- 
वाले दल के नायक के रूप में काय्यं कर रहा था। भारतीय अभियानों मैं 
उसने सुलतान की अनन्य भक्ति-माव से सेवा की और उसकी अमूल्य सेवाओं 
के पुरस्कार के रूप में उसको सुलतान के अधिक्ृत भारतीय प्रदेशों का कार्यभार 
सौंपा गया। हिन्दुस्तान के प्रतिनिधि-शासक के रूप में उसको अपने सैतिक 
गुणों का प्रदर्शन करने का सुयोग भ्राप्त हो गया और अल्पकाल में ही उसमे 
अपने स्वामी के विजित प्रदेशों को सुरक्षित कर आगे बढ़ाया। वैवाहिक" 
सम्बन्धों से भी उसने अपनी शक्ति बढ़ाई; उसने ताजुद्दीत याल्दौज की पुत्री 
से विवाह किया, अपनी वहिन कुवाचा से ध्याही ओर अपनी पुत्री का विवाह 
अपने दास इल्तुतमिश के साथ कर दिया । 
कुतुबुद्दीन की विजयें--ऐबक ने हाँसी, मेरठ, दिल्ली, रणथम्भौर तथा 
कोल को हस्तगत कर लिया और जब सुलतान मुहम्मद कन्नौज के राजा 
के विरुद्ध प्रयाण किया था तो वह सुलतान की अम्यर्थना के लिए पेशावर 
तक गया था और उसको सुरूतान की सेना की अग्न-पंक्ति का नायकत्व सौपा 
गया था । सुलतान के गजनी लौट जाने के बाद उसने बनारस तक का प्रदेश 
» विजय किया तथा पृवीराज के भाई हरिराज से युद्ध किया, जिसने कोला 
को अजमेर से तिकाल दिया था; हरिराज उसके द्वारा पराजित हुआ। 
थोड़े समय बाद ग्वालियर पर भी उसने अधिकार कर लिया और ११९७ ई० 
में नेहरवाछा पर आक्रमण कर बहाँ के राजा को घनघोर युद्ध के बाद पूर्णतः 
परास्त कर सारा प्रदेश नष्ट-भ्रप्ट कर दिया । हिजरी सत्‌ ५९३ से ५९९ 
(११९६-१२०२ ई० ) के वीच के छ: वर्षों में भारत में कोई युद्ध न लड़ा 
गया; इसका कारण संभवतः यह था कि इस समय गियासुद्दीन तथा सुईजुद्दीन 
दोनों का ही ध्यान खुरासान की ओर छगा था और वह अपने प्रवल प्रतिहंदी 
ख्वारिज्म के शाह की बढती हुई शक्ति को रोकने के प्रयत्न में संछूग्त थे। 
हिंजरी सन्‌ ५९९ (१२०२ ई०) में कुतुवुद्दीन ने वुन्देलखण्ड स्थित कालियर 


१४८४ मब्ययुग का इतिहास 


के दुर्ग पर (आक्रमण किया, जिसको आज तक हिन्दू लोग अजेय समझते 
थे ।* दुर्ग को घेर लिया गया; हिन्दुओं ने आक्रामको का सामना करने का प्रयल 
किया, परन्तु उतका दमन कर दिया गया। मुसलमानों के हाथ विपुल सम्पत्ति 

लगी और पचास सहस्न नर-नारियों को बंदी बनाया गया तथा हसन मिजामी के 
अनुसार “मदिरों को मस्जिदों के रूप में, शुभ-कार्यो के स्थानों के रूप में परिणत 
किया गया और जप-परायण संतो की मत्र-ध्वनि तथा प्रार्थना के लिए आह्वान 
करनेवालों का उद्घोप उच्चतम आकाण् तक उठने छगा और मूत्तिपूजा को 
पूर्णतः समाप्त कर दिया गया ।”** इसके वाद महोबा को विजय किया गया और 
विजयी सरदार वदाऊँ को जीतता हुआ दिल्‍ली लौट आया। वंगारू तथा बिहार 

को बर्तियार का पुत्र मुहम्मद खिलजी विजय कर चुका था और उसने कुतुबुद्दीन 

का प्रभुत्व स्वीकार कर लिया था! इस प्रकार दिल्ली से कालिजर व गुजरात 
तथा छखनीती से लाहौर तक का प्रदेश तुर्को के अधिकार में आ गया था। 

यद्यपि कुतुबुद्दीन ने निरंकुशता से शासन किया, परन्तु दिल्ली राज्य के सुदृरस्थ 

प्रदेश पूर्णतः अधीन न हो पाये और न देय के कोटिश हिन्दुओं ने ही हिन्दुस्तान 

में मुसलमान-शासन की स्थापना के श्रति स्वीकृति का भाव प्रदर्शित किया। 


इससक के रुप में भुतुबुद्दीन--कुतुबुद्दीन वहुत साहसी तथा उदार-हृदय 
शासक था। ताज-उल्‌-मासिर' के छेखक हसन विन निजामी ने, जो उससे भलछी- 
भाँति परिचित था, उसकी मुवतकठ से प्रशसा की है और उसके विषय में लिखा है 
कि वह योग्यतापूर्वक शासन केरता था, निष्पक्ष न्याय करता था और प्रजा के हित- 
साधन के लिए सतत प्रथत्तशीछ रहता था। इसी इतिहासकार ने अलंकारिक 
आपा में कहा है कि उसके राज्य में भेड़ और भेड़िया एक ही घाट पानी पीते थे, 


और यह कथन प्रकट करता है कि कुतुवुद्दीन न्‍्याय-प्रिय तया निष्पक्ष था। उसने 
यातायात के मार्गों को डाकुओं से सुरक्षित किया और यद्यपि “खुदा की राहपर 
लड़नेवाले श्वितिशाली योद्धा” के समात युद्धों में उसने भी हजारों हिन्दुओं को 
दास बनाया था, परन्तु अन्य अवसरों पर उनके प्रति उसका व्यवहार दयापूर्ण 
इहा। सभी लेखकों ने उसकी उदारता की प्रशंसा की है और खतत्ते लास- 
बरुश' (लाखों का दान देनेवाछा ) की उपाधि से विभूषित किया है। मिनहाज- 
उस-सिराज लिखता हैं कि वह लाखों का दान करता था ओर ह॒त्याएँ भी 
इतनी ही विपुल संख्या में करता या; अत. उसकी दानशीलता तथा सहार- 
परायणता से हिन्दुस्तान उसके मित्रों से पूर्ण तथा झत्रुओं से साडी हो गया था । 


नाव आपात ह ह्रो चुका है। 
५ इसका पहिले उल्ठेस हो चुका है 
2 हि ० रश्री 


३०. 'वाज-उलन्मातिरं इस 2, 
$ आं0 


छः 


भारत पर विजय तथा दास-बश का अम्युदय श्डप्‌ 


ऐबक एक योग्य तथा शक्तिशाली शासक था । उसने सदेव अपना चरित्र 
उच्च रक्खा। जीवन में केवल एक वार अपने प्रतिद्वंद्वी यल्दोज की पराजय के 
बाद गजनी पर अधिकार पा छेने के अवसर पर ही वह विलासमस्त हुआ 
था; लेकिन उसकी विलासिता से उसके प्रति गजनी की जनता की सद्‌- 
भावना समाप्त हो गई और इसी कारण यल्दौज ने आश्वयंजनक शीघ्रता के 
साथ अपना खोया अधिकार प्राप्त कर लिया। बीर एवं शक्तिशाली तथा 
मुसलमान-आदिशों के' अनुसार विचारशील तथा न्याय-परायण ऐवक इस्लाम 
का दृढ़ भक्त था और विदेश में रण-बाँकुरी जातियों के बीच एक विश्ञाल 
राज्य का सस्थापक होने के कारण वह भारत के महानतम मुसलमान-विजेताओं 
की पंक्ति में स्थान पाने का अधिकारी है। दिल्‍ली तथा अजमेर में एक-एक 
मस्जिद बनवाकर उसने अपना धामिक उत्साह प्रकृठ क्रिया । इन दोनों मस्जिदों 
का निर्माण भग्न मंदिरों की सामग्री से किया गया था। अंततः ११०१ ई० 
में अपने उत्तराधिकारियों के लिए विस्तृत राज्य छोडकर वह चोगान'' खेलते 
हुए इस संसार से कूच कर गया। 

ऐबक के देहान्त के बाद अव्यवस्था--कुतुब॒ुद्दीन के आकस्मिक देहावसान 
के बाद हिन्दुस्तान के अमीरों” तथा 'मलिको” ने 'अराजकता के नियन्त्रण, 
जनता की शांति तथा सेना की सुष्टि के लिए” आरामशाहू को सिहासन 
पर भ्रतिष्ठित किया, जिसको ऐवक का पुत्र बताया गया है। कुतुवुद्दीन के 
दामाद मछिक नासिरुद्दीन कुबाचा ने उच्छ एवं मुलतान पर अधिकार जमा 
लिया। चारों ओर अस्तव्यस्तता बढ़ती देखकर सरदारों को एक शक्तिशाली 
एवं निपुण शासक की आवश्यकता का अनुभव होने छूगां; अतः उन्होंने वदाऊं 
के प्रतिनिधि-शासक इल्तुतमिश को दिल्ली-साम्राज्य का शासन सँमालने के छिए 
निमन्त्रित किया । आरामशाह ने उसका विरोध किया परन्तु उसके प्रतिद्वंद्वी ने 
उसका देमत कर दिया और संमवतः उसको मार डाला,। इस प्रकायुकृतुब॒द्दीन 
की मृत्यु के बाद उसका राज्य चार भागों में वेट गया--सिंध पर नासिरुद्दीन' 
कुबाचा ने अधिकार कर लिया था; दिल्ली तथा समीपतवर्ती प्रदेशों पर इल्तुतमिश 
का अधिकार था; छखनौती पर खिलजी मलिकों का शासन था, और 
कुतुबुद्दीन के देहान्त के बाद अलीमर्दाव खिलजो ने दिल्‍ली का आधिपत्य 
ठुकरा दिया था; लाहौर पर क्रमशः नासिरुद्दीन कुबाचा, शमसुद्दीन इल्तुतमिश्न 
और गजनी पर झासन करनेवाले यल्दोज ने अधिकार स्थापित किया । 





३१. चौंगान का खेल आजकल के पीछो खेछ के समान खेछा जाता या। 
मध्ययुग के प्रारम्भिक-काछ में यह खेल भारत तथा फारस में बहुत प्रिय था। 
फ्रा० १० है 


अध्याय ६ 
दास-वंश के शासन का विस्तार तथा संघटन 


इल्तुतमिश का सिंहासनारोहण--हिजरी सन्‌ ६०७ (१२१० ई०) में 
पैंसहासन ग्रहण करनेवालाएँ शमसुद्दीन इल्तुतमिश' दास-वंश का महानतम शासक 
था। वह एक दास का दास था और अपनी योग्यता के बल पर ही इतनी ऊँची 
स्थिति प्राप्त करने में सफलछ हुआ था तथा योग्यत्म व्यक्ति होने के कारण 
ही सिंहासन के अन्य आनुवंशिक अधिकारियों को दबाकर शासक बना था । 
सिंहासन पर कुतुबुद्दीन का अधिकार भी न्यायानुमोदित न था और इल्तुत- 
मिश ने भी उसी सिद्धान्त का अनुसरण किया जो मुसलमानों के इतिहास में 
सदैव मान्य रहा कि शक्ति का अधिकारी वही होता है जो इसका नियन्त्रण 
कर सकता है। लेकिन ,, उसके,लिए दिल्‍ली का सिंहासन फूलों की सेज न था । 
बहू भयंकर परिस्थितियों से घिरा हुआ था जिसके कारण उसको अनेकों 
आपत्तियों का सामता करना पड़ा। यल्दौज तथा कुबाचा जैसे प्रतिद्वंद्वी 
जो अपने अपने राज्य की सीमा में निबधि अधिकार का उपभोग करते 
थे, समग्र गजनी साम्राज्य के अधिपति बनने के लिए प्रत्यक्ष रूप से प्रयत्न- 
शील थे; और जुछ मुइज्जी तथा कुतंबी अमीर ऐबक' के वंशजों के न्यावानू- 





१. इसके नाम का यह रूप अब साधारणतया सवको मय हो गया 
है इस्लाम के सिद्धांतों के अनुसार दास-शासक कहना एक-दूसरे से स्वेधा 
विरुद्ध उपाधियों का प्रयोग करना ही होगा। शासक पद पर प्रतिध्ठित 
होनेवाले यह दास राजकीय गौरव प्राप्त करने से पूर्व अपने स्वामियों के 
द्वारा दासत्व से मुक्त किये जाते थे। यहाँ इस वंश का ऐसा नाम केवछ 
सुविधा के विचार से दिया गया है। 

, २. शमसुद्दीन इल्तुतमिद् को जमालुद्दीन नामक व्यापारी ने मोर लिया 
था और वह इसको गजनी से छाया था। वहाँ से यह दिल्ली लाया गया 
और बाक नामक एक दुसरे दास के साथ कुछुबुद्दीन के हाथ बेच का ग्रया ! 
कहा जाता है कि सुलतान मुहम्मद गोरों ने कुतुवद्दीन से कहा था कि “इल्तुत 
सभिश के साथ अच्छी व्यवहार करो, क्योंकि वह विशेष योग्यता प्रकढ करेगा। 
झमसुद्वीत को पहिले कुतुबुद्दीन का 'सरजानदार' नियुबत्त किया गया और 
तब अभीर-ए-शिकार' के पद पर नियुक्त किया गया और याद में जब ग्वालियर 
जीता गया, उसको वहाँ का अमीर बनाया गया। तत्पश्चात्‌ उसको बदाऊं 
का झासन सौंपा गया। 

१४६ 


दास-वंश के शासन का विस्तार तथा संघटन श्ड७ 


मोदित अधिकार का हरण कर धिहासन पर प्रतिष्ठित होनेवाले इल्तुतमिश 
के प्रति अपने हृदयों में गहरी घृणा बसाये हुए थे। सिहासन पर वैध-अधि- 
कार न होना तथा भारत जैसे देश में दास के दास के प्रति घृणा का भाव 
प्रदर्शित करना---इन दोनों बाधाओं ने मिलकर उसकी स्थिति को विकृट बना 
दिया। इनके अतिरिक्त हिंदुस्तान के राजपूत राजा तथा सामंत अभी तक 
अपनी स्वतञता के अपहरण को भूले न थे, केवल नाम-मात्र के लिए ही 
उन्होंने मुसलमान शासक को अधीनता स्वीकार की थी। 

लेकिन इल्तुतमिश् विकट परिस्थितियों से हार मावकर बैठ जानेवाला 
व्यक्ति न था और वह शीघ्र ही दृढ़ता एवं तत्परता के साथ इस संकठा- 
पन्न स्थिति को निश्चयात्मक रूप से सुलझा देने के कार्य में जुट गया। 
सर्वप्रथम उसको मुइज्जी तथा कुतबी अमीरों के विरोध का सामना करना' 
पड़ा; इन लोगों ने दिल्‍ली के बाहर एकत्र होकर स्पप्टतः विद्वोह कर दिया 
था। सुलतान ने उनके विरुद्ध प्रयाण किया जौर जूद के मंदान में उनको 
हराकर उनके अधिकांश नेताओं को तलवार के घाट उतार दिया। 

प्रतिदंद्वियों का दमन--अपने राज्यारोहण का विरोध करनेवाले 
अमीरों एवं सरदारों का दमन कर इल्तुतमिश ने बदाऊे, अवध, वनारस 
तथा शिवालिक प्रदेश सहित समस्त दिल्‍ली राज्य पर दृढ़तापूर्वक अपना 
क्षभिकार स्थापित कर लिया। छेकिन उसका अधिकार तभी सुरक्षित हो 
सकता था, जब उसके प्रतिद्वंद्वी पूर्णतः पराजित हो जाते, अतः उसने इनका 
दमन करने के लिए तैयारियाँ प्रारंभ कर दी। 

यल्दीज को सुलुतान मुहम्मद ने क्रम किया था और उसे तुर्क-दासों का 
नायक वना दिया था। उसकी योग्यता तथा साहस से भ्रभावित होकर 
सुछूतान ने उसको किरमान का विली' बना दिया) उसके विपय में मिवहाज- 
उस-सिराज लिखता है कि “वह एक महानू, धमं-परायण, विनम्र, दयालु, 
सहृदय तथा अतीव सुन्दर आकृतिवाछा शासक था। अपने स्वामी की 
मृत्यू के बाद भलिको एवं अमीरों की सहमति से वह गजनी का शासक 
बन भ्या। गोर के झासक ने उसको दासत्व से मुक्ति का आज्ञा-पत्र 
अदान किया तथा सिंहासन पर अपना अधिकार उसके पक्ष में त्याग दिया। 
इस प्रकार यल्दोज गजनी के सिंहासन पर श्रतिध्ठित हुआ, परंतु उसको 
निकालकर कुतुबुद्दीन स्वयं शासक बन बैठा। सत्वर सफलता प्राप्त हो जाने 
से कुतुबुद्दीन का सिर फिर गया, वह विछासी वन गया और उसके मदिरो- 
न्मत्त साथियों के दुराचारों से गजनी की जनता में उसके प्रति घृणा जागृत 
हो गई भर उन्होंने यल्दौज को राज्यभार ग्रहण करने के लिए आमन्वित 


श्ड्८ट मध्ययुग का इतिहास 


किया। यल्दौज बहुत पराक्रमी योद्धा था, उसने हिंदुकुश के पार अनेक 
सफल अभियान किये थे, परतु ख्वारिज्म के शाह से प्रताड़ित होकर उसको 
हिंदुस्तान की ओर भागना पड़ा और सिंध के शासक नासिरुद्दीव कुवाचा 
को हराकर उसने पंजाब में अपना शासन स्थापित किया। अपने राज्य की 
उत्तरी सीमा पर ऐसे प्रवल प्रतिद्ंद्ी की उपस्थिति सहन न कर इल्तुतमिश ने 
उस पर आक्रमण कर दिया ओर १२१५ ई० में इतिहास में प्रसिद्ध तराइन के 
युद्ध-क्षेत्र में, जहाँ राय पिथौरा को मुहम्मद गोरी से पराजित होकर अपने 
राज्य से हाथ घोना पड़ा था, पूर्णतया परास्त कर दिया। यल्दौज को बंदी 
चनाकर, बदाऊं के दुर्ग में भेज दिया गया, और बाद में मुसलमाव-शासकों 
की प्रवर्तित प्रथा के अनुसार, उसका वध कर दिया गया। यल्‍्दोज के 
पराभव के वाद, नासिरुद्दीन कुबाचा की बारी आई। उसने इल्तुतमिश से 
युद्ध में परास्त होने के वाद १२१७ ई० में उसकी अधीनता स्वीकार कर 
ली। परंतु उसका पूर्ण पराभव १२२७ ई० से पूर्व न हो सका। 

चंंगेजजाँ का आक्रमण--यह्‌ संकट उस घनघोर घटा के सामने कुछ 
भी न थे जो १९२१ ई० में भारत पर घिर आये। मध्य-एशिया के पर्वतीय 
प्रदेशों से निकूछकर मंगोलो' के दल चगेज खां के नेतृत्व में लूटमार के लिए 
निकल पड़े थे और मार्ग में पड़नेवाले देशों को नप्ट-थ्रप्ट करते आ रहे 
थे। 'मंगोल' शब्द की उत्पत्ति 'मंग्र” शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है 
वीर, साहसी, दुर्दान्त'। प्रारंभ में 'मगोल” एक विशाल समूह की एक शाखा- 
मात्र थे, जब उन प्र झाम्नन करनेवाले राजवंश का प्रभाव सर्वोपरि स्थापित 
हो गया तो यह समग्र समूह उनके नाम से ही असिद्ध हो ग्रया।' मंगोल छोग 
प्रचंड बरबर थे। हावर्थ महोदय ने दुर्धप मंगोल योद्धा कुतुछा खाँ (जिसको 





३. मुसलमान इतिहासकारों ने इनको 'मुग्रछ' लिखा है ) 
४, हॉवर्थ--हिस्द्री आँव मंगोल्स---भा० १, पृ० २७ हे 
मोयलछ, मुगछ वा मंगरोल एक ही शब्द के विभिन्न रूप हैँ। जब मंगोरू 
लोग अपने पूर्वजों के देश को छोड़कर मध्य-एश्िया के पश्चिमवर्ती राज्यों: 
के मुसलमान निवासियों के सपर्क मे आने लगे तो उनके पड़ोसी उनके 
जातीय वाम का अशुद्ध उच्चारण कर उनको मोगल पुकारने छगे। हि 
इलियास व रास--ए हिस्द्री ऑब दि मोगल्प आँव सेंट्रल एशिया पृ० 


छर-छ३ | के 'तारीख- 
विपय के विस्तृत विवरण के लिए देखिए मिर्जा हैदर के ५ 

हनरशीदी' के आधार पर लिखित इलियास व रास को ए हिस्द्ी आँव 

दि मोगल्स आँव सेट्रल एशिया”। मोगल, तुर्क तथा उदयुर झब्दों की विभिन्नतर 


यहाँ स्पष्ट की गई है। 


दास-वंश् के शासन का विस्तार तथा संघेटेन “ १४९ 
ज्भ्हाू 


दोसों में कुवलाई नाभ दिया है) का जैंसा वर्णन किया है, उससे मंग्रोलों की 
उप्र बर्बेश्ता तथा रक्तपिपासा का कुछ अनुमान किया जा सकता है। उन्होंने. 
लिखा हैं कि “कुतूछा खाँ के कण्ठ-स्वर की समानता पर्वतों में होनेवाके वज्ये-- ' 
तिर्धोष से की जाती है, उसके हाथ भालू के पंजों के समान बलवान थे और 
इनसे वह बाण की भाँति किसी भी आदमी के दो खण्ड सरलता से कर सकता 
था, जाड़े के दिनों में वह विद्याल भट्टी के पास नग्ने सो रहता था और 
आग से दिकले स्फूलियों की तनिक भी चिता न करता था। जागने पर आग 
से पड़े हुए दाग्रो को कीड़ों का काटा हुआ समझता था। वह प्रतिदिन एक 
मेड खाता था और प्रचुर परिमाण में कुमी (घोड़ी का पकाया हुआ दूध) 
पीता था। मग्रोलो की दृष्टि में मनुष्य के प्राणों का कुछ भी महत्त्व न था, 
अपने दिये हुए वचनों की उत्हे कुछ भी चिता न॑ रहती थी और अपनी पवित्न- 
तम्न प्रतित्ञाओं को भी वह बिना किसी हिचक के भंग कर देते थे तथा ऋुद्ध 
किये जाने पर अथवा प्रकृतिस्थ होने पर भी वह नृश्वंसतम अत्याचार करने में 
न चूकते थे। 
चंगेज इन्ही उग्र मंगरोल योद्धाओं में से एक था। साधारणतया वह 
“ईंइबर का कोप' समझा जाता है तथा मनुप्य-जाति के विनाशक हृण- 
नेता एंट्िका' से वह किसी प्रकार कम ने था। लेकिन यह चग्रेज के चरित्र 
का केवल एक पक्ष है। रण-निषुण विजेता होने के साथ-साथ वह क्रियात्मक 
प्रतिभावान भी था जिसके कारण वह मध्य-एशिया की बर्बर जातियों को 
एक सूत्र में वॉघकर विशाल साम्राज्य की स्थापना कर सका तथा ऐसे 
नियमों एवं सस्थाओं का जन्म दे पाया, जो उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ अनेक 
"पीडियो तक जीवित रही। इस दुर्दान्त योद्धा का जन्म' ११५५६० में ओमन 
नदी के समीपवर्ती दिलूम बोल्दाक नामक स्थान में हुआ था। इसका असली 
मास तैसूचितू थां। जब वह केवछ १३ वर्ष का था, उसके पिता यीस्सूय 
अण चहल हो, गाय आप* आय त्पिएल्सि के पररिएणएसप्तफाण इछ पएु्एुगः वे, 
अनेक बाधाओं से घोर संघर्ष करना पड़ा और इस संघर्ष काल में उसने 
साहस, धैर्य तथा आत्म-विश्वास का पाठ हृदयगम कर छिया। झब्रुओ से 
सतत युद्ध करते हुए, अंततः वहू सब विरोधी दछो का दमन करने में 








५. हावर्थ--हिस्ट्री ऑंदि व मगोल्स' भा० १, पू० ४र-४४। दि 

देखिए अमीर खुसरो कृत 'किरान-उस-सआदन' में इन यायावर बर्बरों 
का वर्णेन--इलियट, हे, पृ० ५२८। 

परंतु अमीर खूसरों का वर्णन अतिशयोवितपूर्ण जान पड़ता हैं क्योकि 
-मंगोलो ते इस कवि को बंदी वनाकर बहुत यातनाएँ दी थी। 


१५० भध्ययुग का इतिहास 


सफल हो गया और १२०३ ई० में खान! के पद पर प्रतिष्ठित हुआ। 
उसने विद्युताति से समस्त चीन को पदाक्रांत कर दिया और परश्चिमी 
एशिया के देशों को छूटकर नप्ट-म्रप्ट कर दिया। बल्ख, बुखारा, समरकन्द 
तथा अन्य अनेक विस्यात एवं वैभवसंपन्न नगर उसके विनाशकारी आकऋ- 
मर्णों से ध्वस्त हुए। बुखारा में विशाल मस्जिद की सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर 
चंगेज मे स्वयं छूटमार करने का आदेश इन शब्दों में दिया था, “घास 
कट चुकी है, अपने धौड़ो को चारा दो।” इस मस्जिद की प्रवचत-वैदी 
पर चढ़कर उसने कुरान को कुचलने के लिए अपने घोड़े के पैरों पर 
फेंक दिया और नगर-निवासियों को अपनी निधि उसके समक्ष रख देने 
के लिए विवश कर दिया। इस छुटेरों ने लूट-पाट एवं आक्रमणों के समय 
सहझ्नों भर-वारियों तथा शिक्षुओं के प्राण छेकर अपना विनोद किया। 
एक अवसर पर जब चंगेज को सूचना दी गई कि उसके द्वारा पीड़ित लोगो 
में अपने बहुमूल्य रत्नों की निगछ लिया है तो उसमे अपने अभिछपित द्रव्य 
को प्राप्त करने के लिए उनके पेट चीरने की आज्ञा दे दी थी । एक समय 
जो रुवारिज्मन्साम्राज्य खीवा, समरकन्द तथा बुसारा से हिरात और इस्फ- 
हान तक फैला था, वह भी इन बर्बरों के आक्रम्णों के आधात से छिल्त-भिन्न 
हो गया। चंगेज से ताड़ित ख्वारिज्म के अंतिम शाह जलालुद्दीन हिंदुस्तान की 
मोर भाग गया, परंतु चंगेज ने उसका पीछा न छोड) शाह ने सिंघु-त्तट १९ 
डेरा डाछू दिया और भंग्रोछों से युद्ध करने को प्रस्तुत हो गया।' उसने दिल्ली 
में कुछ समय तक टिकने के लिए स्थान की व्यवस्था कर देने की प्रार्यवा करने के 
लिए अपना एक दूत इल्तुतमिश के पास भेजा, छेकिन शाह की उपस्थिति के 
कारण चंगेण के आक्रमण के भय तथा अपने से शाह की श्रेप्ठता का विचार कर 
इल्तुतमिश ने यह बहाना बनाकर कि दिल्ली की जलवायु शाह के स्वास्थ्य 
पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, उससे इस विषय में क्षमा चाही और दूत को' 
मरवा डाला) जछाछुद्दीन ने अपनी सेना को युद्ध के लिए सुसज्जित किया 
ओऔर चिरवाल से चली आती हुई व्यूह-रचनानप्रणाती का अनुसरण करते हुए 
अपनी सेना को दक्षिण, वाम तथा मध्य तीन भागों में विमसत किया। मंगोलों 
मे भयंकर रणताद करते हुए माक्मण किया, परतु शाह की सेना ने अविभ्िता 


अक लक आज 

६. हावर्थ में ठिसा है (मा० १, प० ९०) #ि वहाँ उसके साथ 
उसकी सेना का बह बा जो नदी पार कर सका था आ मिला ! 
(उसमें अधिकांश स्वारिज्स के भेनिक थे)। उसने अस्त्रो तथा वस्तरों के लिए 
देश में धावे शिये कौर एड भारतीय उग्र को हराया और यह सयाचपर पर 
फि मंगो अमी भी उसका पीछा कर रहे हैं, वद दिलदी बी ओर चल दिया। 


१५३२ मध्ययुग का इतिहास 


भाव से घोर संग्राम करते हुए चंगेज की सेना के भुख्य भाग को तितर- 
बितर कर दिया। मग्रोलो ने पुनः संघटित होकर प्रचण्ड आक्रमण कर 
जलालुद्दीन को परास्त कर दिया। झाह की बहुत क्षति हुई, उसके ध्वज के 
नीचे युद्ध के लिए एकत्र ३० सहल्त सैविको में से केवल ७ सहस्न ही बच 
रहे। ऐसी घोर संकटमय स्थिति में शाह ने भाग निकछझने का निश्चय किया 
और अपने परिवार कौ स्त्रियों को उनके भाग्य पर छोडते हुए, बहुत मर्म- 
स्पर्शी दब्दी में बिदा दी। पेती दे ला ऋचा" महोदय ने लिखा है कि इस दु.ख- 
मय अवसर पर प्रकृति तथा प्रेम अपने कोमलतम रूप में व्यक्त हुए, परंतु 
जान पडता है कि शाह पर इन करणापूर्ण प्रा्थनाओं का कोई प्रभाव न पड़ा। 
उसकी स्वार्थपरता घोर निंदनीय है। घोड़े पर सवार होकर वह कुछ साथियों 
को लेकर शत्रु की वाण-वर्षा के बीच सिंधु नदी में उतर पडा और इसको 
पार कर छिया; आपत्तियों से घिरे हुए राजपुरुष के लिए यह असाधारण साहस 
का कार्य था। खोखरों का सहयोग पाकर उसने नासिरुद्वीन कुवाचा पर आक्रमण 
कर उसको सुलतान के दुर्ग में खदेड दिया। तदुपरात सिंध-प्रदेश को छूटकर 
विनप्ट किया गया, थोड़ें समय बाद यह सूचना पाकर कि इराक की सेना उसकी 
सहायता करने के लिए प्रस्तुत है, वह इस देश को छोड़कर फारस चला गया, 





«७. एम० पेती दे ला कूवा ने लिखा है कि शाह ने मुहम्मद भिस्‍्वरी से 
प्रार्थना की कि वह राजघराने की स्त्रियों को मंगोलों की कैद से बचा दे 
और उनको डूब जाने की आज्ञा दी, जिसका पालन किया गया। परंतु इसी 
लेखक ने लिखा है कि अन्य इतिहासकारों का मत है कि उसके परिवार 
को खान के समक्ष उपस्थित किया गया, और उसने पुरुषों कऱे-मार डालने 
की आज्ञा दे दी। वध किये गये जुटे का ज्येए; गम 
केवल आठ बं का था। _ िः के 


दास-वंश के आसन का विस्तार तथा संघटन श्ण३ 


परतु साहसिक प्रयत्नों में कुछ समय विताने के वाद चह एक ऐसे धर्मान्ध व्यक्ति 
के हाथो मारा गया, जिसके भाई की उसने मरवा डाला था। मंगोल भी भारत 
की भीषण गर्मी से धवराकर सिंध के परिचिमवर्ती प्रदेशों की ओर चले गे, 
जो उनको वहुत ही प्रिय थे। इस प्रकार भारत से एक भहान्‌ सकट ठल गया 
और अब स्थानीय श्षत्रुओं का दमन करने में इल्तुतमिंश ने अधिक कठिनाई का 
अनुभव न किया। 
इल्सुतमिश की विजयें--कुतुब॒र्दन के देहान्त के बाद वगाल में खिलजी 
मलिकों मे दिल्ली के आधिपत्य की अवहेलना कर दी थी। अलीमर्दात 
अपने भाम के सिक्के ढलवाकर स्वतन्त्र ब्रासक की तरह खुतथे में अपना 
नाम पढ़वाने छगा था। गियासुद्दीन खिठजी ने भी उसी का अनुसरण किया। 
गियासुद्दीन. के विपय में मुसदूमान-इतिहासकार ने लिखा है कि वह असा- 
धारण रूप से योग्य तथा उदार शासक था और प्रजा पर अनुग्रहों की वर्षा 
करता रहता था। उसने जाजनगर, काभरूप, तिरहुत तथा गौड़ प्रदेश पर 
अधिकार कर लिया था और स्वतन्त्र रूप से शासन करता था। हिजरी सत्‌ 
६२२ (११२५ ई०) मे उसने गियास के विरुद्ध सेना भेजी, जिसका फल यह्‌ 
हुआ कि गरियास ने संधि कर ली" और भेंट के रूप में ३८ हाथी तथा 
<० लाख चांदी के टके दियें। अब इल्तृुतमिश के नाम का खुतबा पढ़ा 





(बिब्लियोथि० इण्डि० पृ० ५८-५९)। 

'तबकात' के इस वर्णन का फिरिद्ता ने भी समर्थन किया है। फिरिश्ता 
लूखनऊ संस्क० प्‌ृ० ६५, ब्रिग्स १, पृ० २०८। 

'तवकात-ए-सासिरी' का वर्णन अनिश्चयात्मक हैं) इसमें एक स्थान पर 
लिखा है (१, पृ० २९३) कि सुल्तान ने अपनी सेना का एक भाग उसके 
विरुद्ध भेजा, इस पर सुल्तान जल्शछुद्दीन भार्ग से हट गया और उच्छ व 
मुलतान की ओर्‌ चेछ' दिया! फिर पु० ६०९ पर इसमें लिखा है कि सुलवान 
शमसुद्दीन ने हिंदुस्तान की सेवाएँ लेकर दिल्ली से छाहौर की ओर प्रयाण 
किया और सुलतान जछालुद्दीन उसका विरोध न कर सिध व सिविस्ताम की 
नओऔर चक दिया। 

रैबटी-- तवकात-ए-नासिरी' १, पृ० २९३, ६०९, ६१०॥। 

यहू प्रतीत नहीं होता कि शमसुद्दीन ने जलालुद्दीन के विरुद्ध कोई सेना 
भेजी थी। इस प्रकार नये झझटों में उलझने से वह सतक जाने पड़ता है। 

९. यहाँ पर कोई यूद्ध नही हुआ। वबकात-ए-नासिरी” का कहना हैं 
कि गयासुद्दीन अपने बेड़े को नदी के ऊपर की ओर ले गया; परत एक दुसरे 
लेखक का कहना है कि उसने सब तावो को हेटवा दिया और सुरक्षित रखवा 
दिया, जिससे शव) भिद्य इसको पार न कर सके। 

मेजर रेवर्टी---तवकात-ए-मासिरी” १, पृ० ५६३ 





हद मध्ययुग का इतिहास 


गया और सिक्के ढाले गये | सुलतान की सेना के हटते ही गियास ने विहार 
के राज्यपाल पर आक्रमण कर इस प्रान्त पर अधिकार कर लिया। अवध 
के जागीरदार नासिरुद्दीन भहमूदशाह ने उसके विरुद्ध प्रयाण किया। गरियास 
ने युद्ध में उसका सामना किया परंतु पराजित हुआ और मार/ गया। 
खिलजी अमीरो को बंदी वना लिया गया। समस्त लखनौती-अ्रदेश इल्तुतमिश 
के अधिकार में आ गया। १२२६ ई० में उसने रणथभौर को जीता और 
एक वर्ष बाद शिवाल्लिक पर्वत में स्थित मंडोर"” को प्राप्त कर लिया। इन 
विजयों से विजेता को बहुत धन प्राप्त हुआ। 

कुबाचा का पराभव--जैसा कि पीछे कहा जा चुका है, कुबाचा सुलतान' 
मुईजुद्दीन मुहम्मद-विन-साम का दूसरा गौरवाभिलापी दास था। वह बहुत 
बुद्धिमान तया विवेकशील व्यक्ति था और अपने स्वामी की कृपा से छोटे- 
छोटे पदो से उन्नति करते हुए उच्च पद प्राप्त कर उसने सेनिक तथा सावे- 
जनिक शासन का वहुत अनुभव प्राप्त कर लिया था। उसको उच्छ का शासन 
सौंपा गया और वहां उसने इतनी योग्यता से कार्य किया कि वह अल्पकाल 
में ही भुलतान, सरिविस्तान तया समुद्र-पर्यत देवल प्रदेश का स्वामी बत ग्या। 
सिंध का समस्त प्रदेश जिसका विस्त/र अब सरहिन्द, कुहराम व सिरसुती तक 
हो गया था, उसके अधिकार में आ गया। उसकी विजयों से गजनी में उसके 
प्रतिदंद्वी शासक की ईर्पा जाग उठी और लाहौर को अधिकार में लेकर उसमें 
तथा ताजुद्दीन याल्‍्दौज में युद्ध ठन गया। कुबाचा ने खिलजी तथा ख्वारिज्म 





१०. तिबकात-ए-मासिरी' में इस स्थान का नाम मंडावर दिया है और 
फरिश्ता ने माडू' नाम लिखा है, जो कि स्पष्ठतया अशुद्ध है। 'तबकात-ए- 
अकवरी' में मांडोर लिश्ला है और बदाऊँनी ने भी यही नाम दिया है। 
टामस ने भी माडोर ही लिखा है। भिन्न-भिन्न छेखको न॑ विभिन्न प्रकार से 
इस स्थान का नाथ लिखा है। 

शुद्ध नाम मॉडोर है, जो परिहार राजपूर्तों की राजधानी था और जोधपुर 
से पाँच मील उत्तर की मोर है। हु हु 

ठाड ने भी छिखा है कि इस स्थान को राहुप ने (जिसने १२०१ ई में 
चित्तौड़ को हस्तगत किया था) परिहार नरेश मोकुछ से छीन लिया था कौर 
बब थोड़े ही समय वाद उसने शमसुद्दीन के आक्रमण को झेला था और उसको 
सागोर नामक स्थान पर परास्त किया था। परन्तु जिन चारणों की स्यातो 
के आधार पर टाड का यह वर्णन आश्रित है, उनमें विजय का श्रेय मुसछूमानों को 
दिये जानेवाली संभावना नहीं ही रहती । हे 

रेवर्टी---तवकात-ए-नासिरी , है? पृ० ६११ (टिप्पणी च० ३)।॥ ७ 

'तुब॒फात-ए-अकबरी' (विब्छि० इण्टि०) पृ० ५९ रेन्किग---भल बदाउनी 
१, १० ९३। ब्रिग्स ९, पू० २१०॥ टामस---दि क्रानिकल्स आँव दि पठात 


किस्सा पु० ४५१ 


दास-वंश के झासन का विस्तार तथा संघटन श्ष्प्‌ 


की सेनाओं को भी परास़्त किया, परंतु इनको शरण देकर इल्तुतमिक्ष ने इनके 
पक्ष का समर्यव किया। एक विशाल सेना छेकर इल्तुतनिश ने सरहिन्द के मार्ग 
से उच्छ की और प्रयाण किया तथा छाहीर के प्रान्तीय शासक ने दुसरी सेना के 
साथ मुझतान पर धावा बोल दिया। सुलतान के आगमन का समाचार पाकर 
कुबाचा ने अपनी सेनाओ तथा कोप को छेकर भक्‍कर के दुर्ग में मोर्चा वनाया। 
राजकीय सेनाओं ने उच्छ के दुर्गे पर आक्रमण किया और २ मास २७ दिन 
के घेरे के बाद १२२७ ई० में इस ५२ अधिकार कर लिया। उच्छ के हाथ से 
मिकल जाने से कुबाचा हताश हो गया और उसने अपने पुत्र अलाउद्दीन मसऊद 
बहरामशाह को सुल्तान की अम्यर्थना के लिए भेजा। इस युवक भध्यस्थ के 
साथ दयापूर्ण व्यवहार किया गया, परंतु उसको छौट जाने की आज्ञा न दी गई। 
इससे कुबाचा शोकमग्न हो गया और उसे शका होते रूपी कि कही उसके 
साथ भी यल्दोज जैसा व्यवहार न किया जाय। अतः प्राण-रक्षा के हेतु सिंघु- 
पार जाने के लिए वह नाव में वैठा, परंतु बीच में ही डुवा दिया गया।"! 


खलोफा द्वारा अधिकार की स्वीकृति--हिजरी सन्‌ ६२६(१२२८ ई०) में 
इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा से अपने झ्ासनाधिकार का स्वीकृति-पत्र 
प्राप्त हो गया। इस प्रकार, इस्लाम के सर्वोच्च नेता द्वारा भान्यता प्राप्तकर 
लेने से भारतीय मुसलमान-शासन बहुत गौरवान्वित हो भया। इससे सुल्तान 
का अधिकार वैध बन गया और अब मुसलमानों के लिए उसकी आज्ञाओं की 
अवज्ञा धर्म की अवहेलना के समान हो गई। यह स्पष्ट विदित नहीं होता कि 
खलीफा की मान्यता प्राप्त करने के लिए इल्तुतमिश सचेप्ट हुआ था या खलीफा 
ने स्वेच्छा से अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी। परन्तु इसमें कोई सदेह नही 
कि राजनीतिक दृष्टि से यह घटना महत्त्वपूर्ण थी। इससे उन विरोधियों का 
मुँह बंद हो गया जो जन्म के आधार पर इल्तुतमिश को सिंहासन का अन- 
घिकारी ठहंराते थे और अब उसके अधिकार को एक ऐसे व्यक्ति की मान्यता 
मिल गई थी, जो समस्त मुसलूभान-संसार के आदर त्या श्रद्धा का पात्र था। 
अब “राजकीय टकसाझों में ठाके जानेवाले सिकको पर तत्कालीन खलीफा अल- 
मुतानसिर विल्छा का नाम खोदा जाने छगा और सुलतान के लिए “धर्मनिष्ठीः 





११. 'तबकात-ए-नासिरी” (रेवर्टी कृत अनुवाद १, पू० ५४४) का उल्लेख 
है कि उच्छ व भवकर के अधिकार से निकल जाने पर, कुबाचा ने, अपने पुत्र 
के रोक लिये जाने से भयभीत होकर, वचकर भाग निकलने का पत्ता 
किया, परंतु वह नदी में डुबा दिया गया। 

.. परंतु हसी ग्रंथ के पू० ६१४ में लिखा है कि कुवाचा स्वयं मिथु नदी 
में डूब मरा। 


१५३ अध्ययुग का इतिहास 


के नायक का सहायक नासिर अमीर-उल-मौमनीन” लिखा जाने छग?। सिक्कों 
के आकार में परिवर्तन किया गया और इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम विशुद्ध अरबी 
हेग से सिक्के प्रचलित किये। १७५ ग्रेन तोल का चाँदी का 'टंका' सर्वमान्य 
सिक्का निर्धारित किया गया। 


बंगाल और स्याल्ियर को विजय--इस्लाम के संरक्षक द्वारा अपने 
धासनाधिकार की मात्यता से वर आप्त' कर छेने से इल्तुतमिश को 
अव्यवस्था के नियन्त्रण तथा विजयों के विस्तार में अधिक कठिताई न 
रह गई। बंगाल में नासिरद्वीन महमूद शाह की मृत्यु के पश्चात्‌ खिलजी 
मलिकी ने रूखनौती में विद्रोह कर दिया। सुलतात मे विश्ञाल सेना के 
साथ विद्रोहियों के विरुद्ध प्रयाण किया और उनको परास्त कर दिया। 
लखनीती का शासन अलाउद्दीन जैनी को सौप्र कर समस्त श्रांत में शान्ति 
स्थापित की गई। १२३१ ई० में सुलतान ने ग्वालियर के विरुद्ध अभियान 
किया क्योंकि आरामशाह के अल्पकालीन शासन-काल में यहाँ के शासक 
ने दिल्ली के आधिपत्य की अवहेलना कर दी थी। स्थानीय शासक मंगल- 
देव ने प्राण-पण से युद्ध किया और अनियमित रूप से ग्यारह महीने तक 
विकट संग्राम चलता रहा। अंततः १२३२ ई० में दुर्ग पर सुलतान का अधि- 
कार हो गया। मगलदेव वचकर भाग निकला, परंतु उसके अनेक अनुयायी 
(लगभग ७००) पकड़े गये और मुल्तान के सामने उनका बध किया गया। 


सफलतापूर्ण जीवन का उपसंहार--इन विजयों से उत्साहित होकर 
सुछृतान ने मालवा पर अभियान किया और भिलसा के दुर्ग पर अधिकार 
कर विक्रमादित्य की प्राचीन राजधानी उज्जन की ओर प्रयाण किया 
और इसको भी सरलता से हस्तगत कर लिया। इस नगर में मुसलमानों 
की विधाश की प्रवृत्ति ने प्रचण्ड रूप घारण कर लिया और महाकाल 
के अति प्राचीन तथा देश्न में सर्वाधिक सम्मान्य मंदिर को विध्वस्त कर 
मूर्तियों को दिल्‍ली के गये। मालवा से उसके लोट आने पर दिल्दी में 
मुछाहिदों में प्रचण्ड विद्वोह जाय उछा। अपने घ॒म्म को राज-धर्म बनाने 
के प्रयत्नों में हताश होफर उन्होंने सुछतान के प्राण छेने की ठान ली। 
एक शुक्रवार के दिन जब सुल्तान बड़ी भस्जिद में सामूहिक श्रार्यना में 
भाग छे रहा था, बहुत से आततायी हाथ में तलवार छिये हुए अंदेर घुस 
आये, परंतु प्रार्थना के लिए एकत्र जन-समूह्‌ मे निपयते हुए जब तक यह 
दुप्ट सुछतान के स्थान तक पहुँच पाये, उससे पहले ही वह उस स्थान 
से निकल चुका या। मस्जिद की छत, दीवारों तथा द्वार पर जन समूह आ 


दास-वश के शासन का विस्तार तथा संघटन श्५७छ 













सु ईल्वुतमिश के समय में दिल्‍ली साम्राज्य 
5 
५ 2 पल 
८ 


८4 बे दा 
फ्क्र डिदीजै सन 
० 


्श शर्यूँ 
क्प्रोज 
है + 
है श्द्य लग ५2 स्वषिदर बला 
के ्द्य ६20 ९ कै प्पटल 
७ पान्‍द नगाड, हट 0 
० उ7जने ते मा, ञ्मा पर 






नंद 3. न 
कप ७2. पक 
या दे बट ०:हइएए 2:५८ ५2५ 
दपरिरि नदी 
गेधापव भ्ते 8 दल 
दर शिप < अः 
5. क' 
छान; 
&, ध्ल 


श्ररत्ध सागर 





चंगाल की खाड़ी 





श्ष्ट मब्ययुग का इतिहस' 


जुटा और उसने बाणों, ईटों तथा पत्थरों की वर्षा से इन आतताइयों 
को अभिभूत कर दिया। वाद में यह सुलतान द्वारा मरवा दिये गये। 
सुदतान का अंतिम अभियान वानियान" पर हुआ, परंतु स्वास्थ्य विगड़ जाने 
के कारण उसको यह प्रयत्न अधूरे में ही छोड़ देना पडा। अविश्वान्त रूप से 
शासक के परिश्वम-साध्य कर्तव्यों का २५ वर्ष तक प्रान करते हुए उत्का 
स्वास्थ्य इतना गिर गया था कि इस अभियान से छौटते समय उसको राज- 
घानी में रोगी बनकर ढकी पाहकी में लेटकर आना पड़ा। ज्योतिषियों तथा 
चैद्यों के विविध उपचारों से छाभ की अपेक्षा रोग वढता ही गया और हिजरी 
सन्‌ ६३३ (१२५३५ ई०) के शाबान मास की २० तारीख को उसने शरीर 
त्याग दिया। 


इल्तुतमिश फा चरित्र--निरसन्‍्देह ही इल्तुतमिश" ने हिल्दुस्तान में दास- 
यंज्ञ की स्थापना की। उसी ने अपने स्वामी कुठुब॒द्दीन के विजित भ्रदेश्ों के 
शासन को सुदृढ़ एवं सुव्यस्थित किया। अल्पावस्था में उसके ईर्पालु भाइयों 
ने जोसेफ के समान उसको भी ठुकरा दिया था, परन्तु भाग्य ने उस पर कृपा 
की और वह निर्धनता की स्थिति से उमर कर गौरवशाली पद पर आएछडढ़ हो 
गया। उसको देखकर एक वार सुछुतान मुईजुद्दीन ने ऐवक से कहा था--/इल्तुब- 
मिश के साथ अच्छा व्यवहार करो, क्योंकि एक दिन वह सुविख्यात होगा।” 
जब से इल्तुतमिश्ञ ने दासता से मुवित पाकर स्वतल्तता प्राप्त की, उसके कार्यो 
में अपुर्व दृढ़ता एवं साहस प्रकट होने छगे और शीघ्र ही वह अपने स्वामी 
का अनन्य विद्वासपात्र बन गया। उसको अमीर-शिकार' का पद प्राप्त हुआ 


१२. निजामुद्दीन की नकल कर वदाऊँनी व फरिध्ता ने वानियान के 
स्थान पर मुलतान लिख दिया है, जो अशुद्ध है। तबकात-ए-नासिरो' में 
बानियास या बनयान लिखा है। मेजर रेवर्टी ने इस स्थान का निर्धारण 
सिंध-सागर दोआब के पहाड़ी प्रदेशों में, या नमक की पहाड़ियों के समीप- 
वर्ती पश्चिम भाग में किया है। 

रैवर्टी---तबकात-ए-नासिरी” १, पु० ६२३ (टिप्पणी ८) १ 

१३. इब्न बतूता ने सुलतान की न्यायप्रियता की शशंसा की है। उसका 
कहता है कि सुछतान के प्रासाद के द्वार पर दो संगमरमर के सिंह बने थे, 
जिनकी गर्देन पर घंटियाँ लटक रही थीं। जब कोई मनुष्य धार्यता करना 
चाहता था तो वह्‌ इन घंटियों को वजाता था और सुरुतान उसको वत्काल 
बुरा भेजता और उसको प्रार्थना फतवा या ॥ यह कहना कठिन है कि इब्न 
बतुता का यह वर्णन कितना सत्य हैं, क्योंकि उसका वर्णन जन-श्रुतियों पर 


आधारित है। ह 
इब्म बतूता, पेरिस संस्के०, रे पृ० १६५॥ 


दास-वंश के शासन का विस्तार तथा संघटन १५९ 


और इसके थोड़े सममर बाद ही वह प्रान्तीय शासक बनाया गया। शासन-सूत्र 
हाथ में आने पर उसने कुछ समीपवर्ती प्रदेशों को छोडकर समग्र हिन्दुस्तान 
पर अधिकार कर लिया और शत्रुओं से निपटने में अद्वितीय साहस एवं निर्भ यता 
का परिचय दिया। यद्यपि उसका अधिकांश समय युद्धों मे व्यतीत होता था, 
परल्तु धर्मात्मा तथा विद्वान्‌ पुरुषो के सरक्षण के प्रति वह सर्देव सचेत रहा। 
ग्वालियर के घेरे के समय सुलतान की इस तत्परता का एक थुन्दर उदाहरण 
मिलता है। युद्ध की व्यस्तता में भी उसको धार्मिक कृत्यो का तथा विद्वानों 
कया ध्यान वना रहा। असिद्ध इतिहासकार मिनहाज-उसू-सिराज को उसने 
“धामिक-प्रवचन करने तथा उजूहा' उत्सव के अवसर पर 'खुतब' पढ़ने के लिए 
ग्वालियर दुर्ग के सामने उत्तर की ओर के स्थान पर नियुक्त किया। उसके 
हृदय में गुणों के प्रति बहुत आदरभाव था। उसकी गुणग्राह्मता का यह 
उत्कृष्ट उदाहरण है कि दुर्देव से प्रताडित एवं आत्मरक्षार्थ शरणागरत बगदाद 
के बजीर फक्र-छल्न-मुल्क उसामी के प्रति उसने अत्यन्त सम्मानित एवं उदार व्य- 
बहार किया। धार्मिक कर्तव्यों के निर्वाह में सुछताव बहुत दृढ़ था और इसी 
कारण भुलाहिदों ने उसकी हत्या करने का विफक प्रयत्न किया था। भवन- 
निर्माण में भी उसकी बहुत रुचि थी। आकार की विज्ञालता तथा शिल्प सौंदर्य 
के लिए प्रख्यात कुतुब-मीनार' जो मूछतः: २४२ फीट ऊँची थी, उसके स्थापत्य- 


१४. योरोपीय विद्वानू एवं प्राच्य-विद्या-विशारदो ने कुतुब मीनार को 
भूछ से दिल्ली के दास-बंश के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन का निर्माण समझ 
लिया था। इस मीनार को प्रसिद्ध मुसलमान सत ख्वाजा कृतुबुद्दीव ब्तियार 
काकी, ऊशी, के नाम पर, जिसका अफगयानों में बहुत आदर है, कुतुब साहिब 
की छाद कहा जाता है। इस संत का पा झमसुद्दीन इल्तुतमिश' बहुत 
सम्मान करता था और उसने इस संत को 'शेख-उल-इस्लाम” के पद देना 
चाहा था, परन्तु संत ने स्वीकार न किया। 

कार स्टीफन ने अपने ग्रंथ 'ऑकयॉलॉजी ओव डेल्ही' में यह सम्मति प्रकट 
को है कि इस मीनार की निचली मजिल कुतुवुद्दीन ऐंवक ने बनवाई थी और 
दोष भाग इल्तुतमिश ने पूरा किया था; परन्तु सर सैय्यद अहमद ने इल्तुतमिश 
को ही असंदिग्ध रूप से सम्पूर्ण मीनार का निर्माता माना है। विर्सेट स्मिथ 
का मत भी कार स्टीफेन के मत के अनुरूप है। मीनार पर के अभि- 
लेख से विदित होता है कि सुल्तान मुहम्मद गोरी के अमीर, सेनापति, 
भौरवश्ाली ,महान्‌ (कुतुबुद्दीन की उपाधि), ने इस मीनार का निर्माण प्रारम्भ 
किया था, जिसने (सभवतः) पहली मंजिल तक इसको बनवाया । इल्तुतमिश 
ने इसके ऊपर तीन और मजिर्ले वनवाकर इसको पूरा किया। पाँचवी तथा 
अंतिम मंजिल को और संभवतः चौथी मजिल का अधिकांश भाग फीरोज तुग- 
छूक ने बनवाया था। कुतुब मीनार का यहुत सुन्दर वर्णन मि० पेज ने अपनी 
पुस्तवः मेम्वायर्स ऑँव दि ऑ्क्योलॉजीकल सर्वे ऑँव इण्डिया' में दिया है। 


9 मध्ययुग का इतिहास 


प्रेम का ज्वलत उदाहरण है। जीवन भर वह महात्‌ शासकों जैसा व्यवहार 
करता रहा और अविश्वांत परिश्रम से तभी अलग हुआ, जब अस्वस्थतां ने 
उसको विश्वाम करने के लिए विवण कर दिया । मुसलमान-इतिहासकार मिन- 
हाज-उसू-सिराज ने उसके गुणो की प्रशसा इन _घब्दो में की है, “कल जैसे उद्ा- 
हरणीय धामिक विश्वास तथा विरक्‍तों, भक्तों, सतो एवं धर्म तथा विधि 
के आचार्यो के प्रति ऐसी दया तथा आदर-भाव से युक्त शासक से सृष्टि के 
प्रारम्भ से ठेकर कभी भी साम्राज्य समलकृत नहीं हुआ।” 

इल्तुतमिश के निर्बल्ल उत्तराधिकारी--इल्तुतमिश भलछी भाति जानता 
था कि उसके पुत्र झासन-सूत सेमालने के योग्य नहीं है; अतः उसने अपनी 
थुत्ची रजिया को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था। परन्तु उसके 
सरवार सिंहासन पर एक नारी की प्रतिष्ठा को सहन न कर सक्रे और उन्होंने 
इल्तुतमिश्न के ज्येप्ठ पुत्र रुकनुद्दीन को सिहासनासीन किया। बढ़े विछासिता 
के कारण कुख्यात था और अत्यन्त गहित एवं भोग-परायण था। रुकनुद्दीन 
रूपवात्‌, सहृदय, उदार तथा विलास-पग्रेमी मूर्ख था। विद्युपकों तथा सारंगी 
चजानेवालों की सगति में उसको बहुत आनन्द मिलता था। अपनी अत्यन्त 
गहित एवं निद्य पिपासा की परितृष्ति के लिए वह राज्य का धत व्यय करने 
रूगा। वह इतना अपव्ययी था कि कभी-कभी मदिरोन्मत्त अवस्था में हाथी पर 
चढ़कर दिल्‍ली के बाजारों में निकल पड़ता और जन-समूह के बीच सोने के 
टंकों को बौछार कर देता। जब यह युवक सुल्तान भोग-विछासों में निमग्त 
था, उसकी माँ शाह वुरकात झाप्तत-सचालन करती थी। फ्रांस की कैथेराइन 
है मेदिची के समान यह बहुत उच्चाकांक्षी तवा अधिकार-लिप्सु नारी थी। परन्तु 
जब माँ-बेटे ने मिलकर राज-बश के एक सदस्य कुतुवुद्दीन की हत्या करा दी तो 
भलिकों तथा अमीरों में उसके प्रति विद्रोह की भावना जाग उठी। खनुद्दीन 
के छोटे भाई मलिक गियासुद्दीन मुहम्मदशाह ने, जो अवध का शासक था, लख- 
सौती का कोप छूट लिया और हिन्दुस्तान के अनेक नंगरों में हूटभार मचा 
दी। बदाऊँ, मुछतान, हांती तथा लाहौर के प्रतिनिधि-शासको ने भी स्पष्ट 





कार स्टीफन--आवर्यालॉजी ऑँव डेल्ही' पृ० ६५। 
रेवर्टी--तबकॉत-ए-नासिरी,, 9, पृ० ६२१-२२। 

सँय्पद अहमद--आसार-उसू-सवादीद' (छजनऊ) पू० परूपप। 
स्मिथ--ऑकक्‍्सफोर्ड हिस्द्री आँव इण्डिया पृ० २२३॥ 
टॉभस---दि क्रॉगिकल्स आँव दि पठान किस्स आँव डढेल्ही' वृ० २४। 
कनिधम--अवयल्येजीकल रिपोर्ट--१८६२-६३, पृ० २९-३१॥ 
एपिग्राक्रिया इण्डे-्मोस्क्रेमिका--१९११-१२, पृ० २०-१२॥ 


दास-बंध के झास्तन का विस्तार तथां संघटन श्द्द्ः 


विद्रोह कर दिया और वे केंद्रीय-शासन की अवज्ञा करने छगे। इन्होंने इस 
बिलासी सुछृतान को अधिकारब्युत करने का पड्यन्त रवा। ख्वनुद्दीत ने 
उनके विरुद्ध सहँन्य प्रयाण किया, परन्तु साम्राज्य का वजीर निजामुलमुल्क 
मुहम्मद जुनैंदी भयभीत हो उठा और किलुखरी से भागकर कोल पहुँच 
गया जहाँ उसने बदायूँ के हाकिम मलिक ईजुद्दीत सझार के साथ गठ- 
बंधन फर लिया। यहाँ से ये दोनों विद्रोही छाहौर की ओर बढ़े; अन्य 
विद्रोही मलिक व अमीर भी उनसे आ मिले)! इनका दमन करने के लिए 
सुलतान भागे बढ़ा, परन्तु अभी वह्‌ मनसूरपुर तथा तराइन (तराबरी) तक 
ही पहुँच पाया था कि उसके घरेलू दासों ने उसके दो दबीरों (अमात्यों) 

तथा कुछ अन्य अधिकारियों का बंध कर दिया। इसी समय दिल्ली में विद्रोह 
की सूचना पाकर सुलतान को छौट जाना पड़ा; परन्तु वह दिल्ली पहुंच भी 
न पाया था कि उसकी माँ ने इल्तुतमिश की ज्येप्ठ-प्रुध्री तथा उसके द्वारा 
मनोनीत सिंहासन की उत्तराधिकारिणी रजिया के प्राण लेने का पड्यन्त्र रचकर, 

नई जआपत्तियाँ कर दीं। इस पड़्यन्त्र का भंडाफोड़ हो गया और क्रुद्ध णन- 
समूह ने अधिकार-लिप्सु शाह तुरकान को बंदी बना लिया। उसके पतन 
से रजिया का भार्ग प्रशस्त हो गया। तुर्के अमीर और सरदारों ने उसको 
अपना शासक स्वीकार कर अभिवादन दिया। रुक्‍नुद्दीन को भी पकड़ कर 
कारागार में डारू दिया गया जहाँ सात महीतो से कुछ कम समय तक शासना> 
घिकार का उपभोग कर वह हिजरी सन्‌ ६३४ के रवी-उछ-अव्वल मास 
की १८ ता० (९ नवम्बर, १२३६ ई०) को इस संसार से प्रयाण कर गया।, 


सुलतान रजिया का सिहासनारोहण---जैसा हम पीछे लिख चुके हैं, रजिया 
के शासकोचित गुणों पर मुग्ध होकर, उसके पिता ने उसको ही अपना उत्तरा- 
घिकारी चुना था'' और इस चुनाव को वैध रूप देने के लिए. राज्य के मुख्य 
आमात्य 'मुशरिफ-अल-्ममालिक' द्वारा एक राजाशा लिखवा दी थी, जिसके 


१५. मिनहाज-उसू-निराज ने लिखा है :-- 

“सुछतान ने उसके चेहरे में शक्ति एवं वीरता के लक्षण भाँप लिये, भौर 
यद्यपि वह कन्या थी और परदे में रहती थी, तब भी जब सुलतान ग्वालियर 
को चिजप कर छोटा तो उसने राज्य के निर्देशक ताज-्यछू-मुल्क महमूद को 
उसका नाम साम्राज्य को पैतुक-अधिकारिणी तथा सिंहासन की उत्तराधिकारिणी 
के रूप में लिख देने का आदेश दिया।” 

रेवर्ट-तवकात-ए-नासिरी', २, ६६ ६३८-३९॥ 

तवकात-ए-नासिरी, फारसी संस्क०, डब्ल्यू० एन० ली द्वारा सम्पादित, 
पू० १८५-८६। पु 

फाण ११ 


१६२ मध्यबुग का इतिहास 


द्वारा रजिया को नियमानुसार उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया। अन्य वयस्क 
पुरुष उत्तराधिकारियों कौ अपेक्षा एक स्त्री को सिंहासन का उत्तराधिकार देना 
सुलतान के मत्रियों को अपना घोर अपमान छगा। उन्होंने इस कार्य के अनौ- 
चित्य की ओर सुलतान का ध्यान दिलाया, परन्तु उसने उत्तर दिया “मेदे 
पुत्र यौवन के सुख में लिप्त है और उनमें से किसी में भी राज-कार्यो को चलाने 
की योग्यता नही है। मेरी मृत्यु के बाद यह प्रतीत हो जायेगा कि इनमें से 
कोई भी मेरी पुत्री से अधिक युवराज पद के योग्य नही है।” स्त्रियों का शासक 
बनना इस्छाम के इतिहास में अभूतपूर्व घटना न थीं। मुसलमान-संसार, 
झुवारिज्म की सत्ताधारिणी राजकुमारियों मलिका तथा तुरकान खातून के 
नामो से भली भाँति परिचित था, उन्होंने रजिया से कही अधिक नि.सीम 
शासनाधिकार का उपभोग किया था। तेरहवी शताब्दी में भी मिस्र तथा फारस 
में मुसछमान रानियाँ राज्य कर रही थी। यह सब समझाकर रजिया के 
उत्तराधिकार का विरोध करनेवालो को चुप किया गया और रजिया को 
सिंहासन की उत्तराधिकारिणी स्वीकार कर लिया गया। अब उसका नाम 
“सुलतान रजियतुद्दीन' रखा गया। 
सुदृढ़ प्रभुत्व की स्थापना--रुकनुद्दीन के नाम पर शासन करनेवाली शाह 
सुरकान के बंदी बनाये जाने के बाद, रजिया सिंहासनासीन तो हो गई, परन्ठु' 
उसके चारो ओर की अशात परिस्थितियों ने उसके सामने विकट समस्या उपस्थित 
कर दी। राज्य के वजीर मुहम्मद जुनेदी ने सिहासन पर उसके अधिकार को 
स्वीकार न किया था और मुल्तान, बदायूँ, लाहौर तथा हांसी के राज्यपाल 
भी उसका विरोध कर रहे थे। परन्तु अवध का शासक नुसरतुद्दीव तयारसी, जो 
दिल्ली राज्य के अधीन था और रजिया को कृपा से ही इस पद को प्राप्त कर 
सका था, उसकी सहायता के लिए आ पहुँचा। अपने साहस तथा नीति से रजिया 
ने क्षीघ्र ही सब विद्रोही मलिकों का दमन कर दिया। अनेक विद्रोही युद्ध 
में मारे गये और उसका प्रधान विपक्षी मुहम्मद जुनैदी परास्त होकर सिरमौर 
के पहाड़ी प्रदेश में भाग गया और वही कुछ समय वाद मर गया। इस 
प्रकार राज्य में सर्वत्र जाति स्थापित हो गई और इतिहासकार के शब्दों में 
“लछखनौती से देवल तथा दमरीछा पयेत सभी मलिकों तया अमीरो मे राज- 
मभवित एवं अधीनता स्वीकार कर ली ।” 
इन प्रारम्भिक वर्षों में करमत तया मुलाहिदों के विद्रोहो ने अधिक उत्तेजना 
फैछाई। नूझदीन नामक एक तुकं के उकसाने पर इन सम्प्रदायों के छोग 
गुजरात, सिंघ तथा गंगा, यमुना तटवर्ती प्रदेशों से आ आकर दिल्‍ली के 
आसपास एकत्रित होने लगे। इन्होंने इस्लाम के कट्टर-पंथियों को अधिकार- 


दास-वंच् के शासन का विस्तार तथा संघटन १६३ 


च्यूत करने का पड़यन्त्र रचा। नूरुद्दीन बहुत वाक्‍्पदु धर्म-प्रचारक था। वह 
अपने चारों ओर जन-समूह एकत्रित कर सच्चे धर्म' के प्रतिकूल सिद्धान्तों 
का प्रचार कर रहा था। उसके द्वारा की गई उलमा तथा आवू हनीफा व 
झफी के सम्प्रदोयो की कु आलछोचना ने जनता में हुलचछ मचा दी और 
एक निश्चित दिन १००० पड्यन्त्री ढाल तलवार लेकर जाम-ए-मस्जिद में 
घुस पड़े । यह चड्यन्त्री दो दलों में विभकत हो गये, एक दल ने उत्तरी द्वार 
से मस्जिद में प्रवेश किया तथा दूसरे दर ने कपड़ा बाजार से होते हए 
मुइज्जी विद्यापीठ के द्वार से अ्वैश्ञ कर दोनों ओर से मुसलमानों पर आक्रमण 
क्र दिमा। परन्तु राजकीय सेना के आते पर यह तितर-बितर हो गये और 
क्षीक्र ही स्थिति पर नियन्त्रण कर लिया गया। 


रजिया को नीति से असंतोष--रजिया बहुत गुणवती स्त्री थी; अपने 
सिक्‍कों पर वह अपने लिए 'उम्रदत-उलत-निस्वाँ (स्त्रियों में उदाहरणीय) 
उपाधि का उपयोग करती थी। तस्कालीन इतिहासकार ने उसका वर्णन करते 
हुए लिखा है कि वह “एक महान्‌ झासक ओर विचारपूर्ण, न्‍्याय-परायण, 
दानशील, विद्वानों का संरक्षण करनेवाली, न्याय-दातू, प्रजा का पालन करने- 
वाली तथा युद्धोचित गुण-सम्पन्न और शासक के लिए आवश्यक सभी प्रशसनीय 
गुणों एवं योग्यताओं से युक्त थी; परन्तु पुरुष न होने के कारण वह सब 
अद्भुत योग्यताएँ उसके किसी काम की न थी |” राजाओं के समान व्यवहार 
करने वेग उसने यथासंभव प्रयत्न किया। स्त्रियों-जसे वस्त्रों तथा 'जनाना' के 
पर्दे को स्याग कर उसने पुरुषों जैसे शिरोवस्त्र धारण किये और खुले दरबार 
में राजकार्म का निरीक्षण करने लूगी। हिन्दुओं तथा मुसलमान विल्ोहियो का 
दमन करने के लिए उसने स्वयं सैन्य-संचालन किया और लाहौर के विद्रोही 
अतिनिधि शासक पर स्वयं अभियाव कर उससे अपनी अधीनता स्वीकार करने , 
के लिए बाध्य कर दिया। परन्तु उसके नारीत्व ने उसके सब गुणों पर पर्दा 
डाल दिया। जैसा एलफिस्टन ने लिखा हैं उसके समस्त गुण व योग्यताएँ 
इस एकमात्र दोप से उसको रक्षा न कर सकीं। यह निर्वकतां अश्वशाल्ा 
के अध्यक्ष पर कृपा के रूप में प्रकट हुईं। इस पक्षपात को और भी हीन 
रूप इस दुर्भाग्य से प्राप्त हुआ कि उसका यह कृपापात्र जमाछुद्दीन याकूत' 
एक अवीसीनिया-निवासी दास था । एक अवीसीनिया निवासी के प्रति रादी के 





१६. ऐसा विदित नहीं होता कि याकूत के प्रति रजिया का स्नेह अपरा- 
घात्मक न था। यद्यपि इब्न बतूता में (पेरिस संस्कृ० ३, पृ० १६७) इस 
स्नेह को बहुत निदनीय प्रकार का वताया है, परन्तु इब्न॑ बतूता का कथन 
उन बातों में प्रामाणिक नहीं माना जा सकता, जो उसके समक्ष नहीं हुईं थी। 


१६४ मध्ययुग का इतिहास 


इस प्रेमपूर्ण व्यवद्वार से स्वहन्त्र खान, जिन पर अब तक (चालीसिया के दाम 
से) विख्यात तुर्कों मामलूकों की प्रधानता स्थापित हो चुकी थी, बहुत कुड़ 
हो उठे। दास-बंध के शासत की स्थापना को संभव बनानेवाले इन का्ये- 
कुशल वृद्धिमत्तापूर्ण नीति न थी। इसके अतिरित्रत पर्दा छोड़कर सार्वजनिक 
कार्यों में पुरुषों के समान निःसंकोच भाव से रानी का भाग छेना कट्टर 
मुसलमानों की घृणा का विपय बने गया था। 

मलिक इस्तियादद्वीन अल्तृतिया का विद्रोह, १२३९ ई०-.. पलताना रजिया 
के विरुद्ध विद्रोह का झंडा सर्वप्रथम सरहिंद के विद्रोही राज्यपाल अल्तूनिया 
ने उठाया । इस सरदार के विद्रोह से रजिया सतर्क हो उठी और एक विशाल 
सेना लेकर वह इस विद्रोही का दमन करने के लिए राजधानी से चल पडी। 
तबरहिन्द नामक स्थान पर पहुँचने पर तुर्क अमीरी ने उसके कृपापात्र याकूत 


तबकात-ए-नासिरी' के लेखक ने इस धटना को साधारण रूप में इस प्रकार 
लिख दिया है कि अवीसीनियाई याकूत ने सुछतान की सेवा करते हुए, उसका 
कृपाभाव प्राप्त कर छिया था। (रेवर्टी तवकात-ए-नासिरी” १, पृ० ६४२) 
भेजर रेवर्टी का विचार है कि रजिया का स्नेह निंदनीय प्रकार का नथा ' 
बयोकि फर्रिइता ने उस पर जिस मर्यादा-भंग करते का सबसे बड़ा आरोप 
लगाया है वह “घनिष्ठता है जो अवीसीनियाई (याकूत) एवं रानी के बीच 
इस बात में (प्रकद 0॥| थी कि जब रानी घोड़े पर सवार होती थी, तो 
सर्देव (यह) अवीसीनियाई उसको घोड़े पर चढाता था ।” 

'तवकात-ए-अकबरी' में छिखा है कि जब सुलतान रजिया सवार होती 
थी, तो वह (याकूत) उसकी बाहों में हाथ डालकर उसको घोड़े पर बैठा 
देता था (कलकत्ता संस्क० पृ० ६७) | वदायूंनी ने यही वात बुहराई है 
(रेंकिग---अछ वदीनी' १, पृ० १२०) | सत्य जो कुछ भी हो, इतना अवश्य 
निस्संदेह कहा जा सकता है कि इस अवीसीनियाई के भ्रति ऐसा स्नेह दिखाकर 
रजिया ने अक्षम्य भूल को। इस प्रकार के व्यवहार पूर्वीय देशो में सदेव 
सदिग्ध दृष्टि से देखे जाते है। रजिया ने उच्च-वर्गीय महिला के लिए उचित 
व्यवहार का अवश्य उत्क्ररण किया और यह उल्लंघन उसके अविवाहित 
होने के कारण और भी निंदनीय वन गया। 

' टॉमस ने रानी के इस व्यवहार की घोर निंदा की है। 

उसने लिखा है “ऐसी बात नहीं थी कि अविवाहिता रानियों को प्रेम 
करने की आज्ञा न रही हो। वह किसी वंग्ववर्ती राज-पुत्र पर आसक्त हो 
सकती थी, या हरम के अंधेरे भागों में निर्बाध रूप से विछास कर सकती 
थी, परन्तु उसकी उच्छूखलता उसको ग्रठत दिशा की ओर ले चली और 
वह अपनी राजसभा के एक हब्सी सेवक के प्रेम में मग्स हो गई। साथ हीं 
यह स्नेह जिस व्यक्त के प्रति प्रदर्शित कियः जा रहा था, उसको सभी दुर्के 
सरदार धृणा की दृष्टि से देखते थे।” 

टॉमस---दि ऋॉनिकल्स आँव पठान किग्स' पृ० १०६॥ 


दास-वंश के शासन का विस्तार तथा संघटन श्६५ 


का वध कर दिया और उसको (रजिया को) दुगे में बन्दी बता लिया। परंतु 
रजिया की चालाकियों के सामने उसके विपक्षियों की योजनाएँ सफल न हो 
सकी । उसने अल्तूनिया पर अपना मायाजाल विछाया और अल्तूनिया ने उससे' 
विवाह कर दिल्‍ली पर पुनः अधिकार स्थापित करने के लिए एक विज्ञाल सेना 
के साथ प्रयाण कर दिया। मुईजुद्दीन वहराम शाह ने, जिसको रजिया की 
अनुपस्थिति में अमीरों ने सिहासन पर प्रतिष्ठित कर दिया था, रजिया एवं 
उसके पति का सामना करने के लिए सैन्य प्रयाण किया और उनको कैथल 
नामक स्थान पर परास्त कर दिया। अल्तूनिया के सहयोगियों ने उसका साथ 
छोड़ दिया और वह रजिया सहित हिन्दुओं के हाथ पड़ गया, जिन्होंने उनको 
हिजरी सन्‌ ६३८ के रवी-उल-अव्वल मास की २५ तारीख को (१५ अक्टूबर, 
१२४० ई०) मार डाछा ।* रजिया का शासन केवल साढ़े तीन वर्ष तक रह सका । 


रजिया की मृत्यु के बाद अव्यवस्या--रजिया के वाद उसका भाई वहराम 
शाह सिहासनासीन हुआ। वह “निर्भके, साहस एवं युद्धोत्साह सम्पन्न परन्तु 
स्पष्टवादी एवं सरलता-प्रिय शासक था और राजसी ठाठ-वाट के प्रदर्शन 
से दूर रहता था। मिनहाज-उस्‌-सिराज लिखता है; वह स्वभाव से सरल 
एवं स्पष्टवादी था; और इस संसार के राजाओं की प्रथा के अनुसार वह कभी 
आभूषण एवं सुन्दर वस्त्र घारण न करता था और न कभी उसने कटि वस्त्रों, 
रेशमी, वस्प्रों, सजधज, घ्वज-पटों या ऐश्वर्य के प्रदर्शन की इच्छा ही प्रकट 
की ।” उसका शासन हत्या, विश्वासधात एवं यड्यस्त्रों से पूर्ण रहा; और 
जब उसने गुप्त-मन्त्रणाओं को विफल बनाने के छिए सशक्त प्रयत्न प्रारम्भ किये 
तो उसकी लोकप्रियता समाप्त हो गई। सबसे पहले तो 'चालीसियों' के प्रसिद्ध 
दल ने सुलतान के सामते कठिनाइयाँ उपस्थित की। राजसभा, मंत्रियों के 
पारस्परिक कलहीं एवं झगड़ों का क्रीड़ास्थल वन गई। राज्य में प्रभावशील 
और 'अमीर-हाजिव' पद पर आसीन मलिक वदरुद्वीन सुन्कर से, सुलतान 
और निजामुल्मुल्क, उपाधिकारी मत्री, जिसने कुछ समय पूर्व सुलतान को 
अपनी जान लेने क्के प्रयत्न के लिए क्षमा कर दिया था, दोनों हो धुणा करते 
थे। अपनी सुरक्षा के विचार से सुन्कर सुलतान को सिहासन-च्युत करना 
चाहता था, परन्तु भूछ उसने यह की कि अपनी योजना निजामुरूमुल्क के 
सामने भ्रक८ कर दी। इस अमात्य ने बड़ी चतुराई से सुछतान को इस योजना 
के प्रति सचेत कर दिमा। मुछ्तान ने अमात्यों से मंत्रणा की और तत्काल 





१७ इब्न बतूता ने रजिया की मृत्यु का वडे विचित्र ढंग से वर्णन ३ ५ 
है। परन्तु उसका वर्णन जन-श्रुतियों पर आधारित है; अतः सत्य नही है। 


१६६ मध्ययुग का इतिहास 


आज्ञा निकाली कि थुन्कर को बदायूं की जागीर में बदल दिया जाय | परन्तु 
चार मास वाद (नवम्बर १९४१ ई०) जब वह सुलतान की अनुमति लिये 
विना ही छौट आया तो सुलतान बहुत कुद्ध हुआ और उसको बंदी बनाकर 
मार डालने की आज्ञा दे दी । इस विद्रोही अमीर के वध से चालीसियो' का 
दल विगड उठा और परिणामस्वरूप विकट परिस्थित्ति का मिनहाज-उसू-सिराज 
ने इन शब्दों मे वर्णन किया हैचे .-- 

“इस घटना से अमीरो का भाव सर्वथा परिवर्तित हों गया और वे सब 
सुछूतान से भयभीत एवं शकित हो गये और उनमे से एक का भी सुल्ताव 
में विश्वास न रह गया। अपमे पर किये गये आधातों का प्रतिशोध लेने के 
लिए उत्सुक वजीर की भी इच्छा थी कि सव अमीर, मलिक और तुर्क सुलतान 
के विरुद्ध विद्रोह कर दें। वह तब तक अमीरों ब तुर्को के प्रति सुलताव की 
इकाओ को बढ़ाता रहा और सुछतान के विरुद्ध अमीरो में भय उत्पन्न करता 
गया, जब तक कि अततः यह समाचार महामारी के समान सर्व्ष न फैल गया 
और सुलतान के सिहासन-च्युत होने तथा जनता में विद्रोह का कारण न 
बन गया ।/£ 

इसी समय एक ऐसी असंभावित घटना हो गई, जिससे सुरूतानं की शविति 
को भीषण आधात लगा । बहादुर तर के नेतृत्व में मंगोल हिन्दुस्तान में आ 
घमके | छाहौर का द्ासक मलिके इस्तियारुद्दीन, अपनी जनता में एकता न होने 
के कारण उनका सशक्त प्रतिरोध न कर सका। परिणामस्वरूप लाहौर पर 
अधिकार कर मगोलो ने बहुत वेडी सख्या में मुसलमानों को तलवार के घाट 
उतार दिया। इधर सुलतान ने आयूब नामक दरवेश के प्रभाव में आकर एक 
काजी का वध करवा दिया था, जिसके प्रति चालीसियो” का दल बहुत भविति> 
भाव रखता था; इससे यह दल सुल्तान से और भी अधिक कुद्ध हो उठा। 
मंगोलो द्वारा छाहौर पर अधिकार किये जाते की सूचना पाकर बहराम ने 
पंजाब की ओर प्रयाण करने के लिए मेना को सुसज्मित करने की आज्ञा दी, 
परन्तु सुलतान से अपने प्राण-हरण करने के प्रयत्त का प्रतिश्योघ लेने के लिए 
उत्युक निजामुलमुल्क ने उसको सूचित किया कि भव अमीर एवं सरदार 
राजाज्ञा का पालन करने में टालमटोल कर रहे है और उसने सुल्तान से 

उनके विनाश की अनुमति मांगी तथा अनुमति प्राप्त हो जाने पर अमीरों 
को इस वस्तृस्थिति से पूर्णतः अवगत करा दिया। अपने विनाद की आजा 





१८. तबकात-ए-मासिरी' पृ० इ५४-५५॥ 


दास-वंश के शासन का विस्तार तथा संघटन श्द्र्छ 


का समाचार पाकर अमोरो के क्रोध का ठिकाना न रहा और उन्होंने उसकों 
सिहासन-च्युत करने तथा उसका विनाश्य करने की प्रतिज्ञा' कर छी। सेना 
में विद्रोह की प्रवृत्ति को ज्ांत करने का विफल श्रयत्त किया गया! 'राज- 
घराने के प्रमुख फर्राश फरुंखी के आचरण ने, जिसने सुलतान को पूर्णतः 
बच्चीभूत कर लिया था, स्थिति को और भी विकट बना दिया) विद्रोही सेना 
२२ फरवरी १२४२ ई० को दिल्‍ली छौट आई और उसने सुलतान को 
सफेद किले में मई मास तक घेर रखा। चालबाज निजामुद्दीन भी जो अब 
त्क सुरृतान के हितैपी का अभिनय करता रहा था, अब अपने यथार्थ रूप 
में प्रकट हो गया और सुलतान के विरुद्ध स्पष्टतया विप वमन करने छगा 
और उसने सुलतान के अनेक पक्षपातियों को सुलतान के विरुद्ध कर दिया। 
१० भई, ११४२ ई० को दिल्‍ली पर विद्रोहियो का अधिकार हो गया; बहराम 
को कारागार में डाल दिया गया और कुछ दिनों बाद वहीं मार डाला गया । 


बहराम के बध के बाद चालोीसियो” के दल ने इल्तुतमिश के पौत्र 
अलाउद्दीन मसऊद झाह को शासक के पद पर प्रतिप्ठित किया। सरदारों 
ने निजामुद्दीग का वध कर दिया ओर मत्री का पद निजामुद्दीन अबूबक 
को सौपा गया तथा उलूग खान-ए-मुअज्जम'' को राजधानी का अमीर-ए- 
हाजिव' बनाया गया तथा हांसी की जागीर दी गईं। अपने झासन के प्रारम्भिक 
दो वर्षो में सुलवान ने राज्य के विभिन्न भागों में अनेक विजयें प्राप्त कीं तथा 
हिन्दुओं एवं उदारपथियों के विरुद्ध अपने धर्म को आज्ञानुसार धामिक युद्ध 
किये | दिसम्बर सनू १२४२ ई० में बंगाल का प्रतिनिधि शासक तुगरिल कडा ' 
की सीमा की ओर बढ़ आया, परन्तु इतिहासकार मिनहाज-उस्‌-सिराज ने उसकी 
समझा-बुझाकर अपने देश की छोटा दिया। १२४५ ई० में मंगोलों ने पुनः 
भारत की सीमा में आक्रमण किया और वह उच्छ तक बढ़ आये, परन्तु उनको 
पीछे हटना पडा और बहुत क्षति उठानी पड़ी। झासन के अंतिम वर्षो मैं 
सुलतान सर्वथा स्वैच्छाचारी बन गया और उसने अनेक मछिकों का बंध 
करवा दिया। सैनिक शिविरों में रहने तथा सतिक समाज के बीच दिन बिताने 
के कारण सुलतान में चारित्रिक होनता आ गई थी; वह भोग-विलासों, 
मदिरा-पान तथा आखेथ में लिप्त और राज-कार्यों की ओर से उदासीन रहने 
रूगा ) परिणामस्वरूप प्रजा में असतोप फँछने रूूगा, और अमौरों तथा मलिकों 





१९. यह उछुग खाँ उपाधिकारी वही वहाउद्दीन बलवन है जो बाद 
में सिहासन पर आसीन हुआ। ईजुद्दीन बलबन, किशलू खाँ के नाम से 
प्रसिद्ध है। 


श्ध्८ मध्ययुग का इतिहास 


ने इस्तुतमिश के दुसरे पुत्र नासिरुदीन को शासन सेमालने के लिए आमंत्रित 
किया। मसऊद को १० जून सन्‌ १२४० ई० में कारागार में डाल दिया गया 
और कुछ दिनों वाद वह “सर्वश्षक्तिमान को दरण में ले लिया गया।” 








२०. चालीसियों के दल” ने दिल्ली की राजनीति में वहुत महत्त्वपूर्ण भाग 
लिया! वह राजाओं को बनाते और गद्दी से उतारते रहे। सर वूल्सछे 
हेग ने ठीक ही कहा है कि यदि पारस्परिक ईर्ष्या के कारण वह अपने 
बोच में से किसी को प्रधानता देने में असमर्थ न हो गये होते, तो स्वयं सिहा- 
सन ही उनके अधिकार में आ गया होता। अपने आपसी मतमेदों के कारण 
उनको वाध्य होकर इल्तुतमिश के किसी पुत्र को ही शासक पद के लिए चुनना 
पडा। परन्तु राज्याधिकार वास्तव में उन्ही के हाथ में रहता था। यह दल 
"अंततः तव समाप्त किया गया जब बलबन सिहासनासीन हुआ। केम्दिज हिस्द्री 


आँव इण्डिया! ३, पू० ६२। 


अध्याय ७ 


वलवन ओर उनके उत्तराधिकारों 


मासिरुद्दीन महमूद--सत्‌ १२४६ ई० में दिल्ली का सिंहासन इल्तुतमिद 
के एक कनिष्ठ पुत्र नासिरुद्दीन मुहम्मद झाह के अधिकार में आया। नासिरुद्दीन 
घरपरायण, ईश्वरी विधान में विश्वास करनेवाला एवं संयमी शासक था और 
विद्वानों के संरक्षण तथा दरिद्दो एवं आपत्तिग्रस्तो की सहायता में सदेव तत्पर 
रहता था। वह दरवेझों की भाँति एकान्त एव प्रच्छन्न जीवन व्यतीत करता 
था और राजकीय सुखों से दूर, कुरान की प्रतिलिपियाँ छिखकर अपनी जीविका 
उपार्जन करता था। जब कि आंतरिक गुप्त-मत्रणाएँ तथा हिन्दुओं के विद्रोह, 
सुलतान को शक्तिहीन बनाने के लिए यथेप्ट थे और मंगोलोों के दल भारत के 
अ्वेद् द्वार पर प्रवक आधात कर रहे थे, ऐसे समय में वह चरित्र एवं स्वभाव 
से दिल्ली के राज्य पर शासन करने के लिए स्वंथा अगोग्य था। परन्तु उसके 
सौभाग्य से वलवन के रूप में उसको ऐसा परम निपुण एवं दृढ़निश्चयी मंत्री 
प्राप्त हो गया था, जो अपने स्वामी के शासन के प्रारम्भ से अंत तक राज्य 
की आतरिक एवं वाह्म नीति का कुशलतापूर्वक संचालव करता रहा! 


बलवन का प्रारम्भिक जीवन--वलवन इलवारी कवीले का एक तुर्क था-- 
स्वयं इल्तुतमिश भी इसी कबीले का था--और उसका पिता १०,००० परिवारों 
का खान था। परन्तु बलवन के भाग्य में कुछ परिवारों का खान मात्र ही न 
होकर बहुत उच्च पद पर प्रतिध्ठित होना था। इसीलिए भाग्य-चंक्र ऐसा 
'परिवर्तित हुआ कि वह युवावस्था में मंगोलों का वंदों बा और मंगरोल उसको 
बगदाद छे आये जहाँ बसरा के ख्वाजा जमालुद्दीद ने उसको क्रय कर लिया। 
उसमें महानता के लक्षणों का आमास पाकर ख्वाजा उसके साथ दयापूर्ण 





१. मासिरुद्दीन महमूद के विपय में अनेक दंतकथाएँ प्रचलित हैं। का 
जाता है कि सुवान की पत्नी उसके लिए भोजन बनाती थी और एक दिन 
जब उसने एक नौकरानी रख देने की प्रार्थना की तो सुरूतान ने उसकी श्रार्यना 
को यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि वह्‌ तो राज्य का संरद्षाक मात्र है। 

महू कया एक अतिशयोक्ति जान पड़ती है। निस्सन्देह इतना अवश्य कहा जा 
अकता है कि सुलतान वहुत सादा जीवन व्यतीत कर अधिकांश समय धार्मिक 
कृत्यों में लगाता था। ह 
१६९ 


१७० मध्ययुग का इतिहास 


व्यवहार करते छगा और उसको दिल्ली के आया जहाँ शमसुद्दीन इल्तुतमिग 
ने उसको खरीद लिया। “इस प्रकार उसकी पवित्र कलाई पर मास्राज्य 
एवं शक्ति का इयेन (वाज) रखा गया” और बलवन को मुल्तान का 'पासा-| 
बरदार' (व्यक्तिगत अनुचर) नियुक्त कर चालीस दासों के प्रमिद्ध दल में,। 
सम्मिलित कर लिया गया। रजिया के शासन-काल में 'अमीर-ए-शिकार के 
पद पर उसकी नियुवित हुईं। जब रजिया का सौभाग्य-सूर्य अस्ताचछगामी 
होने लगा और अमीरों ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया तो बलवन भी विद्रोहियो 
के दल में सम्मिलित हो गया और उसने रजिया को सिहासन-च्युत करने में 
सहयोग दिया। बहराम ने अपने समर्थक अमीरों के प्रति क्ृतज्ञता प्रकाशन 
के लिए उनको उच्च पदों पर आसीन किया। वलवन को भी रैवाडी' की 
जागीर दी गई और बाद में हांसो का जिछा भी उसकी जाग्रीर में सम्मिलित 
कर दिया गया। वलूबन मे अपनी जागीर का बुद्धिमानी एवं सुचारु रूप से 
शासन तथा कृषि की दक्षा से सुधार किया और “उसके न्याय एवं उदारता' के 
परिणामस्वरूप जन सतुप्ट एवं समृद्ध हो गये ।” 

जब मगोलों ने मगू के नेतृत्व में १२४५ ई० में सिंघ प्रदेश पर आक्रमण 
किया और उच्छ के दुर्ग को घेर लिया, तो बलबन ने सदिग्ध-मति अमीरों के 
विरोध को शांत कर, मगोलों को मार भगाने के लिए एक विशाल सेना का 
संघटन किया। इस अभियान का आयोजन इतने प्रभावशाली ढंग से किया 
गया कि राजकीय सेना के आगमन का समाचार पाकर मंगोल नेता आत्म- 
रक्षा के लिए चिंतित हो उठा और उसने तत्काल उच्छ के दुर्ग से घेरा उठा 
लिया। उसकी सेना जो तीन वर्गों में विभाजित थी, वुरी तरह परास्त' 
हुई और शतगः हिन्दू तथा मुसछमान वंदियो को पीछे छोडकर युद्ध-भूमि से 
पलायन कर गई। मंगोल सेना के भाग जाने पर यह बंदी मुक्त कर दिये गये ! 
थह बलबन की सामरिक निपुणता, शक्ति एवं साहस का ही प्रभाव था कि 
मंग्रोलों को दुर्ग का घेरा उठाना पडा और इस्लाम की सेनाओं को ऐसी 
गौखवपूर्ण विजय प्राप्त हुई) १२४६ ई० में नासिरुद्दीव महमूद के सिहासना» 
सीन होते पर वलबन को राज्य का मुख्य मंत्री नियुकत किया गया और जब कि 
उसका स्वामी राजनीतिक मामलों से विलकुछ तटस्थ रहकर कुरान की 
प्रतिलिपियाँ बनाने तथा लेखन-कौझल बढ़ाने में संलग्न था, वह संरक्षक के 
पूर्ण अधिकारों का उपभोग कर रहा था। हर 





२. रैवाड़ी पज्जाब के यगुडगाँव जिले में दिल्‍ली से जयपुर जानेवाले मार्ग 


प्र स्थित नगर है। 
इम्पी० गजेदिण पू० ३००॥ 


5६% न 0 5 





वलबन और उसके उत्तराधिकारी: / ... .. "१७४ + 

बलबन मे १२४६ ई० में रबी नेदी को पार कर, बूंद तथा झेलम की / 
पहाड़ियों को आक्रान्त कर दिया और -खोफ़रों 'तथा ,ऐसी . ही अ 
छूट-मार करनेवाली जातियों का दमन किया । दोआबं के “विद्रोही - हिन्दू रजाओं 
को दण्ड देने के लिए उसने अनेक वार उन पर आक्रमण किया। दीर्घ काल 
तक युद्ध करने के बाद उसने कन्नौज की सीमा में अवस्थित तलसन्दा के” 
दुर्ग पर भी अधिकार कर लिया । कालिजर व कड़ा के मध्यगत प्रदेश 
भछाकी के राणा को भीषण संग्राम के पश्चात्‌ परास्त होना पड़ा और मुसल- 
मानों को छूट में अपार सम्पत्ति प्राप्त हुई। तत्पश्चात्‌ मेवात एवं रणथम्भोर 
के दुर्गों को आक्रांत किया गया; विजयश्री इस्लाम की सेनाओं के हाथ लगी; 
परन्तु हिजरी सम्‌ ६४६ के जिल-हिज्जा मास की ११ ता० (७ अप्रैल, ११४८ 
ई०) को मलिक बहाउद्दीन इबक किले की दीवारों के सामने मारा गया। 
बंलबन के दिल्‍ली छोद आने पर सुरूतान ने २ अगस्त, १२४९ ई० को उसके 
साथ अपनी पुत्री का विवाह कर उसको राज्य के सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित 
कर दिया। उसके भाई मलिक सैफुद्दीन ऐयक किशलूखाँ को अमीर हाजिय' 
बनभया गया | 

मुसलमान प्रांतीय झासकों के विद्रोह का दमन किया गया और नागौर 
में विद्रोह का झंडा उठानेवाले ईजुद्दीन को शेर खाँ ने उच्छ पर निविरोध 
अधिकार कर बंदी बना लिया। तत्पश्चात्‌ ग्वालियर, चदेरी, मालवा और 
मरबर' पर अभियान किया गया और इन सब पर अधिकार कर असंख्य घन 
लूटा गया। एक विशाल सेना लेकर राजकीय सेना का सामना करने के लिए 
सन्नद्ध हिन्दू राजा चहरदेव परास्त हुआ; और विजयी सेनाएँ हिजरी सन्‌ 
६५० के रवीउल-अव्वल मास में (मई १२५२ ई०) दिल्ली छौट आईं। 

छः मास पश्चात्‌ सुल्तान ने उच्छ एवं मुलतान की ओर प्रस्थान किया। 
अनेक प्रमुख सरदार उसके साथ आ मिछे। इसी अभियान के समय बलवन 
के प्रभाव से ईर्ष्या करनेवाले इमादुद्दीन रिहात मे मलिकों को उत्तेजित 
किया और उसके विरुद्ध सुल्तान के कान भरे। वलबन के विद्वीही चचेरे 


३. नरवर भोपाल के परिचम की ओर ४० मील की दूरी पर स्थित है। 
टॉड के कथनानुसार इसकी नोव कछवाहा राजपूतों ने डाली थी। महाभारत 
वर्णित राजा नल नरवर मे झासन करता था। उसके वंशज मुसलमानों कया सदैव 
प्रतिरोध करते रहे । अतत: मराठो ने इसको हस्तगत किया। 

जारेट, आइन-ए-अकबरी! २, पू० ६०। 

चहरदेव नरबर का राजा था | टॉमस, दि क्रॉनिकल्स' पृ० ६७। 

तबकात-ए-नासिरी' में इसका नाम चहरअजारी दिया गया है। 


१७२ मध्ययुग का इतिहास 


भाई सुन्कर के अपराधों को वहुत बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया और वर्वन पर 
उसकी गुप्त रूप से सहायता करने का आरोप छग्राया गया ! १२५२-५३ ई० 
में एक लूट-मार के अभियान की योजना वनाई गई और सुरुतान ने बलवन 
को साथ चलने के लिए बाध्य किया। सुल्‍ूतान के कानों में निरन्तर अपने विरुद्ध 
फहनेवाले अपने शत्रुओं का साथ करने में योद्धा मंत्री वछबन को बहुत कुटु 
अनुभव हुआ। वे सदेव सुल्तान से उप्तके विरुद्ध कहा करते थे कि वलबन मे 
राजकीय कार्यों में बहुत कुप्रबंध किया है। उन्होने उसकी जान छेने का पड्यस्त्र 
रचा, परन्तु इस कुचेप्टा में विफल होकर वह उसको पदच्युत करवाने के 
उपायों की खोज करने लगे। अंततः उनके कुचक्र सफल हुए और यह महान 
सेनातायक एवं मंत्री जिसने अनन्य भक्तिभाव से इतने दीघेकाल तक राज्य 
की सेवा की थी, हिजरी सन्‌ ६५१ के मुहर॑म में (मार्च १२५३ ई०) राजसभा 
से बहिप्कृत हो गया। उसको सिवालिक पहाड़ियों तथा हाँसी की अपनी 
जागीर में लौट जाने की आज्ञा दी गई और इमाढुद्दीन को राजधानी में 'वकीछ- 
एनदर के पद पर प्रतिष्ठित किया ग्रया। 
वलवन के पदच्युत होते ही विभिन्न पदों पर नई-नई नियुक्तियाँ की गईं 
और उसके समय के अधिकारियों का या तो स्थानान्तरण किया गया या 
चहू पदच्युत कर दिये गये जिससे कि इस नीच कुछोत्पन्न घृणित दल के लिए 
स्थान रिक्त हो जायें। मुहम्मद जुनंदी को बजीर वनाया गया और राजकार्यों 
में इमादुद्दीन का बहुत हाथ रहने छगा। मिनहाज-उस्‌-सिराज को काजी के 
पद से हठा दिया ग्रया और जान पड़ता है इसीलिए उसने इस नये मत्रि- 
मण्डछ को तीव्र निदा की है। 
इमादुद्दीव नीच कुछो्तन्न हिन्दू था; अतः उसके उत्कर्ष से राजतभा 

के “शुद्ध तुर्के-यंशोय एवं तथा अभिजात ताजिक” मलिकों तथा सरदारों के 
स्वाभिमान को आघात लगा। उसकी अधीनता में कार्य करना वह अपना 
अपनान समझते थे। शासन-प्रबंध में शिथिलता आने छगी; सारे राज्य में 
-अव्यवस्था फैछ गई एवं पड्यन्त्र रचे जाने छगे और राजधानी की सड़कों तक 
पर गुण्डेपन का ऐसा राज हो गया कि 'तवकात-ए-नासिरी' का विद्वान प्रणेता 

६ सास तक मस्जिद में नमाज पढ़ने न जा सका। प्रांतों में असंवोप व्याप्त 





का कर्तव्य राजन 
४. बिकील-ए-दर हो शुद्ध रूप है। इस_ अधिकारी का मुख्य अल 

आसाद के द्वार की कुंजियाँ रखना था। वर्नी ने काजी जियाउद्दीन को कुतुबुद्दीन 
भुवारक थाह फिलजी के समय के “बकील-ए-दर्र बताया है। यह पद यों 
के समय में भी दना रहा और बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता था। रेबर्ट-- 


“तबकात-ए-नासिरी” १, पृ० ६९४१ 


बलबन और उसके उत्तराधिकारी १७३ 


हो गया और सुलछतान के पास चारों ओर से इमादुद्वीन को पदच्युत करने की 
प्रा्थनाएँ आने छगीं। कडा-मानिकपुर, अवध, तिरहुत बदाऊँ, तबरहिन्द, 
सामाना, सुन्नम, कुहराम तथा समस्त सिवालिक प्रदेश के मछिकों ने निर्वासित 
मनन्‍्त्री से राज्य का कार्यभार ग्रहण करने का आग्रह किया। उलुग खाँ तथा 
शाहजादा जलालउद्दीन मसूदशाह की सहायता सहित यह असंतुप्ट अधिकारी 
अपनी अपनी सेनाएँ लेकर राजधानी की ओर चल पड़े। सैनिक बल के इस 
प्रदर्शन से रिहान धबरा गया और उसने सुछतान को इन विद्रोहियों का 
दमन करने के लिए उकसाया। विपक्षी सेनाओं का तबरहिन्द के समीप सामना 
हुआ। दोनों सेनाओं के अग्रगामी दलों में सामना होने पर सुलतान की सेना 
में खलबली मच गई ओर वह थोडा भी सामता न कर हाँसी की ओर भाग 
चली। बाद में दोनों पक्षों के अमीरों के प्रयलल से समाधान कर लिया गया 
और रिहान को पदच्युत करने के लिए सुलतान पर बरू दिया गया। अततः 
उसको बदाधूं की जागीर में भेजा। १ फरवरी १२५४ ई० में बलवन पुनः 
राजधानी में लौट आया। उसके प्रत्यागमन से सबके हृदयों में आनन्दोल्लास 
भर गया और भगवान्‌ की कृपा से “ईश्वरीय अनुकम्पा के द्वार अनावृत हो गये, 
और धरती पर वर्षा होने छगी तथा उसके आगमन को सब छोगों ने मनुध्यों के 
कल्याण का सूचक समझा [” 
विंद्रोहों का दसन--वलबन के कार्यभार सेभाठने पर शासन-तन्त्र में 
पहले जैसे बछ एवं जीवन का सचार हो गया और बलबन ने दोआब के 
विद्रोही अमीरों का बल्पूर्वक दमन कर दिया। जब कुतछुग खाँ ने, जिसने 
सुलतान की विधवा माँ के साथ विवाह कर लिया था और जिसको अवध 
की जागीर सौपी गई थी, १२५५ ई० में विद्रोह किया तो वलूबन ने उसके 
विरुद्ध प्रयाण किया और उसको लौट जाने के लिए विवज्ञ कर दिया। 
बलवन से द्वेप रखनेवाले मलिक तथा हिन्दू इस विद्रोही से आ मिले और 
कुतछुग खाँ के गहित आचरण का अनुसरण करते हुए सिंध के प्रतिनिधि 
शासक ईजुद्दीत बलबन किद्वलू खाँ ने भी विद्रोह कर दिया और कुतलुग खाँ 
से आ मिला। इन दोनो विद्रीही मलिकों की सेनाएँ सामना में एकत्र हो 
गईं और कुछ अन्य अमीरों के साथ उलुग खाँ को पदच्युत करने की गुप्त 
सन्‍्वणा में सम्मिलित होकर उसकी सफछता के छिए राजधानी की ओर 
प्रयाण कर दिया, परन्तु इस दुरभि संधि को वह कार्यरूप में परिणत ने 
कर सके। मलिक वलवन सिवालिक प्रदेश के मार्ग से उच्छ लौट आया। 
इस प्रयाण भे उसके अदुचरो की संख्या केवछ २०० या ३०० मात्र रह गई, 
परन्तु इसके बाद कृतलुग खाँ का न्‍्यम फिर सुनने में न आया। १२५७ 


द्छ्ड मध्ययूय का इतिहास 


ई० के अतिम भाग में मयोछो ने नूयीन सारीना के नेतृत्व में सिध पर फिर 
आक्मण किया, परल्तु राजकीय सेनाओ के पहुँचने पर वह लौट गये। 


अंतिम अभियान--इस भन्त्री का अन्तिम महत्त्वपूर्ण अभियान १२५९ 
ई० में मेबात के पहाड़ी प्रदेश पर हुआ, जहाँ विद्रोहियों ने मुसलमानों की 
संपत्ति छूट छी थी, गॉबों को नप्ट कर दिया था और हरियाना, सिवालिक 
तथा वियाना जिले के किसानों को उत्पीडित क्रिया था। तौन वर्व पूर्वे भी 
इन्होने ऐसी ही छूटभार मचाई थी और उलुग खरा में उनका बुरी तरह 
दमत किया था। परन्तु मलका वाभक हिन्दू के नेतृत्व में उन्होंने फिर 
लूटमार प्रारम्भ कर दी। मलका ने आसपास के देशो के लुटेरों को सघटित 
कर अपना दल खूब बढ़ा लिया था। उलुग खाँ ने इन' छुटेरो पर आक्रमण 
किया और अमीरी तथा मलिको के उत्साह एवं निर्भयत्ताप्रृ्ण प्रयत्नों से 
यह छुट्रेरे पकड़े गये और उसने लगभग १२,००० लुटेरों को तलवार के 
“घाट उतरवा दिया। उनके छगभग २५० नेता “दासता की श्रृंजलाओं में 
जकड़े गये” और विजयी सेना को छूट में विश्याल सपत्ति प्राप्त हुई। 
“इस प्रकार २० दिन के अल्प काल में ही इस योद्धा मन्‍्त्री ने तारे देश से 
“इन आततायियों को समाप्त कर दिया और उनसे छीनकर १४२ घोड़े 
तथा ३५,००० टको से भरे हुए ६० सूती थेछे राजकीय कोंव में जमा 
किये। छगभग इसी समय चंगेज खाँ के नातों हछागू का राजदूत दिल्ली 
आया। उसका भव्य स्वागत किया गया और इस श्रतिपष्थित अम्यागत् के 
स्वागत के लिए आयोजित उत्सव का समापतित्व ग्रहण करने के लिए 
>धर्मात्मा एवं उदार सुलतान स्वयं अपने एकांतवास को छोडकर राजसभा में 
उपस्थित हुआ। हे 

यहाँ पर तत्कालीन इतिहासकार का वर्णन सहेसा शक ग्रया हैं और 

१२६० ई० के मध्य से लेकर १२६६ ई० के प्रारभ तक के इत ६ वर्षों 
को घटनाओं के वियय में इतिहासकार ने प्रर्ण मौने धारण किया हैं। इत्ति- 
हासकार के मौन का कारण संमवतः यहे है कि इम साल में मंगोलों ने 
पंजाब तया दिल्‍ली साम्राज्य के पश्चिमी सीमावर्ती प्रदेशों को आक्रान्त 
कर दिया था और जैसा कि रेवर्टो का अनुमान है, इतिहासकार ने अपनी 
लेसनी को विश्राम देना ही उचित समझा और इस अश्रकार वह ऐसे 





८. एक अन्य स्थान पर इसका नाम नूमीन सालीन दिया हुआ है, परन्तु 


ला व 'र' अक्षर परस्पर परिवर्तनीय हैं। 
रेचर्टी--पबकात-ए-नासिरी, है, पृ० ७११।॥ 


बलवन और उसके उत्तराधिकारी श्छ्प्‌ 


प्रसण को लेसनीवड करने से विरत हो गया जो उसके आश्रयदाता के 
वक्ष के लिए कुछ भी गौरवपूर्ण न था। 

बलबन के साहसिक कार्ये--पूरे चालीस वर्ष तक बलबन ने झासक के 
अधिकारों का पूर्णतया उपभोग किया और अनेक आपत्तियों से राज्य 
की रक्षा की। यह बहुत ही विद्रोह एवं विक्ोभपूर्ण काल था और बलबन 
जँसा पुरुष ही इस अव्यवस्था एव विश्वखलता को उभाड़ने बाले तत्त्वों का 
बलपूर्वक दमन कर सकता था। उसने सीमवर्ती स्थानों पर सबस् सेनाएँ 
'निमुष्त की, विशाल एवं सुशिक्षित सेना का सघटन किया और मगोंदो का 
सफलतापूर्वक प्रतिरोव किथा। दोआब के असतुप्ट हिन्दुओं के विद्योहो का 
दमन कर पड्यन्त्रों को समूल' नप्ट किया। राज्य में अव्यवस्था फैलानेवाले 
-अमीरी तथा मलिकों की पारस्परिक ईप्या तथा झगड़ो को, झांत किया गया। 
यदि दिल्ली साप्राज्य को उस समय वरूबन के सशवत एवं सतेज शासन का 
सहारा न मिलता तो उसका आन्तरिक विद्रोही तथा वाह्य आत्रमणों से 
पार पाना असंभव सा ही था। 


बलूबन का सिहासनारोहण--१८ फरवरी १२६६ ई० को धातिरुद्दीन की 
मृत्यु के पश्चात्‌ शासक का पद ग्रियासुह्दीन वलवन को प्राप्त हुआ। वह शासक 
के कर्तव्यों को निभाने में अपने समय का योग्यत्तम व्यक्ति था। इल्तुतमिश 
के पुत्रो की अवोग्यता तया शम्ती दासों के प्रवर्धित अहकार के कारण विहासन 
की प्रतिप्दा को बहुत आधात लगा था। अत्त: बलवन के सम्मुख सर्वप्रमुख कार्य 
राज्य के अधिकार को पुन. स्वीकृत करवाना, झासन-तत्र का पुनः सघटन 
तथा मंगोली के बढ़ते हुए आक्रमणों को रोकने का प्रवध करना था। तत्कालीन 
स्थिति का वर्णन करते हुए बरनी ने लिखा है कि, “श्रेष्ठ शासन-अणा््ी के 
आधार और राज्य के गौरव एवं ऐश्वमें के द्योतक, झासन-शक्ति का भय 
लोगों के मत से हट गया था और देझ्य की दशा बहुत घोचर्न/य हो गई थी |” 
शासव-कार्य में निपुण नये सुतान ने कठोर दंड एवं अनवरत प्रयत्नों दर 
अव्यवस्था उत्पन्न करनेवाले तत्त्वों का दमन कर जनता को आज्ञापाजन तथा 
“राजभक्िति का पाठ पढ़ा दिया। 


शासन की व्यवस्था--वलूबन को सबसे पहले एक विशाल एवं कुशल 
सेना की आवश्यकता का अनुभव हुआ। उसने नई तथा पुरानी भब्वारोही 
एवं पदाति सेना को अनेक युद्धों मे साहस एवं रणकौस्छ का परिचय देने- 
चाले मलिकों के नायकत्व में रक्खा। डस सेना की सहायता से उसने दोआव 
तया दिल्‍ली के आसपास के प्रदेशों में व्यवस्था स्थापित की। मेवातियों की 


१७६ मध्ययुग का इतिहास 


उदण्डता दिल्ली के सिहासव के लिए एक आसुक्ष विपत्ति वन गई थी। वह 
दिल्‍ली के समीपस्थ प्रदेशों में छूटभार करते रहते थे और रात में “वह छिपे- 
छिपे नगर में घुस आते, और विभिन्न प्रकार की यातनाएँ देकर जनता की 
विश्वान्ति में बाधा पहुँचाते थे ।” वे भिव्तियों तथा पनिहारियों पर हमला 
कर उनको वस्त्र-विहीन बना देते थे। उनकी बढ़ती हुई उद्ृण्डता के कारण 
दोपहर की नमाज के समय राजधानी के परिचमी द्वार बंद कर देने पड़ते थे 
और साधु-संन्यासियों के वस्त्रों का आश्रय छेकर भी कोई उनके अत्याचारों 
से त्राण नहीं पा सकता था। सुलतान ने वन-अ्रदेशों को छूटेरों से रहित कर 
उनका पूर्णतः दमन कर दिया। राजधानी की सुरक्षा के लिए उसने कई 
छावनियाँ निर्मित कीं और वेतन के रूप में भूमि देकर वहाँ अफगानों के 
प्रबल दल नियुक्त किय्रे। सरदारों तया कर्मचारियों ने सहलरों उपद्रवियों 
का वध कर वहाँ पर अपना दृढ अधिकार स्थापित किया। दोआवब का अंतर्वर्ती 
प्रदेश सर्वाधिक असुरक्षित था; कम्पिल, पटियाली तथा भोजपुरी छुटेरो के 
प्रमुख अड्डे थे। यह दुष्ट सडकों पर चलनेवाछो को सताते रहते थे और इनके 
कारण व्यापारिक सामग्री का एक स्थान से दुसरे स्थान पर सुरक्षित छे 
जाना असंभव हो गया था। इस अव्यवस्था को समाप्त करने के हेतु सुल* 
तान' मे स्वयं प्रयाण किया और छूट-पाट एवं अराजकता को रोकने के 
लिए, स्थाने-स्थाव पर अफगान सेनाएँ नियुक्त की। “अन्ततः छुटेरों की 
गुफाओं को रक्षकों का आवास बयाया गया और छुटेरों का स्थान मुसछू- 
मानों तथा मार्ग-रक्षकों ने ग्रहण किया ।” इसीलिए ६० वर्ष बाद इतिहास- 
कार बरनी संतोपपूर्वक यह लिख सका कि मार्गों को छुटेरों से मुवत्त कर 
प्यिको का जीक्न सुरक्षित कर दिया गया था। 
जव सुलतान दोआव में व्यवस्था स्थापित करने में संलग्न था, वर्तमान 
राहेल्खण्ड के अंतर्वर्ती प्रदेश मे उपद्रव उठ खड़े हुए और बदायूं तथा अमरोहा 
के सरदार थ्ांति स्थापित न कर सके। इस अराजकता की सूचना से विक्षुब्ध 
सुलतान अपनी सेना के प्रमुख भाग सहित कटहर की ओर चल पडा और 
अपने स्वामाविक शक्तिपूर्ण ढंग से विद्वोहियो के विनाश की आज्ञा दी। परि- 
णामस्वरूप भीपण दमन प्रारम्म हुआ और “विद्रोहियो का रत नाछों के 
रूप में बहुने लगा; प्रत्येक गांव तेया वन के समीप श्षरों के ढेर दिखाई देने 
लगे और मृतकों की पंक्ति गंगा तक पहुँच गई।” सारे जिले को पदाक्रन्त 
कर सेता मे अपार सम्पत्ति लूटी। जंगलों में सड़कें बनाने के लिए लूकटहारों 
के दल भेजे गये और लूटेरों को दण्डित करने के छिए किये गये अभियातों की 
अपेक्षा सडकें बनवाना अधिक फलप्रद उपाय सिद्ध हुआ। 


बलवन और उसके उत्तराधिकारी शा 


*/शम्सो दासों का दमन--छुटेरों का दभन करने के बाद, सुलतान ने जूद 
की पहाड़ियों में अभियान कर वहाँ की पहाड़ी जातियों को दण्डित किया। दो 
वर्ष बाद उसमे मंगोछों द्वारा ध्वस्त दुगे की ओर प्रस्थान किया। सारे प्रदेश 
को विवष्ट कर शांति स्थापित की गई। इस' छोटे से अभियान में सुल्तान को 
उन वृद्ध शम्सी सैनिकों की अयोग्यता का पुनः अनुभव हो गया जो ३० या 
४० वर्ष से जागीरों का उपभोग करते आ रहे थे। उसको विदित हुआ कि 
झमसुद्दीन की सेना के छगभंग दो सहश्न अश्वारोहियों को बेतन के रूप में 
दोआब प्रदेश में गाँव मिले हुए हैं। इनमें से अनेक वृद्ध एवं सैनिक कार्यों के 
लिए असमर्य हो गये थे और बहुतो की संतान ने उनकी जागीर पर अधिकार 
कर आरिज!' (सैनिको के नाम आदि का लेखा रखभैवाला अधिकारी ) के खातों 
में अपना नाम चढ़वा लिया था। लेकिन यह वेतम के रूप में प्राप्त भूमि का 
स्वयं को स्वामी घोषित कर कहते कि यह भूमि उन्हें सुछतान शमसुद्दीन 
द्वारा पुरस्कार के रूप में प्राप्त हुई है। इनमें से कुछ तो अपने सैनिक-क्तंव्यों 
का पालन अक्मंण्यता से करते, कुछ बहाने बनाकर टाछ जाते और कुछ 
सैनिक अधिकारियों को घूस देकर इन कत्तंव्यों की अवहेलना के लिए क्षमा 
प्राप्त कर छेते थें। सुल्तान ने, प्रथम एडवर्ड के 'को वार'्टो” के समान, वेतन 
के रूप में दी गई भूमि की दशा की जाँच करने तथा ऐसी भूमि के उपभोकतार्थी 
की सूची अस्तुत करने की आज्ञा दी। सुछृतान ने ऐसे छोग्ों को ३ श्रेणियों 
में रसा--(१) वह वृद्ध जिनसे भूमि के ली गई लेकिन ३० या ४० दंका 
पेशन देना स्वीकार किया गया; (२) सैनिक कार्यों में भाग लेने योग्य 
युवकों के अधिकार में भूमि रहने दी गईं, परन्तु अतिरिक्त कर वसूल करने 
का काम राज्य के कर्मचारियों को दिया गया; (३) तथा तीसरी श्रेणी में बह 
विधवाएँ व अनाथ रखबखें गये जिनसे भूमि ले ली गई, परन्तु जिनके निर्वाह के 
लिए ययोचित व्यवस्था कर दी गई। प्राचीन एथेंस में सोलन के कानून के 
समान, वलछबवन की यह आज्ञा स्वयं उसके बर्ग के छोगों के लिए अहितकर हुई 
और अब तक राज्य में विश्येाधिकारों एवं सब प्रकार की सुविषाओं के 
एकमात्र उपभोक्ता सैनिक सामंत्र निराशा से भर गये। कुछ वृद्ध खान दिल्ली 
के कोतवाल फखरुद्दीन के पास पहुँचे, जिसका सुल्तान पर बहुत प्रभाव समझा 

जाता था और उससे अनुनय-विनय की कि वह उनकी ओर से सुल्तान को 

समझापे। खाब लोगो को दयनीय स्थिति का ध्यान कर कोतवाल का हृदय 

दयाई हो उठा और उसने धाराप्रवाह रूप से सुख्तान के समदा उनके पक्ष 

का समर्थन किया। उसकी वाकूपदुता का सुझतान पर बहुत प्रभाव हहु” 

और उसने कय्णामिभूत होकर खान लोगो से भूमि छौटा छेने की आज्ञा 
फा० १२ 


१७८ मध्ययुग का इतिहास 


रहु कर दिया। इस कठोर आजा दे रह किये जाने पर भो सान लोगो के पहले 
जैसे अधिकार न्‌्रह्‌ गये और वह भी समय रहते युलतान की आज्ञाओं के 
ययावत्‌ पालन में तत्पर हो गये। स्वयं अपने चचेरे भाई शेर साँ को भी, 
जो सुप्तम, लाहौर तथा दीपालपुर का प्रतिनिधि-शासक था, उसने इस अवहेलता 
के लिए क्षमा न किया। शेर साँ ने जाट, सोखर, भद्टी, मीना तया मधारों' 
जैसी उद्ण्ड जातियों को अबीन बनाकर दिल्‍ली साम्राज्य की बहुत बडी सेवा 
की थी। परन्तु वृद्ध शम्सी सरदारों के भ्रति सुलृतान के उम्र व्यवहार को 
देखकर, वह स्वय अपनी सुरक्षा के लिए सचेत हो उठा और उसने राजसभा 
में आना बंद कर दिया। वरनी लिखता हैं कि सुल्तान ने समोग्रता का तया 
उसकी पूर्व सेवाओ का ध्यान भुछाकर उसको विय दिला दिया।" ऐसी 
मिर्दयता से बलब्रन ने अपनी शक्ति को प्रव्ल वनाया और कठोर दण्डों से 
अपने मार्ग में आनेवाली समस्त सम्भाव्य चाधाओं का अन्त कर दिया। 


सुदृढ़ शासन-सन्त्र--हिंन्दुस्तान जैसे विश्ञालल देश पर केवल सैनिक शवित 
द्वारा अधिकार जमाये रखना असम्भव था; अतः वलबन ने आन्तरिक शासन- 
व्यवस्था की बड़ी निधुणता से सुदृढ़ आधार पर स्थापना की। उसकी शासन" 
व्यवस्था अश्तः सेनिक एवं अशत. सार्वजनिक ढंग की थी। सब अधिकार 
उसके हाथ में थे और अपनी आज्ञाओं तथा विधियों का अत्यन्त कढोरता से 
चालन करवाता थ।। स्वयं उसके पुत्र, जिन्हे भहत्त्वपूर्ण प्रातों का झासन सौपा 
गया था, स्वेच्छा से कोई भी कार्य न कर सकते थे और सभी उलझे विपयों 
को उन्हें सुल्तान के विचारार्थ भेजना पड़ता था, जो अतिम आज्ञा देता 
था और इस आज्ञाओ का अक्षरशः तया साववानों से पालन उनके लिए 
आवश्यक था। न्याय करने में युछ्वान पूर्ण निष्पक्षता से काम लेता था और 





६. इन जातियों का उल्लेख बरनी ने अपने तारीख-ए-फिरोजशाही ' में 
म्‌ हम्मद तुगलक के शासन-काल के वर्णन में भी किया है। ' 

द (बिब्लियों० इण्डि० पृ० ४८३)। 
७. बरनी--वारीश्-ए-फीरोजशाही---विब्लि० इण्डि० पृ० ६६। 
इल्ियट ३, पृ० १०९। बरनो ने निश्चयपूर्वक यह स्वीकार किया है कि 

सुलतान ने उसको विप दिला दिया और झ्लवन के शासन-काल के लिए अन्य 

कैखकों से बरनी अबिक प्रामाणिक है। फिरिश्ता ने लिखा है कि शेर खाँ 
मर गया और भटनेर में दफताया गया। बरनी का कहना है कि उसने राजसभा 
के सम्मान की अवहेलना की थी। ब्रिग्स में उसको गलती से वलवन का भतीजा 


लिखा है। हे ३, 
फिरिश्ता, छ्ननऊ संस्क० पूृ० ७८; ब्रिग्स १, पृ० र5८: इलियट ३ 


पू० १०९५ 


बलवन और उसके उत्तराधिकारी १७९ 


अपने संगरे-सबधियों व मित्रो तक का भी कभी पक्षपात न करता था। यदि 
उसका कोई निकटतम संबंधी या अभिन्न मित्र भी कोई अन्यायपूर्ण कार्य करता 
तो वह उत्तीड़ित पक्ष को संतुष्द करने में कभी भी झियिलता न दिखाता था। 
सुछृतान के अपरिहाये न्याय-विधान का ऐसा प्रभाव पडा कि कोई अपने अनुचरो 
तथा दासों तक के साथ दुव्यंबहार करने का साहस न कर सकता था। एक 
बार मलिक वकब॒क ने, जिसको ४००० अश्वों को जागीर तथा बदायूं का 
प्रदेश प्राप्त था, अपने एक अनुचर को सता-सताकर मार डाछ्ा । इस अनुचर 
की विधवा ने सुलतान के पास न्याय की आ्रार्थधा की। उसने आज्ञा दी कि 
मलिक को उसी प्रकार प्रार्थी के सम्मुख कोड़ों से पीट-पीटकर मार डाला 
जाय तथा उन गुप्तवरों को जो मलिक के इस दुव्यंबहार की सूचना उस 
तक न पहुँचा पाये थे, सबके सामने प्राणदण्ड दिया गया। एक ऐसे ही अन्य 
अवसर पर सुलतान का प्रेम-पात्र हैबत खाँ भी मृत्यु-दण्ड से तभी मुक्ति पा 
सका जब उसने अपने द्वारा मारे गये व्यक्ति की विधवा से बीस सहस्त टंके 
देकर नियोग किया। इस घटना से हैवत खाँ इतवा छज्जित हुआ कि मृत्यु 
पर्यन्त वह अपने घर से बाहर न निकला। निरकुश शासन में गुप्तचर-विभाग 
का होना आवश्यक हो जाता है। वलवन ने भी अपने साम्राज्य के विभिन्न प्रदेशों 
में अन्यायप्रूर्ण कार्यो की सूचना प्राप्त करने के लिए ग्ुप्तचर नियुक्त किये। 
इन सूचनाओं को ययार्थ तथा संत्य रूप में श्राप्त करने के विचार से उसने 
गृप्तचर के कार्यक्षेत्र को सीमित कर दिया और ऐसे कार्य की सूचना पाते 
ही अपराधी के पद या उच्च वंझ पर उपेक्षा कर उसको दण्डित करने में उसने 
कभी देर न लगाई। बुगरा खाँ तक के आचरणों पर कड़ी निगाह रखी 
जाती थी और कहा जाता है कि उसके कार्यो का पूर्ण विवरण प्राप्त करने 
के लिए सुलतान को बहुत कप्ट उठाना पड़ता था। गृप्तवरों की इस व्यवस्था 
से अपराध अवश्य कम होने छूंगरे तथा अधिकार-प्राप्त छोगो के अत्याचारों से 
निर्दोष व्यक्तियों की रक्षा हुई, परन्तु साथ ही इससे समाज में चारित्रिक 
हीवता भी बहुत कुछ आ गई और छोय उन सामाजिक भुविवाओं से बहुत कुछ 
वंचित रह गये होगें जो नियमानुसार उनको प्राप्त होनी चाहिए थी और 
जिनसे किसी प्रकार की क्षति की भी संभाववा न हो सकती थी। 


आततायो संगोल--लेकिन सुलतान का सर्वाधिक घ्यान मंग्रोलों के बार- 
यार होनेवाले आक्रमणों के भय पर छगा था। यधपि उसके पास एक विशाल है 
एवं अनुझासित सेना थी, परन्तु इनके भय से उसने कमी राजधानी से 7 
बाहर पैर न रखा और इनके आत्रमणों से अपने साम्राज्य को र्फ 
उसने अपनी समग्र क्षवित छगा दी। इन बब्बरों ने समजनी ७ * 


6 मध्ययुग का इतिहास 


याना प्रदेश पर अधिकार कर छिया था और चंगेज खाँ के पौत्र हछागू ने 
खलीफा अलमुस्तासिम का निर्ममतापूर्वक बंधकर वगदाद को हस्तगत कर 
लिया था। इन्होंने लाहौर पर अधिकार कर लिया तया प्रतिवर्ष घिन्ध तया 
पंजाब प्रदेशों को उत्तीड़ित करना प्रारम्भ कर दिया था। अतः सुरुत्ाव कभी 
भी राजघानी से बाहर न गया और अपने साम्राज्य के समृद्ध भागों पर सतर्क 
दृष्टि रखता रहा। साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर होने के कारण, मगोल आकऋ- 
भणो के स्वेप्रथम संभावित स्थान मुखतान तथा साथाना प्रदेशों को सुलतान 
ने अपने पुत्रों मुहम्मद तथा बुगरा खाँ के अधिकार मे रखा, जो विश्ञाल एवं 
सुशिक्षित सेना मे सदेव सन्नद्ध रहकर, मंगोलो के आक्रमण का प्रतिरोध करने 
के लिए तत्पर रहते थे। परन्तु इस अनवरत भय का सुलतान की वंदेशिक 
सीति पर गम्भीर प्रभाव पड़ा। उसने कभी भी सुदूरस्थ प्रदेशों की व्जिय की 
ओर ध्यान ने दिया और मंग्रोलों के आक्रमणों से मपनी तथा अपने साम्राज्य 
की रक्षा में ही उसको अपना ध्यान एकाग्र करना पड़ा। शासन-तसत्र का सघटन 
भी राज्य को इने विनाशकारी आक्रमणो का सामना करने के छिए तथा 
सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से किया गया। अमीर खुसरो के वर्णन से हम इनके 
अनवरत आक्रमणों से होनेवाले विनाश का कुछ आभास प्रा सकते हैं। 
यह वर्णन कवि की स्वर्य/ अपनी भावनाओं से अतिरजित हैं, क्योकि बह 
स्वयं एक वार इन वर्वबरों का बंदी हो गया था। उसने लिखा है कि “थे एक 
सहस्र से भी अधिक तातार विधर्मी तथा अन्य जातियो के ऊंटों पर सवारी करने- 
बाले योद्धा थे। यह सब के सब युद्धक्षेत्र के महान्‌ सेनावायक तथा सूती वस्त्रों 
से ढके लोह-सदृश् देहोवाले थे। यहे अग्नि जैसे (दीप्त) मुखोबाले, भेड़ 
की खाल की टोपियाँ पहने हुए, धुटे सिरोंवाले थे। उनकी आँखें इतर्नी छोटी 





८. अमीर खुसरो” के नाम से अधिक विख्यात अबुल' हसन, जो भारत 
के मुसलमान कवियों में बहुत ऊँचा स्थान रखता है, हिंजरी सन्‌ ६५१ 
(११५३ ई०) में पटियाछी नाभक स्थान में पैदा हुआ था और उसका देहांत 
हिजरी सन्‌ ७२५ (१३२४-२५ ई०) में दिल्ली में हुआ। बचपन में ही बह 
शेख निजामुद्दीन औलिया का झहिप्य वन गया था। उसने वलवन की सेवा 
में उसके विद्या-प्रेमी पुत्र मुहम्मद के अनुचर के रूप में प्रवेश किया। धोरे- 
धीरे उसकी पद-वृद्धि होती गई और अंततः वह राजकूवि बनाया गया। 
निजामहीन औलिया की मृत्यु के दुस में उसने श्राण-त्याय किया। उसने अनेक 
पंथ लिखे है जिनका इलियट, हे पृ० ६७-९२ ५१२३-६७ में नि किया 
गया है। प्रारम्भिक पृष्ठों में अमीर खुसरो के विषय में कुछ अन गो पर 

प्रकाश डाला गया है। 

ब मंगोलो के मद वर्णन के छिए देखिए, इलियट, ३, परिशिप्ट, पु० 


५२८-२९ १ 


वलवन और उसके उत्तराधिकारी श्८१ 


तथा चुभनेवाली थीं कि वह ताँबे के पात्र में छेद कर सकती थीं... « 
उनके मुख उनके शरीर पर इस प्रकर छगे थे जेसे वह गदेनहीन हों! उनके 
कपोल झुरियों तथा गाँठो से पूर्ण चमड़े के पात्र के समान थे। उनकी नाक एक 
कपोल से दूसरे कपोल पर्यन्‍्त विस्तृत थी और मुँह एक कपोलास्थि से देसरी' 
कपोलास्यि तक. . . . उनकी मूंछें अत्यधिक छंबी होती थीं। उनकी दाढ़ी 
केव७ चिबुक के आसपास बहुत अल्प मात्रा में रहती थी. . ..। वह इवेतवर्ण 
दैत्यों जैसे दिखाई देते थे जिसके फलस्वरूप लोग उतसे भय खाकर सर्वत्र भाग 
पडते थे ।” हिन्दूुकुश के उस पार के उठंडे प्रदेशों से आनेवाले इन कठोर एवं 
हृदयहीन' आक्राताओं की उपेक्षा नहीं को जा सकती थी और एकमात्र आत्म- 
रक्षा की भावना से प्रेरित होकर वलबन ने अन्य सब वातों को भूलकर इनके 
बारबार होनेवाले आक्रमणों को रोकने के लिए सेमा को युद्ध के लिए सदेव 
सन्नद्ध खखने की ओर सर्वाधिक ध्यान दिया। ५८ 


सुगरिल का विद्रोह, १२७९ ई०--बलवन ने तलवार के जोर से दोआब 
तथा दिल्‍ली के आसपास के प्रदेशों में व्यवस्था स्थापित करने में सफलता 
प्राप्त कर ली थी, परसन्चु साम्राज्य के सुद्गृरस्य श्रातों के शासकों की दिल्‍ली 
के सिहासन के प्रति स्वामिभवित संदिग्ध ही रही। मुहम्मद विन बस्तियार 
खिलजी के समय से हीं बंगाल पर दिल्‍ली का नियन्त्रण बहुत शिबिल हो चला 
था और प्रांतीय शासक साम्राज्य के प्रभुत्व से मुक्ति पाने का सदेव प्रयत्न 
करते रहते थे। दिल्‍ली की दुर की स्थिति यातायात के साधनों का अभाव 
तथा अस्वास्थ्यकर जलवायु--इने सभी बातों के कारण हिन्दुस्तात के शासक 
बंगाल के दुर्गेम्य प्रांत पर दृढ़ आधिपत्य करने में कठिनाइयों का सामता कर 
रहे थे। इल्तुतमिश एक शक्तिशाली निरंकुझ शासक था। वंगारू पर पूर्ण 
प्रभुत्व स्थापित करने के लिए उसेने इस प्रांत का शासन अपने पुत्र को सौपा 
था; परन्तु उसकी मृत्यु के बाद विश्वेंखछता उत्पन्न करनेवाले तत्व शक्ति 
असंचय कर प्रकट होने छगरे थे। उसके झक्तिहीन उत्तराधिकारियों के शासन- 
काल में, जो सेना तथा तुर्क अमीरों के हाथ को कठपुतली मात्र थे, केंद्रीय शासन 
का प्रभाव वहुत क्षीण हो चला था। उन्होने दास-वंश के शासन को दृढ़ 
बनाने के लिए कुछ भी उद्योग न किया था और बलबन ने स्पप्ट देख लिया 
था कि इन शासकों में कुलयौरव की उस भावता का सर्वथा अभाव है, जो 
पूर्वीय देशों के आनुवंशिक शासकों के स्वभाव में पाई जाती है। बंगाल श्रांत 
में सर्देव उपद्रद होते रहते थे और वरनी ने इस प्रांत के निवासियों के धरिश्र 
का वर्णन इन दाव्दो में किया है; “इस देश्व के छीयो ने बहुत दीर्घ काल से 
विद्रोह की प्रवृत्ति प्रदर्शित की घी ओर उनमें से विश्ुब्ध तथा दुष्ट स्वभाव" 


श्ट२ मध्ययुग कय इतिहास 


बाछे छोग प्रांतीय शासक की हपा प्राप्त करने में साधारणतया सफल हो जाते 
थे।” बंगाल का प्रतिनिधि-शासक तुगरि सयाँ, जिसको बलवन ने नियुक्त 
किया था, अपने दुष्ट मंत्रियों के बहकावे में आा गया। उन्होंने उसको समझाया 
कि सुलतान वृद्ध हो चछा है तथा उसके दोनों पुत्र मंगोलो के आक्रमणों से 
साम्राज्य की रक्षा करने में व्यस्त है। नेतृत्वविहीन अमीरो के पास न तो इतना 
जनवल है और न अस्प्र-शस्त्र ही कि यह छसनौती पर आत्रमण कर उसको 
स्थतन्त्र होने से रोक सके। तुगरिलछत के मन में यह दुप्ट एवं असत्य मंत्रणा 
घर कर गई और “उसने उच्चाकांक्षा के अडे को अपने मस्तिष्क में सेया जाने 
दिया ।” उसने जाजनगर पर आक्रमण कर दिया *, टूटपाट में अनेक हाथी 
तथा बहुमूल्य सामग्री प्राप्त कर यह सब सामग्री स्वयं अपने छिए रख छी। 
दिल्‍ली के प्रभुत्त की इस अवहेलना को उसने विधिवत स्वतन्त्रता की घोषणा 
कर, सुलतान मुगीसुद्दीय की उपाधि धारण की तथा अपने नाम के सिफ्के 
ढलवाकर और अपने नाम का खुतवा पढवाकर चरम सीमा पर पहुँचा 
दिया। प्रचुर धन प्राप्त होने के कारण बह अपने सहयोगियों को बहुमूल्य 
पुरस्कार देने मे समर्थ हो पाया। जैसा कि बरनी ने लिखा है घन से स्पप्ट- 
द्रप्टाओं की आँखें भी बद हो गई और स्वर्ण के छोभ ने राजनीति के क्षेत्र 
में प्रमुख लोगों को चुप करे दिया। विद्रोह ने इतना उग्र रूप धारण कर 
लिया कि सैनिक एवं नागरिक सभी ने राज्य-श्षक्तित का भय त्याग दिया और 
विद्रोही हाकिम का साथ देने छगे। 

इसे विद्रोह की सूचना पाकर सुल्तान विक्षुब्ध हो उठा और कई दिनों 
तक उसने राज-कार्यों की ओर कुछ भी ध्यान न दिया। उसने अप्तगीन 
नामक एक वुद्ध दास की अधीनता में एक सेना भेजी॥ वह अमीर साँ के माम से 
क्षधिक प्रसिद्ध था और अनेक वर्षों तक अवध प्रदेश का शासक रह चुका था। 
उसने सरजू पार की और एक विशाल सेना छेकर लखनोती की ओर प्रयाण 
किया; परन्तु जब वह बंगाल की सीमा पर पहुँचा, तो घुगरिलू खाँ ने उसका 





तुगरिल प्रारम्भ में एक तुर्क-दास था और वलवन ने उसको क्रय किया 


था। वीर एवं रण-निपुण होने के कारण उसने आसपास के प्रदेशों के राजाओं 


फो हराकर उनसे कर वमूल किया था। 
१०. स्टुअर्दे ने अपने ग्रंथ 'हिस्द्री आँव वंगारू में छिखा है कि इस" 
समय सुलतान रुग्ण दशा में शय्या पर्‌ पडा था ओर उसके दोनो पुत्र 
उत्तरी सीमा पर मंगोंछों का प्रतिरोध करने में व्यस्त थे। तुगरिल ने स्वतन्त्र 
होने का यहू स्वर्णवसर समझा और यह समाचार फैला दिया कि सुलतान 
का देहांत हो यया है। स्टुअर्ट, पृ० 5१॥ 

इलियट, है, पृ० ११२ 


वबलवन और उसके उत्तराधिकारी १८३ 


सामना किया और उसको परास्त कर दिया, क्योंकि अपने मुक्तहस्त दान 
के कारण तुयरिल ने विभिन्न जिलो से अनेक योद्धाओं का सहयोग प्राप्त कर 
अपना सैन्यबछ बहुत बढा छिया था। दिल्‍ली की सेनाओं में भगदड़ मच 
गई और अनेक सैनिक दल छोडकर दात्रु-पक्ष में जा मिले! इस पराजय 
का समाचार पाकर बलवन के क्रोध की सीमा न रही। उसने सभवत्. भविष्य 
में विफलता को रोकने के विचार से, अमीर खाँ को अवध के प्रवेश 
द्वार पर सूली पर चढा देने की आज्ञा दे दी। खान को इस प्रकार अन्याय- 
पूर्वक सूली पर चढ़ा देने से “तत्कालीन वुद्धिमान्‌ लोगों में” घृणा का भाव 
जाग उठा और उन्होने इस निर्दय आदेश में बलबन के शासन की समाप्ति 
का आभास पाया। 
दूसरा अभियान भी इसी प्रकार विफल रहा। पहली सफलता से सुगरिल 
का साहस' बहुत बढ़ गया था, और अब वह लखनौती से बाहुर आकर दिल्‍ली 
की सेता पर टूट पड़ा और उसकी पूर्णतः पराभूत कर दिया। इस पराजय 
के समाचार से सुतान लज्जा एवं क्रोध से भर गया और उसने बविद्रोहियों 
से इस पराजम का प्रतिज्ञोध लेने की प्रतिज्ञा कर छी। दिल्‍ली का शासन- 
भार सलिक फ़सखरुद्दीन को सोप कर वह सामना तथा सुन्नन की ओर बढ़ा 
और बुगरा खाँ को अपने साथ बय्राल की ओर चलने का आदेश दिया। 
राजकुमार मुहम्मद को अपने प्रान्त की रक्षा करने तथा मग्रोलों पर सतके 
दृष्टि रखने का आदेश दिया गया। वर्षा की परवाह न कर सुलताव एक 
विशाल सेना छेकर लूखनौती की ओर चल पड़ा | उसने अवध में सार्वजनिक 
रूप से सैनिको को भर्ती करने की भाज्ञा दी और वहाँ से दो छाख मनुष्यों 
को अपनी सेता में भर्तों किया। भावों का एक विशाल बेडा बनाया गया और 
इसकी सहायता से सुलतान की सेनाओं ने सरजू को पार किया, परन्तु 
बर्षा के कारण बंगाल के दलदलवाले प्रदेश में सेना की प्रगति में बहुत 
दिलंब हुआ। कीचड़ और पानी से भरे मार्य को पार करते हुए जब तक 
राजकीय सेना बंगाल की राजधानी मे पहुँची, तब तक विद्रोही तुगरिऊछ, सुल्तात 
का सामना करने में अपनी असमर्थता समझकर, अपने कोप, बहुत से हाथियों 
तथा चुने हुए योद्धाओं के सहित जाजतगर के वननअदेशों में भाग गया था। 
रूखनौती का कर्मचारी-वर्ग भी सुलतान के अतिशोध का भय समझकर वहीं 
भाग चला था। सुलतान की सेनाओं ने तुगरिल का पीछा किया और सुदतान 
ने यह प्रचारित कर दिया कि चाहे जितना भी समय लगे और जितनी भी 
आपत्तियों का सामना करना पड़े वह उसका पीछा न छोड़ेगा। उसने अपने 
सैनिकों के समक्ष अपनी इस प्रतिज्ञा की दृढ़ता का कुछ आभास इन दाब्दों 


१८४ मध्ययुग का इतिहास 


में दिया कि इस अभियान की सफलता को वह आधे दिल्लो-साम्राज्य को विजय 
के वरावर समझेगा। यदि तुगरिल पानी में भी पैठ जायेगा तव भी वह 
उसका पीछा करेगा और दिल्ली जाने का नाम भी न झेगा जब तक कि 
तुगरि|्त तथा उसके अनुयाय्रियों के घरीर से रक्त की एक एक बूंद ने 
निचोड़ छेगा। सुल्तान का ऐसा कठोर निश्चय देखकर बहुत से सैनिकों को 
तो घर लौटने की आशा भी न रही और उन्होंने अपनी सम्पत्ति के उत्तरा- 
भिकार पत्र बनवा डाछे। तुगरिल को खोज निकालने के रिए अश्वारोहियों 
का एक विद्याल दल भेजा गया, परन्तु उसका कही नाभ-निशान भी न मिक् 
सका। सौभाग्य से एक दिन कोल के सरदार और उसके भाई मछिक मुकहर 
का अकस्मात्‌ धान के व्यापारियों के एक दल से सामना हुआ, जिनको तुगरिछ 
का पता मालूम था, उनको तत्कार पकड़ छिया गया और तत्क्षण उनमें से 
दो का सिर काट दिया गया। इस नाटकीय घटना से भयभीत होकर अन्य 
बंदियों ने तुगरिक्त का पता बता दिया और पीछा करनेवालो का दल उनके 
बताये हुए स्थात की ओर चल दिया । तुगरिल के शि।वेर का बता लग 
गया और राजकीय सेना के अश्वारोहियो ने इस बीहड़ प्रदेश में जत 
कोलाहल से दूर अपने अनुयाथियों सहित आमोद-अ्रमोद में संलूग्न तुगरिर 
के आनन्दोत्सव को भग क्र दिया। बरनी ने इस दृश्य का वर्णन इन शब्दों 
में किया है; “सब सुरक्षित तथा निश्कक जाम पडते थे; कोई कपड़े भो रहे थे, 
और कोई सुरापान कर रहे थे तथा गा रहे थे। हाथी वृक्षों की शाखाओं 
पर अपना शरीर रगड़ रहे थे और घोड़े तथा पशु घास चर रहे थे--सर्वत्र 
सुरक्षा की भावना व्याप्त थी।” अधिक विलंब व केर, ३० या ४० अद्वा- 
रोहियों का दक उसके शिविर में घुस पडा) तुगरिल की सेना भय-संत्रस्त 
होकर पलायन कर गई और वह स्वयं घोड़े की नंगी पीठ पर सवार होकर 
समीप ही वहनेवाले नाले की ओर पूरे वेग से भागा। राजकीय सैनिकों 
मे उसका पीछा किया और एक तीर ने उसके बगल से घुसकर उसको 
तत्काल घोड़े से गिरा दिया। उसका सिर काट डाला गया और शरीर को 
नदी में डाछ दिया गया तथा उसकी स्त्रियों, वच्चों एवं अनुचरों को विजेताओं 
मे बंदी बना लिया। इस अभियान की सफलता का सम्राचार पाकर सुकृतान 
बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी सेना मैं जान छड़ा देनेवालों को उसने यथोचित 
थुरस्कार दिया। उसका यश् बहुत बढ़ गया और संसार उससे ऐसा भयभीत 


हो गया, जैसा पहले कभी न हुआ था। 





११. इलियर, ३, पृ० ११९। 


बलवन और उसके उत्तराधिकारी श्ट५ 


तलश्घात्‌ बलबन लखनोती छोट आया और उसने विद्रोहियों को दण्ड 
देना प्रारम्भ कर दिया। छखनौती के लंबे बाजार के दोनों ओर सूलियाँ 
बनाई गईं और तुग्रिक्त के अनुयागियों तथा सहयोगियों को निर्देयतापुर्वक 
झटका दिया गया। यहाँ तक कि एक भिखारी जिस पर विद्रोही की क्ृपा- 
दृष्टि थी सूली पर छटका दिया गया। यह भयंकर दण्ड-विधान का कारें २ 
भा ३ दिन तक चलता रहा तथा काजियो एवं मुक्तियों को भी बड़ी कठिनता 
से क्षमा प्राप्त हो सकी। बरनी को वृद्ध छोगों ने इस भयंकर घटता 
का वर्णन सुनाते हुए बतछाया था कि हिंदुस्तान के किसी भी राजा या 
विजेता ने इससे ऐसे कठोर दण्ड न दिये थे। संहार-लीछा समाप्त क्र लेने 
के बाद वलवन ने देश में व्यवस्था स्थापित करने की ओर ध्यान दिया। 
उसने इस प्रान्त का शासन बुगरा खाँ को सौंपते हुए उसको बंगाल के 
अन्य भागों की अधीन करने, वहाँ शान्ति स्थापित करने तथा विप्लवी 
दलों, को समाप्त करने का आदेश दिया। तब राजकुमार की ओर कठोर दृष्टि 
से देखते हुए उसते कहां, “क्या तूने देख लिया?” राजकुमार अपने श्रद्धेय 
प्रभु के इस सॉकेतिक वादय का भाव न समझ सका। सुलतान ने प्रश्न दुह- 
शाया “ब्या तूने देख लिया ?” हतबुद्धि राजकुमार कोई उत्तर न दे सका 
और सुलतान ने तीसरी बार यही प्रश्न दुहराया और कहा, “तूने बाजार में 
मेरा दण्ड देखा ?” राजकुमार ने विनोत भाव से सिर झुका दिया और तब 
निर्देय पिता ने उसको इन शब्दों में संबोधित किया, “यदि कभी एड्यन्त्री एवं 
डुरात्मा तुझे दिल्‍ली को राजभवित में टालमटोल करने तथा उसके अधि- 
कार को ढुकराने के लिए उकसायें, तो उस प्रतिश्योध को स्मरण कर लेना जी , 
चुने आज बाजार में लिया जाता हुआ देखा है । मुझे समझ ले और यह न ' 
मभूछना कि यदि हिंद या सिध, मालवा या गुजरात, छलखनौती या सुतारगाँव 
के प्रतिनिधि घ्ासक दिल्ली के सिंहासन के विरुद्ध विद्रोह करेंगे तो उनको, « 
उनकी स्त्रियों को, उनके बच्चों की और उनके सहयोगियों को वही दण्ड 
भोगना पड़ेगा जो तुगरिल और उसके अनुयायियों को भोगना पढ़ा है।” उसने 
पुन; बुगरा खाँ को मिलने के लिए बुलाया और उसको राजनीतिक विषयों 
पर बहुमूल्य उपदेश दिये। विदाई के दिन उसने बड़े स्नेह से वुगरा खाँकों 
गले से लगाया और उससे विदा छी । दिल्‍ली छोट आने पर उसमे दिल्ली तथा 
आस-पास के उन निवासियों को दण्डित करते के लिए सूततियाँ बनाने की आज्ञा 
दी, जिन्होंने इस विद्रोह में सहायता दी थी। सेवा का काजी बड़ी मुहिकिक 


१२. बरनी का कथन है कि दिल्‍ली छोट आने पर सुलतान ने बदायूं से 
तिकृपढ तक के मार्ग पर सूलियाँ बनाने की आज्ञा दी, जिन पर। दिल्ली तथा आस- 


१८३६ मध्ययुग का इतिहास 


से सुरृत्तास की इस भयंकर कार्य से विरत कर सका। बदियों को चार श्रेणियों 
में विभाजित किया गया। जिन लोगों का कोई पद या उपाधि प्राप्त न 
थी उनको क्षमा प्रदान की गईं; जो इनसे कुछ ऊँची श्रेणी के थे उनको 

देशनिकाला दिया गया; जो राजघाती में सम्भान्य पदों पर आसीम थे 
उनको भिन्न भिन्न अवधि तक के लिए कारावास का दण्ड दिया गया। परन्तु 
जिन भ्रधान कर्मचारियों ने विद्रोह की भावना व्यक्त की थी उनको भैसों की 
पीठ पर सवार कर सड़को पर घुमाया गचा और सबके उपहास का पात्र बनाया 
गया। परन्तु छखनौती के वाजार मे सुल्तान ने जिस निष्ठुरता का प्रदर्शन 
किया था उसकी तुलना में तो यह व्यवहार स्वर्गीय कृपा जैसा था। 


राजकुमार मुहम्मद की मृत्यु--विद्रोह का तो सफल्तापुर्वक दमन हो गया 
परन्तु इसी बीच सुल्तान पर एक भारी पारिवारिक आपत्ति टूट पड़ी । जब 
मंगोलों ने समर" के नेतृत्व मे १२८५ ई० में पजाब पर आक्रमण किया तो उनको 
मर भगाने के छिए राजकुमार मुहम्मद ने, जिसको मुल्तान का शासन सौंपा 
गया था, छाह।र तथा दिपालपुर की ओर प्रयाण किया। युद्ध में वह पराजित 
हुआ और मारा गया । वर मगोलों से देश की रक्षा के हेतु प्राणों का होम कर 
देने के परिणभस्थरूप इस राजकुभार को 'झहीद राजकुमार के रूप नें स्मरण 
किया जाने छूया। कॉव अमीर खुसरो भी मंगोछों द्वारा बदी बना लियाए 
गया परन्तु वाद में छोड़ दिया गया था । राजकुमार मुहम्मद से सुपरिचित बरतनी” 
ने उप्तके गुणों की भूरि भूरि भ्रशसा की हैं और उसके विषय में छिखा है-- 
“इस राजकुमार की राजसभा में उस काछ के सर्वश्रप्ठ विद्वानू, गुणवान्‌ तथा 
सुसंस्कृत व्यवित' बहुधा आया करते थे। उसके अनुचर उसको 'शाहनामा, 
ददीवान-ए-सानी”, 'दीवान-ए-खाकानी' और झख निजामी का 'खम्सा' पढ़कर 





पास के जिल्लो के उत लोगों को चढाया जाता था, जिहोने तुगरिछ्त का साथ 
दिया था। (इलियद, ३, पृष्ठ १२१ ) 
यह बरनी के मूल कथन का अययार्थ अनुवाद है। अपराधियों को चढाने 
के लिए सूछियाँ बदायूं दरवाजे के वाहर बनाई गई थीं। मिजामुद्दीन अहमद 
ने स्पप्ट रूप से लिखा है कि तब सुल्तान ने दिरी से जाकर तुगरिछ का 
साथ देनेवाले छोगो को फाँसी देने के किए दिल्‍ली के बाजार में भुलियाँ बनाने 
की आज्ञा दी । फिरिश्ता मे इस कथन का समर्थन किया है। 
'तबकात-ए-अकव॒री', विव्लि० इण्डिण पृ० ९६-९७। 
१३. इलछियट ने इसको समर लिखा है, इलियट, हे, पृ० १२२ फ़िरिस्ता 
को तैमूर खाँ बतलाता हैं। 
“दान इसको इतिवियर कहता है। अलन्वदौनी, १, पृ० १८८ अमीर 
खुसरो के बंदी काल के अनुभवों के लिए देलिए इलियद, हे, १० ६४५+ 


वलवन और उसके उत्तराधिकारी श्टछ 


सुनाया करते थे । विद्वान्‌ लोग उसके समक्ष इन कवियों की समालोचना करते 
थे। अर्म,र खुसरों तथा अमीर हसन उसकी राजसभा के सदस्य थे और मुछ्तान' 
में ५ वर्ष तक उसको सेवा में रहे थे; इनको उससे आजीविका तथा भूषि 
प्राप्त हुई थी। राजकुमार इन दोनों कवियों की प्रतिभा का वहुत प्रशसक 
था और अपने सब सेवकों से अधिक इनको मानता था। उत्सवों तथा आनन्द 
समारोहो के समय उसके मुँह से कमी मूर्खतापूर्ण या गदी बाते नही सूनी 
गईं, चाहे उसने मदिरापान किया हो या न किया हो; और यदि बह कभी 
सुरापान करता भी था तो इतनी अल्प मात्रा मे कि जिससे वह नशे में चूर 
या बेहोश न हो जाय ।” बलूवन इस राजकुमार को वहुत प्यार करता था। 
उसने इस राजकुमार को युवराज के पद पर नियुक्त किया था और राज- 
चिह्न प्रदान किये थे। यह राजकुमार, जिसकी भावनाएँ सास्क्ृतिक प्रभाव 
के कारण परिप्कृत हो चुकी थी, प्रतिवर्ष अपने पिता के गम्भीर उपदेश्न प्रहण 
करने के लिए मुल्तान से दिल्‍ली आता था और इस प्रकार पितृ-भवित का 
परिचय देता था । ऐसे पुत्र का निधन वज्रपात संदृश्ठ था । सुल्तान झोक-समुद्र 
में डूब गया । यदि दिन में वह सबके सामने बड़े सयत भाव से राजकार्य 
करता था और थोक का कोई भी चिह्न प्रकट न होने देता, परन्तु रात 
में वह शोकाकुल होकर करुण रुदन करता, था, कपड़े फाइकर सिर पर 
धूछ डालने लगता था। उसका स्वास्थ्य तीब्र गति से विगड़ने लगा और तेब 
बंगाल से बुगरा खा को बुलाकर उसने उसको राजमुकुट प्रदान करना चाहा। 
लेकिन वुगरा छापरवाह राजकुमार था; उसने अपने पिता के वचनों पर ध्यान 
न दिया और आखेट का वहाना कर लखनौती की ओर चल दिया। सभवत्तः 
बहू राजपद के उत्तरदायित्वों के भार से बचना चाहता था; अतः उसने 
बंगाल जैसे सुदूरवर्ती प्रान्त में, जहाँ उत्तरदायित्व का भार दिल्ली की तुलना 
में नगण्य था, आराम से दिन विताना ही अधिक पसंद किया । बुगरा के चले 
जाने के वाद 'धहीद राजकुमार के पुत्र कँजुसरो को युवराज बनाने का विचार 
किया गया और सुल्तान ने राज्य के प्रधान' कर्मचारियों के समक्ष उसका 
पक्ष-समर्थन किया । मह बहुमुखों प्रतिभा-सम्पन्न योदा शासक, घतशः युद्ध 
का विजेता, जिसने जीवन की कठोर एवं सुखमय सर्भी प्रकार की परिस्थितियों 
को निर्मयतापूर्दक झेला था, अब इतना शोकाकुल हो उठा था, कि थोड़े समय 
बाद सन्‌ १२८६ ई० में इस ससार से कूच कर गया। उसने अपने उत्तरा- 
धिकार-पत्र में अपने पीत्र कंसुसरों को अपना उत्तराधिकारी नियुक्‍त किया। 
परल्तु मृत्यु-शब्या पर पड़े हुए शासक को अधिकारी-बर्य भूलन छूमता हैं और 
जँसे ही वठवन की आंसे बद हुईं कि अमीर और सरदार उसके अतितिम 


१८८ मध्ययुग का इतिहास 


आदेश्ष" का विरोध करने छगे और उलत्होंने कैकुदाद को मिहासन पर 
विठाया। यह चुनाव सचमुच दुर्भाग्यसूचक सिद्ध हुआ और इसके परिणाम- 
स्वरूप दास-वश का शासन सदा के लिए समाप्त हो गया। 

बलबन का व्यक्तित्व--अविश्रान्त रुप से क्रियाश्ीछ वलवन का ४० वर्षों का 
कार्यकाल मध्ययुगीन भारतीय इतिहास में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। 
तैरहवी शताब्दी का उत्तर भाग अभूतपूर्व उत्तेजना एवं विक्षोभ का काछ था; 
परन्तु बछबन इस घोर अश्ञांत स्थिति का नियन्त्रण करने में पूर्ण सफ़ल रहा । यह 
समझने में उसे विलम्व न हुआ कि सुचाझ रूप से व्यवस्था स्थापित करने के लिए 
उस समय दो बातें नितान्त आवश्यक थी--जनता की दृष्टि में राज-घर्वित का 
प्रभाव बढ़ान। तया झासनृ-तरंत्र का व्यवस्थित करना । राजसभा में ऐश्वय॑-प्रदर्शन' 
कर उसने पहली आवश्यकता की पूदि की। सार्वजनिक अवसरों पर वह 
शजकोय अलंकार्रों से सुसज्जित होकर राजसभा में उपस्थित होता था। 
उसका व्यवहार सर्देव सुसंस्क्रत पूर्वीय शासकों जैसा होता था और राजकीय 
गौरव की भावना उसमें इतनी कूट-कूटकर भरी थी कि अपने मिजी अनुचरों 
के सम्मुख भी राजकीय वेश-भूपा से पूर्णतः सुसज्जित रहता था। दरवार में 
यह ने स्वय जोर से हँसता या मजाक करता था और न किसी को अपनी 
उपस्थिति में हँसने या मजाक करने देता था। नीच एवं अस्नम्य लोगों की संगति 
से वह घृणा करता था और मित्रों एवं नवागन्तुकों तक से उसते कभी 
घनिप्छता स्थापित नहीं की । स्वपदोचित गौरव की मर्यादा का उसे इतना 
ध्यान रहता था कि एक वार एक उच्चपदस्थ धनिक के लाखों के उपहार 
कौ भी उसने केवल इसलिए अस्वीकार कर दिया था कि वह उच्च-कुलोत्पन्न 
नही था। उसके सभय में कोई भी सार्वजनिक पद आप्त करने के लिए अमि- 
जात कुछ का होना नित्तान्‍्त आवश्यक था; निम्न-श्रेणी के वंधजों को यह पद 
सर्वेथा अश्राप्य थे। अतः अमीर एवं सरदार राज-सेवा के लिए कभी किसी 
हँसे व्यकित को उपस्थित न करते ये जो अभिजात कुछ का न हो। 
बनी जीती 

नी का कथः कुछ तुर्की अमी र शहीद राजकुमार के विरुद्ध 

ञ्े सी गा ड्खि । (रैंकिंग, अलवदीनी, १, पृ० 
२२०) फिरिश्ता के अनुसार मलिक फल्म-उद्दीन के 0 5 द्रुतरा लध 
“धिकार। चुना गया क्योंकि कोतवाल ने हमेशा राजकुमार के पिता का विरोध 


किया था । कैखसरो पका पिनको' 4४ 

ते विचार किया कि कँखुसरो की अपेक्षा उनका वद् ककुबाद 
कि हि क्योकि कैझुसरों ते अपने पिता की कुछ विशेषताओं तथा 
गुणों का अनुकरण कर लिया था। उसके पिता के उपर्भुकत वर्णन के लिए 
देखिए इलियट के; १० ११०। 


बलवन और उसत्तके उत्तराधिकारी श्८९ 


युवावस्था में बछबन सुरापान एवं ह्ास-विलासपरर्ण उत्सवों में रुचि 
रखता था और ऐसे अवसरों पर जुआ खेलना भी उसकी दृष्टि में दोष न 
था, परन्तु राजसिहासन पर आसीन होते ही उसने यह सब आदते छोड़ दी और 
संयमित जीवन व्यतीत करना प्रारम्भ किया । कट्टर सुत्नी मुसलमान की तरह 
बह धामिक छृत्यों के पालन में बहुत दृढ़ था और शुक्रेवार (जुमा) की प्रार्थना 
में नियमित रूप से भाग लेता था ) वह सदेव विद्वानू एवं धर्मात्मा पुरुषों के 
साथ भोजन' करता था तथा उनके साथ धर्म एवं न्‍्याय-विधान के विपय में 
सभाभषण करता था। सत लोगो के आक्षमों में वह बहुधा जाता था और 
धघाभिक स्थानों की यात्रा किया करता था। कुछ अन्य मध्यकाछीन महान 
शासकों के समान वह भी आखेट-ओमी था और बहुधा शीतकाल में दिल्ली के 
समीपवर्ती ४० मीछ तक विस्तृत सुरक्षित वन-अदेश में शिकार करते हुए 
समय व्यतीत करता था। धरेलू जीवन में सुछृतान का व्यवहार बहुत स्निग्ध 
एवं सहृदयतापूर्ण था। अपने पुत्रों से वह अत्यधिक प्रेम करता था और 
अपने ज्येष्ठ-पुत्र. मुहम्मद की मृत्यु से उसके हृदय पर ऐसा प्रबल आधात 
छगा कि वह इसकी व्यया को अधिक समय तक सह न सका। दुःखित लोगों 
के प्रति उसके हृदय में बहुत दया थी; मध्य-एशिया से आये हुए अनेक दशरणा- 
धियों को उसकी राजसभा में आश्रय श्राप्त हुआ था। जब कभी वह किसी 
पुछ या दकूदलवाले स्थान को पार करता था तो अपने कर्मचारियों को 
आदेश देता था कि' स्त्रियों, बच्चों तथा वुद्धो एवं अशक्‍त छोगो को सर्वप्रथम 
सुरक्षित रूप से पार कराया जाय और उन्हें हर प्रकार को सहायता दी जाय । 
महात्‌ पुरुषों के अंतिम संस्कार के अवसर पर वह उपस्थित होता था और 
उनके संबंधियों एवं अनुजीवियों को सान्त्वना भ्रदान करता था। परन्तु 
अपनी आज्ञा का विरोध अथवा राज्य की शान्ति में ब्याघात होते देखकर 
वह मितान्त निर्मम भी वन जाता था। जब कमी कोई कर्मचारी अथवा सर- 
दार विद्रोह कर देता था, तो वह उसके साथ निर्देयता का व्यवहार करता 
था और “भत्याचारी के से व्यवहार से सुई की नोक के वरावर भी न सरकता 
था।” उसकी कृपा केवल उन्हीं लोगों को प्राप्त होती थी जो अत्यन्त 
भवित-भाव से उसकी सेवा में संलग्न रहते थे और उसकी जाज्ञाओं का अक्षरयः 
पालन करते थे। उसका समग्र जीवन व्यवस्था स्थापित करने तथा अपने 








१५- फिरिश्ता ने लिखा है कि “वलबन ने किसी भी हिंदू को विश्वसनीय 


एवं उत्तरदायित्वप्रर्ण पद पर नियुक्त न करने का नियम बना डॉल थो। 
परन्तु संस्कृत में लिखित पाछम अभिलेख में, जो स्पप्टतः किसी हिंदू द्वारा 


१९० मध्ययूग का इतिहास 


राज्य को मंग्रोलों के आक्रमणो से सुरक्षित बनाने के अनवरत प्रयत्नों में 
व्यतीत हुआ। तथापि संस्कृत कुछाओं को प्रोत्साहित करने के लिए वह 
समय निकाल छेता था और अपनी राजसभा में विद्वानों को आमंत्रित करता 
था तथा उनको उदार आश्रय प्रदान करता था। महान्‌ योद्धा, शासक एवं 
नीति-निपुण वलवन, जिसने घोर संकुटमय स्थिति में पड़े हुए अत्पवयस्क मसल- 
मान-राज्य को सुरक्षित रखखा और नष्ट होने से बचाया, इसलिए मध्यकालीन 
भारतीय इतिहास में रूदेव उच्च स्थान पाता रहेगा। उसने अलाउद्दीन- के 
सफल शासन्‌ की भूमिका वना दी; यदि उसने भारत में सघर्प-रत मुसलमान- 
शक्ति को दृढ़ एवं सुरक्षित न वा दिया होता तो अछाउद्दीन मग्रोलों के 
आक्रमणों का सफल प्रतिरोध करने तथा सुदूरवर्तीं प्रदेशों को विजय करने में 
कभी सफ़लछ न हो पाता, जिनके कारण उसको मुसलमानों के इतिहास में ऐसा 
“गौरबवपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। 
दास-बंश का पतन--बलवन की मृत्यु के कारण जो अभाव उपस्थित 
हुआ, उसकी पूर्ति न हो सकी | उसके उत्तराधिकारियों में कोई ऐसा योग्य 
न था जो इतनी योग्यता एवं सफलतापूर्वक शासन-सूत्र का संचालन कर 
सकता, जैसा उसने २० वर्ष तक किया था। मध्यकार की राजनीति में 
शासक की व्यक्तिग्रत योग्यताओं का बहुत प्रभाव रहता था; अतः ज्योही मृत्यु 
ने बलूवन के सुदृढ हाथो से शासन-सूत्र हटा दिया, त्योही राज-कार्यो मे अव्य- 
वस्था फैलने लगी और जासन-तम्त्र की शक्ति एवं न्‍्याय-परायणता में जनता 
-का पहूछे जैसा विश्वास न रह गया। 
दिल्ली के कोतवाल मछिक फखरुद्दीन की गुप्त-मन्त्रणाओ के फलस्वरूप 
कैकुबाद, जिसकी अवस्या केवल १७ वर्ष की थी, सिहासनारूढ़ किया गया। 
बलवन के मनोनीत उत्तराधिकारी कंखुसरो के अधिकार पर किसी ने ध्यान न 
दिया। सिंहासन के दूसरे वैध अधिकारी घुगरा खाँ ने भी वबगाल में 'नासिद्ह्दीव 
महमूद बुगरा शाह! की उपाधि धारण कर सर्वतन्ध स्वतन्त्र शासक जेंसे 
अधिकारों के उपभोग में ही सन्तुष्ट रहकर, अपने अधिकार पर इस हस्तक्षेप 
का कोई विरोध न किया । कैकुवाद का लालत-पालन वाल्यकाल से ही इतनी 


बहुत प्रधंसा की गई है। परन्तु यह हिंुओं के प्रति ) 
है बय्वेहारि 5 
सुल्तान के उदारताएण व्यवहे को सिद्ध करनेवाल्ता असदिग्ध प्रमाण नही है, |) 
क्योंकि थोड़ा बहुत धन प्राप्त कर ऐसे प्रशंसात्मक पद्च लिखनेवाछे साहित्य- * 
कार सदैव सरलता से प्राप्त किये जा सकते हैं। * 
एपिग्राफिया इण्डो-मोस्लेमिका, १९१३-१४, पृ० ३५, ३८, ३९, ४०-४१॥। 
ब्विग्स ५ पृ० २५०. 


लिखा गया है, छुलतान की ब' 


वलबन और उसके उत्तराधिकारी १९१ 


सतर्कतापूर्वक किया गया था कि उसको कभी किसी सुन्दरी को आँख उठाक्र 
देखने या मदिरा के एक प्याले का भी आस्वादन करने का असवर न दिया गया 
था। उस पर रात-दिन उसके अध्यापकों की कडी निगरानी रहती थी जो 
उसको छलितकलाओं तथा पौरुषमय व्यायामों को शिक्षा देते थे और कभी 
अधिष्ट व्यवहार करने अथवा अश्लील शब्द बोलने की अनुमति न देते थे। 
ऐसे वातावरण में पछे इस राजकुमार को अकस्मात्‌ इतने विद्ञाल साम्राज्य 
का प्रभुत्व प्राप्त हो गया, जिसकी अतुछ सपत्ति उसके समक्ष आनन्दोपभोग 
की कोई भी वस्तु प्रस्तुत कर सकती थी । सयम का बाँध दूट गया; वह विवेक 
एवं संयम के वह सब पाठ भूल गया जो उसके अध्यापकों से बडे परिश्रम से 
उसे बताये थे और वाध्य होकर ग्रहण किये हुए निवृत्तिमय पविज्ाचरणों को 
त्यागकर उसने असबमित विल्यसितापूर्ण जीवन व्यतीत करता प्रारंभ कर 
दिया। वलबन के किये-कराये परिश्रम पर पानी किर गया। अमात्यों तथा 
सरदारों ने भी शासक का अनुसरण किया; इससे राजसभा दुराचारों के लिए 
कुस्यात हो गई और सब श्रेणियों के छोग विछासी बनने छगे। 


जब॑ सुलतान आमोद-प्रमोदों एवं शराब पीने में समय व्यतीत कर रहा 
था, घासन का सारा भार दिल्ली के वृद्ध एवं प्रभावशाली कोतवाल फसखरुद्दीन 
के भतीजा एवं दामाद मलिक निजामुद्दीन पर था, जिसने इस बुद्धिहीव सुछू- 
तान का विश्वास पूर्णतया प्राप्त कर लिया था। तिजामुद्दीन की अभिलापाएँ 
बहुत उच्च थी। उसके उत्कर्ष एवं प्रभाव-प्रदर्शन से वह सम्मान्य खान छोय 
रुप्ट होने लगे जो ऐबक तथा इल्तुतमिश के समय से राज्य की अनन्‍्य 
भक्ति-भाव से सेवा करते आ रहे थे । बुगरा खाँ का दिल्‍ली से दूर 
बंगाल में होता, सरदारों के प्रभाव का क्षीय ही जाना तथा कैकुबाद का 
असंयमित एवं विल्ासितापूर्ण जीवन विताना--यह सब बातें देखकर विजा- 
मुद्दीन सिहासत को हस्तगत करने के मंसूवे वाँधने छमा और इसके लिए 
सुयोग की प्रतीक्षा करने छगा। छेकिन उसकी यह कुत्सित कामना तब तक 
फलीभूत न हो सकती थी, जब तक वलवन द्वारा मनोनीत उत्तराधिकारी की- 
खुसरो, जो अब भी सरदारों के सम्मान एवं प्रशंसा का पान था, मार्ग से न 
हटा दिया जाता । अत: क॑ खुसरो के विनाश के विचारों से भरा हुआ यह मन्‍्त्री 
अपने बुद्धिहीन स्वामी के पास ऐसे अवसर पर पहुँचा जब वह नश्े में चूर हो 
रहा था और तब के खुसरो के विपय में झूठी-झूठो बातें बनाकर मन्‍्त्री ने 
उसको भरवा डालने की आज्ञा प्राप्त कर छी। निशशंक बुवक राजकुमार 
के खुसरो को, जो अपने पिता के समान सद्गुणी एवं सदाचारी था, सुल्तान से 


१९२ मध्ययुग का इतिहास 


बुला लिया गया। जब वह दिल्‍ली की ओर आ रहा था, रोहतक में 
बधिक के हाथों उसको सदा के लिए सुछा दिया गया। 
इस निर्मम हत्या से सारे साम्राज्य में आतंक फैल गया। मलिक छोग भय- 
संत्रस्त हो गये। किसी को अपना जीवन सुरक्षित न दिसाई देने छगा। 
निजामुद्दीन की धुप्टता दिन प्रति दिन बढ़ती जाती थी। उसने सुलगान के 
वजीर र्वाजा खतीर को दोपी ठहराकर गधे पर चढ़ाकर नगर में घुमाने 
का दण्ड दिलवाया। तत्पश्चात्‌ उसने मंगोल सरदारों पर विद्रोह का आरोप 
लगाया। इनके नेताओं को राजप्रासाद में मरवाकर नदी में फेंक दिया गया 
और इनकी संपत्ति हस्तगत कर छी गई। ऐसे अन्याय एवं निर्दयतापूर्ण कार्य 
नित्य प्रति होने गे ओर इस उद्ृण्ड मन्त्री ने सुछतान से बलबन के शासन- 
काल के कुछ सर्वाधिक स्वामिभवत एवं सिद्धहस्त कर्मचारियों के वध की आज्ञा 
प्राप्त कर छी । जब गजनी के तमार खां के नेतृत्व में पंजाब के प्रदेशों को 
उत्पीड़ित कर छाहौर को लूटनेवाले मंगोलो को बलबन की सेना ने जिनकी, 
संख्या ३०,००० अद्वारोही थे, भगा दिया, तो इस मन्‍्त्री ने कैकुबाद को | 
"दिल्ली के समीप बसे हुए मगोछों को हत्या करवा देने के छिए उकसाया। .। 
इन मंगोलों ने इस्लाम-धर्म ग्रहण कर लिया था--कुछ ने विवशतापूर्वक 
परस्‍बु कुछ ने स्वेच्छा से। इनको नौ मुसलमान! कहा जाता था। इनके 
प्रति यह शंका की गई कि यह अन्य देशों में बसे हुए अपने सजातियों 
के साथ पत्र-व्यवहार करते हैं। राज्य को एक महान्‌ संकट से मुक्त करने 
के लिए, किसी भी प्रकार की जाँच या पूछ-ताछ किये विना ही, इन लोगों का 
बंध कर दिया गया ( 
निज्ञामुद्वीद का प्रभाव उसके अंतःपुर तक में फैल गया था, जहाँ उसकी 
पत्नी “सुलतान की धर्म की माँ और उसके महिला-निवासो की अध्यक्ष” 
मानी जाती थी। दिल्‍ली के बडे लोग तथा सरदार, शासक के इस पतन 
से बहुत दुःखित होते थे। वृद्ध कोतवाल मलिक फखरुद्दीन ने अपने दामाद 
को यह चेताने का प्रयत्न किया कि बटताएं जिस वेग से चछ रही हैं 
उससे राज्य पर घोर संकट आ पड़ने की आशंका है। 
परन्तु निजामुद्दीत ने इस चेतावनी पर कोई घ्यान नदिया और एक नई 
साजवीतिक चाल सोच निकाली। वह खिलजियों को समाप्त करने का 
प्रयत्व करने लगा, क्योकि उन्होंने राज्य में अपनी शक्ति एवं भमाव बढ़ा लिया 
था और इसलिए वह उसको सिंहासन हस्तगत करने के कार्य में बहुत बड़ी 
बाघा समझता था। वर्नी लिखता है कि खिलजी लोग वुर्को से फेक ' 
थे। उनके एक नेता ने वारहवी शताब्दी में बंगाल की विजय प्राप्त 


बलबन और उसके उत्तराधिकारी १९३. 


और उममें से अनेकों ने हिन्दुस्तान के विभिन्न भागों का शासन-संचाज़त' 
किया था। उन्होने जलालुहीन फीरोज खिछजी के, जो आरिज-ए-ममाछिका 
(सेना का निरीक्षक) या, नेतृत्व में एक दल बनाया। अब खिछजी तथा 
तुर्क लोग दो विश्ेधी दलों में संघटित दो गये और राजनीति में प्रघानता 
प्राप्त करते के लिए परस्पर उलझने छूगे। इस स्थिति की सूचना पाकर 
बुगरा खाँ दिल्ली की ओर चला गया'' और उसने अपने पुत्र को उन भयंकर 
परियामों से सावधान किया जो उसके विलासितापूर्ण कार्यों से उत्पन्न होने- 
वाले थे। पिता की इस चेतावनी से कैकुवाद बहुत प्रभावित हुआ और कुछ / 
समय तक उसने सदाचारपूर्ण जीवन बिताया भी परन्तु घाछाक मन्‍्त्री ने उसको 
फिर दुराचारों में घसीट लिया। दिन-रात भोग-विलासों में लिप्त रहने से 
उसका स्वास्थ्य ग्रिर गया और उसको रूकवे के रोग ने धर दवाया। 
शासल-तंत्र में अव्यवस्था फैलने लगी और इस दशा को देखकर शान्ति 
तथा व्यवस्था-प्रेमी छोग व्याकुल ही उठे । सरदारों एवं अमीरों के पारस्परिक 





१६. बदाऊँनी ने इस मिलाप का वर्णन भिन्न प्रकार से किया है। उसने 
लिखा है कि बुगरा खाँ ने, जो स्वतन्त्र शासक बन गया था, अपने पुत्र को 
निजामुह्दीन की क्ुचालों से सावधान करने के छिए पत्र छिखे, परन्तु पडबाद 
ने उसके परामर्श पर ध्यान न दिया । बहुत लिखा-पढ़ी के वाद यह निश्चय 
हा कि बुगरा खाँ लखनौती से प्रस्थान करे ओर कंकुबाद दिल्ली से, और तब 
दोनो अवध में मिलें। रेल्किग--अल बदाऊंनी---१, पृ० २९२। 

“किरान-उस्‌ू-सादैन में अमीर खुसरो के वर्णन से विदित होता है कि 

चुतान नासिरुद्दीन (बुगरा खाँ) ने दिल्ली को जीतने और अपने पुत्र 
घी समाप्त करने के विचार से रूखनौती से प्रस्थान किया तथा कैंकुबाद ने 
भी युद्ध के लिए तत्परता से प्रयाग किया ओर तब अवध में आने पर दोनों 
में झान्तिपु्ण समाधान हो पाया) इलियट हे, पृ० ५३०-३१। 
तबकात-ए-अकबरी” में ऐसे विचार का उल्लेख नहीं किया गया है। 
बिब्लि० इण्डि० पृ० १०७॥ 

फिरिश्ता ने भी लिखा है कि बुगरा खाँ ने एक विशारू सेना लेकर पछायन 
किया और अपने पिता के बिहार तक बढ़ आने का समाचार पाकर कैकु- 
बाद भी उसका विरोध करने के लिए चल पडा और उसने घाघरा के तट 
पर डेरा डाला, परन्तु बाद में शान्तिपूर्ण समझोता ही गया। 

इब्नबतूता मे इस मिलाप का वर्णन भिन्न प्रकार से किया है उसके 
कथनानुसार बुगरा खाँ कैकुबाद को सिहासन से हटाकर स्वयं हस्तगत करना 
चाहता था। उसने अपनी सेना के साथ विहार की ओर पलायन किया 
परन्तु रात्रि होने के पूर्व उसके मस्तिष्क में यह बात बंठ गई कि (कैकुबाद 
उसी का ही पुत्र है ओर उसके साथ युद्ध करता ठीक नहीों क्योंकि उसके 
बाद उसका उत्तराधिकारी वही था। 

इब्नवलुता, पेरिस संस्करण, ३, पू० १७७॥ 

फा० रैरे 


६30 मध्ययुग का इतिहास 


विद्ेप क्या कलह ने सार्वजनिक उद्देश्य की सिद्धि के लिए सामूहिक प्रयलों 
को असंभव थना दिया। बलबन के समय के वृद्ध कर्मचारियों ने, जो अभी 
तक स्वामिभकति से ओतप्रोत थे, कैकुवाद के एक झिशु पृत्र को हरस से 
छाकर सिंहासनारृढ़ किया! इसी अवसर पर “आरिज-ए-ममालिक' (सेना का 
निरीक्षक) जलाहुद्दीन फीरोज अपने मित्रों एवं संबंधियों को साथ लेकर अपने 
सैनिक दलों का निरीक्षण करने के लिए गया हुआ था । इसी समय खिलजियों 
से ईर्ष्या करनेवाले तथा फीरीज की महत्त्वाकांक्षाओं एवं शवित से भय खाने- 
याले अमीरों ने उसको समाप्त करने का कुचक्र रवा । रोमन तानाशाह सला 
के समान उन्होंने भी सब शक्तियाली खिलजी अमीरों एवं मलिकों को देश- 
निवास के दण्ड की घोषणा कर दी और जलालुद्वीन का नाम सर्वश्रथम रखा 
गया। परंतु जलालुद्दीन के पुत्रों ने अपने पिता के झत्रुओं को खूब छकाया। 
५०० अश्वारोहियों का दल लेकर वे राज-प्रासाद में पहुँचे और शिशु शासक 
को उठाकर अपने पिता के पास सेनिक-शिविर में के गये। तगर में खलबली 
सच गई और कुंद्ध बन-समूह शिशु राजकुमार को छुड़ाने के छिए एकत्र होने 
लूगे, परंतु मलिक फख्रुद्ीन ने समझा-बुझाकर इस जन-समूह को तितेर- 
बित्तर कर दिया। फलस्वरूप जलालुद्दीन को शक्ति और भी बढ़ गई ओर उसका 
विरोध करता व्यथं समझकर जतेक तुर्क अमीर एवं मलिक उसके पक्ष सें 
सम्मिलित हो गये। दी दिन उपरांत कंकुबवाद को, जो अब तक लकवे के 
कारण सर्वथा शवितिहीन हो चुका था, एक खिलजी मछिक ने, जिसके पिता का 
उसने वध किया था, उसके अत्यधिक प्रिय विछास-स्थान शीश महेल में बिस्तर 
में छपेट कर, पादाघातों से ठंडा कर दिया" और उसके शव को जमुना में 
फेंक दिया। ऐसे अपमानपूर्ण रूप में दास-वूहा है शासन का क्र लतक अब 


बलवन और उसके उत्तराधिकारी १९५ 


मुसलमानों की सफलता के कारण--अनेकानेक जातियों के असंख्य लोगों 
हारा निर्वासित हिन्दुस्तान पर मुसलमानों से इतमी सरछता से कैसे विजय 
प्राप्त की, इसकी व्यास्या हो जानी आवश्यक है। हिंदू राज-तंत्र प्राचीन आदक्षों 
से च्युत हो चुका था तथा पारस्परिक विद्ेष एवं कलह ने इसको झर्वितहीन 
बना दिया था। सारे देझ में अनेक छोटे-छोटे राज्य बन गये जो परस्पर युद्ध 
में छीन रहते थे । देश में सामरिक निपुणता एवं रण-चातुरी की कमी व थी। 
राजपूतों के रूप में देश के पास योग्यतम सैमिकों का विज्ञाल समूह था और 
यह रणबाँकुरे, राजपूत साहस, वीरता एवं कष्ट-सहिष्णुता में संसार की किसी 
भी जाति के लोगों से कम न थे । पर्रतु इनमें ऐंक्य एवं संघटव का अभाव 
था। अभिमान एवं आत्म-गौरव की उम्र भावना के कारण वह एक नेता के 
कआज्ातृवर्ती न हो पाते थे। संकटापन्न स्थिति में भी, जब विजयी हीने के 
हेतु संघटित होना अनिवार्य हो जाता था, वह अपनी-अपनी योजनाओं के 
अनुसार चलते थे। इस प्रकार वह सुविधाएं भी फलहीन हो जाती थीं, जो 
उनकों अपने शत्रुओं से कही अधिक प्राप्त थी! मुसलमानों के दल हिंदुकुश 
के उस पार के ठंडे पर्वतीय प्रदेशों से आते थे; अतः रण-क्षेत्र में वह अधिक 
पराक्रम का प्रदर्शन कर सकते थे। वह हिंदुओं से कही अधिक संघटित॑, अनु- 
शासित, एवं सूक्र-बद्ध थे। इस्छाम आतृत्व को भावना से ओतप्रोत है; इसके 
सभी अनुयायी, चाहे वह उच्चवर्ग के हो या निम्न वर्ग के, धनी हों या विधेन 
एक जैसे समझे जाते हैं और उनके विभिन्न वर्गों में विभेद करने के लिए कृत्रिम 
दीवारें खड़ी नहीं की गई हैं। इस्लाम भ्रहण करनेवाला व्यक्तित एक ऐसे 
आतृ-मण्डल में प्रवेश करता है, जहाँ मनुष्य-मनुष्य के वीच कोई भेद-भाव 
नही रखा जाता गौर जहाँ सवको एक जैसे अधिकार प्राप्त होते हैं---इससे 
मुसलमान जाति जत्यन्त वछशाली हो जाती है और इसके सदस्य वंधुत्व एवं 
समानता के अविच्छेद्य सूत्र में गुंये होने के कयरण, अपने सर्वेत्नाधारण स्वार्यों 
को पृत्ति के लिए कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करते है । मुसलमान सर्देव एज 
मेत्ता की आज्मा का अनुसरण करते थे और वह एक आदेश के पाछन की 
शक्ति को भछी भाँति समझते थे। अन्य धर्मावलम्वियों को अपने घ॒र्मं में ले 
आने की प्रया का इस्छाम के द्वारा समर्यन होने के कगरण, इसके अनुमायियों 
में धर्म-परचार का उत्साह उत्कट रूप से जागृत हो गया था और इसी लिए अपने 
धर्म के प्रचार एवं संरक्षण के लिए वह एफ हो जाते थे। जैसा छेन पूछ महोदय 
ने कहा है “उनके धर्मेनमद में वर्क-वितर्क के लिए कोई स्यान न होता ही उनसकीं। 
सुरक्षा का साधन यद ग्रया था। केवछ आत्म-रक्षा के छिए विधियों के 
सम्मुस ईइवर के मनोवीत भक्तों के रूप में एक हो जाता तथा अपने पृथक्‌ 


१९६ मध्ययुग का इतिहास 


बर्ग की अल्पसंड्या को बढ़ाने के लिए हिंदुओं को, समझा-बुझाकर अयवा 
तलवार के वल् से, अपने धर में परिणत करना उनका कृ्ंव्य है।” अपने 
धर्म के प्रति निष्ठा होने के कारण ही--विधमियों के साय अपने व्यवहार में 
बह असाधारण रूप से सक्रिय, दृढ़ एवं दुर्धप हो पाये। गाजी बनने की आशा 
से साधारण से साधारण मुसछमान भी आपत्तियाँ झेलने तया अपनी बलि चढ़ा 
देने के लिए सहर्प प्रस्तुत हो जाता था। घोर संकटों से घिरे होने पर तया 
सर्वंघा प्रतिकूल परिस्थिति से सामना होने पर भी वह विचलित न होते थे, 
बयोंकि उनका दृढ विश्वास था कि घर्मं के लिए युद्ध करते हुए यदि उनके 
प्राण भी चले जायेंगे तो उनके लिए स्वर्ग का द्वार अनावृत हो जायेगा तथा 
उन्हें बछिदानी का गौरव प्राप्त हो सकेगा। इस प्रकार मुसछमान किसी सुमि- 
श्चित उद्देश्य के लिए छडते थे | इसके विपरीत हिंदुओं के सम्मुस केवल अपने 
वर्ग या वंश के स्वार्थ ही रहते थे । हिंदुओं में उस शक्ति एवं प्रेरणा का अभाव 
था जो किसी उद्देश्य के प्रति निष्ठा होने से प्राप्त होती है। यही कारण था 
कि से मुसलमानों जैसी घोर कप्ट-सहिप्णुता, अविचलछ भाव, शक्ति एवं वीरता- 
पूर्वक अपने प्राणों का होम कर देने की प्रवृत्ति प्रकट न कर पाये। हिंदुओं 
में एक दूसरे से तीब्र विरोध रखनेवाले अनेक वर्ग एवं सम्प्रदाय थे। ब्राह्मण- 
धर्म के हारा आदिष्ट धामिक हृत्यो में सश्छिप्ट विधि-विधानों की योजना ने 
तथा अत्यधिक उद्वेजक रूप से अन्यायपूर्ण भेद-भावों पर आधारित विभिन्न 
जातियो की अपनी-अपनी विशेपताओ ने समाज को एक दुसरे के सम्पर्क 
से दूर रहनेवाले अनेक वर्गो में खण्ड-खण्ड कर दिया था। वर्म-गत अथवा 
बंश-गत स्वार्थों के सम्मुख राष्ट्रीय स्वार्थो पर घ्यान नही दिया जाता था। 
जाति-व्यवस्था में जन्म को अधिक महत्त्व प्राप्त होने के कारण विभिन्न बंगे 
सामुहिक प्रतिरोध एवं सुरक्षा के लिए भी एकता के सूत्र में न बंध पाते थे। 
युद्ध-क्षेत्र के महानतम नायक तक स्वजातीय गौरव को सर्वोच्च महत्त्व देते 
थे और वह उस संकीर्ण विचार-पद्धति के प्रभाव से मुक्त न हो पाते थे जिसकी 
छाया में जन्म से लेकर वह बढते आये थे। 
हिंदुओं का सैन्य-संघटन भी समयानुकूल न था। दुधंप एवं सुशिक्षित अश्वा- 
रोही सेनाओं से युद्ध करने में उतका हाथियो पर अत्यधिक अवलम्बित रहना 
बहुत हानिकारक सिद्ध हुआ। वार-वार के अनुमव के उपरान्त भी हिंदू 
योद्धाओं ने इस पर कभी भी ध्यान न दिया और वह अपनी प्राचीन युद्ध-म्रगाली 
को बड़ी दृढ़तापूर्वक अपनाये रहे। मुसलमानों को अफगानिस्तान ' की पर्वत- 
श्रेणियो के उस पार के प्रदेशों से यथेच्छ संख्या में सैनिक प्राप्त हो जाते थे, 
और हिंदुओं के विछद्ध लड़ने के लिए वह इस स्थानों से कभी भी सैनिकों 


वलवन और उस्तके उत्तराधिकारी १९७ 


के दल के दछ छा सकते थे। भारत के अपार धतसे एवं साहसिक कार्यों के 
प्रेम से आकृपित होकर इन प्रदेशों के छोग बहुत बड़ी संख्या में महमूद गजनों 
तथा मुहम्मद गोरी जैसे नेताओं की सेना में भर्ती हो गे थे; परंतु हिंदुओं 
को अपना सैन्य-वलू बढ़ाने के लिए केवल एक देश पर और बहुधा तो कैवलछ 
एक राज्य पर ही निर्भर रहता पड़ता था, जिसका विस्तार वर्तमान काल के 
एक राज्यप्रान्त से अधिक न होता था। हिंदुओं के राज-तंत्र की व्यवस्था के 
अनुसार सँनिक कतंव्यों का भार केवछ एक वर्ग के लोगों पर ही डाछा गया था, 
जिससे जनता का बहुत बडा भाग या तो सैनिक कार्यों के लिए अयोग्य हो चला 
था या फिर उन राजनीतिक करांतियों से स्वंया उदासीच रहता था, जो भारतीय 
समाज की नींव को भी हिला रहे थे। जान पड़ता है कि भारतोय राज्यों में 
सतर्क वैदेशिक-विभागों का अभाव था और यह सीमांत प्रदेशों की सुरक्षा के 
प्रति असावधान रहते थे तया हिंदुकुश के पार के राज्यों की श्विति, साधन 
एवं विस्तार का ज्ञान प्राप्त करने का कभी प्रयत्त न करते थे। विदेशिया 
की प्रगति को रोकने के छिए राजपूत सदैव स्चेष्ट रहे, परन्तु राष्ट्रीय-मावना 
एवं शक्ति सं सहायता न पाने के कारण वहू अधिक समय तक इन प्रबल 
आत्रांताओं के सम्मुख टिक ने सके। इस प्रकार प्यूरिटनों के समान पृस्वी 
पर ईश्वर का राज्य स्थापित करने के लिए उत्कट उत्साह से भरे हुए 
मुसलमान क्ॉमवेल के 'अइरनसाइड दरू के समान अजेय बन गये और जब 
उनकी टक्कर हिंदुस्तान की असघटित एवं अशकत जातियों से हुई तो उन्हें 
इस पर विजय प्राप्त करने में अधिक कठिनाई म॑ हुईं। इन दोनों जातियों 
का संग्राम वास्तव में दो प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाओ का युद्ध था जिनमें 
890 एवं विनाशोन्मुख तथा दूसरी यौवन की झक्ति एवं निर्भयतां से 
पू्ण था। 
रे मुसलमानों की शक्ति का दूसरा विद्याल स्रोत था दास-प्रयथा। कभी-कभी 
इम दास के रूप में इल्तुतमिश्च और बलबन जैसे योग्य पुरुष भी मिल जाते 
थे जो आवुवशिक अधिकार के वर पर ही शासनाधिकार प्राप्त करनेवाले 
साधारण कोटि के शासकों से अत्यधिक श्रेष्ठ सिद्ध हुए। किसी झासक या 
सेनापित का दास होना पूर्वीय देशों में विशेषाधिकार जैसा समझा जाता 
था और बहुधा इस प्रकार के छोग चाहे वह नीचकुलोत्पन्न ही वयो न हों, उच्च- 
वंश के अधिकारी-बर्ग के छोगो के समान या उनसे भी उच्च श्रेणी के समझे 
जाते थे। दास-अ्रथा को सहनमता के विपय में छेनपूल महोदय का कथन 
स्मरणीय है। उन्होंने लिखा है कि “प्रतापी शासक के पुत्र निकम्मे निकल जाते 
हैं; परन्तु जनता के किसी यथार्थ नेता के दास बहुधर अपने स्वामी के समान 


१९८ मध्ययुग का इतिहास 


सिद्ध हुए है | वास्तव में कारण यह है कि पुत्र के भविष्य के विपय में निश्चित 
रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। सम्भव है कि उसमे अपने पिता के गूण जा 
जाएँ और सम्भव है कि न भी आएँ, यदि उसमें यह आ भी जाएँ, तब भी 
पिता की सफलता एवं प्रभाव के कारण विलासिता का ऐसा वातावरण उत्पन्त 
हो जाता है, जो उद्योगशीछता को प्रोत्साहित नहीं करता; और फिर चाहे अच्छा 
हो या बुरा पुत्र एक अपरिवर्तनीय स्थिर प्राणी है; कोई ऐसा पिता ही, जिसमें 
असाधारण रूप से मार्यजनिक कतंब्यपरायणवा हो, अपने अयोग्य पुत्र को 
मृत्युदण्ड देकर किसी योग्य दास को उसका स्थान दे सकता है। दूसरी ओर 
दास योग्यतम” के जीवित रहने के सिद्धान्त का उदाहरण होता है। उसको 
घारीरिक एवं वौद्धिक योग्यताओं के कारण ही चुना जाता है और बह केवल 
सतत उद्योग एवं कठोर सेवा द्वारा ही अपने स्वामी के कृपाभाव का पात्र बने रहने 
की आशा कर सकता है। इन गुणों का अभाव दिखाई देने पर उसके भाग्य की 
लरूकीर अनिश्चित रहती है।” 





१८. मिंडियवल इण्डिया पु० ६४। 


अध्याय ८ 
खिलजी सेनिक-श(सन-तन्त्र का उद्धव और उत्कर्ष 
जलालद्दीन का राज्यारोहण, १३९० ई० 


दिल्ली का सिंहासन अब खिलजी तु्कों के अधिकार में आ गया।' किट्गढी 
में किये गये सार्वजनिक समारोह के अवसर पर सैनिकों एवं नागरिकों ने नये 
सुल्तान के प्रति राज-भवित प्रकट को। फीरीज ७७ वर्ष का वृद्ध था; वह युद्ध 
क्रने और रवते बहाने से घृणा करता था। परन्तु उसकी विनम्रता एवं 
सहृदयता से राज्य में राज-द्रोह की भावना प्रवकछ होने लगी । उसमें उन गुणी का 
अभाव था जिनका तेरहवी झतताब्दी के शासक में होना नितान्त आवश्यक था ॥ 





१. खिलजी लोग विशुद्ध तुर्क न थे। 

'तबकात-ए-अकवरी' के लेखक का कथन है कि जलालुहीन खिलजी तथा 
महमूद खिलजी मान्दवी चंगेज खाँ के दामाद कडीज खाँ के पौत थे, जो अपने 
ससुर द्वारा ख्वारिज्म के शाह के परास्त किये जाने पर गोर व गुरणिस्तान 
के पर्वतीय प्रदेश में घस गया था। वर्ण-परिवर्तन से कछोज का नाम खछिज 
और तत्पश्चात्‌ निरन्तर प्रयोग में आते रहने पर खल्‍्ज हो गया--तबकात-ए- 
अकबरी--विब्छि० इंडि०ग्पू० ११६। 

फिरिदता ने ऊपर के वर्णन का समर्थेन किया है और निजामुद्दीवत की तरह 
यह भी कहा है कि सलजुकों के इतिहास-लेखकों के मनसार यफस के पुत्र 
तु के ११ पुश्न हये, जिनमें से एक का नाम खल्ज था और इसकी संतान खिलजी 
कहलाई १ फिरिउता के कंथनानुसार बाद का विवरण अधिक संभव जावे 
पड़ता है क्योकि गजनी के झासको के इतिहास में और विशेषतया सुबुक्तगीन 
तथा महमूद के शासन-काल के वर्णन में बहुधा खिलजियों का उल्लेख हुआ 
है; इससे निश्चित होता है कि वह चंगेज सा से पूर्ववर्ती थे। परंतु फिरिश्ता 
में इस विपय में अनिश्चितता ही प्रकट की है बयोकि उसने आगे लिखा है 
कि यह भी सभव है कि कझज खाँ खिछजी-कुल में हुआ हो | 

फिरिश्ता---छखनऊ संस्कृ० पृ० ६८-९॥ 

जियाउद्दीत वर्नी ने अपने ग्रंथ तारोख-ए-फिरोजशाही' (विव्छि० इण्डि० 
बृत पाठ पृ० १७१) में सिलजियों को सुर्क जाति का नही माना है। जलालुद्दीन 
'फीरोज के विपय में उसने लिखा है कि वह तुकों से भिन्न जाति का था; 
का पर उसको विश्वास न था और ने तुर्क ही उसको अपना सजातीय 
मानते थ। 


१९९ 


२०० मध्ययुग का इतिहास 


ऐसे समय पर, जब देश में राज-द्रोह की आवाज उठ रही थी और मंगोल 
सीमावर्ती प्रदेशों पर टूट पडने के लिए तैयार हो रहे थे, फीरोज अपनी मित- 
व्ययिता एवं सरलता के कारण राजदण्ड धारण करने के योग्य व था। साम॑तों 
तथा जनता की दृष्टि में वह राज-स्त्ता का अपहरण कर रहा था, इसी लिए 
उसने दिल्ली छोड़कर किलूगढ़ी में राजमुकुट धारण किया | दिल्ली के नागरिक 
४० वर्ष तक तुर्को के झासन में पल्‍छवित और पुष्पित हुए थे; अतः बदायूँनी 
का कहना है कि उनको खिलजी-शासन असद्य प्रतीत होने लूगा। सुलतान के 
सावंजनिक दरवार' को देखकर दिल्ली के मागरिक आइचर्यान्वित हो गये 
और उन्हें यह बात बडी विचित्र-सी जान पडी कि तुकों के सिंहासन पर खिलजी 
कैसे बैठ सकते हैं और तुर्कों के अतिरिक्त अन्य राज-बंशझ पर शासन ही 
कसे कर सकता है। सुलतान के प्रारम्भिक कार्यो ने उसकी चक्ति को बहुत कुछ 
सुदृढ़ता प्रदान की। उसने 'मुइज्जी-महल को पूरा करने तथा चित्रांकत द्वारा 
सुसज्जित करने का आदेश दिया। अमीरो और सरदारों को किलूयढी में 
अपने-अपने निवासस्थान बनाने की आज्ञा दी तथा व्यापारियों एवं व्यवसायियों 
को वहाँ बस जाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। वलबन के समय के तुककों 
को उच्च पदों से न हटाया गया। पिछले राज-वश्न के प्रतिनिधि मलिक छम्जू 
को पुनः कृड़ा-मानिकपुर का शासन सौपा गया और उसको शंका एवं भय 
फी स्थिति से मुक्त कर दिया गया | सुरुतान के संवधियों को बहुमूल्य उपहार 
प्राप्त हुए । सुलतान के ज्येप्ठ पुत्र को 'सानसाना/ की, दूसरे पुत्र को 'अरक/जी 
खाँ की तया तीसरे की “कृद्र्सा' को पदवी मिली, उसके भाई को 'ययराश 
साँ' की उपाधि से विभूषित कर औररिज-ए-ममालिफ' के पद पर नियुक्त किया 
गया। सुलतान के दो भतीजे एवं दामाद, अलाउद्दीन तथा इल्मास वेग च्रमदशः 
अमीर तुजक' और “आखुर बेग' (अश्वाध्यक्ष) बने तथा इल्मास बेग को 





इब्न हौफल ने (ओसले कृत 'ओरियन्टछ ज्योगरफी'पूृ० २०७) सिलजियों 
के विषय में लिसा है कि वे तुझे थे और प्राचीनकाल में हिन्दुस्तान और 
सिजिस्तान के गीमावर्ती प्रदेशों के मध्य में बस गये थे। 

विस्सेस्ट स्मिय महोदय ने रिलजियों को अफगान बताया है, परन्तु अपने 
इस मत या समर्थन करनेवाले कार नहीं दिये हैं। उनका मत ठीक न्दीं 
जाने पद्ता । 

यह समद जान पड़ता सिस्दर के 
गानिस्तान में बसनर यहाँ के छोगो में पुलनमेल गये थे। उन्हे 
के रौखि-रियाजों को अपना लिया था। 

बोह---औरियस्टर बायोग्रकिर॒ल् शियनरी” 






है बि सिलजी खोग सु्फों के वंशज थे और अपन 
होने अफगानों 


» रै३७। 





खिलजी सैनिक-शासन-तन्त्र का उद्भव और उत्कर्प २०१ 


“उलुग खाँ की उपाधि प्रदान की गई। र्वाजा खतीर को प्रधानामात्य बनाया 
गया, और मलिकृ-उल्‌-उमरा फखरुद्दीन को, जो वर्षों से दिल्ली का कोतवाल 
रहता आया था, अपने पद पर ही रहने दिया गया। 


पद-वितरण में सुल्तान की उदारता को देखकर उसके प्रति शंकित लोग 
आश्वस्त हुए और जव वह राजप्रासाद में पहुँचा और अपने स्वभावानुसार प्रासाद 
के द्वार पर सवारी से उतरा तो छोगों को उसकी विनम्रता का विश्वास हो 
गया और वह निइछल हृदय से उसका समर्थन करने छगे। 'छालूमहुल' में 
मलिको के भवन में पहुँचने पर सुलतान फूट-फूट कर रोने लगा और शासक- 
पद की निस्सारता तथा इस पद के लिए अपनी अयोग्यता का बखान करने 
रूगा। बलवन की राजसभा के वृद्ध सभासद फीरोज के सरल स्वभाव से 
बहुत प्रभावित हुए, परंतु नवयुवक-वर्ग उसकी अराजनीतिक बातों को सुनकर 
हताश हो गये। उसकी उदारता एवं सहृदयता में उनको राजमुकुट के गौर 
का हास दीख पड़ा। 


सल्िक छज्जू का विद्ोह--जलाछुद्दीन के शासन के दूसरे वर्ष में बलबन 
के भतीजे मलिक छज्जू ने कड़ा में विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया और 
अपने नाम का खुतबा' पढ़वाया। अनेक असंतुष्ट छोग उसके दल में आ मिले; 
इनमें अवध का जागीरशर मलिक अमीर अली सरजान्दार भी था जो बलबन 
के एक दास का पुत्र था। छज्जू ने 'मुग्ीसुद्दी की उपाधि धारण कर ली 
और सिंहासन पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए दिल्‍ली की ओर 
चल पड़ा। सुलतान ने तत्काल अपनी सेनाओं को एकत्र कर विप्लवियीं का 
दमन करने के लिए बदाऊं की ओर प्रस्थान किया। उसका पुत्र 'अरकाली खाँ 
सेना के अग्र-भाग के साथ वहाँ पहले ही पहुँच चुका था; उसने विद्रोहियों 
को पूर्णतः परास्त कर दिया। वीरवर छज्जू ने, जिसके चारों ओर हिंदू रावत! 
एवं 'पाइक' चीटियों तथा दिड्डियों के समान एकत्र हो गये थे, एक किले में 
शरण ली; परल्तु वह पकड़ा गया और सुलतान के सामने उपस्थित किया गया। 


उसके शक्तिशाली सहयोगी भी बंदी बना लिये गये ओर उनके कंधों पर | 


जुबा रखकर, उनके हाथ गरदन के पीछे की ओर वाँधकर, उनके शरीर 
को धूल एंवं कूड़े से सानकर और उनके वस्त्रों को मलिन बनाकर, उनको 
सुलतान के सम्मुख उपस्थित किया गया। उनकी गह दुर्देशा देखकर, फीरोज 
विलख-बिलख कर रो पड़ा और उससे उनको स्तान कराने, सुगंधित द्रब्यों 
से सुवासित कराने तथा साफ-सुथरे वस्त्रों से सुसज्जित कराने का आदेश 
दिया। उनको मदिरा पान कराया गया तथा उनके साथ अतिथियों जैसा... 


के जैु 


रश्ण्र मध्ययुग का इतिहास 


किया गया। जब थे उसके सम्मुख उदास एवं हतप्रम मुखनमुद्रा में खड़े थे; 
उसने उनकी प्रसन्न करने की चेप्टा की और कहा कि विगत राज-वंश का पक्ष- 
समर्थन कर, जिसकी उन्होने भूतकाछ में सेवा की थी, उन्होंने अपने कर्तव्य 
का ही पाछन किया था। मलिक छज्जू को मुछृतान भेज दिया गया, जहाँ उसके 
साथ बहुत उदारतापूर्ण व्यवहार किया गया और उसको मदिरा, फ़छ, भोजन 
तथा वस्त्र भैंठ किये गये। सुल्तान के मुंहूगे 'शमनागाराध्यक्ष! अहमद चप 
ने उसके इस व्यवहार का विरोध करते हुए उसकी इस शक्तिहीन नीति के 
दुष्परिणामों पर अकाशय डाला परंतु बुढ़ापे के कारण हिताहिंत विवेकशून्य 
सुलतान ने उत्तर दिया कि मदि मुसलमानों का रक्त बहाये विना सिंहासन 
पर अधिकार नही रखा जा सकता तो वह ऐसे सिंहासन को हीं त्याग देगा। 


कड़ा की जाग्रीर अलाउद्दीन को दी गई, परंतु उसने अवॉछनीय लोगों 
को अपना विश्वास-पात्र बनाना प्रारम्भ किया। स्वामि-भवित-विहीन कमें- 
घारियों ने उसको कड़ा में एक विशाल सेना एकत्र केर दिल्‍ली के सिंहासन 
पर अधिकार जमाने का प्रयत्न केरने के लिए उकसाया। बर्नी लिखता है:-- 


“कड़ा के विद्रोहियों के कपटपूर्ण परामशों का उस पर गहरा प्रभाव पड़ा 
और इस प्रदेश पर अधिकार पाने के प्रथम वर्ष से ही वह किसी दूर के स्थान 
पर जाकर घन एकत्र करने की योजनाओं का अनुसरण करने छगा। इसी 
उद्देश्य से वह यात्रियों तथा अनुभवी लोगों से दूसरे देशों के विपय में मिरन्तर 
पूछ-ताछ करने छूगा।/ 


फीरोज की उदारता खिलजी अधिकारियों को बहुत ही सलती थी क्योकि 
वे राज-कार्यों में 'शाहीसचरे और घान-शौकत के महत्त्व पर बहुत जोर देते 
थे। फीरोज की उदारता सीमा का उल्लंघन कर गई कि वह चौरों और डाकुओं 
के साथ भी उदारता का व्यवहार करने छगा। चोरों को सुलतान के समक्ष 
उपस्थित किया जाता और उनके फिर कभी इस विक्ृष्ट कार्य न करने की 
कसम खा छेने पर उनको मुक्त कर दिया जाता था। इसी प्रकार ठगयों को 
भी, जिनका व्यवत्ाय ही छूटमार करता तथा डाके डालना या, नाव में 
बैठाकर वँयाल भेज दिया जाता जहाँ वह मुक्त कर दिये जाते थे। इस 
प्रकार अपराधियों को दण्डित किये बिना अन्य श्रदेशों में मेज दिये जाने से 
राज्य का शासस-तंत्र उपहासास्पद वन गया और सरदारों में क्षोम उत्पन्न होने 


लगा। 





३ बर्नीं--पू* १८७।॥ 


सिलजी सैनिक-शासन-तन्त्र का उद्भव और उत्कर्ष २०३ 


मलिक ताजुद्दौन छूचो--अछालुद्ीन के शांत स्वभाव के कारण छोगों 
के हृदय से राजदण्ड का भय निकल चुका था और उदृण्ड सामंत उसके लिए 
अपमानपूर्णं शब्दों तक का व्यवहार करने में भी हिचकते न थे। सामंतों के 
पघरो में होनेवाले आनन्दोत्सवों में पड्यन्त्र स्वे जाने छगें। एक जलसे में 
सुलतान के कार्यों की खूब निंदा की गई और किसी ने यहाँ तक कह डाला 
कि फीरोज से तो कहीं अधिक योग्य शासक उसका 'शयनाग्राराध्यक्ष' अहमद 
चप बन सकता है। सुरा के मद में हतवेतन सामंतों को शिष्टता का कुछ भी 
ध्यान न रह गया और एक मदिरोन्मत्त सरदार ने यह मंतब्य प्रकट किया 
कि वह कद॒दू की तरह सुलतान के टुकड़े-टुकड़े कर डालेगा और ताजुद्दीन कूची 
को गद्दी पर बैठायेगा। जब सुलतान के कानों में यह द्रोहपूर्ण निदाएँ पहुंची, 
तो उसने सामंतों को बुला भेजा और इस द्रोहपूर्ण आचरण के लिए उनको 
चेतावनी दी। उसने एक तलवार जमीन पर फेंके हुए सामंतों को छलकारा 
कि वह इसको उठाकर इससे उसके टुकड़े-टुकड़े कर दें। सुृतान से ऐसी कठोर 
भत्संना पाकर अपने व्यवहार पर छज्जित अमीर सीधे रास्ते पर आ गये। 
भलिक नुसरत साबाह ने बीच में पड़कर सुलतान का क्रोध शांत कर दिया और 
द्रोह फैलानेवालों को क्षमा दिलवा दी। जिन अमीरों के हृदय में द्रोहाग्नि 
प्रचण्ड हो चछी थी, उनको चेतावनी दी गई कि यदि वह फिर सुलूतान को 
क्रुद्ध करने का प्रयास करेंगे तो उनको अरकाछी खाँ के सुपुर्दे कर दिया जायगा,, 
जिसके दण्ड-विधान की कठोरता प्रत्तिद्ध थी। 


सीदी मौला को दण्ड--जछाछुद्दीन ने अपने जीवन में केवछ एक वार 
ही असाधारण निर्मेमता का व्यवहार किया था। सीदी मौला नामक एक दरवेश' 
जो गियामुद्दीन वलवन के शासन-काल में देश के ऊपरी भाग से आकर दिल्‍ली 
में बस गया था, इस कूर व्यवहार का भागी बना। यह दरवेश पाक पदूठन 
(अजोधन) के शेख फरीदुद्दीन गंज-ए-सकर का शिष्य था। कहा णाता है 
कि इस संत में मौला को मलछिकों एवं अमीरों की मित्रता से दर रहने का 
उपदेश दिया था, परंतु मौछा ने उसके इस सदुपदेश का पालन नहीं किया। 
मद्यपि बह स्वयं बहुत सरछ जीवन व्यतीत करता था, परंतु उसने एक 'खानकाह' 
की स्थापना की थी, जिसके अ्रबध के लिए वह प्रचुर घन-राशि व्यय करता 
था। निर्धनों को भोजन कराने में वह मुक्तहस्त से व्यय करता था और वर्नी 
ने छिखा है कि प्रतिदिन दो बार उसके द्वारा ऐसे बहुमूल्य भोजन का भायोजन 
किया जाता था, जैसा कि कोई खान या मलिक भी न कर सकता शरा। 
लोग उसके मुक्तहस्त दान को देखकर बड़े हैशन थे और समझत्ते थे कि मंत्र- 


र्‌्ण०्४ड मध्ययुग का इतिहास 


वल से या पारस-मणि के प्रभाव से वह इतना धन प्राप्त कर लेता है। सुलतान 
का ज्येष्ठ-पुत्र खान-ए-खाना मौला का शिप्य बन गया था और उसकी देखा- 
देखी अमीर एवं सरदार लोग मौला के दश्ना्थ वारम्वार आने लगे थे। काजी 
जलाल काशानी के बहकाने पर सुलतान को सामूहिंक प्रार्थना में भाग लेते 
समय मार डालने का पड्यन्त्र रचा गया। यह निश्चय किया गया कि सीदी 
मौला को खलीफा घोषित किया जायेग। और काजी को मुल्तान की जागीर दी 
जायेगी। परंतु इस पड्यन्त्र का भंडा फूट गया और पड़्यन्त्री वंदी बना लिये 
गये। उनके अपराध की परीक्षा के लिए अग्नि-दाह का सुझाव दिया गया, परंतु 
विद्वानों ने इसको अवैध बतलछाया। मौला को सुलतान के समक्ष लाया गया। 
सुलतान ने शांत-भाव से उसके कुचक्र की निदा की और तब शेख आवू बकर 
तुसी के शिष्यों की ओर मुड़कर, जो वहाँ पर उपस्थित थे, उसने कहा, “ओ 
दरवेशो ! क्‍या तुम में से कोई इस मोछा से मेरा प्रतिरोध नही ले सकता ?” 
यह सुनते ही एक दरवेश एक उस्तरा छेकर मौछा पर टूठ पडा और उसके 
शरीर पर बहुत से घाव कर दिये। अरकाली खाँ ने इस अपराधी को 
हाथी द्वारा कुचछवाने का आदेश दिया । काजी अपने कृत्यों के उपयुक्त दण्ड 
से बच गया, और उसको वदाऊँ भेज दिया गया; परतु उसके सहयोगियों 
को कृठोरतम दण्ड भोगना पडा। उस काल के अधविश्वासों ने मौछा के दोपों 
पर पर्दा डाल दिया। समकालीन ६्तिहासकार लिखता है कि उसकी मृत्यु 
के दिन ऐसा भयंकर तूफान उठा कि सारे संसार में अंधेरा छा गया और इसके 
बाद ऐसा अवर्पण (सूखा) पड़ा कि जिससे देश में भीपण अकाल पड़ गया; 

घान का भाव १ जीतल” प्रति सेर हो गया और सिवालिक प्रदेश के हिंदू 
दिल्‍ली में आ-आकर भूस से मुक्ति पाने के लिए जमुना में डूब मरने लगें। 


सुछतान के सामरिक प्रयत्न--सुछतान के स्वभाव को दुरबंछता उसकी वेदेशिक 
-मीति में भी प्रकट हुई। १२९० ई० में उसने रणयम्भोर के दुर्ग पर आक्रमण 
करने फे लिए ससैन्य प्रयाण किया और मार्ग में झाईन की गढ्ढी को हस्तगत 
फर “मूर्तिमोंवाे मदिरों को नप्ट किया और मूर्तियों को अग्निसात्‌ कर दिया।/ 
रणथम्भौर के राय ने अपने “रावतो” एवं अनुयायियों सद्दित दुर्ग में युद्ध भी 
तैयारी की और सुलतान का प्रतिरोध किया। कबीर राजपूतों से डुगें को 
छीन छेना असंभव जानकर सुलतान ने अपनी सेना को झौट चलने का आदेश 


हि से यह कहकर टाल दिया कि वह "दस 
दिया और इस आत्रमण की असफ़दता को यट कहकर टाछ दिया कि वह £। 
दुर्ग को किसी मुसलमान के एक बाछ के बरावर भी मूल्यवान्‌ नहीं समझता। 
राजनीतिक वस्तुस्यिति में प्रति जागस्क अहमद चप ने सुतान के इस 





खिलजी सैनिक-झासन-तन्त्र का उद्भव और उत्कर्प र्०ण्प्‌ 


प्रकार लौट चलने का विरोध किया, परंतु उसके उचित विरोध का सुछृतान से 


यही उत्तर बन पड़ा कि वह अब वृद्ध हो चछा है और मृत्यु के समीष आता 
जा रहा हैँ। 


मंगोलों के विरुद्ध एक युद्ध में सुछकतान ने अधिक निपुणता का परिचय 
दिया। ११९२ ई० में हायू के एक पौत्र अब्दुल्ला ने १५ तुमानो” (१,५०,००० 
सैनिक) के साथ हिन्दुस्तान पर आक्रमण किया और वह सुनाभ तक बढ आया। 
दिल्‍ली की सेनाओों ने उसके विरुद्ध प्रयाण किया और युद्ध में मंगरोल़ों को 
पराभूत कर दिया। दोनों पक्षों में संधि हो जाने पर अब्दुल्ला अपने देश को 
छोट गया; परंतु चंगेज खाँ के एक प्रौत्र उलगू ने भारत में ठहरने का 
निश्चय कर लिया और सुछृतान ने उसके साथ अपनों एक कन्या का विवाह 
कर दिया। मगोल़ों ने इस्लाम-घर्म ग्रहण कर लिया और फीरोज ने उनके 
लिए निवासस्थान बनवा दिया और उनको अजीविका भी प्रदान की; परतू 
भारत की जलवायू उनके अनुकूछ न पड़ी और वे अपने देश को छौट गये। 
उनके केवल कुछ परिवार ही यहाँ रह गये; यह लोग बंशानुक्रम से मुसलमान 
लोगों के साथ विवाह संबंध करने रूगे, उनके आचार-व्यवहारों को अपनामे 
लगे और इनको नव मुसलमान” की संज्ञा दी गई। 


बृद्ध सुछृतान के सामरिक प्रयत्न मंडोर पर एक अभियान तथा एक थार 
झाईन प्रदेश में लूटमार तक ही समाप्त हो गये, परंतु देश के दूसरे भाग में 
उसके भतोजे अलाउद्दीन के सफत अभियानों से नई आशाएँ जाग उठीं। उससे 
भिलसा पर अधिकार कर लिया और लूटपाट से प्राप्त बहुत सा घन मुख्यान को 
भेट किया। उदकी व॑,रता से प्रसन्न होकर सुलताव ने उसको अवध की जागीर 
देकर पुरस्कृत किया। अछाउद्दीन ने इतने से ही संतोप न किया। बिलसा में 
उसने देवगिरि की अतुल सम्पत्ति के विषय में सुना था और छत्का हृदय इसको 
विजय करने की उत्कट अभिलापा से बेचेन हो रहा था। 


अलाउद्दीव का देवगिरि पर अभियान, १२९६ ई०--पुछान के वियस्नय 
से दर होने के कारण उच्चाकांक्षी अलाउद्दीन ने देवगिदि वर धअमिबाद हो 
साहसिक योजना बना ली । उसका वह अभियान मध्यझर्डट मारत के 
की एक अत्यंत स्मरणीय झौर्यपूर्ण घटना है। उसने स्द्राप्ट के यागगोर 
दाजाओं की राजधानी देवगिरि की बतुरू सम्पद्रि का वर्जन सदा व से 
उसके हृदय में इसको हस्तगमत करने की उत्कट अआशा जाय व 











३. फिरिश्ता ने यादव-नरेश की सम्पद्ि हा संविस्तिर हे 


र्‌०६ मध्ययुंग का इतिहास 


इसके अतिरिक्त अपनी सास भलिका जहान तथा अपनी पत्नी से मनमुठाव हो 
जाने के कारण दुःखित होकर वह अपने छिए उच्च स्थान दूँड निकालने 
“के लिए घर से चल देने को बाध्य हो यया था। उसमे देवगिरि पर आक्रमण 
करने की अपनी इच्छा को सुलतान से गृप्त रकक्‍्सा और अपरिमित धन-रा्षि 
से सुलतान केकोप को परिपूर्ण करने की आशा दिलाकर चदेरी के आस-पास 
के प्रदेशों को आक्रांत करमे की आज्ञा चाही। प्रचुर धन प्राप्ति की आशा- 
से प्रेरित घुलतान मे आज्ञा दे दी और कडा तथा अवध के भूमि-कर को राज- 
कोय में जमा कराने की अवधि वढा दी । ८००० अश्वारोहियी के साथ अलाउद्दीन 
ने प्रयाण किया और वह मराठा-राज्य की सीमा के समीप एलिचपुर में जा) 
पहुँचा। एलिचपुर से वह घाटी छजौरा की ओर, जो देवगिरि से केव्छ १२ 
मील दूर है, निविरोध बढता गया। उसने अपने वास्तविक उद्देश्य को बड़ी 
सावधानी से गुप्त रखा और यह श्रचार कर दिया कि वह अपने चाचा के 
व्यवहार से असतुप्ट होकर राजमहेन्द्री के शासक के दरवार में नौकरी टूढ़ने 
जा रहा है। इस समय देवगिरि में सेना न थी क्योंकि राजा रामचन्द्र का 
“पुत्र “अपनी सेना लेकर दक्षिण की ओर यात्रा के लिए गया हुआ था।” जब 
राजा को अपनी राजधानी के समीप अल्उद्दीन के पहुँचने की सूचना मिली 
तो उसने क्षत्रु की प्रगति को रोकने के लिए २ या ३ सहस्न सैनिक एकत्र किये। 
यह सेना पराजित हुई और शीघ्र ही भाग गई। रामचन्द्र ने अपनी गद्दी 
में डेरा डाल दिया और मुसलमानों के आक्रमण का सामना करने का निश्चय 
कर लिया। इसी बीच अलाउद्दीन की सेना नगर में घुस आई। उसके सैनिकों 
ने ब्राह्मणों को वदी बना लिया और व्यापारियों की रुम्पत्ति लूट लो । अलाउद्दीन 
के इस असंत्य प्रचार का कि उसका चचा दक्षिण को पूर्णतया विजय करने 
के उद्देय से २० सह अश्वारोहियो सहित आ रहा है, वड़ा अभाव पड़ा। 
इतनी विद्याल्ल सेना के आक्रमण का ध्यान कर रामचद्ध भयभीत हो उठा 
और उसने शत्रु के साथ संधि कर लेना ही नीति-युक्‍त समझा। बलाउद्दीन 
ने भी शकरदेव के ससैन्य श्रत्यागमन से पूर्व ही सवि के श्ल्ताव को स्वीकार 
कर लेना बुद्धि-सम्मत सभझा। इसके अतिरिक्त वह भली भांति जावता था 
“कि खानदेश, मालवा तथा गोडवाना श्रदेशों से होकर छोटने में कितने सकटों 
का सामता करना पड़ सकता था। संधि की घर्तो के अनुसार रामचद्ध से 
अपनी स्वतन्त्रता के बदले में ५० मन सोना, ७ मन मोती तेथा ४० हाथियों 
के साथ अनेक वहुमूल्य द्रव्य, कुछ सहस्न घोड़ें जौर वह छूट का माल जो 
-वहू नगर से एकत्र कर चुका था देना स्वीकार किया। 
परतु रामचन्द्र के पुत्र शकर की, जो अब तक दक्षिण छे छौट आया था, 


सिलनजी सैनिक-भ्ासन-्तन्ध् का उद्भव गौर उत्कर्ष २०७ 












मध्य कालीन राजस्थान 


“डिपकक 2 
च्््ग / 22 


2४ के आश्षिगर० सैनोए ० रोज्लासाद 


४ अन्दण । ८ नदिया 


"हे मम 00०“ आकर कि 
उम्पोनेर ० पार, नर 770." 
के आर 










श्ररव सागर बंगाल की खाड़ी | 








०ड्ाग्गमुद्र 
३4 


२०८ मध्ययुग का इतिहास 


संधि की यह छत्तें अच्छी न छगी और उसने अछाउद्दीन को नगर से छूटे 
हुए द्रव्य को छौटाने तथा उसके राज्य से चुपचाप चले जाने के लिए कहछूवा 
भेजा। इस संदेश को पाकर अलाउद्दीन कुद्ध हो उठा और उसने १ सहस्न 
अश्वारोहियों को दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए पीछे छोड़कर शेष सेना 
के साथ शंकर पर आक्रमण कर दिया। परतु युद्ध में मराठा-सेना के संख्या में 
अत्यधिक सैनिकों ने मुसलमानों को परास्त कर चारों दिल्लाओं में तितर 
बितर कर दिया। इसी बीच दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए पीछे रखी हुई 
अलाउद्दीन की सेना के आ जाने से मुसलमानों में मई आज्ञा बंध गई। हिंदू 
सेना में आतंक छा गया और सेना छित्न-भिन्न हो गई। अछाउद्दीन ने लौटकर 
दुर्गे के घेरे को कड़। कर दिया। दुर्गे में घिरी हुई सेना के लिए लाये गये 
गेहूँ के बोरों के स्थान पर नमक के बोरे देखकर रामचन्द्र को सफलता की 
आशणाएं त्याग देनी पडी और सधि की प्रार्थना करने का निएचय करना पडा। 
विजेता अलाउद्दीन के हाथ अपार सम्पत्ति लगी और उसने एलिचपुर से प्राप्त 
होनेवाले करों की धन-राशि को अपनी उस सैनिक टुकड़ी के भरणनयोपण 
के लिए माँगा, जिसको वह वहाँ रखना चाहता था। रामचद्ध ने यह शर्तें 
स्वीकार कर छी और विजयोल्लास से भरा हुआ अलाउद्दीन कड़ा लौट आया। 
इस अभियान से उसको प्रचुर धन प्राप्त हुआ था और उत्तर के मुसलमान 
शासकों को विदित हो गया कि दक्षिण के राज्य कितने शक्तिहीन हो चुके है। 
स्वालियर के समीपवर्ती प्रदेश में ऐसी अभूतपूर्व सफलता का समाचार पाकर 
सुलृतान खुशी से फूला न समाया और अपने भतीजे की विजय के उपलक्ष 
में आनन्दोत्सव मनाने लगा। सुलतान अपने सरदारो से इस विपय पर विचार- 
विमर्श करने छगा कि अलाउद्दीन से मिलने के लिए जाना उचित है या नहीं; 
परंतु अन्य किसी सरदार के अपना मंतव्य प्रकट करने से पहले ही नायव 
बरवक' अहमद चए ने, जो चतुरतम सामंतो में से था, इस प्रकार के विपत्ति- 
सकुल कार्य के दुष्परिणामो को उसके सामने रखा और अलछाउद्दीन को बीच 





४. इस संधि का वर्णन करते हुए फिरिश्ता ने लिखा है कि इस संधि 
की दर्तों के अनुसार “६०० मन मोती, दो भन हीरे, छाल, पन्ने और नीलम, 
१ सहस्न मन चाँदी तथा ४ सहस्न रेशमी वस्त्र एवं ऐसी-एसी बहुमूल्य वस्तुएँ, 
जिन पर विश्वास' नही होता, अलाउद्दीन को दी जानी थी“---यह ब्रिग्स महोदय 
का कघन है। ब्रिग्स है, पृ० ३१०॥ 

फिरिश्ता के लखनऊ संस्करण (पृ० ९१६) में ६०० 0085 
७ भत मोती, २ मन हीरे, छाल, पन्ने तवा नीलम, १ सहल्न मन चाँदी तपा 


४ सहस्न रेशमी पद तथा अन्‍य वहुमूल्य वस्तुएं छिखा है। 
ब्रिग्स महोदय का अनुवाद छसनऊ संस्करण के अनुकूल नही है । 


गा # ५७७०-८८ पु 


में ही रोक देते के लिए तत्काल चदेरी की और सेता भेजे! देवे:पर.ज़ोर दिया 


खिलजी सैनिक-शासन-तन्त्र च्षु उद्भव और एउत्केपे - रब्ढु, 


बढ बनी. 
अहमद चप के झब्द यह थे :-- 60 नस 
“हाथियों तथा संपत्ति का श्रचुर परिमाणः में, मिल जॉनी, झगड़े" 


का कारण बन जाता है; जो भी इनको प्राप्त कर छेता है वह इतना उन्मतत 
हो जाता है कि अपने हाथों और पैरों में भी भेद नहीं कर पाता। अला- 
उद्दीन ऐसे अनेक विद्रोहियो तया उपद्रवियो से घिरा है, जिन्होंने मलिक छज्जू 
का समर्थन किया था। वह विना आज्ञा के विदेशों में गया है, उसने युद्ध किये 
है और कीप प्राप्त किये है। बुद्धिमानों में कहा है कि 'धन और झगड़े, झगड़े 
और धन” अर्थात्‌ यह दोनों परस्पर संबद्ध है। मेरो यही संम्मति है कि 
हम अछाउद्दीन से भिड़ने के लिए चदेरी की ओर यथासभव शीकघ्रता से 
प्रयाण कर दे और उसके अत्यागमन को बीच में ही रोक दें। ज्ब वह सुल्तान 
की सेना को मार्ग में देखेगा, तो इच्छा से या अनिच्छा से उसे छूट से प्राप्त 
सारी संपत्ति सिहासन को भेंट कर देनी पड़ेगी ।” 
सुल्तान ने इस परामर्श पर घ्यान न दिया और राजधानी में छौद- 
आया। थोड़े सभय बाद उसको अपने चतुर भतीजे का एक पत्र मिला जिसमें 
उसने लिखा था कि वह सुलतान को छूट से प्राप्त सारे सपत्ति मेंट' करने 
के लिए उससे मिलना चाहता है, परन्तु ऐसा वह तभी करेगा जब उसको 
पूर्ण सुरक्षा का आइबासन दिया जायेगा। भक्ति एवं स्नेह के इस कपटी 
प्रदर्शन के धोखे में आकर सुल्तान ने अपने कुछ विश्वसनीय कर्मचारियों के 
हाथ उसके लिए एक आदइवासन-पत्र भेजा; इव कर्मचारियों को विदिंत' हो 
शया कि अलाउहीन और उसकी सेना सुछृताव के प्रति शओोह का भाव रखती 
हैं। इसी वीच अलाउद्दीन का भाई इल्मास बेग दिल्ली आ पहुँचा और 
उसने सुकृतान को सूचित किया कि उसके भय के कारण. अछाउद्देन या 
तो आर्म-हत्या करने या अपने हाथियों तथा कोप सहित किसी सुरक्षित 
स्थान में अपना अधिकार बढ़ाने की इच्छा से चले जाने के लिए उतार 
हो गया हैं। भोले-भाले सुलताव ने इस्त सूचना की सत्यता में विश्वास 
कर लिया और अछाउद्दीन से मिलने के लिए कड़ा जाने की इच्छा प्रकट 
की। वहुत थोड़े से अनुचरों को साथ लेकर उसने एक किश्ती में गया पार 
की और कुछ अनुयाथियों सहित, जिनको इत्मास बेंग के आग्रह करने पर 
निश्शस्त्र कर दिया गया था, अछाउद्दीव से भेंट को । विश्वासघातियों की 
योजना पूर्णतः सफल हुई और जब किसी भी प्रकार के विश्वासधात से 
निड्शंक सुलतान अपने भतीजे ते मिला ओर उसको बड़े प्यार से छाती से 
छगामे तथा उसको ग्राल्ले यप्यपाने छगा, छली भतीजे ने आक्रमण का 
फा० १४ 


२१० अध्ययुग का इतिहास 


संकेत किया और उसके अनुयायों सुदतान और उसके साथियों पर दूट पढ़े। 
अलाउद्दीन के एक कर्मचारों इस्तियारददीन हृ्‌द ने सुडतान कय सिर काट दिया 
और इस छिर को, जितते रक्त टपक रहा था, अपने स्वामों के सम्मुख 
उपस्यित किया। सुलतान का दल तलवार के घाट उतारा गया और स्वर 
सुलतान का सिर कडा-मानिकपुर में सेना के बोच घुमाया गया, जिससे 
सैनिकों को उसकी मृत्यु पर विश्वास हो जाय। पड्यस्त्रियों ने अछाउद्दीन को 
अपना शासक घोयित किया; अमोर और सरदार भो अपने सम्मास्य अधि- 
पति के निर्देय ब्य को भूल गये और इस नये उर्देः्यमान शासक के साथ 
हो लिये। जब तक अलाउद्दीन दिल्‍ली के सिंहासन पर आमीन रहा, उसने 
इतने अधिक निर्दोष व्यक्तियों का रक्त वहाया जितना कि फ़ैरों ने भी 
न बहाया होगा। परन्तु वह इसके दण्ड से न बच सका; क्योकि, मुसलमान 
इतिहासकार के दब्दो में, भाग्य ने अन्ततः उसके मार्य में एक ऐसा विश्वास- 
चघातों ला दिया, जिसके द्वारा उसका समस्त परिवार नथ्ट किया गया। अला- 
उद्दीन को अपनी नृशंसता का जैसा भीषण दण्ड भुगतना पड़ा, उसकी 
समानता विधमियों के देशो तक में दिये गये कठोरतम दण्डों से भी नहीं 
की जा सकती । 
अलाउद्दौन की प्रारम्भिक कठिनाइया--१२९६ ई० में जब अलाउद्दीन 
पंधहासन पर आसीन हुआ, उसने अपने आपको सकटमय परिस्थितियों से 
पिरा हुआ पाया। जलाली सरदार अभी तक अपने सौजन्यपूर्ण वृद्ध स्वामी 
की हत्या को म भूले थे और उन्होने इसका प्रतिशोध लेने के लिए एक 
गुप्त योजना वनाई। राजमाता मलिका जहान अपने पुत्रों अरकाछी खाँ और 
क॒द्ठ खाँ को अधिकाराख्क कराने के लिए कुचक्रों का जार विछा रही थी। 
परन्तु अछाउद्दौन ने बड़ी कुशलता से स्थिति को सेमाल लिया। विरोबी 
अमीरों और सरदारों को वहुमूल्य पुरस्कार देकर तथा उनकी पद-बृद्धि 
कर उसने उतको शान्त कर दिया ओर “मन्जनीको' द्वारा जनता में स्वर्ण 
सुद्राओं का बितरग करवाकर उनको भी उसने अपने अनुकूछ बना छिया। 
राजकीय शिविर के सम्मुख प्रत्येक अड्डे पर 'मन्‍्जनोक पॉच-पाँच मे 
सोना दर्शकों में वितरण कर रहे थे। स्वर्ग॑-मुद्राएँ लूटने के छिए छोग दूए- 
दूर से एकत्र होने छगे और सैनिकों के दछ के दल राजकीय सेना में भर्ती 
होने के छिए इस सचछ शिविर में घिरने छगे। इस प्रकार मुक्तहस्त धरे 
वितरण का परिणाम यह हुआ कि यद्यवि इस समय वर्षा अनवरत रूप से 
हो रही थी, तब भो अछाउद्दीन की सेना में ५६ सहख्र अश्वारोही तथा ६९ 
सहख्र पैदल सैनिक आा जुटे थे। मलिका जहान ने अपने पुत्र कदर खाँ को 


खिलजी सैनिक-शासन-तत्त का उद्भव और उत्कर्प २११ 


'हकनुद्दीन इब्नाहीम' के नाम से गद्दों पर वैशा दिया था और अरकाहो खां 
को मुलताग से दिल्‍ली बुछाने के छिए पत्र भेज दिया; परन्तु अरकाछी खाँ ने 
यह बहावचा बनाकर कि सरदारों के भाव-परिवर्तत के कारण सिंहासन पर 
युनः अधिकार स्थापित करने का कार्य अक्षमव-सा हो चला है, दिल्‍ली आते 
से इनकार कर दिया। जब अलाउद्दीन राजवान के समीप पहुँचा तो उसकी 
भ्रगति को रोकने के लिए रुकनुद्दोत इब्राहीम नगर से वाहर आया, परन्तु 
मध्य-रात्रि में उसकी सेना का वास-पक्ष झत्रु से जा मिला। तव यह राज 
कुमार स्वर्ण-टंकों से भरे कुछ थैढे और अश्वश्ाछाओं से कुछ घोड़े छेकर 
मुल्तान की ओर भाग चला। अलाउद्ीत ने विजयशरी प्राप्त कर सौरी के 
मंदान में प्रवेश किया और जहां उसने सब दलो का भक्ति-भाव प्राप्त किया। 
वर्नी ने इस स्थिति का वर्णन इन झब्दों में किया है :-- 

“अब सिंहासन सुरक्षित था और माल-कर्मचारी, हाथियों की देख-रेख 
करनेवाले कर्मचारी हाथी लेकर, कोतवाल दुर्ग की कुजियाँ लेकर, व्यस्थापक 
एवं नगर के प्रधात अलछाउद्दीव के पास आ पहुँचे और तब नई व्यवस्था स्थापित्त 
की गई। उसकी सपत्ति एवं शवित अवुल थीं; अतः चाहे व्यक्तिगत रूप से 
किसी ने उसकी अवीनता स्वीकार को या नहीं की, इसका कोई महत्त्व ने 
था क्योंकि उसके नाम का 'खुतबा' पढ़ा गया और उसके नाथ के सिक्के 
डाछे जाने लगे।” 

इस प्रकार १२९६ ई० के अन्तिम भाग में अलछाउद्दीन ने वड़ी सजधज 
के साथ दिल्ली में पदापंग किया और “ढछाठ महल! में सिहासन पर आसीन 
हुआ। सबको बड़े-बड़े उपहार दिये गये, जिससे वह उसके विश्वासघात एवं 
कृतघ्नता के अक्षम्य अपराध को, जिसके द्वारा वह सिहासन प्राप्त कर पाया 
था, भूल जाये। छवाजा खातीर को श्रधानामात्य ववाया गया और बरन 
निवासी इतिहासकार के चचा मलिक अछा-उल-मुल्क को कड़ा एवं अबब 
का कार्य भार सौपा गया; और इस इतिहासकार के पिता मुअव्यद-उतठ-्मुरद्ध 
को बरन नगर की अध्यक्षता तथा ख्वाजर्गट प्रदान कर गई, विरोब ऐसा 
शान्त हो ग्रमा कि वर्नी यह लिख सका :-- 

“लोगीं पर जैसा नियम्त्रण किया गया, उससे वह इतने अमिभूत ही 
गये कि सुलतान के भीषण अपराध की कोई चर्चा तक न करता था और 
आप्ति की आश्ा ने अन्य सब बातो की चिता उनके मन से दूर कर दो।”/ 

सिहासनारूइ होते ही सुल्तान ने अरकाली खाँ, इब्राहीम और उनकी माता 
को पकड़ने के लिए उलुग खाँ तथा जफर साँ को ३० से ४० सहस्न तक अदवा- 
रोहियों सहित सुल्तान भेंजा। नयर पर अधिकार कर यह दोनों नायक इस 


>#« 


र्श्२ मध्ययुग का इतिहास 


राजकुमारों तथा उनके अनुचरों सहित दिल्ली लौट आये। मार्ग में हाँसी के 
समीप दोनो राजकुमारों को अपने बहनोई उलुग खाँ सहित अंधा बना दिया 
गया और राजमाता को कारागार में डाल दिया गया। उनके परिवारों को 
उनसे विमुबत्त कर दिया गया और उनकी संपत्ति छीन ली गई! 
मंगोलों का प्रतिरोध---अपनो सत्ता सुरक्षित कर छेने के उपरान्त सुलतान 
से मंगोलों के अनवर्त आक्रमणों को रोकने के लिए प्रयत्न करना प्रारंभ 
किया। उसने वलबन के छोड़े हुए कार्य को पूर्ण कर दिया और राज्य की 
सीमावर्ती छावनियों में सैनिक-दर नियुक्त कर दिये। मंगोल बार-बार आते 
थे, परन्तु उनको अत्यधिक क्षति-प्रस्त होकर लौट जाना पड़ता था। शासन 
के दूसरे वर्ष में ट्रांसोक्सियाना का झासक अमीर दाऊद १ छाख मंगोलों 
को लेकर मुल्तान, पजाब और हछ्िघ को विजय करने के विचार से बढ़ 
आया, परन्तु उछुग खां ने उसको भारी क्षति पहुँचाकर पीछे खबेड़ दिया। 
मगोलों ने इस पराभव की चिता न की और यह साल्दी के नेतृत्व में पुनः 
आ धमके। जफर खाँ से उनका प्रतिरोध किया और मंग्रोल नेता को दी 
सहस्र अनुयायियों सहित पकड़ लिया तथा हयकड़ियाँ पहिनाकर दिल्ली भेज 
दिया। परन्तु मंगोलो का भीपषणतम आक्रमण १२९९ ई० में हुआ, जब कि 
कुललुग ख्वाजा असख्य दल लेकर दिल्‍ली की ओर बढ आया। जनता में आतंक 
छा गया। शत्रु के आक्रमण को रोकने के उपाय सोच निकालने के लिए 
सुलतान ने युद्ध-सभिति वुलाई। उलुग खाँ तथा जफर खाँ ने मंगोलो के विरुद् 
प्रयाण किया और स्वयं सुलतान युद्ध-सामग्री से सुसज्जित १२,००० सैनिकों 
का दल लेकर रणभूमि में डट गया। भीषण संग्राम छिड गया। उस काल 
का महानतम योद्धा जफर खाँ रणभूमि में मारा गया, परन्तु पराजय मगोठो 
की ही हुई और उनको तितर-बितर कर दिया गया। जफर खाँ की बीरता 
को मंगोल बहुत समय तक न भूले। उसके नाम से ही वह इतना भय खाते 
थे कि जब कभी उनके पशु पानी पीने से विरत हो जाते, तो वह पशुओं 
को जफर खाँ का स्मरण कराते। इसी समय दूसरा मग्रोल नायक तरगी 
एक विज्ञाल सेना छेकर आ पहुँचा, परन्तु निजामुद्दीन औलिया की झपा 
से यह संकट ठल गया। इन पराजयों का मगोंढो पर कुछ भी प्रभाव न 
पडा और वह हिन्दुस्तान पर आश्रमण करने मे विरत न हुए। शुश्ग४ 
ई०४ अली वेग और झवाजा ता ने, छाहौर के उत्तर की ओर बढ़ते हुए 
तया शिवालिक पहाड़ियों को पार करते हुए हिन्दुस्तान पर हमछा बॉर्ल 
दिया और वे अमरोहा तक बढ़ आये। दीपालपुर के अध्यक्ष गाजी छुगलरक 
में उनका सामना किया और उनको भारी क्षति पहुँचाई। इसके पश्चात्‌ भी 


खिलजी सैनिक-ब्ासन-तन्त का उदुभव और उत्कषे २१३ 


अनेक बार भंगोल-आक्रमण हुए, परन्तु गाजी तुगलक सदैव उनसे सफलता- 
थूबेंक टक्कर छेता रहा और इन आक्राताओं को खदेड़ता रहा। १३०७ 
ई० में जब इकबालमन्दा एक विशाल सेना लेकर आ धमका, तो सुल्तान ने 
उसके विरुद्ध एक सेना भेजी। आकाता परास्त हुआ और मारा गया तथा 
सहलो मग्रोलों का वध कर दिया गया! अनेक मगोल अमीर जो १ 
सहूत्र अथवा १ शत सैनिकों के दछो के नायक थे, बंदी बना लिये गधे और 
तब सुल्तान की आज्ञा से हाथियों के पैरों तले कुचछवा दिये गये। इससे 
मंगोल इतने सत्रस्त हो गये कि उन्होंने फिर हिन्दुस्तान में घुस आने का 
साहस' न .केया। बर्नी लिखता है कि इसके बाद उन्होने ना कभी हिन्दु- 
स्तान का नाम अपने ओंठो पर आने दिया और न सीमांत प्रदेशों में विचरण 
करने का साहस किया। देश में झान्ति छा गई और अब सुलृतान को 
अन्य देझ्ों को विजय करने का अवकाश मिकू ग्रया। मगोलों से अपने 
साख्राज्य की रक्षा करने के लिए उसते वलवन की सोमात-नीति' अपनाई। 
मगोलो के मार्ग में पड़नेवाले दुर्गों का जीर्पोद्धार कर वहाँ अनुभवी सेना 
नायको को रखा गया। नये दुर्ग वनवाये गये और “मन्‍्जनीक' तथा “अर्रदा! 
यन्त्र बनाने की आज्ञा दी गई। समाना तथा दीपालपुर की चोकियों पर 
सेना नियुक्त की गई और इन स्थानों को सदेव किसी भी आक्रमण के प्रति- 
रोध के लिए तत्परता की' स्थिति में रखा जाते छगा। राजकोय सेना को 
दृढ्ध किया गया और राजकीय बस्त्र-रिर्माणेशालाओ में शत्रु से लड़ने के 
लिए सथ प्रकार के अस्त-झस्त्रो के निर्माण के लिए कुशल यान्त्रिकां की नियुक्ति 
का गई। 

जलाली सरदारों का विवाश--अछाउद्दीन का सा हृदयहीन निरंकुश मापन 
प्रतिद्द्विपों एवं प्रतिपक्षेयों का अस्तित्व कब सहन कर सकता है? अतः 
भूतपूर्व सुल्तान के पुत्रीं से निषट लेने के बाद, उसने जलाछी सरदारों की 
ओर मुँह किया, जिनको वह निर्वीयं बना देना चाहता था। उनकी संपत्ति 
छीन छेने के लिए उसने नुसरत खाँ को नियुक्त किया। यह सरदार बड़ी 
तत्परता से इस कार्य में जूट गया और उसने जलाली सरदारों की विपुल 
«संपत्ति से राज-कोप को भर दिया। घुलतान ने उन सरदारों को भी न 
छोडा, जिनके मन से उसके पुरस्कारों मे भूतपूर्व शासक के प्रति भवितमाव 
दूर कर दिया था। इनकी संपत्ति पर भी उसने हाथ साफ किया! इनमें से 
कुछ को अधा बनाया गया; कुछ को कारागरार में डाछा गया और कुछ 
को तलवार के घाद उतारा गया। इन सरदारो की भूमि एवं जागीरों को 
“खालसा' भूमि में सम्मिछित कर लिया गया और इनकी संतान को नितान्त 


श्श्ड मध्ययुग का इतिहास 


निराश्रित बना दिया गया। सनमुच राजसुझुट घारण करनेवाले छोगों वी 
प्रसक्नता भी कितनी अस्यिर रहती है! दस सरदारों का अपने भूतपूर्व 
स्वामी का पक्ष त्यागना निदनीय था, परन्तु इन सरदारों के प्रति, जिन्होंने 
अपनी स्वामि-मवित का पात्न परिवर्तित करने की भूल की थी, अलाउद्दीव 
पा यह निर्मम व्यवहार घोर अत्याचार था। जछाली सरदारों की 'जह एवं 
शालाएँ काट डाली गई और कहा जाता है कि इन पर अयंदण्ड लगाकर 
तथा इनकी संपत्ति छीनकर नुसरत्त साँ ने लगभग १ करोड़ की संपत्ति 
राजकोप में जमा की। 
गुजरात की विजप--१२९७ ई० में उलुग साँ तया नुसरत साँ ने धन 
एवं वैभव के लिए अति प्राचीन काल से भ्रस्यात गुजरात राज्य पर घावा 
घोल दिया। इन्होंने प्राचीन राजवानी अमहिलवाड़ को घेर लिया और राय 
कर्ण के भाग जाने पर उसकी पत्नी कमछा देवी को वन्दी बना लिया। 
मुसलमान सेनानायकों ने देश को णी भर छूटा और विजय-चि ह्,के हप 
में वह मूर्ति दिल्ली भेजी, जिसकी स्थापना ब्राह्मणों ने सोमनाथ पर आश्रम 
के समय महमूद द्वारा विष्वस्त मूर्ति के स्थान पर की थी। राय कर्ण 
और उसकी पुत्री देवलदेवी ने देवग्रिरि के! राजा रामचन्द्र के यहाँ शरण 
ली। इस विजय से उत्साहित होक्र नुसरत खाँ ने सम्बात पर आक्रमण 
किया और वहाँ के व्यापारियों से बलपूर्वक रत्नों के ढेर तथा अन्य बहु" 
मूल्य वस्तुएं वसूछ की। छूटपाट के इस सारे माल से कही अधिक मूल्यवात्‌ 
पदार्थ जो इस अभियान में प्राप्त हुआ, वह था काफूर नामक एक सुन्दर 
दास जिसका नाम वाद में हजार दीनारी” रखा गया, क्योकि उसके स्वामी 
ने उसको इस मूल्य पर प्राप्त किया था। इसके सौन्दर्य ने अछाउद्दीन को 
इतना विमुग्ध किया कि उसने इसको घीरे-धीरे राज्य में उच्चतम पद पर 
चढा दिया। इस समय किसी को क्या खबर थी कि यही दास किसी दित 
महान्‌ विजयों का गौरव प्राप्त करेगा। 
नव-मुसलमान--गुजरात से छौठते हुए उलुग खाँ तथा नुसरत खाँ ने 
सैनिकों से छूठपाट से प्राप्त सम्पत्ति का पाँचवाँ भाग वसूल करने तथा ऐसी 
सम्पत्ति का ठीक-ठीक निर्धारण करने के लिए उनकी खानातलाशी करने की 
आज्ञा देकर उनकी छुद्ध कर दिया। नव-मुसलमान सैनिकों ने विद्रोह कर दिया 
और नुसरत खाँ के भाई व उलुग खाँ के अमीर हाजिव' मलिक इज्जुद्दीन का 
बध क्र दिया। यद्यपि उलुग खाँ विद्वोहियों के हाथों से बच निकला, पस्वु 
वह सुरृतान के एक भतीजे का वध करने में सफल हो गये। सारी सेना में 
द्ोहास्नि व्याप्त हो गई और वड़ी कठितता से ही नुस॒रत खाँ उनको थात्त 


खिलजी सैनिक-शासन-तन्त्र का उद्भव और उत्कर्ष श्श्५ 


कर सका | विद्रोहियो के कुछ नेताओं ने हिन्दू राजाओं के यहाँ शरण ली, 
परन्तु उनके अपराध का दण्ड उनकी स्त्रियों और बच्चों को भोगना पडा। 
जियाउद्दीन बर्नी लिखता है कि यह पहला अवसर था जब अलाउद्दीन ने स्त्रियों 
तथा बच्चों को उनके संरक्षकों के अपराधों के लिए दण्डित करने की प्रथा 
प्रारंस की। अपने भाई की मृत्यु का बदला छेने के लिए नूसरत ने ऐसी 
नृणसता का प्रदर्शन किया जिससे बवर्नी जँसे मध्ययुगीन इतिहासकार तक की 
ओऔदचित्य की भावना सहम गई। बर्नी ने लिखा है :--- 

“उसके भाई का वध किया गया था, और इसके प्रतिश्रोघ के लिए उसने 
हत्यारों की स्त्रियों का सतीत्व छूटने तथा इनके साथ घोर अपमानपूर्ण 
व्यवहार करने की आज्ञा दे दी। तत्पश्चात्‌ उसने इनको दुशाचारियों के 
हाथ वेइयाओं के समान उपभोग करने के लिए सौप दिया। बच्चो को उसने 
उनकी माताओं के सिरों के ऊपर टुकड़े-टुकंड करवाया। इस प्रकार के 
अत्याचार किसी भी धर्म या मत में नहीं किये जाते। उसके इन/भऔर ऐसे 
ही कार्यों से दिल्‍ली के छोग हैरानी और परेशानी से भर गये भर हर एक 
की छाती कांप उठी।”' बर्नी का यह कथन सर्वथा सत्य नहीं है। कि 
किसी के अपराध के लिए किसी और को दण्ड देने की प्रथा का प्रारंभ 
अलाउद्दीत ने किया। यह प्रया पहले से चली आ रही थी, परन्तु जैसा फि 
सर वूल्जले हेंग ने ठीक ही कहा है, उसने इसको राजनीतिक सिद्धांत 
के स्तर पर उठा दिया। 

सुलतान की विशाल योजनाएं---शासन के प्रारंभिक तीन वर्षो में अलाउद्दीन 
ने महान्‌ सफलताएं प्राप्त की। इन वर्षो में उसके सेनानायकों ने बड़ी-बड़ी विजय 
की, उसके अनेक पुश्रो ने जन्म लिया, राजकोष में प्रचुर घन छाया गया और राज- 
कार्य उसकी इच्छानुसार चलते रहे! उसकी घन-पिपासु दृष्टि को तुप्स करने 
के लिए मौतियों एवं मणि-माणिक्यों के ढेर छगा दिये गये। उसकी सेनाओं में 
सैनिकों, अइवों एवं हाथियों की संस्या बहुत अधिक बढ़ गई थी और अब 
डसे किसी झत्रु या श्रतिदंद्वी का भय भी न रह गया था। किसी प्रवल विद्रोह 
या विप्लचय की भी उसे दांका न रह गई थी। अतः जैसा कि जिया बर्नी 
ने लिखा है, “उसके वैभव ने उसको मद्रोन्मत्त बना दिया। विशाल अभि- 
छापाएँ तथा उसकी पहुँच से बहुत दूर के महान्‌ उद्देश्य उसके मस्तिष्क 
में उत्पन्न होने छंगे, और वह ऐसी ऐसी कल्पनाएँ करने छगा जेंसी कि 
उसके पूर्व के किसी झासक के हृदय में न उठो होंगी। अपने उत्कपं, अज्ञान 





४५. वर्नी-नयू० २५३ 


रृ६ मध्ययुग का इतिहास 


तथा मूर्खत्ता से उसका सिर फिर गया और यह नितान्त असंभव योजनाएँ बनाने 
छूग्रा तथा अत्यंत अ्रमादपर्ण अभिल्वापाएँ पालने छगा। वह बुरे स्वभाव का, हठी 
एवं वठोर-हृदय था परन्तु संसार उस पर मुग्ध था, भाग्य उसका साथ दे रहा 
था, और उसकी योजनाएं साधारणतया सफल हो रही थी, इससे वह और भी 
अधिक विवेकशून्य एवं दुराग्रही वन गया ।” अपनी सामर्थ्य के प्रति उसका अभि- 
मान इतना बढ गया कि वह से धर्म की स्थापना करने तथा सिकत्दर महावू 
के समान विश्व-विजय करने के स्वप्न देसने छगा। इन मह॒दाकांक्षाओं पर वह 
इस प्रकार विचार करता था:-- 

“सर्वशक्तिमान प्रभु ने आश्यीर्वाद-प्राप्त पैग्म्वर साहब को चार मित्र 
दिये जिनकी सामर्यं एवं झक्ति के कारण नीति एवं धर्म की स्थापना हुई 
और नीति एवं धर्म की स्थापना के कारण पैंगम्बर साहब का नाम कमामत 
के दिन तक कायम रहेगा। भगवान्‌ ने मुझे भी चार मित्र दिये है, उछुग सौ, 
नुसरत खाँ, जफर खाँ और अलप खां, जिन्होंने मेरे ऐश्वर्य के प्रभाव से राजाओं 
की-सी शक्ति एवं गोरव प्राप्त किया है। यदि चाहें तो इन चार मित्रों की 
सहायता से मे भी एक नये धर्म या मत की नींव डाल सकता हूँ; और 
मेरी तलवार तथा मेरे मित्रों की तलवारें सबसे यह धर्म ग्रहण करवा लेंगी। 
इस धर्म के साथ मेरा तथा मेरे मित्रों का नाम, पैमम्वर और उसके मित्रों 
के नाम की तरह, मनुष्यों में अन्तिम दिन तक बना रहहेगा।. . . .««- मेरे 
पास अपरिमित धन, असंख्य हाथी तथा सैनिक है। में चाहता हूँ कि दिल्ली 
का शासन-भार अपने प्रतिनिधि शासक को सौप दूं और तव सिकन्दर के समात 
मैं स्वयं विजयें प्राप्त करने के लिए संसार में घूमूंगा और समस्त जन-संकुछ 
संसार को अधीन करूंगा ।” 

सुछतान ने इतिहासकार जिया बर्नी के चचा मलिक अला-उल्-मुल्क से 
इस विषय में परामर्श किया। मलिक ने यह मत प्रकट किया कि “धर्म 
एवं नीति ईश्वरीय साक्षात्कार से प्रकट होते है; मनुष्यों की कल्पनाओं एवं 
योजनाओं के द्वारा उनकी स्थापता नहीं होती । जिस प्रकार आदम के समय 
से लेकर आज तक यह कार्य पैग्म्बरों एवं देवदूतों के रहे हैं, उत्ती प्रकार झासन 
एवं व्यवस्था राजाओं के कतंव्य रहते आये हैं। कुछ वैगम्वरों ने शासक का 
कार्य अवश्य किया है, परन्तु राजाओं को न कृभो पैगम्बर का पद श्राप्त 
हुआ और न तव तक हो सकेगा जब तक संसार का अस्तित्व रहेगा। मेरा तो 
यह परामर्श है कि श्रीमानू कभी ऐसी वातों की चर्चा न करें। ओऔ्रीमान्‌ 
जानते हैं कि चंगेज खाँ ने मुसलमान-तगरों में रक्त की नदियाँ बेहाईः 
वरत्तु वह मुसलमानों में मुगल-धर्म अथवा संस्थाएँ कमी स्थापित न कर 


सिलजी सैनिक-भासन-तन्त्र का उद्भव और उत्कर्ष श्र७ 


सका। अनेक मुयछ मुसलमान बने है परन्तु कोई भी मुसलमान कभी मुगल 
नही वना।” विश्वनविजय के विषय में मलिक ने अपने विचार इस प्रकार 
अक्ट किये---' दूसरी कल्पना महान क्षासकों जैसी है, वयोकि समग्र विश्व 
को अपने अधीन बनाने का प्रयत्त करता राजाओं का नियम सा है। परन्तु यह 
सिकल्दर का समय नही है और अरस्तू जैसा वजीर अब कहाँ मिल सकता है।. . - 
राजा के लिए दो कार्य वर्ड महृत््व के है, जिन पर उसका ध्यान अन्य सब बातों 
से पहले जाना चाहिए। एक तो है सारे हिन्दुस्तान को, (उसमें) रण- 
यम्भौर, चित्तौड़, चंदेरी, मालवा, धार तथा उज्जेत, पूर्व में सरयू पर्यन्त, 
सिवालिक से जाछौर तक, मुल्तान से दमरीछा तक, पालम से लाहौर 
व दीपाछपुर पर्यन्त प्रदेशों को विजय करता व अधीन बसाना। इन सब 
स्थानों को इतना वशीमभूत कर लिया जाय कि फिर कभी विद्रोह का नाम 
न्‌ सुनाई दे। दूसरा तथा अधिक महत्त्वपूर्ण कार्य हैं मगोलों के छिए भुल्तान 
का मार्ग बंद कर देना।” अपने परामर्श का उपसहार करने से पूर्व अछा- 
उल्‌-मुल्क ते कहा--/मैंने जिन कार्यों का समर्थन किया है, वह तब तक 
सम्पन्न नहीं किये जा सकते जब तक श्रीमान्‌ अत्यधिक मात्रा में सुरापान 
कऋरना न छोड़ दें और आनन्दोत्सदों एवं सहमभोजों से किनारा न कस छें।.., 
अदि आप मदिरा छोड़ नहीं सकते तो सन्ध्याकार तक सुरापान न करें 
तदुपरान्त बिना साथियों के अकेले में इसको ग्रहण करें।” शुछुतान ने कोत- 
बाल के सत्परामर्श की बहुत प्रशंसा की इसके लिए उसको बहुमूल्य पुरस्कार 
दिये। 

रणथम्भौर का घेरा--अपने मन्त्रियों एवं सेनानायकों की पूर्ण सह- 
मति पाकर सुलतान ने १२९९ ई० में रणथम्मौर दुर्ग पर अधिकार करने 
का निश्चय कर लिया। इस दुर्ग में दिल्‍ली फी राजसभा से भागे हुए 
विद्रोही नव-मुसलमानों को शरण मिली थी। उलुग खाँ और नुसरत खाँ 
में विज्ञाक सेनाओं-के साथ अपनी अपनी जाग्रीर से राजप्रुत्ताना की ओर 





६. नयचन्द्र रचित संस्कृत के काव्य हम्मीर महाकाव्य! में इस भाक्रमण 
का कारण यह बताया गया है कि हम्मीर देव मे सुछृतान की सेना से भागे हुए 
महिमाझशाह को अपने दरवार में शरण दी थी और जब अलाउद्दीन ने उत्तको 
सौंप देने के लिए राणा से कहा तो राणा ने उसको अलाउद्दीन के सिपुर्द 
करने से इन्क्रार किया; इससे ऋुद्ध होकर अछाउद्दीत रणथम्भोर पर चढ़ 
80. इस दारणागत का नाम मुहम्मदशाह्‌ था; महिमाशाह इसका संस्कृत+ 
रूप है। ः 

जनरल आँव एशि० सोसए० ऑल० बंगाल (१८७९ पृ०-१८६-२५२) में 
“हम्मी र-रासो' भी देखिए। ह कप है 


कल हर 


२१८ मध्ययुग का इतिहास 


प्रयाण कर दिया और झाईन की गढ़ी को हस्तगत करने में वह सफल हो 
गये। रणथम्भौर के दुर्ग पर घेरा डाला गया, परन्तु घेरे के समय एक दिन 
जब साम्राज्य की सेनाओं का नायक नुसरत खाँ एक साई के निर्माण 
फा निरीक्षण कर रहा था, उसको दुर्ग से मगरवी” से छोड़ा गया एक 
पत्थर का आघात छगा। मह आघात प्राण हरनेवाला सिद्ध हुआ और कुछ 
दिनों बाद इस वीर के प्राण-प्खेरू उड़ गये। राणा हम्मीर दुर्ग से वाहर 
निकलछ आया और वहुत थोड़े समय में ही उसके झंडे के नीचे झस्त्रों से 
धुसज्जित ३,००,००० व्याकतत एकत्र हो गये, जिनकी सहायता से राणा ने 
मुसलमानों पर प्रचण्ड आक्रमण कर दिया और सझलुग खाँ को भारी क्षत्ति 
पहुँचा कर झाईन के दुर्ग में आश्रय छेने के लिए विवश कर दिया। इस 
पराभव का समाचार पाकर सुलतान ने स्वयं रणथम्मौर की ओर प्रयाण 
किया परन्तु जब वह मार्ग में तिलपट नामक स्थान पर आखेट कर रहा 
था, उसके विश्वासधाती भतीजे अकंवर खाँ ने, जिसको कुछ असंतुप्ट नव- 
मुसलमानों ने सिंहासन हथियाने के दुष्प्रयतत के लिए उत्साहित किया भा, 
अकस्मात्‌ उस पर आक्रमण कर दिया और उसको घायल कर दिया। 
परन्तु अकबर सा के प्रयत्न विफल सिद्ध हुए; उसकी राजसभा को छिम्न- 
भिन्न करने और अपने अधिकार को पुनः प्राप्त करने में सुछृतान को 
अधिक समय न रूगा। विद्रोही राजकुमार बंदी बना लिया गया और तब 
उसका शिरच्छेद किया गया; उसके सहयोगियों को भी प्राणदण्ड दिया गया। 
इस संकट से मुक्ति पाकर सुलतान ने पुनः रणथम्मौर की ओर प्रस्थात 
किया और मांग में मालवा तथा धार प्रदेशों को उत्पीड़ित किया। आखिर 
बह रणथम्भौर के दुर्ग तक पहुँच गया; राजपृतों ने बडा प्रतिरोध किया 
और तीत्र आधषात-अ्तिधातों के साथ धेरा दिन-अतिदिन ज्यों का त्यों 
चलता रहा। 
विद्रोह---राजघानी से सुलृतान की छंवी अनुपस्थिति से उत्साहित होकर 
क्रुछ उपद्रवियों ने उसको अधिकार-विहीन वनाने का पड़्यन्त्र रच डाछा) 
पड्यन्त्रियों ने अपने उद्देश्य की सिद्धि के छिए राजकुमार उमर साँ व मंगृ 
खाँ को विद्रोह का झंडा उठाने के लिए उकसाया। परन्तु उनका तत्काल दमन 
कर दिया गया। सिंहासन हथियाने के इस निष्फछ प्रयत्न से कही अधिक 
गम्भीर पड्यन्त्र हाजी मौछा ने रचा, जो दिल्‍ली के असिद्ध कोतवाल 
फखरुद्दीन के एक दास का पुत्र था। उसने दिल्ली के तत्कालीन कौतवारू 
बुर्मुजी के उत्पीड़न से उत्पन्न असतोष से छाम उठाते हुए जनता की 
क्रोधाग्नि को प्रचण्ड किया और छुछ दुविनीत साथियों को लेकर प्राति 


[पिलजो सैनिक-शासन-सन्त्र का उद्भव और उत्कर्ष २१९ 


मथा दी। उसने एक जाछी राजाता द्वारा उदृण्ड नगरवासियों को अपने 
साथ मिछा लिया, नगर के द्वारों पर अधिकार कार लिया और राज-कोप को 
हस्तगत कर अपने अनुयायियों में वितरण कर दिया।" इससे स्पष्ट हो जाता 
है कि हिन्दुस्तान में मुसलमानों का आधिपत्य कितने असुरक्षित आधार पर 
टिका था। उसने एक सख्यद को शाह नजफ का परौन्न बताकर सिंहासन पर 
बैठा दिया और नगर के प्रमुस लोगो को उसका आधिपत्य स्वीकार करने 
के लिए विवश कर दिया। इस विप्लव की सूचना पाकर सुछतान ने 
अपने सौतेले माई मलिक हामिद अमोरकोह को स्थिति पर काबू करने के 
लिए भेजा। उसने वदाऊँ द्वार पर अधिकार कर हाजी मौछा को 
युद्ध में बुरी तरह परास्त कर दिया। हाजी मौला मारा गया और 
अमागे सम्पद का छालमहछ में झिरच्छेद कर दिया गया और उसका सिर 
सुलतान के पास भेज दिया गया। अपने मुखिया की मृत्यु से हताश विद्वी" 
हियों ने हथियार डाल दिये और अपने अपने प्राण बचाने के लिए इधर- 
उधर भाग चछे। उलुग खाँ के पहुंचने पर शीक्ष ही शान्ति स्थापित हो 
गई। हाजी भौला के अपराधों के लिए उसके सजातियों को दण्डित किया 
गया और इस गुप्त मन्त्रणा से स्वंधा अनभिज्ञ कोतवाल के पुत्रों पर 
विद्रोह में साथ देने का आरोप कर उनको मृत्यु-दण्ड दिया गया। 

इन विद्रोहों ने सुछतान के मन में विद्रोहों एवं गुप्त मन्त्रणाओं को 
समाप्त करने के लिए कठोरतापूर्ण उपाय अपनाने की आवश्यकता का 
तीव्र अनुभव करा दिया और इस विचार से उसने अनेक राजाज्ञाएँ निकाली, 
जिनका विवरण आगे दिया जायगा। 


रणथम्भौर को बिजय--इन सकटो से मुक्त होकर, शाही सेना ने अपनी 
सारी शक्ति रणथम्भौर पर केन्द्रित कर दी। एक वर्ष भर तक दुर्ग का घेरा 
चलता रहा। बालू के वोरो के सहारे आतक्रांता दुर्ग की दीवारों पर चढ़ने और 
उन्होने बलूपूर्वक दुर्ग पर अधिकार कर छिया। राणा हम्मीर देव को सपरिवार 


७. बवर्नी ने छिखा है कि पड्यन्त्रियों ने गद्दी पर एक अलबी (अली 
के वंशज) को बैठाया जो सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश के मातृ-पक्ष से उसका 
संबंधी था। अश्वारोहियों का एक दल लेकर मौछा इस ,अलूबी के घर 
पहुँचा, उसको बलातू छे आया और गही पर बैठा दिया। नगर के प्रमुख 
व्यक्तितयों को उसके सम्मुख छाया गया और उसके प्रति राजभवित प्रकट करने 
के लिए बाध्य किया गया। (वर्नी पृ० २८०)। फिरिश्वा ने भी लिखा 
है कि अपनी माता की और से वह सुरताव झमसुद्दीव इल्तुतमिश से संबंध 
जीड़ता था। 


| 


हट मध्ययुग का इतिहाई 7 


तलवार के घाट उतार दिया गया और अपने गे के लिए प्राण-पण से बुद्ध. 
कर बचे खूचे सैनिकों को भी मार डाला गयी! राणा के विश्वासभाती, 
मनन्‍्त्री रणमल को अपमानपूर्ण मृत्यु द्वारा स्वामि ग का.पूरा :पूरा दण्ड मिस, 
गया। रबतपातपूर्ण गाथाओं में भी हमें कही दीं... वीरता, एवं, स्वामिभक्ति 


के उज्ज्वल दृष्टांत मिल जाते है। राणा की हिल ओठ हब 4 एक मंगोल्र. 
सरदार मीर मुहम्मद शाह को में क्षर्त विगत पड़ा. देखकर अल: * 
मु तह को रणभूमि में क्षर्द क्या करवाकर-तेरी जान. 


उद्दीन ने उससे पूछा कि यदि म॑ तेरे घावों की + _* 
दि पूः यदि म॑ तेरे घावों की ता भरे. बब्दों में इस आहत, 


बचा दूं तो तू क्या करेगा। अभिमान एवं घृणा » 
कक लि जायें तो ,में तेरा ,बध कर: 


योद्धा ने उत्तर दिया, “यदि मेरे घाव ठीक ् ५ 9 
दूँ और हम्मीर देव के पुत्र को सिंहासन | प्रतिष्ठित कह कह हु 
सेना में इस प्रकार की ज्वलंत स्वामिभविति काट ० (लाउ हु 24 यह 
मन्त्रणाओ एवं स्वार्थंसिद्धि का वातावरण रु हल. या, दया ।. 75 


शूरवीर हाथी के पैरों के तछे कुचलवाकर मा डांछा गया, परन्तु 08५ मु 
पौरप ने विजेता के हृदय को छू ही लिया उसने आदेश दिया कि. 
इस वीर-पुगव का अतिम संस्कार | थिधि, से किया जाय। हुगे पर 
हिंजरी सन्‌ ७०० के जिलकदा मास की तो तिथि को अलाउद्दीन का 
अधिकार हो गया। “प्रवल प्रतिपक्षी राय” के . न एवं, दुर्ग भूमिसाह्‌. 


व सौंपकर सुलतान 
कर दिये गये। रणथम्भौर का शासन उलुगई को है 
के चार या “पति मास 


राजवानी को छीट गया। रणथम्भौर की चि ४ 
$ मे तेलंगाना - 2 क्र 
उपरान्त उलुग खाँ ने तेलंगाना और मार्व, पर: अभियान करने कै, 

















? (इलियट, ३, पृ० ७५- 
हा किया है। 


८. अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ 'तारीस-ए- 
अमीर खुसरो के शब्दों में 


७६) 20 घेरे का तथा 8200 838 
जौहर! की भयंकर भधया पृ ये 

एक रात राय ने पर्वत के शिखर पर अग्नि प्रज्वार्‌ 23836 2%%/03:4 

तथा परिवार को इसकी छपटों में डाल दिया अश्सने निराशा में प्राणों कॉ 

भवत अनुयाय्ियों सहित शत्रु पर टूढ पड़ा और 

होम लिया लिल मित्र अकार थे दिया 
“हम्मीर महाकाव्य' में हम्मीर की मृत्यु का पराजय का कारण 

ग्रयमा है। इस महाकाव्य के अनुसार हम्मीर को बा। बुढ मे 

दो सरदारों रतिपाक एवं कृष्णपाक् का विश्वान॑२ जे अपनी बार हे. 

होकर और बचने का कोई उपाय न देखकर हम्मप्रश्नान उसने की 

अपना सिर काट लिया। स्वाभिमानी राजपूत लय सरदारों के विश्वासबात . 

अधीनता में मृत्यु को अधिक अच्छा समझा। दोन किक रास द्वारा सम्पॉण 

का उल्लेस हाजी-उद्दबीर ने भी किया है (मर जा न 

'ह्रेविक हिस्दी आँव गुजरात” जि० २, पू० ७० 


सिलजी सैनिक-शासन तन्‍्त्र का उद्भव ओर उत्कर्ष स्र्र्‌ 


विचार से एक विद्याल सेना एकत्र को, परन्तु रुण होकर वह ससार से 
कूच कर गया। उसका शव दिल्ली लाया गया और उसी के भवन में दफ- 
नाया गया। सर बूल्जलेहेग ने (“कंम्ब्रिज हिस्ट्री/ ३, पृ० १०५) लिखा है 
कि उसका देहान्त दिल्‍ली में हुआ था, परन्तु वर्नी के वर्णन से इस कथन 
छा समर्थन नहीं होता। बर्नी का अनुसरण करते हुए निजामुद्दीन ने भी 
लिसा है कि “सक्षेप में, अछाउद्दीन मे रणथम्भौर दुर्ग और इसके आस-पास 
का प्रदेश उलुग खाँ को जागीर के रूप में प्रदान किया; और वह दिल्ली 
लौट आंया। तत्पश्चात्‌ उलुग खाँ रोग-ग्रस्त हो गया और मार्ग में मर गया।” 
भेवाइ-विजय---इस विजय से प्रोत्साहित होकर अल्ाउद्दीन ने राजपुताना के 
प्रमुख राज्य मेवाड़ की ओर सैन्य प्रयाण किया। यह्‌ राज्य लंबी पर्वत-श्रेणियों 
तथा बीहड वन-अ्रदेशों द्वारा सुरक्षित था। इससे पूर्व किसी मुसलमान 
आक्रामक ने इस एक्न्त प्रदेश में प्रवेश करने का साहस न किया था। 
प्रकृति ने इस राज्य को इतना सुरक्षित बना रखा था कि इस पर स्थायी रूप 
से अधिकार जमा छेना किसी विदेशी आक्रांता के लिए दुस्साध्य कार्य था 
और पर्वत के झिवर पर स्थित चित्तौड़ दुर्ग को प्रकृति ने ऐसा दुर्जेय बता 
दिया था कि विदेशी आक्रमकों को यहां से विफल मनोरथ होकर लछौठ 
जाना पडता था। एक विजश्ञाल शिलाखड़ से काटकर बनाये हुए इस दुर्ग के 
नीचे एक विस्तृत मंदान' था, जहाँ हिन्दू और मुसलमान दल प्राणों का मोह 
त्याग कर जूझनेवाले थे। परन्तु इस दुर्ग की अजेयता सुलूतान को हतो- 
त्साहू न कर सकी और उसने १३०३ ई० में मेवाड पर चढ़ाई कर दी। 
इस आक्रमण का त्तात्कालिक कारण यह था कि अछाउद्दीन राणा रतनसिह' 





९. टॉड महोदय ने भीमसी माम लिखा है, परन्तु यह ठीक नही है। 
राणा का नाम रतनसी था। नंनसी ने अपनी वर्यात में रतन्सिह लिखा है 
और बवबुलूफजल ने भी 'आइन' में यही नाम दिया है। फिरिश्ता ने भी रतन- 
सिंह छिसा है। 

फिरिब्तः का वर्णन राजपूत गायाओ मे भक्त हैं। ब्रत्स महोदय ने मूल 
पुस्तक के उद्धरण का अशुद्ध अनुवाद कया हूं, जा इम प्रकार 

पश्मिती के सौदर्य के वियय में सुनकर अलाउदई/न' ने राजा को वदी- 
गृह में सदेश भेजा कि यदि वह इस अनुपम मुन्दरी को भेट कर दे तो वह उसको 
मुक्त कर देगा। इस प्रस्ताव को सुनकर बहत बेक्षब्ध हुए और उन्होने राणा 
के पास विप भेजने का निश्चय किया जिससे वह अपने ज॑वन का अत कर दें। 
परन्तु राणा की पुत्री ने एक चाल सुझाई जिससे राणा को मुक्त किया 
जा सके और कुल-गौरव की रक्षा की जा सके। सप्नस्त राजपूत पालकियों 
में सुलतान के झिविर में गयें और राणा को छुडा छाये।” (रूखनऊ सस्क० 
पृ० ११५) 





विलनों सेनिक-शसमन्तस्प का उद्भव और उत्कप २२३ 


उजाड़ दुर्ग में यह स्थान नाज नो उन निरंयतापूर्ग फाछ की कझय कहानी 
सुनाने के छिए विद्यमात है। चिता रची जाने के बाद राजपुत रमणियाँ 

| एकत्र होने छंग्ो। टोंड महोद्व ने इस दृश्य का वर्गन इन गब्यो में 
किया है; खुर्दसों पत्चिनी ने उतर समूह का नेतृत्व किया जो वहू समग्र नारी 
सौन्दर्य एवं यौवन का समन्वित रूप था जिसके कि तातारों की काम-पिपात्ता 
से कलूंपित होने की आश्यका थी। वे तहसाने में छाई गईं जिसके द्वार बन्द 
कर दिए गए" अपमान से त्राण पाने की दृष्टि से उन्होंने उसके अन्दर ही अपने 
को राख में बदल देने वाले तत्व (अग्नि) के हाथों में सौप दिया।! 


वर्नी इस अभियान का सक्षिप्त बर्गन करता और साधारण रूप में लिखता 
हैं कि रणथम्भौर की विजय के उपरान्त सुलतान ने चित्तीड़ के विरुद्ध 
संदलून्वल प्रस्थान किया जिसे उसने थोड़े समय में ही प्राप्त कर लिया और 
ओर तब वहू घर छोौद आया।” अमोर खुपरो इस युद्ध के अवसर पर शुल- 
तान के साथ था। उध्तते इसका विस्तृत वर्णव किया हैं। वह लिखता हूँ; 
--चित्तौड़ का दुर्ग सोमवार ११ मुहर्रम ७०३ हिं० (२६ अगस्त, १३०३ 
ई०) को हस्तगत किया गया, राय पछायन कर गया, परन्तु वाद में उसने 
आत्म-समर्यग कर दिया। ३० सहद्न हिन्दुओं के वव का आदेंश देने के 
उपरान्त उसने (सुलतान ने) चित्तोड़ का झाधव अपने पुत्र खिद्थ खाँ को 
सौप दिया और इस स्थाव का नाम ख्िज्ाबाद रख दिया। उसने उसको (खिज्ल 
खाँ को) एक ठाछ छत्र, सोने का काम किये हुए वस्त्र और दो ध्वज एक हरा 
और दूसरा काला--प्रदान किये और इसके ऊपर लालों और पन्नों की वौछार 
की । तब वह दिल्‍ली की ओर छोटा।” सभी छेखक इस वात में एकमत है 
कि वितीड़ दुर्ग के बाहुर भोयग संत्राम हुआ। 


चित्तौड़ दुर्ग का प्रवन्ध राजकुमार खिझ खाँ को सौथा गया और 
बित्तौड़ का नाम वदलकर खिज्ावाद कर दिया गया। खिज्र खाँ कुछ समय तक 
चित्ताड़ में रहा, परल्तु राजपूर्तों के ददाव के कारण विवश होकर १३११ ई० 
में उसको दुर्ग छोड़ देवा पड़ा। तब सुरृतान ने यह दुर्गे सोनिग्रा सरदार 
माछदेव को सौपा। नैनसी के अनुसार, उसका इस दुर्ग पर नौ वर्ष तक 
अधिकार रहा। तदुपरान्त राणा हम्मीर देव मे छठछन्न से पुनः इस ढुगें 


१०. दाँड्स एनेल्स ऐण्ड एप्टिविवटीज आँब राजस्थान----क्र॒ुक सपादित, 
जि० १, पू० ३११। 


र्र४ मध्ययुग का इतिहास 


पर अधिकार कर ढिया।'' हम्मीर देव की अधीनता में आने पर चित्ताड़ 
पूर्वकत्‌ बैभव संपन्न हो गया और राजपूताना का प्रमुख राज्य वन गया। 

रागवहाद्॒र पडित गौरीध्षकर ओझा पद्मिती की कथा को स्वीकार नहीं 
करते। उनका कहना है कि फिरिश्ता ने यह कथा मलिक मुहम्भद जायती 
के महाकाव्य 'पह्मावत! से ग्रहण को, जिसमें पद्मावती के गुणों एवं श्रेम- 
गाथा का बहुत अछकारपूर्ण तथा सजीव वर्णव किया गया है।' टॉड ते 
अपने वर्षव का आधार मेवाड़ के चारणो की ख्यातों को बनाया है। ओज्ा 
जी के मतानुसार इन चारणों ने भी इस कथा को पमावत से ग्रहण किया 
था। परन्तु जायसी, फिरिश्ता तथा टॉंड के इस घटना के वर्णन में भिन्नताएँ 
है, जिनसे इस कथा के पूर्णतया कपोल-कल्पित होने और पद्मावत” से 
ग्रहण किये जाने की धारणा स्वेथा सत्य नहीं जान पड़ती। इसके अति* 
रिक्त हाजी-उद-दवीर ने भो इस कथा का वर्णन किया हैं। इस लेखक में 
ने तो फिरिकता का आधार लिया और न' यह पद्मावव” का ही आश्रय के 
सकता था, क्योंकि इसवे अपना इतिहास-ग्रथ गुजरात में अकबर के समय 
में छिखा। मेबाड में प्रचलित ख्याते बहुत प्राचीन-काछ से एक पीढ़ी थे 





११. फिरिदता तथा राजपृत-गायाएँ इस वात में एकमत्त हैं कि चित्तोड़ 
का शासन जाछोर के सोनिग्रा सरदार मालदेव को सौपा गया। फिरिश्ता 
लिखता है--- 

“सुल्तान ने खिद्य खाँ को डुरगें छोड़ देने के लिए कह्दा और इसको 
राजा के भानजे को सौप दिया जो सुलतान की हाज़िरों में रहता था। 
उसमे अपनी शक्ति स्थापित की और आजीवन सुछृतान का करद बना 
रहा और उसको भेट देता रहा।/ 

फिरिश्ता--छखनऊ सस्क० पू० ११५। 

वारीख-ए-अछाई इलियट ३,पू० ७७ । 

बह प्रतिवर्ष बहुमूल्य उपहारों सहित विशाल घन-राधि भेजता था और 
युद्ध में ५००० अस्वारोहों तथा १०,००० परदाति छेकर हमेशा शाही झर्ड 
के नीचे शामिल होता था । के 

इसी लेखक ने १३११ ई० की घटनाओं का वर्णन करते हुए अन्यत्र 
- स्वीकार किया हैं कि अलाउद्ीन के झासव के अंतिम दिनो में “चित्तोड़ 
के राजपूतों ने मूसलमाना पदाधिकारियों, को दिवर्लो के ऊपर से फेंक दिया. 
और अपनी स्वतन्शता अपना छो।” यह वर्णन अमपूर्ण जान पह़ता हैं। 
खिञ् खाँ को दुर्ग छोड़ते के छिए १३११ ई० के परचात्‌ विवश होना पढ़ी 
था, जिसके वाद इसको जाछीर के मालदेव को सौप दिया गया। ब्रिग्स 
३५ १० डे८१! 

१२- “राजपुताना का इतिहास जि० ३२, पू० ४८६-९५॥ 


सिठजी सैनिक-शसवन्तत्थ का उद्भव और उत्कर्प ग्र्२७ 


कर ली। अभागो राजकुमारा को उसके पिता तथा प्रियन्जनों से बलात्‌ विमुकत 
कर दाही अतपुर' में प्रवेश कराया गया और तव १३०७ ई० में उसका युवराज 
जिश्व मां के साथ विवाह करा दिया ग्रया। काफूर ने सारे देश को ध्वस्त 
कार दिया ओर रामचन्द्र को सधि की याचना के लिए वाध्य कर दिया। 
राजा रामचद्ध को दिल्‍ली भेजा गया, जहाँ उसका भव्य स्वागत किया गया 
और सुलतान ने उसको राय रायान की उपाधि से विभूषित किया। फिरिश्ता 
नें छिखा हैँ कि उप्तज़ों नवक्षारो का जिला व्यवितगत जागोर के रूप में अदान 
किया गया। इत्त उदारतापुर्ण व्यवहार ने उसकी दिल्‍ली के सिहासम' का भक्त 
बना दिया और उसने फ़िर कभी इस' भक्तिभाव से मूंह न॑ मोड़ा। 


चारंगकत की विजय--देवगरिरि के यादवों की पराजय ने दक्षिण के अन्य 
हिन्दू राज्यों की पराधीनता का मार्ग प्रशत्त कर दिया। दक्षिण के राज्यों 
पर आक्रमण करने में अलाउद्दीन का उद्देश्य, जैसा कि प्रो० आयंगर ने वताया 
है, इन' राज्यों को य्थेच्छ धन-आप्ति के लिए कामधेनु बना देना था क्योकि 
सुलतान को आतरिक उपद्रवों को गात करने तथा मंग्रोलों के आक्रमणों का प्रति- 
शोध करने के लिए एक विशार सेना रखनो पड़ती थी, जिसका खर्चे चलाने के 
लिए उसे सदैव धन की आवश्यकता पड़ती रहती थी। १३०९ ई० में काफूर 
में तैलंगाना मे वारयरू के काकतीय राज! पर आक्रमण करने के लिए प्रस्यात 
किया ।* काफूर को सुछतात का आदेश था कि “यदि राय अपने कौप एवं 
रत्नों, हवियों तया घीड़ों को दे देने तथा अगले वर्ष भी घन एवं हाथी भेजने 
के लिए तैयार हो जाये, तो मलिक नायव काफूर इन' शर्तों कौ स्वीकार कर 
के और उसे अधिक तग व करे। उसे केवछ' कोई समाधान श्ाप्त कर लेना 
हैं और वात को सीमा से आगे न बढ़ा कर छोट जाना है, ताकि कहीं राय 
लद॒रदेव उसका धर दवाने का अवसर व पा जाम। यदि वह ऐसा म कर सके, 
तो उसको अपने नाम एवं सम्मान के लिए राय को अपने साथ दिल्ली के 
आना है। इस अभियान का उद्देश्य राय के देश को साम्राज्य में मिल्ाना 
नही था, केवछ उसको कोप एवं झ्ववितिविहीन' बनाना था। वीहड़ एवं विपत्ति 





१६. वार्रगल तेलियाना की प्राचीन राजधानी था। 
तिफिन्थाकैर, $ प्‌ू० ५। 
“हिस्टोरिकल एण्ड डडेस्करिप्टिव स्केचेज' ऑँब दि मिजाम्स डोमीनियन्स', 
पु० ७३७। 
_. फरू्यूशन---इण्डियन एण्ड ईस्ठ्न आकिठेक्चर' पृ० ३०२॥ 
इम्पी-गजेडि० १३, पु० ५र२१॥ 
अमीर खुसरो, वर्नी, तथा फिरिस्ता ने इसका नश्म आरंगल छिखा है। ' 


२२८ मध्ययुग का इतिहास 


संकुल प्रदेशों से होता हुआ काफूर वारगल दुर्ग के सामने जा पहुँचा। राजा 
द्वितीय प्रताप रुद्रदेव, जिसको मुसलभान इतिहासकारों ने लदरदेव कह। है, अपने 
अभेद्य दुर्ग में डट गया और आकांताओं पर कड़ा प्रहार करने छूगा। अमीर 
खुसरो के झब्दों में, यह दुर्ग इतना अभेद्य था कि इस्पात का भाला भी 
इसको छेद नहीं सकता था और यदि पाइचात्य देशों में निरभित कैंठापत्ट 
(प्रक्षेपण-यंत्र) से इस दुर्ग पर कोई गोला फेंका जाता तो वहू बच्चो की गेद 
के समान छोट आता था। दीर्घकालछीन घेरे के वाद द्वितीय प्रताप रुद्देव काक- 
तीय मे संधि का प्रस्ताव किया। उसने वार्षिक कर देना स्वीकार किया और 
“अधीनता स्वीकार करने के चिह्ध स्वरूप अपनी एक स्वर्ण प्रतिमा भेज दी, 
जिसके गले में स्वर्ण-श्टंखला पड़ी थी।” लेकिन काफूर ने उसका सधि का 
प्रस्ताव ठुकरा दिया। काकतीय राजा के ब्राह्मण-मत्रियों ने अपने स्वामी को छूट 
देने के लिए काफूर से बहुत अनुनय-विनय की। परतु हृदयहीन काफूर ने 
हिन्दुओं के सामूहिक ध्वंस से विरत होना केवछ इस झते पर स्वीकार किया 
कि उनका स्वामी अपना सारा कोप उसको दे दे और प्रतिवर्ष दिल्ली को कर 
भेजना स्वीकार करे। रक्षा का कोई भी उपाय न॑ देखकर प्रताप रुद्रदेव मे 
यह अपमानजनक शर्तें स्वीकार कर छी और अपार धन देकर उसने अपनी 
जात बचाई। विजय-मुकुट धारण कर काफूर ने “वारगल से प्रस्थान किया 
और कोप के भार से कराहते हुए १ सहस्न ऊंटो को लेकर बह दिल्ली लौट 
आया।” देवगिरि, धार और झाइन के मार्ग से होते हुए वह मार्च १३१० ई० 
में दिल्ली पहुँचा। 

द्वारसमुद्र की विजय---इस अभियान की अपूर्व सफ़लता तथा अपने साहस- 
पूर्ण प्रथत्ती के फलस्वरूप राजकोप में एकत्रित विज्ञाल धन-राज्षि देखकर 
अलाउद्दीन को अपने भाग्य में दृढ विश्वास हो शया और उसने अपने राज्य की 
सीमा दक्षिण के सुदरतम भाग तक विस्तृत करने का निश्चय कर लिया। 
द्वारसमुद्र और मावर/ अब भी उसके आधिपत्य से दुर थे। नरसिंह के परत 
तृतीय बीर वल्छाल के शासन में घाटों के ऊपरं तथा नीचे के होयसलछों द्वारा 
अधिक्ठत प्रदेशों का पुनः एकन्रीकरण हो गया था---और समस्त कांगू प्रदेश, 
कॉकण का एक भाग तथा वर्तेमान काल का समस्‍्त मंसूर प्रदेश इस झक्तिशाली 








१७. मावर उस प्रदेश का नाम है जो वस्साफ, पोलों तथा अब्दुल 
फेदा के अनुसार कुलाम से नीछावार (नेल्लोर) तक विस्तृत था। वस्साफ 
ने तजणियात-उल-अमसार में छिखा है कि मावर प्रदेश कुछाम से लेकर 
नौलावार (नेल्लोर) पर्यत समुद्र के किनारे कियारे ऊग्॒भय ३०० परसग 
तक विस्तृत था। 


खिलजी सतिक-शासन-तत्त्र का उद्भव और उत्कर्प २२९ 


शासक के अधिकार में थे। वल्लाल योग्य शासक था और उसने अपने 
समसामयिक हिन्दू शासकों के समान उलरीड़क राज़करों को समाप्त कर तथा 
धामिक अनुदाम देकर अपनी झवित को दृढ़ कर लिया था। होयसलों तथा 
यंदवों में घोर प्रतिद्ठ्धिता चछती थी और वह एक दूसरे के विनाश के लिए 
उद्यत रहते थे। इन पारस्परिक झग्ड़ो ने दोनों को शक्तिहीन बनाकर 
एक तीसरी शक्ति के लिए स्थान वना दिया था। हिजरी सन्‌ ७१० के जमाद- 
उल-अखी र मास की श्थ्वी तिथि को (१८ नवम्वर, १३१० ई०) शाही 
सेना ने काफूर तथा ख्वाजा हाजी की अध्यक्षता में दिल्ली से प्रस्थान कर दिया 
और गम्भीर सरिताओ, वीहड़ वन-अ्देशों तथा पर्वतीय घाटियों को पार करते 
हुए यह मावर पहुँच गईं। वीर वल्‍्लाछ को करारी हार खानी पड़ी। और 
उसने विजयी सेनापति के पास आत्म-समपंण कर दिया। पर॑तु काफूर केवल 
आत्म-समर्पंण से ही संतुष्ट न हुआ; उसने अपनी घर्मान्धता का परिचय देते हुए. 
राय से इस्लाम स्वीकार करने अथवा “जिम्मी”* का स्थान प्रहण करने को 
कहा। राय ने वादवाछी शर्त स्वीकार कर छी, युद्ध-व्यय के रूप में विशाक 
धन-राशि दी और दिल्ली को कर देना स्वीकार किया। मुसलमानों ने लूट 
में बहुत सम्पत्ति प्राप्त की, जिसमें ३६ हाथी और सोना, चाँदी, मणियों तथा 
मोतियों के ढेर सम्मिलित थे। मदिरों को घ्वस्त कर खूब छूटा गया। वीर 
बल्लाल को हाथियों और घोड़ों सहित दिल्ली भेजा गया; उसके अभिलेणों 
में उसके दिल्‍्ली-गमन का उल्लेख मिलता है। 

मंडुरा की विजय--दारसमुद्र की विजय के बाद काफूर ने पराडय-राज्य 
पर आक्रमण करने की तैयारी की । पांड्य-राजवश के दो भाइयो सुंदर पांड्य और 
चर पांड्य के पारस्परिक केलह से मुसलमानों को चिर-प्रतीक्षित सुयोग प्राप्त 
हो गया। वस्साफ तथा अमीर खुसरो--दोनों ने ही सुंदर पांडथ को पाड्य- 
राज का बैध पुत्र और वीर पांडय को अवैध पुत्र बताया है! वीर पांडय 
सिहासन पर अधिकार आआप्त करने में सफल हुआ और उसने सुंदर पांडय 
को मदुरा से निकाल दिया। इस प्रकार अपने न्यायानुमोदित उत्तराधिकार 
से वंचित होकर सुंदर पांडय ने दिल्छी के सुल्तान से सहायता की याचना 
की। यह वस्साफ का वर्णव है। अमीर खुसरो ने भी वस्साफ के वर्णन का 





१८ वीर-वल्लाल में १२९२ ई० में राजमुकुट धारण किया था और 
उसकी मृत्यु तुर्कों से युद्ध करते हुए १३४२ ई० में हुई। 

१९. जिम्मी! उस विधर्मी को कहा जाता है जिसको इस्लाम ग्रहण न 
करने न भी धन देने.के कारण जीवन तथा संपत्ति की सुरक्षा प्रदान की 
जाती है। 


२३० मध्ययुग का इतिहास 


अनुमोदन करते हुए छिखा है कि “माबर के दोनों राय, जिनमें से ज्येषठ 
का नाम वीर पांडय और कनिप्ठ का नाम सुदर पांड्य था, जो अब तक 
मंत्रीपूर्ण व्यवहार रखते आ रहे थे, अब एक दूसरे से भिड़ने के छिए एक 
दूसरे के विरुद्ध चल पड़े थे और इसकी सूचना पाकर धुरसमुन्दर के राय 
विल्लालदेव ने उनके दो रिक्त नगरों को पीड़ित करने और व्यवसायियों को 
लूठने के उद्देश्य से प्रयाण कर दिया था; परंतु मुसलमान सेना के वढ़ जाने 
का समाचार पाकर वह अपने देश को छौट आया था ।” मलिक काफूर विशाल 
सेना छेकर चल पड़ा। अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ 'तारीख-ए-अलाई' में इस 
बीर सेनातायक की दक्षिण के सुद्र एवं दुर्गम्य प्रदेशों में प्रगति का सर्वागसूक्ष 
वर्णन किया है। मार्ग में वह हाथियों को छीनता तथा मंदिरों को ध्वस्त 
करता चला और १७ ज़िलक़दा, ७१० हि० (अप्रैल, १३११ ई०) में वह 
जाम! पहुँचा, जहाँ से उसने पांड्च-राज्य की राजधानी मदुरा की ओर प्रस्थान 
किया। आकांता का आग्रमन होते ही, राय भाग निकला और आतक्रामकों 
ने उसके हाथी छीन छिये और मदिरों को नष्ट कर दिया। अमीर जखुसरो 
के वर्णनानुसार यहाँ से ५१२ हाथी, पांच सहस्र घोड़े और १०५ मन मणि- 
माणिक्य जिनमें हीरे, मोती, पन्ने, छाल सभी थे, विजेता के हाथ छगे। प्रतीत 
होता है कि काफूर हिन्दुओं के प्रसिद्ध तीर्थ-स्थान रामेश्वरम्‌ तक पहुँचा। 
रामेश्वर के विज्ञा मंदिर को छूटकर तथा मूर्तियों को तोड़कर १३११ ई० 
के समाप्त होते-होते काफूर दिल्‍ली लौट गया। समस्त दक्षिण-भारत को 
पादाक्रांत कर तथा छूट से प्राप्त अपार धन छेकर काफूर ४ जिल हज्जा, ७१०९ 
हि० (२४ अप्रैल १३११ ६०) को दिल्‍ली छौट आया। सुछृतान ने उसका 
हांदिक स्वागत किया) मस्जिदों में. प्रवचन-मचो से इस विजय की घोषणा 
की गई और सरदारों तथा अमीरो में बहुमूल्य उपहार वितरण किये गये। 


ध्् झंकरदेव[को पराजय---रामदेव की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके पुत्र शंकरदेव 
ने नियमित कर देने बद कर दिये थे और होयसलो के विरुद्ध काफूर के 
अभियान में सहायता देना अस्थीकार कर करद राजा के क्ंव्यों से विमुखता 
प्रदर्शित की थी। अपने आधिपत्य की ऐसी उपेक्षा की जाती देखकर अछाउद्दीन 
ऋेध से उबलऊ पड़ा और उसने चौथी बार काफूर को १३१२ ई० में एक विशाल 
सेना के साथ दक्षिण भेजा। काफूर ने सारा महाराष्ट्र प्रदेश रौंद डाला 
और थोड़े से प्रतिरोध के उपरांत ही यादव शासक परास्त हो गया और मार 
डाला गया। काफूर ने गुलुवर्गा पर अधिझार कर छिया और झृप्णा नदी तथा 
रायचूर व मुदगछ के मध्यवर्ती प्रदेश को हस्तगत कर लिया। इस प्रकार 


खिलजी सैनिक-शासन-तन्‍्म का उद्भव और उत्कप॑. २३१ 


समस्त दक्षिण भारत काफूर के चरणों में लोटने लगा और चोल, चेर, पांड्य, 
होयसछ, काकतीय तथा यादव--स्भी प्राचीव राज-वंशों को परास्त होकर 
दिल्‍ली का प्रभुत्व स्वीकार करना पड़ा। दिल्ली साम्राज्य का विस्तार उत्तर 
में मुलतान, लाहौर और दिल्‍ली से छेकर दक्षिण में द्वारसमुद्र और मदुरा तक 
तथा पूरब में लखनोौती और सुनारगाँव से लेकर पश्चिम में थट॒ठा और 
गुजरात तक हो गया था तथा वर्तमान मध्यप्रदेश भी इस विज्ञाल साम्राज्य 
का एक भाग बन गया था। १३१२ ६० की समाप्ति तक अलाउद्दीन का भ्रताप- 
सूर्य मध्याकाश में पहुँच चुका था; उसके साम्राज्य की सीमा भारत के चारों 
कोनों का स्पर्श करने छूगी थी। परंतु विजयों एवं साम्राज्य विस्तार की इस 
अविश्रांत व्यस्तता के बीच भी वह यह न भूछा था कि उसका यह विशारू 
साम्राज्य अभी तक केवल असंख्य जातियों का एक ऐसा जमघट मात्र था 
जिसमें अभी एकता या संहिलष्टता की भावना का सर्वंधा अभाव था और 
यदि इसको इसी स्थिति में रहने दिया गया तो उसके आँखें मूँदते ही या 
कि उसके कठोर नियस्त्रण में थोड़ी झिथिलता आते ही इसके छिन्न-भिन्न होने 
की पूर्ण संभावना थी। 

“नब-मुत्तलमानों' का दसब--तव-मुसलमान', जिनका पीछे उत्लेख किया 
जा चुका है, राज्य के लिए आपत्तियो के बहुत बड़े स्रोत थे। वहूं अभी तक 
अपने आप को विदेशी समझते चले आ रहे थे और उनके मन मे, यह असंतोष 
बना हुआ था कि घर्म तथा तिवास-स्थान का परिवर्तत करने के लिए उनको 
य्थोचित पुरस्कार नहीं दिया गया। यह सत्य है कि फीरोज ने अपनी पुत्री 
का विवाह मंगोल सरदार उलुग खाँ के साथ कर दिया था, परंतु उसकी मृत्यु 
के बाद मंग्रोलों के साथ निर्देयता एवं कठोरता का व्यवहार किया जाने छगा 
था। अल्ाउद्दीत ने उनको राजकीय सेवा से विमुक्त कर दिया था और उसके 

'क्षमेंचारियों ने उसको दी गई छूटों को या तो स्वयं हथिया छिया था या कम 
कर दिया था। उनको राजसभा के सरदारों के यहाँ मौकरी करने की आज्ञा 
अवश्य थी, परंतु यदि वह नौकरी न पा सकते तो राज्य उनकी सहायता के 
लिए कुछ भी न करता था। इन्होने सुल्तान से दया की याचना की, परंतु 
उसने इनकी दयनीय स्थिति पर कुछ भी ध्यान व दिया। हताश होकर उन्होने 
युप्त-मत्रणा की कि जब सुलतान 'दीले-ढाले बस्त्रों में बाज से चिड़ियों का 
शिकार कराने निकले” और वह तथा उसके आदमी झिकार की खोज में व्यस्त 
हों, उसका वध कर दिया जाय। इस पड़्यन्त्र का पता ऊम गया ओर 
अकाउद्दीन ने भयंकर प्रतिशोध लिया। दण्ड देने में न उसने सजातीयता पर 
ध्यान दिया और ने कानून को ही चिता की। उसने 'नव-मुसलमानों/ 


] 


र३२ हे मध्ययुग का इतिहास 


समूल समाप्त फर देने की विनाशकारी आज्ञा दे दी। वर्नी लिखता है कि 
“इस आदेश पर जो किसी फ़ररो अथवा निमरूद के ही योग्य था बीस या तीस 
हजार 'नव-मुसतमानो' का वध कर दिया गया, जिनमें से केवल कुछ को ही 
(आयोजित विद्रोह की) कोई जातकारी थी।” उनके घरों को छान डाला 
गया और उतके परिवारों को सड़कों पर निकाल दिया गया। पड़यन्त्रियों को 
दूँढ़ निकाला गया और मौत के घाट पहुँचा दिया गया। उनके सिरों को आरे 
से दो भागों में चीरा गया और उनके शरीरों को दुकड़े-दुकई किया गया। 
“निव-मुसलमानो के हत्यारों को इनकी सम्पत्ति को हथिया छेने का अधिकार 
देकर सुलतान अपनी इस भयंकर आज्ञा को कार्यरूप में परिणत करवाने में 
सफल हो गया। इस प्रकार बीस या तीस सहस्न निव-मुसलमानो” का संहार 
किया गया। तत्कालीन इतिहासकार छिखता है कि इस दानवीय संहार लीला 
के उपरांत राजधानी मे अथवा उसके समीपस्थ प्रदेशों में किसी को जाति 
भंग करने का फिर कभी साहस न हुआ। 
शासक के अधिकारों के विपय में अल्ूउद्दीन का सिद्धांत--अछाउद्दीन राज- 
कार्यों में धर्माचार्यों के हस्तक्षेप का विरोधी था और इस वात में उसने दिल्ली 
के पिछले शासकों के समय से चली आती परम्परा का त्याग कर दिया 
था। उसके शझासन-तंत्र का मूल-सिद्धांत यह था कि राज्य का विधि-विधान 
शासक की इच्छा पर आश्रित होना चाहिए और इसका पेग्रम्बर साहव द्वारा 
निर्दिष्ट विधि-निषेधों से कोई संबंध नहीं है। सुलतान का राजशक्ति संबंधी 
सिद्धात' उसके उन शब्दों में स्पष्टतया प्रकट किया गया है जो उसने काजी' 
मुगीसुद्दीन से कहें थे, जिससे उसने राज्य में प्रभुसत्ता की वैधानिक स्थिति 
के बारे में परामर्श लिया था। उसने दण्ड देने के शासक के विशेषाधिकार 
का समर्थन किया और दुराचारी तथा वेईमान अधिकारों के अंग्र-भंग की 
न्यायानुमोदित बताया यद्यपि काजी ने इन वातों को धर्मे-विरुद्ध बतछाया। तब 
उसने काजी से पूछा, “जो सम्पत्ति मेने देवगिरि में इतना रक्‍्तपात कर उस 
समय प्राप्त की थी, जब में मलिक था, वह मेरी है या राज-कोप की ?” काजी 
में उत्तर दिया, “श्रीमान्‌ के समक्ष सत्य भाषण के लिए मेँ कर्तव्य-वद्ध हूँ। 
देवगिरि में प्राप्त कोप इस्लाम की सेनाओ के वल से ही प्राप्त हो सका और 
इस प्रकार जो भी कोप प्राप्त किया जाता है उस पर राज-कोप का अधिकाद 
होता है।”“ यदि श्रीमान्‌ ने इस सम्पत्ति को केवल अपने ग्रयत्त से विधि- 
विहित ढंग से प्राप्त किया होता, तो इस पर आपका अधिकार होता। 


३०. तत्कालीन वैधानिक भाषा में राज-कोप को बैत-उल-मार्ला कहा 
जाता था। 





२३६ मध्ययुग का इतिहास 


> उनसे चाँदी माँगे, तो उन्हें विना प्रइत किये और पूर्ण विनम्रता तथा सम्मान- 
पूर्वक, स्वर्ण उपस्थित करना चाहिए । यदि 'मुहस्सिक' (राज-कर बसूल करने- 
वाला) किसी हिंदू के मुँह में थूकना चाहे वो उसको निर्विरोध भाव से मुँह 
खोल देना चाहिए। ऐसा करने का अर्थ यह है कि इस प्रकार आचरण करने 
से बह अपनी नस्तता एवं अधीनता, तथा आज्ञापालन और सम्मान प्रदर्शित करता 
है। इस्लाम को गोरवान्वित करना कतेंव्य है और धमम का तिरस्कार व्यर्थ 
है। स्वयं खुदा ने उनके पूर्ण पराभव की आज्ञा दी है, क्योंकि हिंदू पैगम्बर 
के घोरतम शत्रु है। पैगम्बर साहव ने कहा है कि या तो वह इस्लाम ग्रहण 
कर लें अथवा उनको मार डाला जाये या दास वना लिया जाये और उतकी 
सम्पत्ति राजकोप में जमा कर ली जाये । आबू हनीफ सरीखे महान्‌ घर्माचार में 
हिंदुओं पर 'जजिया' छगाते का आदेश दिया है जब कि अन्य मतों का विचार है 
कि “मृत्यु अथवा इस्लाम के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नही है ।”* दोआव के 
हिंदुओं के द्रोहपूर्ण आचरण के कारण उनके प्रति कठोर व्यवहार आवश्यक 
हो गया। उनको सारी उपज का ५० प्रतिश्ञत बिना किसी छूट के, देना 
पडता था और भूमि-कर इतनी कठोरता से लगाया गया था कि एक बविस्वा 
भूमि भी कर-मुक्त न थी। मवेशियों पर चराही-कर छगाया गया और 
गूह-कर भी बसूछ किया जाने छगा | निर्धनो को करों के भार से मुक्त करने 
के लिए 'खूतों' एवं बलाहारों”' पर भी ऐसे ही कर छगाये गये । इन नये 
नियमों का इतनी कठोरता से पालन फराया जाता था कि चौधरी” खूत 
और मुकदहम छोग न तो घुड़सवारी कर पाते थे, न शस्त्र रख पाते, न सुन्दर 
वस्त्र पहन पाते और न ताम्बूछ का ही आस्वादन कर पाते थे ।' राज्य की 
नीति हिंदुओं को इतना धन-हीव बना देने की थी कि वह घुड़सवारी न कर 
सकें, सुन्दर वस्त्र न पहन सकें शस्त्र न रख सकें और विलासितापृ्ण श्रवृत्तियों 
को न बढ़ा सकें। उनकी स्थिति इतनी दयनीय बना दी गई कि खूतों और 
सुकहमों की स्त्रियाँ वेतन की आशा में मुसलमानों के घरों में काम करने 





२२, बर्नी--तारीख-ए-फीरोजशाही' विब्छि० इण्डि० पू० २००-२०१ 
इलियट हे, पृ० (८४। 

२३. 'थूत' और “बराहार' झब्द स्पष्टतः मूस्वामियों के लिए भ्युक्त 
हुए हैं। वहुत संमव है कि वहाँ यह झद्दे जमीदार और किसान के छिए 
प्रयुक्त हुए हों। इलियट, $ १० ६२३॥ ह 

मेजर फुलर ने वर्नी के तारीस-ए-फीरोजशाही' के अनुवाद हा 
टिप्पणी में (जनरछ आव एशि० सोसा० आब बंगाल, १८७० पृ० ७) पूत 
का अर्य बलिष्ठ मनुष्य किया है। यथार्थ में 'ूता का अर्य है भूस्वामी ) 


खिलजी सैनिक-धासन-तन्व का उद्भव और उत्कर्ष २१७ 


के लिए जाने ठगी।'" वर्नी ने साम्राज्य के नायब वजीर शरफ काई (कुछ 
प्रतियों में शरफ फंसिनी) की बहुत प्रशंसा की है और लिखा हैं कि इस बजीर 
ने साम्राज्य के सब प्रान्तों में इतनी निपुणता से भूमि-कर की एक सी व्यवस्था 
प्रचलित की, मानो वह एक ही गाँव हों। भूमि-कर वसूल करने के लिए 
उसने सब भू-स्वामियों के छिए एक नियम बनाया और “वह इतने आज्ञाकारी 
बन गये कि अकेला चपरासी लग्रभग बोस भू-स्वामियों, प्रधानों और प्यादों 
को पकड़ सकता था और उन पर छात-घूंसे जमा सकता था।” इस बजीर ने 
धनापहरण के मामलों की जाँच की और अपराधियो को कठौरतम दण्ड दिये। 
यदि पटवारी के खाते में किसी पदाधिकारी के नाम पर एक भी जीतल' 
दोष दिखाई देता था तो उसको घोर यन्त्रणा तथा कारावास का दण्ड दिया 
जाता था। यदि कोई पदाधिकारी, हिन्दू या मुसलमान किसी से भी घूस छेता 
था, तो उसकी कठोर दण्ड दिया जाता था। केवल ५०० या १००० टंकों 
के लिए भूमि-कर-विभाग के 'आमिलो', 'मुर्सारेफों तथा अन्य कर्मचारियों को 
मितान्त धनहीन बना दिया गया था और कारागार मे डाल दिया गया था। 
भूमि-कर के मुंशी का पद बहुत संकटपूर्ण समझा जाने छगरा और केवल साहसी 
प्रकृति के छोग ही इस पद के प्रार्थी होते थे।" 


सेना का भ्रबंध और बाजार का तियंत्रण--सैनिक-शरक्ति पर आशधित 
शासन-तंत्र में सेना का' सुसंघटित होना नितान्त आवश्यक था। अछाउद्दीन 
ने जैसा विस्तृत साम्राज्य स्थापित कर लिया था, वह स्थायी सेना के अभाव 
में टिक न सकता था। अतः उसने सेना की सुव्यवस्था की ओर ध्यान दिया 
और शाही सेना में निपुण एवं अनुभवी सेनानायकों को नियुक्त किया! 
अत्येक सैनिक का वापिक वेतन २३४ टंक नियत किया गया और दो धोड़ोंवाले 
सेनिक को ७८ टंक अधिक दिये जाने लूगे। इस विपय भें बर्नी का वर्णन 
स्पष्ट नहीं है परंतु उसका यही आशय जान पड़ता है। निरीक्षण के समय 
छल-कपठ के लिए घोड़ों को दागने की प्रथा चलाई गई और सैनिकों को 


२४. वर्नी--तारीख-ए-फीरोजशाही'--बिब्लि० इण्डि० पू० २८८, इलि- 
यट ३, पु० १८२-८३।॥ 

२५. वर्नी लिखता है (तारोख-ए-फीरोजशाही” विब्लि० इण्डि० पृ० 
२८९) 242 भूमि-कर के मुशी का पद इतना बुरा समझा जाने छगा कि 
इस कर्मचारी को कोई अपनी कन्या ब्याहने को तैयार न होता था और 
'मुर्सारफ' का पद बही छोय स्वीकार करते थे, जिनको अपने प्राणो: का 
कुछ भी मोह न होता था। इन कर्मचारियों को बहुधा कारागरार की झरण 
लेनी पड़ती थी। 


२३८ मध्ययुग का इतिहास, 


अपने घोड़ो तथा अस्त्र-शस्त्रों को सरदेव व्यवहार के योग्य स्थिति में रखते 
के लिए सावधान किया गया। परंतु राज्य-कोष का अत्यधिक शोषण किये 
बिना इतनी विज्ञाल स्थायी सेना रखना असंभव था; अतः सुलूतान ने दैनिक 
आवश्यकता की वस्तुओं को सस्ती करने के उद्देश्य से मूल्यों का नियन्त्रण 
करने का निश्चय किया। देनिक-व्यवहार में आनेवाली वस्तुओ के मूल्यों को 
तालिका प्रस्तुत की गईं।' मलिक कबूल उलुग खानी नामक एक योग्य एवं 
अनुभवी व्यक्ति को बाजार का निरीक्षक (शहना-ए-मंडी) बताया गया ओर 
उसके अधीन वाजार का लेखा-जोखा तैयार करने के लिए 'बुरीद' तथा वाजार 
की बातों की गुप्त सूचना देने के (लिए 'मन्ही” कह्टे जानेवाले कर्मचारियों को 
नियुवत किया गया। शाही भण्डारों में अन्न एकत्र किया गया और दोआब 
के खालसा' गाँवों में भूमिकर धन के रूप में न लेकर अनाज के रूप में 
लिया जाने ऊगा। दिल्‍ली तथा आस-पास के प्रदेशों में अन्न की इतनी बहुलता 
हो गईं कि अकाल के समय भी यहाँ अन्नाभाव न होने पाया। सस्ते भाव 
के समय अनाज खरीदकर महूँगे भाव के समय वेचने के विचार से बंद कर देने 
के लिए दण्ड दिया जाने रूगा। व्यापारियों को १ मन अनाज भी छिपाने 
ने दिया जाता था और १ दंग अथवा दिरहन अधिक मूल्य छेने के लिए 
तक कठोर दण्ड दिया जाने छगा। साम्राज्य के सभी भागों के व्यापारियों 
को अपना नाम एक “दफ्तर” में रजिस्टर करवाना पड़ता था और इनको 
दाहना-ए-मंडी” के नियन्त्रण में रहना पड़ता था। सौदागरों के दलों को बाजार 





२६. गेहूँ प्रतिमन ७३ जीवल 
जौ श् डर, 
री फ 
हद न ४» 
नसूद, दाल स्द ५ हे 
मोढठ ३ 
शक्कर प्रति सेर रे! 
गुड़ का १ 5 का 
मक्खन ३ ,गरेर हे 
सरसों का तेल रे ९ 
नमक रए मन प्‌ 


के चाँदी के टंक का होता था और इसकी कीमत रैई३ 


जीतल १७५ ग्रेन एः 
हे कम होती थी। एक मन छूगमंग २९ पाउण्ड के समान 


फादिग या इससे भी 
-होता था। 
टॉमस--क्रानिकल्स पृ० १६१-६२॥। 


खिलजी सेनिक-शासन-तन्त्र का उद्भव और उत्कर्ष २३९ 


के अध्यक्ष का नियन्त्रण मानना पड़ता था और उसके समक्ष राज्य के तियमों 
का पालन करने के लिए वचनवद्ध होना पड़ता था! दोआब तथा १०० कोस 
तक के वीच के प्रदेश में भूमि-कर की ऐसी व्यवस्था की गई कि प्रजा के पास 
अपने लिए १० मन अनाज भी न वचमे छूगा और छोगों को इतना पीस 
दिया गया कि वह खेतों में ही व्यापारियों के हाथ अनाज बेच देने छगे। 
दोआब के पदाधिकारियों को लिखित वचन देना पड़ता था कि वह किसी को 
अनाज जमा ने करने देंगे। किसानो को उपज वहीं वेच देनी पड़ती थी 
जहाँ वह उत्पन्न की गई हो और राजकर्मंचारियों को आदेश था कि वहू यथा- 
संभव कठोरता से राज-क्र वसूछ करें। भूमि-प्रवध के विषय में बर्नी ने लिखा 
है कि अकाल के समय भी अनाज की कमी का अनुभव न होता था। एक 
या दी बार दुर्भिक्ष के समय जब शहना-ए-मडी' ने सुलूतान से प्रार्थना की 
कि अनाज का भाव १ या 8४ जीतल बढ़ा दिया जाये तो उसको २१ बेतों 
की सजा दी गईं। जब कभी वर्षा पर्याप्त न होती तो प्रत्येक मुहल्ले के 
बबकालों (अनाज बेचनेवालों) को छोगों के निर्वाह के लिए पर्याप्त अन्न की 
मात्रा बाजार से दे दी जाती थी और किसी ग्राहक के हाथ आधे मन से 
अधिक अनाज न बेचा जाता था । इसी प्रकार 'सम्स्रान्‍्त और सम्माननीय छोगों 
को, जिनके पास गाँव अथवा भूमि न होती थी, बाजार से अनाज पहुँचाया 
जाता था। यदि ऐसे अवसरों पर कोई निधेन अथवा मनिबेल आदमी आने-जाने 
बाक्नों का ठीक नियस्त्रण न होने के कारण भीड़ में कुचछ जाता था तो 
बाजार के अध्यक्ष को दण्ड दिया जाता था।” वस्त्र, शक्कर (साधारण तथा 
परिष्छत दोनों प्रकार की), धी और तेल जैसी वस्तुओ के मूल्य राज्य हारा 
निर्धारित किये जाते थे। यह कार्य निम्न उपायों का आश्रय लेकर सम्पन्न किया 
जाता था;-- 


(१) भाव निश्चित करना (२) दीवान-ए-रियासत' में सारे व्यापारियों 
को रजिस्टर कराना (३) धनी एवं प्रसिद्ध मुख्तानी व्यापारियों को पेशगी 
घन देता (४) सराये अदुछ' की स्थापता तथा (५) अमीरों व सरदारों को 
बहुमूल्य वस्तुओं को क्रय करने के लिए 'स्वीकृति-पत्र देना। सभी व्यापारियों 
को, चाहे वह हिंदू हों या मुसलमान, अपना नाम रजिस्टर कराना पड़ता था 
और सराय अदूल' में (बदाऊँ द्वार के बाहर का खुला मंदान), जहाँ सब 
बस्तुएँ विक्रय के लिए रखी जाती थीं, अपना माल छाने के छिए वचनवद्ध 


२७. बर्नी--मूछ पृ० ३०९॥ कुछ स्थानों पर इछ्ियट का अनुवाद 
अशुद्ध है। 


२४० मध्ययुग का इतिहास 


हीना पड़ता या। धनी एवं सम्मान्य मुल्तानी व्यापारियों को विपुर परिमाण 
में माल खरीदने के लिए राज-कोप से पेशगी के रूप में धन दिया जाता था। 
दीवान उन अमीरों और सरदारों को 'स्वीकृति-पत्र” देता था जिन्हें बहुमूल्य 
वस्तुएँ खरीदनी होती थीं। यह उपाय इसलिए ग्रहण किया गया जिसते 
व्यापारी बाजार में सस्ते भाव पर वस्तुएँ या कर देहात में महंगे भाव पर 
ने बेंच पायें। 


बाजार का नियन्त्रण दीवान-ए-रियासत' के अध्यक्ष तथा 'शहना-ए-मंडी' 
इन दो पदाधिकारियों के हाथ में रखा गया। यह पदाधिकारी कृठोर नियमितता 
तथा सत्यता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते थे। वाजार का निरीक्षक 
याकूब जहां कही भी बाजार के नियमों को भंग किये जाते देखता, अपना चाबुक 
चला देता। पशुओं की मंडियो पर भी नियन्त्रण किया गया और पशुओं के 
मूल्य भी काफी घट गये। उच्च श्रेणी के घोड़े १०० से १२० टंकों तक, मध्यम 
श्रेणी के ८० से ९० ठढकों तक तथा निम्न श्रेणी के ६५ से ७० टंकों तक में 
मिल जाते थे और छोटे टद्टू १० से २५ टंकों तक में क्रय किये जा सकते 
थे। दूध देनेवाली गाय ३े से ४ टको तक मे प्राप्त हो जाती थी और वकरी 
के दाम १० या १२ था १४ जीतल होते थे। दास एवं दासियों के मूल्यों 
में भी पर्याप्त कमी हो गई थी। दासी का मूल्य ५ से १२ टंको तक और 
लौडी का मूल्य २० से ४० टंकों तक निर्धारित किया गया था। ऐसे दास वहुत 
फम होते थे जिनको बेचकर १०० या २०० टके प्राप्त हो सकें। यदि बाजार 
में १००० या २००० टंके मूल्यवाला कोई दास छाया जाता था तो सुलतान 
के भय से कोई भी उसको इतने अधिक मूल्य में क्रय करने के लिए तैयार 
मे होता था। सुन्दर दास २० से ३० ढंकों तक में क्रय किये जा सकते थे। 
सुझिक्षित दास-सेवकों का मूल्य १० से १५ टंके तक और अशिक्षित घरेलू 
दासों का मूल्य ७ या ८ टंके होता था; सुछतान ने एक उपयोगी सुधार 
सह किया कि उसने बाजार में दलालों की घूर्तता का दमन कर दिया। यह 
लोग क्रेता एवं विक्रेता दोनों से घूस लेते थे और अपने अव्यवस्थित व्यवहार 
से बहुत परेशातियाँ पैदा कर देते थे। इनके मुखियों को जो 'वेईमान, मक्कार, 
लियम-रहित और जुए के आदी थे, वाजार से निकाल दिया गया और दण्डित 
किया गया। भाव-नियन्त्रण की उपेक्षा करतेबाले को कठोरतम दण्ड दिया 
यथा। सुलतान आपने दासों से वाजार से रोटी, कबाव, रेवड़ी, हलवा, 3 
कददू-जैसी वस्तुएँ मेंग्राता था और तब उनकी छाई 
तोल में कम निकलती तो टृरकानदार 


जाता थ 
सयजनी, खरबूजे, के 
हुई वष्तुओं को तोला जाता वा। यदि यह 


खिलजी सैनिक-झासन-तन्त्र का उद्भव और उत्क्प २४१ 


के शरीर से मांस काटकर इनकी तोौछ पूरी की जाती थी।“ बेईमानी करने 
पर दूकानदार को छात मारकर दुकान से बाहर फेंक दिया जाता था। इस 
कठोर व्यवहार का परिणाम यह हुआ कि बाजार के लोगों ने घोखेवाजी 
बिलकुल छोड़ दी और वह निश्चित मात्रा से भी अधिक मात्रा में 
वस्तुएँ देने छग्रे! बाजार के नियम वहुत प्रभावशाली सिद्ध हुए। बर्नी ने 
इनकी सफलता के ४ कारण बताये हैं; (१) बाजार के नियमों का कठोरता 
से पालन करवाता (२) राज-करों की वसूली में कठोरता (३) जनता में 
सिक्‍कों की कमी तथा (४) कर्मचारियों की निष्पक्षता तथा अपने कार्य में 
उत्साह; सुलतात के भय से ये छोग अपने कर्तव्यों का पालन सत्यता से 
करते थे) 

सुधारों के परिणाम--यह सुधार खूब सफल रहे । सेना को बढ़ी हुई शक्ति 
और निपुणता से मंगोलों के आक्रमणों से साम्राज्य की सुरक्षा असंदिग्ध हो 
गई और विद्रोही राजा एवं सरदार वशीभूत हो गये। गुप्त मंत्रणाओं का समूछ 
विनाश हो गया और छोगों की आदतें ऐसी सुधघर गईं कि अपराधों की संख्या 
में बहुत कमी हो गईं। दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं के अल्प मूल्य में सुलम 
हो जाने से जन-जीवन अधिक सुखी वन गया और जनता सुलतान की निरं- 
कुशता का अधिकाधिक समर्थन करने छगी। यघ्यपि युद्धों में राज-कोप से 
अत्यधिक घन व्यय हो गया था, तथापि अछाउद्दीन ने अनेक जनहितकारी 
निर्मेण किये। विद्वानों एवं घामिक पुरुषों को भी सुलतान ने उदार भ्रश्नय प्रदान 
किया। राजकवि अमीर खुसरो ने उसके शासन को जगमगा दिया था और शोप 
निजामुद्दीव औलिया तथा शेख रुकनुद्दीन ने भी उसके थश-विस्तार के,लिए 
कम प्रयत्न न किया था; परंतु इत सुधारों का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण फल यह 
हुआ कि केन्द्रीय शासन सुदृढ़ हो गया। सामंतों की उपद्रव उत्पन्न करमेवाली 
प्रवृत्तियों को बलपूर्वक कुचल दिया गया था और सभी विशेषधिकारों पर दुढ़ 
नियन्त्रण स्थापित किया गया था। सुद्र्वर्ती प्रांतों के प्रतिनिधि-शासक अपने 
अधिपति की आज्ञाओं का अक्षरदइः पालन करने छूमे थे। पदाधिकारियों को 
थोड़ी भी ढीछ न दी गई और सुलतान की आज्ञा का विरोध करनेवालों के 
लिए कठोरतम दण्ड-विधान बनाया गया। 


झासन-प्रणाली की निर्बंलता--अलाउद्दीन द्वारा प्रवत्तित झासन-अ्रपाली 
सुदृढ़ आधार पर अवस्थित नही थी। जनता पर उसने जो अनिच्छित जीवन- 





२८. बर्नी पू० ३०९ 
जनरल बाँव एश्चि० सोसा ० आॉँव बंगाल, पृ० ३९। 


फा० १६ 


डर मध्ययुय का इतिहास 


पाली छाद डाली, उत्तते बसंतोष की भावत्रा बहुत गहराई में पहुँच गई। 
स्वतेत्रता से वंचित हिन्दू राजा अपनी क्षति पर गम्भीर विचार कर रहे थे 
और पुन: स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए शयु पर आहत करने के सुभवसर 
की प्रतीक्षा कर रहे थे। वैभव-सम्पन्न जीवन-भ्रणाली के अभ्यस्त अमीर और 
सरदार उन नीरस विधि-विधानों से ऊब गये थे, जिनका उन्हें अनिच्छा से 
पालन करना पड़ रहा था। व्यापारी-वर्ग बाजार के कठोर नियत्मण से ग्रस्त 
ही चुका था और हिन्दू छोग अपमानपूर्ण अत्याचारों से दवकर कराह रहे थे। 
विव-मुसलमान' सदैव सुलवान के विरुद्ध गुप्त मन्‍्वणाएँ करते रहते थे। अत्यधिक 
फेंद्रीकरण, दमन तथा गुप्तचरों की नियुक्ति ने शासकीय अधिकार की 
जड़ें खोखली कर दी थी। जैसे-जैसे सुकृतान की अवस्था बढ़ती गई वह 
पचिड्चिड़ा तथा क्षवकी बनता गया और शवकी स्वभाव के कारण वह 
प्रमुख सरदारों की सहानुभूति खो बैठा । प्रदाधिकारियों को पूर्णतः अपने 
नियन्त्रण में रखने के विचार से उससे नीच कुलोत्पन्न छोगों को सम्मानित 
क्र उच्च पदो पर प्रतिष्ठित किया। इस काल में सुलुतान के व्यक्तित्व पर 
ही साम्राज्य का स्थायित्व निर्भर करता था और अलाउद्दीन ने तत्कालीव 
राजनीति के इस महत्त्वपूर्ण रहस्य पर घ्यान न देने की भारी भूछ की। 
ससने अपने पुत्रों की शिक्षा पर कुछ भी ध्यान न दिया और काफूर के 
भ्रभाव में आकर वह उनके प्रति कठोर व्यवहार करता रहा। इसके अतिरिकतत 
क्वाफूर चुपके-चुपके राजपरिवार में झगड़े खड़े करने के प्रयत्न में छयगा रहता 
था, जिससे सिंहासन पर स्वयं अपना अधिकार स्थापित करने के लिए उसको 
अवसर मिछ सके। उसने सुलतान के कानों में यह मनगरढ़न्त बात डाल दी 
कि 'उसकी स्त्री-त्तथां ज्येष्ठ पुत्र अलप खाँ के साथ मिलकर उसके प्राण- 
हरण करने का कुचक्र रच रहे ये। दुर्माग्य से इसी अवसर पर अलाउद्दीन की 
बेगम ने अपने द्वितीय पुत्र शादी खाँ का विवाह अलप खाँ की पुत्री से करने 
का प्रस्ताव किया। इससे सुलतान का सन्देह पक्का हो गया और उसने इस 
संभावित कुचक्र को समाप्ठ करने के लिए अपनी सदेव की नीति के अबु- 
सार व्यवहार करता आरंभ किया) खिल खाँ को अमरोहा भेज दिया गया 
परन्तु जब अपने पिता की अस्दस्थता का समाचार पाकर वह दिल्‍ली छीट 
आया तो उसके शत्रुओं ने इसको राजाया की बवहेलना बतलठायया। फाफूर 
मे सुलतान से उसके विदुद् रचे गये इस पड्यल्व का दमन करने को कहा 
मौर सुलतान ने फाफूर का कहना मान लिया । खिद्य सौ तथा शादी साँ 
को ग्वालियर के दुर्गे में मेज दिया गया, उतकी माता को पुरानी दिल्ली 
रखा गया और अठप खाँ का वध कर दिया गया। अब काझूर 


में बन्दी वनाकर रखा 


खिलजी ,सैतिक-घासन-तन्त्र का उदुभव और उत्कर्ष र्श्र 


|] 


| 0 3 अलाइदीनका सात्राप्य 


“ अलाउद्दीन का साम्राज्य ! 





"०० का-०म जा: टाल 


| 














रोड मध्ययुग फा इतिहास 


ने सुलतान को अपने पुत्र शिहाबुद्दीन को सिहासन का उत्तराधिकारी मनो- 
नीत करने के लिए प्रेरित किया। ऐसी परिस्थितियों में राजाज्ञा का निरादर 
होने छगा और साम्राज्य के सीमावर्ती प्रदेशों में उपद्रव होने लगे। गुजरात 
में विद्रोह उठ खड़ा हुआ और इसके दमन के लिए भेजें गये कमाडुद्दीन 
शर्गे का वध कर दिया गया। चित्तौड़ के राजपूर्तों ने दिल्ली की अधीनता 
दुकरा दी और वहाँ से मुसलमान सेना को निकाल भगाया। राजा रामचद्ध 
के दामाद ने देवगिरि में विद्रोह का झंडा उठाया गौर अपनी स्वतन्त्रता 
की घोषणा कर दी। इन विद्रोहों के समाचारों ने सुलतान के दुःखों को और 
भी बढ़ा दिया। मुसलमान इतिहासकार के दाब्दों में, “हमेशा की तरह ऐह्वर्य 
अस्थायी सिद्ध हुआ और विघाता ने उसके विनाश के लिए शस्त्र खींच लिया।” 
अपने जीवन भर के कार्य को अपनी आँखों के सामने समाप्त होते देखकर 
यह शक्तिशाली शासक “क्रोध में अपना ही मांस नोचने रूगा।' काफूर की 
कुमन्त्रणाओं में आकर वह अपने विश्वासी सरदारों एवं कर्मचारियों को एक 
एक कर दूर कर चुका था! घातक रोग से पीड़ित सुलतान अपनी सत्ता 
के तिरस्कार के समाचारों को पाकर द्रुत गति से मृत्यु की ओर बढ़ने लगा 
और २ जनवरी १३१६ ई० को उसने सदा के लिए आंखें मूँद छी। उसको 
जाम-ए-मस्जिद के सामने कब्रवासी कर दिया गया। 
अलाउद्दीन के कार्यों फा मूल्यांकन--अलाउद्दीन के शासन को मुसलमान 
शासन की निरंक्रुशता का चरम युग कहा जाता है। वह स्वभाव से निर्दयी 
एवं दुराप्रही था। उसने अपनी नीति में वाधक धमम-सम्मत तथा परम्परा- 
गत विधि-विघानों का तिरस्कार कर दिया था। उसकी शातृ-भाव अथवा 
रक्त-संबंध की कुछ भी चिता न रहती थी और दण्ड देने में वह कोई 
भेद-भाव न रखता था। दृढ़ निश्चय, लोगों पर प्रभाव जमाने की क्षमता 
सथा शासन-तन्त्र को सुव्यवस्यित बनाने के कठोर संकल्प के कारण वह 
अपने समय की समस्याओं का समाघान करने में सफल हुआ। जो भी 
साधन उसको उपलब्ध ही सके उनको लेकर वह अपने छक्ष्य की ओर 
दृढ़तापूरवेंक बढ़ता गया। उसकी द्विमुखी राजनीति में नैतिकता एवं घारमिक 
यादेशों के लिए कोई स्थान न था। प्रत्येक विजय के साथ उसकी अधि- 
फारतृष्णा बढ़ती ही गई और वह इतना शक्तिशाली बन गया कि अल्प- 
काल में ही उसने उपद्रवी सामंतों का बलपूर्वक दमन कर दिया। उसमें जन्म- 
जात सेनानायक तथा शासक के युण विद्यमान थे--इन गुणों का ऐसा संयोग 
मध्यकालीन इतिहास में दुर्लेम ही है। उसने उन संकठों को भछी भाँति 
समझ लिया था जो उस समय समाज को पीड़ित कर रहे थे ओऔर चारों 


जिलजी सैनिक शासव-तंत्र का उद्भव और उत्तर र्थ्प्‌ 


ओर विखरी दाक्ति को एकत्र कर उसने जन-हित के लिए प्रयास किया, 
मद्यपि ऐसा फरने में उसका उद्देश्य अपने प्रधान लक्ष्य सैनिक गौरव एवं 
महत्त्व प्राप्ति को बल देना ही था, उसको अपने सैनिकों का निशछल 
विश्वास प्राप्त था और इस्लाम के प्रसार में उसके उत्कट उत्साह से प्रभा- 
वित होकर उसके अनुयायी उसके झंडे के नीचे रहते हुए 'विधमियों' से लड़ने 
के अमिट उत्साह से ओतप्रोत हो जाते थे। सार्वजनिक झासक की व्यवस्था 
में उससे बहुत सूझ-बूस और मोलिकता का प्रदर्शत किया और अपनी 
अपार सामथ्यं के कारण वह अति प्रदाधिकारियों के आचरण पर स्वयं 
अपनी आँख रखने में सफल हुआ। परन्तु उसके द्वारा स्थापित व्यवस्था में 
स्थायित्व प्रदाव करनेवाले तत्वों का मभाव था, वह जनता की प्रारंभिक 
आवश्यकताओं की पूर्ति से आगे न बढ़ा, किन्तु यह उसका दोष ने था, 
बह्‌ संकुचित प्रवृत्तियाँ जो उस काठ के स्वभावानुरूप उसमें भी आ गईं थीं, 
उसकी श्रगति में बाधक वन ग्ईं। परन्तु बाजार का नियन्त्रण कर उसमे 
जनता के अभावों एवं दुःखों को कम करने के लिए बहुत कुछ किया और 
नैपोछियन के समान अल्प मूल्य में सुछम रोटी में उसकी राजनीति का सर्वोच्च 
नियामक सूत्र मिल गया। वह प्रथम मुसछमान शासक था जी घर्मं-विहित 
शासन-पद्धति के समयंकों की कट्टरता की अवहेलना' करने का साहस कर 
सका और हैवेल महोदय ने ठीक विवेचन किया है कि यद्यपि उसके 
व्यवितत्व में निरंकुश तुर्क-शासकों की सी अदम्य बर्बेरता छाई हुई थी, 
परन्तु उसकी नीति एवं व्यवहार में कुछ सीमा तक विकांस की उस पक्रिया 

का भी आभास मिलता है जिसके द्वारा भारतीय मुसछमान भारत को अपनी 
आध्यात्मिक-भूमि मानने रूगे तथा जिससे भारत में इस्ठाम एक महान्‌ विदव- 
'घर्मं की ज्योत्तिमेंय अभिव्यक्ति का रूप घारण कर संका। 


अध्याय ६ 


खिलजी साम्राज्यवाद की प्रतिक्रिया तथा तुगलकंबंश्न के शासन 
को स्थापना 


अलाउद्दीव के शब्ति-हीन उत्तराधिकारी--अलाउद्दीन की मृत्यु गृहन्युद्ध 
एवं भ्रतिदंद्वी-पक्षों के संघर्ष का संकेत थी। काफूर ने एक एक कर सभी 
राजक्षुम्रारों को अपने मार्ग से हटा दिया और तब भूतपूर्व सुलतान का एक 
जाली उत्तराधिकार-पत्र उपस्थित किया जिसमेंपउमर खाँ को सिंहासन का 
उत्तराधिकारी मनोनीत किया गया था। युवराज उमर खाँ अभी केवल 
६ वर्ष का अवोध बालक था, अतः काफूर उसका संरक्षक वन बैठा और 
राज-कार्य चछाने छगा। काफूर के समक्ष सर्वप्रथम समस्या अलाउद्दीन की 
जीवित संतति को समाप्त करने को थी। उसने दुर्जनोचित मलिक सम्बूल' 
को (किरान-उस-सदाइन) ग्वालियर में नियुक्त कर अमीर खुसरों के काव्य' 
देवलदेवी भौर खिज्र खाँ” के विख्यात नायक राजकुमार खिज् खाँ की जाँखें 
निकाछ लेने का कार्य सौंपा और इस नृशंस कार्य के पुरस्कारस्वरूप इस मलिक 
को उच्च पद अदान किया। राजकुमार शादी खाँ के साथ भी यही व्यवहार 
किया गया; उसकी आँखें “एक उस्तरे से खरवूजे की फाँकों की तरह काटकर 
अक्षिग्नोल़कों से निकाठी गईं” और इन राजकुमारों की माता मलिका जहान 
को उसके आभूषण एवं सम्पत्ति छीनकर कारागार मे डाल दिया गया। 
मुबारक खाँ, जो बाद में शासक बना, इस नृशस व्यवहार से बच मिकछा। 
उसको जीवित तो रहने दिया गया, परन्तु उस पर कठोर नियन्त्रण रखा जाने 
छूगा। अछाउद्दीन के समर्थक तथा वे अनुभवी तथा सम्झान्त पदाधिकारी 
जिन्होंने अनन्य भक्ति-भाव से भूतपूर्व सुखतान की सेवा की थी, एक एक कर 
पदच्युत किये गये और इनकी पदप्रूति उन नीच-कुछोत्पन्न छोगों से की गई 
जो पद-बद्धि के लिए पूर्णतया काफूर की कृपा पर आश्रित थे। इसनीति से 
पुरानी पीढ़ी के छोग विक्षुब्ध हो उठे और अपनी सुरक्षा के छिए चिंतित होने 
छगें। काफूर को समाप्त करने का पड्यन्त्र रचा गया और अंगरक्षक-पदाति 
सैनिकों के नायक मलिक मुशीर की सहायता से अछाउद्दीव के दासो ने काफूर 


१. खिलजी वंझ के पतन तथा ठुगलको के उत्थान का विस्तृत वर्णन मेरी 


_पुस्तक कहना टवसे' में है। 
कं (२४६ 


खिलजी साम्राज्यवाद की प्रतिक्रिया २४७ 


का उसके सहयोगियों सहितवध कर दिया। काफूर के वध के उपरान्त 
कुतुवुद्दीन मुबारक बाहू को १३१६ ई० में सिहासनारूद कराया गया।, 
कुतुबुद्दीन मुबारकशाह---शासव के कुछ प्रारम्मिक वर्षों तक सुबारक 
शाह प्रशंसनीय तत्परता एवं मिपुणता से शासन करता रहा। उसने राज- 
नीतिक-वंदियों को मुक्त कर दिया, छीनी हुई भूमि लौटा दी और ब्यापार 
पर भारस्वरूप राज-केरों को बद कर दिया। इन परिवर्तनों के परिणाम का 
वर्णन करते हुए वर्नी ने लिखा है कि अब छोगों को ऐसे आदेश सुनने का भय 
म॑ रह गया कि “ऐसा करो, छेकिन वैसा मत करो; ऐसा कहो, परन्तु वैसा 
मत कहो; इसको छिपाओ, परन्तु उसको मत छिपाओ; यह खाओ, परन्तु बह 
मत खाओ; इस प्रकार बेचों, परन्तु उस प्रकार मत बेचो; इस प्रकार कार्य 
क्रो, परन्तु उस प्रकार कार्य मत करों।” जन-जीवन आनन्दपूर्ण बन गया; 
परन्तु पुराने नियमों एवं विधि-निषेधों में शिथिकता आ जाने से छीगों के 
मन में शासक का पहले जैसा भय मन रह गया। मुबारकशाह भी अपनी स्थिति 
को सुरक्षित समझकर भोग-विलासों में लिप्त हों गया और राज-कार्यो की... 
ओर घ्यान देने के लिए भी उसको आननन्‍्दोत्सवों से अवकाश न मिलता 
था। परन्तु उसके झासन-काल में कोई भयंकर विद्रोह अथवा उपद्रव न हुआ । 
केवल १३१८ ई० में देवमिरि के राजा हरपालदेव का विद्रोह उग्र रूप धारण 
कर गया था, परन्तु इसका शीघ्र दमत कर दिया गया और विद्रोह्दी राजा की 
जीवित अवस्था में ही खाल उधेड दी गई।' सुलतान के विश्वास-पान्न एवं 
प्रेम-पात्र खुसरो' ने, जो गुजरात की एक नीच जाति का व्यक्ति था, 
तेलंगाना पर अत्यधिक सफलतापूर्ण अभियान किया। खुसरो ने वारंयल से 
थोड़ी दूर पर डेरा डाला; तव वह एक ऊँचे टीले पर दुर्ग की स्थिति तथा 
इसके प्रतिरोधक स्थानों को देखने के छिए चढ़ गया। तत्कालीन लेखक 


२. अमीर खुसरो ने लिखा है कि राजा रामदेव के मंत्री रधु के अतिरिक्त 
देश के अन्य सभी राय सुरूतान के अधीन ही गये थे। पु 
यह पहाडियों में भाग गया ओर वहाँ इसने १०,००० हिंदुओं की सेना 
एकत्र की। परल्तु वह युद्ध में बुरी तरह घायल हुआ और हिंदू तितर-वितर 
होकर भाग उठे। अमीर खुसरी 'नूह सिपिहर' इलियट ३, पृ० ५५८-५९॥ 
३. खुसरों भुजरात का एक जातिन्वहिष्कृत व्यक्ति था। 2 
बर्नी ने उसको वरवार बच्चा” लिखा है। कुछ प्रतियों में इसका रूप 
“परवारी' है, जो गुजरात की एक नीच जाति है। बर्नी के 'तारीख-ए-फीरोज- 
शाही की खुदाबरुय-प्रति में 'वराओं” लिखा है, यह शब्द भंगियों के लिए प्रयुक्त 
होता है। अमीर खुसरो के 'तुगलक-तामा' में 'फरादू' लिखा है। यह स्पप्ट है 
कि वह घमममे-परिवर्तेन द्वारा मुसलमान वना था और छोदी जाति का आदमी था। 


र्ड्ट मध्ययुग का इतिहास 


अमीर सुसरो लिखता है कि हिंदू अश्वारोहियों को संख्या १०,००० थी 
ओऔर पदाति-सैनिकों की तो कोई गिवती ही न थी, जब कि मुसलमान सेना 
में केवल ३०० या इससे भी कम अश्वारोही थे, परन्तु इतनी अत्प संख्या 
में होते हुए भी मुसलमानों ने हिंदुओं को बुरी तरह परास्त किया और 
यथेच्छ लूटमार कर प्रचुर मात्रा में रत्न एवं स्वर्ण प्राप्त किया। उन्होंने दुर्ग 
के द्वार तक शत्रु का पीछा किया और हिन्दुओं की वाटिकाएँ एवं उद्यान 
भस्म कर दिये । दूसरे दिन प्रात:काऊ सुसरो की सेना ने दुर्ग की बाहरी दीवारों 
पर आक्रमण कर उनको तोड डाछा और अनेकामेक हिंदुओं का वध किया 
जिनमें तेलंगाना के राय का प्रधान सेनापति मंतिछ्त महत भी था। वाह्म 
प्राचीर पर अधिकार कर लछेने के उपरान्त मुसलमानों ने दुर्ग के आंतरिक 
भाग पर घेरा डाला। उत्कट उत्साहसम्पन्न आरिज ख्वाजा हाजी ने सैनिकों 
को यथास्थान नियुक्त कर दुर्ग के नीचे १५० गज लंबी सुरंग बनवाई। 
इन बडी बड़ी तैयारियों को देखकर राय को अधीनता स्वीकार कर छेने के 
अतिरिक्त सुरक्षा का अन्य कोई मार्ग न दिखाई दिया। खुसरो ने उससे 
स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह मृत्यु एवं अधीनता इन दोनो विकल्पों में से 
एक चुन छे, क्योकि यदि वह उसकी शर्तों को पूर्णतया स्वीकार न करेगा तो 
अवध्य ही प्राणों से हाथ धोयेगा। विपरीत भाग्य द्वारा इस हताश अवस्था 
में पड़े हुए राय ने आत्म-समर्पण कर दिया और अपने राज्य के ५ जिले 
खुसरो को सौंप दिये तथा वापिक भेंट के रूप में “एक सौ से भी अधिक 
बलिष्ठ एवं देत्याकार हाथी, १२,००० घोड़े और संख्यातीत मात्रा में स्वर्ण, 
आभूषण तथा रत्न” देने का चचन दिया। 
गुजरात और दक्षिण पर अधिकार कर लेने तथा पड्यन्त्रों के भय से 
मुक्त हो जाने पर मुबारक विलासिता में आकण्ठ डूब गया। सफलता 
ने उसको चिड़चिड़ा, घमण्डी, दूसरों का तिरस्कार करनेवाला तथा अत्या- 
चारी बना दिया और वह क्षुद्रतम अपराधों के लिए भी घोर दण्ड देने छगा। 
राज-कार्यों में उसको परामर्श देने का किसी को साहस ने होता था और 
सब कार्य उसकी स्वेच्छानुसार किये जाने छगे। उसकी राजसभा कुत्सित 
विलछास-क्रीड़ओ को रंगभूमि वन गई। उसने शिष्टाचार एवं शालीनता को 
तिलांजलि दे दी और अत्यन्त गहित दुराचारों में लिप्त हो गया। मनुष्य को 
चारित्रिक-पतन की चरम सीमा पर पहुँचा देनेवाले घृणित आचरण उसके दैनिक 
जीवन में प्रमुख स्थान पाने लगे। बहुघा'वह स्त्रियों की सी वेश-भूषा धारण 
कर तथा शरीर को चमक-दमकवाले गहनों से सजाकर वेश्याओं के साथ 


४. अमीर खुसरो--नूह सिपिह इलियट हे, पृ० ५६० 


खिलजी साम्राज्यवाद की प्रतिक्रिया श्ड९्‌ 


नगर में निकल पड़ता और सरदारों के घरों में नाचता फिरता। घरेलू 
जीवन में वह नैतिकता का उपहास करता था तथा बड़े भोलेपन से अपने 
अक्षम्य दुश्चारित्य का घमण्ड दिखाता था। वास्तव में वह उस पराप-भावना 
का प्रतीक वन गया था जिसका उसके समकालीन पदाधिकारियों एवं सामत्तों 
ने विरोध किया था किन्तु उनके विरोध का कोई परिणाम नहीं निकला था। 
नत॑कियों की माँग बढ़ चछी और “किसी लड़के अथवा सुन्दर जनखें अथवा 
सुन्दर लड़की का मूल्य ५०० से १००० और २००० टंकों तक चढ़ गया।! 
'राजसभा के सरदारों के सम्मुख वेश्याओ के वीच मदिरोन्मत्त होकर पड़े रहना 
इस दुश्चरित्र सुलतान के' मनोविनोद का साधारण ढंग था। इन वेश्याओं को 
राजसभा के प्रतिष्ठित सरदारों के प्रति अश्ठीछू भाषा का श्रयोग करने का 
अवसर देकर इस मूर्ख सुलतान मे शिप्टाचार को सर्वथा भुला दिया था। 
इस दुश्चारित्य का परिणाम यह हुआ कि साम्राज्य में सर्वत्र राजाज्ञा की अब- 
हेलना होने लगी। सुछतान के परम विश्वास-पात्र खुसरो ने राजसभा में बहुत 
प्रभाव जमा लिया था। अपनी मित्र-मण्डली के साथ वह सदेव सुल्तान को 
मौत के मुँह में पहुँचाने की मत्रणा करता रहता था। पदाधिकारियों की ईर्पा 
से बचने के लिए उसने तरह-तरह के बहाने बनाकर सुलतान के चोरों ओर 
अपने सजातीय छोगों को नियुक्त करवा दिया था। सुलतान को खुसरो के 
कुचक से सावधान किया गया, परन्तु उसने अपने वृद्ध शिक्षक काजी जियाउद्दीत' 
के उपदेशों तथा ताड़नाओं पर कुछ भी ध्यान न दिया। पू॑निश्चित रात्रि में 
पदूयन्‍्त्री महू में घुस गये, सुलतान अपने भवन में था। प्राणों पर संकट आया 
जानकर सुलतान स्त्रियों के भवन की ओर भागा, परन्तु पकड़ लिया गया। 
उससे पुनः भाग निकलने का व्यर्थ प्रथत्त किया। एक आततामी ने अपना 
छूरा उसकी छाती में घुसेड़ दिया और तव उसका सिर काठ डाला! मध्य- 
रात्रि में ही दरबार लगाया गया और छलछघयों से कुछ सरदारों को महल 
में बुला लिया गया जिससे उनको भी इस नृश्ंस अपराध में “सहयोगी बना 
लिया जाये ।” फीरोज खिलजी का मकान भूमिसात्‌ कर दिया गया और 
अमीरों एवं सरदारों से बछात्‌ स्वीकृति छेकर, खुसरो 'नासिरद्दीव” की उपाधि 
धारण कर १३२० ई० में सिंहासन पर आसीन हो गया। 
खुसरो का झासन--खुसरो के शासन को मुसछमान इतिहासकादों ने 
दिल दहलानेवाठे आतंक का शासन कहा है। शाही 'हरम'ं और अमीरों 





५. काजी जियाउद्दीव बकील-ए-दर' (राजमहल के द्वार की हुंजियों का 
अधिकारी ) के पद पर था। यह पद बहुत महत्त्वपूर्ण पा और अत्यन्त विश्वसनीय 
व्यकित को ही दिया जाता था। 


२५० मध्ययुग का इतिहास 


तथा सरदारों की स्त्रियों को उसके सजातीयों एवं अनुयाग्रियों में परस्पर 
बाँद लिया। शाही कोप पर भी खूब हाथ साफ किया गया और जनता 
की स्वीकृति के हेतु छोगों को मूल्यवान्‌ भेटें दी गईं। खुसरो हिंदू-प्रभुत्त की 
स्थापना करना चाहता था, इस उद्देश्य की पूर्ति के छिए उसमे अपने सजा- 
तीयो को उच्च पद प्रदान किये। इस्लाम के प्रति घृणापूर्ण व्यवह्मर किया 
गया; मस्जिदों में मूर्तियों को स्थापना की गईं और कुरान को इन मूर्तियों 
का आसन बनाया गया; इससे दीनपरस्तों की व्याकुलता की सीमा न रही। 
बर्नी का यह वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण जान पडता है। राजसभा के सरदार 
पारस्परिक मतभेदों एवं मनमुठावों के कारण इस चिंताजनक स्थिति को 
समाप्त करने में सर्वधा असमर्थ थे। दिल्लो-साम्राज्य का प्रभाव-सूर्य अस्ता- 
चलगमी हो गया था और यदि इस समय कोई हिंदु शासक अपने साथी 
राजाओ का सघ बनाकर दिल्‍ली पर चढ आता तो इस पर अधिकार करने 
में उसको कोई कठिनाई न होती और मुसलमानों की शक्ति सरलता से 
समाप्तप्राय हो गई होती। परन्तु राजपूत राज्य अपनी ही समस्याओं में उलसझे 
हुए थे और दिल्ली में होनेवाले राजनीतिक उतारचढ़ावों की ओर से वह 
बिलकुल उदासीन रहने छगे थे। 
खुसरो का पतन--सवकी घृणा एवं तिरस्कार के पात्र अनुगामियों की 
सहायता से स्थायी हिंदू राज्य की स्थापना कर लेना खुसरों के लिए असंभव 
था। साथ ही उसके द्वारा राज्याधिकार के अपहरण से अछाई सरदार क्रोध 
से भर गये थे। इन्ही असतुप्ट सरदारों में फल्ररुद्दीन जूना भी था, गिसको 
अपनी ओर खींच लेने के विचार से खुसरो ने अश्व-बलाध्यक्ष के पद पर 
नियुक्त कर दिया था। परन्तु यह सरदार मन ही मन अछाउद्दीन के परिवार 
के प्रति इन विधमियो' के दुव्यंबहार पर जलता रहा और खुसरो को अधि- 
कार-च्युत करने के उपाय ढूँढता रहा। उसने दिल्ली की सारी घटनाओं का 
विवरण दीपालपुर में मेनाव्यक्ष, अपने पिता गाजी मलिक के पास भेज दिया। 
खुसरो के अत्याचारों एवं दुराचारों का हाल सुनकर यह सम्भ्रांत योदा फ्रोध 
से दांत पीसने छगा। उसने इस्लाम के शत्रुओं से प्रतिशोध छेने की शपथ 
छी और पर्याप्त सेना लेकर दिल्ली की ओर प्रयाण कर दिया। साम्राज्य 
के सब सरदार गोजी मलिक के साथ हो गये; केवल मुल्तान का राज्यपाल 
ही तटस्थ रहा क्योकि वह गाजी मलिक का अनुग्रामी न बनना चाहता था। 
गाजी मलिक के सर्सन्य आगमन का समाचार पाकर सुसरो भव-विद्वल 
हो उठा और अपनी सेनाओं को व्यवसत्यित करने रूगा। आल्स्य एवं 
विछासिता के कारण दिल्ली को सेना का ऐसा नैतिक पतन हो चुका था कि 


खिलजी साम्राज्यवाद की पतिक्रिया २५१ 


गाजी मलिक के बलिध्ठ सैनिकों के सम्मुख वह किसी गिनती में ने थे। 
सैन्यन्संचाऊम की अनुभव-हीनता तथा अनुशासन के अभाव के कारण खुसरो 
के पक्ष की पराजय प्रारम्भ से ही सुनिश्चित थी। सामना होने पर दोनों विपक्षी 
सेताएँ एक दूसरे को पराभूत करने के लिए कूठटनीतिक चालें चलने छूगी। 
परन्तु खुसरो के निर्वीयें सैनिक बुरी तरह रोदे गये और तितर-बितर होकर 
भाग उठे। परवारियों के भाग्य का निश्चय हो चुका था और बह इतने भग- 
संत्रस्त हो गये कि “उनके शरीरो में नाम मात्र को भी जान बाकी न रही ।” 


छूट में पर्याप्त सामग्री प्राप्त कर विजयी सेनानायक' निर्णयात्मक आघात 
करने के छिए दिल्‍ली की ओर बढ़ा। निराशा से अभिभूत खुसरों सहायता 
के लिए धारी ओर ताकने लूगा। “भाग्य से ठुकराये हुए अथवा जुए में 
हारे हुए” की तरह, उसने अपना समस्त'कोप सैनिकों में वाट दिया, जिससे झाही 
सेना में उसके प्रति द्रोह उत्पन्न न होने पावे। परन्तु इस उदारता से कोई 
लाभ न हुआ; सैनिक समझ चुके थे कि गाजी मलिक का पक्ष न्याय-सम्मत 
एवं नैतिकतापूर्ण है; अतः उन्होंने खुसरो के स्वर्ण को तो ग्रहण कर छियां, 
परन्तु उसके झंडे के नीचे रहकर युद्ध करने का निश्चय बिलकुल छोड़ दिया। 
सिहासन का अपहरण करनेवाले खुसरों मे अपनी रक्षा के निमित्त एक 
बार फिर प्राणो की बाजी छग्राकर प्रयत्त किया और सफलता से निराश 
दिल्‍ली की सेना ने घोर संग्राम किया। खुसरों रणभूमि से भाग चला; परन्तु 
पकड़ा गया और मार डांछा गया। उसके समर्थकों को ढूँढ़ निकाला गया; 
इन पर देशद्रोह का अपराध छगाया गया और इनकी ऐंसी दुरवस्था की गई 
जो उनके कृत्यों के सर्वेधा अनुरूप थी। एकत्र सरदारों ने गाजी मलिक, की 
अम्यर्थना की और उसको राज-श्रासाद की कुंजियाँ सौंप दीं। इस वृद्ध नायक 
ने शासक का पद ग्रहण करने में संकोच प्रकट किया और पूछा कि वया अला- 
“उद्दीन के परिवार का कोई व्यक्ति जीवित है? सरदारोंनि बतलाया कि ऐसा 
कोई व्यक्ति बचा नहीं है और शासनाधिकार के |अनिश्चितता में पड़े रहने 
के कारण साम्राज्य में अव्यवस्था एवं उपद्रव फिलते जा रहे है। उन्होने 














६. बही थाद में गयासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा । 

७. इब्नवतूता ने इसकी मृत्यु का वर्णन भिन्न प्रकार से किया है, जो 
जन-श्रुति के आधार पर किया गया जान पड़ता हैं। उसने लिखा है कि 
खुसरों मतिक थादी के बाय में छिपा रहा, परन्धु भूख से व्याकुल होकर जब 
वह बाहर निकला, तो पकड़ा गया और गाजी मलिक के सामने छाया यया, 
जिसने उसका सिर काठ देने का आदेश दे दिया। 

इब्नवतृता--पेरिस संस्क० हे, पृ० २०७॥ 


र्पर मध्ययुग का इतिहास 


एक स्वर से उससे राज-चिह्न धारण करने का आग्रह किया और उसको सिंहा- 
सन पर प्रतिष्ठित कर दिया। कृट्ढर-पथी मुसलमान इतिहासकार वर्नी ने 
बड़े हर्प के साथ लिखाईहै कि “इस्छाम का कायाकल्प हो गया भौर इसमें 
नये जीवन का संचार हुआ। विधर्म की (पुकार रसातल में चली गई। मनुष्यों 
के मस्तिष्क संतुष्ट हो गये और हृदय तृप्त। अल्लाह का शुक्र है।” एक 
साधारण व्यक्ति को शासक के पद के लिए चुनने की इस घटना में इस्लाम 
की जन-तांत्रिक भावनाओं को असंदिग्ध रूप में 4अभिव्यक्ति प्राप्त हुई और 
योग्यतम के उद्धतंन के सिद्धान्त की, जो तेरहवीं तथा चौदह॒वीं शताब्दी के भारत 
में मुसलमान-राज्य का नियामक एवं संचाछक रहा, पुतरः प्रतिष्ठा हुई! 
गयासुद्दीत तुगलक--१३२०-२५ ई०--सैनिक-पड़ावों का अध्यक्ष गाजी 
मलिक गयासुद्दीन तुगछक के नाम से सिंहासनारूढ़ हुआ। उसका जन्म एक 
साधारण परिवार में हुआ था। उसका पिता करौना तुर्क था. और उसकी 





<. बर्नी तारीख-ए-फीरोजशाही” विब्छि० इण्डि० पू० ४२३॥। 

९. इब्नवतृता ने छिखा है कि उसने शेख रुक्‍नुद्दीन से सुना था कि सुल- 
तान तुगलक करौना-तुकें-बेंश का था, जो सिंघ ओर तुकिस्तान के मध्यवर्ती 
पवेतीय-प्रदेश में रहते थे। जीवन के प्रारम्भिक दिनों में वह बहुत निर्धन 
था और उसको विवश होकर एक सौदागर के यहाँ नौकरी, करनी पड़ी थी। 
बाद में उसने सेना में श्रवेश किया और केवल अपने गुणों के वछ पर उच्च पद 
प्राप्त कर लिया । 

इब्नबतुत-पेरिस संस्क० ३, पृ० २०१: छी---इब्नवतृता ,का अनुवाद' 

करौना-वंश के विपय में मार्को पोछो ने छिखा है कि “पृ० १२५ यह नाम 
इनको इसलिए दिया जाता है क्योंकि वह भारतीय माताओं से तातार 
पिताओं की संतान हैं।” 

कॉरडिअर '्रेवल्स आव मार्कोपोलो' १, पृ० ९८।॥ 

भार्कों पोछ्लो का वर्णन ख्रमपूर्ण है। निश्चय ही उसने इनको मध्य-एशिया 
की बुछ लुटेरी जातियों के साथ खमवश मिला दिया। या" फारस के मंगोलों के 
इतिहासों में करौना छोगों के तुमान' (दस सहस्न हों का दल) का बहुधा 
झल्लेख हुआ है। 'तारीख-ए-रशीदी' के लेखक मिरजा हैदर का कथन है 
कि मध्य-एंशियां के मंगोल--मंगोल तथा चगताई--इन दो वर्गों में < विमकत 
थें। वह दोनों वर्गों परस्पर ईर्पा करते थे और एक दुसरे के श्रति घृणा व्यकत 
करने के छिए अलग-अलग नामों का व्यवहार करते थे। चतगाई लोग मंगोलों 
को जाटव' कहते थे और मंग्रोछ चगताइयों को 'करावना' कहते थे। 

लियास एण्ड रास--यू० १४८॥ 

मरा हैदर को तारल-ए-रमीदी” के धसिद्ध अनुवादक नाथ एलियात 
महोदय ने करौना छोगों की उत्पत्ति के विषय में बहुत पुछताछ की। जात 
हुआ कि करौना छोग मध्य-एशिया के मंगोलों में गा और फारस पर 
मंगोलीं के प्रारम्मिक अभियानों में इन्होंने बड्डुत माय लिया था। 


खिलजी साम्राज्यवाद की प्रतिक्रिया र५३ 


माता पंजाब की जाटनी थी। अपने व्यक्तिकत गुणों के प्रभाव से उसने उच्च 
पद प्राप्त कर लिया था और अलाउद्दीन के शासन-काल में मंगोलों के विरुद्ध 
युद्धों में प्रमुख भाग लेकर अनेकों बार उन्हें भारत की सीमा से बाहर 
खदेड़ा थां। जिस समय उसने शासन-भार संभाला, दिल्‍्ली-साम्राज्य अव्यवस्थित 
दशा में पडा था और अत्यधिक नीति-यदुता, वुद्धिमत्ता एवं दृढ़ता द्वारा ही 
गयास शासन-तंत्र को व्यवस्थित करने तथा शासक-पद की नैतिक अ्रतिप्ठा 
को पुनः स्थापित करने में सफल हो सका। अल्ाउद्दीन के संबंधियों के प्रति 
उसके उदारतापूर्ण व्यवहार में उसके हृदय की विशालता का परिचय मिलता 
है। उसने इन लोगों का यथोचित सम्मान किया और इनको राज्य में उच्च 
पदों पर नियुक्त किया। उसके शासन में किसी के न्यायपूर्ण अधिकार की 
उपेक्षा न की गई और न किसी की पूर्व सेवाओं को भुछाया गया। पद एवं 
जन्म से प्राप्त होनेवाले अधिकारों का आदर किया गया और अनेक उजड़े 
परिवारों को उनकी पूर्व॑-प्रतिष्ठा प्रदान की गई। 


बारंगल पर अभियान--शासन-तन्त्र को व्यवस्थित कर लेने के थोडे 
समय बाद गयासुद्दीन ने तेलंगाना के काकंतीय राजाओं की राजधानी वारं- 


इलियास एण्ड रास---ए हिस्द्री आब दि मोगल्स आव सेंट्रल एशिया” 
(वारीख-ए-रशीदी” का अनुवाद), परिद्धिष्ट-बी० पृ० ७६-७७। 

इब्नबतूता का कथन ठोक है। करोना लोग तुर्क थे। 

भारत के मुसलमान इतिहासकारो ने करोना लोगों(के| विषम में कुछ नही 
लिखा है। शम्स-ए-सिराज अफीफ ने अपने ग्रंथ 'तारीख-ए-फीरोजशाही' 
में लिखा है कि उसने अपने दूसरे ग्रंथ 'मनाकिव-ए-सुल्तान तुगलक में तुगलक' 
तथा उसके भाइयों का पूरा विवरण दिया है। परन्तु£जहाँ तक मुझे ज्ञात है 
इस ग्रंथ की कोई प्रति उपरूब्ध नही है। 

यह कछकत्ता संस्करण (उर्दू में) में अफीफ के झब्द है (पृ० ३६) 

मुझे लगता है कि एडवर्ड टामस ने (दि क्रानिकल्स, पृ० १८६) कराउनियाह 
के रूप में इस शब्द को अशुद्ध छिखा है। इब्नबतूता के पेरिस में प्रकाशित 
अरबी पाठ में मुझे यह रूप नही मिला, उसमें इस शब्द का रूप 'कराउना' है। 

फिरिश्ता ने लिखा है कि जब वह (छाहौर गया और उसने सुरुतान 
तुगलक के माता-पिता के विपय में पूछताछ की तो जानकार छोगो ने उसको 
बताया कि सुलतान का पिता तुक्के था और माता पंजाब की जादनी। 'खुला- 
सत-उत्‌-तवारीख” के विवरण से भी फिरिश्ता के कथन का समर्थन होता है। 

फिरिश्ता का कथन मान्य हैं क्योंकि हिन्दुओं के साथ ऐसे वैधाहिक संवंध 
सर्वथा अज्ञात न थे। तुगलक के भाई तथा फीरोजशाह के पिता रजब मे 
भट्टी राजपूत कन्या से विवाह किया था। 

फिरिइता-छक्षतऊ संस्कृ०--पूं० १३०१ 





२५४ मध्ययुय्ग का इतिहास 


गछू पर आक्रमण करने का आदेश्व दिया। मुवारक के शक्तिहीन शासन-काछ 
में द्वितीय प्रताप रुद्रदेव ने अपनी शक्ति बढ़ा छी थी और दिल्‍ली को कर 
भेजना बंद कर दिया था | इसको दण्डित करने के लिए युवराज को एक विद्याल 
सेना के साथ भेजा गया। उसने वारंगर के दुर्ग पर घेरा डाल दिया। 
हिंदुओं ने कड़ा प्रतिरोध किया । विपक्षी सेनाओ में घमासान युद्ध हुआ और 
दोनों पक्षों के बहुत अधिक योद्धा खेत रहें। विजय के प्रति निराश होकर 
प्रताप रुद्रदेव ने संधि की प्रार्यना की परन्तु युवराज ने बड़े घमण्ड के 
साथ संधि को शर्तें दुकरा दों। इसी समय सुलतान की दिल्‍्छी में मृत्यु का असत्य 
समाचार फैल गया और कुचक्रियों ने सैनिकों को यूवराज का साथ छोड़ 
देने के लिए भड़काना प्रारम्भ कर दिया।”* 


मलिक तमर, मलिक तगीत, मलिक माछ अफगान और शाही मोहर रखने- 
वाले मलिक काफूर ने, यह सूचना दिये जाने पर कि युवराज उनका वध 
करना चाहता है, शाही सेना का साथ छोड़ दिया । अनेक सरदारों के साथ छोड़ 
देने से शाही सेना की शक्ति बहुत क्षीण हो गई और उसको दुर्ग का घेरा उठा छेना 
पड़ा। परन्तु यह विफलता सुलतान के हृदय में चुभती रही और १३२३ ई० 
में उसमे पुनः युवराज को नई सेना के साथ वारंगल पर अधिकार करने के 
लिए भेजा । हिंदुओं ने प्राणों का मोह त्याग कर बड़े साहस के साथ भीषण 
युद्ध किया परन्तु विजय-लक्ष्मी को विपक्ष की ओर जाते देखकर काकृतीय 
मरेश ने अपने परिवार, अनुचरो तथा प्रधान पदाधिकारियों सहित आत्म- 
समर्पण कर दिया । राजा को, मलिक वेदर तथा झुवाजा हाजी के साथ दिल्ली 
भेज दिया गया और वारंगल का नाम बदलकर सुलतानपुर रखा गया तथा 
सारे प्रदेश को पूर्णतः अधीन किया गया। काकतीव-वंश का गौरव एवं प्रभाव 
तथा दक्षिण भारत में उसकी प्रमुखता का अंत हो ग्या। 


गयासुद्दीन का झासत-प्रबंध--गयासुद्दीन का शासन न्याय एवं सहिष्णुता 


5 3 प आ-नन न 

१०. इस असत्य समाचार को फैलानेवाल्य प्रधान व्यक्ति कवि उबेद 
थार, जिसको बदाऊँनी ने उर्वेद 34007 लिखा है; जाकानी तत्कालीन फारसी 
कवि था, राजकुमार ने कुछ उ' को कैद कर लिया था। मलिक माल 
अफगान तया उर्वद को दिल्‍ली भेज दिया गया, जहाँ वर्नी के मतानुसार, उनको 
शूली पर चढ़ाया गया और फिरिश्ता के अनुसार जीवित दफ़ना दिया गया। 


इलियट हे, पृ० रेरेरे। 
'बवकात-ए-अकबरी---विब्लि० इण्डि० पृ० १९५-९६। 


किरिइता-छखनऊ संस्क० पृ० १११॥ 


खिलजी साम्राज्यवाद को प्रतिक्रिया रपप 


पर आधारित था, यथपि हिंदुओं को अब भी घृणित एवं निम्न श्रेणी का 
समझा जाता था। राजकरो के संबंध में राजाज्ञा थी कि “हिंदुओं के पास केवल 
इत्तना (धन) छोड़ा जाये, कि न तो वह एक और अपने धन के कारण उद्दण्ड 
बन पावें और न दूसरी ओर, निराश्य-हताश होकर अपनी भूमि एवं व्यवसाय 
को ही छोड़ दे ।/ उसने भूमि-प्रबंध की नये ढंग से व्यवस्था की और माल 
के अधिकारियों को वेतन के रूप में भूमि देने की प्रथा को त्यागकर कर का 
कुछ भाग देने की प्रथा प्रारम्भ की। उसको यह दूसरी प्रणाली अधिक 
संतोपजनक प्रतीत हुई क्योकि वेतन के रूप में भूमि देने की प्रणाली से 
चौदहवी शताब्दी में बहुत परेशानियाँ और भ्रष्टाचार उत्पन्न हुए थे। 
अध्यक्षो एवं प्रदातों को करो द्वारा एकन्र धन-राशि का यथीचित भाग वेतन के 
रूप में स्वीकार किया गया और किसानों से करो के अतिरिक्त या उससे अधिक 
धन लेने का निपेघ किया गया। श्रान्तीय झासको को आदर्पूर्ण व्यवहार 
रखने तथा सच्चाई से कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया। कृपि-प्रणादी 
के दोषों का अंत किया गया और “किसानो” तथा 'क्र-वृद्धि को बढ़ावा देने 
वालो' की अनैत्तिक प्रवृत्तियों का दमव किया गया। सुलतान ने दीवान-ए- 
विजारत' को आदेश दिया कि भूमि-कर दौठ अथवा जद भाग से अधिक न 
बढ़ने पावे और कर में बढ़ोत्तरी भी प्रति वर्ष ऋरमपूर्वक की जाये, यदि 
अमीर एवं मलिक १० या ११ हपयों में से अठन्नी अथवा शथेया १५ में 
से एक रुपया 'हक इख्त्यारी' के रूप में वसूछ कर छेते तो इसके लिए उनसे 
छेड़छाड़ न की जाती तथा उनके कमंचारियों को बेतन के अतिरिक्त आधा 
या एक प्रतिशत अपने लिए वसूल कर लेने की आज्ञा थी।' 


हिसाव-किताव की जाँच की जाती थी ओर प्रान्तीय पदाधिकारियों को 
करों की बाय का ब्योरा राजधानी में माल-विभाग में भेजना पड़ता था। 
राज्यपाल एक निश्चित धन-राश्नि देते थे जो गुप्तचरों तथा “अनेक प्रकार के 
चुगलखोरों और घातकों” की सूचनाओं पर अविचारपूर्वक बढ़ाई न जाती थी। 





« ११. जिया बर्नी--कछकत्ता संस्क० पूृ० ४३०; इलियट ३, पूृ० २३०-३१। 
१२. मूल पुस्तक में मेरे द्वारा प्रदर्शित पिछली राय कि 'राज्य ब्रठ या दूष 
लिया जाता था, समर्थित नहीं है। मोरलँँण्ड महोदय ने ठीक ही कहा है (कृषि 
व्यवस्था पृ० ४४) कि पुस्तक का यह भाग कर वृद्धि से सम्बन्धित है न कि 
कर निर्धारण[से। अपनी पुस्तक दी आग्रेरियन सिस्टम इन सोसिलम इण्डिया 
में मोरलेण्ड महोदय ने गयासुद्दीत के कार्यों का पांडित्यपूर्ण एवं दोपदर्शी वर्णन 
“किया है जिसका पढ़ता छाभदायकरेहै। वर्नों का कलकत्ता संस्करण, 
पु० ४२९-३६१ भी पढ़ना लामदायक है। 


र्पद मध्ययुग का इतिहास 


खुसरो द्वारा अपने समर्थकों को दी हुई जागीरें छीन छी गईं और राज्य की 
अर्थ-व्यवस्था को सुचारु रूप दिया गया। न्याय एवं पुलिस-विभाग सुव्यव- 
स्थित किये गये और सुरूतान के न्याय का ऐसा भय फैछ गया कि साम्राज्य 
के सुदूर भागों मे भी सुरक्षा निश्चित हो गई) स्वय अनेक युद्धों का विजेता 
होने के कारण, गयास को सैन्य-संघटन का खूब अनुभव था। अतः सेना को 
सुब्यवस्थित एवं सुशिक्षित बनाने में उसने वहुत परिश्रम किया। सैनिकों को 
पर्याप्त वेतन मिलने लगा और उनके साथ दयापूर्ण व्यवहार किया जाने रूमा। 
सेना में अनुशासन कठोर हो गया और अस्त्र-इस्त्र प्रचुर मात्रा में उपलब्ध 
किये गये । अछाउद्दीन द्वारा प्रवरतित सैनिक दलों की विवरण-ताछिका रखने 
तथा घोड़ों को दागने की प्रथा को पुनः अपनाया गया और कार्यक्षमता छाने 
के विचार से घोडों के मूल्य, निरीक्षण के परिणाम तथा उनके अधिकारियों 
के नामो का लेखा रखा जाने रूगा। 


गयास की मृत्यु--गयास के शासन के अंतिम दिनों में १३२४ ई० में 
लखनौती के राजकुमार शिहाबुद्दीन तथा नासिरुद्दीन, जिनको उनके भाई बहादुर 
ने, जिसको इब्नवतूता ने वहादुर बूरा लिखा है, राज्य से निकाल दिया था। 
बे दिल्ली आये और तुगलक शाह से हस्तक्षेप करने की प्रार्थना की । राज- 
धानी का राज-काज उलुग खाँ को सौपकर सुरूतान स्वयं लखनौती गया। 
बहादुर परास्त हुआ और गले में फंदा डाककर दिल्ली छाया गया। नासि- 
रुह्दीन से अपने प्रमुख सरदारों एवं जमींदारों सहित दिल्‍ली का आधिपत्य 
स्वीकार किया और राजभंक्ति की शपथ ली। उसको पुनः अधिकाराहढ़ 
किया गया। इसी अभियान के समय मिथिला के करनाट-वंशी नरेश हरि- 
सिंह देव ने मुसलमान-सेना से मुठमेड ली। मिथिला-नरेश पराजित हुआ 
और उसकी राजधानी पर मुसलमानों ने अधिकार कर लिया। आस-पास के 
भ्रदेश को भी पूर्णतः पराभूत किया गया। हरिसिंह देव नैपाल-राज्य में भाग 
गया ।” जब सुलतान १३२५ ई० में दिल्ली छोटा तो एक प्रवेश-द्वार के 





१३. फिरिश्ता--लछखनऊ संस्क० पृ० १४२। 
राइट--हिस्ट्री आव नैपाल' पूृ० १७४-७५। 

ज्रनल आव एशि० सोसा० आव वेंगाल--भा० १, १९०३, पृ० १-३२। 
ुण्डि० एण्टिण/ १८८०, पूृ० १८९॥ 

'जरनल एशियाटिकों १८१६; ६५ पृ० ५५२। 

ब्रिग्स, ३, पृ० ४०७; फिरिश्ता, लखनऊ संस्क० पृ० १३२ ।॥ 


खिलजी साम्राज्यवाद की श्रतिक्रिया २५७ 


नीचे दवकर उसकी मृत्यु हो गई; ' इस द्वार को उसके पुन्न राजकुमार जुना 
ने राजधानी से ६ मील दूर अफयानपुर में बनवाया था। राजकुमार पर 
सुलतान की भृत््यु का यह कुचक्र रचने का संदेह किया गया, क्योकि बड़ी 
शीघ्रता के साथ एक ऐसे भवन का निर्माण करवाना अन्य किसी भी दृष्टि 
से आवश्यक मे जान पड़ता था। सत्य जो कुछ भी हो, इस घारणा को 
पुष्ठ करनेवाले सबक प्रमाण विद्यमान हैं कि सुछतान की मृत्यु भाकस्मिक 
दुर्घटना का परिणाम न होकर पूर्वनियोजित पड्यस्त्र का परिणाम थी, जिसमें 
युवराज का भी हाथ था ! 





१४. बर्नी ने घटना का पूरा विवरण नहीं दिया है। उसने साधारणतया 
लिख दिया है कि “सुलतान के ऊपर आकाश से दुर्भाग्य का वज्य-पात हुआ 
और वह पाँच-8: अन्य व्यवितयो सहित 'खण्डहर! के नीचे दब गया।” 

तारीख-ए-फी रोजशाही---विव्ल० इण्डि० पू० ४५२॥ 


इलियट ने इस उद्धरण का अनुवाद किया है। उसके अनुवाद से प्रतीत 
होता है कि आकाश से छत पर विजली गिरी और वह भवन गिर पड़ा। परन्तु 
यह वर्नी के मूछ कथन के अनुरूप नही है। इलियढ ३, पृ० २३५। 
इब्नवतूता, जी १३३३ ६० में भारत में आया, असंदिग्ध शब्दों में 
लिखता है कि राजकुमार मुहम्मद, सुूतान की मृत्यु का कारण बना। वहू 
लिखता है कि उसने शेख रुपनुद्दीन मुछतानी से, जो घटनास्थरू पर सुल्तान 
के साथ थे, यह सुना था कि यह भवन बनाया ही इस प्रकार से गया था कि 
निश्चित समय पर ढह जाव। सुलतान अपने प्रिय पुत्र महमूद खाँ सहित खण्ड- 
हर के नीचे दव गया और जब उनके झरोर को बाहर निकालने के छिए 
मजदूरों को बुछाया गया तो राजकुमार मुहम्मद ने जान-बूक्षकर उनके आने में 
देरी करवाई। सुठतान का शरीर अपने पुत्र के ऊपर झुका हुआ पाया गया, 
जैसे कि वह उसको रक्षा के लिए उसके ऊपर झुक गया हो | इब्नवतूता के 
कथन से ज्ञात हीता है कि यह भवन प्रधान राजकीय भवन-निर्माता अहमद 
अयाज ने बनाया था, जिसको युवराज मुहम्मद ने, संभवतः कृतज्ञता प्रकाशन 
के रूप में, प्रधानामात्य का पद दिया। इब्नबतूता का कंथन परिस्थित्ति 
द्वारा भी समथित होता है। इसके अतिरिक्त बतूता ने किसी के आधार पर 
मे लिखकर, स्व॒तन्त्र रूप से लिखा है। 
इब्नवतुता--पेरिस संस्क० ३, पृ० २१२-१३। 
निजामुद्दीन अहमद का कहना है कि इस भवन का इतनी क्षीघ्रतता से 
बनाया जाना, यह सदेह उत्पन्न करता है कि उलुय खाँ ने अपने पिता की 
मूल का प्रयत्त किया। इस लेखक ने बर्नी पर जान-बूझ्षकर सत्य छिपाने का 
दीप छगाया है क्योकि फीरोजशाह वर्ती का आश्रयदाता था। इसका 
विचार है कि सुछृतान की मृत्यु दोख निजामुद्दीन जौढिया तथा युवराज 
के पड़्यन्त्र का परिणाम थी। तत्कालीन लेखक इसामी ने भी इसका समर्थन 
किया है । 
/ का० १७ 


५८ मध्ययुग का इतिहास 


गयासुद्दीन का चरित्र--ययास कोमछ एवं उदार प्रकृति का शासक या। 
'वह्‌ वहुत सरलता-प्रिय था और अपने भूतपूर्व सहकारियों के साथ वैता ही 
सरल व्यवहार किया करता था, जो उसके जीवन के प्रारम्भिक दिनों की 
विशेषता थी। वह धामिक प्रकृति का तथा झांति-प्रिय मुसलमान था और पघर्म- 
विहित विधियों के पालन में कठोर था; परन्तु विधियों के प्रति उसने कभी 
नृशंस व्यवहार नहीं किया। हिंदुओं के प्रति यदि उसने कठोरता दिखाई 
भी तो यह कठोरता धर्मान्धता का परिणाम न होकर राजनीतिक आवश्यकता 
का फल थी। उप्तका घरेलू जीवन निष्कलुप था और संयम उसके जीवन का 
सिद्धान्त था। जीवन-पर्यंत वह प्रजा के हित में तत्पर रहा और शासन- 
तनन्‍्त्र का कोई ऐसा विभाग न था जो उसकी कल्याणकारी प्रवृत्तियों से 
लाभान्वित न हुआ हो। विछासी मुबारक तया 'कलुपित' खुसरो के समय से 
अस्त-व्यस्त शासन-तन्त्र को सुव्यवस्यित बना देना कोई कम सफलता न थी। 
अमीर खुसरो का निम्न उद्धरण सुरूतान गयासुद्दीन के योग्य शासन-प्रबंध 
का सुन्दर परिचायक है :-- 

“उसने कभी कोई ऐसा कार्य न किया जो प्रगल्भता एवं बुद्धिमत्तापूर्ण 
न रहा हो। उसके विषय में कहा जा सकता है कि वह राजमुकुट के नीचे 
शतशः आवचार्यों के शिरोवस्त्र धारण किये रहता था।”' 





तबकात--विब्लि० इण्डि० पृ० २१४-१५॥ 

फिरिश्ता ने युवराज को सर्वेथा निर्दोष सिद्ध करने का प्रयत्न किया है 
और लिखा है कि यह आरोप सर्वथा असंभव है। परन्तु आगे उसने लिखा है--- 

हाजी मुहम्मद कत्यारी का कहना है कि इस पर बिजली दृट पड़ी और 
ऐसा होना सर्वथा असंभव नहीं जान पड़ता। स्पष्ट है कि फिरिश्ता ' किसी 
निश्चय पर नहीं पहुँच पाया है और उसने अपने विवेचना-हीन वर्णन को 
इन छाब्दों में समाप्त किया है---/भगवान ही जानता है कि सत्य क्‍या है। 
ब्रिग्स १, पृ० ४०८। लखनऊ संस्क०, पृ० १३२॥ 

मैंने अपने 'करौना तु्कों के इतिहास” में इस विषय की विस्तृत विवेचना 
की है। इसमें संदेह नहीं कि सुल्तान की मृत्यु युवराज के पड्यन्त्र का 
परिणाम थी । 


अध्याय १० 


अभागा सिद्धान्तवादी मुहम्मद तुगलक 


अभागा सिद्धांतवादी मुहम्मद तुमलक--गमासुद्दीन तुगलक के पर्चात्तु 
उसका पुत्र राजकुमार जूना मुहम्मद तुगलक' के नाम से १३२५ ई० में 
सिहासनाझूढ़ हुआ। उसका राज्यारोहण बड़ी शान्ति एवं आनन्द के साथ 
सम्पन्न हुआ। किसी प्रकार की क्रांति, पारिवारिक पड्यन्त्र, प्रांतीय प्रतिनिधि 
शासक के विद्रोह अथवा जन-विप्लव ते इस आनन्द-समारोह में बाघा न 
डाछी। राजधानी का साज-शंगार किया गया, राजमार्यों पर पुष्प-बिखरा 
दिए गए। जनता में धन की वर्षा की गई और इस मंगरूमय समारोह के 
उपलक्ष्य में साम्राज्य के राज-भकत पदाधिकारियों को सुन्दर-सुन्दर उपहार 
प्रदान किये गये। मुहम्मद की उदारता की प्रशंसा चतुदिक्‌ व्याप्त हो गई 
और विद्वानू तथा धारमिकजन दिल्‍ली में पघारने लगे। नये सुल्तान ने भी 
उनका यथोचित सम्मान किया! जनता की स्मृति अधिक काल तक स्थायी 
रहनेवाली नहीं होती; अतः इस उदारता के प्रदर्शन के सम्मुख लोग भूतपूर्व 
सुलतान की निर्मम हत्या को भूल गये और अधिकांश लोगों की दृष्टि में 
मुहम्मद संभवतः सर्वेथा निर्दोष बन गया। 

मसध्य-्युग में राजमुकुट धारण करनेबालों में मुहम्मद तुगलक निस्संदेह 
योग्यतम व्यवित था। मुसलमान-शासन की स्थापना के पश्चात्‌ दिल्‍ली के 
सिंहासन को सुशोभित करते वाले शासकों में वह सर्वाधिक विद्वात्‌ एवं 
सुसंस्क्ृत शासक था। भ्रकृति ने उसको आइचर्यजनक स्मरण-शक्षित, छुशाग्र 
एवं विषयप्राहिणी वुद्धि तथा सब प्रकार का ज्ञान संचित करने की अदु- 
भुत ग्रहणशीरता का वरदान दिया था। उसकी बवहुमुखी प्रतिभा से सम- 
झामयिक लोग बारचयें-चकित हो जाते थे! वह छलित-कला-प्रेमी सुसंस्कृत 
विद्वानू तथा कुझछ कवि होने के साथ साथ तर्क, ज्योतिप, मणित, दर्शन 
तथा भौतिक शास्त्रों में भी रुचि रखता था। प्रवंध-रचना एवं सुलेख में वह 
अद्वितीय, था; फारसी कविताओं के सहलझः उद्धरण उसके जिह्लाग्न थे, 





१. मुहम्मद तुगलक के झासन काल का विस्तृत वर्णन मेरी लिखी 
हुई पुस्तक करौता टक्से इन इण्डिया में दिया हुआ है। 


ल्‍ ५७% 


२६० मध्ययुग का इतिहास 


जिनका उपयोग बह अपने लेखों तथा वक्तव्यों में करता था। अलंकारों 
के अ्योग में वह अति निधुण था और उसकी साहित्यिक रचनाएँ फारसी- 
काव्यों को शैल्ली से प्रभावित होती थी। निषुण साहित्य-मर्मझ्ो तक के 
लिए उसकी उदात्त कल्पना, परिष्छृत रुचि तथा सूक्ष्म एवं सौप्ठवएुर्ण 
अभिव्यंजन-प्रणाली पर उसके अधिकार की समता, द्रुष्कर थी। विभिन्न 
बोलियों का वह पण्डित था, अरस्तू के तक एवं दर्शन-शास्त्र से उसका अच्छा 
परिचय था और पधर्मनशास्त्र एवं साहित्य-शास्त्रह्ष उसके साथ बाद-विवाद 
करने में हिचकते थे। वर्नी ने जो न मुहम्मद का पक्ष-समर्थंके था और न 
राजसभा का दास ही, उसके विपय मे लिखा है कि वह वाकपदु एवं गम्भीर 
विद्वान्‌ तथा सृष्टि का ऐसा यथार्थ आश्चर्य था जिसकी योग्यताओं से अरस्तू 
एवं आसफ जैसे व्यक्तियों को भी दोंतों तछे उँगली दबानी पडती।' वह 
मध्यन्युग में अधिकतम अध्ययन किये जानेवालछे चिकित्सा-श्ञास्त्र से भी 
अपरिचित न था और रोगों का उपचार भी किया करता था। इस सुल- 
तान की उदारता सुक्तहस्त अपव्यय की सीमा तक पहुँची हुई थी; और 
सभी तत्कालीन लेखकों ने इस बात के छिए उसकी एक स्वर से प्रशंसा 
की है कि वह अपने द्वार पर हर समय घिरे रहनेवाले अग्रणित याचकों 
को खुले हाथ दान देता था।' वह कुरान-विहित नियमों का दृढ़तापुर्वक' 
पालन करने तथा करवानेवाला कट्टर मुसलमान था। परन्तु अपने पूर्ववर्ती 
अनेक शासको के समान बह हृदयहीन धर्मान्धि नही था। हिन्दुओं के प्रति 
सहिष्णुता का व्यवहार करने की उसकी इच्छा तथा चौदहंवों शताब्दी में 
प्रचलित 'सती' प्रथा का दमन जैसे सुधारों के लिए उसके प्रयत्नों से उसकी 
विशाल-हृदयता का परिचय मिलता हैं। अफ्रीका-निवासी यात्री इब्नवतृता, 
जो १३३३ ई० में भारत में आया सुलतान के विषय में लिखता है कि, 
“मुहम्मद एक ऐसा व्यक्ति है जो उपहार देने तथा रक्त बहाने में अन्य 
सबसे अधिक रुचि रखता है। उसके द्वार पर किसी निर्धन को धनवान्‌ 
बनते हुए अथवा किसी जीवित व्यवित को मृत्यु के मुख में जाते हुए किसी 
भी समय देखा जा सकता है। उसके उदारता एवं श्ौय॑पूर्ण कार्म तथा 
निर्देय एवं उप्र आचरण जनता में ख्याति पा चुके हैं। इतने पर भी, 
यह सर्वाधिक समभाव प्रदर्शित करनेवाला अत्यन्त विनम्र मनुष्य है। अपने 





२. बर्नौ--तारीख-ए-फीरोजशादही'--विव्लि०, इण्डि" पृ० ४६१। 2५ आ 
३. विदेशियों के प्रति कृपापूर्ण व्यवहार तथा उनकों दिये ले 
उपहारों के लिए वर्नों तथा इब्नवतूता ने सुल्तान की मुक्तन्कण्ठ से 


प्रशंसा की है। 


पा शादक। जज ली पा पक जि जल आग "के जद के. 


घर्मविहित कार्य-कछाप उसको वहुत भाते हैं और प्रार्थना के विषय में तथा 
उसकी अवहेलना के लिए दण्ड देने में वह बहुत कठोर है। वह उन शासकों में 
से है जिनका सौभाग्य अपरिमित होता है वया जिनकी सफलता सामान्य 
सीमा का अतिक्रमण कर जाती है; परन्तु उसकी प्रमुख विशेषता उसकी 
उदारता है। मैं उसकी विश्याल हृदयता के कुछ ऐसे कार्यों का उल्लेख 
करूँगा जैसे उसके पूर्व वर्ती किसी भी शासक के विषय में नहीं बताये जाते।/”__ 

साधारणतया सुलतान में विरोधी गुणों का आश्चयंकारी सम्मिश्रण प्रतीत 
होता है। परन्तु वास्तविकता यह नहीं है। परवर्तती लेखकों ने उस पर 
जी रफ्त-पिपासुता एवं विक्षिप्तता के दोष लगाये हैं, वह अधिकांश 
में निराघार हैं। किसी भी समसामय्रिक छेखक ने सुलतान के पागलूपन 
का नाम-मात्र भी उल्लेस नहीं किया है। रवत-पिपासुता का दोप मुल्लाओं 
द्वारा छगाया गया है, जिनके प्रति सुलतान का व्यवहार स्पष्टतया' उपेक्षापूर्ण 
रहा।' यह सत्य है कि मध्य-युग के सभी निरंकुश शासकों के समान 
बह भी प्रचण्ड क्रोधावेश से भर उठता था और अपनी इच्छा के प्रतिकूल 
चलनेवालों को, उनके पद एवं सम्मान का कुछ भो छ्यान न कर, घोर 





४. इंब्नवतूता--पेरिस संस्क० के; पू० २१६-२१७; तथा इलियट 
३, १० ६११-१२। 'मसालिक-अल-अवसार', क्वात्रेमेरेस 'नोतिसेज एत एक्स- 
जैत्स,, तोम १३, पृ० १९१-९२। इलियद ३, पू० ५८०॥ 

५. वर्नी मे यह दोपारोप किया है और सुलतान की ताकिकता पर 
जाक्षेप किया हैं। उसने सुछतान के दार्शतिक विचारों की अत्यंत कृदु * 
आलोचना की है और उसके निकृटतम सपक में रहनेवाले उबेद तथा साद 
नामक व्यक्तियों की निंदा की है, जिन पर उसने सुलतान को धर्म-पालून 
में कट्ठरता के मार्ग से हटाने का यथार्थ दोप लगाया है। वर्नी--तारीख- 
ए-फीरोजशाही---बिब्लि० इण्डि०ण्, पृ० ४६६। 

यह दोपारोप भी असत्य है। इब्सवतूता ने उसके द्वारा शेखों तथा मौल- 
'वियों को, जो घामिक सस्थाओं से संबद्ध होते के कारण धामिक-विधि द्वारा 
अदण्डमीय ठहराये गये थे, कठोर दण्ड दिये जाने का उल्लेख किया है। 
मुहम्मद जैसा शक्तिशाली पुरुष मुल्लाओं से अभिभूत होनेवाला न था और 
जब कभी इन छोगों मे उसकी अवज्ञा की, द्रोह में सहायता दी अथवा राज- 
कोप के धन का अपहरण किया, उसने इनके प्रति कठोर व्यवहार करने में 
देर न छगाईं। इब्नवतुता के विवरण को ध्यानपूर्वक पढने से बिदित 
होता है कि जिन छोगों का घोर उत्पीड़न किया गया, वह मुल्छा-मौलबी 
बर्ग के लोग थे--एक ऐसे वर्ग के छोग जो विद्येपधिकारों के लिए चिल्लाता 
रहता था और धर्म-विहित आदेशों को अपने इन विज्ञेपाधिकारों की माँग 
का आधार बताता था। 

इब्नबतृता--पेरिस सस्क० ३, पृ० २९२-९९॥ 





रदर मध्ययुग का इतिहास 


नृथ्ंस दंड दे देता था। परन्तु मानव-रकक्‍त प्रवाहित करने में आनन्द प्राप्त 
करनेवाले जन्मजात क्र्र-कर्मा से, जैसा कि उस पर लछांछन छगाया जाता 
है, यह व्यवहार सर्वथा भिन्न है। यदि सुल्तान पर आरोपित ह॒त्याओ एवं 
अत्याचारों की समीप से समीक्षा की जाये, तो ज्ञात होगा कि यह सर्ब- 
सामान्य मत कितना निराधार है कि वह मनुष्य-जाति के विनाश में आनन्द 
का अनुभव करता था तथा भमनुप्यो के आखेटो' का आयोजन करता 
था। सत्य यह है कि सुलतान में बासन-प्रवध के सुधार के उच्च आदर्शो के 
साथ-साथ दुराग्रह की प्रव॒ुत्ति भी थी; अतः जब जनता उसकी इच्छानुसार 
कार्य न कर पाती तो उसका क्रोध प्रचण्ड रूप घारण कर छेता था। उसकी 
अधीरता जनसाधारण की उदासीनता का वंसा ही परिणाम थी, जैसी कि 
'पह उदासीनता उसकी आइचर्यकारिणी अभूतपूर्व कृतियों का फल थी। 

शासन-तम्त्र में मये प्रयोग--दोआब में कर-वृद्धि--सुलुतान ने सर्वप्रथम 
दोआव में कर को बढ़ाकर शासन-व्यवस्था में एक नवोन कार्य का समावेश 
किया। इस कार्य को सुलतान का सर्वप्रथम कार्य बताते हुए बर्नी ने लिखा 
है कि, “इसने (कर-वृद्धि) देश के विध्वस तथा जनता के विनाश का कार्ये 
किया ।” परन्तु दूसरे इतिहासकार ने, जो अपने कथन में अधिक सावधाव 
है, लिखा है कि, “अत्यधिक कठोरतापूर्बक वसूल किये जानेवाले जीवमोपयोगीः 
वस्तुओं पर लगाये गये कर, इतने अधिक थे कि वे व्यवसाय पर 
भारस्वरूप हो गये! दोआब की धन-बहुलता तथा उ्बेरता एवं वहाँ के 
४ निवासियों के उदृण्ड एवं विद्रोहपूर्ण आचरण ने सुृतान को दोआव में 
क्र-वृद्धि के लिए प्रेरित किया। शासन-तन्त्र के लिए कष्टदायक दोआब के 





६. बर्नी का सुलतान ने “मनुष्यों के आखेटो' के आयोजन का वर्णन पढ़ते 
ही बनता है। यह आखेट वास्तव में क्‍या थे, यह तो उसके वर्णन के समीक्षा 
पूर्ण अध्ययन से ही स्पष्ट हो जायगा। देश में भयकर अकाल पडा हुआ था, 
इससे होनेवाले कृष्टों को कम करने के लिए सुलतान ने ऋण देने की तथा 
क्रषि के सुधार की व्यवस्था की। जिन्होंने उसकी आज्ञा का समुचित पालन 
नही किया, उनको कठोर दण्ड दिये गये, इस कार्य में राजकर्मचारियों ले 
बहुधा अपनी अधिकार-सीमा का अतिक्रमण भी किया होगा। जिन लोगों को 
ब्रिटिश-क्लासन में तकाबी” रण का कुछ अनुभव है वह समझ सकेंगे कि 
बसूली में कितनी कठोरता की जाती है। वर्नी वरन(बुलन्दशहर) का 
निवासी था। उसके जिले के छोगो को भी दण्डित किया गया था और 
उसमे विशेषतया वरन का उल्लेख किया है। इसी से उत्तेजित होकर उसने 

सुलतान पर ऐसे अमानुपिक कार्य का आरोप किया है। सभवतः स्थानगत- 
प्रेम एवं कट्टरता से प्रेरित होकर उसने ऐसा किया। 


(मभागा सिद्धांतवादी मुहम्मद तुगलक र्ध्३ 


सूतों, मुकहमों तथा वलाहारों के प्रति अलाउद्दीन ने भी कठोरता का व्यवहार 
किया था।' बर्नी के कथनानुसार दोआवब में जनता की आय का कुछ भी ध्यान 
न रखते हुए कर वसूल किये गये और कुछ ऐसे उत्पीड़क अव्वाब (दंड-कर) 
भी लगाये गये, जिन्होंने रेयत की कमर ही तोड़ दी और उसको अत्यंत 
दीन-हीन अवस्था में डाल दिया। सभी इतिहासकारों ने इस अ्थ-व्यवस्था 
से होनेवाली दुस्वस्था का वर्णन किया है और वर्नी ने तो सुलतान की तीक्न 
मिंदा की है, वयोकि उसके अपने जन्म-ल्‍्थान वरन जिले को भी. इस कर-वृद्धि 
के दुष्परिणाम भोगने पड़े थे। वर्नी का यह कथन अतिशयोक्ततपूर्ण प्रतीत 
होता है कि दोआब की जनता की दुर्देशा का हाल सुनकर दूर देशों की रैयतो 
मे विद्रोह कर दिया और राजभक्ति को तिलाजलि दे दी, दुर्भाग्य से मह 
कर-वुद्धि ऐसे समय पर को गई, जब दोआब में भीषण अकाल फैछा हुआ 
था और इसके विनाशकारी परिणामस्वरूप जनता के कष्ट अत्यधिक बढ़ 
ग्ये। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि सुछतान इस दुर्दशा के प्रति निर्दोष था; 
उसके पदाधिकारियों ने दुर्भिक्ष पर कुछ भी ध्यान न देकर कंठोरतापूर्वक 
बढोत्तरी के हिसाव से कर वसूल किये। दुभिक्ष-ग्रस्त भागों में कि की अवस्था 
सुधारने के लिए कुएँ खुदवाने तथा कपकों को ऋण देने की आज्ञा उसने 
बहुत वाद में दी। इस प्रकार उपचार बहुत देर से किया गया; चिरकाल 
ब्यापी दुर्भिक्ष से संत्रस्त जनता घैययं खो चुकी थी और इन सुधारों से बह 
कोई लाभ न उठा सकी क्‍योंकि सुलुतान के प्रति हताश् जनता का विदवास 
उठ चुका था। इससे पहले सुधार को कोई योजना दुर्देव द्वारा इतनी निर्द- 
यता से कभी विफल त बनाई गई थी; जैसी कि मुहम्मद तुगलक के समय में। 

राजधानी का स्थान-परिवर्ततन--१३१२६-२७ ई०---देवगिरि को राजधानी 
बनाना मुहम्मद तुगलक का दूसरा कार्य था जो जनता को अत्यंत कृष्ठ- 





७. बर्नी--तारीख-ए-फीरोजशाही“---विब्लि० इण्डि० पू० २९१।॥ हे 

मुसलमान इतिहासकारों ने दोआब के जमीदारों को यह नाम दिये हैं। 

वर्नी लिखता है :--- 

इसका अर्थ हुआ दस अथवा बीस गुना, अर्थात्‌ एक के स्थान पर दस 
अथवा एक के स्थान पर बीस--इलियट महोदय ने इस उद्धरण का अशुद्ध 
अनुवाद किया है और लिखा है कि घुलतान ने राज-कर १० अथवा ५ 
प्रतिशत बढ़ा दिये। परन्तु पहिला अनुवाद अक्षरद्वः स्वीकरणीय नही है 
क्योंकि २० गुना कहना वुद्धिशून्य वात होगी। उधर यदि दूसरा अनुवाद 
ठीक माना जाये तो ५ प्रतिशत वृद्धि से रकम इतनी कम बढ़ेगी कि 
किसानों को वह कुछ भी भारभूत न जान पडेगी। बर्ती का कहने का 
ताल वास्तव में यह है कि कर-वृद्धि किसी भी अनुपात से वढ़-चढ़कर थी। 

<. बर्नी---तारीख-ए-फीरोजशाही---बिब्लि० इण्डिर पृू० ४७३-७५॥ 


र्६४ मध्ययुग का इतिहास 


दायक सिद्ध हुआ। इसका साम बदलकर दौलतावाद रखा गया। थासन के 
भ्रारभिक वर्षो में जब बहाउद्दीन गस्तास्प के विद्रोह का दमन करने के 
लिए सुलतान दक्षिण गया था, उस समय उसको देवगिरि की महत्त्वपूर्ण 
स्थिति का अनुभव हुआ, और उसने इसको अपने वढ़ते हुए साम्राज्य की 
राजवानी बनाने की इच्छा प्रकट की थी। साम्राज्य का विस्तार बहुत 
बढ़ चुका था, उत्तर की ओर इसमें दोआब, पंजाब के मैदान तथा छाहौर 
और सिन्धु से लेकर गुजरात तक विस्तृत भूभाग सम्मिलित थे; पूर्व की ओर 
यह बंगार तक विस्तृत था और मालवा, उज्जेन, महोवा तथा घार इसके 
अन्तर्गत थे। दक्षिण के राज्य परास्त किये जा चुके थे और बहां की 
प्रमुख शक्तियों ने दिल्‍्ली-साम्राज्य का भ्रभुत्व स्वीकार कर लिया था।* 
इतने विज्ञाल साम्राज्य की राजघानी के लिए दिल्ली की अनुपयोगिता 
को भली भांति सोच-समझकर सुरृतान ने दौलतावाद को राजधानी बनाने 
का निश्चय किया जो साम्राज्य के अधिक केन्द्र में अवस्थित था।' यह नगर 
मगीलों के मार्ग से दूर होने के कारण सुरक्षाप्रर्ण था, दिल्ली के समीपबर्ती 





९ बर्नी ने मुहम्मद के शासन के प्रारभ में उसके साम्राज्य में निम्न 
प्रान्तों का उल्लेख किया है-- 

(१) दिल्‍ली, (२) गुजरात, (३) मालवा, (४) देवगिरि, (५) 
तैलंग, (६) कम्पिला, (७) द्वारममुद्र, (८) माबर, (९) तिरहुत, (१०) 
रूख़नौती, (११) सतगांव, (१२) सुनारगाँव। 

वर्नी-- तारीस-ए-फीरोजशाही --विब्लि० इण्डि० पु० ४६८। 

वर्नी ने लिखा है कि मुहम्मद के शासन के प्रारंभ में यह प्रान्त सु- 
व्यवस्थित थे। साम्राज्य के विस्तार के साथ अनेक नये प्रान्त बनाये गये। 
“मसालिक-उल-अवसार' में २३ प्रान्त गिनाये गये हैं; यह मुहम्मद के 
साम्राज्य के विस्तार की अतिम सीमा प्रकट करते हैं। 

“मसालिक-उल-अवसार” इलियट ३, पृ० ५७४-७५१ 

टॉमेस--दि क्रॉनिकल्स-न्यू० २०३३ 

१०. बर्नी मे दौलताबाद के विषय में लिखा है कि “यह स्थान केंद्र 
में पड़ता था; दिल्‍ली, गुजरात, सतगाँव, सुनारगाँव, तेलंग, मावर, द्वार" 
समद्र तया कम्पिल यहाँ से लगभग समान दूरी पर थे इनकी दूरी में 
बहुत थोड़ा जल्तर पड़ता था।” इलियट ३, पु० २३९।॥ के 

इब्सवनूता का यह वर्गन केवल जनतश्रुतियों पर आधारित है कि 
छोगों ने सुल्तान के लिए गालियो से भरे पत्र उसके दीवान में डाछे, 
जिससे क्रुड होकर उसने राजयानी बदलते की आजा दी, क्योकि सन्‌ १३२६- 
२७ ई० में जब राजधानी बदली गई 2874 205 मारत में उपस्थित ने था। 

फिरिश्ता ने गलत ठिथि दो है, बदाऊँनी ने विशवेषतया इसकी तिथि दिजरी 
सन्‌ ७२७ (१३२६-२७ ई०) लिसी है। तियि-मिर्देश में बर्नीं ने बहुत 
भूलें की हैं। दिज़दी सन्‌ ७२७ के दौलतावाद के सिउ्कोों पर इस्लाम 





अभागा सिद्धांतवोदी मुहम्मद तुगलक श्द्द्ष्‌ 


भ्रदेशों पर संगोलों के आक्रमण बहुधा होते रहते थे जिससे वहाँ का जब- 
जीवन एवं संपत्ति अत्यंत अरक्षित दक्चा में रहती थी। स्पष्ट हैं कि यह परि- 
वर्तेव किसी अनियन्नित सनकी के दिमाग को सनक न थी। सुरक्षा एवं 
शासन की सुव्यवस्था के विचार से ही प्रेरित होकर सुछृतान ने मह साहस" 
पूर्ण कदम उठाया। उसको आशा थी कि तत्कालीन यातायात के साधनों की 
सहायता से वह उत्तर तथा दक्षिण भारत पर दौछताबाद से पूर्ण तिबस्त्रण 
रखने में समर्थ हो सकेया।” यदि सुलतान केवल शासन-प्रवन्ध के यंत्र को 
ही दौलताबाद ले जाने तक संतृष्ट हो जाता तो यह परिवत्तेव बडी सरलता 
से बिना अधिक कष्ट के सम्पन्न हो जाता। परन्तु दिल्ली के नर-नारियों, 
खिशुओ तथा सभी को अपनी समग्र संपत्ति सहित दौलताबाद चलने की आज्ञा 
देकर उसने बहुत बडी भूछ की। यात्रा में सब प्रकार की सुविधाएँ दी 
शई; दिल्‍ली से दौलताबाद तक सड़क बनाई गई और मार्ग में राज्य की जोर 
से निष्क्रमणाथियों के वि.शुल्क भोजन एवं विधाम की व्यवस्था की गई। 
जो मार्भ में भोजन के व्यय का भार वहन न कर सकते थे उतको राज्य 
की ओर से भोजन दिया गया और “यात्रा के समय तथा दौलताबाद पहुँचने 
पर भी निष्कमणार्थियों के प्रति मुक्तहस्त दान एवं क्षपाओं में सुरतान अत्यंत 
उदार रहा ।” परन्तु यह सब सुविधाएँ एवं कृपाएँ निरथंक सिद्ध हुईं। अनेक 
पीढ़ियों से दिल्ली में बसे हुए छोगों ने भग्न हृदय से दिल्ली से प्रस्थान किया, 
क्योंकि दिल्ली के साय धनिष्ठ संबंध होने के कारण इस नगर से उनकों अत्यंत 
स्नेह हो गया था। ७०० मील की लम्बी यात्रा के कप्ट संस्यातीत थे और थकान 
से चूर तथां घर की याद से व्याकुछ अनेक प्राणियों ने मार्ग में ही दम 


की राजवानी' लिखा है; इससे बदाऊँनी के उल्लेख का समर्थन होता है। 
साधारणतया १३३७ ई० को इस !घटना की तिथि बताया जाता है, वहू 
अ्रमपूर्ण है क्योकि १३३४ ई० [में इब्तवतुता ने दिल्ली को उजाड़ पाया था। 

सिक्‍कों का प्रमाण पूर्णतः विश्चमात्मक न होने पर भी बदाऊँनी के 
उल्लेख का समर्यंन करता है। 

राजघानी बदलने की यह घटना वहाउद्दीन के विद्रोह के शीक्ष पश्चात्‌ 

६ थी, जो कि शासन के प्रारंभिक वर्षों में हुआ भा। 

दौछताबाद की स्थिति के परिचय के लिए, देखिए---इलियट ४, परि« 
शिष्ट ५ पृ० ५७५॥ 

११- 'मसालिक-अछ-अवसार--इलिमट ३, पृ० ५८११ 

इब्नवतूता--पेरिस संस्क० ३, पृ० ९५-९७, रेंकिय, अल-बदाऊँनी, १, 
पु० ३०२१॥ 

१४. बर्नी--तारील-ए-फीरोजश्याही---विव्लि० इण्डि० पु० ४७४7 


२६६ मध्ययुग का इतिहास 


तोड़ दिये और जो निर्दिप्ट स्थान तक किसी प्रकार पहुँच भी पामे, उनको 
भी इस अपरिचित देश में निष्कासन असहां अनुभव होने छगा और वह 
सर्वेथा हताश हो गये। वर्नी छिखता है कि इस विधियों के देश में निराशा- 
भिभूत मुसलमानों ने धरती पर सिर टेक दिये और आगस्तुकों के समूह में 
कुछ थोडे से व्यक्ति (ही अपने घर छौटने के छिए बच पाये" इसामी 
ने भी इस स्थान-परिवत्तेंद से होनेवाल़े घोर कप्टों का विस्तारपुर्वक वर्णन 
किया है और सुलतान पर गालियों की बौछार की है। 


इब्नबतूता का यह प्रामाणिक कथन बाजार गप है कि यह देखने 
के लिए कि कोई वहाँ छिपकर रहतो नहीं गया है, राजाज्ञा से दिल्ली 
शहर की खोज की गई जिसमें एक छोंगड़ा तथा एक अंधा आदमी पाया 
गया; इनको भी घसीटकर दौरछतावाद छे जाया गया। ऐसी कथाएँ सुल्तान 
को बदनाम करने के लिए वाद में गढ़ ली गईं। यह सत्य है कि सुलतान 
की आज्ञा का प्रालव बड़ी कठोरता से किया गया; परन्ठु यह मात छेना 
असंत्य दोपारोपण मात्र होगा कि उसका उद्देश्य जनता को अनावश्यक 
कृप्ट देना था। इसके विपरीत उसको इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए 
कि अपनी योजना को विफल हुईं देखकर उसने दिल्ली से आये छोगों की 
दिल्‍ली लौट जाने की आज्ञा दे दी और वापसी की इस यात्रा में उर्के 
प्रति अ्षत्यंत उदारतापूर्ण व्यवहार किया तया उनकी क्षतिन्यूति भी पा 
परन्तु दिल्‍ली उजड़ चुकी थी। यद्यपि सुछृतान मे दूर दूर से विद्वानों, 
ध्यापारियों तथा भूमिपतियों को बुलाकर उजाड राजघानी में बसने के लिए 
प्रोत्साहित किमा, परन्तु उसका प्रोसाहत उनको परिवर्तित परिस्थितियों के 
प्रति सहिप्णु न बना सका। दिल्‍ली में पहले की समृद्धि न छोट सकी और यह 
नगरी अपना पूर्व वैभव न पा सकी, बयोकि १३३४ ई० में इब्नवतूता से इसको 
“अनेक स्थानों पर जनघून्य तथा उजाड़ अवस्था में देखा। 





१३. बर्नी--तारीख-ए-फीरोजशाही---विब्लि० इष्डि० पु० ४७४। 

जिया बर्नी लिसता है:--/विष्वंस इतनी प्रूर्णता से हुआ कि नगर के 
मकानों में, महलों में अथवा आस-पास पढ़ी भी एक बित्छी या हुत्ता तक 
मे छूट पाया।” मध्यकालीन छेसयः के इस प्रकार के वर्णन का धाब्दिक अर्य 
मन छगाना चाहिए। भारतीयों शैली से अनभिज्ञ योरोपीय विद्वानों ने दूं 
यह भूल शी है। विसेष्ट स्मिथ्र ने अविचारपूर्वक इब्नवनूता की कूपर डिणि 
कथा को सत्य मान छिया है। 

'आकसफोर्ड हिस्दी आँंब इण्डिया पुृ० २३९॥ 


अभाधा सिद्धान्तवादी मुहम्मद तुगलूक _ २६७० 


जैसा कि लेनपूल ने लिखा है, दौलतावाद सुल्तान की गलत रास्ते 
पर छगाई हुई शक्ति का केवल स्मारकन्मात्र रह गया। राजधानी-परिवर्तन 
की योजना विनाश्कारिणी सिद्ध हुई। यदि यह योजना सफले भो हो गई 
होती तव भी इस स्थान से साम्राज्य के विभिन्न भागों को नियन्त्रण में रख 
सकना संदिग्ध ही था। सुलतान को यह न सूझ सका कि दौलतावाद उसके 
साम्राज्य की उत्तरी सीमा से, जिस पर संदेव सतके दृष्टि रखना आवश्यक 
था, बहुत दूर था। उसने अनेक बार के अनुभवों से भराप्त इस चेतावनी को 
भुला दिया कि हिंन्दुओ के विद्रोह तथा मंगरोलो के आक्रमण किसी भी समय 
उसके साम्राज्य के उत्तरी भाग की सुरक्षा को खतरे में डाल सकते है। 
भदि कही ऐसी विपम-स्थिति उत्पन्न हो गई होती तो दक्षिण की केवछ 
माम-मात्र को अधीन जातियों तथा उत्तरी सीमा को बार बार जआारांत 
करनेवाले यायावर मगोलों के दलों के आधातों से टक्कर छेते हुए, विश्वखला 
उत्पन्न करनेवालो शक्तियों का दमन सुलृतान के लिए असंभव हो 
गया होता। * 
प्रतीक मुद्रा-- १३३० ई०---मुहम्मद -चुगलक को घनपतियों का सरदार 
ठीक ही कहा गया है। मुद्राअ्रणाली में आमूछ सुधार, बहुमूल्य घातुओं के 
आपेक्षिक मूल्य का निर्धारण तथा आदान-प्रदान को सुविधाजनक बना सकते- 
वाले एवं सरलता से प्रचारित हो सकनेवाली मुद्राओं का प्रवर्तन उसके 
शासन के प्रारंभिक कार्यों में से थे। परन्तु इनसे कही अधिक साहसपूर्ण एवं 
सर्वधा नवीन कारें था प्रतीक मुद्रा का प्रव्तेन। सुल्तान की इस मबीन 
प्रयोग की भ्रेरणा देनेवाले उद्देश्य को खोजने (का इतिहासकारों ने प्रयत्न 
किया है। राज-कोप का अत्यधिक रिक्त हो जाना प्रतीक-मुद्रा चलाने का 
उद्देश्य बताया जाता है। निस्संदेह, यह स्वीकार करना ही पड़ता है कि 
सुरुतान की अपव्ययपूर्ण उदार्ता, राजधानी-परिवर्तत के भारी ब्यय तथा 
सशस्त्र विद्रोहों के दमन के लिए आयोजित अभियानों के व्यय के रूप मेँ 
राजकोप से अचुर घनराशि निकल चुकी थी। परन्तु इसके अतिरिक्त 
अन्य कारण भी थे जो इस कऋतिकारी प्रयोग के जन्मदाता बने। दोआव 
में कर-ृद्धि की नीति विफल रही थी; और साम्राज्य के इस सर्वाधिक उबर 
भाण में अब भी दुभ्िक्ष छाथा हुआ था जिसके कारण कृपि को भहान्‌ 
क्षति पहुँच रही थी और इसके परिणामस्वरूप राज्य की आय भी पर्याप्त 
भात्रा में घट गई होगी। यह विचार ठीक नहीं है कि सुलतान का दिवाला 
ही निकल चुका था; उसका कोप अब भी इतना भरा हुआ था कि जब 
मय सिक्कों को छौटाना पड़ा तो उनके बदले में असली सिक्के दिये ओर 


२६८ [मिथ्ययुय का इतिहास 


उस विपम परिस्थिति को सफलतापूर्वक सेमाछा गया। यथार्थ में बात यह 
थी कि वह अपने महत्त्वाकांक्षी स्वभाव के अनुरूप विजय तथा झासन- 
सन्त्र में सुधार की विशाल योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए अपने कोप 
की वृद्धि करना चाहता था। एक दूसरा कारण भी था; सुरृतान प्रतिभाशाली 
व्यक्त था और नवीन प्रयोगों में रुचि रखता था। चीन तथा फारस के 
उदाहरण उसके सामने थे और इन्हीं का अनुसरण करते हुए उसने अपने 
साम्राज्य में भी प्रतीक-मुद्दा का प्रयोग करने का निश्चय किया; इसमें अपनी 
प्रजा को ठगने की उसकी मनोबृत्ति न थी। उसके सिक्‍कों पर खुदे छेखों 
से यह बात स्पष्टतया प्रतीत होती है। ताँवे के सिक्के चलाये गये भौर इतको 
वैध घोषित किया गया; परन्तु नये सिक्के ढालने के कार्य को पूर्णतया अपने 
अधिकार में रखने में राज्य असमर्थ रहा। इसका परिणाम तत्कालीन इति- 
हांसकार की पक्षपातपूर्ण भाषा में यह हुआ कि हिन्दुओं के घर ही टकसाल 





१४. रेंकिंग महोदय ने बदाऊंनी के 5 22323 70204 के अपने 
अनुवाद की टिप्पणी में यह संदेह प्रकट किया है कि क्या यह सिक्के आपेक्षिक- 
धातु-मूल्य के शक सार बदले गये अथवा वास्तविक मूल्य पर। बदाऊंनी ने 
जो कुछ लिखा है समझ-वूझकर लिखा है। उसने लिखा है कि जब पा 
मे अपनी योजना की विफलता देखी तो यह ताँबे के सिक्के घाँदी के सिक्कों 
से बदल दिये गये। वर्नों ने भी इस विषय का स्पष्ट वर्णन किया है। यह 
नये सिक्‍के अपने वास्तविक मूल्य के अनुसार बदले गये थे, नहीं ती इस 
विपम परिस्थिति से पार पाना कैसे सभव हो सकता था ? बर्नी लिखता 
है कि इनके बदले में स्वर्ण-मुद्राएँ दी गईं । 

ब्रिग्स के अनुवाद (१, पृ० ४१५) का निम्न अवतरण फरिश्ता के लख- 
नऊ संस्क० में नहीं मिलता-- 

“हकसाल में ऐसे भ्रष्टाचार हुए थे कि कोप रिक्त हो जाने पर भी भारी 
माँग बनी रही। इस ऋण को चुकाना सुरुतान ने अस्वीकार कर दिया 
और सहस्रों व्यक्ति वरवाद हो गये।” 

इस अवतरण में सुरृतान पर बेईमानी का दोप लगाया गया है जो 
कि इसकी नीति के संबंया विदद्ध वात थी। सुलतान अन्याय ने होने देवा 
चाहता था, इसो लिए उसने सिक्कों को बदलने को स्वीकृति दी थो। यह नहीं 
जाने पड़ता कि ब्रिग्स महाशय को यह अवतरण कहाँ से मिल गया। सुछतार 
फीरोजयाह ने अपनी आत्मकया' 'फतुहात-ए-फीसेजशाही' में इन श्््षों 
के पुनः चुकाये जाने का कद्ी उल्लेस नही किया है। चर्नी ने स्पष्द लिया है दे 
सुलूतान मैं सब माँगों को पूरा किया, और इब्नबतूता ने सुलतान डाटा दि 
जानेवाके उपहारों तथा पुरस्कारों का जैसा वर्णन 488 है उत्से जान पड़ठा 
है कि राजकोय में धन की कमी न थी। रेंकिंग--अल बदाजनी, 


पु० ६-७ 


जज, 
अमागा सिद्धान्तवादी मुहम्मद तुयछूक | _ श्द्रर्‌ 


बन गये--कंट्टर मुसलमान होने के कारण इतिहासकार ने अपने सहधर्मियों 
को इस अपराध से दूर ही रखा है--और विभिन्न भातों के हिन्दुओं ने लाखों- 
करोड़ो सिक्के गढ़ लिये। हिन्दु और मुसछमान सभी जालसाजी करने लगे; 
जनता राज-कर नये सिक्कों में देने लगी और इन्हीं सिक्कों से शरत्र, वस्न 
त्तया विछासिता की अन्य वस्तुएँ खरीदने छगी। गाँव के मुखियों, व्यापारियों 
तथा भूमि-पतियों ने अपने सोने तथा चाँदी के सिक्‍क्रे छिपा दिये और वह 
यथेच्छ ताँदे के सिक्के बनाने छगे तथा इन्हीं सिक्कों से अपना ऋण चुकाने 
लगे। परिणाम यह हुआ कि व्यक्तिगत रूप से छोग लाभान्वित होने रे 
और राज्य को भारी क्षति हुई। राज्य को वहुधा ठगा जाने लगा, क्योकि 
राण्य की टकसालों में ढाछे गये तया लोगों के घरों में बने हुए सिक्कों में भेद 
करना असंभव था। सोने-चाँदी के सिक्कों का दर्शत दुर्लभ हो गया व्यापार 
प्रमाप्त हो गया और व्यवसायों को भारी आधात पहुँचा। अत्यधिक अव्यवस्थां 
फैल गई। वण्णिकों ने नये सिकके लेना अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह “कंकड़- 
पत्थरों के समान मूल्यहीन” हो गये थे। अपनी इस योजना को बिफल हुआ 
देखकर सुलतान ने इन नये सिक्कों को वैध बनानेवाला आदेश स्थगित कर - 
दिया और छोगों को ताँवे बेर सिक्कों के बदले सोने-चाँदी के सिक्के ले जाने 
की आज्ञा दी।” सहल्नों व्यक्ति इत सिक्कों को लेकर राज-कोपागार में 
उपस्थित हो गये और इनके बदले सोवे-चाँदी की मुद्राओं की माँग करने 
लगे। जनता को ठगने की भावना से दूर सुलताव अपनी ही प्रजादद्वारा 
ठगा गया और इस अदला-बदली में राजकोप तो प्रचुर धन-राक्षि निकल 
गई | भ्रतीक मुद्राओं का पूर्णतया छौठा लिया गया; इस विपय में मफ्रीकी यात्री 
के मौन से, जो इस घठना के तीन वर्ष पश्चात्‌ दिल्‍ली जाया था, प्रतीत होता 
है कि इसका कोई विनाश्चकारी प्रभाव न पड़ा और लोग अतीक-मुद्रा की बात 
झीघ्य ही भूल गये । 

_पौदहवी शताब्दी के भारत में ऐसी योजना का बिफल हो जाना अब- 
इ्यंभावी था। चाहे ताँबे को मुद्रा-हूप में प्रचलित करमे में सुलतान को 
कितनी भी कल्याणकारिणी मनोवृत्ति रही हो, परन्तु साधारण जन-समाज त्तो 
ताँवे को त्ाँवे से अधिक मूल्यवान्‌ स्वीकार करने को प्रस्तुत न था। सुरृतात 
से जन-समाज की इस मनोवृत्ति पर ध्याव से देकर, अपने इस प्रयोग से 
बड़ी-बड़ी आश्याएँ बाघ ली थीं। आज भी साधारण जनता ने प्रतीक मुद्रा 
को इसलिए स्वीकार नहीं किया है कि वह विनिमय के सुविधाजनक माध्यम 


१५. बर्नी--वारीब-ए-फीरोजश्ाही! बिब्छि० इण्डि० पू० ४८६४ 


904 भव्ययुग का इतिहास 


के लामों को द्ृदयंगम कर चुके हैं अपितु एक अनिवार्य दोष के रूप में ही 
बह इसको अपनायें हुए हैं। टकसाछ पर भी राज्य एकाधिकार स्थापित ने 
कर सका था और जाली सिक्‍कों का निर्माण रोकने के लिए सुझतान सफल 
उपाय काम में न छा सका। एलफिस्टन महोदय का यह कथन घटनाओं से 
अमाणित नही होता कि प्रतीक-मुद्रा-प्रणाली सुल्तान के दिवालियापन तथा 
उसके शासन की अस्थिरता के कारण विफल हुईं, क्योंकि सुल़तान ने बड़ी 
तत्परता से सभी नये सिक्कों को छोटा छिया था और उसकी साख वनी 
रही। श्री गार्डनर ब्राउन महोदय ने इस मुद्गा-्परिवर्तत का कारण यह 
बताया है कि चौदह॒वीं झताव्दी में विश्व का चाँदी का आयात बहुत कम 
हो गया था। इईंगलूण्ड मे १३३५ ई० के लगभग तृतीय एडवर्ड के झासन* 
काल में सिक्कों में बहुत कमी आ गई थी और राज्य से अनुमति प्राप्त किये 
विना चाँदी का निर्यात रोकने के लिए उसको नियम बनाने पड़े थे। राज्या* 
“रोहण के कुछ ही समय पश्चात्‌ मुहम्मद तुगलक ने १७५ ग्रेन तोल के सोने 
एवं चाँदी के सिक्‍को के स्थान पर २०० ग्रेन के स्वर्ण दीनार' तथा १४० ग्रेन के 
अदली ” (चाँदी का सिक्‍का) का प्रचलन किया था। स्वर्ण-दीनार के 
प्रवर्तत तथा 'अदली” के पुनः प्रचार से सिद्ध होता है कि उस समय देश 
-में स्वर्ण-बाहुल्य तो था परन्तु चांदी की कमी पड़ रही थी। काफूर दक्षिण 
से लूटकर जो विशाल संपत्ति छे आया था उसमें मणि-माणिक्य स्वर्ण ही 
-था और स्वर्ण के इतनी श्रचुर मात्रा में आ जाने से उसका मूल्य भी घट 
गया था। चाँदी की कमी सुछतान मुहम्मद की मुत्यु के पश्चात्‌ भी बनी 
रही। फीरोजशाह के चाँदी के केवल दो सिक्‍के भ्राप्त हुए हैं और टामस 
महोदय ने मुहम्मद-बिन-फीरोज्ञ के दो, मुबारकशाह के एक, मुहम्मद-विन- 
फरीद के एक सिक्‍के का उल्लेख किया है और आलम शाह तथा उसके 
“पश्चात्‌ सिंहासनासीन होनेवाले लोदी शासकों के एक भी सिक्के का उल्लेख 
नही किया है, और इनके वाद सोलहवीं शताब्दी में शेरज्ाह सूरी तथा उसके 
उत्तराधिकारियों के समय में ही चॉदी के सिवके प्रचुर परिमाण में टकसालों 
से मिकलने प्रारभ हुए।' इस योजना की विफलता के विषय में मुद्रा 
- शास्त्र के विष्यात ज्ञाता श्री एडवर्ड ठामस महोदय ने लिखा है कि, “राज- 
कीय टकूसाछ की गढ़न तथा सामान्यतः निपुण कारीगर के हाथ की बनावट 





१६. मैंने इस पुस्तक के श्रथम संस्करण की अपेक्षा इस संस्करण मेँ, 
“इस विपय पर प्रकट किये ग्रये विचारों में पर्याप्त संशोधन का दिया है। 
प्रेरी पुस्तक करौतना टवक्से इन इण्डिया' में इस विषय का विस्तृत विवेचन 


अकिया गया है। 


अभागा सिद्धान्तवादी मुहम्मद तुगछूक २७१ 


के भेद को लक्षित करानेवाला कोई विशेष साधन प्रचलित नहीं किया गया 
था। चीन में प्रचलित कागज के नोटों की नकछः को रोकने के लिए अप- 
माई गईं सावधानियों के समान यहाँ ताँवे के सिक्कों की असलियत की जाँच 
की कोई व्यवस्था न थी और न जवन्साधारण द्वारा इनके निर्माण की 
शक्ति की कोई सीमा थी।” 


शासन-प्रबंध में उदारता--सुहम्मद तुगलक ने शासन-अबंध में ऐसी 
नीति ग्रहण की जो कट्टरपंथियों के प्रिय आदर्शों के विरुद्ध पड़ती थी। 
उसने कुरान-विहित चार प्रकार के राज-करो” के अतिरिक्त अनेक कर 
लगाये और अपने पूर्वेवर्ती शासकों की अपेक्षा कही अधिक हिन्दुओं की 
धारमिक भाववाओं का आदर किया। अपने दुर्वलमति चचेरे भाई फीरोज के 
समान वह बुद्धिशून्य धर्मान्ध नहीं था। सुसंस्कृत शिक्षा ने उतके विचारों 
की विशाल बना दिया था और दार्शतिकों तथा तक॑-शास्त्रझ्ों से निरन्तर 
विचार-विनिमय के कारण उसमें सहिष्णुता की प्रवृत्ति प्रबंधित हो गई 
थी। इसी सहिष्णु प्रकृति के कारण अकबर की इतनी प्रशंसा की जाती 
है। उसने कुछ हिन्दुओं को उच्चपद प्रदान किये” और अपने बाद में 
आतनेवाले महात्‌ अकबर के समान सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया) 
स्व॒तन्त्र राजपूत राज्यों से सुछतान ने छेड-छाड़ न की, क्योकि वह समझ चुका 
था कि चित्तौड़ एवं रणथम्भोर जैसे दुर्भेध दुर्गों पर स्थायी अभुत्व' स्थापित 
करना असंभव था। उसकी यह नीति मुल्ठाओं को रुचिकर वे थी। अछा+ 
उद्दीन का अनुकरण करते हुए वह भी लूट से प्राप्त धन का हैँ. भाग 
अपने लिए रख लेता था और शेप भाग सैनिकों में वितरण के लिए छोड़ 
देता था। परन्तु जब उसने मुल्लाओं के हाथ से न्यायन्यवस्था छोव ली तो 
वे अधिक विपादमय हो गये। न्याय के प्रति उसके हृदय में इतना उत्कट 
प्रेम था कि वह स्वयं न्‍्याय-व्यवस्था की जांच करता रहता था और यदि 
ज्यायाधिकरण उत्तके विरुद्ध भो निर्शय दे देता तो वह बड़े विनोत भाव से 
स्वीकार कर छेता था।" 











१७. चार भ्रकार के वध कर हैं--खिराज, जफात, जजिया तथा खम्स। 

१८. इब्नबतूता ने रतव नामक एक हिन्दू का उल्लेख किया है, जो 
सुलतान की सेवा में घा। यात्री ने आर्थिक विषयों में इसकी बुद्धि को 
अरशसा की है। 

इब्नवतूता--पेरिस संस्कृ० हे, पु० १०५-१०६ १ 

१६९. इब्नवतूता--पैरिस संस्क्र० ३, पू० २८५-८६। 

शेकिग--अछूचदाऊंनी, है, पू० ३१७-१८१॥ 


रछर मध्ययुग का इतिहास 


बहू स्वयं अपील का प्रधान न्‍्यायाधिकरण' था, और यदि कभी उसका 
निर्णय 'मुफ्तियों के निर्णय से भिन्न होता तो वह उनके निर्णय को दुकशा 
देता और अपने ही निर्णय पर दृढ़ रहता था। कट्टरपंशियों के प्रभाव को 
समाप्त करने के लिए उसने राज्य के सम्मान्य पदाधिकारियों को न्याय 
करने का अधिकार प्रदान किया; यद्यपि यह कर्मचारी न तो काजी थे और 
न मूफ्ती और न यह स्पध्ट रूप से उमा ही थे। सुछतान का भाई मुवारक 
खाँ 'दीवान-ए-खानए में काजी को न्याय करने में सहायता देने के लिए 
उसके साथ बैठता था । मुबारक खाँ को भोरदाद' का पद प्राप्त हुआ 
था; यदि किसी ऐसे बड़े अमीर अथवा सरदार के,विरुद्ध कोई दोषारोप किया 
जाता अथवा न्याय की प्रार्थना की (जाती जो [काजी के वश्ष में आनेवाला 
न होता, तो उसको न्यायाधिकरण के सम्मुख उपस्थित करना इस पदा- 
घिकारी का कर्तव्य होता [या। उसने छुछ [ऐसे उलमा को कठोर 
दण्ड दिया था जिनका विद्रोह अथवा पड्यन्त्रों में हाथ था या जिल्होंने 
घामिक-कोप से घन का अपहरण किया था। इस कठोर न्याय-व्यवस्था के 
कारण उलमा-वर्ग उस पर दोपारोपण करने लगा, क्योंकि यह वर्ग एक ऐसे 
शासक को सहन न कर सकता था जो आज तक मुसलमान शासकों द्वारा 
अदण्डनीय माने जानेवाले 'शेखों' एवं सैयदों तक को दडित करने में न हिंचकता 
हो। कुछ एवं पद-श्रतिप्ठा किसी को अपने अपराध के अनुरूप दण्ड से बचा 
न सकती थी। इसी लिए अनेक देशो में घूमे हुए तथा देश-देश के छोगीं तथा 
उनके कार्यो से सुपरिचित इच्नबतुता ने सुछतान के लिए छिखा है कि “सव 
छोगों में यह सुछझतान सर्वाधिक विनम्र है और सब छोगों में वह सर्वाधिक 
स्थायप्रेमी है।” इव्नबतूता ने यह शब्द अपने देश में जाने पर हछिखें थे, 
जब कि उसको सुलतान के कोप का कुछ भी भय न हो सकता था। 

क्ृपि में सुलतान को बड़ी रुचि थी। उसने वीरतापूर्वक दु्भिक्ष से निपटने 
का प्रयत्न किया, परंतु इस कार्य में उसके कर्मचारियों ने सहयोग न दिया। 
कृषि-विभाग के निरीक्षण के छिए उसने एक विशेष पदाधिकारी (अमीर 
कोही) नियुक्त किया और दुर्भिक्ष के समय तकावी के रूप में सत्तर लाख तनके 
वितरित किये। 

सुरूतान के उदारतापूर्ण कार्ये इतने अधिक हैं कि उन पर सहसा विश्वास 
नहीं होता | जो कोई सुलतान के प्रति भक्ति-माव प्रदर्शित करने जाता था, वह 





बदाऊँनी ने सुलतान के न्याय करने को प्रणाली का विस्तृत बर्षन 
किया है। 


अभागा सिद्धांतवादी मुहम्मद तुगलक र७३ 


उसके लिए कुछ न कुछ भेंट अवद्य के जाता था क्योकि इस भेंट के बदले 
में सुलतान बहुमूल्य उपहार देता था, इसलिए छोग अधिकाधिक संख्या मे 
उसके दश्शनाथे जाने छग्रे | उपहार देने के लिए एक विभाग ही खोल दिया गया 
था। जिनका सुरूतान की हूपा प्राप्त करने का सौभाग्य होता, उनको एक 
'खत-ए-खुद” दिया जाता था, जिसमें छिखा रहता था कि इस पत्र-वाहक को 
भली भाँति जाँच-पड़ताल के बाद याजकोप से अमुक धननराश्ि प्रदान की 
जाये। पत्र में लिखित घन दिये जाने से पहले इस खत” पर अनेक कमे- 
चारियों के हस्ताक्षर होते थे। राज्य की ओर से एक निर्माण-शाला का भो 
आयोजन किया गया था; 'मसालिक' के छेखक का कहना है कि सुछतान की 
निर्माण-शाला में ४००० रेक्षम के वुननेवाले नियुक्त किये गये थे जो अमीरों 
तथा राजसभा के पदाधिकारियों के सब प्रकार के परिधानों के लिए वस्त्र 
बनाते थे; इनके अतिरिक्त सोने के तार बनानेवाडें ४००० कारीगर भी 
नियुवत किये गये थे जो राजकीय परिवार की स्त्रियों तथा सरदारी की पत्नियों 
के लिए सोने का काम किये हुए वस्त्र बनाते थे। 
सुल्तान की विजय फी योजनाएँ--पुछुतान ने केवल शासन-तंत्र के सुधार 
में ही अपनी शक्तिमत्ता का परिचय नहीं दिया अपितु विदेशी राज्यों की 
विजय की विश्ञालठ योजनाओं द्वारा भी उसने अपनी तेजस्विता व्यवत की । 
शासन के प्रारम्भिक काल में दरबार में शरणागत कुछ खुरासानी सरदारों ने 
'उसे अपने देश पर आक्रमण करने के लिए उकसाया था। इस प्रकार की योजना 
किसी भी भाँति अतिरंजित कल्पना-प्रसूत अथवा मूर्खतापूर्ण न थी। पतित आबू 
सईद के शासन मे खुरासाव की दण्या जैसी गिर गईं थी, उससे भी ऐसे विचार 
को प्रोत्साहन प्राप्त होता था। जावू सईद राज्यारोहण के समय अल्पवयस्क 
था; अतः अमीर चौपान ता के सरदार राज-काज चछाता था; इस सरदार 
का प्रभाव इतना बढ गया था कि वास्तव में वही राजकीय प्रासाद का अध्यक्ष 
बन गया था। इस सरदार का सरक्षण युवक सुलतान को अच्छा न छगा और 
जब इसने अपनी पुत्री से जिंस पर सुल्तान मोहित हो गया था, सुछतान का 
व्याह कर दना अस्वीकार किया तो इसको सुलतान की बाज्ञा से बंदी बना छिया 
गया ओर यछा घोंटकर समाप्त कर दिया गरया। चोपात की मृत्यु मे ऋास्स 
मैं अव्यवस्था फैल गई और चगताई सरदार तरमाधितटीन खा दया मिन्न के 
सुलृतान को फारस-साम्राज्य के पूर्वी तथा पश्चिमी ऋर्यों की आक्रांत करने 
का सुअवसर प्राप्त हो गया। मुहम्मद तुगछक ने मल सुलतान के साथ 
मित्रता का संबंध स्थापित कर लिया था कौर ऋद इद्ने भी ३,७०,००० भदचो 
की एक विशार सेना का संबटत झूद दिल्य, दिसको पूरे एक पे हे र्् 
फा० १८ 








ह 


श७४ अध्ययुग का इतिहास 


राजकोप से वेतन दिया जाता रहा। परंतु अनेक कारणों से खुरासाव-विजय 
की यह महत्‌ योजना कार्यान्वित न हो पाई। एक तो इसी बीच मित्र के 
सुलतान मे आाबू सईद से मैत्री कर छी और तुब्रकक को सहायता देवा 
अस्वीकार कर दिया। दूसरे, चीन का शासक अपने भयप्रद पड़ोसी चगताई 
सरदार की शक्ति को बढ़ते देखता न चाहता था। तीसरे, विद्रोही सरदारों 
द्वारा तरमाशझिरीन के पदच्युत किये जाने के कारण फारस-साम्राज्य को पूर्व 
की ओर से कोई भय ने रह गया था और इसलिए आवू सईद को कहिताइयों 
बहुत तद गई थीं। इसके अतिरिक्त हिन्दुकुझ के दरों के मार्ग से इतने दूर 
के देश में एक विशाल सेना पहुँचाना और इसके भोजन आदि की व्यवस्था 
करना भी अति दुप्कर था। इसलिए इस अभियात की सफ़ता की आशा 
न थी। आज तक मुसलमानों का पाला असंघटित हिन्दुओं से पड़ा था, परंतु 
अपने सहधर्भियो के साथ निर्णयात्मक युद्ध में गुंथ जाना और वह भी उन्हीं 
के देश में, यह कार्य दिल्‍ली की सेना की सामर्थ्य के बाहर था। इस योजना 
को त्याग कर भारत पर ही ध्यान केन्द्रित करने में मुहम्मद तुमरकक ने 
बहुत बुद्धिमानी प्रदर्शित की । 
तथाकथित चीन अभियान एक अत्य योजना है, जिसके लिए सुलतान 
की कु आलोचना की जाती है। भारतीय इतिहास के सभी आधुनिक लेखकों 
ने फिरिश्ता का अनुसरण कर यह समझ छेने की भूल की है कि मह अभियान 
चीन पर किया गया था।” परंतु तत्कालीन इतिहासकार बर्नी का कहना है 
कि सुरुतान का उद्देश्य हिंद तथा चीन की सीमाओं के मध्यवर्ती कराचल अथवा 
कराजल नामक पर्वतीय प्रदेश पर विजय श्राप्त करता था ।' इब्नवतृता ने 
स्पष्ट लिखा है कि यह अभियान कराजर पर्वत पर किया यया, जो दिल्‍ली से 








२०, ब्रिग्ज--फिरिश्ता १, पृ० ४१६। 

एलफिस्टन-- हिस्ट्री ऑव इण्डिया---पृ० ३९६ ।॥ 

फिरिश्ता लिखता है :--चीन की अतुरू संपत्ति का वर्णन सुनकर 
मुहम्मद तुगछक ने उस साम्राज्य को परात््त करने का विचार किया; १रन्धु 
उसकी इस योजना को सफ़र बनाने के लिए पहले हिमाचल प्रदेश को 
जीतना आवश्यक जान पड़ा ।” आगे चह कहता है 390 09080 के मन्त्रियों 
तथा सरदारों ने उसको इस योजना की निस्सारता कृ प्रयत्त किया, 
परन्तु सफल न हुए । वर्नी का वर्णन अधिक विश्वसनीय है। इब्नवतृता भी 
थर्नी का समर्थन करता है। 

२१. बवर्नी--तारीख-ए-फोरोजग्ाही--विश्लि० इण्डि० पृ० ४७७॥ 

इब्नबतूता, पेरिस संस्क० हे, पृ० ३२५॥ 


अभागा तिद्धांतवादी मुहम्मद तुगलक २७५ 


दस पड़ावों की दूरी पर स्थित है।'' इसमे स्पष्ट विदित होता है कि यह पर्वतीय 
प्रदेश हिमाचल (हिमालय) रहा होगा, जो चीन तथा भारत के बीच अगम्य 
दीवार के रूप में स्थित है। यह अभियान किसी विद्रोही पर्वतीय सरदार के 
विरुद्ध किया गया जिसने दिल्ली साम्राज्य का प्रभुत्व स्वीकार न किया था। 
शाही सेना का प्रथम आक्रमण सफल रहा, परंतु बरसात प्रारम्भ होने पर 
सैना का साहस साथ छोडने रूगा और छावनियों से रसद पाना कठिन हो 
गया। सेनाओं को अत्यधिक हानि उठानी पडी; उदृण्ड पर्वतवासियों ने सेना 
का सामान लूट लिया। केवल दस अश्वारोही सैनिक इस विनाश का समाचार 
सुनाने के लिए जीवित दिल्ली पहुँच सके। परंतु अभियान का उद्देश्य सिद्ध 
हो गया। पर्वतीय राजा ने सुछतान से संधि कर छी और कर देना स्वीकार 
कर लिया, क्योंकि पर्वत की तराई के भागों में स्थित खेतों में कृषि कर सकना 
उसके लिए तब तक असंभव था, जब तक वह दिल्‍ली के शासक की अधीनता 
स्वीकार न कर लेता, क्योकि यह भूमि दिल्ली-राज्य का एक भाग थी। 
मुहम्मद तुगलक के शासन-काछ में उपद्रव--अहसनझाह का विद्रोहु-- 
मुहम्मद तुगलछक के शासन के श्रथम दस वर्ष बड़ी श्ञाति से बीते, परंतु 
१३३५ ई० से उसका सौभाग्य मद पड़ने लगा। इसका कारण कुछ तो जीवन 
के अंतिम वर्षों में उसके व्यवहार में कठोरता की वृद्धि तथा कुछ देश-व्यापी 
दोषकालीन दुर्भिक्ष से हिन्दुस्तान के प्रत्येक भाग में उत्पन्न घोर कष्ठ थे। 
शासन-तंत्र के प्रभुख आधार भूमि-कर की आय मे जैसे-जैसे न्यूनता ने लगी, 
साम्राज्य के विभिन्न भाग। में विद्रोह सिर उठाने छूगे। निराशा से घिरे हुए 
सुछुतान ने अपनी क्षीण होती हुईं प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए कैरों में खलीफा 
से सहायता की माचना की और अमीर-उल-मौमनीन से अपने शासकत्व बस 
मान्यता-पत्र प्राप्त किया। सर्वप्रथम महत्त्वपूर्ण विद्रोह सन्‌ १३३५ ई० में 
माबर में जलालुदीन अहसनशाह ने किया।' यद्यपि दुर्भिक्ष तथा आसपास 
के प्रदेशों में अराजकता फैछ जाने के कारण, दिल्‍ली की दशा बहुत शोचनीय 





२२ यहाँ न प्रवंत का ही अर्थ लगता है। इब्नबवूता लिखता है 
कि यहाँ तक पहुँचने में ३ महीने छगते हैं। 

२३. स्मिय ने आक्सफोर्ड हिस्दी आँव इण्डिया! पृ० र४२ पर जो 
१३३८-३९ ई० की तिथि दी है, वह ठीक नहीं है। 

अहसनशाह ने १३३५ ई० में विद्रोह किया और इसी वर्ष इसने स्वतन्त 
शासक के रूप में सिक्के ढलवायें। डा० हुल्श महोदय मे इन सिक्कों की 
खूब,परीक्षा कर विद्रोह] की तिथि १३३५ ई० बताई है। ह 

जन० ऑव रा० ए० सो०, १९०९, पृ० ६६७-८३।॥ 


२७६ मध्ययुग का इतिहास 


हो चली थी, फिर भी इम विद्रोही का दमन करने के लिए सुलतान नें 
स्वयं प्रयाण किया। परंतु वह तेलंगाना तक ही पहुँच पाया था कि महामारी 
का प्रकोप हो गया और सुलतान के अनेक अनुचर काल के गाछ में चढ़े 
ग्रये । इस प्रकार अग्रत्याज्षित कृठिनाइयो के कारण अहस्तानश्ाह के विछ्द् 
किए गये अभियान का परित्याग कर दिया गया और उसे स्वतन्प्र बने रहने 
दिया गया। 

बंगाल में विह्वोह--वछ्तियार के पुत्र मुहम्मद के समय से बंगारू कभी 
भी दिल्‍्ली-साम्राज्य का राज-मकत भाग न रहा था। पूर्वी बगाल के राज्यपाल 
बहराम शाह को उसके कवचवाहक फखरुद्दीन ने भार डाला और उसने 
हिजरी सन्‌ ७३७-३२८ (१३३६-३७ ई०) में अपने स्वामी के शासित प्रदेशों 
का अपहरण कर लिया। लखनौती के शासक कद्रखाँ मे इस राज्यापहारक 
पर आक्रमण किया परंतु बह मारा गया। दिल्ली में व्याप्त अव्यवस्था से 
लाभ उठाकर फखरुद्दीन ने स्वय को स्वतन्त्र शासक घोषित कर अपने नाम 
के सिक्के ढलवाये । अपने विस्तृत साम्राज्य के अन्य भागों के उपद्रवों में उलझा 
हुआ सुलतान इस विद्रोही की ओर ध्यान न दे सका। सुलतान की ओर से 
विरोध न किये जाने पर फखरुद्दीन ने स्थानोय विरोध को बड़ी सरलता 
से दवा दिया। शीघ्र ही उसने सारे देश पर अधिकार स्थापित कर लिया 
और बड़ी योग्यता एवं प्रवछता से झासन करने छगा। इब्नवतूता ने इसको 
धार्मिक व्यक्तियों की संगति एवं दान देने मे आनन्द का अनुभव करनेवाला 
निपुण निरकुश झासके बताया है। इसके शासन में बंगाल खूब समृद्ध हुआ 
और वहाँ की आशिक दशा इतनी सुधर गई कि छोग सुख चेने का जीवन 
बिताने लगे । भोजन के पदार्थ तथा अन्य वस्तुएँ इतनी सस्ती हो गईं कि 
फारस से जामेवाले लोग बंगाल को “अच्छी चीजो से भरपूर नरक” कहने 
छूगे ।* 

ऐनुलमुल्क का विद्रोह--१३४००४१--बंगाछ में विद्रोह के पश्चात्‌ अन्य 
भागों में छोठे-मोटे उपद्रव हुए, परंतु यह शीघ्र दबा दिये गये। फिर भी 
१३४०-४१ ई० में अवध एवं जफराबाद के प्रतिनिधि शासक ऐनुलमुल्क के 
विद्वीह ने बड़ा उग्र रूप धारण कर लिया था। ऐनुलमुल्क एक प्रमुख सरवार 
था और राजसभा में उसको बहुत सम्मान प्राप्त था । जब दुर्भिक्ष के कारण 
सुलतान फदक्खाबाद जिले के सरब्दारी नामक स्थान पर राजधानी छे गया, 

२४. इब्नवतृता--सेरिस सस्क० ४, पृ० २११-१२॥ 

यूछे---द्रिंवल्स आँव मार्को पोलो--२, पू० ७९०८० | 


अमागा सिद्धांतवादी मुहम्मद तुगलक २७७ 


उस समय ऐनुलमुल्क तथा उसके भाइयों ने दुभिक्ष के कृष्ठों को कम करने 
में वहुत सहायता पहुँचाई थी। सुछृताव के एक अदृरदर््ितापूर्ण कार्य ने इस 
राजभक्‍त सरदार को विद्रोही बना दिया। दक्षिण के कुछ पदाधिकारियों के 
दुव्यवहार का समाचार पाकर सुरुतान ने ऐनुलमुल्क को दक्षिण का झासत-भार 
सौपने का निश्चय किया और उसको सपरिवार दक्षिण जाने की आज्ञा दे 
दी। दक्षिण जाने के इस अनुपेक्षणीय आदेश से ऐनुलमुल्क बहुत आइचरय में 
पड ग्रया । सुलतान के भय से त्राण पाने के लिए अवध एवं जफराबाद में 
शरण लेनेवाले छोगों मे सुछतान के विदुद्ध उसके कान भरने प्रारम्भ कर 
दिये। सुलतान फी आज्ञा से सशंक ऐनुलमुल्क ने अकस्मात्‌ विद्रोह कर दिया 
और उसने तथा उसके भाइयों ने राजकीय सामान को हस्तगत कर लिया ) 
इस विद्रोह का समाचार पाकर सुलतान पहले तो अबाक्‌ हो गया परंतु उसने 
तत्काल अपनी सेनाओं को सुसज्जित करना प्रारम्भ किया। सेना की नैतिकता 
पर उसने सतर्क दृष्टि रखी और स्वयं युद्ध-ओत्र का निरीक्षण करता रहा। 
भीपण एवं दीर्घकालीन युद्ध के परचात्‌ ऐनुलमुल्क पराजित हुआ और वंदी 
बनाकर सुलतान के शिविर में छाया गया; उसके सहयोगियों का निर्देयता 
से वध किया गया, परंतु उसकी पूर्व सेवाओं का ध्यान कर उसको क्षमा किया 
गया और शाही उद्यानों का निरीक्षक नियुक्त किया गया | 


सिध में उपद्रवों का दमत--दुर्देव ने इस भाग्यहीन सुलवान को तमनिक 
भी विश्राम न छेने दिया। जैसे ही वह साखाज्य के एक भाग के उपद्रवों 
का दमन कर पाता, तभी “किसी दूसरे भाग में और भी भीषण विद्रोह उठ 
खड़ा होता। सामाजिक अव्यवस्था में फलते-फूलनेवाले दुराचारी सिर उठाने 
हूगे और लूठमार तथा डाके डालने के लिए अपने-अपने दर संघटित करने 
लगे। सिंध में लुटेरे बहुत ही प्रवछ हो उठे। सुछतान ने सैन्य सिंध की 
ओर प्रयाण किया और वहाँ पहुँचकर इन दुप्टो को तितर-वितर कर दिया । 
इनके नायकों को पकड़ छिया गया और इस्लाम ग्रहण करने के लिए वाध्य 
किया गया। १३४२ ई० के अंत तक हिन्दुस्तान में व्यवस्था स्थापित हो गई, 
कुछ समय पश्चात्‌ दक्षिण में इनसे भी अधिक प्रबल उपद्रव उठ सह हुए। 
इन उपद्रवों ने भयंकर रूप घारण कर लिया और सुलतान नें विद्रोहों का 
दमन करने तथा अपने अधिकार का विरोध दवाने में स्वयं को असमर्य पाया । 

दक्षिण में उपद्रव---दक्षिण-भारत पड्यन्त्रों एवं राजद्रीह की गुप्त मत्रणाओं 
का अड्डा बना हुआ था, झासन के प्रारम्भिक वर्षों में सुछतान ने मावर, वारंगल, 
हारसमुद्र जंसे सुदृरवर्ती प्रांतों पर आधिपत्य स्थापित करने में सफलता प्राप्त 
कर ली थी और छगमग समस्त दक्षिण भारत उसके साम्राज्य में आ चुका 


र्छ्ट मध्ययुग का इतिहास 


था। परंतु १३३५ ई० में मावर एक स्वतत्र राज्य वन गया और १३३६ ई० 
में हरिहर तथा उसके भाई बुवका ने मुसछमान-णवित के विरोध स्वरुप विजय- 
नगर साम्राज्य की नोव डालो, इसका पूर्ण विवरण आगे दिया जायेंगा। 
सन्‌ १३४४ ई० में प्रताप रुद्रदेव काकतीय के पुत्र कानियानायक्‌ अथवा दहृष्प- 
नायक ने दक्षिण के हिन्दुओं का एक सघ बनाया। झाहू अफग्रान के विद्रोह 
के प्रसंग में वर्नी ने छिस्रा है कि “जब यह (विद्रोह) चल रहा था, वारंगठ 
के हिन्दुओं में एक विद्रोह फूट पडा । इस प्रदेश में कानियानःयक (कापयनायक) 
ने शवित-संचय कर छी थी। नायव वजीर मछिक मकबूल दिल्ली भाग आया, 
हिन्दुओं ने आरंगल पर अधिकार कर लिया और इस प्रकार यह पूर्णतया 
((दिल्ली-साम्राज्य! के ) हाथ से निकल गया । इसी बीच का नियानायक (कापय- 
नायक) के एक सवंधी ने, जिसको सुलतान ने कम्वाछा भेजा था, इस्लाम का 
त्याग कर दिया और एक विद्रोह सडा कर दिया। इस प्रकार कम्बाला 
प्रदेश भी जाता रहा और हिन्दुओं के अधिकार में आ गया, केवल देवगिरि 
और गुजरात (दिल्ली-माम्राज्य में) सुरक्षित रहे ।”*' दक्षिण में प्रबल विद्रोह 
प्रारम्भ हो गया और चतुर्थ बलल्‍लाल, हरिहर, कृष्णनायक तथा अनेक छोटे- 
छोटे सरदारों के प्रयत्नों से इसने ऐसा जोर पकड़ा कि अंततः वारंगल, हार- 
समूद्र तथा कारोमण्डल समुद्र-तटवर्ती प्रदेशों से मुसछमानों की शवित समाप्त 
करके ही शांत हुआ सन्‌ १३४६ ई७० में हौयसल-बंश के शासन की समाप्ति 
ने हरिहर को अपनी शक्ति को दृढ़ आधार पर स्थापित करने में समर्थ वना 
दिया और अब विजयनगर दक्षिण का एक प्रमुख राज्य तथा उत्तर से होने* 
चाछे मुसलमानों के आक्रमणो का प्रतिरोधक वन गया। 


केवल गुजरात और देवगिरि मुहम्मद तुगछक के शासन में रह गये थे। 
अनेक कार्यों में विफल-अ्यत्न होने के कारण उसका स्वभाव कटु बन गया था 
और उसमें मानवोचित संवेदना का वह गुण समाप्त हो गया था, जिसके विना 
विरोधी लोगों को अपने पक्ष में ले आना असभव हो जाता है। उसने देवमिरि 
के प्रतिष्ठित प्रतिनिधि-भासक कुतलुग खाँ को हटाकर उसके भाई को उसके 
स्थान पर नियुक्त किया! इस अदल्या-वदली से देश में बहुत असंतोष फैल 
गया । राजस्व में बहुत कमी आ गई और राजकर्मचारी असहाय रैयतों से 
अपने लिए बलपूर्वक धन लेने लगे थे। कुतलछुग खाँ को देवगिरि से बुला 
केने की भूल के पदचात्‌ मालवा तथा घार के मूर्ख जागीरदार कलारूपुत्र 





२५. इलियट, ३, पृ० र२४५। 


अमागा सिद्धांतवादी मुहम्मद तुगलक २७९ 


अजीज खुम्मार द्वारा विदेशी अमीरो” की हत्या के रूप में एक और बड़ी 
भूल की गई। अजीज के इस नृझंस व्यवहार से अमीरों में आतंक फैल गया 
और आत्म-रक्षा के लिए उन्होंने शस्त्र सेमाल लिये। दक्षिण मैं धुत गति से 
अव्यवस्था फैलने छमी और जहाँ-तहाँ सेनाएँ विद्रोह करने छगीं। गुजरात में 
विद्रोह का दमन करने के लिए सुरतान ने स्वयं प्रस्थान किया और भडोंच 
से उसने कुतलुग खाँ के भाई दौलताबाद के श्रतिनिधि-शासक निजामुद्दीव 
अली-मुल-मुल्क को विदेशी अमीरों को शीघ्र राजकीय शिविर में भेजने का सदेश 
भेजा। रायचूर, मुदगल, गुलवर्गा, बीदर, बीजापुर, बरार तथा अत्य स्थानों 
के अमीरों ने राजाज्ञा को शिरोधायं कर गुजरात की ओर प्रस्थान किया, 
प्रंतु भार्ग में वह सहसा भयभीत हो उठे और उनको यह संदेह हुआ कि 
सुरुतान उनके प्राण छेना चाहता है। उन्होंने शाही संरक्षकों पर आक्रमण कर 
दिया और कुछ को मार डाला; तव वह दौलताबाद लौट आये जहाँ उन्होंने 
निजामुद्दीन को पकड़कर बंदी बना लिया। दौलताबाद के दुर्ग पर इनका अधिकार 
हो गया; उन्होंने शाही कोप छीन लिया और मराठा-प्रदेश को आपस में 
वॉटकर अपने एक नायक मलिक इस्माइल मख अफगान को अपना शासक 
निर्वाचित कर लिया । इसकी सूचना मिलने पर सुलतान ने दोलताबाद की 
ओर प्रयाण कर विद्रोही अमीरों को एक समक्ष युद्ध में परास्त किया। 
मलिक मसल अफगान घारागिरि के दुर्ग में डट गया और एक अन्य अफगान 
नायक हसन कांगू अपने साथियों को छेकर ग्रुलवर्गा की ओर चल पड़ा। 
सुल्तान ने दोलताबाद पर घेरा डाछ्ा और अपने सेनानायक इमादुलमुल्क सरतेज 








२६: मुसलमान इतिहासकारो ने इन विदेशी अमीरों के लिए 'अमीरान- 
ए-सदा' शब्द का व्यवहार किया है। वर्नो ने इनके लिए सब जगह इसी 
नाम का व्यवहार किया है । 

ब्रिग्ज ने इनको 'अमीर जदीदा' के रूप में बदरू दिया है; परनन्‍्तु। फिरिश्ता 
के मूल पाठ में कही यह शब्द नहीं मिलता । 

यह अमीर विदेशों से आये हुए अनेक जातियों के थे और भारत में 
बस गये थे। ई० वेछी महाशय का विचार है कि यह सौ सैनिकों के मुगल 
सरदार की उपाधि है। परन्तु इस अथे में इस उपाधि का प्रयोग नहीं 
हुआ है। यहाँ इससे वह सभी साहसिक अभिप्नेत हैं जो भारत में बस गये 
थे। मुहम्मद के शासन-काल में इन्होने जैसे उपद्वव किये, उनसे इनकी उदप्डता 
एवं भयकरता का परिचय श्राप्त होता है। 

देखिये--बेंडी कृत 'लोकल मुहम्मदन डाइनेस्टीज जाँव गुजरात' पृ० ४३॥ 
तथा डेनीसन रॉस दृव 'अरेबिक हिस्ट्री बाद गुजरात की भूमिका, २, पृ० 
३१-३२। 


२८० मध्ययुग का इतिहास 


को विद्रोहियों का पीछा करने के लिए भेज दिया। दौलतावाद पुनः सुलताव 
के अधिकार में आ गया; परंतु थोड़े समय वाद ही गुजरात में तगी 
के विद्रोह के कारण सुलतान को यहाँ से हटना पडा। सुलतान के पीढ 
फेरते ही, विदेशी अमीरों ने अपनी खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने 
के लिए प्रवछ उद्योग प्रारम्भ कर दिया। उन्होने देवगिरि के दुर्ग को घेर 
कर उस पर अपना अधिकार कर लिया ओर इस पर पुनः अधिकार करने के 
लिए शाही सेना ने विफल प्रयत्न किये । झाही सेनाध्यक्ष इमादुलमुल्क को हसन 
मे एक युद्ध में परास्त कर दिया और दौलताबाद पर विद्रोहियों ने अधिकार कर 
लिया। विद्रोही अमीरों द्वारा शासक के रूप में निर्वाचित इस्माइल मख ने 
इन युद्धों में प्रमुख भाग लेनेवाले उत्साह-सम्पन्न युवक हसन के पक्ष में 
शासक पद को “स्वेच्छा एव प्रसन्नतापूर्वक” त्याग दिया। हसन ने १३ अगस्त 
१३४७ ई०” को अलाउद्दीन वद्दीन अवुल-मुजफ्फर वहमत शाह की उपाधि 
घारण कर शासक-पद ग्रहण किया। इस प्रकार प्रसिद्ध वहमनी राज्य की 
चीव पडी, जिसका पूर्ण विवरण अन्य अध्याय में दिया जायेगा। 

सुलतान का देहांत--तगी के विद्रोह का समाचार पाकर सुलतान देवगिरि 
छोडकर गुजरात की ओर चल पडा था। यह उसकी बडी भारी भूल थी 
कि विदेशी अमीरों का पूर्णतः दमन कर लेने के पूर्व ही उसने विश्वासघातक 
तगी को समाप्त करने का निश्चय कर लिया। इन विपरीत परिस्थितियों से 
घिरे हुए सुलतान की भेंट बर्नी से हुई और उसने उससे (वर्नी से) राज्य- 
संबंधी समस्याओं पर उसका परामर्श लिया। वर्नी ने पद-त्याग करने की 
सुझाव दिया, परतु सुलतान मे विद्रोही प्रजा को दण्ड देने का दृढ़ निश्चय 
व्यक्त किया। उसने इतिहासकार वर्नी से स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह कठोर 
दण्ड द्वारा जनता को आज्ञापालन एवं विनय का पाठ पढ़ायेगा। विद्रोही तगी 
का उसने जगह-जगह पीछा किया, परंतु वह हाथ न आया। उसने करनाल 
के राय को परास्त कर समग्र समुद्रतटवर्ती प्रदेश पर अपना प्रभुत्व स्थापित 
कर लिया। यहाँ से उसने गोंडक की ओर प्रस्थान किया जहाँ वह रुप्ण ह्दो 
गया और उसको कुछ समय तक वही रुक जाना पड़ा। एक विश्ञाल सेना 
एकत्र कर उसने थद्ठा की ओर प्रमाण किया परंतु इस स्थान से हे; हैं 
दिन पहले के पडाव पर ही ज्वर-प्रस्त होकर उसने २० सार्च १३५१ ई० 





२७. यह फिरिश्ता द्वारा छिखित तिथि है । 'बुरहान-ए-मासिर' में ३ दिसंबर 
१३४७ ई० की तिथि लिखी है। 
'बुरहान-ए-मासिर--दण्डि० एप्टिग्, १८९९, २८, पृ० १४३। 


जरनल जाँव दी यू० पी० हिस्दारिकछ सोसाइटी १, भा० ३, पृ० ३२। 


अमागा सिद्धांतवादी मुहम्मद तुगलक श्ट्‌्‌ 


को शरीर-त्याग कर दिया। जिस दिल्ली-साम्राज्य में एक समय रहे आंत 
सम्मिक्ित थे और जो दिल्‍ली तथा लाहौर से दक्षिण में माबर एवं दारसमुद्र 
पर्यन्त तथा पूर्व में लखनौती एवं गौड़ से पश्चिम में थद्ृटा एवं सिंघ तक 
विस्तृत था, अब खण्ड-सण्ड होने छगा और इसके अवश्ेपों पर भ्रक्तिशालो 
एवं समुद्ध राज्य उठ खड़े हुए। गुजरात नाम-मात्र के लिए साम्राज्य का अंग 
बना रहा, परंतु अन्य स्थानों से शाही प्रभु उठ चुका था। 


मुहम्मद का धरित्न--इस भाग्यहीनत शासक के जीवन का इस उद्रर अन्त 
हुआ । सारे जीवत-पर्यन्त वह्‌ कठिनाइयों से भिडता रहा और मर 
होकर कभी अपना कार न छोड़ा। यह सत्य है कि उसके प्रयाद 
परंतु उसकी विफलता उन परिस्थितियों के कारण हुई जिद पर 
बश न था। बीस वर्ष से भी अधिक समय तक चलनेवादि घोर 
शासन को निष्प्रभ और उसकी प्रजा को राज-विसतेशे 
विपय में जो लोग यह निर्णय देते है कि वह नीरो शुई ईच्पड के 
अत्याचारी एवं रक्तपिपासु था, वह उसकी प्रखर फ्तिस्य ई 5 
है और दुभिक्ष का सामता करने की उसकी मुंदर-ुँदर गीजनाएों 
के जीवन को अधिक सुखमय बनाने के छिए उन /रर 






















भुला देते हैं। वर्नी एवं इब्नवतुता के वर्चतों दे सड़ 
जाता है कि निरर्भक रक्त बहाने का उस्ते थौदक न 
प्रति भी दया, उदारता एवं न्याययुर्त दक्नर 
रचनात्मक रूप देने की ऐसी वृद्धि एवं अनिकषश 
शासकों में विरठ ही दिखाई देती है। पर्टतु £ ्र 
उपस्थित थी। उसकी निरखर बढ़ते हुए काय्यस्प थी समस्स्पात्ं 
ऐसे पदाधिकारियों को छेकर ढुला पट झा झा जो झमी 
सहयोग न देते थे। सदा वि्ग्रतिद्ार्स ई दिए विल्‍्छालबादे 
उसे सामना करता पढ़ा। हद हें दाता टेशा समाकता छात्रेत्कि प्रयत 

की जे वफछद: थी अध्या बन बी है, उत्तकी 5 
हि जायें। यद्यत्ि की कि 


नीवि-डुशट्ठा की शहसतद ने अदिड पर्दा कर दी है; व 
के समीप है और उदहठ इतने # ८5० »% कम 


न्र्द्दत 


$ बटद 5 दा्य ट्रे 









मदोदय ये सुछदात करे £ कर 


हर 


8 
अर असक बल 


रे८ट२ मध्ययुग का इतिहास 








32७७७ ध् गु 
| 
| 


:. तुग़लक्‌ साम्राज्य ८ । 
>.. सन्‌ १३२७ ई० 





अभागा सिद्धांतवादी मुहम्मद तुगछक रट३- 


बह पायठ था, यह एक ऐसा मत है जिसके विषय में समसामयिक लेखक 
कोई संकेत नहीं देते; साथ ही उसकी बहुमुखी, सक्रिय एवं शवितसम्पन्न 
प्रवृत्तियाँ हमको यह स्वीकार करने से भी रोकती हैं कि वह अव्यवहार्य सिद्धान्ती-- 
वाला व्यक्ति था। उसको निरकुश कहना सत्य हो सकता है, परंतु मध्य-युग 
में अन्य किसी प्रकार के घासन-तंत्र का विचार भी नहीं किया जा सकता था; 
इस शब्द को ऐसे रूप में प्रयोग करना, जैसे कि यह किसी द्राचार अथवा 
रोग का नाम ही, यह सत्य भुछा देना है कि एक निरंकुश शासक जिस तक 
नवीन विचारों की पहुँच हो सकती है या जो सुधार के कार्यों म प्रवृत्त होता 
है, वह एक ऐसे समय में जब शिक्षा का अत्यल्प प्रचार हो और रूढिवाद 
बद्धमूल हो, अपनी प्रजा की अभिवृद्धि के छिए बहुत कुछ कर सकता 
है। परंतु ऐसे द्यासक को अपने ही काल की गभीर कठिनाइयों का सामना 
भी फरना पड़ता है जैसे अधिकृत स्वार्यों के कारण"अनिवार्य रूप से/आने- 
बाली उथल-पुथछू तथा रूढियो के प्रति लोगों के स्वाभाविक भमत्वटउसके 
हिए अनेक प्रतिपक्षी उत्पन्न कर देते हैं; छोक-झचि के विपरीत सुधारों को 
कार्यरूप में छामेवाले पदाधिकारी स्वामी के आदेश-पालन का बहाना बनाकर 
अपना बचाव कर छैते हैं (परंतु) यदि,उसकी योजनाओं /पर॥भअप्रत्याशित 
आपत्तियाँ दूट पढ़ें, यदि दुराचारी अधवा अगोग्य पदाधिकारियों के कारण 
उन (योजनाओं) के उद्देश्य उछट जायें, तो उसको ही दीप का भागी बनता 
पड़ता है--क्योकिद्रुवह निरंकुश है। यदि वह पोद्धा रहा है और थद्टा की; 
दीवालों के नीचे मुहम्मद-बिन-तुगछक के समान माद मृत्यु उसको ऐसे समय 


है, परन्तु उस पर न तो इब्नवतूता के यात्रा-वर्णन में और न बर्मी के 
ग्रन्थ में ही यह दोष लगाया गया है। एडवर्ड टॉमस (“दि क्रॉमिकल्स' पु० 
२०२-३) मुहम्मद पर हिलत्रू पैगम्वर की तरह बरस पडे है और उसका घोर पिशाच 
जैसा वर्णन किया है। हेवे ने भी ऐसा ही वर्णत किया है। परन्तु इनका 
ऐसा वर्णन करना आश्चर्येंजलक नही है, क्योकि इन्होंने वर्नी के वर्णन को 
सत्य मानकर ही ऐसा किया है। वर्नी की मुहम्मद के प्रति अत्यंत कदु भाव- 
ताय्ें थी और उसका वर्णन इनसे अतिरजित है। 

इसी प्रकार मुहम्मद पर जो रकक्‍त-पिपासुता का दोप छगाया जाता है 
वह भी स्वीकाये नही है। घुछतान कोई ऐसा बेर न था जो अत्याचारों में 

. भानंद पाता हो। उसने दुराचारियों को जो दण्ड दिये वह कठोर अवश्य थे; 

परन्तु उस काल में योरोप तथा एशिया सभी जगह दण्ड-विधान अत्यंत कठोर 
था। मुगल शासक भी कभी-कभी भयंकर उग्रता प्रदर्शित करते थे । इसके 
घिपरीत, सुलतान बहुत न्याय-ओ्रमी था और इब्नवतूता ने उसके न्याय करने 
के ढंग का विस्तृत वर्णन किया है। 

इब्नवतृता--पेरिस सस्क०, रे, पृ० २८५-८६। 


श्ट४ मध्ययुग का इतिहास 


घर दबाये, जब वह्‌ किसी साधारण युद्ध में जुटा हो, तो छोकापवाद का 
समर्थन करने के लिए ईश्वरीय न्याय का बखान किया जाता है और (उत्के 
लिए) साहित्य में लिखा जाता है कि-- 

“वह ऐसा नाम छोड़ गया जिससे संसार पीला पड़ गया, कोई शिक्षा 
लेते अथवा कथा को सजाने में॥” 


इब्नबतृता--मुहम्मद तुगछक के शासन के विषय में मूर यात्री इत्ल- 
चतूता के यात्रा-वृत्तांत से बहुत मनोरंजक सामग्री प्राप्त होती है। आबू अब्दुल 
मुहम्मद, जिसको साधारणतया इब्नवतूता कहा जाता है, २४ फरवरी १३०४ 
ई० को टेंजियर में पैदा हुआ था। उसमें भ्रमण के प्रति जन्म-जात रुचि थी 
और बड़े होने पर उसने अपनी इस हादिक इच्छा को पूर्ण करने का निश्चय 
कर लिया। २१ वर्ष की अवस्था में ही वह भ्रमण के छिए चछ पड़ा और 
अफ्रीका तथा एशिया के अनेक देशों में घूमता हुआ वह हिन्दुकुश के दरों 
के मार्ग से भारत में आया। १२ सितंवर १३३३ ई० को वह सिंधु तदनर 
पहुँचा; यहाँ से वह्‌ दिल्‍ली आया जहाँ उसका स्वागत किया गया। मुहम्मद 
तुगछक ने उसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया और अपनी राजसभा में 
स्थान दिया। यहाँ उसको इस असाधारण परंतु भाग्यहीन शासक की आदतों, 
स्वभाव एवं कार्यों से मिकटतया परिचय पाने का अवसर मिला। इस यात्री 
से सुलतान की उदारता, विदेशों से आये छोगों के प्रति उसकी आवभगत, उसकी 
विद्याल सम्पत्ति, उसके न्याय-प्रेम, उसकी विनम्रता, इस्लाम के विधि-विधानों 
के पालन में उसकी तत्परता, विद्दानों के प्रति उसके प्रेम तथा उसके अन्य 
गुणों की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है। परंतु इसने सुझतान के कूर कर्मों की 
भी तालिका दी है, जिनको यह उस काछ के आदइचर्य” कहता है। इब्नवतूता 
मे जिन आठ मौलवियों एवं शोखों के वध का उल्लेख किया है, उन्होंने या 
तो राज-कोप से धन का अपहरण किया था अथवा वह राज-्रोह के कुचक्रों 
में सम्मिलित पाये गये थे। इब्नवतूता ८ वर्ष तक भारत में रहा और उसतें 
सन्‌ १३४२ ई० में सुलतान की सेवा से अवकाश ग्रहण किया। है 
उसने उस काछ के हिन्दु तथा मुसलमान दोनों के ही रीति-रिवाजी 
तथा रहन-सहन पर प्रकाश डाछा है और उसका वृत्तान्त अनेक बातों में 
जियावर्नी के वर्णव का पूरक है। मुहम्मद तुगलक ने उसको राजनीतिक कीर्स . 
के लिए चीन में दूत बनाकर मेजा था, परंतु अप्रत्याशित घटनाओं के कारण 
बह इस कार्य को पूर्ण न कर सका। जिस जहाज में वह यात्रा कर रद्दा था वह 
डव गया और उसके साथ के स्खोेग या तो डूब गये अथवा समद्री डाकुओं द्वारा 
मारे गयें। यदि इब्नवतूता की वात सच्ची मानी जाये--यद्यपि सर हेनरी यूछ इस 


अमाया सिद्धातवादी मुहम्मद तुगलक र्८५ 


विपय में उसके कयन पर संदेह प्रकट करते हैं--तो जान पडता है कि वह अनेक 
विपत्तियों का सामना करता हुआ चीन पहुँच गया था, परंतु परिस्थितियों को 
प्रतिकूल पाकर लछौठ पड़ा। चीन से छौटने पर उसने मलावार से अरव की 
और यात्रा प्रारम्भ की और ८ नवम्बर, १३४९ ई० को वह अपने देश की 
राजघानी फज पहुँचा। यहाँ उसने अपने मित्रों तथा उच्चपदस्थ छोगों को 
अपनी लवी यात्रा का हाल सुनाया। कुछ छोगो ने उसके वृत्तांत को सच 
माना; और कुछ ने उसको केवल ग्रप्पी ठहराया । उसने अपने अनुभवों एवं 
निरीक्षणों को लिखना प्रारम्भ किया और १३ दिसम्बर १३५५ ई० को यह 
कार्य पूरा किया। ७३ वर्ष की अवस्था में सन्‌ १३७७-७८ ई० में इब्नबतृता 
का देहांत हो गया। पि 

इब्नवतूता के वृत्तांत की सत्यवा में साधारणतया कोई संदेह नहीं है, 
क्योकि अन्य इतिहासकारों के बिवरणों से उसके बर्णन का बहुधा समर्थन 
होता है। उसने अपने आध्यदाता के दानो एवं दण्डो, दयालुता एवं कठोरता 
का पर्याप्त निष्पक्षता से वर्णण किया है। सुछूतान के चरित्र के विपय में 
उसके वर्णन का समर्थन जिया वर्नी के वर्णन से हो णाता है, जो चापदूसी 
में अधिक पूर्ण परतु निदा में असंतुलित है। बहुत सी बातो का इत्ामी भी 
सतर्थन करता हैँ । इब्नबतूता का स्वभाव, जैसा कि उसकी यात्रा-विवरण से 
ज्ञात होता है, बहुत रोचक है। नवोल्छास, जीवनीशवित, साहस, खूढ़िअस्त 
धामिकता तथा सरल विश्वास से पूर्ण इब्नबतुता बहुत अपव्ययी भी जाने 
पड़ता है; अतः वह प्रायः आथिक सकटो में पड़ जाता था, जिनसे उसके 
कृपालू आश्रयदाता ने उसकी अनेक बार मुक्त किया; 


अध्याय १? 
फीरोन तुगलक--१३५१-८८ ई० 
फीरोज का प्रारम्भिक जौवन--फीरोज का जन्म १३०९ ई० में हुआ था। 


उसका पिता सुलतान्‌ ग्रयासुद्दीन तुगछक का भाई सिपहसालछार रजव ,था। 
अलाउद्दीन ने तुगलक को दीपालपुर की जागीर सौंपी थी, जिसकी उसने बड़ी 
“निपुणता एवं शक्तिशाली ढंग से व्यवस्था की। अवृहर के भट्टी राजपुत सर- 
दार रानमरू (रणमल्ल) की पुत्री के सौदय॑ की प्रशंसा सुनकर, गयासुद्दीन 
-तुगलक मे राणा के सम्मुख यह प्रस्ताव रखा कि वह अपनी कन्या का विवाह 
उसके भाई रजव से कर दे। राजपूत सरदार ने अपने जातीय अभिमान के 
कारण यह भ्रस्ताव.ठुकरा.दिया। इस पर तुयछक ने अत्यन्त क्ुद होकर राजप्रत 
सरदार को आदेश दिया कि वह राज-कर चुका दे और अवूहर की जनता 
को उसने घोर यातनाएँ देना प्रारंभ कर दिया। राणा की वृद्धा माता इस 
विपय में जब उसके साथ वातें कर रही थी तो राजकुमारी -के कातों.में 
इनकी बातचीत _पड़.गई। राजकुमारी. ने -ज़न्ता-को_यातनाओं एवं विवाश 
से त्राण दिलाने. .के.लिए--अपना-जीवन-समपंण करने की इच्छा प्रकट -की। 

“इस प्रकार रजव से-उसक्रा-विद्वह हुआ। इस विवाह-संबंध से फीरोज तुगछक 
का जन्म हुआ। बड़े आइचर्य की बात है कि राजपुतनी की संतान फीरोज 

इतना कदूटर घर्माध कैसे बन गया । सुलतान_ मुहम्मद तुगलक.ने अपने शासन” 
काल में फीरोज, के,प्रति बहुत अच्छा व्यवहार किया और उसकी उच्च पद 

पर नियुक्ति की. फीरोज उसका बहुत विश्वासपात बन गया था और वर्नी 

की 'तारीख-ए-फीरोजशाही' में इस तथ्य के अंतःप्रमाण विद्यमान हैं कि 

सुलतान मुहम्मद उसको ही अपवा. उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। 
फीरोज तुगलक का सिहासदारोहण--थट्टा_के समीप -मुहम्मद-तुगलक 
की मृत्यु से समस्त...राजकीय शिविर में अस्तव्यस्तता फैल गई और सेता- 





अभियान में, सहायता के लिए एकत्र किये गये वैतनिक मंग्रोल सैनिक राजकीय 

क्षिविर की लूठने.छगे और सेना का सुरक्षित रूप से दिल्ली छौट जानता अत्यत्त 

कठिन हो गया। मुहम्मद तुगछक किसी पुरुष-उत्तराधिकारी को न छोड़ 

गया था; इससे परिस्थिति और भी विषम वन गई थी और अमीरों 
२८६ 


फीरोज तुयकक २८७ 


एवं सरदारों को यह द्ांका होने छगी कि यदि उन्होंने श्ीत्र कोई उत्तरा- 
धिकारी न चुन लिया, तो परिस्थिति विनाशकारी रूप धारण कर छेगी। 
इन घटनाओं के प्रत्यक्ष-दृष्ट वर्नों में छिसा है कि सुलतान मुहम्मद -ने 
फीरोज को अपना उत्तराधिकारी .मदोनीत.किया था और उसका यह कथन 
सम-सामयिक छैलक झम्स-ए-सिराज अफीफ -द्वारा- औ: समयित होता है।' 
इस उत्तराधिकार पत्र के अनुसार सरदारों ने फीरोज को झाज़मुकुट 
र्थना को कि वह इसको, स्वीकार कर मंगोलों से 
के परिवारों की रक्षा करे। महत््वाकांक्षा-शून्य एवं संन्यासी 
सा जीवन विताने के इच्छुक फोरोज ने इस, प्रस्ताव.को- स्वीकार ,करने में 
पहुले तो हिचकिचाहट प्रकट की ओर मक्का को यात्रा करते की इच्छा 
अकट की। परन्तु सरदारों का आग्रह श्रवछ होता गया और -राज्य..के. हित - 
को देखते हुए फीरोज को उनका ,आग्रह स्वीकार कर लेता. पड़ा ( फीरोज 
के राजमुकुट स्वीकार कर छेने का. सेना. पर अति कल्याणकारी_प्रभाव पड़ा 
और शीघ्र ही सेना में व्यवस्था स्थापित्‌ हो गई। परन्तु.दिल्‍्ली में रवाजा 
जहान द्वारा मुहम्मद के एक कल्पित पुत्र को सिहासनाूूड़ करा दिये जाने-के 
कारण गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई थी ।' परन्तु ख्वाजा, पर विश्वासघात का 
दोप नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि शाही सेना के प्रमुख, नायकों फीरोज 
एवं तातार सा के युद्ध-मूमि से अदृश्य हो जाने का समाधार-पाकर यसने जनता 
के हित की भावना से प्रेरित होकर ही ऐसा किया था।' फीरोज ने सरदारों 











१. बर्नो--तारीख-ए-फीरोजश्ाही'--विब्छि० इण्डिग पु० ५३५१ 

विबकात-ए-अकवरी---विब्छि० इण्डि० पू० २२४। 

फिरिश्ता ने छिखा है कि भूतपूर्व सुलवान मे फ्रीरोज के नाम पर 
“उत्तराधिकार-पत्र' लिख दिया था। परन्तु फिरिइता ने आगे छिखा है कि जब 
फीरोज ने मौलाना कमालुद्दीन, शेख मुहम्मद नासिरुद्दीन अवधी और मौलाना 
ध्षम्सुद्वीन से पूछा कि क्या भूतपूर्व सुकताव का कीई पुत्र है, तो उन्होंने 
उत्तर दिया कि यदि सुलवान का कोई पुत्र हो भी, तब भी वर्तमान स्थिति 
में उसका अभाव समझना ही उचित है। इनके इस उत्तर से फिरिश्ता मे यह्‌ 
निष्कर्ष निकाला है कि जिस वालक को ख्वाजा जहान ने गद्दी पर बैठा दिया 
था बह सुलतान का कृल्पित पुत्र न थ। लखनऊ संस्क० पृ० १४५१ 
ब्रिग्जू, १, पृू० ४४४ व ४४७ भी देखिये। परन्तु समसामयिक लेखकों के 
चर्णन की अपक्षा फिरिश्ता का वर्णव अधिक विश्वसनीय त समझना चाहिए। 

२. वर्नी---तारीख-ए-फीरोजशाही---विब्छि० इण्डि० पूृ० ५३९ 
फिरिश्ता, छतननऊ संस्क० पूृ० १४५।॥ 

३. झम्स-ए-सिराज_अफीफ, तारीस-ए-फीरोजमाही, _विडिल० इण्डिल 
पु० ६८। 


२९० मध्ययुग का इतिहास 


कुछ और ही निप्कृपं निकलता है। वह झासन-तंत्र में कुरात के नियमों का 
44600 40020 584 
अक्षरशः अनुसरण करनेवाछा कट्टरपंथी दुराग्रही धर्मात्थ_था. वहु घामिक 
नियमों के पालन में बहुत कटूटर था और घामिक उत्लवों के अवसर पर पर्म- 
परायण मुसलमान के समान व्यवहार करता था। विधर्मी प्रजा-जनो को इस्हाम 
ग्रहण करने के लिए वह उत्माहित करता और जो इस्लाम ग्रहण कर लेते, उनको 
जजिया' कर से मुक्त कर देता था। पूर्णतः: कृटूटरपंथियों के प्रभाव में 
होने के कारण उसने कट्टरपंथ के विरोधी सम्प्रदायों के दमन की .आज्ञा दी। 
एक ब्राह्मण को जिसने अपने पूर्वजों का धर्म त्यागना अस्वीकार कर दिया था 
यह दोप छूगाकर राजप्रासाद के सामने जीवित जलवा दिया कि वह मुसलमानों 
: को सत्वमं से विलग होने 
जाजनगर के अभियान के समय सुलतान में जगन्नाथ की मूर्ति उखड़वा 
दी भर दिल्ली छाकर इसको हर सभव प्रकार से अपमानित किया ग्या। 
मुसलमात-शासन में प्रथम बार ब्राह्मणों पर जजिया” छूग्राया गया. और 
उनकी प्रार्थनाओं का तिरस्कार किया ग्या। सरदारों को चटकीली थोशार्के 
पहनने का निपेध कर दिया गया और सोने के काम किये वस्म्नों का व्यवहार 
बा यदा-कदा ही होने छगा। उसने आभूषण धारण ,करने का निपेध कर दिया 
. ओर स्वयं भी वह सोने-चाँदी के पात्रों को छोड़कर मिद्टी के पात्रीं में भोजन 
करने छगा।* ध्वजो एवं चिह्लो पर चित्र अकित करने का निषेध कर दिया 
30222 
गया; राजकीय असहिष्णुता ने इतना उग्र रूप घारण कर लिया कि कुछ 
उदार-पंथी मुसलमान-सम्प्रदायो के नेताओं को भी इसका शिकार बनता 
पड़ा; उनका बड़ी कठोरता से दमन किया गया। परचात्कालीन औरंगजेब 
के समान ही फीरोज कट्टर धर्माध था, परन्तु इस महान्‌ शासक का एक भी 















प्रकार की सुविधाएँ प्राप्त होने पर भी वह उत गुणों का. विकास ने कर सकी 
था, जिनके कारण एक सफल श्रतिभान्वित व्यक्ति किसी साधारण व्यक्ति 


20072: ८०० की नकल म 
५. फतृह्मत-ए-फीरोजशाही---इलियट २, पृ० ३८६।॥ 
६. शम्स-ए-सिराज अफीक--तारीस-ए-फीरोजशादी” विब्लि० इण्डि० 


पू० ३७९॥ 
डलियट ३, पृ० ३१५। 
. 'सीरत-ए-फीरोजश्ाही “--प्रयाग विश्वविद्यालय की हस्तप्रति पृ० 


श्ज्ण्यो 
<. अफीफ, पृ० ३७४। 


फोरोज तुगलक २९१ 


से भिन्न होता है। 'मुफ्तियों/ एवं 'मुल्लाओ के निरंतर सहवास से बह इतना 
दुर्वलनवत्त वन गया, था कि उस समय -तक वह किसी कायें,को.- प्रारम्भ 
करने का साहस न करता, जब तक उसको विश्वास व.हो जाता कि यह. कार्य 
कुरान-सम्मृत्‌, है। इुर्बछ एवं अस्विर-चित्त फीरोज़ में. सेनानायकत्व के गुणों 
का अभाव था और सकट काल में जब विजय प्राप्तु.होने ही को होती, तो. 
अपने दुर्वछ विचारों के कारण या तो बह अपमानपूर्ण ढंग से पीठ फेरने को 
बाध्य हो जाता अथवा शत्रु से अस्थायी संधि कर -छेता। अपने महान्‌ 
गुणसम्पन्न चचेरे भाई के समान उसमें विद्वत्ता न थी और वह ऐसे सांम्राज्य 
को सँभालने में स्वंथा असमर्थ था जिसकी नींव पिछले झासन की अतेक 
विफल योजनाओं के कारण हिल चुकी थी। 

कुरान के प्रति अनन्य भुवित-भाव सुलतान को अपनी नीच वासनाओ की तृप्ति 
से विलग न कर सका। एक यूद्ध के अवसर पर, तातार खाँ ने सुल्तान को उसके 
शिविर में अर्द्धनग्नावस्था, मे. पड़ा..प्राया। मदिरा के प्यारे उसके ब्रिछीते में 
छिपाकर रखे हुए थे। तातार खाँ ने इस गहित आचरण के छिए...सुलतान 
की भत्सता.की और लूज्जित होकर .सुतान ने वचन दिया कि .जब तक 
तातार खाँ सेना के साथ रहेगा, वह संयमपूर्वक रहेगा। परन्तु शीघ्र ही स्वभाव... 
की दुर्बलता प्रकट हो उठी और तातार खाँ को हिसार-फीरोजा के समीपस्थ 
प्रदेशों में व्यवस्था स्थापित करने के_ लिए भेज .दिया ग्रया; संभवतः यह उसके 
'अनादरपूर्ण व्यवहार! के लिए .दण्ड...था-। 

परन्तु फीरोज में मानवोचित ग्रुणो का, सवंथा अभाव_न था। अपने 
सहधमियों के प्रति उसका व्यवहार अत्यन्त उदारतापूर्ण था और दानशील 
एवं मानदीय प्रवृत्तियों ने उसको लिर्धन मुसलमानों की कृन्याओ के विवाह 
का प्रबन्ध करने एवं निर्धनों को सहायता करने में प्रवृत्त, किया। उसने अंग- _ 
च्छेद की निर्षध कर दिया, कानूनों को सरल बताया-और गुप्तचरों,की. प्रणाली 
को _निरुत्याहित..किया.। ऐसे धामिकु विद्यालयो,.को. उसने_दान दिया, जहाँ, 
मुसलमान छात्र एवं अध्यापक इस्लाम के. अध्ययन-अध्यापन . में-संक़रन रहते ७>! ६ 
थे। जन-साधारण के हित. के लिए भी अनेक कार्य, किये।" विशेषतया उसने 
सिंचाई की सुविधा के लिए उद्योग किया और दिल्की में एक चिकित्सालय 
खुलवाया, जहाँ रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा की जाती थी, उसकी आजेद 
में बहुत रुचि यो और दिल्ली के समीप राज्य की ओर से एक बन-अदेश 


९. समसामग्रिक इत्तिहासकार ने छिखा है कि अप्त की उपज खूब होती 
थी और हिंदू भी सुखी एवं संतुप्ठ थे। 
अफीफ--तारीख-ए-फीरोजशाही” विब्छि० इण्डि० पृ० १८०॥ 












२९२ मध्ययुग का इतिहास 


का प्रबंध किया गया या, जहाँ राजकीय व्यय से वन्य पशुओं की सुरक्षा का 
प्रव्ध किया जाता था। जन-हितकारी सुघारों को कार्यान्वित करने की इच्छा 
से उसने बड़ी तत्परता से दासम-प्रबंध किया। उसने कुछ ऐसी भूले भी को 
जिससे राज्य या अहित हुआ। परन्तु झासन-अ्रवध में फ़ीरोज के सुधारों 
को पूरा-यूरा महत्त्व देने पर भी उसको सफल अथवा अति निपुण शासक 
नही कहा जा सकता और उसकी सफलताओं एवं बिफछेताओं को एकत्र करने 
पर हमें मिस्सकोच कहना पड़ता है कि उसकी नीति को दुर्वछता_ प्रारम्भिक 


तुकं-साम्राज्य के छिप्त-भिन्न होने का एक बहुत बडा कारण थी। उसके सम्मुस 
एकमात्र प्रतिकूल परिस्थिति यही थी कि अपने पूर्ववर्ती शासन से उसको अनेक 
कठिनाइयाँ भी उत्तराधिकार में प्राप्त हुई थी। नैपोलियन ने जोसेफ को ठीक 
ही छिपा था कि “जब छोग किसी शासक को दयाछू बताते हैं, (तो समझ 
छो कि) उसका शासन विफल रहा.” कि 
घेदेशिफ नीति--बंगालू पद प्रथम अभियान्‌ १३५३-५४ ई०--मुहम्मद 
तुगछूक की मृत्यु के पश्चात्‌ साम्राज्य में व्याप्त अव्यवस्था से छाभ उठाकर 
बंगाल दिल्‍्ली-साम्राज्य से सर्वया स्वतन्त्र हो गया था और हाजी इलियास 
ने शम्सुद्दीन की उपाधि धारण कर स्वयं को पश्चिमी वंगाल का स्वत 
शासक घोषित कर दिया था। एक विद्याल सेना लेकर सुलतान ने बंगाल 
की ओर प्रयाण किया और वहाँ पहुँचकर वंगाली प्रजा में एक घोषणासत्र 
प्रसारित किया जिसमें हाजी इलियास के दुष्कृत्यों का वर्णन किया गया था 
और सुलतान ने प्रजा के साथ न्याय करने तथा सुशासन स्थापित करने 
की इच्छा प्रकट फी।” सुरुतान ने पुरस्कृत [करते के जो धचन दिये और 





१०. महू, घोषणा सन्‌ १३५३ ई० के अन्तिम (दिनों में मिकाली गई 
थी। इसमें आक्रमण के कारणों तथा हाजी इलियास के बत्ाचारों रा 
दुराचारों का वर्णन किया गया था। इसमें सब वर्ग के छोगों को संबीः 
वित किया गया है तथा दिल्ली के प्रति अडिग राजभक्ति रखनेवारों 
को वहुमूल्य उपहारों का वचन दिया गया है। दिल्ली सल्तनत के इतिहास 
में यह घोषणा-पत्र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है और फीरोज की कोमल नीति का परि- 
चायक है। कि 

कह योगा सर ऐनुल्मुल्क माहरू के पत्रों के संग्रह इन्शा-ए-माहर में 
दम लि आ है। यह पत्र-संग्रह एक समसामय्रिक कृति है; अतः इसका बहुत 
ऐेल्ि 5 महत्त्व है और यह वर्नी तथा अफीफ के वर्णनो की पूरक है कि 

मौलवी अब्दुल वली खान साहव ने जनरल जॉँव एशि० सोसा० 
१९, १९२३ सं० ७, १० २५३-२९० में इस कृति का व्यायबात्मक, परिचय 
दिया है। इन्होंने पिछले अंक में प्रकाशित मूल-पत्र का अनुवाद दिया 


फीरोज तुगरूक २९३ 


सुविधाएँ प्रदान करने में जो उदारता प्रदर्शित की उससे ग्रकंट होता है कि 
वह युद्ध तवा फलस्वरूप रकतपात एवं छूट से बचने के लिए कितना उत्सुक 
था। सुलताव का घोषणा-पत्र यह था-- 

“जब कि हमारे पवित्र कानों में यह बात पहुँच गई है कि इलियास हाजी 
छखनौती एवं तिरहुत प्रदेश की जनता पर अत्याचार एवं दमृनकारी व्यवहार 
कर रहा है, अनावश्यक रूप से रक्त श्रवाहित कर रहा है, स्त्रियों तक का 
रवंत वहा रहा है, यद्यपि प्रत्येक पंथ एवं सिद्धान्त में यह सुप्रतिष्ठित नियम 
है[कि किसी भी स्त्री का, भले, ही. वह काफिर हो, बध .त्‌ क्रिया जाता चाहिए; 
और जब कि उपरोवत इलियास हाजी ऐसे अवैध कर छगा रहा है, णो 
इस्लाम में विधि-विहित नहीं हैं और इस प्रकार जनता को कष्ठ दे रहा है; 
जब कि.न तो जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा है, न सम्मान एवं पवित्रता 
का बचाव; और जब कि यह प्रदेश हमारे स्वामियों द्वारा जीता गया था और 
हमको _उत्तराधिकार के तथा इमाम (मिस्र के अब्बासी खलीफा) की भेंट 
के रूप में प्राप्त हुआ है, हमारे शाही एवं साहसपूर्ण व्यक्तित्व पर इस राज्य 
के लोगों की रक्षा का भार आ पड़ा है। और नैयोंकि इलियास हाजी 
भूतपूर्व खुदुतान के प्रति आज्ञाकारी तथा सिंहासन- के प्रति भकितिपूर्ण था; 
ओऔर हमारे मंगलूमय राज्यमिपक के अवसर पर भी उसने अधीनता एवं 
राजभवित स्वीकार को थी, (और) हमारी सेवा में न्याय-आर्थनाएँ एवं 
उपहार भेजता रहा था, जैसा कि अधीन व्यक्ति के छिए उचित है; इसलिए, 
यदि, इससे पूर्व थदि हमारे ध्यान में उसके उन अत्याचारों एवं दमन का 
जो वह प्रभु के प्राणियों पर कर रहा है, कणमात्र भी हमारे पवित्र ध्यान में 
छाया गा होता तो हम उसको ' ऐसी चेतावनी देते जिससे वह इनसे 
विरत हो जाता ; और जब कि वह इंस सीमा से आगे बढ़ गया है.और उसने 
हमारे अधिकार के प्रति विद्वोह-..केया. है, इसलिए हम जनता की प्रसन्नता 
के लिए एक अजेय सेवा के साथ आ पहुँचे हैं; इसके द्वारा हम सबको उसके 





“इन्शा' के पाठ से इसको मिलाने पर. मुझे. इसमें -- अनेक -चुटियाँ-दिसाई 
दी। अनुवाद की मूल-सम्मत बनाने के छिए आवश्यक परिवर्तेत कर दिये 
गये हैं।' 

मेरा विचार है कि घोषणा में गत्र' झब्द का प्रयोग साधारणतया हिंदुओं 
के लिए किया गया है। यह विज्ञेपकर पारसियों के लिए प्रयुक्त नही 
किया गया है, जैसा मोलवी साहब समझते हैं। मलफूजात-ए-तैमूरी' तथा 
4260 में मुसलमानों से पिन्न छोगो के अर्थ में इस झब्द का बहुधा 
प्रयोग है। 


२९४ मध्ययुग का इतिहास 


अत्याचारों से मुक्त करना उसके दमन के घावों का न्याय एवं दया के दायों 
द्वारा उपचार करवाना चाहते है (ओर चाहते है) कि अत्याचार एवं दमन 
की उप्ण घोपक वायु द्वारा मूरझाया हुआ उनका (प्रजाजनों का) जीवन- 
वृक्ष हमारी कृपा के स्वच्छ जल से हरा-भरा तथा फलाम्वित हो जाये। 


“अतः हमने अपनी अतुल कृपा से (प्रेरित होकर) आज्ञा दी है कि छत- 
वौती प्रदेश के सत लोग--सआदत, उलमा, मशायख तथा इसी प्रकार के 
अन्य लोग तथा खान, मलिक, उमरा, सदर, अकावर एबं मआरिफ छोग 
भी अपने अनुचरो एवं परिजनों सहित--जो अपनी हादिक भवित्‌ प्रकेट करता 
चाहे अथवा इस्लाम के प्रति जितका उत्साह उनको ऐसा करने की प्रेरणा 
दे--बह प्रतीक्षा एवं विलब न कर हमारी विश्व-संरक्षिणी उपस्थिति की 
आश्रय लें। हम उन्हे उससे द्वुगता देगे जितना उन्हें जागीरों, गाँवों, भूमि 
भागों, वृत्तियों, पारिश्रमिको अथवा वेतनो से प्राप्त होता है; और, उस ब 
के लोग जो जमीदार कहे जाते है, जैसे मुकदम तथा अन्य सम्मान्य व्यक्ति 
फाछी (कोसी) नदी हे लसनीती की जागीर के सुद्रतम भाग तक से, (इसी 
प्रकार) हमारी विश्वन्संरक्षिणी उपस्थिति में आये, हम (उन्हें) वर्तमान वर्ष 
की सारी उपज एवं राज-कर (नकद अथवा अन्न के रूप में भूमि-कर) #ैदार 
कर देगे और आग्रामी वर्ष से, हमने सुझतान अस्मुद्दीन के शासन“काछ में 
प्रचलित तियमों के अनुसार भूमि-कर एवं राजस्व लगाने परन्तु किसी भी दर्ग 
में उनसे अधिक की माँय न करने, और उस अतिरिक्त एवं अवध करों एवं 
राजस्वों को जी देश के इस भाग के छोगों पर भार-स्वरूप हों रहे हों 
पूर्णत, छौटा देने एवं बंद करने का आदेश दे दिया है: और ऐसे संत, विरक्तो 
आदि को जो अपने समम्न समाज के साथ हमारी विश्व-सरद्षिणी उपस्थिति 
में आयेगे, हम उसका दूना देने की आज़ा देंगे जितना उन्हें अपनी जागीरों' 
गाँवों, भूभागो, पारिश्रमिको और वृत्तियो आदि से मिलता हैँ और जो आधी 
संख्या में (अर्थात्‌, विभिन्न तिथियों पर दो समूहों मे) आयेगे उनकों हैं 
पचार्म प्रतिशत अधिक देने की आजा देंगे तथा जो कोई भी एकाकी आयेगी 
उसको हमे पूर्व-निर्धारित (तनन्‍राशि) प्राप्त करने की आज्ञा देंगे। इ्सरें 
अतिशवित, हम उन्हें उनके मूछ स्थानों से न हटायेंगे अयबा उनके कप्ट की 
कोई वगरण उपस्थित ने करेंगे: हमने आज्ञा दी है कि इस पेश का पहोक 
एवं सब अपने-अपने धरों में अपने-अपने मन की इच्छानुसार निवास ब्र 
एवं जीवन चित्तायें भौर अधिकाधिक संवीप एवं संकटों से मुक्ति का आती 

प्राप्त करें, इन्या अल्छाह ताला (मंदि अभु-दच्छा हो)।* 





फीरोज तुगलक २९५ 


सुलतान के आगमन का समाचार पाने पर हाजी इलियास इकदला के दुर्ग 

में डट गया।” उसको दुर्ग से बाहर छानरे के लिए फीरोज ने कूटनीतिक, चालों 
का आश्रय लिया; इस आशा से कि सेना को छौटते हुए देखकर शत्रु उसको तंग 
क्रने के लिए दुर्ग से मिकल आयेगा, वहू कुछ मील पीछे हट गया। आशा 
सत्य सिद्ध हुई और अस्सुद्दीन (हाजी इलियास) ने देहलवियों से छड़ने, को 
आतुर दस सहखत्र अश्वारोहियो एवं दो राख पदातियों की विशज्ञाल सेना 
लेकर शाही सेमा का पीछा किया। सुरूतान ने मध्यन्युग को भ्रचलित्त व्यूह- 
रचना-प्रणाली के अनुसार अपनी सेना को दक्षिण, वाम एवं मध्य--इन तीचे 
भागों में विभकत्त किया और स्वय भी युद्ध की तैयारी _में सक्रिय भाग लिया। 
दक्षिण-पाइव॑ का नायकत्व मभौर शिकार! मलिक दिलान ३०,००० अर्वा- 
रोहियों को लेकर, कर रहा था, वाम-पार्र्व में ३०,००० योद्धाओं सहित 
मलिक हिसान नवा डठा था और इतनी ही सेना के साथ मध्य भाग को 
वातार खाँ सभाल रहा था। हाथियों को भी तीनों भागों में वाँट दिया गया 
था। ऐसी विकेट परिस्थिति देखकर गम्सुद्दीन “इमलछो की पत्ती के समान 
काँप उठा, परन्तु उसका स्वाभिमान इतना उग्र था कि वह दिल्‍ली का प्रभुत्व 
स्वीकार करने को उद्यत न हुआ। घोर सम्राम छिड गया; दोनो पक्षों के 
योद्धाओ ने अपूर्व झोय॑ एवं पराक्रम भ्रदर्शित किया। अपनी हार होती 
जातकर, शम्सुद्ीन युद्ध-क्षेत्र से भाग गया और उसने पुनः इकदछा के दुर्ग 
में श्वरण ली। शाही सेना ने पीछा किया और प्रचण्ड वेग से दुर्ग पर आकर- 
मण किया। परल्तु दुर्ग में स्त्रियों के रुदन एवं चीत्कार से तथा उनकी 
संकटापन्न अवेस्था के कृरुण प्रदर्शन से सुलतान की करुणा जाग उठी और 
उसने इसे घोर परिश्रम से उपलब्ध विजय का भ्रसाद त्याग देने का झीक्र 
ही निश्चिय कर छिया। राजकीय इतिहासकार ने कठिन परिस्थितियों का 
सामना करने की फीरोज की अयोग्यता का आभास इन पक्तियों से दिया 
हैं: “(फीरोज ने सोचा) दुर्गे को आक्रांत करना, अधिक मुसलमानों 
को तलवार के घाट उतारना और प्रतिप्ठित महिलाओं को अपमान का 
पात्र बनाना एक ऐसा अपराध होगा, जिसके लिए वह कयामत के दिन 
कोई उत्तर ,न दे सकेगा और जिससे उसमें तथा मुगलों में कोई अंतर न रहू 





११. इस दुर्ग के विवरण के लिए देखिए--जरन० एशि० सोसा० बंगारू 
१८७४, पृ० र४४। 

बाद में फीरोज ने इसका नाम आजादपुर रख दिया था। 

इलियट--पू० २९७॥ 


फीरोज तुगंलेक. २९७ 


ने अत्यधिक साहस एवं शौर्य का परिचय देते हुए ज्ीध्य ही दीवारों की 
मरम्मत क्र दी; यद्यपि वह जानते थे कि पराजम अवश्यंभावी है, परन्तु : 
इससे बह लेशमात्र भी विचछित न हुए ।- घेरे की समाप्ति)का कोई लक्षण 
न देखकर दोनों दल शिथिलकल पड गये और संधि की वार्ता, चलने 'लछेगी। 
सिकन्दर के दुत हैबत खाँ ने बड़े धैये, पटुता एवं दृढ़ता से संभि-वार्ता चछाई। 
सिकन्दर ने सुनार गांव जफर खाँ को छोटा देना स्वीकार कर लिया तथा 
सुलतान के साथ मित्रता का संबंध दृढ़ करने के छिए उसको ४० हाथी 
तथा अन्य बहुमूल्य उपहार भेंट किये। परन्तु इस झगड़े के मूल कारण- 
भूत जफर खां ने अपने देश को लछौट जाने का विचार त्याग दिया और 
दिल्‍ली में हो रहना पसन्द किया। सभवतः दिल्ली में प्राप्त होनेवाली 
सुख-सुविधा की सामग्रियों ने इस निर्वासित छ्यासक का हृदय आकपित कर 
लिया था। एक बार फिर हाथ में आये हुए इस प्रदेश पर अपना अ्रभुत्व' 
स्थापित करने में फीरोज की दुवंछता वाधक वन गई। 

जाजनगर के राय का दमन--वगाल से छौटते हुए सुलतात जौनपुर में 
ठहरा और वहां से उसने जाजनगर (वर्तमान उडीसा) की ओर प्रयाण किया 
जो उस समय अति समृद्धि था और जहाँ फ्लो एवं भोजन-सामग्री की इतनी 
बहुलता थी कि [उससे शाही सेना की खाद्य-सामग्री की आवश्यकता भली 
भाँति पूर्ण की जा सकती थी।" शाही सेना को आया देख जाजतगर का 
राय” एक टापू में भाग गया; शाही सेना ने उसका पीछा किया। पुरी में 
जगन्नाथ के मदिर को विष्वस्त कर मूर्तियों को समुद्र में फेंक दिया गया।"* 





१५, शम्स-ए-सिराज अफीफ--तारीख-ए-फीरोजशाही” विब्लि० इण्डि० 
पृ० १६३-६४। 

जाजनगर में भाव बहुत सस्ते थे। शम्स-ए-सिराज लिखता है कि २ 
जीतल में एक घोड़ा क्रय किया जा सकता था और मवेशियों को तो कोई 
पूछता ही न था। भेडें बहुलता से प्राप्त हो सकती थीं और शाही मेना में 
यह बहुत अधिक संख्या मे आती थीं। यहाँ के निवासी बड़े-बड़े तथा सुन्दर 
भकानों में रहते थे “और उनके वाग-बगीचे भी अधिक संख्या में थे। जान 
पड़ता है जाजनगर प्रदेश की आर्थिक दद्या बहुत सुन्दर थी। 

अफीफ-न्यू० १६५। 

१६. अफीफ ने इस राय का नाम 'अदेसर' तथा फिरिइ्ता ने सद्धता 
छिखा है। 

१७. सीरत-ए-फीरोजशाही' के रचयिता ने, जो फीरोज का समसाम- 
यिक लेखक है लिखा है कि सुरृताव जगन्नाथ के मंदिर की ओर गया, 
जो समुद्द के पूर्वी तट पर स्थित था और उसने इसको विध्वंस कर मूर्तियों को 
समुद्र में फेंक दिया। 


र९८ मध्ययुग का इतिहास 


अंततः विकृट परिस्थितियों से निराश होकर राय ने संधि करने के लिए 
अपने दूत भेजे। दूतो को अत्यन्त आइचर्य में डालते हुए सुलतान ने उनकी 
बताया कि वह उनके स्वामी के पलायन के कारणों से सर्वेया अनभिज्ञ है। 
राय ने अपने आचरण की सफाई दी और भेंट के रूप में प्रति वर्ष कुछ हाथी 
देने स्वीकार कर लिये। सुलतान ने गह शर्तें स्वीकार कर छी और मां में 
अन्य अनेक हिंदू सरदारों एवं जमींदारों से अधीनता स्वीकार करवाता हुआ 
वह राजधानी में लौट आया॥" ि 

नगरकीट की विजय--नगरकोट के दुर्ग को मुहम्मद तुगलक ने सन्‌ 
१३३७ ई० में विजय किया था।'* परन्तु उसके शासन के अंतिम भाग में 
यहाँ का राय स्वतस्त्र हो गया था! नगरकोट में ज्वालामुखी का मंदिर 
अति प्राचीन एवं प्रतिष्ठित तौर्थ-स्थान था जहाँ प्रति वर्ष असंर्य हिंदू तीर 
यात्री जाया करते थे और मूति पर बहुमूल्य भेंट चढ़ाते थे.। इस मदिर की 
पवित्रता ने धर्माध फीरोज को आक्रमण के लिए और भी प्रोत्साहित किया 
और समसामयिक इतिहासकार लिखता है कि जब सुलतात इस मर्दिर 
में गया तो वहाँ एकत्र हुए रायों, राणाओं तथा जमीदारों को उसने ईन 
शब्दों में सवोधित किया: “इस पत्थर की पूजा से क्या छाभ है? इ' 
प्रार्थना करने से तुम्हारी किस इच्छा की पूर्ति हो सकती है ? हमारे. परविन्न- 
विधान में कहा गया है कि जो इसके विरुद्ध कार्य करते है, वह नरक में जायेंगे /४ 





मंदिर में अतुल सम्पत्ति थी और बताया जाता है कि केवल रसोईघर के 
प्रबन्ध में ३०,००,००० चाँदी की दीनारें व्यय की जाती थी। 

'सीरत-ए-फीरोजशाही --अ्रयाग विश्वविद्यालय की हस्तल्िपि पृ० ६्४। 

१८, फिरिश्ता ने लिखा है कि जाजनगर के राय की पुन्नी सुलताने 
के हाथ पड गई और सुलतान ने उसका अपनी पुत्री के समान लछालन-पार्लते 
किया। वीरभूमि के राजा मे भी सुलतान की अधीनता स्वीकार कर ली 
और उसको ३७ हाथी तथा अन्य वहुमूल्य वस्तुएँ भेंट की। तब सुझुतान 
पद्मावती के वन में आखेट किया और वहाँ ३३ हाथी पकडे। फिरिश्ता 
ने संधि की उन शर्तों का उल्लेख नही किया है जो अफीफ ने ल्खि हैं! 

रोकिंग, अल-बदाऊनी, ६, पृ० ३२२९। 

फिरिदता, छखनऊ संस्क० पृ० १४७; ब्रिग्ज, १, पृ० डेपुर। 

१९. कसाइद वद्र चाच'---इलियट हे, पूृ० ५७०। , 

२०. अफीफ-पृ० १८६-८७॥ 


लियट, रे; पृ० ३१८व मंदिर में 
फिरिदता लिखता है कि इस मंदिर में एक पुस्तकालय मिला, जिस्म 
५08 के उसमें इनमें से एक द्शनन्य्रंथ का अपने राजकबि एजुद्दीन: 


फीरोज तुगलक २९९: 


सुलतान मे नगरकोट का दुंगे घेर लिया और चारो ओर “मंजनीक' तथा 
अर्रदि यत्र लगा दिये! ६ मास के निरन्तर घेरे के पश्चात्‌ जब दोनों पक्षों 
का युद्धोत्साह मंद पड़ गया तब फीरोज ने राय को क्षमा प्रदान की, जो 
“अपने दुर्ग से वाहर आकर, क्षमा-याचना करने लगा, और सुरूतान के चरणों 
में छंटने लगा, जिसने (सुलतान ने) उसकी पीठ पर अपना हाथ रखा, 
उसको सम्मान के बहुमूल्य वस्त्र प्रदान किये और दुर्ग में वापस भेज दिया।” 


भट्ट फी विजय--१३६२-६३ ई०--थटूटा का अभियान फीरोजे तुगलक 
के शासन-काल की एक अति मनोरजक घटना है? यह सुलतान को मूर्खता 
एवं कूठनीतिक अनभिज्ञता का अपूर्व उदाहरण है। निपुण सेनाती न होने के 
कारण वह युद्ध से बहुत घबडाया था और अपने पूर्ववर्ती अछाउद्दीन तथा 
मुहम्मद तुगछक जैसे महान्‌ शासकों के समान युद्ध के संकट झेलने में असमर्थ 
था; उसकी अस्थिर चित्तनवृत्ति एवं धर्म-मीरुता विजय प्राप्त करने में 
रोड़ा अटका देती थी। भूतपूर्व सुछतान के प्रति थदूटा के छोगों के दुर्व्यवहार 
का प्रतिशोध लेने की भावना से प्रेरित होकर फीरोज ने इस अभियान का 
आयोजन किया। अभियान-तैयारियाँ बड़े उत्साह से की गईं और छोग 
स्वेच्छा से सेना में भर्ती होने लगे। एक विज्ञाल सेना का सघटन हो गया 
जिसमें ९०,००० अश्वारोही, असृंख्य पदाति तथा ४८० हाथी.थे। ५ सहख 
नावों का एक. विद्याल बेड़ा तैयार किया गया जिसको अनुभवी सामुद्रिक-सेना- 
नियों के अधीन रखा गया। सिंध के शासक जाम बावीनिया'' मे अपनी 





खलीद खानी से फारसी में अनुवाद कराया और इसका नाम दिलायल-ए-फीरोज- 
शाही” रखा। फिरिश्ता--छखनऊ संस्कु० पृ० श्थ्ट। 

इसी इतिहासकार ने लिखा है कि नगरकोंट की भूति के टुकड़ों कोः 
गोमास में मिलाकर थैको में भरा और इसको ब्राह्मणों की गर्देनों मे छटकाकर 
उनको शाही डेरे में घुमाया गया। परन्तु किसी समसामय्रिक छेसक ने एसा 
वर्णन नही किया है। 

बदाऊनी लिखता है कि उसने लाहौर में सन्‌ १५९१-९२ में दलायल- 
ए-फीरोजशाही” को आद्योपांत पढ़ा था। उसका केहना है कि उसने 
फीरोज के सममर में अनूदित अब्य ग्रन्थ भी पड़े थे। ग्रंथों के अनुवाद का 
समर्थन 'सीरत” के वर्णन से भी होता है। 

२१. शम्म-ए-सिराज अफीफ ने तारीख-ए-फीरोजशाही' (बिब्लि० इण्डि० 
प्‌ृ० २०१) ने इसका नाम जाम' और बावीनिया' लिखा है। ठीक नाम जाम 
बावीनिया' ही हो सकता है, क्योंकि जाम केवल उपाधि है, व्यक्ति का नाम 
नहीं। मीर मासूम ने (इलियट १, १० २२६) भी “जाम वाबीनिया' नाम 
लिखा है। फिरिश्ता ने (ब्रिग्ज ४, पृ० ४२) 'जाम वानी” लिखा है, जो सभवततः 
“जाम वाबीनिया' का सक्षेप जान पड़ता हैे। तुहफतह-उल-क्राम' के छेखक 


३०० मध्ययुग का इतिहास 


सेना की व्यूह-रचना की जिसमें २०,००० अबबारोही तथा ४,००,००९ 
पदाति थे और वह युद्ध के लिए उद्यत हो गया। इसी बीच दुभिक्ष एवं 
महामारी के भ्रकोप के कारण सुलतान की छावनी में खाद्यसामग्री का 
अभाव हो गया जिससे सैनिकों की संख्या घट गईं और चौथाई अश्वारोही 
सेना इसी रोग में समाप्त हो गईं। 


इस विकट परिस्थिति से सेवा का दिल बैठ गया, परन्तु जब इस क्षीण 
सेना ने झत्रु पर आक्रमण किया तो झणत्रु को ढुगे में खदेड़ दिया। एक 
और युद्ध का संकट उठाने से अन्यमनस्क सुलतान सैन्य-वल बढ़ाने के उद्देश्य 
से गुजरात की ओर चल दिया। परन्तु मार्ग-दर्शको के विश्वासधात के 
कारण समस्त सेना मार्ग से भठक गई और कच्छ के रन में फेंस गईं।" 
सुलताव भी रास्ता भूछ गया और ६ मास तक दिल्‍ली में सेना का कोई समाचार 
ने पहुँच पाया। इस समय घोर अकाल फैला हुआ था, अनाज का भाव 
चहुत चढ़ गया था और पूख से व्याकुल सेनिक जहाँ-तहाँ भटक-मठक- 
कर संसार से कूच करने छगे। अनाज का भाव एक “ंके! और दो (टंके' प्रति 
खेर तक चढ़ गया था और इस भाव पर भी वह सुछूभ न था। अनाज 
दुर्लभ होने के कारण सडा मांस तथा कच्ची खालें तक खाई जाने छगीं। 
कुछ लोग, भूख से व्याकुल होकर, पुरानी खालों को उवालकर खाने छगें।, 
घोड़ों में एक ऐसा रोग फैला जिससे अनेक घोड़े मर गये। स्वच्छ जछ के 
अभाव तथा महभूमि की शुप्कता से वह दु.ख एवं निराशा से भर गयगे। 
बड़ी कठिनाई से सुलतान गुजरात पहुंचा और वहाँ उसने नये सैनिक_भर्ती 
करना प्रारम्भ_किया। युद्ध-सामंत्री जुटाने में उसने छगभंग दो करोड़ 
मुद्राएँ व्यय की। मलिक इमादुछूमुल्क ने सुझताव से झिकायत की कि 
राज्य की सर्देव सेवा करनेवाले स्थायी सैनिकों (वजहदारी) की दशा 
संतोपजनक न थी। जेब कि अस्थायी सैनिकों को सवारियाँ दी जा रही थीं, 





ने, जो मीर मासूम के वाद का छेखक है, लिखा है कि १३७० ई० में फीरोज 
में यटटा पर आक्रमण किया और वहाँ के झासक खेरदीन मे अधीनता स्वी- 
कार कर ली। इलियट, १, पृ० २४ _ 

मुसलमान इतिहासकारों ने इन 'जाम' लोगों के नामों में बहुत गडबड़ी 
की है। देसिए, जरन० एश्थि० सोसा० बंगा०, १८९२, ३, पृ० ३२९-३० पर 
रेवर्टी की टिप्पणी 

२२- 'रनः के विस्तृत वर्षन के छिए देखिए--वम्वई गरणेडियर, ५, १० 
११-१६ तथा काठियावाड़, गजेंडिय<, ३, पूृ० ६९।॥ 


फीरोज तुगछक ३०१ 


यह स्थायी सैतिक पैदक चल रहे थे और इनको बड़ी-बडी कठिनाइयो का 
सामना करना पड़ रहा था। सुलूतान ने आज्ञा दी कि इनको (स्थायी सैनिकों 
की) पैशगी वेतन दिया जाये, जिससे वह आवश्यक सामग्री जुटा पके 
इस भाज्ञा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को पेशगी दी गई। इस प्रकार किसी 
को १००, किसी को ७०० तथा किसी को १००० टैके तक मिल्ले। दिल्‍ली 
में 'खान-ए-जहान' को आदेश भेजा गया कि वह राज-कर्मचारियों से स्थायी 
सैसिकों के गाँवों की सुचारु व्यवस्था करवाये, जिससे उनके परिवारों को 
किसी प्रकार की असुविधा न हो। सुृतान को सूचित किया गया कि उसके 
अनेक सैनिक विगत यूद्ध की कठिनाइयों से तय आकर अपने सारे सामान 
सहित अपने घरों को घले जा रहे हैं! इनको रोकने का प्रबंध किया गया 
और इस कार्य के लिए सतरी नियुक्त किये गये। दिल्ली के 'खान-ए-जहान' 

को आदेश भेजा गया कि वह उन स्थायी सैनिको को जो पेशगी पाकर सेना 
छोड़कर _चले आये है पकइ ले और उनको तदारुक-ए-मनावी” का दण्ड 
दे; यह एक प्रकार का नैतिक दण्ड होता था, जिसमें अपराधी को जन-्साधा- 
रण की निंदा का पात्र बनना पडता था। इन भग्ेड सैतिकों को 'तदारुक- 
ए-खुसवी” भर्थात्‌ प्राण-दण्ड, निर्वासन अथवा अर्थदण्ड आदि राजदण्ड न दिये 
जाने का आदेश दिया गया। खान-ए-जहान ने बड़े परिश्रम से सुल्तान के 
आदेश का पालन किया। सेना को छोडकर आनेवाले छोगो को पकड़ लिया 
और उनमे से जो स्थायी सैनिक पाये गये उनको शाही आदेश के 'अतु- 
सार दण्ड दिया। इतिहासकार लिखता है कि कुछ प्रसिद्ध अपराधियों को एक 
था दो दिन तक वाजार में खडा किया गया जिससे प्रत्येक आमे-जानेवाले 
की दृष्टि उन पर पड जाये और तब उनको छोड दिया। उनकी भूमि अथवा , 
बैतन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया गया। सैन्य-संघटन पूर्ण 

हो जाने पर समस्त सेसा ने थट्टां की ओर प्रयाण किया और पसिंघ.नदी 
के तट पर डेश डाला। परन्तु जब झ्ञाही सेनाध्यक्ष इमादुलमुस्क और 
जफर खाँ ने नदी पार करने का अ्रयत्व किया तो सिधियों ने उतका 
भार्ग रोक दियां। तब यह निश्चय किया गया कि नदी के ऊपर की ओर 

जाकर भक्‍कर के नीचे से नदी को पार किया जाय! ऐसा ही किया गया 

भऔरं नदी के दूसरे किनारे पर भीषण संग्राम छिड़ गया, परन्तु फ़ीरोज की 

दुर्वछता एक बार फिर विजय में बाघक हुई। निरपराघ मुसलमानों के 

खतन-पात के भय से व्याकुल होकर सुलतान ने अपने सेनानियों को वापस 

बुला लिया; उसने यह किचित्‌ मात्र न सोचा कि इन सेनानियों को नदी 

पार करने में कितने कप्ट झेलने पड़े थे। प्िंधियों केः प्रवक् प्रतिरोध को 


हेण्र मध्ययुग का इतिहास 


देखकर युद्ध-समिति ने इमादुलमुल्क को नई सेना छाने के लिए दिल्ली 
भेजने का निश्चय किया। निषुण मंत्री खान-ए-जहाम' ने इमादुलमुल्क का 
यथोचित स्वागत किया और वदाऊंं, कन्नौज, संडीछा, जौनपुर, विहार, तिरहुत, 
चदेरी, धार तथा साम्राज्य के अन्य अधीन प्रदेशों से सैनिकों का आह्वान 
किया। इन सैनिक-दल्ों के आने से शाही सेना का बल बहुत बढ़ गया। 
सिंधियों ने जब अपने विरुद्ध इतनी विश्याल सेना सुसज्जित देखी तो उन्होने 
नीति का प्रयोग करने में ही पराक्रम समझा और आत्म-समर्पण करने की 
इच्छा प्रकट की ! उनके इस व्यवहार से लड़ने का अब कोई प्रयोजन न रह 
गया और दोनों पक्षों में शीघ्र सधि हो गई। जाम ने अधीनता स्वीकार 
कर लो, उसको दिल्‍ली ले जाया गया और उसके लिए बहुत बड़ी पेंशन 
नियत की गई तथा उसके भाई को 'जाम” पद पर प्रतिप्ठित किया गया।'* 
इस अभियान में जो कुछ भी सफलता प्राप्त हुई, वह शाही सेनाध्यक्षों के 
साहस एवं फीरोज के निपुण एवं स्वामिभकत मंत्री खान-ए-जहान 'मकबूल' 
की समयोचित सहायता का फल थी। 

दक्षिण--झम्स-ए-सिराज अफीफ ने, जो दक्षिण की भौगोलिक स्थिति 
से अनभिन्न था, दक्षिण की राजनीतिक स्थिति का सक्षिप्त तथा अव्यवस्यित 
वर्णन किया है। वहमनी-राज्य मुहम्मद के जीवन-काल में ही स्थापित हो 
चुका था और विजयनगर-साम्राज्य प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका था। फीरोज 
"के पदाधिकारियों ने दोलतावाद में दिल्ली का प्रभुत्व पुनः स्थापित करने 
के लिए उसकी ओर प्रयाण करने की अनुमति माँगी, परन्तु यह इच्छा 
सुनकर सुलतान “दु.खित दिसाई दिया और उसको आँखें आँसुओ से भर 





२३. शम्स-ए-सिराज अफीफ ने छिसा है कि थट््‌टा का शासन जाम के 
पुत्र तथा वाबीनिया के भाई तमाची पर छोड़ा गया और इनको उपाधियाँ 
प्रदान की गई । तब जाम और बाबीनिया को साथ छेकर सुलततान ने दिल्ली 
की ओर प्रस्थान किया। 
जान पड़ता है कि फिरिश्ता ने वाबीनिया को दो व्यवित बना दिया है। 
मीर मासूम ने भी लिखा है कि सुदतान जाम वाबीनिया को अपने साथ 
दिल्‍ली छे गया और कुछ दिन तक वहां रप़कर उसको सिंध वापिस 
भेज दिया। 

तारीख-ए-मासूमी --सुदावद्थ हस्तछिपि पु० हे५।॥ 

फिरिध्ता भी मौर मासूम से सहमत है और छिसता है कि बाद में जाम 
बनी फो उसका राज्य छोटा दिया गया। 

चाचूनामा के लेसक ने मो छिसा है कि जाम बावीनिया को राज्य छोटा 
दिया गया और इसके बाद उसने १५ वर्ष तक धायन किया। 

जरन० एशि० सोसा० बंगा०, १८४१, १ पृ० २६८।॥ 








फीरोज तुगलक |, ०३ 


आईं और उसने वतलाया कि मुसलूमान घर्मावछम्वियों पर कभी आक्रमण 
न करने का उसने निश्चय कर लिया है।” यह था इस शासक का शोयें 
एवं साहस, जिसकी दरवारी इतिहासकारों ने मुक्त कण्ठ से प्रशसा की है। 
दिल्‍ली साम्राज्य का विस्तार बहुत कम हो गया तथा इसका पहले जैसा 
एंशवर्ग न रह गया और अब यह विध्य पर्वत के उत्तरी भागों तक ही सीमित 
हो गया। 

शासन-प्रबन्ध के सामान्य लिद्ान्त--फीरोज श्ान्ति-प्रिय शासक था। 
सार्वजनिक शासन के क्षेत्र में उसकी सफलताएं अवश्य प्रग्मंसवीय हैं, यद्यपि 
इस क्षेत्र में भी उसके कुछ कार्यो ने साम्राज्य के विधटन में योग दिया। 
उसके शासन में मुसलमान-शास5-तत्र प्रधानतसा धर्मानुसारी बन गया 
और हिंदुओं तथा कट्टरता-विरोधी मुसलमानों पर समान रूप से प्रतिबंध 
लूग गया। सुरूतान ने विधियों पर कठोर प्रतित्रंध लगाकर अपनी धामिक 
असहिष्णुता का परिचय दिया। मुहम्मद तुगलक के अधीन कार्य करते समय 
फीरोज ने जी अनुभव प्राप्त किये थे, उनसे वह देश की आवश्यकताओं को 
भली भाँति समझ सका और उसके मन में सुधारों का महत्त्व अच्छो तरह 
बैठ गया। अतः वह जनता के सुख एवं समृद्धि के लिए प्रभावकारी 
उपाय सोचने लगा। जनता का कल्याण इस नये_शासन का ध्येय-वादय 
बन गया; यद्यपि इन सुधारों से वहुधा अल्पसख्यक वर्ग को ही काभ 
पहुँचा, - फिर भी- सामान्यतः हिंदू एवं मूसलमान सभी इनसे छामान्वित 
हुए। परन्तु सर हेनरी इलियट ने अकब्र्‌ एवं फ़ोरोज में ,जो ठुझना, की 
है वह अनावश्यक एवं अनुचित है । फीरोज में उस उदार-हृदय एवं विद्याल 
बुद्धि-सम्पन्त सम्राद की प्रतिभा का द्तांश भी न था, जिसने. केवछ..जब« 
हित को ही प्रधानता दी और शजान्ति-व्यवस्था एवं सब घर्म-मतों के प्रति 
सहिष्णुता का प्रचार एवं प्रसार किया। फीरोज के सुधांरीं में स्थायित्व 





२४. इस्लाम ग्रहण करनेवाले हिंढुओं को इस्लाम की शिक्षा देने के » 
लिए आमिल नियुक्त किये गये, जिससे वह सत्य जान जायें। वि 
सीरतं-ए-फोरोजशाही---प्रयाग विश्वविद्यालय की प्रति, पृ० १६१ 
२५. इलियद ३, पू० २६९-७०। 
देखिए--शम्स-ए-सिराज अफीफ के ग्रंथ 'तारीख-ए-फोरोजशाही”' को 
आरम्भिक टिप्पणी। 
घिसेंट स्मिथ ने भी सर हेनरी इलियट के इस कथन को कि 
अपने समय का महानू अकबर था, अर्थहीन बताया है। ऑक्सफोर्ड (ए९८ 
२४९। 


३०४ मध्ययुग का इतिहास 


न था; इनसे मुसलमान-शासन-तंत्र सुदृढ़ न हो सका और न हिंदुओं का 
विष्वास ही राज्य को प्राप्त हो सका। फीरोज की धामिक असहिष्णुता के 
फारण हिन्दुओं की भावनाएँ कदु हो गई थीं। फीरोज -के सिद्धान्तों एवं 
नीति के कारण एक ऐंसी प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई जो उस वंश के स्वार्यों के लिए 
घातक सिद्ध हुई जिसका बह स्वयं एक योग्य प्रतिनिधि था। 


नागरिक शासन--अलाउद्दीन द्वारा बंद की गई जागीर-प्रणाली को 
फीरोज ने पुनः प्रचछित किया। समस्त साम्राज्य को जागौरों में विभवत 
किया गया तथा इन जागीरों को जिलों में बाँटा गया। यह जिले उसके कर्म- 
घारियों को प्राप्त हुए, जो मध्यकालीन योरोप के सामंतों के समान थे। राज- 
कर्मचारियों को जागीरो के साय-साथ राज्य की ओर से वृत्तियाँ भी प्रदात 
की गईं, जिससे वह विशाल घन-राशियाँ जमा करने में समर्थ हो गये। भूमि- 
कर भूमि की दद्या की पूरी-पूरी जाँच कर लेने के वाद नियत किया गया। 
लोगो की पिछली उपाधियो एब,भू-स्वत्वों की जाँच की गई और जिनके भू- 
स्व॒ृत्व पिछले शासकों के समय में,छिन गये थे, उनसे कहा गया कि वह न्याया- 
घिकरण द्वारा अपने अधिकार को पुनः प्राप्त कर छें। ख्वाज़ा हिसामुद्दीन.जुनैदी- 
को क्र नियत करने के लिए नियुक्त किया गया; ख्वाजा ने सारे साम्राज्य का 
मल्रमण कर भूमि-कर की व्यवस्था में सुधारों की योजना प्रस्तुत की। राजस्व 
बहुत कम कर दिये गये। प्रान्तीय प्रतिनिधि शासकों को प्रतिवर्ष एवं अपनी 
नियुक्ति के अवसर पर दी जाने वाली भेंटो की प्रथा को समाप्त कर कपको 
का भार और भी कम कर दिया गया। राज-करो की बसूलो में होनेवाके 
दुराचारो का कठोरतापूर्वक दमन किया गया। राज्य की;ओर से सिंचाई की 
सुविधाएँ उपस्थित की गईं, इससे कृषि की दशा बहुत सुघर गई भर भूमि- 
कर द्वारा राज्य की आय में भी बुद्धि हो गई। दोआब से भूमि-कर के रूप 
में ८० छाख टंके तथा दिल्ली प्रान्त से ६ करोड ८५ लाख टंके प्राप्त होने 
लगे। जोती जानेवाली भूमि का भो अत्यधिक विस्तार हो गया और सम- 
सामयिक इतिहासकार लिखता है कि केवल दिल्ली के पड़ोस में ही १२०० 
ऐसे गाँव थे, जिनमें बाग लगे थे तथा; जिनसे राज्य को १,८०,००० टके प्राप्त 
होते थे। प्रजा दुर्भिक्ष के भय से सवंथा मूक्‍त हो गई और क्ृपक समृद्ध 
एवं सुत्री हो गये। 

राज-कर--भूमि-कर के अतिरिकत सुलूतान; की आय के अन्य बहुत-रे 
स्रोत थे। फीरोज के झासन में समस्त क्र-प्रणालरी की धुनर्व्यंवस्था की 
गई तथा इसको घ्मं-विहिंत नियमों के अनुसार बनाया गया। भूतपूर्व शासकों 


फीरोज तुगलक झ्०्प्‌ 


के समय में छंगाये गये समस्त उत्पीड़क एवं, अवैध कर बंद कर दिये गये। 
फतूहात-ए-फीरोजशाही के अनुसार फीरोज ने इस प्रकार के २३ करों 
को समाप्त करने का श्रेय छिया।" सुृतान का ध्येय-वाक्य यह था कि 
“अपरिमित कोप से जनता की समृद्धि अधिक महत्त्वपूर्ण है।” उसके घासन 
में राज्य की ओर से कुरान-विहित केवल चार प्रकार के कर ही. जर्नता 
पर छगाये लगे--खिराज, जकात, जजिया तथा खम्स। युद्ध में छूट से 
प्राप्त होनेवाली सम्पत्ति, शरियत मे निदिष्ट अनुपात में सैनिकों तया 
राज्य में वाँदी जाने लमी। ऐसी सम्पत्ति का दे भाग राज्य ग्रहण करना 
तथा शोप भाग सैनिकों का होता। इन करों के अतिरिक्त सिंचाई-कर मी 
बसूछ किया जाता था, जो खेतों की उपज का १० प्रतिगत होता था 

राज-कर संबंधी इस नवीन नीति का कृषि एवं वाणिज्य पर अत्यन्त स्प्रे 
कारी प्रभाव पडा। परिणामस्वरूप वस्तुओं के मूल्य बहत क्द्ा हर म्फे 
तथा जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओ का कोई क्रषमाव ने सर नर 35 
राज्य को भी कभी धताभोंव का अंनुभंव ने करेना पड़ा ऑऔरे 












६, 'फतृहात-ए-फीरोजशाही', इलियट, ३, एप ज्ड्उत 
'सीरत-ए-फीरोजशाही' के छेखक ने, जी समसानापिक्षा 
२६ करो की सूची दी है, जितको फीरोज दे तल 
से अतर के साथ, इलियट द्वारा अनूदित पुट्टाड 
सूची से मिल जाती है। 

प्रथाग-विश्वविद्यालय में पाण्डुलिपि, ए० १?७- 
२७. फीरोज ने इस विपय पर 
उन्हींने एक स्वर से यह सम्मति प्रकट 

करने का पूरा-पूरा अधिकार है; इदध रियर ऊे छ 
क्र लगाया। इलियट ३, पू० ३६११ 









३०६ मध्ययुग का इतिहास 


वर्ष अनुदानों के रूप में तथा जन-हित के कार्यो में विज्ञाल धन-यशि 
व्यय करने छगा। 

नहरों का निर्माण--दिल्ली के पड़ोस में फीरोजाबाद नगर वसाते के 
पदरचातू सुलतान को पानी के अभाव का अनुभव होने छगा। समसामयिक 
इतिहासकार लिखता है कि उस स्थान में पानी की इतनी कमी थी कि 
इराक तथा खुरासाने से आनेवाले यात्रियों को एक घडे भर पानी के 
लिए ४ जीतल तक देने पडते थे। यह कहना ठोक नहीं कि सुलतान ने 
व्यापारिक उद्देश्य से प्रेरित होकर ही नहरें बनवानी प्रारम्भ कीं। सिचाई- 
कर भी उसने धर्माचार्यों की अनुमति से ही छगगाया था; इससे स्पष्ट हो जाता 
है कि आधिक छाभ के लिए ही उसने यह काय॑ प्रारम्भ न किया था! 
आम्स-ए-सिराज ने दो नहरों का उल्लेख किया है; एक यमुना नदी से 
तथा दूसरी सतलज से निकाछी गई थी। पहली नहर का नाम “रजवाहँ 
तथा दूसरी का 'उलुगखानी' था। दोनों नहरें करनाल के पास से होकर 
बहती थी और १६० मील वहकर सम्मिलित हो जाती थी तथा हिंसार 
फिरोजा को सीचती थी। पन्द्रहवीं शताब्दी में लिखित 'तारीख-ए-मुवारक- 
शाही” के लेखक ने फीरोज की चार नहरो का वर्णन किया है। फिरिंश्ता 
तथा अन्य पर्चात्कालीन लेखकों ने भी इस वर्णव का समर्थन किया है। यह 
संभव प्रतीत होता है कि फीरोज द्वारा निर्मित नहरें अफीफ द्वारा वर्णित संख्या 
से कही अधिक रही होंगी।"" 

२९. दाम्स-ए-सिराज अफीफ, 'तारीख-ए-फीरोजश्ाही'--विड्लि० इण्डि० 
पृ० १२७। शत < 

तारीख-ए-मुवारक॒दाही' में इन नहरों का जो वर्णन है, फिरिइता में 
उसका बहुत कुछ आश्रय लिया है। फिरिश्ता 'तारीख-ए-मुवारकशाही' के 
लेखक के बाद का है। फिरिश्ता ने कदाचित्‌ याह्या के वर्णन से अपने वर्णन 
सामग्री ली है। लूखनऊ संस्क० प्‌ृ० १४६।॥ 

जिस समय मेने यह परिच्छेद लिखा था, उस समय 'तारीस-ए-मुवारत- 
शाही! 2॥ 8 थी। इल्यिट के 'हिस्द्री ऑव इण्डिया” (जि० ४) में इमाम 
बहुत थोड़े अवतरणों का अनुवाद दिया है। भारत के किसी भी प्रुस्तकादय 
में इस पुस्तक की प्रति उपलब्ध न थी और इंगलेड में भी केवल बोदलेरियन 
छाइय्रेरी में इसकी एक प्रति थी। सर यदुनाथ सरकार की कृपा में मुझ 
उनकी ह्स्तलिपि प्राप्त हो सकी और इस परिच्छेद को छिसने में मत 
डसका उपयोग किया। अब तारीख-ए-मुवारकशाही' अँंगरेजी अनुवाद महिंद 
गामक्वाड़ ओरियस्टल सिरीज में प्रकाशित हो गई है। >पशप 

आपनिव मान-चित्र पर इन नहरों को दर्शाना अत्यन्त यठिन है। विद 
ज्ञान के लिए देसिए-- 


फीरोज तुगलक ३०७ 


तारीख-ए-मुवारकशाही' के लेखक ने मिम्न ४ नहरों का उल्लेख 
फिया है--(१) एक नहर सतलज से घग्गरं तक जाती थी, जी ४८ -कोस 
की दूरी पर था, (छगभग ९६ मील); (२) दूसरी नहर मंडेवी तथा 
सिरमौर प्रदेश के पास से चलकर ७ अन्य धाराओं से पानी छेती हुई 
हाँसी पहुँचती थी और वहाँ से अरसनी (फिरिश्ता मे अब्सिन लिखा है) 
तक ले जाई गई थी जहाँ सुतान मे हिसार फीरोजा का दुर्गे बनवाया 
था; (३) तीसरी नहर धग्गर से निकाली गई थी और सिरसुती (सरस्वती) 
नगर के पास से होती हुईं हिरनी खेड़ा अथवा भर्नी-खेडा नामक गाँव तक 
पहुँचती थी, जिसके समीप फीरोजाबाद नामक नगर दसाया गया था; (४) 
चौथी नहर यमुना से ली गई थी और फीरोजाबाद से होती हुई तथा इस 
मगर के समीप एक ताल्गबव को भरती हुईं आगे वढ़ जाती थी। फिरिश्ता 
ने लिखा है कि सुल्तान ने १३६० ई० में सिरसुती तथा सलीमा नदियों 
के बीच के प्रदेश में स्थित एक विश्ञल टीले की खुदाई प्रारम्भ करवाई 
थी। उसको बताया गया था कि यदि इस टीछे को बीच से स्रोंद दिया 
जाये तो सिरसुती नदी का पानी सछोमा नदी में आ मिलेगा और सरहिन्द 
तथा मन्सूरपुर होता हुआ सुन्नम तक पहुँच जायेगां। इस सूचना के 
अनुसार खुदाई का कार्य प्रारम्भ किया गया तथा ५० सहझ्ष श्रमिक इस 
कार्य पर लगाये गये। सरहिन्द को, जी पहले समराना जागीर का ही एक 
भाग था, पृथक्‌ कर एक नया जिला बनाया गया। 

सेना का प्रबन्ध--फीरोज के शासमने में सेनिक-सघटन _सामंत-प्रथा पर 
सँमिकों (गर-वजह) को राज-कोप से वेतन दिया जाता था और जिन सैनिकों 
को वेतन अथवा भूमि कुछ भी न दिये गये थे, उनको अपने लिए भूमि-कर 
का कुछ भाग वसूल करते का अधिकार दिया गया था। शोही सेना में राज्य 
के दो लाख से कुछ ही कम उच्च पदाधिका रियो तथा सामतो एवं उनके अनुचरों 
के अतिरिक्त ८० अथवा ९० हजार अश्वारोही थे। अश्वारोही सँनिकीं की 
कार्यक्षम घोड़े ही सनिक कृंयलिय के समक्ष“उपस्थित करने पड़ते थे और 


नकाननयणपपभयययायय पाया पएृैपैपभे न 

जरन० एशि० सोसा० बंगा० १८४६, पु० २१३ 
३ ३ २८३३, पू० १०५-९ 
ह ह' १९१२ पृ० २७९ 
१८४० पु० ६८८ 
42 २ पृ० १११ 
रेनेल कृत मैप ऑँव ए मेम्वायर' पू० ७२-७४। 


ड़ क 


क्र क्र 


शेण्ट मध्ययुग का इतिहास 


नायब अज॑-ए-मुमलीक/ (उपन्सैनिक-कार्याल्याध्यक्ष) मलिक रजी ते अपनी 
सतर्क नीति से उन सब प्रप्टाचारों को समाप्त कर दिया जो भूतपूर्व घातक 
के भमय से चले आ रहे थे। सैनिकों के प्रति दयापरुर्ण व्यवहार किया जाता 
था तथा उनकी सुख-सुविधा का पूरा-पूरा ध्यान रखा जाता था। परंतु अपात्रो 
के प्रति सुछतान की उदारता ने सेना को बहुत कुछ निर्वल बना दिया क्योकि 
उसने वृद्ध एवं निर्बंल छोगों को भी, जो सैनिक-कार्यों में सक्रिय भाग नरे 
सकते थे, सेना में रहने दिया। एक नये नियम के अनुसार जब कोई सैनिक 
वृद्धावस्था के कारण सैमिक-कार्यों के अयोग्य हो जाता तो उसका पुत्र अथवा 
दामाद उसका स्थान ग्रहण करता और इस प्रकार “बुद्ध सेनिक घर में आराम 
से पड़े रहते और युवक उनके स्थान पर अश्वारोहण करते।” * सुलतान के 
सैनाध्यक्षो द्वारा ऐसे नियमों का विरोध किये जाने पर भी सेना की निपुणता 
को दुरवंल हृदय सुलतान को उदारता के नीचे दव जाना पड़ा। 
दण्ड-विधान न्याय तथा सार्वजनिक- हित के कार्य--कानून एवं न्याय के 
विपय में फीरोज के विचार एक कट्टर मुसल्‍हूमान के से थे। अपराधों वां 
दमन करने में वह बहुत कठोर था और कुरान के आदेशों के अनुसार स्याय 
करता था। न्यायाधिकरण में “मुफ्ती” कानून की व्याख्या करते थे और काजी 
तदनुसार निर्णय दिया करते थे ) यदि कोई यात्री मार्ग में मर जाता तो जागीर- 
दोर तथा मुकहम, काजी तथा अन्य मुसलमानों को बुलाकर उनके सामने रे 
की परीक्षा करते थे और काजी से उसके शरीर पर आघात का कोई वि्न 
न होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर उसको दफनाते थे। हिन्दुस्तान का दाह 
विधान भध्यकाछीन योरोप के दण्ड-विधान की भाँति कठोर था। अपराधी 
से सच्ची वात कहलवाने के लिए उसको यातनाएँ देना सफलतम उपाय समझी 
जाता था और दण्ड-विधान में अपराधी के सुधार की भावना न होकर प्रति 
शोध की भावना ही रहती थी। फीरोज से अपराधियों को यातनाएँ देना तेवी 
अन्य निर्दयतापुर्ण दण्ड देने बंद करवा दिये, परंतु उसकी दया इस सीमा तने 
बढ़ी हुई थी, कि अनेक दण्डनीय अपराधी थोडा भी दण्ड पाये बिना ही दे 
जाते थे। 
निर्धनों की सहायता के लिए सुलुतान का उद्योग सराहनीय है। जन-हिंत 
की भावना उसमें इतनी बढी हुई थी कि उसने कोतवालों को बेकार छोगों 
की सख्या जानने की आज्ञा दी। इन लोगों को दीवान के पास प्रर्यवालाव 








३०. अफीफ---तारीख-ए-फीरोजशाही'--बिब्डि० इण्डिक पृ० ३०३ 
इलियट ३, पृ० ३४९॥ 


फीरोज तुगलूका ३०९ 


भेजने के लिए कहा गया और तब योग्यता के अनुसार इनको कार्य दिलाया 
गया। जो छोग पढना-लिखना जानते थे उनको शाही-परिवार में कार्य दिया 
गया, जो शारीरिक श्रम में रुचि रखते थे उनको राजकीय कारखानों में लगाया 
गया तथा जो किसी अमीर अथवा उच्चपदस्थ व्यक्ति के गुलाम बनने की 
इच्छा रखते थे उनको गोग्यता-समथथक-पत्र दिये सये। जो निर्धद मुसलमान 
घनाभाव के कारण अपनी कन्याओ का विवाह ने कर पाते थे उनकी सहायता 
के लिए एक अनुदान-कार्याल्य (दीवान-ए-खैरात) खोला गया; यहाँ प्रत्येक 
प्रार्थी की परिस्थितियों पर विचार कर उसको यथोचित आधिक सहायता दी 
जाने की सिफारिश की जाती थी। प्रथम श्रणी के प्राथियों को ५० ढंके, 
तथा द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के प्राथियों को ३० एवं २५ टर्क दिये जाते थे। 
इस प्रवातर सुलतान ने चिरकाल से अनुभव किये. जाते हुए अभाव की 
पूर्ति की और छोग दूर-दूर से सुलतान की कृपा का लाभ उठाने के लिए 
आने छगे। 

फीरोज अपने चचेरे भाई [मुहम्मद तुगलक) के अत्याचारों से पीडित छोगों 
की क्षतिं-पूर्ति करना चाहता था। मुहम्मद के शासन-काछ में प्राण दण्ड द्वारा 
व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों तथा उन लोगों को जिनका अंगच्छेद कर दिया 
गया था, उसने उपहार देकर उनके हृदय से भूतपूर्व सुलतान के प्रति दुर्भावनाओं 
को समाप्त करने का प्रयत्त किया। यह कार्य लिखित धोषणाओं द्वारा सम्पत्त 
किया गया। जित पर नियमानुसार साक्षियों के हस्ताक्षर भी करवाये गये थे । 
मह घोषणा-पत्र विगत सुलतान के मकबरे के ऊपर 'दारुलू अमन! में एक संदूक 
में रखे गये। जिन छोगों के गाँव, भूमि अथवा अन्य पैतृक सम्पत्ति भूतपूर्व 
शासको के समय में छीन छी गई थी, उनको यह छीटा दी गई। न्यायाधिकरण 
में उनके अधिकारों की पूरी-पूरी जाँच की गई और उनके सिद्ध हो जाने 
पर उनकी सम्पत्ति उनको छौटा दी गई। 


सुंडतान को स्वयं चिकित्सा-शास्त्र का ज्ञान था; दिल्‍ली में उसने एक 
चिकित्सालय की (दारुल शफा) की स्थापना की जहाँ रोगियों को सिःशुल्क 
औपधियाँ दी जाती थीं। रोगियों की परिचर्या के लिए अनुमवी चिकित्सक 
नियुक्त किये गये तथा राज्य की ओर से इतके भोजन की भी व्यवस्था की 
गई। महान, झासको तथा थधर्मात्मा पुरुषों के- सकवरों के दर्शनार्थ दूर-दूर के 
शों से आनेवाले यात्रियों के हित के लिए बह मुक्तहस्त दान देता था। 
राज-कार्यों की व्यस्तता में भी वह उन छोगों को न भूछा जो विगत शासन 
में सताये गये थे और उसकी क्षति-पूद्ति कर उसने सुछतान मुहम्भद की 


३१० मध्ययुग का इतिहास 


आत्मा के कल्याण के लिए उनसे “मंतुप्टन्पत्र” प्राप्त किये।" यह कार्य 
स्पष्टतः उन मुल्ला-मौलबियों को प्रसन्न करने के लिए किये गये, जिनको मुहम्मद 
ने बहुत रुप्ट कर दिया था । 

दास-प्रया--फीरोज के झासन-काल, में...दास-प्रथा _वहुत , बढ़, गई थी। 
साम्राज्य के प्रत्येक भाग से प्रतिनिधि-शासक ,सुलतान_ के लिए दास भेजते मे 
ओर इन दासों को राज्य की ओर से वृत्तियाँ दी जाती थी। उच््च भिक्षित 
दास धर्म तथा साहित्य के अध्ययून में छग जाते थे तथा जिनको व्यावसायिक 
शिक्षा, मिली होती थी वह कारीग़र, शिल्पकार बन जाते थे। सुलतान के 
अनुग्रह से दासों की संख्या तीज्र गति से बढ़ने लगी और थोड़े ही. वर्षों में राज- 
घाती तथा आंतो में मिल्यूकर यह सख्या १,८०,००० तक पहुँच गई। सुलतान 
के महल मे ही ४०,००० दास थे। दासों के इस विशाल दल की व्यवस्था के 
लिए एक अछग ही विभाग खोलना पडा और उसमें स्थायी पदाधिकारी 
नियुक्त करने पड़े। इस व्यवस्था में राज-कोप से धन, भी विपुल मात्रा में 
व्यय हुआ होगा। दासों का एक अपना निरीक्षक, एक. अपना कोष, एक अलग 
जौ-्शुगूरी तथा उप-जौ-शुगूरी और 'दीवान' होता था। वह अस्वीकार वेही 
किया जा सकता कि दासो की सख्या में भयंकर वृद्धि हो गई थी भर 
परिणाम यह हुआ कि साम्राज्य के विघटन का यह भी एक कारण बन गई। 


मुद्राओं में सुधार--समसामय्रिक्‌ इतिहास छेखक ने फीरोज को अतेक 
नवीन मुद्राओं को प्रचलित करने का श्रेय दिया है, परंतु समीप से अध्यय 
करने पर ज्ञात होता है कि यह सब मुद्राएँ मुहम्मद तुगलक के समय में भी 
चलती थी। “शश्गनी” (६ जीतल का सिक्का) भी पहिले पहल फीरोज द्वारा 
ही प्रचलित नही किया गया; इब्नववूता ने भी इस सिक्के का उल्लेख क्या 
है। टकसाल का प्रबंध सुचारु न था और यहाँ वहुधा बेरोक-ठोक घोखेबानी 
की घढ़नाएँ होती .रहती थी,'' परंतु सुलतान प्रजा के हित को कभी न भूलाः 
निर्धन व्यक्तियों की सुविधा के लिए _ उसने ३ तथा 3 जीतल के सिक्के चला 
जिनको क्रमशः अद्धा' तथा बिरव” कहा जाता था। ताँबा एवं चाँदी की 
, भिछावट के कारण यह सिक्के भारी होते थे और घातु का यथार्थ मूल्य इतमे 


2-20 कन नमन रन 
३१- फनूहात-ए-फीरोजयाही ---इलियट, ३, पुृ० ३८५। 
'मीरत-ए-फीरोजशाही---प्रयाग विश्वविद्यालय की हस्तलिपि, 
फिरिश्ता--लखनऊ संस्क० पु० १५१॥ - 

३२. शम्स-ए-सिराज' अफीफ--तारीख-ए-फीरोजद्ाही'--विह्लि०्डी 
प०७ ३४४-४५॥ 


पु० १४९ 


वह ० 


फीरोज तुमलक शे११ 


प्राप्त हो जाता था--भारत में यह बात अत्यत महत्त्वपूर्ण थी, क्योंकि यहाँ 
लोग "धातु का पूरा-पूरा मूल्य वसूल करते, हैं।”* 

सार्वजनिक हित के कार्य--भवन-निर्माण में फीरोज का सा उत्साह उसके 
पूब॑वर्ती किसी भी मूसलमान_ शासक ने न दिखाया था। प्रारम्भिक मुसलमान 
; हिन्दुस्तान की _ विभिन्न जातियो,से युद्ध करने में उलझे रहे और अन- 
वस्त यद्धों से उन्हें इतना समय न मिल सका कि वह सार्वजनिक छाभ केपे 
कार्यों की और ध्यान दे पाते! फीरोज , प्रथम मुसलमान आसक था. जिसको 
भूतपूर्व ज्ञासकों को अपेक्षा कही अधिक शांतिपूर्ण स्थिति में शासन, करने का 
सुदीर्ध समय मिला और बडे-बड़े युद्धों का सर्वथा अभाव होने ..के कारण बह 
जन-हितकारी निर्माण-कार्यो में जुट सका। उसने फीरोजाबाद, फत्ेहाबाद, 
जौनपुर तथा अन्य अनेक तगरों की नीव डाली; मस्जिदे, महल, मढ तथा 
यात्रियों की सुविधा के लिए सरायें बनवाई और अनेक टूटती हुई इमारतों 
की मरम्मत क्रवाई।' राज्य की ओर से अनेक कारीगर नियुक्त किये 
गये तथा विभिन्न कारीगरो के कार्य के निरीक्षण के छिए योग्य निरीक्षक 
नियुक्त किये गये । राज्य का अधान शिल्पी मलिक गाजी भहता, था. औरें 
अब्दुलहक, जो जहीर धुन्धर के नाम से भी प्रसिद्ध है, इसका सहायक था। 
प्रत्येक नये भवन की रूप-रेखा का निरीक्षण अर्थ-विमाग (दीवान-ए-विजारत) 
में किया जाता था और तब इसके निर्माण के लिए धन स्वीकृत होता था।* 

सुलतान को, उद्यानों से, बहुत अ्रेम था। उसने अलाउद्दीन के समय के ३० 
उद्यानों का जोर्णोद्भार, कराया ज़था दिल्ली के आस-पास १३०० नये वाग 








३३. टॉमस---दि फ्रॉनिकल्स ऑव पठान किस्स', पृ० २८१। 

३४. फिरिश्ता--लछखनऊ संस्क० पृ० १५१; इलियट ३, पृ० ३८३-८४। 

३५. शम्स-ए-सिराज-अफीफ--तारीख-ए-फीरोजशाही' विव्लि० इण्डि० 
पृ० ३३३।॥ 

फिरिश्ता ने फीरोज के शासन-काल में निमित ८४५ सार्वजनिक 
भवन गिनाये हैं। स्वयं फीरोज ने 'फतूहात-ए-फोरोजशाही' में कुछ का 
उल्लेख किया है। 

अफोफ--तारीख-ए-फीरोजझाही---विब्छि० इण्डि_ पृ० ३२९-३३। 

फ़ीरोज द्वारा बतवाये गये तथा जीर्णोद्धार कराये गये सार्वजनिक भवनों 
को टॉमस महोदय ने क्रॉनिकल्स आँव दि पठान क॒िस्स! में गिनाया है । देसिए 
पृ० २९०-९१। 

इनका उल्लेख अफीफ_ की तारीत-ए-फीरोजशाही' तथा सुलतात वी 
आत्म-या फत्हात-ए-फीरोजशाही' में भी किया गया है। इल्यिट ३, पृ० 
३५४, ३५५, २८२-८५॥ 


३१२ मध्ययुग का इतिहास 


छगवाये। उसके शासन-काछ में अनेक बाय-वग्रीचे लगवाये गये, जिमसे राजत्व 
में बहुत वृद्धि हुई। बहुत-सी ऊसर भूमि को कृषि के योग्य बनाया गया। 
यद्यपि राज्य का विस्तार घट गया था, परतु राजस्व में छासों की वृद्धि हो 
गई थी। हे 
शिल्प-कलछा फी प्राचीन वस्तुओं की सुरक्षा में फ़ोरोज की बहुत रुचि थी। 
सह अद्ोक के दो स्तम्भी को अपने नवीन नगर में छे गया था। एक स्तम, 
जी 'मीनार-ए-जर्री' (त्वणल्तम) के नाम से प्रसिद्ध हुआ, सिश्धाबाद के 
समीप के एक गाँव से दिल्दी में लाया गया था; यहाँ इसको फीरोजाबाद 
में बड़ी मस्जिद के समीप स्थापित किया गया। दूखरा_स्तम सेरठ से हटवाया 
गया था और वर्तमान दिल्ली के पड़ोस में कुश्क-ए-शिकार' के समीप एक 
पहाड़ी पर स्थापित किया ग्रया। श्म्स-ए-सिराज अफीफ ने इन स्म्भों के 
लाये जाने तथा पुनः क्‍््यापित करने के ढंग का विस्तृत वर्णन किया है। इन 
स्तम्भो पर खुदे हुए छेखों को पढ़ने के लिए विद्वान्‌ ब्राह्मणों को बुछाया गया, 
परंतु वह इनकी छिपि को न्‌ पढ़ सके जो उनकी परिचित लिपि से सर्वधा 
भिन्न थी। कुछ ब्राह्मणों ने यह कहकर सुरुतान को प्रसन्न करने की चेप्टा 
की कि इन अभिलेखो में छिखा है कि फीरोज के आगमन से पूर्व कोई भी 
इन स्तम्मों को हटवा न सकेगा ।' 
शिक्षा को उन्नति--धर्म-परायण एवं उपकारी शासक होने के कारण 
सुलतान ने शिक्षा. की उन्नति में वहुत रुचि प्रदर्शित की। उसने शेखी एवं 
विद्वानों को आश्रय प्रदान किया और अपने 'अंगू री-महल' में उनका हादिक स्वागत 


३६. इनमें एक प्रस्तर-स्तम्भ था जो ऊँचाई में ४२ फी० ७ इंच था; 
इसका ऊपर का ३५ फी० भाग पालिश किया हुआ था और शेप खुरदशा 
था। दूसरा लोह-स्तम्भ था ओर अस्तरूस्तंभ से छोटा था। यह स्तभ 
पहिले मेरठ के पड़ोस में थे और इनको स्थातान्तरित करने में बहुत कवि- 
नाई पड़ी थी। 

कार स्टेफेन---आवर्याढ्ञोंजी आँव दिल्ली', पू० १३०, १४२, १४३। 

सुलतान ने जिन पंडितों को यह अभिलेख पढमे को बुलाया, वह एंडवर्ड 
टॉमस महोदय के थब्दो में, या तो वद्य मूर्ख रहे अथवा जान-बूझकर उन्होंने 
पढ़ने में असमर्थता प्रकट की होगी क्योंकि वह साकंभरी नरेश वीसलदेव के 
११६३ ई० के लेख को अवश्य ही पढ़ सकते थे, जो देववागरी लिपि में 
संस्कृत में लिखा था। इस अभिलेख में प्रसिद्ध चौहान नरेश वीसलदेव की 
विजयों का वर्णन है। 

क्र स्टेफैन---भॉक्यलॉजी आँव (मम १३७-३८। 

देखिए--इस पुस्तक का पहिंला परिच्छेदा 


फीरोज तुमछूक ३१३ 


किया। उनको उसने वृत्तियाँ तथा पुरस्कार प्रदान किये और उसने साम्राज्य 
के प्रत्येक भाग में विद्वानों को प्रोत्साहन देना राज्य की मीति का एक अंग 
बना दिया। इतिहास में उसकी अभिरुचि थी। जियावर्नी तथा शम्स-ए- 
सिराज अफीफ के ग्रथ तथा विधि एव घ्मं पर भी अनेक ग्रथ उसके शासन" 
काल में लिखे गये।” अनेक मठ एवं विद्यालय स्थापित किये गये जिनमें 
विद्वान लोग अध्ययन एवं मनन में सलूग्न रहते थे और प्रत्येक विद्यालय के 
साथ उपासना के लिए एक एक मस्जिद वनवाई गई। इन विशथालयों के 
आचार्यों में से दो अत्यधिक विख्यात एवं सम्मान्य हुए है। एक थे .मौछाना 
जलालुह्टीन रूमी, जो धर्म एवं इस्लाम-विहित विधि पर प्रवचन देते थे और 
दूसरे थे समरकन्दर के एक प्रसिद्ध प्रचारुक। अवरॉग के प्रवचन-कक्षों तथा 
बेक एव कैन के मठो मैं जिस प्रकार विशप लेन्फेक तथा उसके शिप्य घामिक 
विपया पर प्रवचन देते तथा उनका अध्ययन करते थे उसी प्रकार यह मुसलमान 
विद्वानू भी धामिक विययो के अध्ययन में संछूग्न रहते थे और सीमित दृष्टि... 
एवं संकुचित विचारों के होने के कारण यह लोग कट्टरपंथ के प्रवल पोपक 
बन गये थे। 

३७. सुलतान विद्या का संरक्षक था। नगरकोट में उसके हाथ एक पुस्त- 
काछम छगां और उसने इसकी कुछ सस्कृत की पुस्तकों का फारसी. में. 
अनुवाद कुरासा, इनमें से एक दलायछ-ए-फीरोजशाही' _ ग्रथ_है, जिसका 
उल्लेख दिया.जा चुका है। वर्नी मे अपना इतिहास-प्रंथ इसी_ के, गासन- 
काल में लिखा था और अखवार वरमाकियाँ' का अखी से ,फारसी_ में 
अनुवाद कर उसको समर्पित किया था। इसके 2+ ५ शासनं-कोरू की अन्य महत्व- 
पूर्ण रचनाएँ है--जियाबर्नी का 'फतवा-ए-जहाँदारी' तथा 'फिक-ए-फीरोज- 
आही' जिसके लेखक का .नाम ज्ञात नहीं है। इन दोनों ग्रथों का उल्लेख 
“इण्डिया ऑफिस केटेलॉग आँव परशियत मैनूसक्रिप्टस' पृ० १३७७.में किया 
हुओं रे । 'सीरत-ए-फीरोजगाही”' की रचना भी इसी के झासन-काल में 
हुईं थी “अ १3 

फीरोज ने अनेक विद्यालय बनाये थे। अब्दुल बको कृत मासिर-ए-रहीमी” 
(एथशि० सोसा० बंगाल की हस्तकछिपि पृ० १०७) में छिखा है कि फीरोज 
ने ५० मदरसे बनवाये । निजामुद्दीन तथा फरिश्ता ने इनकी सझया , ३०. बताई 
है और खुछासात-उत्‌-तवारीस” के लेखक सुजाब राय ने इनका समर्थन 
किया है। फीरोज ने अपनी 'फतूहात' में इन सस्थाओं का वर्णन किया है। 
फीरोजाबाद के 'फीरोजशाही मदरसे” को ख़हुत आथिक सहायता प्राप्त थी 
और अन्य मदरसों से यह वहुत बढ़ा चढा था। इस मदरसे का 'मुतवरली' 
यूसुफ-विन-जमाल था जो १३८८ ई० में मरा और विद्यालय के दाह्मम 
में ही देकेनाया यया। 5 

फीरोजज्ाह के मदरसों के विवरण के लिए देखिए-- 

वर्नी-- तारीख-ए-फीरोजयाही--विब्लि० इण्डि० पु० ५६२-६६। 





३१४ मध्ययुग का इतिहास 


राज-सभा एवं राज-परिवार--उपरोकत संस्थाओं के अतिरिक्त राज्य में 
अन्य अनेक छोदी-छोटी सस्याएँ थीं; उनका यहाँ नामोल्लेख मात्र पर्याप्त है। 
ता एवं कट्टरता के कारण सुरताव वेभव-प्रदर्शन से घृणा 
करता था, परतु राजसभा का परम्परागत वैभव उसको अक्षुण्ण रखना ही 
पड़ता था । निस्सदेह उसकी राजसभा तड़क-भडक में भूतपूर्व शासकों की राजसभा 
की समानता न कुर सकती थी और न ही इसमें मुसलमान-संसार के प्रत्मेक 
भाग से छोग आते थे। परंतु शम्स-ए-सिराज़ अफीफ ने, जो राजसभा.मैं 
बहुधा आया करता था, ईद एवं शबरात के अवसरों पर दरबार की सज-पुज 
का मनोहर वर्णन किया है; इन अवसरों पर फोरोजाबाद का राज-प्रासाद 
करा पूर्ण ढंग से सजाया जाता था और भड़कीली पोशाकों से सजे_दरवादी 
छोग सुलतान की कृपा से उपलब्ध अनेक प्रकार के मनोर॑ंजक आयोजर्नो 
का आनंद लेते थे। इन उत्सवों में भाग लेने के लिए उच्च एवं निम्न सभी 
वर्गों के मुसलमान तथा हिन्दू भी दूर-दूर से आया करते थे । 


'कारखाता' कहे जानेवाले राज-परिवार संत्रंधी विभिन्न विभागों के अपने- 
अपने कार्यालय होते थे तथा इनके कार्य की देख-रेख के लिए स्थायी कर्मचारी 
होते थे । प्रत्येक कारखाने का एक अर्थ-विभाग होता था जहाँ कारखाने का 
हिंसाव रखा जाता था और अतत. यह हिसाब राज्य के प्रधान अर्थ-सचिवालय 
(दीवान-ए-बजारत) में मेज दिये जाते थे। इन पिभ गों को प्राप्त जागीरों 
का हिंसावे बड़ी सावधानी से जाँचा जाता था और इनके संरक्षकों को वापिक 
लेन-देन का ब्योरा राज्य के अर्थ-सचिवालय में मेजना पडत/ था। 

शामन-तेंत्र हर तरह से सुचारु रूप से चछ रहा था। किसी भी गंभीर 
विद्रोह अथवा दु्भिक्ष ने फीरोज द्वारा प्रवतित सुधारों को विफल बताने के 
लिए सिर न उठाया। परंतु उसकी स्वाभाविक कहणा एवं नम्रतः ने जो 
उसकी नीति की आधारणिलाएं थी, शसन-तंत्र को निकम्मा बनाने में कम योग 
न दिया। मुसलमानों का चारित्रिक छास हो गया; इनमें युद्ध की कठोरताओं 
को सहने की सामय्य ने रह गई। परिणाम यह हुआ कि राजदरबार क्कै 

राने मलिकों तथा खानों के अनेक वंशजों में विख्यात योद्धा अथवा सेनानी 
बनने की इच्छा ते रह गई और उच्चाकांक्षाओं तथा सुबोगों से विहीन यह 
लोग तुच्छ पदलोलुपता म॑_फंस गय । 

खानजहाँ सकवूल--फीरोज के घासन का वर्णव उसके योग्य एवं अध्य- 
खानजहाँ मकबूलछ के उल्लेस के बिना अधूरा ही रहेगा। यह 
वास्तव में तेलंगाः हिन्दू था और वाद में मुसच्मात हो गया था। बह 
मुठम्भद तुगलक की सेवा में रहा था और इसके णुण्णों एवं गहरी ग्रूत्त 7 









फीरोज तुगलक श्श्प 


प्रभावित होकर सुल्तान ने इसको मुल्तान की जागीर सौप्र दी थी। फीरोज 
के सिद्दासनारूढ़ हीने पर अहमद बिन अयाज को हटाकर मकबूल को साम्राज्य 
के सर्वप्रमुख व्यव्ित का स्थान, दिया गया। जब कभी फीरोज दीर्घकाल- 
व्यापी अभियानों के लिए प्रस्थान करता था, वह राजधानी का कार्यभार इस 
मंत्री प्र छोड जाता था और यह भी राज्य के कार्यो को इतनी निपुणता से 
सम्पन्न करता _ कि सुल्तान की ठम्बी अनुपस्थिति का शासन-तंत्र पर कुछ 
भी प्रभाव न पड़ने पाता या। यद्यपि मकबूछ एक महान्‌ राजनीतिज्न था.और 
राज्य के हिित-साधन में संछरन रहता था, परंतु उस समय के अधिकांश उद्च- 
पदस्थ व्यक्तियों के समान वह भी हरम' के सुख-भोगों _में आसक्त रहता था। 
कहा जाता है कि उसके अंत.पुर में विभिन्न देशों की दो हजार स्त्रियाँ तथा 
बहुसंस्यक _वच्चे थे, जिनकी आवश्यकताओं की पूर्ति राज्य की ओर से 
अत्यन्त उदारतापूर्वक की जाती थी। खानजहाँ बड़ी वृद्धावस्था तक जीवित 
रहा। १३७० ई० में उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ उसके पुत्र जूनाशाह को, जिसका 
जन्म मुहम्मद तुगछक के घासन-काल में मुल्तान में हुआ था, उसके स्थान पर 
नियुक्त किया गया और जिस उपाधि को उसके पिता ने इसने दीर्घ काल तक 
धारण किया था, वह उसको प्रदान की गईं।* 

फोरोज के अंतिम दिन--जीवन के अतिम दिनों में फीरोज को चिताओं 
एवं दु.खों ने घेर छिया था और विभिन्न दलो के झगड़ों एवं मनमुठाः 





उसके जीवन के सरल प्रवाह को उद्देलित कर दिया था। वृद्धावस्था के कारण 
उत्पन्न दुबंछता से बाध्य होकर उसने राज-काज ख़ान-ए-जहान' पर. छोड, 
दिये थे परंतु इस.मत्री ने अपने घमण्डी एवं उद्दृण्ड व्यवहार से वृद्ध अमीरो 





३८. शम्स-ए-सिराज अफीफ ने लिखा है कि खानजहाँ का देहान्त 
हिजरी सन्‌ ७७० (१३६८ ई०) में हुआ और तब उसके पुत्र ने उसका पद 
सँभाला; परल्तु दूसरे 'स्थोर्ने पर वह लिखता है कि खानजहाँ हिजरी सन्‌ 
७७२ (१३७० £०) में जीवित था। यह वाद 0 तिथि ठीक है) शेख 
निजामुद्दीन औलिया के मकबरे के समीप काली मस्जिद में एक अभिलेख में 
उसके पुत्र के राज-सेवा में नियुक्ति पाने की तिथि हिजरी सन्‌ ७७२ दी है। . 

खानजहां तेलंगाना के राय के कृपा-पात्रों में से था। दिल्ली जाते हुए मार्ग 
में राय की मुत्यु हो जाने पर, खानजहाँ ने, जो तब कुत्तू अथवा कुन्नू के नाम से 
पुकारा जता था मुहम्मद -धुगछक की दृप्स्थिति में इस्लाम ग्रहण कर लिया 
और मकबूछ नाम धारण किया। अपने प्रत्नों एवं_ हस्ताक्षरों में. वह स्वय 
को 'महम्मेद तुगलक का दास, मकवूछ” लिखता था। बहुत पढा-लिखा न होने 
पर भी बंह बहुत बुद्धिमानूं था। सुखतान मुहम्मद के घासनं-काल में उसमे 
राजनीति में प्रमुख भाग लिया था। फीरोज के समय मैं तो यथार्थ में वही 
सुरतान था और उसने बडी योग्यता से राज्य के कार्यों का संचालन किया। 


११६ मध्ययुग का इतिहास 


को रुप्ट कर दिया । राजकुमार मुहम्मद को अपने मार्ग से हटाने के उद्देश्य 
से इस मंत्री ने सुलतान को वहकाया कि राजकुमार मुहम्मद कुछ पड़यस्वी 
अमीरो से मिला हुआ है और उसके प्राण लेना चाहता है । इस मंत्री ने 
दुबंल हृदय फीरोज के मन में इतनी चालाकी से भुय उत्पन्न कर दिया कि 
उसने तत्काल इन पह्टूयस्त्रियों को पकड़ने की झाज्ञा दे दी। परतु राजकुमार 
इससे भी बढ़कर चालाक निकला और एक कुशल चाल से उसने अपने प्रति- 
पक्षी को पछाड़ दिया । उसने अपनी स्त्रियों के लिए शाहो हरम में आने की 
आज्ञा प्राप्त कर ली और तब कवच धारण कर वह स्वय भी एक पालकी 
में बेंठे गया । इस विचित्र वेश में उसके अप्रत्याशित आगमन से, स्त्रियाँ 
चौक उठी, परतु इससे पहिले ही कि कोई उसको क्षति पहुंचाये, उसने अपने 
पिता के चरण पकड़ लिये और उससे क्षमा की याचना की। उसने सुलतान 
को समुझाया कि उस पर जिस पड्यन्त्र का आरोप लगाया गया है, वह-इस 
पद-लोलुप मन्नी की कपोलकत्पना है। उसने सुलतान से.इस..मंत्री को 
पदच्युत करने तथा वदी बनाने की झाज्ञा प्राप्त कर लो। इस घटना का 
समाचार पाकर मंत्री मेवात की ओर माग गया । राजकुमार को सुलतान की 
कृपा प्राप्त हो गई और वह युवराज बना दिया गया । इस प्रकार अपूती स्थिति 
को सुरक्षित कर युवराज विषय-मोगों मे लिप्त हो गया और राज्य के 
विश्वस्त कर्मचारियों के चेतावनी देने पर भी उसने कुमार्ग_न छोड़ा तथा 
अनुभवी कर्मचारियों के स्थान पर उसने अपने दलालों तथा अनुचरों को 
नियूक्त करना प्रारम्भ कर दिया । युवराज के प्रति विरोध उग्र होने लगा 
और भ्रतिपक्षी दलों मे-भयंकर थुद्ध छिड गया। इस प्रकार गृह-युद्ध का 
आतंक छा गया। अमीरों ने सुलतान से रक्षा की याचना की और उसकी 
उपस्थिति का युद्ध-रत दलो पर जादू का सा असर हुआ । राजकुमार सिस्मोर 
के पर्वतीय प्रदेश की ओर भाग गया और शीघ्र ही शाति स्थापित हो गई॥। 
फीरोज ने पुनः राज-काज अपने हाथ में ले लिये, परतु दृद्धावस्था के कारण 
बहू राजकीय वर्तव्यों का निर्वाह करने में असम हो गया । अपने पोन्न तुगलक 
शाह बिन फतह खाँ को राजकीय चिह्ल प्रदान कर फीरोज ने श्रपने जीवन का 
अतिम सार्वजनिक कार्य सम्पन्न किया । राज-काज का मार इसी पर डाल दिया 
गया । थोड़े ही समय के उपरात हिंजरी सन्‌ ७६० में रमजान के महीने से _ 
(प्रक्टूबर (डे ) ८० वर्ष की भागयु में सुलतान बन देहात हो गया ॥ 
उसकी म॒त्य के पश्चात्‌ प्रतिदंंद्वी दलों मे राज्याधिवार के लिए गरधर्प दि 
गया; इसका यर्णन झगले परिच्छेद मे किया जायेगा। 


फौरोज के कार्पों फा सूह्यांदन--मुसलमानी विचार चारा ये दृष्टियाश 


फीशेज तुगलक झ्१७ 


में फोरोज एक. झादर्श-शासक् था । बह कट्टर एवं दयालु था तथा 
हृदय से प्रजा का_ हित घाहनेवाला था भौर महधरमियों के प्रति उसका 
विशेष उद्यार माव.था। उसमे अपने पूर्ववर्ती शासकों की झपेक्षा बहुत कम 
गोस्मताएं थी भौर उसको ग्रतेक सुधारों का श्रेय प्राप्त होने पर भी, उसकी 
नीति में कोई एसी विशेषता न थी जो उसको सामान्य शासक से कुछ उच्च 
मिद्ध कर सके । उसके सिहासनारुढ़ होने के समय साख्राज्य_छिप्त-भमिपन्त था । 
मुहम्मद के शासन-काल की श्रव्यवस्थाओं से साम्राज्य खण्ड-खण्ड हो गया था 
औ्रौर विभिन्न प्रांतो में श्रमीर तथा सरदार स्वतन्त्र स्वैच्छाचारी शासक बन, 
बँंठ थे। फीरीज ने इन राजभक्ति रे विमूख प्रातीय शासको पर दित्ली-माम्राज्य 
का प्रमृत्व स्थापित करने की कोई चेप्टा न की। न वह योग्य सेनानी था 
और म दृढ़ एवं दूरदर्शी शासक ही। उसने यूद्धों में अत्यंत शिथिलता का 
परिचय दिया झौर यदि खानजहाँ मकबूल ने योग्यतापूर्वक स्थिति को सँमाल 
न लिया हीता तो इन यूद्धों का उसके लिए विनाशकारी परिणाम भी होता ॥ 
इकदला दुर्ग के सम्मुख फीरोज ने केवल मुसलमानों का रक्त बहने के मय 
मे हाथ प्राती विजय को भी हाथ से निकलने दिया भौर उसकी कूटनीतिक 
झयाग्यता तथा भज्ञान के कारण ठद्ठ के भ्रभियान में उसकी सेना 
कप्ट सहन करने पड़े । वह इनके कच्छ में मटकटा फिरा शौर छ मास तक 
उसका कोई समाचार न मिलने के कारण समस्त राज्य में आशय फल 
गया । जनता की उत्कंठा को शांत करने के लिए खानजहाँ को भूठमूठ ही 
कहना पड़ा कि सुलतान के पत्र उसको मिल रहे है। फीरोज का सँनिक 
प्र4॑ंध भी दोपपूर्ण शौर निकम्मा था। राजनीतिज्न की अपेक्षा अधिक मानव- 
हिंतर्नचतक होते के कारण उसने अपनी दया एवं उदारता से अपने सुधारों से 
होनेवाले लाभों का दुरुपयोग कर दिया। वह अपने सभी कर्मचारियों के प्रति 
कृपालू था, धाहे वह भ्रप्टाचारी हो अथवा सदाचारी और उनकी अनुपस्थिति 
के समय वह उनको श्रपना स्थान मरने के लिए कोई भी आझ्रादमी ले आने की 
अनुमति दे देता था। अ्रयोग्य सैतिको के सब प्रकार के बहाने स्वीकृत हो 
जाने थे झौर स्वर्य सुलतान के निरीक्षक नियमों को श्रवहेलना कर देते थे । 
शासनग्रबंध की सुचार्ता का कुछ भी ध्याव न रखकर पदों को पेंतृक बना 
दिया गया और सुलतान मे अपने मन का इस प्रकार समाधान किया कि 
“मर्वशक्तिमात्‌ (प्रमु) श्रपने सेवकों के वृद्ध होने पर उनकी जीविका नहीं 
छीन लेता, फिर उसका बंदा, मैं अपने वृद्ध सेवकों को कैसे अलग कर सकता 
हूँ हैँ [5 एक बार सुलतान ने एक सैमिक को यह कहते हुए सुन लिया कि वह 
निरीक्षण के लिए अपना धोट्टा उपस्थित करने में असमर्थ है। ७ 












३१८ मध्ययुग का इतिहास 


उसको सँनिक-कार्यालय के लेखक को घूस देकर अपना काम बनाने की सलाह 
दी, परंतु सैनिक ने अ्रपमी निर्धनता प्रकट की। सुलतान ने उस सैनिक की 
सोने का १ दका दिया जिससे वह कार्यालय के लेखक को घूस देकर_ इच्छित 
प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सके | इससे भ्रधिक निदनीय और क्‍या हो सकता है कि 
स्वयं सुलतान घूस को प्रोत्साहन देकर शासन-तंत्र को निकम्मा बनाने का 
प्रयत्न करे । जब सुलतान ने गरीबों की सुविधा के लिए 'शशगनी' मुद्रा 
चलाई तो टकसाल_के पदाधिकारी भश्रप्टाचार करने लगे श्र वह इस सिवके 
में खोट करने लगे। सूचना मिली कि सिक्के में १ ग्रेन चाँदी कम है। टक- 
साल के अध्यक्ष कजरशाह पर इस जालसाजी को प्रोत्साहित करने का 
दोप लगाया गया। जब इस सिक्के की जाँच के लिए सुनार बुलाये गये 
तो वहू इनसे मिल गया और जब सिक्‍के को गलाने के लिए रखा गया तो 
सुनारों ने चुपके से उसमें थोड़ी सी चांदी झौर डाल दी जिससे चाँदी की 
कमी पूरी हो जाय । दूसरी वार सुनारों के कपड़े उत्तरवायें गये जिससे 
वह झपने पास कोई धातु न रख सके, परन्तु उन्होंने बड़ो चतुराई से कोमलों 
में चांदी रस दी; यह वात कजरशाह को मालूम थी। इस प्रकार सिक्के 
की शुद्धता सिद्ध कर दी गई और इस जालसाजी में सम्मिलित कजरशाह 
को सम्मान के वस्त्र प्रदान किये गये झौर तब नगर में हाथी पर उसकी 
सवारी निकालकर उसका सम्मान किया गया । जिन लोगो ने उस पर दोपा- 
रोप किया था उनको निर्वासित होना पड़ा। जान पड़ता है ऐसे भ्रप्टाचारों 
से फीरोज के समय के लोगो की नैतिक मावनाओ को कुछ भी भाषात॑ 
न लगता. था। शम्म-ए-मिराज झ्रफीफ ने साम्राज्य के स्थायी हितो को 
हानि पहुँचानेवाले इन अरप्टाचारों के विरद्ध एक भी शब्द नहीं लिखा 
है। फीरोज के शासन-काल की एक विशेषता यह भी थी कि समस्त साआ- 
ज्य के लिए कानूनों का एक झादर्श रस द्विया गया था; इससे नवीन कल्पना 
झौर संकल्प इस सीमा तक दव गये कि राज्य के उच्चपदरथ कर्मचारियों 
में म नैतिकता रह गई शोर न नियुधता ही । 
 फीरोज ने धर्म को शामन-्तस्त्र का प्राधार बनाया । भारतोय इतिद्वास में 
भौरंगजेव से पूर्व सिनन्दर लोदी में शासन यो छोड़नर अन्य विसी भी 
शासन में धर्म को इतनी प्रधानता न दी गई थी। इस सुखतान की जीवन" 
प्रणाली तया शागननन्तीति को देसरर इससे कोई संदेश नहीं रह जाता हि 
बह एड घर्म वा मुखपेज्ञी शासर था। प्रत्येया कार्य से वह शरियां वा 
अनमरण करता था; वह धामिर पुरुषों गे स्थानों वी यात्रा करता था, प्रस्थान 
में पहले ऋुरान का स्पर्ग बर सेता था घोर घपने शासन वे प्रोम दिलों 


फीरोज तुगलक श्श्द 


में तो उसमे बाल भी मूंडा दिये थे। श्राथिक, धारमिक तथा सैनिक व्यवस्था 
तक में वह राज्य के हितों की चिता न कर कट्टर धार्मिक विधियों का 
आश्रय तेता था। पहली वार ब्राह्मणों पर 'जजिया' लगाया गया, जो कि 
मूतिपूजा के मवन की कूजी' कहे जाते थे और उनकी अनुनय-विनय पर 
भी सुलतान ने कुछ ध्यान न दिया। जजिया देनेवालों को ३ श्रेणियों में 
रसा गया--प्रथम श्रेणीवालो को ४० टके, द्वितीय श्रेणीवालों को २० 
तथा तूतीय श्रेणीवालों को १० ढके देने पड़ते ये। ब्राह्मणों ने सुलतान से 
प्रार्थना की कि जजिया' उन पर बहुत भारमूत है ! उसने इसकी दर कम 
करना स्वीकार कर लिया भ्रौर १० टको के स्थान पर ५० 'कनियाँ' 
नियत की ।* 
फीरोज कट्ठर सुन्नी था। फतूहात” में उसको मूर्तिपुजा एवं विधर्म के 
विनाश का श्रेय दिया गया है। उसने मदिरों को मूमिसात्‌ किया तथा 
“विधर्मियों के नेताओं का वध किया, जो दूसरों को भी बुराई की ओर 
घसीटते थे” और इन मदिरो के स्थान पर मस्जिदें वनवाई।” धर्म में 
हस्तक्षेप करने को अनेक घटनाशों का इस ग्रंथ में उल्लेख हुआ है और 
कोहाना के नये मदिर में पूजा करने के लिए एकत्र हुए हिंदुओं के विपय में 
शुलतान ने लिखा है 
“यह लोग पकड़ लिये गये और भेरे सामने लाये गये | मैने आज्ञा दी कि 
इस दुष्टता के नेताझ्रो के दुराचरण की सावंजनिक घोषणा की जाये और 
इनको राज-प्रास़ाद के द्वार पर तलवार के घाट उतारा जाये । मैने यह भी 
श्राज्ञा दी कि इनकी पूजा मे प्रयुक्त होनैवाली पुरतकें, मू्तियाँ तथा पात्र 
मी, जो इनके साथ लाये गये थे, सार्वुजनिक रूप से जला दिये जायें। शेप 


को दण्ड एवं धमकी द्वारा रोक दिया मया_जिससे कि अन्य जनो को चेता- 
बनी हो जाब कि कीई भी 'जिम्मी' मुसलमानी देश मे ऐसी दुप्ट चेप्टाएँ 
नही कर सकता-। 

घामिक स्थानों एवं मकबरों की यात्रा के लिए जानेवाली मुसलमान- 
स्त्रियों को भी फीरोज का कोप भाजन बनना पड़ा । उसने एक आज्ञा प्रचारित 
की जिसके. अनुसार स्त्रियों द्वारा ऐसी यात्राओं का निषेध किया गया और 
इसकी _श्रवहेलना करनेवालियीं के .लिए कठोर-दण्ड की व्यवस्था की गई ।* 

रे अफीफ, इलियट ३, पृू० ३६६ ॥। 

४०. अफीफ, इलियट, ३ पृ० ३८१।॥ 

४१. वही, पृ० ३८१ । 

४२. अफीफ--इलियट ३, पूृ० ३८० | 


३२० मध्ययुग का इतिहास 


उदार पथी मुसलमानों के दमन में भी फीरोज ने बहुत उत्साह दिखाया । 
फूहत' में एंसे कुछ सम्प्रदायों का उल्लेख है जिनका कठोरतापूर्वक दमन 
किया गया था। सुलतान के इन कार्यो का ठीक ठीक परिचय प्राप्त करने 
के लिए पाठक को स्वयं सुलतान के विचार पढ़ने चाहिए. (शिया (जिनको 
रफीजी भी कहा जाता है) दण्डित किये ग्रथे श्रौर उनसे उनकी भूल स्वीकार 
कराई गईं तथा उनकी धामिक पुस्तकों को सार्वजनिक रूप से जलाया 
गया। 'मुलहिंदों” तथा अब्हतियों' को, जिनकी धामिक क्षियाएँ सुलतान 
के विचार मे घोर अश्लीलतापूर्ण थी, बदी बनाकर निर्वासित किया गया 
आर उनकी 'घृणित क्रियाओं” को समाप्त कर दिया गया । मेहदवियों' को भी 
दण्ड दिया गया श्रौर उनके नेता रुवनुद्दीन पर अधर्माचरण का आरोप लगाया 
गया तथा उसको शीघ्र समाप्त कर दिया ग्रया । फीरोज लिखता है कि 
उसको कुछ समर्थकों एवं शिप्यों सहित मारा गया और जनता ने झपटकर 
उप्तके टुकड़े दुकड़े कर दिये श्रौर उसकी हड्डियों को चूर चूर कर दिया 
तथा इस बात पर फीरोज ने सतोप प्रकट किया है कि खुदा ने, उमबो 
ऐसी दुप्टता के दमन का साधन बनाया।”* सूफियों के प्रति भी ऐसा ही 
व्यवहार किया गया । 

परन्तु यहा तक फीरोज की घामिक कट्टरता सीमित व रही | फीरोज के 
शासन में राज्य हारा धमं-परिवर्तन' को प्रोत्साहन .दिया.. गया। लोगों को 
इस्लाम ग्रहण करने के लिए प्रलोमन दिये जाने, लगे । सुलतान के शब्दों 
से उसके विचार स्पप्ट हो.जाते हैं। वह लिखता है -- 

“मैंने अपने विधर्मी प्रजा-जनों को नवी का धमं ग्रहण करने के लिए 
श्रोत्ताहित किया झौर मैंने घोषणा की कि जो कोई भो इस्लाम रपीकार 
कर्र मुसलमान बन जायेगा वह “जजिया' से मक्त क्या जायेगा । जनता 
के कानों में इसकी खबर पहुँची और बहुत बड़ी संरया में हिंदू उपस्थित 
हो गये श्रौर उनको इस्लाम ग्रहण करने का सम्मान प्रदान क्रिया 
गया । 

फीरीज की नीति अच्छाई एवं बुराई का एक विचित्र सम्मिश्रण थी । 
इमसें अतेक सराहनीय दातें थी; निर्धनों एवं बेकारों की सहायता के लिए 
उसके उद्योग, कृपि_के-सुधार की उसकी योजनाएँ, जन-हितवगरी भवनों के 
उपलब्धियाँ हैं जिनके लिए उसके 





फाइ* 





फीरोज तुगंलक श्र१ 


सर्देव प्रशंसा की जायेगी; परन्तु कोई भी निष्पक्ष इतिहासकार उसकी 

उलौडक चर्मोन्दता, अपर चमोन्चता, अपराधों को शवहेलुता, शासन-तन्न_की दक्षता के प्रति 
उसका उपेक्षाभाव, उसकी विचारहीन दयालुता का जिन सबने मिलकर 
शज्य की प्रतिप्ठा एवं शक्तिमत्ता को समाप्त -कर दिया था, कमी समर्थन नही, 
कर सकता । यदि किसी नीति के औचित्य का निर्णय उसके परिणाम से किया 
जाये, तो हमें कहना पड़ेगा कि फीरोज की नीति साम्राज्य को वह सुदृढ़ता 
प्रदान करने में सर्वथा विफल रही, जो चोदहवी शताइदी_ में कुशल राज्यवृतिशता 
एवं उत्कृष्टतम सैनिक योग्यता_के, सम्मिलन से ही प्राप्त की जा सकती थी। 


फा१-२१ 


अध्याय १२ 
परवर्त्ती तुगलक-शासक तथा तैमूर का आक्रमण 


साम्राज्य के बिघटन के कारण--फीरोज की मृत्यु के पश्चात्‌ दिल्ली 
साम्राज्य जो एक सक्चित राज्य मात्र रह गया था धीरे-घीरे महत्त्वहीन होने 
लगा था। मुहम्मद के शासन-काल के उलट-फेरों से साम्राज्य की सुदृढ़ता 
को प्रवल श्राघात लग चुका था और फोरोज ने भी साम्राज्य के खोये हुए 
प्रमुत्व को पुन: प्राप्त करने का उद्योग न किया; फौरोज "मे न तो इस कार्य 
के लिए उत्साह था झौर न क्षमता ही । फीरोज की अशक्त नीति के परि- 
णामस्वरूप भारत के इतिहास मे प्रसिद्ध विघटन की प्रवृत्तियाँ कार्यास्वित 
हो उठी; एक एक कर भ्रान्त साम्राज्य के प्रमुत्व से मुक्त होने लगे। श्रधिकार- 
लिप्सु सरदार तथा स्वामि-भक्ति-विहीन प्रान्तीय प्रतिनिधि शासक विद्रोह 
का भंडा उठाने लगे और अशक्त केन्द्रीय शासन की अवहेलूना करने लगे । 
चौदहवी शताब्दी के मुसलमान-राज्य शक्ति के आघार पर ही टिके हुए 
थे; परन्तु फीरोज के शासन में राज्य की नीति इतनी कोमल हो गई थी 
कि लोगों के मन से शासक का भय उठ गया; उनके मन मे फीरोज के 
लिए प्रेम था मय, नही । राज्य के प्रत्येक कार्य मे धर्म की प्रधानता होने के 
कारण शासन-तंत्र की दक्षता बहुत घट गई और शासन-तन्त्र में मुल्लागो 
एवं मुफ्तियों का अत्यधिक प्रभाव अंततः राज्य के लिए घातक सिद्ध हुआ। 
राज-सभा में विलासपूर्ण जीवन के अम्यस्त हो जाने के कारण मुसलमान 
सरदारों व अमीरों में पहले जैसी कप्टसहिप्णुता एवं पौद्प न रह गया आर 
यद्धों में वह अव्यवस्थित जन-्समूह की भाँति व्यवहार करने लगे; इसकी 
प्रधान कारण नेतृत्व, प्रनुशासन भ्ौर रण-चातु्य का वह झमाव था जिपका 
प्रचए साक्ष्य फीरोज की सामरिक नीति में मिलता है। जागीरअथा से 
अनेक दुष्प्रवत्तियों को भोत्साहन मिला । प्रायः जागीरदार अपने लिए एक 
स्वतन्त्र राज्य ही बना लेने की चेष्टा करते थे। भूमि से शक्ति ग्रहण करने- 
बाली सामंत-प्रथा उद्दण्डता को प्रोत्साहन देती हे और जब केर्द्रीय शासन 
उद्ंड सामंतों का दमन करने में ग्रशक्त हो जाता है, तब स्थिति मयंकर रूप 
घारण कर लेती है। फीरोज के समय ऐसी ही स्थिति बन गई थी। उसके 
असंख्य दास साम्राज्य के लिए नई नई आपत्तियों के स्गेत बन गये थे । 


दासों में प्रामूल परिवर्तन हो गया था। वह बलबन अववा अलाउद्दीन के 
३२७ 


परवरत्ती तुगवक-शासक तथा तैमूर का आक्रमण बर३ 


दासो के समान मे तो योग्य ही रह गये थे और न स्वामिभक्त ही और 
निरस्तर घृणित कुचक्रों मे उलझे रहकर राज्य में अव्यवस्था बढ़ाया करते 
थे। परवर्त्ती तुगलक-शासकों की अ्रयोग्यता से हिन्दुओं के और विशेषतया 
दोझआाव के हिन्दुओं के विद्रोह पुन सिर उठामे लगे। दोझ्माव के जमीदारों' 
तथा 'खूतो” ते राज-कर देने बन्द कर दिये और बह छोटे-मोटे स्वेच्छाचारी 
शासक बन बैठे । मूमि-कर की वसूली रुक गई। समस्त राज्य में भ्रव्यवस्था 
फैल गई। केवल सैतिक शक्ति पर आधारित राज्य का ऐसे. शासकों के 
अधिकारार्ढ होने पर, जो न योद्धा थे और न नीति-निपुण तथा जो 
सरलता से ग्रधिकार-लिप्सु लोगो के हाथ की कठपुतली वन जाते थे, 'छास 
होता सुनिश्चित था । फीरोज के उत्तराधिकारियों ने अपनी श्रयोग्यता से 
विधटन की उस प्रक्रिया को और भी बल प्रदान कर दिया, जिसके बीज 
फोरोज के शासन-काल मे हो पड़ चुके थे ।* 

फोरोज के भ्रशयत उत्तराधिकारी--फी रोज के पश्चात्‌ उसका नाती राज- 
कुमार फतह साँ का पुत्र तुगलक शाह द्वितीय गयासुद्दीन तुगलक' के नाम से 
सिहासनारूढ़ हुआ। इस अनुभवहीन युवक शासक को अपने चारों शरीर 
घिरी हुई घोर कठिनाइयों तथा दिल्‍्ली-साम्राज्य पर छाथे संकटों का 
कुछ भी मान न था। अतः सिहासन पर प्रतिष्ठित होने पर वह सुख-भोग 
एवं बिलासिता में लिप्त हो गया श्रौर राज-कार्यो को भूल बँठा। शसके 
अनैतिक झ्राचरणो से उसके प्रति राज्य के उच्च पदाधिकारियों एवं ग्रमीरो 
की सद्मावनाएँ न रह गई और जब उसने जफरणखा के पुत्र भ्रबूबकर 
को यातनान्यृह में डाल दिया तो इन्होने उसको सिहासनच्युत करने की 
गुप्त मन्‍्त्रणा की। यह लोग उसके महल में घुस आये । सुलताने को पता 





कट ४ लक 

१. स्टानले लेनपूल महोदय ने हिन्दुओं के साथ मूसलमानों के विवाह" 
सबंध की साम्राज्य के विघटन क॒ एक कारण बताया है। यह मानना ीक 
नही है। स्वर्य फीरोज की माता हिन्दू थी, परन्तु उसने हिन्दुपों के प्र्ति 
कुछ भी पक्षयात न दिखाया । इसके विरुद्ध बहू कट्टर. मुसलमान था श्ौर 
'विधर्मिमो' के वध को घामिक कार्य समझता था। इसके अ्रतिरिक्त, उत्तेर- 
कालीन ऐतिहासिक घटनाओं से भी लेनपूल महोदय को यह “धारणा: गलत 
सिद्ध होती हैं। महान्‌ मुगल सम्राद्‌ अकबर ने साश्राज्य को सुदृढ़ करने 
के विचार से हिंदुओं के साथ विवाह-संबब स्थापित करने की नोतिः शप- 
नाई श्रौर यह नीति बहुत सफन रही। उसके बाद दो पीढ़ियोँ, तक 
साम्राज्य की 'शक्ति अक्षुण्ण रही और वह तमी क्षोण हुई जब 'श्ौरंगजेव 
2 अपने प्रपितामह्‌ द्वारा प्रवरतित घामिक-सहिष्णुता की नीति का त्याग 

गया नह 





३२४ मध्ययुग का इतिहास 


लग गया था कि उसका जीवन सकट में आ पड़ा है। अतः वह वजीर के 
साथ नंदी की ओर माग निकला ! परन्तु यहाँ भी उसका पीछा किया गय 
और वह नदी पार करने ही वाला था कि एक पड़यन्त्री ने उसको पकड़ 
लिया और वहीं पर उसका सिर काट लिया । यह घटना १६ फरवरी 
१रे८द ई० को हुईं। अब अवूबकर शासक वना । धीरे-धीरे उसने दिल्ली 
वर अधिकार जमा लियो और दिलन-प्रतिदिन उसका प्रमत्व बढ़ने लगा । 
परन्तु समाना के भ्रमीर मलिक सुलतान शाह खुशदिल की मृत्यु के समाचार 
ने, जिसको सुलतान फीरोजशाह के कनिष्ठ पुत्र राजकुमार मुहम्मद का 
दमन करने के लिए भेजा गया था, राज्य की शान्ति मंग कर दी । राज- 
कुमार मुहम्मद ने इस सुयोग से लाम उठाकर समाना की ओर प्रस्थान किया 
और वहाँ पहुँचकर स्वयं को सुलतान घोषित कर दिया । कुछ अमीरो 
एवं सरदारों से सहायता का वचन पाकर उसने दिल्ली की झोर प्रयाण किया 
आर दिल्‍ली के समीप डेरा डाल दिया । गृह-युद्ध अनिवार्य हो गया | भ्रधिकार- 
लिप्सु सरदार तथा दास, रोम के उत्तरकालीन सम्राटो के 'प्रीटोरियन गार्डों 
की भांति कमी इस और कभी उस पक्ष में आवागमन करने लगे | 
भेवात के सरदार बहादुर नाहिर ने अवूबक्र का पक्ष लिया और इसकी सहा* 
यता से प्रवूवकर ने राजकुमार मुहम्मद को फीरोजाबाद के युद्ध में करारी हार 
दी । परास्त राजकुमार ने दोप्नाब से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया 
औ्ौर उसके चोट खाये हुए सैनिक दोश्ाब में तथा दिल्ली के सरदारों एवं 
अमीरों की रियासतो में लूटमार मचाने लगे। झाये दिन इस लोगों की 
जमीदारों तथा छोटे-छोटे रजवाड़ों से भड़पें होने लगी श्रौर इन संपर्षो 
के परिणामस्वरूप प्रजा को अमानुपिक झत्याचारों का शिकार बनना पड़ा । 
इन उपद्रवों को शोर अवूबकर की उदासीनता देखकर उसके पनेक सरदार 
उसको छोड़कर प्रतिपक्षी से जा मिले। अपनी सेना को सघटित कर मुंददँ” 
स्मद जलेसर लौट आया झौर युद्ध की तैयारियों में व्यस्त हो गया । पागीपत 
के समीप यूद्ध हुआ, परन्तु इस बार भी माग्य ने अवूवक्क का साथ दिया । 
मुहम्मद का पुत्र राजकुमार हमायूँ बुरी तरह पराजित हुप्ला | इस पराजय से 
मुहम्मद निराश न हुप्ना, बयोकि दिल्‍ली के भरमीरों का एक दल भध्मी भी उसी 
भोर था भौर जब प्रयूबक बहादुर नाहिर की गहायता ब्राप्त करने के 
लिए दिल्‍ती छोड़कर मेवात की भर चल दिया, तब इन भ्रमीरों ने मुर्द 
स्मद ये दिल्‍ली में प्रामन्त्रित किया। महाँ उसके समर्थकों में उसका मत्य 
स्वागत डिया। दिल्‍ली में सुरक्षापूर्वेक श्रवेश पा जाने पर राजझुमार मुहर 


मे राजप्रामाद को घपता तिवासस्थान बनाया भौर प्रगस्‍्त, १३८० ई० में 


परवरत्तीं तुगलक-शासक तथा तमूर का श्राक्ृमण ३२५ 


वह नासिरुद्वीन मुहम्मद' के नाम से सिहासनारूढ़ हुआ ! अपनी शक्ति को 
सुदृढ़ करने के विचार से, नये सुलतात ने फीरोजशाही दासों से, जो अबूबकर 
के पक्ष-समर्थक थे, गजशाला का अधिकार छीन लिया । दासों ने इसका 
निष्फल विरोध किया और एक रात वह अपने स्त्री-बच्चो को लेकर 
अबूवक्त के साथ मिलने के लिए भाग चले ! सुलतान ने राजकुमार हुमायूँ 
तथा इस्लाम खाँ को अपने प्रतिद्वंद्वी तथा इन दासों के विरुद्ध भेजा | इस्लाम खाँ 
ने अपने साहसपूर्ण प्रयत्नों से अवूबक्त को अभिमूत कर दिया और अपने 
पक्ष की पराजय देखकर बहादुर नाहिर ने भी अधघीनता स्वीकार कर लो। 
सुलतान ने वहादुर नाहिर को क्षमा प्रदाव की और अबूवक्र को मेरठ के 
दुर्ग मे बदी बनाकर रखा, जहाँ बाद में उसकी मृत्यु हो गई। 
सुलतान दिल्‍ली लोढ आया, परन्तु दोप्माव के जमीदारों के विद्रोह 
ने उसकी विजय के सुपरिणामों पर पानी फेर दिया। इटावा के जमीदार 
नरसिह के विद्रोह का दमन कर दिया गया, परन्तु इस्लाम खाँ के विश्वास- 
घात ने सुलतान को बहुत परेशान किया। भ्रपने ही एक सजातीय की 
गवाही पर इस्लाम को किसी भी प्रकार की जाँच के बिना प्राण-दंड दिया 
गया । परन्तु इन सव आपत्तियों से कही अधिक भयंकर मेवात के बहादुर 
नाहिर का विद्रोह था, जो दिल्ली के समीपवर्ती प्रदेशो पर हमले करने लगा 
था। अस्वास्थ्य के कारण दुबल होने पर भी सुलतान ने स्वयं उसके 
विरुद्ध प्रयाण किया और उसको अपने दुर्ग मे शरण लेने के लिए बाध्य 
कर दिया। सुलतान का स्वास्थ्य तीत्र गति से गिरने लगा और वह १४ 
जनवरी १३६४ ई० को इस संसार से कूच कर गया। उसके पश्चात्‌ 
उसका पुत्र हुमायूँ गद्दी पर बेठा, परन्तु एक “मयंकर उत्पात” 'े उसके 
जोवन का उपसंहार कर दिया ओर वह कुछ ही दिनौ बाद मर गया। 
दिल्‍ली का रिक्त सिहासत अब मुहम्मद के कनिष्ठ पुत्र राजकुमार मह- 
मूद के श्रधिकार में आया, जिसने नासिरुद्दीन महमूद तुगलक' के नाम से 
राजदण्ड धारण किया। इस नवीन शासक के सम्मुख विविध कठिन सम- 
स्याएँ उपस्थित थीं। राजघानी में विभिन्न वर्गों के पारस्परिक संघर्षों से 
शक्तिशाली शासन-तन्त्र की स्थापता असंभव सी हो गई थो तथा राजधानी से 
बाहर हिन्दू सरदार एवं मुमलमान प्रान्तीय-शासक केन्द्रीय शासन की प्रकट 
रूप से अवहेलना करने लगे थे। कन्नौज से बिहार एवं बंगाल तक के समस्त 
प्रदेश में उपद्रव हो रहे थे और अनेक सरदार एवं जमीदार अपनी अपनी 
सीमा मे स्वेत्तत्त्र स्वतन्त्र शासक बन बैठे थे। ख्वाजा जहान ने जिसको 
अलिक-उसू-शर्क (पूर्वी प्रदेशों का स्वामी) बनाया गया था; जौनपुर में 


३२६ मध्ययुग को इतिहास 


स्व॒तन्त्र सत्ता स्थापित कर ली थी; उत्तर में खोकर विद्रोह कर रहे थे, गुज- 
रात ने स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी थी और मालवा एवं खानदेश ने भी 
इसका अनुसरण किया था। सरकार के लिए इन विघटनकारिणी शक्तियों 
का दमन असंभव हो गया; स्वयं राजधानी में विरोधी दलों के संघर्षों ने 
स्थिति को और भी विषम बना दिया। कुछ सरदारो ने फीरोज तुगलक के 
एक पौच्र नुसरत खाँ को सिहासन का श्रधिकारी ठहराया। फीरोजाबाद के 
अमीरों, सरदारों एवं दासों ने नुसरत का और (दित्ली के अमीरों ने 
महमूद तुगलक का पक्ष लिया । इस प्रकार सिहासन के दो अधिकारी एक 
दूसरे के विरोध में डटे हुए थे और राजमुकूट गेंद की भांति दोनों के बीच 
नाच रहा था। अनेक सरदार नेता बन बंठे, परूतु बहादुर नाहिर, मह्लू इक- 
वाल तथा मुकरंब खाँ इनमें स्वप्रमुख थे | निरन्तर युद्ध चलता रहा भौर 
प्रतिपक्षी दल प्रमुत्व के लिए घोर संघर्ष करते रहे, परन्तु कोई निश्चित 
परिणाम निकलता न्‌ दिखाई दिया । प्रान्तीय शासकों ने इन युद्धों मे भाग ने 
लिया । वह इन प्रतिद्दद्दी दलो की गतिविधि का सतकं दुष्टि से निरीक्षण 
करते रहे । ह 

इंसी बीच सन्‌ १३६७ ई० के अंतिम भाग में समाचार मिला कि 
वृमूद र की सेना मे सिन्ध नदी को पारकर उच्छ पर घेरा डाल दिया है। 

सेना के आक्रमण के समाचार का तात्कालिक प्रभाव हुआ भौर 

विभिन्न दल झाश्चयंजनक शीघ्रता से अपनी अपनी स्थिति बदलने लगे। 
मल्लू खाँ नुसरत खाँ से जा मिला और दोनो ने पारस्परिक मंत्री“निवाहने का 
वचन लिया, परन्तु यह सहयोग भ्रधिक समय तक न चल पाया । सुलतान महमूद 
झौर उसके शक्तिशाली सहयोगी मुकरंब खाँ तथा बहादुर नोहिर पुरानी 
दिल्‍ली में डट गये । मल्लू इकबाल ने विश्वासघात कर नुसरत पर भ्राक्रमण 
कर दिया, परन्तु राजकुमार नुसरत उसको विश्वासधातपूर्ण योजना की * 
आभास पाते ही पानीपत मे तातार खाँ के पास भाग गया। अब मल्लू सां 
ने अपने घोर शत्रु मुकरंव खाँ को राजधानी से निकाल वाहर करने की ठान 
ली। दोनो में घोर युद्ध छिड़ गया जो दो महीने तक चलता रहा। तब 
कुछ सरदारो ने बीच में पड़कर दोनो में सधि करा दी। परंग्तु मस्लू झपने 
बचत को निभानेवाला य्यक्ति न था। उसने मुकरंब पर उसके निवासरथान 
में आक्रमण कर दिया और निर्देयतापूर्वक उसका वध करवा दिया | मुकर्रव की 
मृत्यु से सुलतान महमूद की दाई मुजा कढ गई और भव वह राजकीय अधि- 
कारहीन होकर मह्लू इकबाल के हाय का सिलौना बन गया ।' उसने 

२ यह घ्यान में रखना चाहिए कि मल्लू इकवाल का प्रमुत्व केवल 
दिल्‍ली तक ही सीमित था। साम्राज्य के सब प्रान्त स्वतन्त्र हो चुके थे 
और, दोपाव में अराजवता फैली हुई थी । 


परवर्त्ती तुगलक-शासक तथा तैमूर का झाक्रमण इ२७ 


शासन-तन्त्र को पुन सघटित करने का प्रयास किया परन्तु विदेशी आक्र- 
मण का विनाशकारी सकट उसके ऊपर मेंडरा रहा था। शीघ्र ही एक भयं- 
कर तूफान समस्त देश को जड से हिलानेवाला था, एक ऐसा तूफान जो सब 
दलों को उड़ा ले गया; समस्त वेमव को मिटा गया और जनता पर वर्णना- 
तीत दीनता वरसा गया । यह अशुभ समाचार विजली की तरह कौध गया कि 
अमीर तैमूर असंख्य दल लेकर हिन्दुस्तान की ओर बढ़ता चला आा रहा है। 
तैमूर का भ्राकृमण १३६८ ई०--तेमूर का जन्म सन्‌ १३३६ ई० में 
द्वास औक्सियाना (वक्षु-पार) के प्रदेश में सम्रकंद से ५० मील' दक्षिण 
की झोर केश नामक स्थान में हुआ था । वह तुर्कों की एक उच्च जाति बरलास 
की गुरकन शाखा के सरदार अमीर तुरगे का पुत्र और हाजी बरलास का 
भतीजा था। ३३ वर्ष की अवस्था में वह चगताई तुर्को का प्रधान बना श्र 
फारस तथा शअ्रन्य पड़ोसी देशों से निरन्तर युद्ध करता रहा। इस समय 
राज-बंश में गृह-कलह के कारण फारस की दशा अत्यत दयनीय हो गई 
थी; इस दशा का वर्णन करते हुए शर्फुद्ीत लिखता है कि “इन उत्पातों का 
भार निर्धत लोगो को सहत करना पड़ता था और वह एक प्रकार से 
दुर्माग्य एवं पत्तियों के हाथ में गेंद जैसे बन गये ये तथा भत्याचारों 
एवं उत्पीड़नो के भार के नीचे कराह रहे थे ॥/' साम्राज्य-लिप्सु तैमूर ने 
फारस के शासक-वश को समाप्त कर दिया श्रौर फार्स तथा उसके ग्रधीन 
प्रदेशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया । परन्तु इतने से ही उसकी सर्वग्रासी 
अधिकार-लिप्सा शान्त न हो सकी। उसने अनवरत विजयों की परम्परा 
प्रारंभ कर दी ओर जहाँ कही .मी उसके पैर पड़े वहाँ वह मृत्यु एवं विनाश « 
फैनाता चर्ला । हिल्दुस्ताव में अराजकता का समाचार पाकर, उसने कुफ्र 
(विधम) मिटाने के लिए मारत पर आक्रमण करने की ठान ली । 'मलफूजात- 
एन्तैमूरी' तथा जफरनामा” में स्पष्ट लिक्षा है कि तैमूर के झ्राफ़मण का 
उद्देश्य विजय अथवा लूठ न था अपितु विधर्मियों का विनाश था (* श्रपने 
आयोजित अभियान के संबंध में परामश्श लेते के लिए तेमूर ने उलमा' 
एवं योछ्ाग्रों की एक युद्ध-समिति आमन्तित की । शाहरख ने भारत की 
विश्ञालता तथा इसकी विजय से निश्चित रूप से प्राप्त होनेवाले श्रनेवगनेक 
$. पैती दे ला क्राइवस, २, पूृ० ४२१॥ हर हा 


४. 'मलरुजात-ए-समूरी'--इलियट ३, पृ० ३६७ । 
“जफर नामा', इलियट, हे, पू० ४८०॥ 
मत्ला-उस्‌-सदाईन--लुदावद्श हस्तलिषि, पू० २४० | 

डेवी---इन्स्टीट्यूट्स भाव तैमूर पृ० १३३। 


३२८ मध्ययुग का इतिहास 





तेमूर के आक्रमण के समय का भारत 














को 
260, 2 


अटनेर ४ रे, है 






/ । की खाड़ी ' 


का 


परवतों तुयलत्र-शासक्र ठया तेमूर का आज्रमप इ््र 


१ 


सानों का बर्घग विया। राजरुमार मृहम्मद से मारत के अपार बेसव, 
बहुभल्य घावुओ तथा रपि-माणिदयों के रूप में इस देश को भतुन संपत्ति की 
झोर संरेत क्षिया और इस योजना के घार्मिक पक्ष पर दस दिया। परन्त 
सरदारों ने यह चिता प्रवृट को कवि यदि वह स्पायों रूप से भारत 
दम मे तो उनका सैनिक पतन हो जायेगा और कुछ ही पीड़ियों 
उनको जाति का पोस्य एवं क्षौंय मसाप्त हो जायगा। इन मन्त्रषाओं को 
सुतकर तैमूर ने उपस्थित सरदारों को संबोधित करते हुए कहा-- हिन्दू- 
स्वान पर झाह्ममन करने में मेरा उड्देस्प विधर्मियों के विस्द्ध अभियान करना 
जिससे मुहम्मद के आदेश के झतुसार हम इस देन के निवाद्धियों को 
सच्चे दीन का ऋनयायी दना मे, भौर इस देश से कफ एवं बहदेववाद 
का कूड्ठा-वरक्षट साफ कर सके, झोर डिसमे हम उनके मंदिरों एवं मूतियों को 
दें तद्ा खुदा की नयरों में गाजी एवं मुजाहिद' वन जायें ।/ 
घमांचायों ने उमके विचारों क्वा समर्नंन किया भोर कहा कि दीन के 
अन्रुभो को साख कर झपने धर्म को सुरक्षित करना तया शरियतर को 
(पवित्र कादून) अथवा कुरान शरोफ़ दुइ बनाना उनका कतेव्य है। 

तेमूर की ऊना वी अद्न पंक्ति पोर मुहम्मद के नायकत्व में शीघ्र 

ही भारत में पहुँच गई, इसने सिद्र नदी को पार कर लिया, उच्छ को हस्त- 
ग्रत कर मुलतान पर घावा बोल दिया, छो ६ मात के घेरे के दाद जीत लिया 
गया। अपने विस्तृत राज्य के प्रत्येक्ष भाग से सेना एकत्र कर तेंगूर ने 
हिन्दूबुभ पार जिया झोर रश सितंवर १३४८ ई० को उससे सिध नदों 
सार कर लो। तैमूर ने रुवप्रयम्त जिस भारतीय शासक कों परास्त किया 
वह एक टापू का शासक सिहाबुद्दीन था, जिसने पीर मुहम्मद की झदीवता 
स्वीकार कर सो थी, परन्तु दाद में विद्रोही हो गया था। इस विजय के 
परचात्‌ तैमूर ने चिनाद नदी पार की और वह तुलम्दा नगर में पहुँचा । 
इस नगर के निवानियों से उसने उनकी सुरक्षा के मूल्य के रूप में दो 
साख कौ माँग की; उतरा एवं हेखों को इस मार से मुक्त रखा यया। 
ऋपने को हुए मंढार को उच्ने लूटपाट द्वारा झर लिया झौर सनिक्यें को 
आदेश दिया कि जहाँ भी अनाज दिखाई दे, उपको छीन लो। ऊउव वह 
दीौपालपुर के समीप पहुँचा, तो वहाँ के लोग उिन्होंने पीर मुहम्मद द्वारा 
नियुक्त मुसाझिर कादुली का वघ कर दिया या, रपमीत होकर संग्र 


/ न 4! 20 


|| (| ढु | 


22 





५. सुलम्दा नगर रुंबठान से ७० मौत को दूरे पर है। रेनेव के 
मानचित्र में यह स्थान ऋलरम तथा बिनाव के संगम पर दिखाश गया 
हैं। हन्दण, इम्पी ० यजेटि०, १३, पू० ॥ इलियट हे, पृ० ४१३३ 


रैर८ मध्ययुग का इतिहास 








कर ० 


तेमूर के आक्रमण के समय का भारत 









| 
५८ >मालीगढ़ 





| कह के शतक भा चं>+० हैपूए के झादपण हा पार्यऊ>++ 


परवर्ती तुगलक-शासक तथा तैमूर का श्राक्रमण शरद 


लाभो का वर्णन किया। राजकुमार मुहम्मद ने मारत के अपार वैभव, 
बहुमल्य धातुओं तथा मणि-माणिवयों के रूप में इस देश की श्रतुल सपत्ति की 
ओझोर संकेत किया और इस योजना के धामिक पक्ष पर वल दिया। परन्तु 
कुछ सरदारो मे यह जिता प्रकट को कि यदि वह स्थायी रूप से भारत में 
बस गये तो उनका नैतिक पतन हो जायेगा झोर कुछ ही पीढ़ियों में 
उनकी जाति का पोरुष एवं शौर्य समाप्त हो जायगा। इन मन्‍्त्रणाओं को 
सुनकर द्वमूर ने उपस्थित सरदारों को संबोधित करते हुए कहा--/हिन्दु- 
स्तान पर श्राक्रमण करने में मेरा उद्देश्य विधभियों के विरुद्ध अ्रभियान करना 
है, जिससे मुहम्मद के आदेश के अनुसार हम इस देश के निवासियों को 
सच्चे दीन का अनुयायी बना सके, और इस देश से कूफ़ एवं बहुदेववाद 
का कूड्रा-करकठ साफ कर सकें, और जिससे हम उनके मदिरों एवं मूर्तियों को 
नप्ट कर दें तथा सदा की नजरों में गाजी' एवं 'मुजाहिंद' बन जायें । 
घर्माचार्यों ने उसके विचारों का समर्थन किया श्रौर कहा कि दीन के 
शत्रुओं को समाप्त कर श्रपने धर्म को सुरक्षित करना तथा शरियत को 
(पत्रिन्न कानून) अथवा कुरान शरीफ दृढ़ बनाना उनका कर्तव्य है। 
तैमूर की सेना की प्रग्न पंक्ति पीर मुहम्मद के मायकत्व में शीक्र 
ही मारत में पहुँच गई, इसने सिघ नदी को पार कर लिया, उच्छ को हस्त- 
गत कर मुलतान पर घावा बोल दिया, जी ६ मास के घेरे के बाद जीत लिया 
गया। अपने विस्तृत राज्य के प्रत्येक भाग से सेना एकत्र कर तैमूर ने 
हिल्दूकुश पार किया श्रौर २९ सितंवर १३६८ ई० को उसने सिंध नदी 
पार कर ,ली। तैमूर ने सर्वप्रथम जिस भारतीय शासक को परास्त किया 
बहू एक टापू का शासक शिहाबुद्दीन था, जिसने पीर मुहम्मद की अ्रधीनता 
स्वीकार कर ली थी, परल्तु बाद में विद्रोही हो गया था। इस विजय के 
पश्चात्‌ तैमूर ने चिनाव नदी पार की और वह तुलम्बा नगर मे पहुँचा ॥ 
इस नगर के निवासियों से उसने उनकी सुरक्षा के मूल्य के रूप में दो 
लाख की माँग की; 'उलमा' एवं 'शेखों को इस भार से मूक्त रखा गया। 
अपने क्षीण हुए भंडार को ,उसने लूटपाट द्वारा भर लिया और सैनिकों को 
आदेश दिया कि जहाँ भी अनाज दिखाई द्वे, उसको छीन लो। जब बह 
दीपालपुर के समीप पहुँचा, तो वहाँ के लोग जिन्होंने पीर मुहम्मद द्वारा 
नियक्त मुसाफिर काबुली का वध कर दिया था, भयभीत होकर नगर 
५. तुलम्बा नगर मुलतान से ७० मील की दूरी पर है। रेमेल के 


मानचित्र में यह स्थान मकेलम तथा चिनाब के संगम पर दिखाया गया 
है । हन्ठर, इम्पी० गजेटि०, १३, १०१६३ | इलियट ३, पु० ४१३ ॥ 





३३० मध्ययुग का इतिहास 


छोड़कर भाग उठे और इन्होने भदनेर के दुर्ग मे शरण ली, जो हिन्दु- 
स्तान के प्रसिद्धतम दुर्गो में था। तैमूर के सेनानियों ने दुर्ग के दक्षिण 
एवं वाम पाए्व पर आक्रमण किया और स्वयं अमीर तैमूर दुर्ग के द्वार पर 
डद गया। बीर राजपूतों की सेना लेकर राय दूल्लीचन्द ने दुर्ग में झाक़ां- 
ताझ्रों का प्रवेश रोका, परन्तु तेम्र के सैनिकों ने, जो “चीटियों तथा टिड्डियो 
की तरह दुर्ग पर छा गये थे” उसको परास्त कर दिया। अपना विनाश 
निश्चित समभक्र राय ने दया की याचना की। परन्तु अधीनता स्वीकार 
करने में उसने विलंब किया। तैमूर की सेना ने पुनः आक्रमण किया भौर 
शत्र्‌ पर चारो ओर से ऐसे भीषण प्रहार किये कि वह हताश हो गया 
और उससे आझात्म-समर्पण कर दिया । राय का प्राण-हरण न किया गया और 
तैमूर ने उसके प्रति अपना कृरपा-माव प्रदर्शित करने के लिए उसकी एक 
स्वर्ण-वस्त्, एक जरीदार टोपी और पेटी तथा सोने के म्यान की तलवार 
प्रदान की। झ्रास-पास के जमीदारों एवं सरदारों को झधीन किया गया 
झौर नगर में जो भी नवागतुक पाये गये, विशेषतया वह लोग जो दीपाल- 
पुर से भाग भ्राये थे, उनको बंदी बनाया गया और उनको सपत्ति छीन 
ली गई। इन लोगों को दिये गये कठोर दंड से राय का भाई एवं पुत्र 
शंकित हो उठे और इन्होंने पुनः युद्ध छेड़ दिया तथा दुगे मे जा डटे। 
तैमूर की क्रोघाग्नि भमक उठी और उसने तत्काल आक्रमण करने का 
आदेश दिया जिसके प्रबल आपात से संत्रस्त होकर दुर्ग मे घिरे लोगों को 
आराण की थाचना करनी पड़ी। नगरनिवासी हिंदुओओं से मारी रकमें वसूल 
की गईं, परन्तु घोर संग्राम के उपरान्त ही वह अधीन बनाये जा सके । “इस्लाम 
की तलवार काफिरों के रक्त से घोई गईं, भर वह समरत सामग्री एवं संग्रह, 
कोप एवं झ्रक्ठ, जो अनेक वर्षों से दुर्गे में जूठाये गये थे, मेरे सेनिकों का लूद 
का भाल बन गया । उन्होंने मकानों मे आग लगा दी श्रोर उनको भस्म 
क्र दिया तथा मवनों एवं दुर्गों को उन्होंने भूमिमात्‌ कर दिया।" 

मटनेर से तैमूर ने मिरसुनी की भोर प्रयाण किया" भौर इसको 
सरलता से जीत लिया ) सेमाना रे ३४ मील के अंतर पर स्थित कधथल नामक 
स्थान पर पहुँचकर वह दिल्‍ली पर झाव्रभण करने की तंमारियाँ करने लगा। 
जहाँ जहाँ तैमूर का दल पहुँच जाता था, यहाँ के मय-विल्ठल निवासी पभ्रपती 

दर अतफूजात-एन्लैमूरी, इलियट ३, पु० ४२७। 

७. नदियों के संगम पर बसा हुप्रा मिरमुती मामवः स्थान हिसार 
एवं मदतेर से समान दूरी पर है। रेनेल--मिम्वायर आँय ए मेंप, पृ० ७६। 


परवर्ती तुबलक-शासक तथा तैमूर का आक्रमण ३३१ 


संपत्ति एवं गृह इन वर्बरों के लिए छोडकर भाग उठते थे। एक के बाद 
दूसरे नगर को रौदता हुआ, तैमूर थोड़े ही समय में जहाँनुमा पहुँच गया; 
यह दिल्‍ली से ६ मील की दूरी पुर फीरोजशाह का बनाया हुआ्ना भव्य 
प्रासाद था। ग्रास-पास के देश को पदाक्रांत कर तैमूर ने सैनिको को आज्ञा 
दी कि वह लूट-पाटठ द्वारा अपने लिए भोजन तथा पशुओं के लिए चारा 
प्राप्त करे । दिल्‍ली के समीप पहुँचने पर तैमूर ने यूद्ध-मन्त्रणा की। युद्ध- 
समिति ने इस बाढ़ पर जोर दिया कि भ्रचुर मात्रा में आवश्यक सामग्रियाँ 
प्राप्त कर ली जायें और इनको लोनी दुर्ग” में जमा किया जाये; इस दुर्ग 
को तैमूर के सैनिकों ने जीत लिया था | तैमूर ने अपने सरदारों एवं 
सेनानियों को, जिन्होंने उसके मायकत्व में वीस्तापूर्वक भ्रनेक युद्ध लडे थ, 
अपने अपने नियत स्थान ग्रहण करने के लिए कहा भौर समझाया कि “तन 
तो वह अत्यधिक अग्रग़ामी बनें न अत्यधिक पीछे ही रहे, भ्रपितु अपने प्रयत्नो 
मे श्रत्यंत बुद्धिमात्ी एव सावधानी से काम लें ।” इसी झबसर पर जहानशाह, 
सुलेमानशाह इत्यादि अ्रमीरो ने तैमूर को परामर्श दिया कि वह १ लाख 
हिन्दू (गवर) जो विगत यूद्धों में बन्दी बनाये गये है तलवार के धाट उतार दिये 
जायें, ब्योकि समव है कि युद्ध के दिन यह “अपने बंधन तोड़ दें, हमारे 
शिविर लूट लें और शत्रु से मिल जायें।” तैमूर ने यह अमानुपिक परामर्श 
स्वीकार कर लिया भौर अपनी छावनी मे यह शाज्ञा प्रचारित कर दी कि 
जिस किसी संनिक केः पास काफिर बन्दी हो, वह इनको सार डाले | इस 
श्राज्ञा का उल्लंघन करनेवाले के लिए प्राण-दण्ड नियत किया गया और 
उसकी संपत्ति छीन लेने का निश्चय किया गया । दीन के वफादार सैनिको ने, 
जिनके “मन में काफिरों के लिए कुंछ भी दया न थी, तलवारें खीच ली 
झौर दानवीय नृशसतापूर्वक बंदियों का वध कर दिया। मलफुजात-एन्तैमूरी' 
का लेखक लिखता हे कि इस श्राज्ञा का इतनी कठोरता से पालन कराया गया 
कि मौलाता नासिरुदह्दीत उमर जैसे घर्म-परायण एवं विद्वान्‌ व्यक्ति तक 
को, जिसमें कमी एक चिड़िया तक के प्राण न लिये थे, विवश होकर अ्रपने 
श्र 'मूर्तिपुजक हिन्दू कंदियों का वध करना पड़ा ।* यह नर-ह॒त्या का नृशस 
7 ६: लोती स्थान दिल्ली से २ मील उत्तर, उत्तरपश्चिम की ओर है। 
टाइफ--5१, प्‌ृ० १३६ । 
द- 'मलफुजात', इलियट, ३, पृ० ४३६। 

मतला-उस-्सदाईन' की खुदाबस्श हस्तलिपि में लिखा है, कि यह सब 

लोग “जिहाद को तलवार से मारे गये और मौलाना तक ने, जिसने अपतले 
जीवन में एक भेड़ तक न मारी थी, १५ हिन्दुप्ों का वध दिया। इसी 


३३२ मध्ययुग का इतिहास 


कार्य पूरा हो जाने पर तैमूर ने अपने सेनानियों को उनके कर्तव्यों की सूच- 
नाये देना तथा उनको उनके यथोचित स्थान पर नियूक्त करना प्रारंभ किया । 
हाथियों से अत्यधिक भयभीत होनेवाले विद्वानों को उसने उनकी इच्छा के 
अनुरूप थुद्ध के समय स्त्रियों (हरम)' के समीप रहने की स्वीकृति दे दी। बड़े 
आशचये की वात है कि इम लोगों ने ऐसे स्थान पर रहने की इच्छा प्रगट की। 
इन लोगों के प्रति तैमूर का यह व्यवहार मध्यकालीन विद्वानों की, जो उस 
काल के भहानतम योद्धा का अनुसरण कर रहे थे, ब्रव्यावहारिक प्रवृत्तियो 
एवं पौरुषहोन आचरण की स्पष्ट टीका है । है 
तैमूर ने अपनी सेना को युद्ध के लिए सुसज्जित करना प्रारंभ कर दिया 
ओर पूर्व की परम्परागत युद्धप्रणाली के अनुसार उसको तीन भागों में 
रखा--दक्षिण पाश्व को पीर मुहम्मद जहाँगीर, भ्रमीर यादगार बरलास 
तथा अन्य सेनाध्यक्षों की अधीनता में रखा गया; वाम-पाए्व में सुलतान 
हुँन, राजकुमार खलील, अमीर जहानशाह जैसे योग्य सेनानी नियूर्त 
किये गये और केन्द्र की स्वयं तैमूंर ने सेमाला । सुलतान महमूद झौर मह्यूँ 
इकबाल मे भी युद्ध की तैयारियाँ कर ली । उन्होंने १०,००० सुशिक्षित 
अश्वारोहियों, ४०,००० पदातियों तथा' १२५ हाथियों की सेना संघदित 
की । दिल्‍ली के बाहर विपक्षी सेनाओं की मुठभेड़ हुई। दोनो पक्षों के 
तुमुल नाद से युद्ध प्रारंभ हुआ, ओर दिल्ली की सेना के सम्मान में यह बात 
कही जानो चाहिए कि घोर सकट के समय भी उसने कायरता का कोई भी 
चिह्न न दिखाया । तैमूर के सेनानियों संजक॑ बहादुर, सेयद ख्वाजा तथा 
अल्लाहदांद ने पहले आक्रमण 'किया। यह सेनानायक हरावल से निकलकर 
दक्षिण पार््व की ओर मुडे और छिपे-छिपे शत्रु के हरावल के पीछे पहुँच 
कर उस पर प्रप्रत्याशित' रूप से टूट पड़े और “उनको इस प्रकार तितर-बितर 
कर. दिया जैसे मूंखे शेर मेड़ों के कुड को छितरा देते है भौर उन्होंने इस 
एक ही हल्ले में ६०० शत्रु-पक्ष के सैनिक मार दिये। दक्षिण पार्षएव के 
सेनानी राजकुमार पीर मुहम्मद ने शत्रु के वाम-पक्ष पर प्रवल झ्राधात कर 
उसको युद्धक्षेत्र से भगा दिया। सूलतान महमूद तथा मल्लू खाँ ने तैमूर 
की सेना के केन्द्र पर झाक्रमण किया और “मलफुजात-एन्लेमूसी! तथा 
'जफरनामा' के सेखकों का कहना है कि दिल्ली को सेना बड़ी वीरता से 
जसक का कहना है कि तैमूर ने भ्रादेश दिया कि जो व्यक्ति फैदियों की 
मारने की उसकी शाज्ञा का पालत करने से इन्कार, करे उसको मार दिया 
जाये भौर उसकी संपत्ति सूचना देनेवाले को दे दी जाये । 


परवत्ती तुगलक-शासक तथा तैमूर का झाक़मण बेर 


लड़ो परन्तु “क्षुद्र कीट प्रचण्ड वायु का सामना नही कर सकते और न 
अशक्‍्त मूग भयानक सिह का” इसलिए उनको भागमे के लिए विवश 
होना पड़ा। महमूद तथा मल्लू इकबाल युद्ध-क्षेत्र से माग गये भर रबी- 
उल-भाखिर मास की ८ तारीख को तंमूर ने दित्ली के दुर्ग पर अपना भंडा 
फहरा दिया! नगर के सैयद, काजी, उलमा तथा शेख विजेता की सेवा 
में उपस्थित हुए और उसके सामने प्रणत हुए। उनकी प्रार्थना स्वीकार कर 
तैमूर ने दिल्‍ली-निवासियों पर रहम किया और विजयोत्सव मनाने लगा। 

दिलफी को लूटड--तैमूर के सँनिकों द्वारा दिल्‍ली में नरःसहार एव 
लूट इस अमागे नगर के रक्त-रजित इतिहास में एक अत्यत करुणापूर्ण 
घटना है। इस अविचारपूर्ण नर-संहार एवं लूट के कारण 'मलफुजात-ए- 
लैमूरी' तथा 'जफरनामा' में विस्तारपू्वंक बताये गये है।” शर्फुद्दीन लिखता 
है कि तैमूर के सहद्धों सैनिक भ्रनाज एवं शवकर जूटाने के लिए नगर में 
निकले, परन्तु इन्होने अ्रमीर के आदेश का पालन इतनी कठोरता से करना 
प्रारंभ किया कि दिल्‍ली, सीरी, जहांपनाह तथा पुरानी दिल्ली के हिंदुभो 
तथा "गन्नों' ने आात्म-रक्षा के लिए शस्त्र उठा लिये भौर तैमूर के सेनिकों पर टूट 
पड़े । सब तरफ से निराश होकर हिंदुओं ने अ्रपने सामान में झाग भोंक दी, 
अपने स्त्री-बच्चों को भाग में फेक दिया और निर्मय होकर श्राकृमणकारियो से 

१०, 'जफरनामा--कलकत्ता सेस्क० पृ० १२१-२३।॥ 

इलिथंटद का अनुवाद जफरनामा' के कलकत्ता सस्क० के अनुकूल 
नहीं है । 

विद्वान अनुवादक ने तिथियाँ देने से गड़बड़ी की हैं । 

मूल ग्रंथ में तिथियों का क्रम निम्न प्रकार है :-- 

१६ ता० बृहस्पतिवार को सेसिक नगर में एकत्र हुए और नग्र- 
वाप्तियों की सताने लगे। तैमूरों ने अपने अमीरों को भ्राज्ञा दी कि वह 
इतकी से श्राचरण से विस्त होने के लिए कहें। शुक्रवार की रात को 
नगर में १४,००० आदमी एकत्र थे जिन्होंने शाम से सबेरे तक नगर को लूटा । 
शनिवार १८ ता० गे लूट चलती रही और प्रत्येक सैनिक ने ५० से १०० 
तक पुरुषों, स्त्रियों तथा - बच्चों को बदी बनाया) रविवार १४ ता० को 
यह लोग पुरानी दिल्‍ली को ओर चले, क्योकि अनेक हिन्दू वहाँ भाग 
गये हा अमीर खाँ मलिक तथा अली सुलतान तवाची ५०० सुसज्जित 
सैतिकों को लेकर वहाँ पहुँच गये शोर इन्होने उन हिन्दुओं को मार डाला । 
जफरतामा, कतकत्ता संस्क० २, पू० १११-२३॥ 

फरिएता के कथवानूसार जब कुछ अमीरों और सौदागरों ने धन देने से 
50077 किया तो उसने न्यायाधीशों की स्वीकृति से शहर में वसूली के 
लिए सिपाही भेजे । मह आदेश बड़ा घातक सिद्ध हुआ । 


रेर३े४ मध्ययुग का इतिहास 


निपदने के लिए झपट पड़े। नगरवासियों का विरोध देखकर लूलमार के 
लिए उत्सुक सेनिकों ने विभीषिका फैला दी और रवी-उस-सानी मास की 
१६ ता० से १८ ता० त्तक उन्होंने जी भर नगर को लूटा और नगर 
वासियों का सहार किया ।! दिल्‍ली, सीरी, जहाँपनाह तथा पुरानी दित्ली-- 
यह चारों नगर लूठे गये और नगरवासियों पर अमानुपिक अत्याचार किये 
गये । अरहाय दिल्‍ली पर इससे पहले ऐसा संकट कमी न झाया था। 
शर्फुद्रीन ने उस समय की स्थिति का सजीव वर्णन किया है :-- 

“लेकिन उस शुक्रवार की रात को नगर में लगभग १५,००० आदमी 
थे जो शाम से लेकर सबेरे तक लूट-पाट तथा मकान जलाने में लगे रहे। 
अतेक स्थानों पर विघर्मी गन्नों' ने मुकावला किया। प्रात काल जो सैनिक 
बाहर थें वह स्वय को ने रोक सके और नगर में घुस गये तथा उत्पात 
मंचामे लगे । उस रवार के दिन, महीने की १७ ता० को, इस सारे नगर 
को नप्द-अप्ड किया गया और जहाँपनाह्‌ तथा सीरी (में अनेक प्रासाद नष्ट 
किये गये । १८ त्ता० को भी इस प्रकार लूट जारी रही। प्रत्येक सैनिक को 
बीस से अधिक आदमी दास के रूप मे भ्राप्त हुए और बहुत-से तो नगर से 
५४० या १०० तक पुरुषों, स्त्रियों तथा बच्चों को दास बनाकर लाथे।, बूट 
की दूसरी वस्तुएँ अ्रपार थी; सब प्रकार के रत्तामरण, लाल, हीरे, संव प्रकार 
के पदार्थ एवं वस्त्र, सोने-चाँदी के पात्र, अलाई ठकी' के रूप में घत-राशियाँ 
तथा श्रन्‍्य मुद्राएँ अगणित संख्या मे प्राप्त हुईं। बंदी बनाई गई स्त्रियों मे 
झधिकांश कमर में सोते या चौंदी की पेटियाँ तथा पैरों में बहुमूल्य छल्ले 
पहने हुए थी । औषधियों, सुगंधित पदार्थों तथा ऐसी ही वरतुओं पर तो 
किसी ने ध्यात भी न दिया | महीने की १८ तारीख को पुरानी दिल्‍ली की 
ओर ध्यान दिया गया, क्योकि अनेक विधर्मी हिन्दू वहाँ माग गये थे 
और उन्होने बड़ी मस्जिद में शरण ले ली थी, जहाँ उन्होने आात्म- 
रक्षा की तैयारी की थी। अमीर शाह मलिक तथा अली सुलतान तवाची 
५०० विश्वसनीय आदमियों को लेकर उनके विरुद्ध चल पड़े और अपनी 
तलवारें खीचकर उन पर दूट पड और उनको नरक में मेज दिया । हिन्दुओं 

के मण्डों से ऊँचे-कंचे टीले बना दिये गये और उनके रुण्ड मासाहारी 
पश-पक्षियों का आहार बन गये | इसी दिन पुरानी दिल्‍ली लूटी गई। जो 


११. मुलफुजात के अनुसार लूढ पाठ बृहस्पतिवार से शनिवार ता० १७ 


तक चतती रहा । इलियट, ३ पृ० ४2६॥ 
जफरनामा के अनुसार ता० १७ और १८ को सर्वत्र लूट, हुई ॥ता० 


१६ को पुराती दिल्‍ली लूटी गई। "कि! 


परवर्त्ती तुगलक-शाौसक तथा तैमूर का आक्रमण ३३५ 


नगर-निवासी जीवित बच रहे उनको बदी बनाया गया । अनेक दिनो तक लगातर 
यह बंदी नगर से बाहर लाये जाते रहे और प्रत्येक धुमान! अथवा 'कुशुत' 
के श्रमीर ने इनके एक-एक दल को अपने अधिकार में लिया। नगर से 
कई हजार कारीगर एवं शित्पी लाये गये और तैमूर की आज्ञा से कुछ को 
उन राजकुमारों, भ्रमीरो तथा झागामो में वाँटा गया, जिन्होंने विजय में योग 
दिया था शौर कुछ को उनके लिए अलग रखा गया जो झत्य भागों में 
शाही भ्रधिकार बनाये हुए थे। तैमूर ने अपनी राजधानी समरकन्द में एक 
मस्जिद-ए-जाम' बनाने की योजना बनाई थी और अ्रव उसने आाज्ञा 
दी कि सब प्रस्तरशित्पी उस पवित्र कार्य के लिए रखे जागे।”!* 
तेमूर का दिलल्‍लो से भ्रयाण--तमूर दिल्‍ली मे १५ दिन तक रहा 
और यहू समय उसने भआानन्दोत्सवों में व्यत्तीत किया। परन्तु भ्रव उसको 
ध्यान आया कि वह भारत में विधमियों को समाप्त करने के लिए झाया था 
झौर उसको अपनी इस प्रतिज्ञा को यथाशक्ति पूर्ण करना है। श्रतः उसने 
दिल्ली से फीरोजाबाद की भोर प्रस्थान किया और वहाँ से वह्‌ १०,००० 
सैनिक लेकर भीरट (मेरठ) के दुर्ग की झोर बढ़ा, परन्तु इलियास भ्रफगान, 
उसके पुत्र, मौलाना भ्रहमद थानेसरी तया सफी ने वीरतापूर्मक दुर्ग की रक्षा 
की । तमूर के सैनिकों ने दुर्ग की दीवारों को जमीत मे मिला दिया, जता 
का संहार किया भ्रौर उनकी संपत्ति लूट ली। इतने से ही संतुप्ट न होकर, 
विजेता मे इस विजय के उपलक्ष में सब मीनारों, दीवारों को भूमिसात 
करने तथा हिन्दुओं के मकानों में आग लगाने की आज्ञा दी। आस-पास 
के प्रदेश को रौंदते हुए तंमूर का दल हरद्वार की घाटी" में पहुँचा 
और यहाँ हिन्दुओं तथा मुसलमानों में तुमुल-युद्ध हुआ । पीर मुहम्मद की 
सहायता से तैमूर ने स्वय युद्ध का संचालन किया। इस्लाम की सेवा 
विजयी हुईं | इस सफ़ल युद्ध के पश्चात्‌ शिवालिक प्रदेश पर सफल झाक्रमण 
किया गया, जहाँ शय बहरुज ने श्राक्रांता का भ्रतिरोध करने के लिए एक 
विशाल सेना एकत्र कर ली थी। राय पराजिंत हुआ भौर विजेता के हाथ 
भ्रपार संपत्ति लगी। बहरूज को परास्त कर तैमूर ने यमुना पार की 
श्रीर शिवालिक प्रदेश के एक अन्य प्रभावशाली हिन्दू सरदार रतन पर 
श्राकृमण कर दिया। हिन्दू अगम्य वनों से ढके हुए ऊँचे-ऊँचे टीलो पर 
१२- 'जफरनामा--इलियट, ३, पुृ० ५०३-४ ! 
१३. हरिद्वार नगर गंगा के तठ पर उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले 
है 


म्रेहै 


३३६ मध्यमुग का इतिहारा 


डटे से। “पहाड़ियाँ इतनी ऊँथी थी कि किसी की झ्ांसे नीचे से शिसरर 
तक ने पहुँच सकती थी झौर वृक्ष इतने सघन थे कि सूर्य एवं चर की 
किरणें भूमि तक ने पहुँच पाती थीं ।” परन्तु तैमूर कठिनाइयों से मुंह 
मोड़नेवाला व्यक्ति न था; उसने मशालों के प्रकाश में झागे बढ़ने की झाजा 
दो और उसकी सेना का भागमत सुनकर हिन्दू थोड़ा मी प्रतिरोध ने कर 
भाग उठे । इलसे से अ्रनेक मारे गये भोर इनकी संपत्ति लूट,ली गई। 

शिवालिक प्रदेश की विजय पूरी कर तैमूर जम्मू की भोर बढ़ा। 
यहाँ के राजा को दोलत तैमूर तवाची तथा हुर्सेव मलिक यूची ने हराकर 
कोद कर लिया। शर्फुद्दीन लिसता है कि "प्राशाएँ, भय तथा घमकियाँ 
देकर पसको इस्लाम का, सौंद्य देसने के लिए लाथा गया। उसमे कलमा 
पढ़ा तथा गो-मास साथा जो उसके महघमियों के लिए भसपृश्य है। इससे 
उसको प्रत्यधिक सम्मान प्राप्त हुआ और उसकी श्रमीर की सुरक्षा में 
ले लिया गया ।” जम्मू के राजा की पराजय के कुछ समय पूर्व काश्मीर 
के शासक सिकन्दर शाह से विजेता की प्रघीनता स्वीकार कर लेने का 
संदेश प्राप्त हो गया था । 

शेखा खोखर ने अपता वचन पूरा न किया था; उसने तंमूर के ,उन 
पदाधिकारियों का कुछ भी सम्मान न किया था, जो लाहौर झाये थे 
अत: उसके देश को पादाक्रात किया गया और उसको बदी बनाया गया। 
लाहोर, मुल्तान तथा दीपालपुर की जागीरें सिद्ध खाँ को सोपकर तैमूर 
ने समरकन्द की ओोर प्रस्थान कर दिया। 

तैमूर के श्रोक्रमण के पश्चातू--तैमूर के ग्राक्रमण से हिन्दुस्तान में 
अराजकता फैल गई। दिल्‍ली का शासन-तस्त्र पगु हो गया और राजधानी 
के झास>पास तथा साम्राज्य के प्रान्तों मे घोर अव्यवस्था छा गई। दिल्ली 
की जनता को भीषण अत्याचार सहन करने पड़े थे; उनसे सूव धन लूटा गया 
था और उनकी सपत्ति छीनी गई थी। लूटपाट की विभोषिका का शब्दों 





१४, जफरनामा' (कलकत्ता संस्क० पृ० १७०) में लिखा है कि तेमूर 
के भारतीय अभियान के प्रारंभ मे शेखा खोखर ने तैमूर की सेवा ग्रहण 
की थी श्रौर शाही कृपा के कारण इसका सम्मान बहुत बढ़ गया था। 
इस पर सैमूर का इतना अधिक कृपा-माव था कि जहाँ कही भी कोई अपने 
को स्लोखर सरदार के आदमी बतलतिे, उनको तंग न किया जाता। परख्तु 
अपनी नासमझी से शेखा तँमूर का कोप-माजन बन गया। उसका मुख्य 
अपराध यह था कि उसमे इस विजेता के दो सम्मान्य पदाधिकारियों--मौताना 
अब्दुल्ला साढुर तथा हिन्दू शाह लल्यानी के लाहौर आगमन के समय उनके. 
प्रति विनम्रता प्रदर्शित व की थी । कलकत्ता संस्क० पुृ० १७१। 2200 


परवर्सी तुगलक-शासक तया तेमूर का आक्रमण ३३७ 


द्वारा वर्णन करना असंभव है! हृदयहीन, रक्तपिपासु घर्मान्धों के श्रमानुपिक 
अ्त्याचारों के पश्चात्‌ दुर्मिक्ष एवं महामारी ने अपना ताडव प्रारंभ किया; 
मनुप्यो एवं पशुओं का खूब सफाया हुआ।वा कृषि तथा व्यवसाय रक गये। 
सामाजिक व्यवस्था के पूर्णत श्रस्तव्यस्त हो जाने तथा शान्ति एवं व्यवस्था 
स्थापित करने में समर्थ शासन-तन्त्र के अम्ाव से लाभ उठाकर साहसिक 
लोग अपनी अ्रधिकार-लिप्सा को तृप्त करने के लिए, देश को रोंदने तथा 
जनता को सताने लगे । अपने स्वार्थों की पूर्ति में व्यस्त छोटे-छोटे सैंनिक- 
दल जनता के लिए अभिशाप वन गये । मार्च १३८६ ई० में नुसरत शाह ने, 
जो भागकर दोग्नाव चला गया था, दिल्ली पर अ्रधिकार कर लिया, परन्तु 
थोड़े ही दिनो वाद दिल्ली की आस-पास की कुछ जागरीरों के स्वामी तथा 
दोझ्माब के कुछ जितों के अधिपति इकबाल खाँ ने दिल्ती का अधिकार श्रपते 
हाथ में ले लिया।" इकबाल ने घीरे-धीरे श्रपने अधिकार का विस्तार 
कर लिया और १४०१ ई० में सुलतान महमूद भी उससे आ मिला; उसने 
सुलतान का राजधानी में भव्य स्वागत किया। परन्तु शासन का श्रधिकार 
पूर्णतः: इकबाल के हाथ में होने के कारण सुलतान महमूद उसके द्वारा 
अपने पर लगाये गये प्रतिवस्धो से तंग आ गया भर उसने इब्राहीम शाह 
शर्की की सहायता प्राप्त करने का विफल प्रयत्त किया। इकबाल के विरुद्ध 
सध बनाने के प्रयत्न में विफल-मनोरथ होकर सुलतान महमूद कन्नौज में 
रहने लगा। सेवा से अलग किये गये संनिकों के तथा भनुचरो के दल 
उसके भंडे के नीचे एकत्र होने लगे । इकबाल ने ग्वालियर के शासक भीमदेव 
को दण्ड देने के लिए उस पर आक्रमण किया, परन्तु उसको दुर्ग का घेरा 
उठाकर दिल्‍ली लौट आने के लिए विवश होता पड़ा। इठावा के हिन्दू सर- 





१४. साम्राज्य का शेष भाग स्वतत्न जागीरों में विभक्त था। 'तारीख-ए- 
मुबारकशाही' इलियट, ४, पृ० ३७। 

साम्राज्य में प्रमुख जागीरें निम्न थी 

१. दिल्‍ली तथा दोग्राब--इकबाल खाँ। 

२- गुजरात, समस्त जिलो तथा अथीस प्रदेशों सहित--जफर खाँ वजीहुल- 
मुल्क । 
_ ३. मुल्तान, दीपालगुर तथा सिध के कुछ भाग--खिज खाँ। 

४. महोवा तथा कोलपी--महमूद खाँ। 

५. कन्नौज, अवध, कड़ा, दलमऊ, संडीला, बहराइच, बिहार तथा जौनपुर-- 
ख्वाजा जहाँ । 

६. घार--दिलावर खाँ | 

७. समाना--गालिव खाँ । 

छ. वियाना--शम्सखाँ । 


फा०-रर 


शेरे८ मध्ययुग का इतिहास 


दारों पर उसका आक्रमण अधिक सफल रहा, परन्तु जब उसने मुल्ताम पर 
आक्रमण किया तो वहाँ के शासक खित्य खाँ ने उसका सामना किया और 
हिंजरी सन, ८०८ में (१४०५ ६०) इकवाल युद्ध में मारा गया। इकबाल 
की मृत्यु से महमूद का एक प्रबल शत्रु समाप्त हो गया और दौलत खां 
आदि सरदारो द्वारा आमन्त्रित किये जाने पर वह पुनः दिल्‍ली आया, परन्तु 
अपनी अस्थिर मनोवृत्ति के कारण वह सेना की नजरों से गिर गया और 
इस प्रकार अपने अधिकार की पुनः प्राप्ति से लाम न उठा पाया। इसे 
संकटमय काल की घटनाओं का ठीक-ठीक वर्णन करनेवाला तारीख-ए-मुबा- 
रकशाही' का रचयिता लिखता है कि “समस्त राज-काज अत्यधिक 
अव्यवस्था में पड़ गये थे । सुलतान स्वपदोचित कर्तव्यों की ओर कुछ भी 
ध्यान न देता था और उसको सिंहासन के स्थायित्व की कुछ भी चिता ने 
थी; उसका सारा समय सुख-भोगों एवं विलासिता मे बीतता था ।”'* 
हिंजरी सन्‌ ८५१५ (१४१२ ई०) मे सुलतान महमूद की मृत्यु हो 
गई । फरिश्ता लिखता है कि उसके साथ ही दिल्ली-साम्राज्य उस तुर्क- 
बंश के भ्रधिकार से निकल गया, जिसने दो शताब्दियों तक शक्तिशाली हाथों 
में राजदण्ड घारण किया था। महमूद की मुत्यु के पश्चात, श्मीरों तथा 
मलिको ने दौलत खाँ को अपना प्रधान मनोनीत किया श्रौर उसको अपना 
सहयोग दिया | दौलत खाँ ने शाही सम्मान ग्रहण न किया; वह केवल एक 
ऐसे सैनिक उच्च वर्ग का प्रधान मात्र चना रहा, जो कठिन परिस्थितियों से 
अपनी रक्षा करने का प्रयत्त कर रहा था। दो सेनानायकों--मुवारिण 
खाँ तथा मलिक इदरिस का सहयोग मिल जाने से उसकी शक्ति और भी 
दृढ़ हो गई। इस प्रकार--अ्रवे-राजकीय पद ग्रहण करने के थोड़े समय वाद 
दौलत साँ ने कटहर पर आक्रमण किया झोर वहाँ के हिन्दू सरदारों की 
अधीनता प्राप्त की। इमी समय यह उद्वेजक समाचार मिला कि इग्राहीम 
शर्कों ने वद्धस्रां को कालपी के दुगे में घेर लिया है, परन्तु दौलत साँ 
के पास इतनी सेना न थी जिसको लेकर वह बद्ध साँ की सहायता के लिए 
प्रयाण कर सकता । इसी बीच मुल्तान के शासक तथा हिन्दुस्तान में तैमूर 
के प्रतिनिधि सिद्यर्सां ने, जो बड़े ध्यान से साम्राज्य की अस्तव्यस्तता को 
देश रहा था, दिल्‍ली पर आक्रमण कर दिया शोर चार महीने मेः घेरे 
के बाद २३ मई १४५१४ ६० को दोलत खाँ को प्ात्मन्ममर्पण मरने केः लिए 
विवश कर दिया। भाग्य खिद्यसों वात साथ दे रहा था। उससे सरलता में 
देस्ज़ी पर शधपितार कर लिया झोर एक नये शासद-वंग यी स्थापना गी। 


३६. 'तारीस-ए-्मुवासशादी' इतलियड, ४, पू० श्दन्धशव 


अध्याय १२ 


साम्राज्य का विघटन 
(१) छोटे-छोटे राज्यों का उद्भव 
मसालवा--दसवी शताब्दी मे मालवा परमार-बंश के आधिपत्य में आया 
और इस वंश के शासन-काल में इसका अ्रत्यधिक झअम्युदय हुआ था। 
धारामगरी के राजा भोज के शासन में, जिसको भारत का अँगस्तस कहा 
जाता है, मालवा बहुत विस्यात हो गया धा। १२३५ ई० में इल्तुतमिश 
ने उज्जेत पर ग्राकृमण किया था भौर महाकाल के प्रसिद्ध देवालय को 
ध्वस्त किया था। श्रलाउद्दीय ने १३१० ई० में इसको जीता श्रीौर 
तब से फीरोज तुगतक की मृत्यु के पश्चात्‌ दिल्ली-साम्राज्य के छिम्न-मिन्न 
होने तक इस पर दिलली-साम्राज्य के प्रतिनिधि शासन करते रहे। १४०१ 
ई० में मुहम्मद गोरी के एक वंशज दिलावर खाँ ने, जो फीरोज तुगलक 
का एक जागीरदार था, तैमूर के श्राक्रमण के पश्चात्‌ साम्राज्य में फैली 
हुई अव्यवस्था से लाम उठाकर मालवा में अपनी स्वतन्त्र सत्ता स्थापित 
कर दी और धार को अपनी राजबानी बनाया ।' दिलावर के पश्चात अल्प 
खाँ हुशंग शाह के नाम से (१४०४५-१४३४ ई०) सिहासनासीन हुआ ! उसने 
घार छोड़कर मांडू को राजधानी बनाया शौर अनेक भव्य भवनों से इस 
नगरी का शंगार किया। अपनी स्थिति तथा उर्वश्ता के कारण मालवा को 
दिल्‍ली, जौनपुर तथा गुजरात के पड़ोसी राज्यों के साथ युद्धों मे उल- 
भनता पड़ा जिससे इसके राजकोप पर ग्रत्यधिक भार पड़ता रहा । हुश्नंग शाह 
एक युद्ध में गुजरात से परास्त हुआ तथा वन्दी बनाया गया, परन्तु * 
कुछ समय पश्चात्‌ उसको मुक्त कर राज्याधिकार लौटा दिया गया। हुशंग 
शाह के पश्चात्‌ उसका निकस्मा तथा विलासी पुत्र गजनी खाँ शासक हुआ। 
उसके मन्‍्त्री महमूद खाँ ने' जो खिलजी तुर्क था, उसका वध कर सिहासन 





१. फरिए्ता ने मालवा के शासकों का सुसवद्ध वर्णन किया है! देखिए-- 
ब्रिग्न, ४, पृ० १६७-२७६। 


२- महमूद खिलजी मलिक मुगीस खिलजी का पुत्र था। बाप-बंटे दोनों हो 
हुशंग के मंत्री थे । हुशंग के पुत्र गजनी खाँ का, जिसने मुहम्मद गीरी की उपाधि 


इ३ड म हज 


३४० मध्ययुग का इतिहास 


का अपहरण कर लिया और शासक बन बैठा | महमूद खिलजी के शासन 
में मालवा श्रत्यंत समृद्ध एवं शक्तिशाली राज्य बन गया और इस शासक 
ने राजपूताना, गुजरात तथा बहमनी-बंश के शासकों से निरन्तर युद्ध कर 
समस्त हिन्दुस्तान में एक महान्‌ सेनानी एवं योद्धा के रूप में अपने यश का 
बिस्तार किया। स्वीडन के बारहवें चाल्से के समाव महमूद शौ्े का एक 
अद्भुत उदाहरण था और युद्ध से उसको इतना प्रेम था कि उसने अपना 
समस्त जीवन सैनिक शिविरो मे व्यतीत किया | वह न्यायपरायण एवं उदार 
शासक था और उसके विपय मे फरिश्ता ने लिखा है कि "सुलतान महमूद 
विनम्र, वीर, न्यायपरायण एवं विद्वान था; और उसके शासन में मुसलमान 
तथा हिन्दू समस्त प्रजा सुखी थी तथा (इन दीनों जातियों में) पारस्परिक 
मिन्नता का संबंध था। मूश्किल से ही कोई ऐसा वर्ष बीतता था, जब वह 
युद्च-क्षेत्र मु न उतरता हो, जिससे शिविर ही उसका घर वन गया ओर 
रण-भूमि उसकी विश्वाम-स्थली | खाली समय वह संसार के विभिन्न राजाओ्रों 
कै इतिहासो तथा राजसमा के संस्मरणो को सुनने मे व्यतीत करता था।” 
महमूद खिलजी ने अधिकता से अपने राज्य का विस्तार किया। वह 
दक्षिण में सतपुड़ा परवेतश्नेणी तक, पश्चिम मे गुजरात की सीमा तवेक, 
पूरब में बुन्देलखण्ड त्तथा उत्तर मे मेवाड एवं हरीती तक विस्तृत हो गया। 
सन्‌ १४४० ई० में इस मह॒दाकाक्षी सुलतान ने दिल्ली की ओर प्रयाण 
किया, परन्तु बहलोल लोदी उसकी प्रगति रोकने में सफल हुआ | इसी समय 
के लगमग चित्तौड के राणा कुम्मा के साथ उसका युद्ध हुआ जिसका 
परिणाम अ्निश्वित रहा; दोतो पक्षों से विजय का श्रेय अपना समभा। 
इस विजय के उपलक्षे मे राणा कुम्मा ने चित्तौड़ [में विजय-स्तम्म और 
खिलजी रोनानी ने भाडू में सतमजिली मोनार बनवाये। 
“कर्ण की थी, विवाह महमूद खिलजी की वहिन से हुआ था। शराबी एवं 
विलासी होने के कारण उसने राज-काज पूर्णतया महमूद पर छोड़ दिये थे, जिसने 


शाज्य-लिप्सा से प्रेरित होकर अपने स्वामी को बंदी बना लिया । 

ब्रिग्ज, ४, पु० १८६, १६१, १६३ । इलियट ४, पृ० ५५४२-५४ । 

३. परंतु अबुल फजल ने निम्न शब्दों में इस सुलतान के प्रति घृणा का 
भाव व्यवत कर, अन्याय ही किया है | वह लिखता है-- ऐसे दुष्ट पर भाग्य 
ले अनुग्रह किया और उसने जो ब्रार्तक उत्पन्न किया उससे उसको शातिवूर्ण ढय 
स् राजशक्ति पर अधिकार मिल गया। 

जारेट--आईन-ए-प्रकवरी ३२, पु० १९० । | ] 

' 9, छेनपूल महोदय का यह कयन कि महमूद को राणा कुम्मा के हाथो 
करारी हार खानी पड़ी; समवतः बह वर्णन राजपूत स्याता के आधार पर किया 


साम्राज्य का विघटनत ३४१ 


मूद के पश्चात्‌ उसका पुत्र गयासुद्दीन १४६८ ई० में सिहासनाछढ 

हुआ, परन्तु उसको उसके पुत्र नासिरुद्दीत ने विष देकर मार दिया और 
तब १५०० ई० में यह पितृहन्ता सिहासन पर प्रतिष्ठित हुआ ।' जान 
पड़ता है उस समय इस पितृघात ने मुसलमानों की भावनाओं को कुछ भी 
ठेस न पहुँचाई, परन्तु लगभग एक शताब्दी पश्चात्‌ जहाँगीर ने इस पितृ- 
हनता की मिट्टी को झ्राग मे फेंकवाकर इस नृशंस श्रपराध के प्रति घृणा 
व्यक्त की । 

नामिरुद्दीन अत्यंत अथम 'मोगपरायण एवं अत्याचारी निकला । १६१७ 
ई० में जब जहाँगीर यहाँ ञझाया तो उसको बताया गया कि नामिरुद्दीन के 
हरम' में १५,००० स्त्रियाँ थीं, जो सब प्रकार की कलाओं मे प्रवीण थीं 
और जब कमी उसको किसी सुन्दरी कुमारी की सूचना मिलती तो बहू 
उसको अपने हरम! में लाये बिना चेत ने लेता था| उम्तकी मृत्यु भी 
उसके अथम छृत्यों के अनुरूप ही हुईं। एक बार जब मदिरोस्मत्त होकर 
बहू कालियादह्‌ नामक कील में गिर पडा तो उसके किसी भी अवुचर का 
उसकी बाहर निकालने का साहस न हुम्रा, क्योकि एक बार ऐसी ही 
सेवा के लिए वह उनको कठोर दण्ड दे चुका था। इस प्रकार भील में 
डूबफर उसने जात गेंवाई । उसके पश्चात्‌ द्वितीय महमूद सिंहासन पर 
प्रतिष्ठित हुआ । उसने उद्ण्ड मुसलमान सामंतों का दमन करने के लिए 
राजपूतों को बुलाया। मेदिनीराय नामक एक राजपूत को उसने अपना 
मल्त्री बनाया । इस प्रकार उसकी राजसमभा में राजपूतों का प्रमाव बढ़ गया। 
बाद में इस शक्तिशाली राजपूत मन्‍्त्री के बढ़ते हुए प्रमाव से शंकित होक 
गया है। मीडियवल इण्डिया, पृ० १७४, क्रूक सम्पा० टॉड्स एनेल्स एण्ड 
एण्टिविवटीज, १, पृ० ३३४-३५। 

फरम्युसन--हिस्ट्री झॉँव इण्डियन श्रॉकिटेक्चर', २, पु० शदे। 

डॉड के अनुसार राणा ने सुलतान की बुरी तरह परास्त किया श्लौर ६ महीने 
तक चित्तौड़ में बंदी बनाकर रखा। श्री हरविलास शारदा ने ठोंड के ग्राधार 
पर ही इस घटना का वर्णन किया है। 

ह० विं० शारदा, महाराणा कुम्मा' पृ० २७-२८। 

ऑ्रॉकॉलॉजीकल सर्वे रिपोर्ट/ २३, पृ० ११२॥ 

४. इस हत्या की कथा के लिए देखिए, रॉजर्स तथा बेवरिज द्वारा अनवा- 
दित मिम्बायर्स भव जहांगीर', १,पृ० ३६४५-६७ । 

६. रॉजस तथा बेवरिज सम्पादित मिम्बायर्म ऑँव जहांगीर! १,पृ० ३६६ | 

इकवालनामा जहाँगीरी--मूल (विब्लि० इण्डि०) पृ० दद । 


देश मध्ययुग का इतिहास 


उसने उसको निकाल वाहर करने के लिए गुजरात के शासक मुजपफर 
शाह से सहायता माँगी ।* श्रपती तलवार की शवित के प्रति 'श्रत्यधिक विश्वस्त 
महमूद मेवाड के अप्रतिम पराक्रमी शासक राणा साँगा से भिड़ गया। 
राणा ने उसको बन्दी बना छिया परन्तु राजपूतों की स्वभावगत उदारता 
से प्रेरित होकर राणा ने कुछ समय पश्चात्‌ उसबगे मुवत कर दिया और 
उसका राज्याधिकार लौटा दिया ) इस उदास्तापूर्ण व्यवहार को मूलकर इस 
बुद्धिदीव सुलतान ने राणा साँगा के उत्तराधिकारी पर आक्रमण कर दिया, 
परत्तु इसके भित्र गुजरात के बहादुरशाह ने इसको पकड़कर समाप्त 
कर दिया। शाही परिवार के समस्त पुरुष-सदस्यों को तलवार के 
घाट उत्तार दिया गया। इनमें से केवल एक व्यवित बच रहा, जो हुमायूँ 
के दरबार में रहने लगा। १५३१ ई० मे मालवा, गुजरात-राज्य मे मिला 
लिया गया श्र हुमायूं द्वारा विजय किये जाने तक यह गुजरात-राज्य का 
एक भाग बना रहा । हुमायूं ने १५३५ ई० में मालवा से बहादुरशाह को 
निकाल बाहर किया और उसको मन्दसौर तथा मांडू में परारत किया। 
जब दिल्‍्ली-साम्राज्य का प्रमुत्त शेरशाह्‌ के हाथ में झ्राया तो उसने मालवा 
का शासन अपने एक सहयोगी सेनानी शुजाग्रत खाँ को सौपा और इसकी मृत्यु 
के पश्चात्‌ इसका पुत्र मलिक वायजीद जो बाजवहादुर के नाम से प्रसिद्ध 
है तथा जिसका सारंगपुर की रूपवती एवं गुणसंपत्ना राजकुमारी रूपमती 
के प्रति उत्कद प्रेम लोकगीतों एवं कथाग्रो में अत्यधिक विश्यात है, इस 
प्रान्त का शासक बना । सन्‌ १५६२ ई० में अकबर के सेनानियो झादम खाँ 
तथा पीर मुहम्मद ने घोर निर्देयतापृवक मालवा को जीत लिया और 
तब यह प्रान्त मुगल-साम्राज्य में मिला लिया गया। विफल संघ के पश्चात्‌ 
७. भ्रवुल फजल लिखता है कि---“भ्पने अनुचरों के प्रति दुर्व्यवहार करने 
के कारण, महमूद को बुरे दित देखने पड़े, परंतु गुजरात के सुलतान द्वितीय 
मुजपफर शाह की सहायता से उसने पुनः राज्याधिकार प्राप्त कर लिया ।” 


जारेट--ब्राईन-ए-प्रकवरी', २, पू० २२९०-२१ 

जारेट महोदय ने एक टिप्पणी भे लिखा है (प० २२१) कि “यद्यपि मेदिनी 
राय की स्वामिमवित की परीक्षा अनेक घोर सवट के अवसरो पर हो चुकी थी, 
फिर भी उसके प्रति सलतान निश्णक न हो सका, और वह १५४७ ई० में गुजरात 
की राजसमा में भाग गया | दोष सुलतान वा ही जान पड़ता है जो श्रकारण 
मत्री से भयभीत एवं शंकित हो उठा। 

प८. भवल फजल लिखता है कि उमको चम्पानेर के दुर्ग में भेज दिया गया, 
परंतु मार्ग मे ही १५२६ ई० मे वह मार डाला गया। 

जारेद---ओआईन-ए-म्रवबरी , २, पूृ० २२१३ 





साम्राज्य का विघटन ह्श्३े 


वाजवहादुर ने भ्रकवर का प्रमुत्व स्वीवार कर लिया भर उसको राज-इुपा 
के रूप मे २००० अश्वारोहियो का पद प्राप्त हुआ । 
शुजरात--गुजरात-प्रांत अपनी उर्वरता, समृद्धि तथा अन्य प्राकृतिक | 
साथनी से सम्पन्न होने के कारण सर्देव विदेशी ग्राक्नांताओं को आहृष्ट करता 
रहा है। इस प्रान्त के वन्दर्याहु--सूस्त, खम्मात तथा भडोच, अत्यत प्राचीन 
काल से समुद्र पार के देशो के साथ व्यापार के प्रघान केन्र रहे हैं और इन्ही 
बन्दरगाहों से योरोप तथा एशिया के अनेक देशों के साथ व्यापार चलता 
रहा है। सिकंदर के समय के व्यापारियों को गुजरात के बन्दरगाहों का 
ज्ञान था । प्राडीन काल में बेरीगाजा अयवा भरुकच्छ (वर्तमान भड़ौंच) 
व्यापार का प्रमुख केद्र था और इसी बन्दरगाहू से भारत का अरब तथा 
लाल समुद्र के देशों से व्यापार चलता था । महमूद गजनवी पहल मुसलभान 
था जिएने सोमनाय के प्रसिद्ध मन्दिर पर झाक़म्ण कर गुजरात पर भावी 
मुसलमान-प्राक्रमणों की भूमिका प्रस्तुत की। परन्तु गुजरएत की स्थायी 
विजय का श्रेय अलाउद्दीन खिलजी से पूर्व अन्य किसी मुसतमान विजेता को 
प्राप्त न हुआ | अलाउद्दीत ने १२६७ ई० में इस श्रान्त को जीतकर दिल्ली- 
सल्तनत में मिला लिया । इसके पश्चात्‌ दिलली-सल्तनत के अधीन मुसलमान 
प्रान्ताध्यक्ष गुजरात पर शासन करते रहे। दिल्‍ली-साम्राज्य के प्रति इन 
प्रान्ताध्यक्षों की राजमक्ति सुलवान के शक्तिशाली भ्यवा शक्ति-हीन होने 
के अनुसार बढ़ती-घटती रहती थी। तैमूर के भ्राक्रमण के पश्चात्‌, दिल्‍्ली- 
साम्राज्य मे अव्यवस्था फैल जाने पर, गुजरात का प्रान्ताध्यक्ष जफर सा 
१४०१ ई० में स्वतन्त्र शासक बन बैठा और उसने वैधानिक रूप से दिल्ली 
की अधीनता त्याग दी । उसके पुत्र तातार सराँ ने अपने पिता को समाप्त 
करने के लिए कुछ असंतुष्ट सरदारों को साथ लेकर पड़यन्त रचा, क्योकि 
उसका पिता उसके शासक बनने में बाधक था । उसने अपने पिता को 
कारागार में डाल दिया श्रोर १४०३ ई० में नासिर्द्दीन मुहम्मद शाह की 
उपार्धि धारण कर शासक-पद ग्रहण किया । परन्तु उसका यह ठाद-बाद 
5. तजजियात-उल-अमसार---इलियट हे, पृ० ३१। | 
तैरहवी शताब्दी के झ्तिम चरण के लेखक वस्साफ ने इस देश की समृद्धि 
एवं सम्पत्ति, स्वास्थ्यकर जलवायु तथा इसकी भूमि की झाश्चर्यजनक उर्वरता 
का वर्णन किया है। गुजरात राज्य के पूर्ण विवरण के लिए देखिए---जरन७ 
बॉम्ड्रे० ब्रांच रायल एशिए सोसार जि० २५६ > 
१०. स्पिय (ऑॉक्सफोर्ड हिस्ट्री, पृ० २६८) का कहना है कि जफर खाँ 
ने अपने पुत्र तातार खाँ की गद्दी मर बेठा दिया था, परंतु 'मिरात-ए-अहमदी' 


5220५ मध्ययुग का इतिहास 


अधिक दिन न टिक सका। थोड़े ही समय बाद उसके पिता के विश्वास-पात्र 
शम्स खाँ ने उसको विप दे दिया। जफर खाँ को असावल से लाया गया 
और सरदारों तथा सेनानायको की अनुमति से उसने मुजपफर शाह की 
उपाधि धारण कर राजकीय सम्मान ग्रहण किया । उसने घार को जीत लिया 
तथा अपनी शवित सुदृढ़ करने के लिए अन्य अनेक अभियान किये। परन्तु 
चार वर्ष बाद उसके राज्याधिकार-लिप्सु पौत्र अहमदशाह मे उसको विप 
देकर मार डाला । 
अहमदशाह---१४११-१४४ १ ई०--गुजरात की स्वतन्त्रता की चास्त- 
विक नींव अहमदशाह ने डाली | वह वीर एव युद्धप्रिय था। अपने छोदे-से 
राज्य के विस्तार के लिए वह जीवन-पर्यत युद्धर्त रहा तथा नये-नये प्रदेशों 
को जीतता रहा | अपने शासन के प्रथम वर्ष मे उसने प्राचीन नगर श्रासावल 
के समीप सावरमती नदी के तट पर अहमदाबाद नगर की स्थापना की, 
सुन्दर-सुन्दर भवनों से इस नगर को सुशोभित किया और यहाँ बसने के 
लिए कारीगरो एवं व्यापारियों को आमन्त्रित किया । अपने समसामग्रिक 
फीरोज बहमती के समान वह भी “दीन' के प्रसार में अ्रति उत्साही था 
और हिन्दुओं पर उसने प्रबल आक्रमण किये, उनके मन्दिरों की ध्वस्त 
किया तथा उनके नेताश्रो को इस्लाम ग्रहण करने के लिए विवश किया। 
सन, १४१४ ई० में उससे ग्रिरवार के हिन्दुओं पर आक्रमण किया, राय 
मण्डलोक को हराया भर जूनागढ दुर्ग पर अधिकार कर लिया। एक वर्ष 
के रचयिता का कथन है कि बहुत पूछताछ करने पर मुझको मालूम हुआ कि तातार 
खाँ ने गद्दी हथियाने के लिए अपने पिता के शत्रुओं से मिलकर पड़यस्त्र रचा । 
बेली--लोकल मूहम्मदन डाइनेस्टीज', पृ० ८१-८२। 
बरजैज--भरॉर्क्पालॉजीकल सर्वे, वेस्टनें इष्डिया', ६, पृ० १०। 
एलफिस्टन ने गुजरात प्रात के विस्तार का वर्णन निम्न प्रकार से किया है-< 


“जब गुजरात दिल्‍ली से अलग हुआ, तो जफर खाँ जिस प्रदेश पर शासन 
करता था वह अल्प-विस्तुत था | इसके उत्तर-पश्चिम मे जालौर एवं सिरोही 
के स्वतंत्र राजा थे । ईडर के राजा का पश्चिमी पहाड़ी माग पर अधिकार था, 
तथा शेप पहाड़ी प्रदेश कोल एवं मीलो के अधिकार में था, जिनमे कुछ राजपूत 
राजाओं ने छोटे-छोटे राज्य बना लिये थे । काठियावाड़ प्रदेश कुछ हिन्दू जातियो 
के अधिकार में था, जिनमे से अधिकाश कुछ शताब्दियों पहिले मिन्न-मिन्न 
समय पर कच्छ एवं सिघ से आकर महाँ चस गये थे। अतः इन राजाओं 
(गुजरात के राजाओं) का असली अधिकृत क्षेत्र पहाड़ों एवं समुद्र के बीच 
की ममि थी और इसमें भी पूर्वी माग पर एक राजा का अधिकार था जो 
चम्पानेर के दुर्ग में रहता था।” 


साम्राज्य का विघटन ३४५ 


पश्चात्‌ उसने सिद्धपुर के देवालय को ध्वस्त करने में अपनी शक्ति 
लगाई और १४१६ ई० में घार-राज्य के विरुद्ध प्रयाण किया परन्तु मार्ग 
में उसको हुशंग शाह के दूत मिले, जिन्होंने अपने स्वामी की श्रोर से क्षमा- 
याचना की । परन्तु क्षमान्याचना से ही भ्रहमद संतुप्ठ न हुआ क्योंकि उत्तका 
मन मालवा को विजय करने के लिए लालायित था । फलत' अपनी शक्ति 
को सुदृढ कर उससे १४२१ ई० में मालवा की ओर प्रयाण कर दिया तथा 
माण्डू को घेर लिया। ऐसे दुर्दान्त शत्रु के साथ व्यवहार करने में निपुण, 
हुशंगशाह ने श्रहमद शाह के पास पुनः दूत भेजें। इन दूतों ने उससे 
इस्लाम के प्रदेश को नप्ट-अ्रप्ट करने से विरत होने तया अपने व्यवहार 
के लिए दुखी झोर श्रधीनता स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत हुशंग को 
क्षमा करने की प्रायंना की । दूतों के प्रयत्तो से हुशंग को क्षमा मिल' गई परन्तु 
बाद में उसने विश्वासघात कर गरजरात की सेना पर आ्राक्ररण कर 
दिया, जिसके परिणामस्वरूप दो घोर सग्रामों मे उसको करारी हार 
खानी पड़ी । 

अगले तीन वर्ष अहमद शाह ने सार्वजनिक शासन को सुव्यवस्थित बनाने 
में विताये, परन्तु युद्ध से उसको इतना चाव था कि शीघ्र ही उसने ईडर 
के राव पूंजा पर चढ़ाई कर दी क्योकि राव ने हुशंग के साथ ब्रोहपूर्ण 
पत्र-व्यवहार किया था । राव पुंज माग गया, परन्तु पकड़कर मार डाला गया 
और उसका राज्य उसके पुत्र को दे दिया गया, जिसने इस शनुग्रह के 
बदले में प्रचुर धन मेंट किया। श्रहमद शाह का अतिम महत्त्वपूर्ण अभि- 
यान अपने स्वमभावशत्रु हुशग शाह के पोन्न भसूद खाँ की सहायता के लिए 
किया गया, जो श्रपने पिता के हत्यारे तथा अपने पूर्वजों के राज्य का 
अपहरण करनेवाले महमूद खितजी के अत्याचारों से पीड़ित होकर भाग 
आया था। माण्डू पर घेरा डाला गया भर एक भीषण युद्ध मे महमूद 
खिलजी को परास्त किया गया | परन्तु अकस्मात्‌ महामारोी का भीषण 
प्रकोप हो जाने के कारण यह विजय अधूरी रह गई। भअ्रकृति की इस मार 
से विवश अहमदशाह को तुरन्त अहमदावाद लोट आना पड़ा और १४४१ 
ई० में उसका देहान्त हो गया । 

अहमद शाह वीर एवं रणनिपुण शासक था। अपने घमम के प्रसार में 
बह उत्साहपुर्वेक जुटा रहा । जीवन-पर्यत वह इस्लाम के विधि-विधानों का 
दृढ़ता से पालन करता रहा और हिन्दुओं के विरुद्ध युद्ध करवा घामिक 
कतेब्य समभता रहा । न्यायपरायणता में वह अद्वितीय था। न्याय करते 
समय वश, पद अथवा सजातीमत[ उसकी दृष्टि में महत्वहोन थे। एक बार 


शेशद् मध्ययुग का इतिहास 


उसने अपने दामाद को एक निर्दोष व्यकित की हत्या के अपराध के बदले 
घोर कठोरतापूर्वक सावंजनिक रूप से प्राण-दण्ड दिया था। 'मिणत- 
ए-सिकन्दरी” के लेखक ने टीक ही लिखा है कि “इस उदाहरणीय 
दण्ड का प्रभाव सुलतान के शासन के प्रारंभ से पंत तक बना रहा 
और किर किसी सरदार अथवा सिपाही ने किसी हत्या से संबंध न 


रखा ।7 
अहमद शाह के वाद उसका पुत्र मुहम्मद शाह भिंहासनाझरूढ़ हुआ जो 


“जरबख्ण' अर्थात्‌ स्वर्ण-दाता' के नाम से प्रसिद्ध हुआ । इसमे चम्पानेर पर 
आक्रमण किया, परन्तु चम्पानेर के राजा ने मालवा के शासक की सहायता 
प्राप्त कर ली और चम्पानेर तथा मालवा की सम्मिलित सेना ने मुहम्मद 
शाह को भगा दिया। मुहम्मद शाह के अमीरों ने उसके विरुद्ध कुंचक्र रचा 
और १४५१ ई० में उसको विप देकर मार दिया । उसके पश्चात्‌ उसका 
पुत्र कुतुवुद्दीन गद्दी पर बैठा। उसने अपना अधिकाश समय चित्तौड के 
राणा के विरुद्ध युद्धों मे विताया । साढ़े आठ वर्ष तक शासन करने के बाद 
उसका १४५६ ई० में देहान्त हो गया । तव उसका चचा दाऊद शासक 
चना । वह अत्यंत कुख्यात विलासी था और अपनी दुश्चरित्रता से उसने 
अमीरो तथा सरदारों को इतना रुप्ट कर दिया कि उसके सिंहासनासीन 
होने के एक सप्ताह पश्चात्‌ ही उन्होंने उसको गद्दी से उतार दिया और उसके 
स्थान पर भ्रहमद शाह के एक पौत्र फतह्खाँ को हि० सन्‌ ५६२ (१४५५ 
६०) में धिहासन पर प्रतिष्ठित किया। उसने महमूद! की उपाधि धारण 
की और साधारणतया वह महमूद बीगड़ के नाम से प्रसिद्ध है। 

महमूद बोगड़ --१४५८-१५११ ई०--महमूद वीगड़ को गुजरात का 
महानतम शासक कह जा सकता है। मिरात-ए-सिकन्दरी के लेखक ने “उत्कृ- 
प्टवा के इस नमूने” की प्रशस्ति ही लिस डाली है जिसमें इसकी उदारता, 
बीरता एवं न्‍्याय-प्रियता की मुक्त कंठ से प्रशंभा की है। इसी लेखक में 
निम्न शब्दों मे इस सुलतान का बहुत रोचक वर्णन किया है ।" 

“ग्त्यधिक यौरव एवं राजकीय चेमव सम्पन्न होते हुए भी उसकी भूख 
अति प्रवल थी। सुलतान के दैनिक भोजन की पूर्ण मात्रा गुजराती तोल 
से एक मन होती थी इसको खाते समय वह ५ सेर भात झलग रस 

११. मिरात-ए-सिकन्दरी'--खुदावरूश हस्तलिपि, पु० २१७। 

चेल्ली--/लोकल मुहम्मदन डाइनेस्टीज, पृ० १६२॥ 

१२. गुजराती मन कदाचित्‌ ४० पौं० वजन का होता था। 

एंदलजी दोसामाई-- हिस्ट्री झोंव गुजरात पु० ६४ । 


शेश्८ मध्ययुय “ का इतिहास 


स्मारक के रूप में चम्पानेर नगर के चारों ओर दीवार वनवाई और इस 
नगर का नाम बदलकर मुहम्मदावाद रखा। रे 
धुतंगालियों से युद्ध-अपने शासन के अन्तिम समय के लगभग सन्‌ 
१५०७ ई० में सुलतान ने पुर्तंगालियों पर चढ़ाई की | यह लोग पश्चिमी 
घाट पर बस गये थे और इनके कारण मुसलमानों का व्यापार समाप्त 
हो गया था | छुलतान महमूद ने तुर्की के मुलतान के साथ सहयोग दिया ।+ 
स्थलीम व्यापार से पुतंगालियों के हस्तक्षेप को समाप्त करने के विचार से 
तुर्की के सुलतान ने मीर होजम की अध्यक्षता भें १५,००० सैनिकों संहित 
१२ जहाजों का बेड़ा भारत में पुर्तगालियों के अधिकृत प्रदेशों पर झाकंमण 
करने के लिए भेजा। इस सम्मिलित अभियान के आयोजन से पुर्तगाली 
प्रतिनिधि-शासक अलमेदा सतर्क हो गया और उसने अपने पुत्र दोम 
लोरेन्सी को श्राठ सेनाथ्यक्षो सहित कन्नानोर तथा कोचीन के कारखानों 
की रक्षा के लिए भेजा । पुर्तेगालियों को श्रत्यधिक असमान बल से टर्वकेर 
लेनी पड़ रही थी श्र दोम लोरेन्सो ने मस्त्रणा के लिए जो युद्धममिति 
आमंत्रित की उसने उसको युद्ध के संकट में पड़ने की व्यथेता समभाई। 
परन्तु थुवावस्था की उमगो से मरे वीर लोरेन्सो ने उनके परामर्श को 
स्वीकार न किया और लड़ने का निश्चय कर लिया । मुसलमानों ने बंबई 
के दक्षिण में चौल नामक स्थान पर भ्राक्रमण कर युद्ध प्रारंभ किया। 
एक गीले ने दोम लोरेन्सो की जाँघ तोड दी, परन्तु वह अपने स्थाने पर 
डटा रहा और अपने सैनिकों को उत्साहित करता रहा । परन्तु एक दूसरे 
गोले ने उसकी कमर तोड़ कर उसको जमीन पर गिरा दिया) अफ्रीकियों को 
आ्राक्रमण सफल रहा । उन्होंने बहुमूल्य पदायों से मरे हुए एक पुर्तंगाली जहायें 
को डुबा दिया और इस सफल उद्योग के लिए डथ्यू के प्रतिनिधि शासक 
मलिक झज को उसके बादशाह ने बहुमूल्य पुरस्कार दिये (४ परन्तु अ्रतमेदा 
और अजबुकर्क के पराक्रम से पुतंगालियों ने शीघ्र ही इस पराजय से होनेवाली 
क्षत्रि की पूति कर ली और दो वर्ष बाद १५०६ ई० में उन्होंने काठियावाई 
में ड्यू के समीप मुंगलमारों के येड़े को बुरे तरह परास्त किया। मीर 
होजम लड़ाई में घायल हुमा हर मुसलमानों के जहाजों को पुर्तगालियों 
ने लूदकर जला दिया। इस विजय से ममुद्र तट पर पुर्तगालियों यी 
शक्ति दृढ़ हो गई भौर सामुद्रिक व्यापार पर उनका निविरोध प्रधिकार 
हो गया । 
सुलतात को मत्यु--४३ यर्ष के घमाघारणतया दीघे बाल तक शासन 
१३. यारसोन द झुल्हा (हिस्द्री भाव घौल एच्ड बेंसीन' पृ० २६ । 


साम्राज्य का विघटन शेड 


करने के पश्चात्‌ १५११ ई० में सुलतान महमूद का देहांत हुआ। वह एक 
महान्‌ शासक था । उसकी आदतें योरोप तक मे प्रसिद्धि प्‌ गई थी। 
जब तक वह जीवित रहा, बहुत कुशलता एवं दृढ़तापूवंक शासन करता रहा। 
मुसलमान इतिहासकार ने उसके शासन के विषय में लिसा हैं कि-- 

"उसने गुजरात के गौरव एवं वेमव की अभिवृद्धि की और अपने पूर्व॑- 
कालीन तथा उत्तर कालीन--सभी गुजरात के शासकों में वह सर्वोत्तम था; 
और अपरिमेय उदारता एव न्याय-प्रियता में, धर्म-युदो की सफलता झौर इस्लाम 
एवं मुसलमानों के विधि-विधानो के प्रसार मे, बचपन, युवावस्था एवं वृद्धावस्था--- 
सभी अवस्थाञ्रों मे समानतया गभीर विवेक में, शक्ति में, शौर्य में और 
विजय में--बह उत्कृप्टता का नमूता था । 

बहादुर शाह--१५२७-१५३७ ई०--महमूद बीगड़ के बाद उसका पुत्र 
खलील खाँ द्वितीय मुजपफर शाह देः नाम से शासक बना ॥ उसने राजपूतों 
को परास्त कर मालवा के महमूद खिलजी को पुता' उसके सिहासन पर 
प्रतिष्ठित किया। उसके पश्चात्‌ सिकंदर शाह गद्दी पर बैठा, परंतु साढे 
तीन महीने के शासन के पश्चात्‌ उसका वध कर दिया गया। हत्यारों मे 
उसके भाई नसीर खाँ द्वितीय महमूद को सिहासन पर वैठाया, परंतु 
उसको निर्मीक एवं भ्रति महत्त्वाकाक्षी बहादुरशाह के लिए स्थाव 
रिक्त करना पड़ा । बहादुर ने उसको राज्याधिकार विहीन कर 
दिया श्रौर उसके प्रमुख समयेक इमाद-उलमुल्क को २० अस्गत॑, १५२६ 
ई० में प्राण-दण्ड दे दिया। 

बहादुरशाह बहुत वीर एवं युद्ध-प्रिय शासक था । समरमूमि में उसके 
शौर्य एवं वीरोचित उदारता मे मध्यकालीन _इतिहास मे उसको झमर यश 
प्रदान किया है। १५२६ ई० में सिहासन पर प्रतिष्ठित होने के थोड़े हो समय 
उपरांत उसने झनवरत विजयों की परम्परा प्रारम्भ कर दी। ड्यू पर 

अधिकार करने के हेतु पुतंगालियों के प्रम॒त्नों को उसने विफल बना दिया। 
खानदेश तथा बरार के शासकों की, अहमदनगर के बुरहान निजामशाह से 

युद्ध की क्षति के विषय मे पुर्तंगाली एवं मुसलमान इतिहासकारों के वर्णन 
में मतमेद है परंतु दोनों पक्ष इस बात में सहमत हैं कि पुर्तगालियों को घवरग 
लगा। 


१४. उसकी मूंछें इतनो लंबी थी कि बह उनको स्तिर के ऊपर बाँधता था 
और उसकी दाढ़ी कमर तक लटकती रहती थी । 


१२. “पमिरात-ए-मिकन्दरी, बेलोझृत लोकल मुहम्मदन डाइनेस्टीन प्रॉद 
गुजरात पृ० १६१३ 


5३४ भध्ययुग का इतिहास 


रक्षा करने के लिये उसने दो वार दक्षिण में अभियान किये। वहादुरशाह की 
युयुत्मु प्रकृति ने उसको कमी चैन से न बैठने दिया । चित्तौड़ के राणा द्वारा 
मालवा के महमूद खिलजी के उत्पीड़न की शिकायत सुनकर, वह माण्डू पर 
चढ़ बैठा श्रौर अधिक युद्ध विना हो १५३१ ई० में उसमे इस पर अधिकार 
क्र लिया । माण्डू पर अधिकार कर लेने के वाद उसने भालावाड़ में वीरगम 
एवं माण्डल को तथा मालवा में रायसोन, भिलसा एवं चेंदेरी को विजय किया । 
१५३४ ई० में उसने चित्तौड़ के दुर्ग को घेर लिया। परंतु इसी बीच एक 
राजनीतिक शरणार्थी को शरण देकर उसने हुमायूं को रुप्ट कर दिया वयोकि 
हुमायूँ इस व्यक्ति को पकड़ना चाहता था। हुमायूँ ने बहादुरणाह से इस 
शरणार्थी को उसके सिपुर्द कर देने की माँग की । परंतु बहादुरशाह के 
घृष्य्तापूर्ण उत्तर ने हुमायूं को इतना क्रुद्ध बना दिया कि जब वह चित्तौड़ 
के घेरे मे व्यस्त था, हुमायू ने गुजरात पर आक्रमण कर दिया। बादशाह 
हुमायूँ ने श्रपनी विजय को जारी रखा तथा माण्डू श्लौर चम्पानेर पर भ्रधिकार 
कर वह गुजरात का स्वामी वन बेठा। परंतु बहादुरशाह के सौभाग्य से 
इसी बीच बंगाल में शेरखाँ के विद्रोह का समाचार पाकर बादशाह हुमायूँ 
अपने भाई अस्करी को गुजरात में छोड़कर राजधानी की ओर चल दिया। 
वादशाह की अनुपस्थिति का लाम उठाकर बहादुरशाह मे ४० सहस् भ्रखा- 
रोहियो की सेना एकत्र कर शाही सेठा को मुहम्भदावाद के समीप हराकर 
गुजरात पर पुनः अधिकार कर लिया। परतु उसे पुर्तंगालियों जैसे मबकर 
शत्रु का सामना करना पड़ा। उसने इनसे हुमायूँ के विरुद्ध सहायता माँगी 
थी। जब उससे पुतंगालियों को ड्यू से निकालने का प्रयलल किया, जहाँ पहले 
बहू इसकों कारफाने बनाने की आज्ञा दे चुका था, तो उसको कई विरोध 
का सामना करना पड़ा। वहादुरशाहू का यह कार्य उचित था क्योंकि 
पुरैगालियों ने डथू में अपना दुर्ग बना लिया था, बंदूके एवं युद्ध-सामग्री एकत्र 
कर सी थी और इस प्रकार वह राज्य के अंतर्गत राज्य बनाने का प्रयत्त कर 
रहे थे। बहादुरशाह ने दक्षिण के राजाओं को इस कार्य मे सहायता देने 
के लिये पत्र लिखे, परंतु उसकी योजना से भयभीत होकर पुर्तगालियों मे उसके 
प्राण-हरण करने का कुचक़ रखकर इन यत्रों को विफल बना दिया। इस 
कक से अनर्भिश वहादुरशाह को पुर्तगाली गवर्नेर नूनो द कुन्हा से मेंद करने 


कु 
के लिए तैयार किया गया, परंतु यह मेंद प्राण-घातक सिद्ध हुईं। उसको 


फरवरी सन्‌ १५३७ ई० में जब कि वह केवल ३१ वर्ष का था, जदाज में 
१६- 'मिरात-ए-सिकम्दरी--सखुदावरूश हस्तलिपि, पू० ३०५॥ 


साम्राज्य का विघटन ३५१ 


निर्देयतापूर्वक भार डाला गया ।” इसमें सदेह नहीं कि घध की पहले से 
योजना बनाई गई थी। बहादुरशाह की मृत्यु के वाद गृजरात में अराजकृता 
एवं श्रव्यवस्था फेल' गई । प्रतिद्वंद्वी दल अपने अपने हाथ के खिलौने शासक 
बे बनाने लगे और जल्दी जल्दी एक के बाद दूसरा शासक वनने लगा। यह 
अव्यवस्था अंततः तव समाप्त हुई जब १५७२ ई० में अकवर ने गुजरात को मुगल 
साम्राज्य में मिला लिया । 


१७, इस दुर्घेटना का मुसलमान तथा पुरतेगाली इतिहासकारों में भिन्न- 
मिन्न प्रकार से वर्णन किया है और इस विषय भे इन लेखकों ने बहुत कुछ जातीय 
पक्षपात दिखाया है, परतु प्राप्त होनेबाले प्रमाणों के सूक्ष्म विवेचन से यह घारणा 
होती है कि पुर्तगालिभों ने विश्वासघात किया । मु 

पमिरात-ए-सिकन्दरी' के लेखक ने स्पप्ट्तया लिखा है कि पुतेंगाली गवर्नर 
ने पहले से ही विश्वासधात की देग्यारी कर ली थी। यह इतिहासकार लिखता 
है कि अपने ६ भ्रमीरो की (इन अमीरों का नाम भी इस लेखक ने दिया है) 
चेतावनी की उपेक्षा कर मुलतान पुर्तंगाली जहाजी बेड़े को देखने गया झोर वहाँ 
एक पुर्तगाली हत्यारे ने उसको भाले से मार दिया । 

'मिरात-ए-सिकन्दरी--खुदावरुश हस्तलिपि, पृू० ३०४१ 

चेली--लोकल मुहम्मदन डाइनेस्टीज झाँव गुजरात' पृ० २३६६-६७ । 

हाजी-उद्-दवीर ने भी, जो एक विश्वसनीय एवं भ्रधिकारी लेखक है, 
'मिरात-ए-सिकन्दरी' के वर्णन की पुष्टि की है। वह लिखता है कि अपने दर- 
बारियों के रोकमे पर भी सुलतान पुर्गाली गवर्नर से मिलने गया, जिसने 
बीमारी का बहाना बनाकर कह दिया कि मैं हिलडुल भी नहीं सकता । सुलतान 
उसके पास जाकर वेढ गया, परंतु कुछ अधिक संभय तक उसके पास बेठते के 
बच्ची के झाप्रह को न मानकर वह शीघ्र ही वहाँ से चल दिया । बच्ची का संकेत 
पाकर पुर्तगाली जहाजों ने सुलतान का बजरा घेर लिया और तब एक भयंकर 
अभिनय किया गया । सुलतान बीरतापूर्वक लडा, परंतु वज्जी के एक झ्रादमी मे 
उसकी छाती में भाला घुसेड़ दिया | सुलतान समुद्र में गिर पड़ा भर डूब गया । 

'अरेबिक हिंस्द्री ऑब गुजरात' डनिसन रॉस सम्पादित, १, पृ० २६२। 

अधिक विवरण के लिए देखिए-- 

डेल्वसे---दि पोर्चुगीज इन इण्डिया', १, पु० ४२६१ 

चब्वाइट बे-दि राइज प्रॉव पोर्चुगीज पावर इन इण्डिया' । पू० २४घ-४६ । 

फरिश्ता--लखनऊ सरक० पृ० २२४ | $ 

ब्रिग्स की विस्तृत टिप्पणी जिसमे उसने बहादुर की मृत्यु के विषय पर 

बिस्तृत विवेचन किया है, जि० ४, पृ० १३२-४१, (लंदत १८२८६) । 

'तुहफातुल मुजाहिदी फ़ि हज अहवाल अल-पुतेंगाली” (श्रवी पाठ, लिस्वन 
सस्क० पृ० ५८) के लेसक ने स्पप्ट लिखा है कि सुलतान पुतंगालियों ढारा 

मारा गया। 5 कक सन दब पर 


रथ मध्ययुग का इतिहास 


जौनपुर--सन्‌ १३५६-६० ई० में बंगाल के मिकन्‍्दरणाह के विरद्ध छितीय 
परम्यान के” समय फीरोज शाह को बरसात के दिनों में विवश होकर 
_जफराबाद £ में झुका पड़ा था । इस अवसर पर उसके मन में इस स्थान के 
#सैमीर्प एफ, व बसाने का विचार श्राया था, जो बंगाल में उसके सामरिक 
ल्‍उदीवी के लिए छावनी का काम दे सके । भरत: उसने गोमती नदी वेः विमारे एक 
नगर बसाया । झपने स्मरणीय चचेरे माई मुहम्मद जूता के नाम की स्मृति 
बनाये रुफने के लिए उससे इस नगर का नाम जौनपुर रखा भर इस मगर 
को सघुन्दर-सुन्दर इमारतों से सजाने का मरसक प्रमत्त किया । सन्‌ १३७६ ई० 
में जब साञ्राज्य की सुरक्षा के विचार से प्रदेशों वा पुन. वर्गीकरण हुमा, 
तब जौनपुर एवं जफराबाद मलिक वहरुज सुलतान के अधिकार में आगे, 
जिसने शीघ्र हो हिन्दुओं के विद्रोहों का दमन कर दिया। फीरोज की मृत्यु, 
के पश्चात्‌ स्वाजाजहाँ के सर्वोपरिता प्राप्त करमे तक जौनपुर के इतिहास में 
कोई महत्त्वपूर्ण घटना न हुई। ख्वाजाजहाँ शिखण्डी था; उसका वास्तविक 
नाम सरवर था और केवल अपनी योग्यता के वल पर हो उसमे उच्च पद प्राप्त 
कर लिया था ) ख्वाजाजहाँ की उपाधि उसको १३८८ ई० मे प्रदान की गई 
थी और तब वह वजीर के पद पर प्रतिप्ठित हुआ था। थोड़े समय बाद जब 
“तीच काफिरो” की उदृण्डता के कारण हिन्दुस्तान की जागीरों में झव्यवस्था 
फैलने लगी, तव १३४४ ई० में महमूद ठुगलक ने ख्वाजाजहाँ को “मलिक 
उस-धर्क/ (पूर्वीय प्रदेशों का अधिपति) की पदवी प्रदान की और वक्नौज 
से विहार तक के प्रदेश का शासन उसको सौंपा गया। इस नये प्रतितिधि 
शासक ने तत्काल दोप्नाब के अंत्वर्ती माग की श्रीर प्रयाण किया 
और इटावा, कोल तथा कक्नौज मे विद्रोह का दमन करते हुए वह अपना पदमार 
१८. जफराबाद प्राचीत नगर था। हजरत-ए-चिराग-ए-हिन्द' के महल 

के द्वार के अभिलेख से विदित होता है कि दिल्ली के सुलवान गयासुद्दीन तुगलक 
के समय में हिजरी सन्‌ ७२१ में इस नगर के नाम से लोग परिचित थे। यह 
समझना भूल है कि फीरोज तुगलक के अतिनिधि-शासक जफर ते सन्‌ १३६० 

ई० में यह नगर बसाया ? 

इस अभिलेख की अंतिम पंक्ति इस प्रकार है--- क्योंकि इस नगर को विजय 

द्वारा प्राप्त किया गया तथा यहाँ फिर से लोग चसाये गये, ऋत: इसको जफराबाद 


साम द्वियो गया ।* 
फसीहुद्दीन---/दिशर्की मॉनुमेप्ट्स आँव जोनपुर” पृ० १०४ (अमिलेण 


नंण् १) १ 
'द्ध शर्की झ्राक्टिक्चर ग्रॉव जौनपुर” पृ० ६४-६६ पर फ्युहरर की जफरा- 


बाद पर टिप्पणी भी देखिये | 


साम्राज्य का विघटन ३३५१३ 


ग्रहण करने के लिए जौसपुर की ओर वढा। भाग्य ख्वाजा का साथ दे 
रहा था और शीघ्र ही उसने कन्नौज, कडा, अवध, संडीला, दलमऊ, वहराइच, 
बिहार तथा तिरहुत की जागीरों पर भ्रधिकार कर लिया और विद्रोही हिंदू 
सरदारों का दमन कर दिया । उसकी शक्ति इतनी बढ गई थी कि जाजनगर 
व॑ लबनौती के शासकों ने भी उसका आविपत्य स्वीकार कर लिया और 
अब वह उम्के पास भेंट के रूप में उतने हायी भेजने लगे, जितने 
वह पहले दिल्ली भेजते थे।' तंमूर के झाक्रमण से उत्पन्न भ्रराजकता 
एवं अव्यवस्था ने उसकी उच्चाकाक्षी योजनताओ्रों को सफल कर दिया 
और उसने 'अतवाक-ए-प्राजम' की उपाधि धारण कर स्वतन्त्रता की घोषणा 
कर दी ( 
इस प्रकार राजकीय उपाधि घारण करना केवल गर्बोक्त मात्र न थी, क्योंकि 
खस्वाजा ने अपने समस्त अधिकार पूर्णतया सुरक्षित रूप में अपने दत्तकपुत्र 
करनफल तक पहुँचा दिये । उसका यह दत्तक-पुत्र सेय्यद ख्लिद्य खाँ का एक 
मतीजा था और वाद में इसको शासक का गौरवशाली पद प्राप्त हुआ। 
तैमूर के आक्रमण के भमावात के शान्त हो जाने पर मल्लू इकबाल खाँ मे 
एक विशाल सेना लेकर जौनपुर के शासक पर ग्राक्रमण कर दिया, जिसने 
अपने नाम के सिक्के ढज्ञवाये थे और खु तबे में अपना नाम मृबारक शाह 
शर्कों रख लिया था। दो महीने तक उकता देनेवाली प्रतीक्षा के बाव, 
सामग्री समाप्त हो जाने के कारण दोनों दल लोट जाने के लिये बाध्य 
ही गये । थीड़े समय वाद १४०२ ई० मे मुबारक का देहात्त हो गया। 
तब उसका छोटा भाई इब्नाहीम 'शम्मुद्दीन इश्राहीम शाह शर्की' के नाम से 
शासक बना । वह बहुमूखी प्रतिभा-सम्पन्न शासक था । इस समय दिल्ली 
में महमूद ठुगलक इकबाल खाँ के हाथ की कठपुतलीं बना हुआ था और 
इसके कठोर नियन्त्रण से मुक्ति पाना चाहता था ! अत, जब इकबाल ने 
कन्नौज में पड़ाव डाला, महमूद आखेट के बहाने इब्राहीम के पास सहायता 
की याचना करने झा पहुँचा। परन्तु इब्राहीम कोयले की 'दलाली में हाथ 
काले कर लेनेवाला व्यक्ति न था। अ्रतः उसने महमूद के प्रति उपेक्षा का 
भाव अदर्शित किया | इस प्रकार निराश एवं अपमानित होकर महमूद 
दिल्‍ली की सेना मे लौट आया और उसने शीघ्र कन्नौज पर अधिकार कर 
लिया। इकबाल खाँ में इस स्थान को दछीनने का प्रयत्त किया, परन्तु 
१४०५ ई० में महमूद भे उसका सफल प्रतिरोध किया । 


१६, तारीख-ए-मुबारक शाही--इलियट, ४, पृ० २६। 
र्३े 


मध्ययुग का इतिहास 


मुल्तान के प्रतिनिधि-शासक खिज् रमे के विरुद्ध एक युद्ध में इकबाल 
की आकस्मिक मृत्यु से महमूद का मार्ग निप्कटक हो गया और दिल्ली 
के कुछ अमीरों मे उसको शासन सेमालने के लिये आमंत्रित किया। 
इब्नाहीम मे इसको अपनी खोई हुई कन्नौज की जाग्रीर को पुनः प्राप्त करने 
का अच्छा अवसर समभा परन्तु दिल्ली की सेना ने उसका प्रतिरोध किया 
और “दीर्घ काल तक ठहरने तथा छोटी-छोटी भड़पों” के बाद वह जौनपुर 
लौट आया । महमूद भी दिल्‍ली लौट गया। परन्तु उसके पीठ फेरते ही 
इब्राहीम ने श्रपनी सेना को संघित कर चार महीने के घेरे के पश्चाह्‌ 
कन्नौज पर अ्रधिकार कर लिया ।इस सफलता से उत्साहित होकर वह 
१४०७ ई० में दिल्ली के सीमावर्ती प्रदेशों पर भी हमले करने लगा परन्तु 
मुजपफ्फर शाह की भ्रगति का समाचार पाकर, जिसने घार को जीत लिया 
था, उसको संभल एवं बुलन्दशहर के विजित प्रदेशों को छोड़कर जौनपुर 
लौट आना पड़ा ।* थोड़े ही समय पश्चात्‌ इत्राहीम ने कालपी के क॒द्र खाँ 
पर चढ़ाई कर दी परन्तु उसको यह घेरा छोड़ देना पड़ा। इसी बोच खिज्च 
खाँ द्वारा दौलत खाँ लोदी की पराजय तथा २३ मई सन्‌ १४१४ ई० को 
ख्िज खाँ के सिहासनारढ़ हो. जाने के कारण दिल्ली की राजनीति में 
बहुत परिवर्तेन आ गया था । 
अब इब्राहीम को १५ वर्ष तक अविच्छिन्न शान्ति का उपभोग करने का 
सौमाग्य प्राप्त हुम्मा ओर यह शान्ति-काल उसने कला को प्रोत्साहित करने 
तथा शासन का सुघार करने में बिताया | उसकी दानशीलता से आकषित 
होकर समकालीन विख्यात विद्वान उसको राजसभा में एकत्र होने लगे, 
जिससे जौनपुर पूर्व में मुसलमान विद्या का प्रमुख केंद्र बढ गया और यहाँ 
ऐस्ती-ऐसी परम्पराएँ चल पड़ी जो आज मी स्मरण की जाती है। उस 
समय की अराजकता एवं तैमूर के हमले के कारण उत्पन्न हुई अव्यवस्था 
से पीड़ित साहित्यिक व्यवित उसकी राजसभा में शरण लेने लगे और 
यहाँ उनका हादिक स्वागत भी हुआ | इनमें सबसे प्रसिद्ध दिल्‍ली का एक 
शरणार्थी काजी शिहाबुद्दीन मलिक-उल-ठउलमा था जिसको अवुलफजल 
जे विद्तता एवं बुद्धितत्ता के कारण अति विख्यात व्यवित बताया है। पूर्व 
के इस मेदिकी (इब्राहीम) के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित करने के लिए उसने 
7 २०, तारीख-ए-मबारक शाही के लेसक का कथन है कि :--- कन्नौज में 
चरसात व्यतीत करके इब्राहीम ने हि. स० ८१० में जमाद-अल-अब्बल के 
मद्ठीने में दिल्ली के विरुद्ध श्रभिमान किया। मार्ग में सम्बल जे दुर्ग को जीत 
कर इब्राहीम दिल्ली की शोर चला । उसका कीचा घाट से जमुना पार करने 


का विचार था । इलियट, ४, पृ० ध१। 


साम्राज्य का विघटन ज्श्श 


'शरह-एनहंदी! तथा इशराद-अलसहवा/ जैसी अपनी रचनाएँ “इसको 
समपित की | दीर्घकालीन शान्ति के कारण इब्राहीम अनेक भव्य भवनों 
का निर्माण करा सका और १४०८ ई० में अटाला मस्जिद पूरी बत गई। 
यह प्रसिद्ध मस्जिद आज भी इब्राहीम की मव्य भवनों के निर्माण में अभि- 
रुचि का स्मारक वनी हुईं है। 
परन्तु यह शात्ति चिरस्थायिती न रह सकी । उस काल की विचित्र 
परिस्थितियों के कारण शीघ्र ही दिल्ली एवं जौनपुर में भगड़े' होने लगें 
इब्राहीम तथा उसका उत्तराधिकारी वर्षों तक दिल्ली के शासकों से लोहा 
लेते रहे | इन युद्धों का वर्णन यथास्थान किया जायेगा । 
बंगाल--फीरोज तुगलक की कायरतापूर्ण नीति के परिणामस्वरूप 
बंगाल प्रान्त दिल्‍ली-साम्राज्य से चिस्काल तक के लिए ग्रलग हो गया । 
फीरोज तथा बगाल के शम्सुद्दीन एवं उसके उत्तराधिकारी सिकन्दरशाह के 
युद्धों का विस्तृत वर्णन पिछले परिच्छेद मे किया जा चुका है। यद्यपि 
बगाल के शासक कभी-कभी दिल्ली के सुलतान के लिए झट भेज. दिया 
करते थे, परन्तु वास्तव में वह पूर्णतः स्वतन्त्र थे। इत्यास शाह के वश, का 
शासन हिंजरी सन्‌ ८५१७ (१४१४ ई०) में समाप्त हो गया, जब कि गणेश 
नामक एक हिंदू जमीदार ने, जिसको मुसलमान-इतिहासकारों त्रे कंस लिखा 
है, राज्यापहरण कर लिया । 'रियाज' के वर्णन के अनुस्तार विदूरिया के 
ज॑मीदार राजा कंस ते मुसलमान शासक शम्सुद्दीन पर आक्रमण. किया, 
और उसका वघ कर सिंहासन का अ्रपहरण कर लिया। यह अर्णन सन्‌ १४६८० 
६६- ई० में लिखे गये वैष्णब-सम्प्रदाय के एक ग्रंथ -अ्रद्वत प्रकाश' से भी 
समथित होता है । राजा गणेश ने सिंहासन का अपहरण तो किया, "परन्तु 
यह स्पष्ट विदित नही ,होता कि वह अपने ही नाम पर शासन करता रहा 
अथवा किसी कठपुतली जेसे शासक के नाम पर बंगाल का स्वर्ण-काल 
२१. फ्युरर---दि आ्रा्किटेवचर श्रॉव जौनपुर', पुृ० रे८वे.. हक 
२. बंगाल को स्वतंत्रता उस समय से चली आ रही थी जब से कद खां 
के कवच-वाहक फस्रुद्दीन ने स्व॒म फो सुनारगाँव का शासक घोषित किया 
भा । फीरोज ने बंगाल की विजय कर लिया होता, परतु मुसलमान-रक्त। बहने 
के भय से वह ऐसा न कर सका ) चौदहवी शताब्दी में बंगाल बहुत समृद्ध था.॥ 


फर्वरदीत के शासत-काल में इब्नवतूत्ता बगाल मे आया था; उसने महा के सस्ते: सस्ते 
भावों का उल्लेख किया है! ४५ हि 


इब्नवतूता--पेरिस संस्क०, ४, पृ० २१२-१३। ६० प 
हुसेनी वंश के विवरण के लिये देखिये---जरन० एशि० सीसा० बंगाल 
१६०६, पुृ० २०४-५ । 





३५६ मध्ययुग का इतिहास 


पन्द्रहवीं शताब्दी कौ समाप्ति फे ल्गमग हसेनी वंश की शक्ति स्थापित 
होने के स,थ प्रारम्म होता हू। इस वंश का प्रथम शासक हसेन शाह 
(१४६३-१५१६ ई०) अरब जाति का संय्यद था। वह वहुत योग्य शासक था 
और उसको अपने सब सरदारो का विश्वास प्राप्त था। उसने हब्शी सेना 
को हटा दिया और पाइकों के दल को भी कम कर दिया | भूतकाल में इन पाइकों 
ने तुर्की जाननिसारियों के समाव शासकों को सिंहासन च्युत क्रिया था और 
यह श सक के सरहुंग (अंग रक्षक) वन बैठे थे । अपने शासन के प्रारम्भिक 
भाग में उसने जौनपुर के हुसेनश।ह की बड़ी झआव-मगत की थी, जो दिल्‍्ली- 
सुलतान बहलोल लोदी से सत्रस्त होकर बंगाल भाग आया था। हुसेनश।ह 
ने उसको पेंशन प्रदान की और उसके पदोचित सम्मान के अनुरूप उसको 
रहने-सहने की व्यवस्था की। स्वर्य उच्चकुलोत्पन्न होने के कारण उसने 
झमिजात-वंश के लोगो को राजकीय पदों पर नियुवत किया। उसने श्रपने 
समस्त राज्य में भ्रपनी शक्ति को दृढतापूर्वक स्थापित किया भ्ौर उसके भ्राधीन 
जड़ीप़ा तक के राजा उसकी झआाज्ञाम्रों का पूर्णतया पालन करने लगे। उसके 
शासन-काल में एक भी विद्रोह भ्रयवा जन-विप्लव न हुआ | प्रजा के प्रति 
उसने दयापूर्ण व्यवहार रखा और सर्देव उसके हित-साधन में तत्पर रहा। 
प्रत्येक जिले भे उसने सार्वजनिक मस्जिदें एवं अस्पताल बनवाये और विद्वान 
तथा घाभिक व्यवितयों को वृत्तियाँ प्रदान की। संत कुतुब-उल-भालम 
के मकबरे, विद्यापीठ एवं श्रस्पताल के प्रबंध के लिये उसने एक प्रनुदान 
की स्थापना की जो आज तक चला झा रहा है। 

हुसेनशाह के भठारह पुत्र थे जिनमे से उसका योग्यतम पुत्र नुसरतशाह्‌ उसके 
चांद १५१८ ई० में सिहासनारूढ हुआ । नुरसत शाह वहुत विश्यात शासक हुआ | 
उसकी शक्ति इतनी विशाल थी कि बावर ने अपने सस्मरण में उसको दुर्दमनीय 
सैन्य-बलवाले पाँच मुसलमान-शासकों में से एक बताया है। इब्राहीम के 
शासन में दिल्‍ली की शक्तिहीनता से लाभ उठाकर उसमे संधि मंग्र कर दी_ 
प्रौर उन कुछ जिलों को पुनः हस्तगत कर लिया जिनको दिल्ली-सुलतान ने 
छीन लिया था। उसने तिरहुत पर चढ़ाई की भ्रौर मुंगेर तक बढ़ गया। 
मुँगेर को जीतकर उसने अपने योग्यतम सेनानायक कुतुब खाँ को सौंप दिया । 
जव बाबर ने भारत को विजय कर लिया तो उसने उपहारों द्वारा उसको 
शामन्त किया और अपने दरबार में शरणागत अ्रफगान राजकुमार महमूद 
को उसने सुरक्षा प्रदात की । नुसरतशाह कला एवं साहित्य का संरक्षक था 
परन्तु उसका स्वमाव कठोर एवं उत्पीड़क था। उसके प्रनवरत भ्रत्याचारों 
से उसके सम्पर्क में आतेवाले लोग उससे रघ्ट हो जाते चे। उसके निजी 
सेवक भी उससे संतुप्ट न थें और जब वह उसके झअत्याचारों को भ्रधिक न 


साम्राज्य का विघटन ३५७ 


राह सके तो उन्होंने पड्यन्त्र र्चकर उसको मार डाला। नूसरतशाह की 
अवन-निर्माण में भ्रभिर्चि थी । १५२५ ई० मे उसने बड़ा सोना मरिणद 
चनवाई । इस विशाल मस्जिद का सहन १५० फुट लग्बा था। १५३० ई० 
में उसने 'कदम रसूल' मामक मस्जिद बनवाई; इसका विस्तृत विवरण झागे 
दिया जयेगा। 

मूसरत की मृत्यु के पश्चात, सन्‌ १५३० ई० में उसका पुत्र झ्लाउद्गीन 
फीरोज शाह सिंहासनासीन हुमा, परन्तु उसको उसके चचा ने मार दिया 
जो सुलतान चतुर्थ गयासुद्दीन महमूद शाह (१५३३-३८) के नाम से सिंहा 
सनाझझ हुआ। पुर्तगाली लेसक कोरेझा ने उसको अति विलासी बताया 
है भौर लिखा है कि उसके हरम भें दस सहस्न स्त्रियाँ थी। इसी समय 
विहार में शेर साँ प्रति प्रवल हो रहा था। शेर खाँ ने महमूद पर चढ़ाई 
कर दी और उसको गोड़ में घेर लिया । महमूद मे हुमायूँ से सहायता की 
गाचना की, परन्तु हुमायूं ने उसको पुनः सिंहासन पर प्रतिप्ठित करना 
असमव सममा । थोड़े ही समय बाद महमूद युद्धक्षेत्र मे लगे आधातों से 
भर गया | तब शेर खो ने गोड़ मे प्रवेश किया और वह बंगाल का स्वामी 
बन गया । ,हिस्ट्री भाँव बेंगाल' के लेखक स्टुअर्ट महोदय के कथनानुसार, महमूद 
की मृत्यु के साथ बंगाल के स्वतंत्र शासकों की परम्परा समाप्त हो गई। 
इन्होंने २०४ वर्ष तक शासन किया । 

उसके पश्चात्‌ भ्रन्य शासक हुए, जो स्वयं को गौड़ का शासक कहते थे, 
परन्तु इनका राज्य भी बहुत छोटा था भौर समसामयिक राजाहों ने इनके 
श्रधिकार को स्वीकार भी न किया। बंगाल में १५७० ई० तक क्‍फगानों 
का आधिपत्य रहा जब कि अकवर ने दाऊद को हराकर समस्त बंगाल प्रान्त 
को मुगल-साम्राज्य में मिला लिया। हुसेनी-वंश के शासन में बंगाल समृद्ध था 
और जनता प्रसन्न एवं संतुप्ट थी । पुर्तेगालो लेखक द बारोस ने हुसेनी-वंश के 
शासन-काल में 4 गाल की समृद्धि एवं वैभव का निम्न शब्दों में वर्णन किया है--- 
/इस राज्य का प्रधात नयर गौरो (गौड़) कहा जाता है। यह गंगा के किनारे 
बसा है और हमारे तीन लीग के वरावर लम्बा तथा २,००,००० जनसंख्यावाला 
बताया जाता है। एक तरफ नदी इसकी रक्षक है और स्थल भाग की 
शोर एक ऊँची दीवार खड़ी है। जन-समूह्‌ एवं सवारियों से सड़क इतनी 
भरी रहती हैं कि उनका निकलना मुश्किल ही जाता है। नगर के अ्रधिकांश 
भकान विशाल एवं सुनिर्भित मवन है।” 

चौदहवी शताब्दी में बंगाल में मुसलमान फकीरों' के आन्दोलन 
अधिकता से चले । इब्नवतूता में चौदहवी शताब्दी के मध्य भाग में बंगाल 


रेधप | भध्ययुग का- इतिहास 


में यात्रा की थी। उसने लिखा है कि फस्रुद्दीन के शासन-काल में, बंगाल 
में ;फकीरों की .१५० गदहियाँ थी । फखरुद्दीत उदार-चेत्ता शासक था और 
बहू घामिक पुरुषों को-आश्रय देता था। अतः उसकी दानशीलता से प्राक्ृप्ट 
होकर बहुत से घामिक जन बंगाल में आ गये थे। शाह सफीउद्दीन सतगांव 
के समीप हुगली पंड्मा में रहते थे। शेख अरबी-सिराजुद्दीव शेख निजामु- 
मुद्दीन-भोलिया के शिप्य थे, जिनका १३२५ ई० में देहान्त हुआ ।-रियाज' 
में; रजा वियावान नाम के एक संत का उल्लेख है, जिसका इल्यास इतना 
आदर करता-था कि वह एक फकीर का चेश धारण कर इस संत के जनाजे 
के' जलूस में शामिल हुआ था । पाँडुआ में श्रनेक विख्यात संत निवास करते 
थे जो अपनी दिव्यदृष्टि के कारण 'हजरत' कहे जाते थे । यहाँ सबसे पहले 
शेख -जल/लुद्दीन तवरीजी दिल्ली से आकर बसे, जिनके. विषय में कहा 
जाता है कि बह मबका से परैग़म्वर साहब के चरण-चिन्ह लाये थे। इस 
संत, के सम्मान में अलीशाह ने एक दरगाह बनवाया, जो २२,००० वीधे 
की धर्मादा भूमि होने के कारण 'बाईस हजारी' कहा जाता. है। इसके 
पास...तुलतान मुहम्मद तुगलक का एक अनुदान-पत्र है जिस पर ३ अगरत, 

१३३७ ई० की तिथि पड़ी है। 

, अला-उक-हक तथा उसका पुत्र नूर कुतब- उल-प्रालम यहाँ के अन्य विस्यात 
संत थे। झना-उल-हक शेख निजामुद्दीन औलिया का शिप्य था । १६३५ ई० मे 
लिखे गये (मिरातृ-उल-असरार' से ज्ञात होता है कि पहले शेख का नाम शेख 
अहमद था झौर बाद में बदलकर मसदूम शेख नू र-उल-हक हो गया था। उसको 
घंगाल के शासक गयासुद्दीन तथा जौनपुर के इब्राहीम शाह्‌ शर्की का सम* 
साममिक समझा जाता है। उसका यश दूर दूर तक फैल गया था झौर उच्च 
पदाधिकारी एवं सम्भ्रांत लोग उसकी आशीप लेने के लिये आते थे। उसकी मृत्यु 
१४१६ ई० में हुई, जैसा कि 'नूर वा नूर शुद! इस संख्या-सूचक लेस से विदित 
होता है। जैसा पहले कहा जा चुका है संतों के निवास के बारण पांशुआा 
बंगाल का प्रसिद्ध नगर बन गया। एक, लगभग समसामयिक, चीनी भ्रंष 
में इस संगर का वर्णन इन शब्दों में दिया गया है--/जिरुसे (झुनार 
गाँव से) झागे पन्तु-वा नाम का नगर है जहाँ इस देश का राजा रहता 
है। इस नगर के चारों भोर दीवार है श्रोर यह वहुत बड़ा है | राजा वा 
मंहल बहुत विशाल है भौर इगको सहारा देनेवाले रतंम पीतत के बने 
हैं जिन थर पुष्पों तथा पशुझों येः चित्र सुदे हेँ। मिहासन-्यदा में हर प्रवार 
के बहुमूल्य रत्नों से जड़ा हुप्मा एव ऊँचा चबूतरा है, जिस पर राजा प्सयी 
मारकर 'पैंठता है ओर उसागे तलवारें उमके घुटनों के भारवार पढ़ी 
रहती हैं। राजा तथा उमके सव पदाधिकारी गुगलमान हूँ ।” 


साम्राज्य का विधटन ३५६ 


सौदहवी तथा पंद्रहवी शताब्दी में बंगाल में बहुत धामिक झान्दोलन 
हुए। इसी काल में हिंदू-धर्म तथा इस्लाम में आदान-प्रदान प्रारम्भ हुझा 
जिससे हिंदू तथा मुसलमान एक दूसरे के समीप आने लगे और हिंदु-घर्मं 
को एक अभिनव रूप प्राप्त हुआ । जब मुसलमानों ने बंगाल को जीत 
लिया, तब वोद्ध-धर्मं इस देश से लुप्त हो गया और मूत्ति-मंजक मुसलमानों 
मे घाभिक जोश मे आकर बौद्ध-मवनों को नप्ट-अ्रप्ट कर दिया। धीरे-धीरे 
बौद्ध-धर्म की राल में से वैष्णब सम्प्रदाय की चिनगरारी सुलग उठी। जिन 
लोगो को ब्राह्मणों ने अपने धर्म मे ग्रहण करना अस्वीकार कर दिया था, 
उनमें से अधिकांश वैप्णव-सम्प्रदाय मे चले गये और डा० सेन मे ठीक 
ही लिखा है कि गृहस्प-बौद्धनसमाज से वैष्णव सम्प्रदाय को बहुत बड़ी 
संख्या में: झ्रनुयायी प्राप्त हुए। अनेक विद्वान एवं धर्मात्मा पुरुषों ने 'भविता 
का प्रचार किया और महाप्रम्‌ चेतन्यदेव के आविर्भाव होने पर तो वैप्णव- 
सम्प्रदाय श्राश्चयंजनक रूप से फैलने लगा। चैतन्य ने वैष्णबों की फिर से 
व्यवस्था की औौर इस सम्प्रदाय में जाति एवं जन्म के भेंद-भाव को दूर 
कर सब वर्ग के लोगी को दीक्षित किया । उन्होने प्रेम पर जोर दिया भ्रौर श्पने 
झनुयायियों को उपदेश दिया कि “वृक्ष के समान बनों। वृक्ष उसको भी 
छाया देता है जो उसकी शाखाञ्रों फो काठता है। चाहे यह पानी के 
बिना सूख ही वयों न रहा हो, यह किसी से पानी नहीं माँगता। यह 
वर्षा, तूफान तथा सूर्य को भुलसानेवाली किरणों को सहन करता है 
लेकिन दूसरों को सुगन्धित पुष्प तथा सुस्वादु फल देता है। वृक्ष के समान 
धंयंधूव॑ंक दूसरों की सेवा करो श्रोर इसको अपना ध्येय बना लो ॥/ सत्य- 
दृष्टा की यह भाव-प्रवण वाणी श्रोताझ्रों के हृदयों को मंत्रमुग्ध करने 
लगी और महाप्रमु को कृष्ण का नामोच्चारण करते करते समाधिस्थ होते 
देखकर सहसशः नर-नारी भाव-विमोर होने लगे। चंतन्यदेव के गोलोकबाग 
के उपरान्त रूप, सनातन तथा जीव गोस्वामी उनके कार्य को चलाते रहे । 
सोलहूवी तथा सत्रहवी शताब्दी में वेपष्णव-सम्प्रदाय का प्रवाह निर्बाध गत्ति 
से प्रवाहित होता रहा शौर बंगाल ने इस प्रेम की पुकार को भति 
उल्कण्य से हृदयस्थ कर सिया; इन अभिनव उपदेशों से जन-जीदन बहुत्त 
प्रभावित हुआ । 

बंगाल में वैष्णवों के घ्नेक सम्प्रदाय हैं। इसमें से सहजिया सम्प्रदाय 
का बेंगला भाषा में विस्तृत साहित्य है । यहाँ सहजिया सम्प्रदाय या संक्षप में 
वर्णन करना अपेक्षित है। जब व॒द्ध-धर्म का, छात्र होने लगा भौर वौद्ध-यंगों 
में चारिधरिक हीनता झाने लगी, तब नर-नारियों के सम्मोग को निर्वाण 


३६० मध्ययूग का इतिहास 


का साधन माना जाने लगा। यही सहजिया मार्ग था। चौदहवी शताब्दी मे 
चण्डीदास इस सम्प्रदाय का श्रेप्ठत्म व्यास्याता हुआ ! उसने सत्री-पुरुष के 
प्रेम को घामिक स्तर पर उठा दिया । सहजिया सम्प्रदाय की धारणा- थी कि 
जब तक किसी स्त्री या पुरुष के प्रति उत्कट प्रेम उत्पन्न न किया जाये, तब 
तक ईश्वर-प्रेम प्राप्त करना असंभव है। ऐसे उपदेशों से सम्प्रदाय के अनु- 
गायियों के चरित्र पर घातक प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही था और इसी लिए 
इस सम्प्रदाय की विधियाँ अनैतिक आचरणो से दूषित हो गई है। चतन्य 
देव इस प्रकार के प्रेम के विरोधी थे। उन्होंने अपने अ्नुयायियों के सम्मुख 
पवित्र आचरण का आदर्श रखा और शुद्ध जीवन व्यतीत करने का उपदेश 
दिया । युवतियों तथा सुन्दरियों के सम्पर्क को उन्होंने हेय बंतलाया। 
चरित्रन्हीनता को वह समाज के लिए घातक समभत्ते थे। 

जैसा पीछे लिखा गया है, इस्लाम के सम्पर्क ने बंगाल में नये प्रभावों 
को जन्म दिया । बंगाल के हुसेनशाह ने सत्य पीर! नामक एक नये 
सम्प्रदाय का प्रवर्तन किया, जिसका उद्देश्य हिंदू-मुस॒लमानों को एक मूत्र में 
बाँधना था। सत्य पीर! नाम ही सस्कृत (सत्य) तथा अरबों (पीर) 
को मिलाकर रखा गया। यह नाम इस सम्प्रदाय के आराध्य देव का 
था, जिसकी हिंदू तथा मुसलमान सभी अनुयायी उपासना करते थे। इस 
नये आराध्य देव के सम्मान में बेंगला-साहित्य में अमी भी अनेक कविं- 
ताएँ उपलब्ध होती हैं। 

खानदेश--खानदेश प्रान्त ताप्तो नदी की घाटी में बसा हुआ था। 
इसके उत्तर में विध्याचल तथा सतपुडा की पर्वत-श्रेणियाँ, दक्षिण में 
दकखने का पठार, पूर्व में वरार तथा पश्चिम में गुजरात का सूवा था 
भह प्रान्त मुहम्मद तुगलक के साम्राज्य के झतरगंत था और फीटोज के 
शासन-काल में भी दिल्ली-साम्राज्य में बना रहा | १३७० ई० में फीरोज 
ने इसका शासन अपने एक निजी सेवक मलिक राजा फरुंखी को सौप 
दिया था । फीरोज की मृत्यु के पश्वात्‌ जब दिल्ली-साम्राज्य छिन्न-मिन्न होने 
लगा तो साहसिक एवं उच्चामिलापी मलिक राजा भी अपने पडोसी मालवा 
के दिलावर खाँ गोरी का अनुकरण कर स्वतन्त्र शासक बन बैठा। खानदेश 
उर्दर प्रांत तो था ही, दिल्ती से दूए भी था । अत. मलिक राजा को अपनी 
स्व॒ृतन्त्रता घोषित करने में अधिक विरोध का सामना न करना पड़ा। राज्य- 
विस्तार की कामना से मलिक राजा गुजरात के मुजफ्फरशाह से भिड़ 
गया, परन्तु मुजप्फरशीह में उसको अनेक युद्धों में परास्त कर दिया, 
अंततः दोनों राज्यों में संधि हो गई भोर फिर जीवनपर्यत मलिक राजा 


सामखाज्य का विघटन ३६१ 


ने कमी गुजरात से लड़ाई ठानने का प्रयत्त न किया । मलिक राजा शास्ति- 
प्रिय शासक था। हिंदुओं के प्रति उसने सहिष्णुता का व्यवहार रखा तथा 
अपनी प्रजा के प्रति वह उदार एवं दयाल्‌ रहा झोर कृषि एवं व्यवसायों 
को प्रोत्साहन देकर वह प्रजा के हित के लिए प्रयत्नशील रहा। सन्‌ 
१३८६ ई० में उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र मलिक नसीर शासक 
बना । उसने आसा नामक हिंदू सरदार से, जिसको फरिश्ता ने भहीर जाति 
का बताया है, असोरगढ का प्रसिद्ध दुर्गे छीन लिया। शौय के अभाव में 
भलिक नसीर ने इस दुगे को जीतने में छल का भ्राश्रय लिया। उसने 
दुर्ग की सेना पर अकस्मात्‌ आक्रमण कर दिया भौर निश्शंक झ्रासा को सपरि- 
वार मार दिया। इस दुगे की विजय से मुसलमानों की प्रसन्नता का 
ठिकाना न रहा भौर कहा जाता है कि नसीर को इस विजय की बधाई देने 
के लिए प्रसिद्ध भुसलमान संत जेनुद्दीन दोलताबाद से झाया था। इस शुम 
अभ्रवसर की स्मृति में एक नया नगर बसाया गया जिसका नाम संत के नाम 
पर जैनावाद रखा गया, मलिक नसीर ने भ्पने पिता से प्राप्त राज्य को 
पूर्णतः सुरक्षित रखा और १४३७ ई० में वह अपने उत्तराधिकारी के लिए 
सुसंघटित खानदेश छोड़कर मरा । मलिक नसीर के बाद के शासकों के शासन- 
काल में यद्यपि यदा-क॒दा गुजरात के भ्राधिपत्य को दुकराने के छोटे-मोटे 
प्रयत्न होते रहे, परन्तु भ्रन्य कोई उल्लेखनीय घटना न हुई । १५१० ई०७ 
में भूतपूर्व सुलतान का भाई दाऊद शासक बना। इसके झ्त्पवयस्क पुन्न 
गजनी खाँ के वध के साथ फरूंखी वंश की प्रधान शाखा का शासन समाप्त 
हो गया और समस्त खानदेश में भ्रव्यवस्था फैल गई तथा राज-सत्ता के 
लिए विभिन्न दलों में भ्ृह-युद्ध होने लगा । गुजरात के शासक महमूद शाह 
बीगड़ ने नस्तीर के एक पौत्र को सिंहासन पर बेठा कर इस गृह-युद्ध को समाप्त 
किया । इसने भ्रादिल खाँ द्वितीय फरूखी को उपाधि घारण की। १५२० 
० में भ्रादिल का देहान्त हुआ । उसके पश्चात्‌ श्रवेक शक्तिहीन शासक हुए, 
जी विदेशी आाक्रांताश्रों के हमलों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध न कर सके। 
जब अकबर ने दक्षिय पर आक्रमण प्रारम्म किया तो जनवरी सन्‌ १६०६ 
ई० में असीरगढ़ का दुर्ग साम्राज्य को सेना के भ्रधिकार में भला गया 
और खानदेश को मुगल-साम्राज्य भें मिला लिया गया। इस प्रकार स्थानीय 
शासक-वश समाप्त हुआ। 


अध्ययय १४ - 

साम्राज्य का .विघटन 

(२) चहमनी राज्य * 
बहुमनी-श फा जदय--मुहम्मद तुगलक का विशाल एवं झनुशासन-दहीन 
सांग्राज्य उसके ही जीवन-फाल में विश्यृंपलित होने लगा था । विदेशी अ्रमीरों 
नें 'जिनको मुरातमान इतिहासकारों ने 'अमीरान-ए-सदा” की संज्ञा दी है, 
साम्राज्य के विरुद्ध सफल विद्रोह कर इस्माइल मस कते अपना शासक मनोनीत 
करे दौलताबाद में श्रपनी स्वतस्त्र सत्ता स्थापित कर दी थी | झआाराम-ससंद 
इस्माइल ने वीर एवं युद्ध-प्रिय हसन के पक्ष में शासक-पद त्याग दिया भौर 
१३ अगस्त, १३४७ ई० को' अमीरो ने हसन को शासक मनोनीत कर लिया। 
फर्रिएता ने बहमनी-वंश की उत्पत्ति के विपय में जो विचित्र कथा लिखी है, 
उसको यहाँ दुहराने की भ्रावश्यकता नही, बयोकि आधुनिक गवेषणाझों से यह 
शिर््ध हो चुका है कि हसन फारस के शासक बहमनशाह का वंशज था झौर 
इस बंश की ब्राह्मण-परिवार से जो उत्पत्ति बताई जाती है वह कल्पित कथा- 
मात्र है।' बुरहान-ए-मास़िर! के लेखक ने, जो दक्षिण के इतिहास के विषम 
में फरिश्ता से अधिक भामाणिक लेखक है, स्पप्ट लिखा है कि हसन स्वयं 
को बहुमनु-विन-इस्फन्दियार का वंशज बताता था और इस लेखक ने दिल्ली 


१. वुगृहान-ए-मासिर' के अनुसार यह तिथि शाबान २८, ७४८ हिं० 
सन्‌ (दिसम्बर ३, १३४७ ई०) हैं। फरिश्ता के अनुसार यह शुक्रवार, २४ 
रबी-उसू-सानी ७४८ हिं० सन्‌ (१३ अगस्त, १३४७ ई०) है। 

 इृण्ड० एण्टिण/ र5, रपदेई, १० १४३। र 

फंरिएता---लखनऊ संस्करण पु० २७७। हु 
- २ फरिश्तो लिखता है कि हसन 'दिल्ली के ज्योतिपी ब्राह्मण गंगू के 
यहाँ काम करता था, जिसे सुलतान मुहम्मद सुगलक का विश्वास प्राप्त था । 
एक दिल ऊब हसन दाह्मण के खेल में हाल चला रह था हो उसको एक दरार 
मे सोने के सिक्कों से मरा एक तौँब का घडा भिला | वह इस घन को अपने 
स्वामी के पास ले, गया जो उसकी सच्चाई से बड़ा प्रसन्न हुआ और उसकी 
प्रशंधा सुलतान मुहम्मद तुगलक से की। सुंलंतान ने हसन को उपस्थिति 
की आज्ञा दी और उसे एक सौ अश्वारोहियो का नायकत्व प्रदान किया। 
ब्राह्मण ने यह इच्छा प्रकट की कि जब चह शाही सम्मान प्राप्त कर ले तो 
उसे अपना मंत्री बनाये | हसन ने यह स्वीकार किया और कहा जाता है कि 

रेघर 


साम्राज्य का विघटन ३६३ 


के उस ब्राह्मण ज्योतिषी यय कही भी उल्लेस नही किया है, जिसको फरिश्ता 
ने हसन का संरक्षक बताया है। बुरहान-ए-मासिर' के इस उल्लेख का समर्थन 
तबकात-ए-श्रकवरी' के लेसक निजामुद्दीन अहमद, 'हपत इवलीम' के लेखक 
अहमद भ्रमीन राजी," तथा गुडरात के प्रसिद्ध अरवो इतिहास के रचयिता 
'हाजी-उद्‌-दवीर' जैसे प्रामाणिक लेखकों ने किया है।' अभिलेखों तथा सिवको 
से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है भौर इन प्रमाणों से इस वंश की उत्पत्ति 
के, विपय में यत्किचित्‌ मी सम्देह नही रह जाता । अलाउद्दीन हसन बहमनशाह 
(हसन ने यह उपाधि घारण की थी) ने शासक पद पर प्रतिष्ठित होने के 
पश्चात शीघ्र गुलवर्गा को राजधानी बनाया और वह शासन-प्रबन्ध में जुट 
गया । उसने अपने राज्य को 'तरफो' में विभाजित किया और यह तरफ 
अपने उन अमोरों को सौंपी जिन्होंने युद्ध मे उसकी सहायता की थी। इन 
अ्रमीरों को उसने नई उपाधियाँ भी प्रदान की ।* इनमे से प्रत्येक श्रमीर को 


पे संरक्षक की इच्छा के अनृकूल उसने उसे अपना प्रमुख मत्री नियवत 
कैया। 
- फरिश्ता--लसनऊ सस्करण पु० में ७३-७४। पु 
ब्रिग्ज, २ पु० २८४-८५५ ) 
- स्कॉठ का फरिश्ता के “दक्षिण का इतिहास” का अनुवाद १, पु० ३-४ । 
३. गुजरात का अरबी इतिहास, सम्पादक सर डी० रौस, १प० १५६। 
तबकात-ए-प्रकबरी, लखनऊ संस्करण, पु० ४०६।॥ 
जरन० ए० सो० बंगाल, १६०६ १० ४६३ ॥। हु 
तर्जाकरात-उल-मुलूक में हिये गये हसन की उत्पत्ति के वर्णन का कोई 
ऐतिहासिक महत्त्व नही है उसको यहाँ दुहराना उचित नही। .« 

इण्ड० एप्टि०, २८, श्ृषद्वद पृ० १५२-४४। 

मैंने बहमनी:बश को उत्पत्ति का अ्रपनी 'करीना तुर्क! पुस्तक में विस्तार- 
पूर्वक वर्णन किया है। 

४. हसन ने मुहम्मद तुगलक के दरबार मे प्रचलित शासन-विधियं, का 
अनुकरण किया ॥: बुरहान-ए-मासिर' का लेखक हसन के द्वारा विभिद्य पदों 
की स्थापना के वर्णन करता है। हा स 

(१) साहिब-ए-अर्ज--सेना का निरीक्षक। सा 

(२) नायंव बारबक--उप-द्वार-सक्षक । 

(३) कूरवेग-ए-मेसरा--वाम अंग का नायक ॥ ! 

” (४) क्र बेग-ए-मैमना--दाहिने भंग का नायक | * दि 
* (५) दवीर--सचिव। 0. कक 

(६) दीवान--मंत्री ।  *« ज 3 

(७) शहना-ए-फील--गजाध्यक्ष 25 

(८) दवातदार--दवात रखनेवाला | 


३६४ मध्ययुग का इतिहास 


सामन्ती प्रथा के अनुरूप जागीरें दी गई और आवश्यकता के समय शासक की 
सैनिक सहायता के लिए एक निश्चित संख्या में अनुचर रस ने का आदेश दिया 
गया। राज्य की व्यवस्था कर लेने पर हसन मे विजय-यात्रा प्रारम्भ कर 
दी । 'काफिरा' के देशों पर हमले किये जाने लगे और एक के बाद दूसरा 
प्रान्‍्त जीता जाने लगा। शाही सेना द्वारा विजित कन्दहार दुर्ग को हसन 
की सेनाओं ने पुनः प्राप्त कर लिया और उसके सामंत सिकन्दर खाँ में 
बीदर तथा मालखेड पर अधिकार कर लिया । यहाँ के हिन्दुओं ने विरोध विये 
बिता ही झात्म-समपेण कर दिया। सन्‌ १३५१ ई० में ठद्ठा के समीप 
मुहम्मद तुगलक की मृत्यू से अलाउद्दीव हसन की अ्रनेक चिन्ताझों का अग्त 
हो गया झौर सुदूरवर्ती प्रान्तों पर पुनः अधिकार करने के प्रति उत्साह, तथा 
शक्तिहीन फीरोज के समय मे तो हसन को अपनी मनमानी करने का ,पूर्ण 
अवकाश प्राप्त हो गया । हसन को नई-नई महत्त्वपूर्ण विजयो का श्रेय प्राप्त 
होने लगा । बुरहान-ए-मासिर' के लेखक ने हसन की हिन्दुओं तथा मुसलभानो 
पर अनेक विजयों का उल्लेख किया है। इन विजित सरदारों को भे८ देने 
के लिए विवश किया गया। गो, दमोल, कोलापुर तथा तेलंगाना»-यें 
सब जीते गये और बहमनशाह के शासन के अन्तिम भाग में उसका राज्य 
दौलताबाद के पूर्व से भौनगीर (जों झाजकल निजाम के राज्य में है) तक तथा 
उत्तर में बेनगगा से दक्षिण में कृष्ण नदी तक विस्तृत हो गया। अनवर्त 
श्रम से सुलवान का स्वास्थ्य गिर भगया था और १३५६ ई० में उसका देहान्त 

(६) सैय्पद-उल-हुज्जाब--प्रासाद का भअ्रध्यक्ष । 

(१० द्वाजिब-उल-कस्वा--नगर-रक्षक । 

(११) शहना-ए-बारगाह---दरवार का निरीक्षक । 

(१२) सालारख्वान अथवा चाश्नीमीर--मोजन चखनेवाला । 

*» (१३) सर पदोंदार--शाही पर्दों का रक्षक। 

५. 'बुस्हान-ए-मासिर' में लिखा है कि शासक-पद पर भ्रतिष्ठित होते ही 
हसन कांगू ने काफिरों के प्रदेशों को नप्ठ-कप्ट करने और लूटते की झाजी दी । 
इूण्डि० एप्टि० २८, १८६६, पृ० १४४-४५। 

हिन्दुओं के प्रति हसन की उग्रता को देखकर फरिश्ता का यह कथन समझ 
में नहीं आता कि हसन ने दिल्ली के हिन्दू ज्योतिषी के अति इृतज्ञता अ्बड़ 
करने के लिए बहमनी उपाधि घारण की | इस बाह्यण को उसने भ्पना मंत्री 
बनाया और हिन्दुओं के विरुद्ध उसके भ्रभियान इसकी पूर्ण स्वीकृति से हीं 
किये गये होंगे । यद्यपि बहमनी वंश की अव्नातूण उत्पत्ति अ्रसंदिग्ध रूप ते 
सिद्ध नहीं हुई है, परन्तु इन बातों को देखकर फारिश्ता का कथन संदेहरर्श 
झवश्य बन गया है। 2 


साम्राज्य का विघटन ३६५ 


हो गया । प्रयती मृत्यु-शब्पा पर उसने राजकुपार मुहम्मद को झपना उत्तरा- 
घधिकारी चुना और अपने प्रन्य पुत्रों, संबंधियों, सार्वजनिक एवं सैनिक 
अधिकारियों को आदेश दिया कि वह मुहम्मद के प्रति स्वामि:मक्‍्त प्रदर्धित 
करें | कट्टर मुसलमानों के स्वमावानुरूप मुसलमान-इतिहासकार ने हसन के 
शासन के विषय में यह मंतव्य प्रकट किया है-- सुल्तान अ्रलाउद्दीन शाह प्रजा 
की भलाई और धर्म का पालन करनेवाला न्यायाग्रिय शासक था। उसके 
शासन में उसकी प्रजा तथा सेना पूर्ण सुख एवं सनन्‍्तीप के साथ समय बिताती 
थी और सच्चे दीन के प्रचार के लिए उसने बहुत कुछ किया ।” 

प्रथम मुहम्भदशाह--मुहम्मद का राज्यारोहण-समारोह बड़ी घूमघाम 
से मनाया गया भौर इस समारोह में इतना भ्रधिक व्यय किया गया कि राज्य- 
कीष बहुत रिकत हो गया। अपने पिता की विजय-परम्परा को श्रविच्छिन्न 
रखने की इच्छा से उसने विजयनगर तथा तेलगाना पर झ्ाक़्मण करने का 
निश्चय किया। उसने इन देशों की और सर्सन्य प्रयाण किया। हिन्दुओं ने 
प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध किया परन्तु मुहम्मद की सेनाप्नों ने उनको हरा 
दिया विजयी सेना ते विजित देश को जीमर लूटा और मन्दिरों को 
मूमिसात किया। लूटपाट में चावल तथा रत्नों के देर एव अरबी धोड़े भौर 
हाथी मुहम्मद की सेना के हाथ लग्रे । इसके बाद बीस धर्फणं तक मुहम्मद 
ने शान्ति का ्पमोग किया परन्तु स्वभाव की उम्रता के कारण वह फिर 
तेलंगाना तथा विजयनगर के हिन्दू राजाओों से भिड़ गया । एक हतुच्छ 
अपराध के लिए, जो युवास्वस्था की विवेकहीनता की एक साधारण घटना- 
मात्र था, उसने छेलंगाना के युवराज का निर्ममतापूवंक वध करवा दिया। 
इस नृशंस व्यवहार से युद्ध की झाग भड़क उठी। तेलंगाना के राजा ने दिल्‍ली 
के बादशाह फीरोज से सहायता की याचना की, परल्तु सुधार के कामों में 
व्यस्त फीरोज को सुदूर प्रान्त मे युद्ध के लिए प्रयाण करने का भवकाश ही 
कहाँ था ।" झतः राजा की यह प्रार्थना घ्यर्थ हुई। मुहम्मद ने भी राजधानी 
को अपने मंत्री सैफुद्दीन गोरी की देखरेख में छोड़कर तेक्लंगाना की भोर प्रयाण 
किया; परन्तु हिन्दुओं ने सहज ही भ्रघीनता स्वीकार न की भ्ौर मुहम्मद 

६. फरिश्ता ने इस युद्ध का यह कारण बताया है कि इन राज्ञाप्रों ने कर 
देना प्रस्वीकार कर दिया था भौर हसन द्वारा छीने गये प्रदेशों को वापस 
लेने का प्रथल किया था। “बुरहान-ए-मासिर' के लेखक ने केवल इतना ही 
लिखा है कि सुलतान को देशों झौर नगरों को जीतने की इच्छा हुई 

७. इंष्डि० एप्टि० २८, १८६६, पु० हैंघ० ॥ +- - 


३६६ मबच्ययुग का इतिहास 


को दो वर्ष तक युद्ध में उसका रहना पड़ा | अन्तत: संधि कर ली गई; राजा में 
गोलकुंडा का दुर्ग तथा युद्धक्षति की पूत्ति के लिए ३३ लास मुद्राें देना स्वीकार 
कंर लिया । गोलकुंडा को दोनों राज्यों की सीमा निश्चित किया गया झौर जब 
सुल्तान ने सन्धिकी शर्ते स्वीकार कर लीं, तव राजा ने उसकों एक सुनहला मिहा- 
सन मेंट किया जो समारोहपूर्वक गुलवर्गा में समा-मवन में स्थापित किया गया । 
थोड़े समय बाद विजयनगर राज्य के साथ फिर लड़ाई छिड़ गई 
झौरइपने उप्र रूप घारग कर लिया।इस युद्ध का तात्कालिक कारण 
यह था कि विजयनगर के राय ने गुलवर्गा के दूत का भ्रपमान किया था, जिसको 
राप्र से कर के रूप में विशाल धनराशि की माँग करने के लिए मेंजा गया था 
मुप्ततमानों के झ्राक्रमण के पूर्व ही राय ने ३०,००० अश्वारोहियों, १,००;००० 
दाति तथा ३०० हाथियों कौ सेना लेकर सुलतान के राज्य पर आक्रमण 
कर दिया और कृष्णा तथा तुँगमद्रा के बीच का प्रदेश उजाड़ दिया । उसमे 
प्रइश॒त के दुर्ग पर अधिकार कर दुर्ग मे स्थित मुस़तमान सेत्ता झो तलवार 
के घाद उतार दिया। इस भयंकर दुर्घटना का समाचार पाकर मुहम्मद 
क्रोय से आगवबूला हो उठा और उसने हिन्दुओं से प्रतिशोध लेने की भ्रतिज्ञा 
की तया कसम खाई कि वह तब तक युद्ध से विरत न होगा जब तक एक लास 
हिन्दुओं के प्राण न ले लेगा । ऐसा मयंकर निश्चय उसके उग्र एवं उद्दण्ड स्वमाव 
के सर्वेथा भ्रतुरूप था। उसने स्वयं सैन्य-संचालन करते हुए विजयनगर राज्य 
पर आक्रमण कर दिया । १५ सहख्र अश्वारोहियों, ५० सहस्र पंदातियों तथा 
बाहूदक्षाने से युक्त मुसलमान सेना ने तुँगभद्रा नदी के समीप ब्राह्मणों धारा 
युद्ध के लिए उित्तेजत हिन्दुओं का सामना किया। हिन्दुओं के प्रवल झाषातों 
से मुसलमान सेना के दक्षिण एवं वाम याश्व तितर-वितर हो गये, परूतु 
सुलतान मे नये सेन्‍्य-दल सहित स्वयं उपस्यित होकर स्थिति सूमाल ली। 
हिन्दू परास्त हुए श्रौर पुष्प अयवा स्त्री, आयु अयवा पद-गौरव पर कुछ भी 
ध्यान न देकर नृशंप्त नर-संहार किया गया। इसके पश्चात्‌ सुलतान विजयवंगर 
की ओर बहा । नगर को किलेबंदी इतनी दृढ थी कि सुलतान के सारे प्रयहा 
विफन हुए और जब उसका घेयें साथ छोड़ने लगा, तो उसने एक चाल चली। 
हिन्दुओं को दुगे से बाहर निकालने के लिए उसने तुगभद्रा के पार मागने 
का बहाना किया। यह चाल सफल हुई। शब्रु-दल को भागता जानकर 
हिन्दुओं मे उत्तका पीछा किया, परन्तु शीघ्र ही मुसलमान सेना ने मुड़कर 
हिन्दुओं का सामना करना प्रारम्भ कर दिया और युद्ध मे उनको प्रुर्णंतया 


८. यह प्रदेश रायचूर दोझाब कहा जाता है। 


साम्राज्य का विघटन ६६७ 


अ्भिभूत कर दिया। राजा के शिविर प्रर आक्रमण किया गया; वह बचकर 
भाग निकला, परन्तु निप्ठुर मुसलमान सैनिकों ते उसके मायको, सैनिकों 
तथा पास-पड़ोस के निवासियों का निर्ममतापुर्वेक वर्ध किया। विजयनगर 
के' राजा के साथ सन्धि कर ली गई भौर जब सुलतान इस युद्ध से गुलवर्गा 
वापस श्राया, वह प्रश्चात्ताप से इतना पीड़ित हुआ कि उसने भविष्य में 
कभी भी निर्दोष प्राणियों का रक्त न बहाने की शपथ ली । 

कुछ समय पश्चात्‌ सुलतान को दौलतावांद के प्रतिनिधि-शासक दह६ राम 
खाँ मजन्दरानी के विद्रोह की सूचना मिली । इसने वरार के सरदार कोम्मदेव' 
की सहायता से मराठा-प्रदेश की भूमि-कर की आय हडप कर ली थी। 
सुंनतान ने उसके विरुद्ध प्रयाण किया | सुलतान के सेन्य-प्रद्शन से भयभीत 
होकर बहराम खाँ ने भ्रात्म-समर्पण कर दिया । शेख जनुद्दीत के बीच-बचाव 
के फलस्वरूप उसकेप्राण न लिये गये और उसको केवल निर्वासन का दण्ड 
दिया गया । 

अपनी गृह-मीति में मुहम्मदशाह बड़ी निर्देयता से काम लेता था। उसने 
सब सार्वजनिक भदिरालयों को बन्द करवा दिया भौर नियमों के विरुद्ध 
चलनेवालां का कठोरतापूर्वक दमन किया। १७ वर्ष एवं ७ मास तक 
शासन कर १३७३ ई० में उसकी मृत्यु हो गई। 

दीन! का कट्टरतापूर्वक अनुसरण करनें के लिए फरिश्ता ने मेहंम्मद- 
शाह की भूरिन्मूरि प्रशंसा की है, परन्तु वुर्हान-ए-मासिर'” के लेखके ने 
स्पष्ठत: स्वीकार किया है कि “उसने अधामिक ग्रांचरण के लक्षण प्रकट किये, 
जिसके कारण वह अ्सहांम अवस्था में जा पड़ा ।” दानवीय अत्याचारों में अ्रोनन्द 
का अवभव करनेवाला तथा गर्हिते वितोंस-क्रड़ीओं मे मेग्न रहनेवाला मुँहम्मदशाह, 
वास्तव में उस प्रशंसा के योग्य नही है, जो फरिश्ता नें उस पर बरंसाई है) 








#&- फरिश्ता--लखनऊ ससंस्क० पृ० २६४ । 

.._ शम्स-ए-सिराज अफीफ ने लिखा है कि जब फ़ीरीज गुजरात- मे--ठटूठ 
के विरुद्ध प्रयाण करने की तैयारी कर रहा था, उसकी हसन कांगू के दामाद 
बहराम खाँ का दोलताबाद से पत्र मिला, जिसमें उसने हसन' कांगू के पुत्र के 
विरुद्ध सूचतान की सहायता की याचना की थी। भ्रफीफ के दक्षिण के' विवरण 
स्पष्ट नहीं हैं। 

4 सिराज अफीफ---तारीखं-ए-फीरोजशाही' विब्लि० इण्डिक. पृ० 
२२४। 

इलियट--क पृ० ३१८॥ 


१०. बुरहान-ए-मासिए---इण्डि० एप्डि०,. २८,- -१८६६, पु० १८० ॥ | 


रै६८ अष्ययुग का इतिहास 


मृजाहिदशाहू तथा उसके शक्तिहीन उत्तराधिकारो--१३७३ ई० में 
मुहम्भदेशाह्‌ की मृत्यू के पश्चात्‌ उसका पुत्र मुजाहिदशाह सिहासनाहढ़ 
हुआ। उसने फारसवासियों तथा तुकों के प्रति पक्षपात प्रकट किया भ्रौर 
स्थानीय सरदारों के प्रति उपेक्षा की उसकी नीतिसे दक्षिणरियों तया विदेशियों 
में बह पुराना द्वेष एवं कलह पुनः जाग उठे, जिनके कारण मुहम्मद तृगतक 
का साक्ताज्य घिन्न-मिन्न हुआ था। बहमनी शासकों एवं विजयनगर के 
राय के बीच में उत्पन्न शत्रु-माव इस काल की सर्वेश्रमुख समरया थी। 
रायचूर दोग्माव का प्रदेश इन प्रतिदवन्दी राज्यों मे भगड़े की जड़ था भौर 
इस प्रदेश पर अधिकार करने के लिए अनेक युद्धों मे सहस्नों निरोह प्राणियों 
का रत बहाया गया था। जब मुजाहिदशाह ने विजयनगर के राग 
को यह प्रदेश छोड़ देने के लिए कहा तो राय ने इसके उत्तर में रायचूर एवं 
मुद्गल के दुर्गों। की माँग को [४ 
इस समय तक विजयनगर राज्य बहुत शवित-सम्पन्न हो चुका था; दक्षिण 
के अनेक सरदार इसका प्र मुत्व स्वीकार कर च्‌के थे भ्रौर इसकी मुसलमानों के 
भत्याचारों के विरुद्ध संघटित एक महान्‌ शवित समभते थे। मुजाहिंद ने 
विजयनगर पर झाक़मण किया, परन्तु वह नगर पर अधिकार न कर सका। तई 
सेना लेकर उसने दूसरी बार नगर को घेर लिया, परल्तु हिन्दुओं ने २ढ संघदन 
कर सुलतान को लौट जाने के लिए बाघ्य कर दिया।” नगर की प्राचीर से 
बाहर के मैदान में मौषण संग्राम हुआ, जिसमें मुसलमानों को करारी हार 
खानी पड़ी । वयोवुद्ध सैफुदीन गोरी ने दोनों पक्षो में संघ करवा दी, परल्तु 
सुल्तान को उसके चजेरे भाई दाऊद ने मार दिया” झौर उसने (दाऊद ने)- 
१३७७ ई० में सिहासन का अपहरण कर लिया। परन्तु इस नृशंस अपराध 
के लिए दाऊंद को भी दण्ड मोगना पड़ा | मुजाहिद की घर्म-यहिन रूहपरवर 
प्रागा ने एक सहख्न 'हून, देकर एक दास को सैयार किया, जिसने मस्खिद में 
नमाज के लिए नत-भस्तक दाऊद का सिर घड़ से अलग कार दिया | 
११. बुरहान-ए-मासिर' में लिखा है कि सूलतान ने विजयनंगरं के 
'क्ाफिरों' को समाप्त करते प्रौर इस उद्देश्य की पूति के लिए उन पर झाक़मण 
करने का विचार किया। ३००५४ 


इण्डि० एण्टि०, रे८, १८६६, पु० १८१। दे 
रायचूर के दर्णन के लिए देखिए सीवेल के ग्रंथ में नुनोज का वर्णन पृ० 


३३१०-३२ । ५ 
१२: देखिए--वबुस्हान-ए-मासिर' का वर्णन, इण्डि०, एण्टि०्, २८, १८६६, 


पृ० १८१३ 
+ 3३ फरिश्ता ने इसको सुलतान का चचा बताया है। 


साम्राउ्य का विघटन शे६द 


दाऊद के व्य के पश्चात्‌, प्रमीरों तया पदाधिकारियों ने मुहम्मदशाह 
को" १३७८ ई० में सिहासन पर बैठाया । मुहम्मदशाह शान्ति-प्रिय शासक 
था। भझतः युद्धों मे न फेसकर उसने साहित्य एव विज्ञान की उन्नति की शोर 
ध्यान दिया | उसने मस्जिदे बनवाई, सार्वजनिक विद्यालय एबं मठ स्थापित 
किये झौर किसी को घर्म-विरद्ध श्रावरण म करने दिया। उसके शासन-काल 
में कोई विद्रोह ने हुम्मा और राज्य के सरदार एवं पदाधिकारी पूर्ण निष्थापूर्वक 
अपने स्वामी की सेवा में संलग्न रहे | उसकी दानशीलता से आाकृपित होकर 
एशिया के प्रत्येक माग से विद्वान्‌ उसके! दरबार में झाने लगे। उसका श्रामंत्रण 
पाकर फारसी का प्रसिद्ध कवि हाफिज भारत की शोर चल पड़ा। परन्तु 
समुद्र भऔौर उसकी अ्रसस्य भापत्तियों' ने उसको भारत श्राने का विचार त्यागने 
के लिए बाध्य कर दिया | फिर भी इस कवि ने एक कविता सुलतान के पास 
भेजी, जिससे श्रति प्रसन्न होकर सुलतान मे उसको बहुत पुरस्कार 
प्रदान किये । 

मुहम्मद बहुत सरल एवं संयमी शासक थां। शासक के पद के वियय में 
उसके बहुत उच्च विचार में भौर उसका यह सिद्धान्त था कि शासक ईश्वरीय 
सम्पत्ति के सरक्षक मात्र होते हैं तथा भ्रविचारपूर्वक भ्रथवा प्रनावश्यक व्यय 
करना विश्वासघात करने के समान है । वह सदैव प्रजा के हित-साथन में 
तत्पर रहा । एक बार जब उसके राज्य मे दुभिक्ष फँला तो उसने दुभिक्ष के 
कष्ट को दूर करने के लिए मालवा तथा गुजरात से झनाज मेंगाया और इस 
कार्य के लिए दस सहस व लगाड़ियाँ लगाई । जीवन के अ्रम्तिम दिनो में उसके 
प्रैवेद्दीन पुत्री ने सिहासन हथियाने के लिए कुचक्र रचने प्रारम्भ किये, जिससे 
उसके अन्तिम दिन बहुत दुःख मे बीते। १३६७ ई० में उसकी मृत्यु" के 

१४, फरिश्ता ने इसका नाम महमूद लिखा है और 'वुरहान-ए-मासिर' 
भें मुहम्मद लिखा हुआ है । परन्तु फरिएता ने अशुद्ध नाम लिखा है, क्योंकि 
सिक्‍को पर के लेस से बुरहान-ए-मासिर' वा समर्थन होता है । 'तजकिरात- 
उल-मुलूक' में भी मुहम्मद नाम लिखा है। 

इण्डि० एप्टि०्, २८, १८६६, पृ० १८३ । 

फरिश्ता--लखनऊ सस्करण पृ० ३०१। हु 

१५४, बुरहान-ए-मासिर' में उसकी मृत्यु की तिथि २६र॑श्रव ७६६*हि 

(२४५ अप्रेल १३६७ ई०( दी हुई है शोर फरिश्ता ने १७ रमजान; ७६६ हि० 

बताई है। तजकिरात-उल-मुलूक' मे लिखा है कि उसकी मृत्यु, हि. सन्‌ 
घछ०१ में हुई । 

इण्डि० एण्टि०ग्, २८, १८६६, पू० १८४। 

फरिश्ता, लखनऊ संस्कृ०, पृ० '३इ०३-४। हब पुल 3 

फा० २४ 


३७० मध्ययुग का इतिहास 


पश्चात्‌ उसके पुत्र गयासुद्दीन तथा शम्सुद्दीन क्रम से पिहासन पर बैठे। पर 
इनका भ्रमुत्व केवल ६ मास तक ही रह पाया। शम्मुद्दीन के शासन-कान मे 
दासों की दिन-प्रतिदिन बढती धृष्टता से क्ुद्ध होकर राज्य के प्रधान अमीर 
ने सुल्तान अलाउद्दीन हसनशाह के पौत्रों फोरोजलाँ तथा अहमदसां को 
बुला भेजा, जो लालची के अत्याचारों से बचने के लिए अपने कुछ अनुयाय्धों 
को साथ लेकर सागर भाग गये थे। फीरोज ने गुलवर्गा पहुँचकर प्राकत्मिक 
आक्रमण द्वारा सुल्तान को बंदी वना लिया और तव १४ फरवरी १३६७ ई० 
को वह स्वयं गद्टी पर बैठा । 
फौरोज शाह--बुरहान-ए-मासिर' के लेखक ने फीरोज के विपय में लि 
है कि वह एक अच्छा, न्‍्याय-परायण एवं उदारचेता शासक था जो स्वयं कंगन 
की प्रतिलिपियाँ वनाकर तथा जिसके 'हरम' की स्त्रियाँ वस्त्रों पर बेलवूरे 
काढकर तथा उनको बेचकर जीविकोपार्जन करती थी।” इसी लेसक ने 
आगे लिखा है कि “शासक्‌ के रूप में वह अद्वितीय था झौर उसकी न्याय-यरायगता 
की अनेक घटनाएँ आज भी काल के पृष्ठ पर अंकित, है ।” कदाचित्‌ यह सुलतात 
के गुणों का अतिशयोवितपूर्ण वर्ेन है बयोंकि फरिश्ता ने असेदिग्ध शब्दों में 
लिखा है कि मद्यपि वह अपने धर्म के विधि-विधानों का कठोरतापूर्वक पार्क 
करता था," परन्तु साथ ही वह अत्यधिक मात्रा मे मदिरापान भी करता था, 
संगीत का व्यसनी था और उसके हरम' में विभिन्न जातियों की लियों 
की बहुत बड़ी संख्या थी । मुसलमानों के घाभिक नियमों के अनुसार बह 
चार से अधिक पत्नियाँ नही रख सकते, झतः मीर फैजुल्ला अरीजू के सुभाव 
के अनुसार सुलतान ने 'मुता' विवाह-पद्धिति'' द्वारा अपने 'हरम' में स्त्रियों की 
१६. इण्डि० एण्टि०, २८, १८६६, पूृ० १६१॥ 
१७. हाजी मुहम्मद कन्धारी के आधार पर फरिश्ता ने लिखा है कि 
बह प्रतिदिन कुरान का- है भाग नकल करता था | ५ 
बह मदिरा-पान तथा सगीत को छोड़कर झौर कोई भी ऐसा कार्य मे 
करता था जिसका क्रान में निषेध हो । वह कहा करता था कि मदिरा-यात मई 
इसलिए करता था क्योंकि यह उसको बुरे विचारों से रक्षा करता या और 
सगीत उसको ईश्वर-चितन में सहायता देता था। फरिश्ता--लखनऊ सर 
प्‌ू० ३०७३१ 
५ १८. इसी लेखक ने लिखा है कि वह अपनी योरोपीय, चीनी, रूसी, तुर्की, 
सिरकासिया की, जाजिया की, बगाली तथा अफगानी पत्लियो के साथ उत्ीं 
की भाषा में वोलता था। निस्सन्‍्देह यह अतिशयोक्ति है । 
१६. 'मुता” विवाह निश्चित समय तक के लिए होता है। शियात्रों कै 


साभ्राज्य का विघटन ३७१ 


संख्या बढ़ाने का उपाय ग्रहण किया और कहा जाता है कि इस प्रकार उसके 
अंतःपुर में प्रतिदिन ८०० स्त्रियाँ प्रवेश करती थी। फीरोज बहुत कुछ 
निशछल एवं विनोदप्रिय स्वमाव का था और सामाजिक समारोहों में माग 
लेने में आनंद लेता था तथा अपने साथियों के साथ थीड़ा भी छिपाव का 
व्यवहार न रखता था; परन्तु इन आनतदोत्सवों में वह कमी भी सार्वजनिक 
विपयों की चर्चा न चलने देता था। 

१३६८ ई० में विजयनगर के राय द्वितीय हरिहर द्वारा मुद्गल दुर्ग पर 
अधिकार करने के विचार से रायचूर दोझव पर चढ़ाई किये जाने पर युद्ध छिड़ 
गया। राय का प्रतिरोध करने के लिए फीरोज ने अपनी सेना का संघटन 
किया परन्तु इसी बीच केहरला के राजा की प्रगति रोकने के लिए जो बरार 
पर चढ़ श्राया था उसको अपनी सेता का कुछ भांग बरार की ओर भेज 
देता पड़ा । हरिहर ने एक विशाल सेना लेकर कृष्णा नदी के तट पर युद्ध 
के लिए व्यूह-रचता की और मुसलमानों के श्राक्रमण की प्रतीक्षा करने लगा। 
जब फीरोज नदी के समीप पहुँचा, काजी सिराज ने उसको एक ऐसी चाल 
सुकाई जिससे वह शत्रु-दल में अव्यवस्था पंदा कर सके । सात साथियों को 
लेकर काजी सिराज, राय के पुत्र की नतंकियों के पास पहुँचा श्रौर उसमे 
प्रधान नतेकी से कहा कि वह नृत्य-गायन में अत्यन्त निपुण हैं श्रौर यदि 
उनको युवराज के सम्मुख उपस्थित किया जाये तो युवराज उनके नृत्य-गान 
से झवश्य बहुत प्रसन्न होंगे। नर्तेकी ने काजी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया 
और उसको उसके साथियों-सहित युवराज के सम्मुख उपस्थित किया | काजी 
और उसके साथियों मे अपने गायन से उपस्थित लोगों को मन्त्रमूग्ध कर 
दिया परन्तु कुछ देर बाद बह दाक्षिणात्य नर्तकों की शैली में नगी तलवारें 
चमकाने लगे और उन्होंने राजकुमार पर झ्ाक्रमण कर उसको वही ढेर कर 
दिया । सुलतान की सेता मे नदी पार कर शत्रु-दल पर भयंकर प्रहार किया | 
फरिश्ता लिखता है :--“परुत्र-वध से दुखी तथा आक्रमणकारियों की बीरता 
से आतंकित देवलराय ने बहुत क्षीण प्रतिरोध किया। सूर्योदय से पूर्व बह अपने 
पुत्र के शव को लेकर सेना सहित भाग ग्या। शिविर में सुलतान के 
हाथ लूट-पाट का बहुत माल लगा और उसने विजयनगर के समीप तक भागते 
हुए राय का पीछा किया। मार्म में अनेक युद्ध लड़े गये, जिनमें सुलतान की 

इस्ना-अशरी” नियम के अनूसार मूता विवाह अथवा निश्चित समय तक के 


लिए विवाह विधि-विहित समझा जाता है। 
तय्यबजी 'प्रिप्रिपल्स ऑँव मुहम्मदन लॉ', वम्बई, १६१३, पृ०.६३.६४। 


ह 


३७२ मध्ययुग का इतिहास 


विजय हुई झौर सड़कें श्राहत हिंदुओं केः शवों से पट गईं 7 सुलतान ने अपने 
भाई अहमद की, जिसको उसने सातसानोँ की उपाधि दी थी, राय के विग्द्ध 
भेजा । राय को संधि करनी पड़ी । इस संधि से राय के भ्रधिकार सुरक्षित 
रहे, परन्तु युद्ध में बदी बनाये गये ब्राह्मणो को मुब्त कराने के लिए उसको 
दम लास (हु! देने पड़े !४ 
परन्तु १४०६ ई० में विजयनगर के साथ इससे श्रघिक घोर युद्ध छिष्ा। 
इस युद्ध बा तात्कालिक कारण यह था कि राय मुद्गल के एक विमान वी रूप- 
बती कन्या पर अधिवगर करना चाहता था| एक ब्राह्मण से, जिसने इस लड़यी 
को पढाया था, उसकी अप्नितिम सुन्दरता का वर्णन सुतकर राय के हृदय मे 
प्रेमाग्मि भड़क उठी, और जब उस लडकी ने यह कहकर कि वह राजकीय 
वेमव से कही भ्रधिक मूल्यवान अ्रपने सगे-सवधियों के प्रेम को समभती है श्रौर 
किसी भी प्रकार उनसे अ्रलग नहीं होता चाहती जब राय के अ्रत.पुर में झाना 
उसने भ्रस्वीकार कर दिया तो राय ने उसको बलपूर्वक पकड़ लाने के लिए मुद्गल 
पर आक्रमण कर दिया । विजयनगर की सेना के आगमन का समाचार पाकर 
मुदूगल के लोग भागने लगे। भागनेवालो में उस लड़की के माता-पिता भी 
थे। अपनो इच्छित वस्तु को न पाकर विजयनगर की सेना ने उस सारे 
प्रदेश को तथा फीरोज के अधिकृत अनेक गाँवों ओर नगरों को लूट लिया। 
जब इस लूट-पाद का समाचार सुलतान को मिला, वह क्रोध से लाल हो 
उठा और शीघ्र ही एक विशाल सेना लेकर वह विजयनगर की ओर चल 
पड़ा तया नगर पर घेरा डाल दिया | देवराय के सहयोगी, [जिन पर उसको 
बहुत भरोसा था, युद्ध-क्षे भ में उपस्थित न हुए, जब कि सू लतान के भाई झहमद 
के नई सेना लेकर श्राने से मुलवर्गा की सेना झौर भी बढ़ गई मुसलमान- 
सेना ने बंकापुर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया भौर ६० सहेल्र हिंदुओ्नो को 
बंदी बनाया। अपने सहयोगियों की ढील-ढाल तथा शज्र्‌ की दुर्दम्य सेना 
के प्रबल आधातों से वाध्य होकर राय को अत्यन्त अनिच्छापूर्वक विजेता 
हारा रखी हुई सधि की भ्रपमानजनक शर्ते स्वीकार करनी पड़ी। सधि की 
गर्तें' थे थी कि राय अपनी कन्या सूलतान को ब्याह दे, दहेज के रूप में 
बंकापुर का दुर्ग दे तथा युद्ध की क्षति-पू्ति के लिए हाथी, घोड़े तथा अन्य .बहु- 
मूंल्य वस्लुएँ दे । इस प्रकार सम्मान बेचकर शान्ति खरीदी गई और राज- 
२०. स्कॉठ ने फरिश्ता के ग्रंथ के अपने अनुवाद में इसका अनुमात 
४,००,००० पौं० लगाया है और मैंडोज टेलर ने इस घन-राशि की ४,४०,००० 
पौंड बताया -है । दोनो मे अतिशयोक्ति है। - 


साम्राज्य का विधटन ३७३ 


कुमारी के विवाह के उपलक्ष में दोनों ओर खूब धूमधाम से उत्सब मनाये 
गये ।/ फौरोज अपनी राजधानी में लौट आया; वहाँ पहुँचकर उसमे इस 
घीर युद्ध एद खतपात का मूल कारण उस कृपक-कन्या को बुलाया और उसका 
विवाह अपने पुत्र हमनखाँ से कर दिया। परन्तु हसन के भाग्य में शासक 
बनना न बदा था; श्रसिद्ध फकीर जमालुद्दीन हसानी ने, जो ग्रेमू दराज के 
नाम से प्रसिद्ध है, भविष्यवाणी को थी कि बहमनी वश का झगला शासक 
अहमद होगा । 

१४२० ई० में फीरोज ने पगल द्वुगें पर अकारण आक्रमण कर दिया। 
इससे पुनः विजयनगर के साथ युद्ध छिड गया।* दुर्ग का घेरा दो वर्ष 
तक चलता रहा, परन्तु सेना में महामारी का प्रकोप हो जाने के कारण 
सुलतान के प्रयत्न पूर्णतः विफल हुए। हिंदुश्नो ने मुसलमान सेना को बुरी 
तरह परास्त किया । मुसलमान सेना का नायक मोर फजलुत्ला यूद्ध मे 
मारा गया और स्वयं सुलतान को घवराकर युद्ध-क्षेत्र से भागना पडा। 
विजयी हिंदुओं में मुसलमानों का निर्देयतापूर्वक वध किया, उनके प्रदेशों को 
उजाड दिया श्रौर उनकी मस्जिदों को नप्ट क्रिया । 

फीरोज-सरीख् सफल योद्धा के लिए यह पराजय घोर संतापकारिणी बन 
गई। स्वास्थ्य गिर जाने के कारण उसने राज-काज अपने दासों ऐबुल्मुस्क 
तथा निजाम बीदर-उल-मुल्क पर छोड दिये । इन्होंने उसको चेताया कि 
अहमद की बढ़ती हुई शक्ति राज्य के लिए मयंकर है। सुलतान को सूचित 
किया गया कि अहमद उसके प्राण लेने का कुचक्र रच रहा है। अहमद ने 
कूछ हव्शी दासों को लालच देकर अपनी ओर कर लिया। तैयारियाँ पूरी 
कर लेने पर एक दिन अहमद फीरोज का बघ करने के लिए उसके महल 
के सामने आ धमका । फीरोज के अंगरक्षकों में तथा अहमद के दलवालों 
में लड़ाई छिड़ गई । दोनों दलो के कुछ लोग घराशायी हुए। अपनी सेना 
में भ्रसंतोष फैलता देखकर फीरोज को विश्वास हो गया कि उसके पुत्र का 
शासक बनना असभव है। झतः उसने अपने पुत्र को अहमद का आधिपत्य मान 
लेने का पर्ममर्श दिया और समझाया कि सेना के सहयोग के भ्रमाव में कोई 

२१. फरिएता ने इन विवाह के अवसर पर किये गये उत्सवों का विस्तृत 


वर्गन किया है और लिखा है कि परिस्थितियों से बाध्य होकर राय बने 
इस विंदाह-संबंध के लिए तैयार होता पड़ा । 'वुरहान-ए-मासिर' में इस विवाह 
का उल्तेख नहीं है। फरिश्ता का कथन सदेहपूर्ण है ! 

१२- इस समय विजयनगर का शासक कदाचित्‌ द्वितीय देवराय था| 


सौवेल--ए फॉरगॉटन एऐम्पायर--१० ६२-६३ । 


रे७४ मध्ययुग का इतिहास 


भी अपना प्रमुत्व स्थापित नही कर सकता | अहमद को मृत्यु-आस्या पर पढ़े 
सूलतान के पास जाने दिया गया | वह सुलतान के पैरो पर गिर पडा और 
फूड-फूटकर रोने लगा। अपने अपराध के लिए उसने सुलतान से क्षमा 
माँगी। फीरोज ने उसको राज्याघिकार दे दिया और हसन खाँ को उसके 
हाथों सौप दिया । १४२२ ई० में फीरोज का देहान्त हो गया।" 
अहमदशाह--अहमदशाहू निविरोध शासक बना। उसके मंत्री मे 
उसको परामश्श दिया कि वह फीरोजशाह के पुत्र को मारकर अपना मार्ग 
निष्कंटक कर ले, परन्तु उसने यह्‌ बात न मानी और इसके विपरीत उससे 


२३. यह फरिश्ता का वर्णन है । वह लिखता हैं कि फीरोज कंग देहान्त 
स्वामाविक मृत्यु से हुआ | परन्तु 'बुरहान-ए-मासिर' मे लिखा है कि हब्शी 
जमादार घुलतान के कमरे में घुस आया और उसने तलवार से उसका 
अंत कर दिया ।बुरहा।न-ए-मासिर' के इस वर्णन का समर्थन केवल 'तजकिरात- 
उल-मुलूक' के लेखक ने किया है, जिसकी इस विषय का पूर्ण विश्वसनीय 
लेखक नहीं माता जा सकता । 'हाजी-उद-दवीर” का कहना है कि फीरोज 
स्वाभाविक मुत्यु से मरा | ईनसे अधिक प्राचीन लेखक निजामुद्दीन अहमद का 
कहना हैं कि फीरोज पालकी में बैठकर अहमद का विरोध करने चला, 
परन्तु जब दोनों सेनाओ का सामना हुआ तो फीरोज के सैनिक शत्रु-दल में 
मिल गये। फीरोज नगर में लोढ आया और उसने दुर्ग तथा कोष की 
कूंजिया अ्रहममद के पांस भिजवा दी । अहमद मे सुलतान से भेंट की । सुलतान 
जे उसको गले से लगाया और राजगद्दी पर बैठाया 

फरिएता--लखनऊ संस्क०, पृ० ३१६; “बुरहान-ए-मासिर--इप्डि० 
एण्टि० २८, १५६६, पृ० १६२; तजकीरात-उल-मुलूक! इण्डि० एप्टि०, २८, 
१८६६, पृ० २१८; 'अरेबिक हिस्ट्री आव गुजरात'--सर डेमीसन रॉस सम्पादित, 
2, पृ० १६१ ) तवकात-ए-अकबरी'-. लखनऊ गंरक०, पृ० ४१४; सीवेल-- 
'ए फॉरगॉटन एस्पायर” प,० ६६ मैडोज टेलर---मेनुअल व इण्डियन हिसट्री' । 
घू० १६७; प्रिबिल 'हिस्ट्री श्रॉव दि डेकन---पूृ० ८२-८४ । 

उपरिनिर्दिप्ट तीन आधुनिक इतिहासकारो ने फरिश्ता का कथन स्वीकार 
किया है। बिसेण्ट रिमवथ मे 'बुरहान-ए-मासिर' के वर्णन का समर्थन किया 
है--अ्रॉक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑँव इण्डिया--पृ० २७७। मैं फिरिश्ता के वर्णन के 
पक्ष में हूँ क्योंकि फरिश्ता की जानकारी बहुत प्रामाणिक थी । अधिकांश 
इतिहासकारों दारा फरिश्ता के कथत का समर्थन देखकर बुरहान-ए-मासिर 
के उल्लेख को रवीकार करना कठिन है । 

इसके अतिरिक्त फरिश्ता के कथन का समर्थन इस बात से भी होता है कि 
अपने सरदारों द्वारा उकसाये जाने पर भी अहमद ने फीरोज के पुत्र के साथ 
दया एवं उदारता का व्यवहार किया । यदि वह अपने भाई व हत्यारा होता 
तो उसके वैध उत्तराधिकारियों को समाप्त करने वा प्रयत्न श्रवश्य करता । 





साम्राज्य का विघटन ३७५ 


फीरोजशाह के पुत्र को फीरोजाबाद की जागीर प्रदान की, जहाँ राजनीतिक 
भंगडों से दूर रहकर वह सुखोपभोग में समय बिताने लगा। अ्रपनी सेना को 
सूसघटित कर अहमदशाह ने भूतपूर्व सुलतान की पराजय का श्रतिशोध 
लेने के लिए विजयनगर राज्य पर आराक्रमण कर दिया। राय ने तेलंगाना के 
शासक से सहायता मांगी परन्तु इस सहयोगी ने ठीक युद्ध के समय पर अपनी 
सेना थूद्ध-क्षेत्र से हटा ली। अहमदशाह तथा राय की सेनाओं की तुगभद्रा 
नदी के तट पर मुठमेड़ हुई । सुल॒तान की सेना ने राय की सेना के अगले भाग 
पर आ्राक़रण किया। वारगल की सेना के हटठ जाने के कारण क्षीण-बल राय 
को विजयनगर के दुग॑ में झ्राश्य लेता पड़ा । श्रहमद की सेना ने समस्त प्रदेश 
को नप्ट-भ्रप्ट कर दिया श्लौर उस संधि को मुलाकर जिसके अनुमार बहमनी 
शासक तथा धविजयनग्र के राय निरीह प्रजा का बघ न करने के लिए 
बचन-वद्ध हुए थे, अहमद शाह मे निर्देयतापूर्वक २०,००० पुरुषों, स्त्रियों 
तथा बच्चों का बध करवा दिया और इस नर-संहार के उपलक्ष मे उसमे उत्सव 
मनाया । भ्रहमदशाह के इस अमानुपिक व्यवहार से क्षुब्ध होकर ब्राह्मणों से 

उसकी जान लेने की ठान ली और जब वह आखेट में मग्न था, ब्राह्मणों ने उसका 

प्रचण्ड वेग से पीछा किया और “उसकी घोरतम सकटठ में डाल दिया ।” इस प्रकार 

आ्राक्रांत अहमदशाह ने एक मिट्टी के वाड़े मे शरण ली । उसका पीछा करने- 

बालों ने वहाँ भी उस पर आक़मण किया, परन्तु उसके कवच-वाहक अब्दुल 

कादिर ने एक सैनिक दल की सहायता से इनकों तितर-बितर कर दिया। 

इस संकट से मुकत होकर अहमदशाह ने विजयनगर के सारे मार्ग रोक. दिए 

और वहाँ के निवासियों को इतने घोर कृप्ट देने प्रारम्भ किये कि देवराय 

को सधि करने के लिए बाध्य होना पड़ा । उसने सारा पिछला शेष कर देना 

स्वीकार किया भौर अपने पुत्र को स्वर्ण, रत्नों तथा वर्णनातीत मूल्यवान्‌ 

वस्तुओं से लदे ३० हाथियों के साथ शाही शिविर मे भेजा, जहां उसका 

हादिक स्वागत किया गया । 

१४२४ ई० में सुलतान ने वारंगल पर आक्रमण किया। उसके सेना 
मायक खान-ए-्ग्राजम ने सफल युद्ध लडा, जिसमे हिंदू परास्त हुए तथा 
उनका सरदार मारा ग्रमा। वार्मल की स्वतंत्रता समाप्त हो गई और 
सुल्तान ने उसका बहुत माग अपने राज्य में मिला लिया। इन विजयों 
से उत्साहित होकर अहमद शाह ने मालवा तथा अन्य पड़ोसी मुसलमान राज्यों 
से भी युद्ध छेड़ दिया । यह राज्य उसके आक्रमणो के आघात न सह सके। 
हुशंशशाहू समर भूमि से भाग गया और सुलतान ने लूट मे प्रचुर 


रे७६ मध्ययुग बंग इतिहास 


सम्पत्ति प्राप्त करने के साथ-साथ हुणंगशाह के दो सहख आदिमयों को भी 
तेलबार के घाट उतार दिया । इस प्रकार निरीह प्राणियों वा बघ कर यह 
क्रूर-कर्मा विजयोत्मव मनाता था भ्ौर इस्लाम के प्रति अपनी सेवाझो के 
पुरस्कार के रूप मे इसने बली' की उपाधि घारण कर ली थी । इस विजय से 
लौटने पर उसने वीदर नगर की नीव डाली, जो बाद में बहमनी राज्य 
की राजवानी के रूप में स्वीकृत हुआ। १४२६ ई० में उसने कोकण के 
शासक पर चढाई की और माहिम द्वीप" पर आक्रमण करने के कारण 
उसको गुजरात के शासक से भी लोहा लेना पड़ा । अपने सेनानायक की 
करारी हार हो जाने के कारण उसको स्वयं युद्ध-क्षेत्र में उतरना पडा, परुतु 
कुछ घामिक व्यवितयों ने वीच-वचाव कर दोनों पक्षों मे संधि करा दी। 

अहमदशाह का भ्रतिम अभियान तेलंगाना पर हिंदुओं के विद्रोह का दमन 
करने के लिए हुआ्मा। इसके पश्चात्‌ उसने राज-काज से ,श्रवकाश ग्रहण 
कर सिहासन तथा शासनाधिकांर युवराज जफर खाँ को सौंप दिया तथा 
अपने श्रमीरों, सरदारों तथा पदाधिकारियों से उसके प्रति स्वामि-मवित की 
शपथ लियाई। उसका स्वास्थ्य गिरने लगा और १४३५ ई० में वह इस 
संसार से कूच कर गया। 

अहमदशाह रकक्‍्त-पिपास्‌ घर्मान्ध तथा निर्देय अत्याचारी था। परूतु 
“दीन! के उत्साह मे उसकी निर्देयता को भूलकर मुसलमान इतिहासकार ने 
उसके विषय में यह मत प्रकट किया है कि “उसका स्वभाव दया एवं सौहाई 
के अलंकारों तथा संयम एवं श्रद्धा के रत्नों से विभूषित था।” प्रन्य अनेक 
अत्याचारियों के समान वह भी विद्वानों की संगति का प्रेमी था भौर 
बीदर में अपने महल की प्रशसा मे दो पद्य लिखने के लिए उसने शेख अजारी 

२४. कहा जाता है जिस स्थान पर वीदर नगर वसाया गया था वहाँ 
प्राचीन कोल में विंदर्म नगर था, जो राजा नल तथा दमयन्ती की कथा 
से सवंधित है और जिसका महाभारत में वर्णन आया है। 
' * स्मिथ महोदय का यह कथन कि अहमदशाह ने बीदर को राजघानी 
बनाया, सदिग्ध है। यह - सत्य है कि अहमदशाह बहुघा वीदर में निवास 
करता था, क्योकि यहाँ की जलवायू बहुत स्वास्थ्यकर थी, परन्तु द्वितीय 
अनाउद्दीन के समय से पूर्व वोदर वहमनी राज्य की राजघानी न बना। 
मै डोज टेलर महोदय ने सी, जितका स्मिथ ने उद्धरण दिया है, यही बात लिखी 
है ! वीदर के वर्णव के लिए देखिए--मेनुअल, पू० १६६-७० ) 

२६. माहिम द्वीप उस स्थान पर था, जहाँ आ्राज बम्बई का ठापू है । इण्डिए 
एण्टि० रेछ। ईैष्दद, पृ० २१३।॥ 





साम्राज्य का विघटन ३७७ 


को ७,००,००० दविखनी टके पुरस्कार के रूप मे प्रदान किये थे तथा उसके 
आने-जाने के व्यय के लिए २५,००० टके और दिए थे ।*६ 

द्वितीय भ्रलाउद्दीन--अ्रहमदशाह के पश्चात्‌ उसका ज्येप्ठ पुत्र द्वितीय अला- 
उद्दीत के नाम से सिहासनारूढ़ हुआ । आशा की जाती थी कि उसका शासम- 

* काल अत्यन्त समद्धिपूर्ण रहेगा। प्रारम्मिक दर्षो में उसने एक अच्छे शासक 

के समान राज-कार्य चलाया, परम्तु वाद मे वह सुख-मोगों तथा विपय- 
बासनाझो की तृप्ति मे समय बिताने रूग्रा। 

उस समय की प्रया के विपरीत उसते अपने माई मुहम्मद के श्रति 
सद्व्यवहार रखा, परन्तु मुहम्मद ने उसकी स्नैहपूर्ण उदारता को मुला दिया। 
कुछ दुष्ट-प्रकति के लोगो के मडकाने पर उसमे विद्रोह कर दिया भौर 
सुलतान का विरोध करने के लिए विजयनगर के राय की सहायता से 
सेना एकत्र कर ली । उसने रायचूर दोझआाब, बीजापुर तथा श्रन्य प्रदेशों पर 
अधिकार कर लिया । उसकी इस उद्ृण्डता से विवश होकर सूलतान को 
उसका दमन करने के लिए प्रयाण करना पड़ा और विपक्षी दलो की युद्ध- 
क्षेत्र में मुठमेड हुई। भीपण नर-सहार के पश्चात्‌ विजय सुलतान के हाथ 
लगी भर मुहम्मद तथा उसके सहयोगी भाग गये । परन्तु जब इस 
मेड राजपुत्र ने क्षमान्याचना की तो मुहम्मद ने उसको तत्काल क्षमा 
प्रदान कर दी झौर अत्यन्त उदारतापूर्वक रायचूर का प्रदेश जागीर के 
रूप में दे दिया | इस प्रकार के समझौते के उपरान्त इस राज-पुत्र ने फिर कभी 
उपद्रब न किया श्र मृत्युपर्यत अपने भाई तथा शासक के प्रति निष्ठापुर्ण 
बना रहा । 

१४३६ ई० में सुलतात ने कोकण प्रदेश को, जो समुद्र तथा घाटो के 
बीच की पढ्दी है, विजय करने के लिए सेना भेजी। यह अभियान सफल 
रहा और लोनेखेड के हिंदू राजा मे सूलतान को अपनी पुत्री व्याहुकर वहमनी 
बंश के साथ संबध स्थापित कर लिया। हरम” में एक हिंदू राजपुप्री का 
प्रवेश बेगम को इतना खला कि उसने अपने पिता खान्देश के शासक नम्तीर 
खाँ से उसको इस निरादर एवं झपमान से बचाने के लिए प्रार्थना की .। 
नसीर या ने गुजरात वेः शासक भ्रहमद शाह की सहायता से अपने दामाद 
पर झाकुमण कर दिया, परन्तु उसको पूर्णतः परारत होना पड़ा । 

५ २६- इस कथि की मृत्यु खुरासान में अस्फरायित नामक रथान मे द९ 
वर्ष की बृद्धावस्था में हुई । 

दृण्डि० एप्टि०, २८, १८६६, पृ० २१६३ 


जज मध्ययुग का इतिहास 


परन्तु विजयनगर के राय के साथ अलाउद्दीन की वंश-परम्परागत शत्रुता 
थी। १४४२ ई० के लगभग देवराय ने अपने प्रमुख अमात्यों तथा सरदारों 
की एक सभा झामत्रित की और उनके साथ मुसलमानों की विजय के कारणों 
की विवेचना की गई । ज्ञात हुआ कि मुसलमानों की दिजय के दो कारण 
हैं--मुसलमान पअरश्वारोही-सेना को उत्कृष्टता तथा घनविद्या भें उनकी प्रवीणता। 
परिस्थिति के इस विवेचन से राय को मुसलमानों के प्रति अपने व्यवहार मे 
परिवतेत करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। श्रव उसने मुसलमानों को राज्य 
की सेवा में नियुक्त करना भारम्म कर दिया, उनको जागीरें दी भ्रौर उनके 
लिए नगर में एक मस्जिद बनवा दी । वहमनी राज्य पर अ्रकारण आक्रमण 
कर देवराय ने युद्धाग्त भड़का दी” और विपक्षी सेनाएँ शीघ्र युद्धक्षेत्र मे 
उतर पड़ी । अनेक लड़ाइयाँ लड़ी गई, जिनमें कभी हिंत्रु सेना तथा कभी 
मुसलमान सेना की विजम होती रही और युद्ध का कोई निश्चित परिणाम 
ने निकल पाया । 

कुछ मास्त के घेरे के पश्चात्‌ दोनों पक्षों में संधि हो गई आर देवराय ने 
संधि की शर्तों के अनुसार कर देना स्वीकार कर लिया ।४ सुल्तान की युद्ध 
नीति सफल रही, परन्तु डब्खिती म्सलमानों, जो भ्रधिकांश सुत्नी थे तथा शिया 
सम्प्रदाय के श्रतुयायी विदेशी अ्रव, तुर्क, फारसवासी तथा मुगतों के 


२७. यह फरिश्ता का कथन है। 

अब्दुरंज्जाक का कहता है कि भ्लाउद्दीन ने यह सुनकर कि राय उसको 
मारने का प्रयत्न कर रहा है, राय से कर की माँग को। राम ने इस माँग 
का तिरस्कार कर दिया और युद्ध की तैयारी कर ली॥ सीवेल १० ७५। 

बुरहान-ए-मासिर' के लेखक ने भी फरिश्ता के कथन का समर्थन किया 
है। वह लिखता है कि मुहम्मद खाँ के विद्रोह से लाम उठाकर काफिरो 
में इस्लामी राज्य पर झाक्रमण कर दिया और मुद्गल के दुर्ग पर प्रधिकार 
कर तिंया ) इससे सुल्तान को राय के विएुद्ध प्रयाण करना पड़ा। इंण्डि० 
एप्टिण २८, १८६६, पृ० रे३े८) 

२८. बुरहान-ए-माप्तिर' के लेखक ने तथा फरिश्ता ने दोनों पक्षों की 
किसी निश्चयात्मक लड़ाई का उल्लेख नहीं किया है। बुरहात के लेसक ने 
लिखा है कि घेरे के कूछ दिनों वाद हिंदुओं ने सधि की याचना की। परन्तु 
,फरिए्ता ने लिफा है--और अनेक बातों में फरिश्ता की सूचनाएं क्‍ग्रविक 
प्रामाणिक हैं--कि जब दो मुसलमान पदाधिकारी हिंदुओं के हाथ पड़ गये, 
तो युल्तान ने राय को धमकी दी कि वह १/००/००० हिंदुप्तों को मारकर 
इनके वध का प्रतिशोध लेगा। इससे झातंकित होकर राय संधि के लिए 


तैयार ही गया। है 
इण्डि० एण्टि०, २८,१८६९,प०२३८ | फरिश्ता-_लसनऊ संस्क०, पृ० २३३॥। 


साम्राज्य का विधटन ३७ 


पारस्परिक विद्वेप से राज्य की आन्तरिक व्यवरथा को बहुत क्षति उठानी 
पडी" इस विह्वेप ने एक नृशंस कृत्य को जन्म दिया । १४५४ ई० में खह्फ 
हसन मलिक-उल-तुज्जर को कौकण के एक हिंदू सर॒दार के हाथों करारी 
हार खानी पड़ी । हसन के बचे हुए संनिकों ने अपनी जान वचाने के विचार से 
चकन" का रास्ता पकड़ा, परन्तु दविखनी अमीरो ने सुलतान के कान भरे 
कि हसन राज-द्रीह करना चाहता है और इम श्रमीरो ने हसन तथा उसके दल 
को समाप्त करने की आ्राज्ञा प्राप्त कर ली । दविखनी वजीर चकन के समीप 
पहुँच गये झौर वनावटी उदारता दिखाकर इन शंका-रहित विदेशी मुसल- 
मानों के विश्वास-पात्र बन गये इन अमीरो ने उनको एक सहमोज में 
लिमध्रित किया और “श्रत्याचार की तलवार तथा विनाश के शर्बत से उनका 
स्वागत किया, जिसके परिणामस्वरूप १२०० अभिजात सेय्यद तथा सात 
वर्ष से १७ वर्ष तक की श्रवस्था के अन्य १,००० विदेशियों को तलवार के 
धाट उतरना पड़ा । 
२६. यह विदेशी कौन थे? 
दक्षिण में सबसे पहिले अ्ररव लोग झाये, जो सातवी, झ्राठवी तथा नवी 
शताब्दी में गुजरात के तटबर्ती प्रदेशो को जीतने के लिए श्ाये थे । उनके बाद 
पारसी भ्राये तथा नवी, दसवी शताब्दी भे अनेक व्यापारी समुद्र तटवर्ती नगरों 
में झ्ाकर बसे | गुजरात में अनहिलवाड़ के राजपूत राजाओो ने इन झगतुकों 
को प्रोत्साहित किया, ग्यारहव्री तथा बारहवी शताब्दी में तुक लोग दक्षिण में 
आगे । 
तेरहवी शताब्दी से मुसलमान शरणार्थी, व्यापारी तथा दास विदेशों से दक्षिण 
में भ्राते रहे | गुजरात में ऐसे अनेक विदेशी वस गये थे। देखिए सर डेनीसन 
रॉस कृत 'अरेबिक हिस्ट्री आब गुजरात जि० २ की मूमिका पृ० ३१-३२। 
३०. चकन पूना से १८ मील उत्तर की ओर एक छोटा दुर्ग है। 
इसके चारों ओर ३० फीट चौडी तथा १५ फीट गहरी एक खाई है' परल्तु 
केवल उत्तर की और ही इसमें पानी रहता है। यह भोरघाट दर्र से केवल 
३१ मौल पूर्व की भोर है भोर भ्रहमदतगर से कॉकेण के समीपतम मांग 
पर स्थित है। 
रे ुरहान-ए-मासिर' के अ्रनुसार उल्फ तथा भ्रन्य अनेक धामिक 
पुरुष हिंुग्रों के साथ युद्ध में भारे गये थे, भौर केवल युद्ध से बचे लोग ही चकन 
नगर की ओर गये थे फरिश्ता का वर्णन इससे भिन्न है। वह लिखता 
है कि सल्फ पन्य संय्यदों एवं विदेशी श्रमीरों के साथ दविसनियों द्वारा 
चकन के दुगगे में मारा गया था । 
इण्डि० ऐप्टि० २८, १८६६, पु० २३६-२४० | 
फरिश्ता--लखनऊ संरक० पु० ३३५। 


इेच० मच्ययुग का इतिहास 


उतयात एवं मर्यंद्यार की सूझंस लौलागों से पूर्ण अलाउद्दीन का 
जीवन १४५७ ई० में समाप्त हुआ । बुरहान-ए-मासिर' के लेसक में, जिमके 
वर्णन की फरिश्ता के वर्णन से पुष्दि हो जाती है, लिखा है कि यद्यपि 
यह सुलतान आमोद-अप्ोदों में समय बिताता था, परन्तु प्रजा के हितों का 
भी ध्यान रखता था। उसने मस्जिदें बनवाई, सार्वजनिक ब्रिद्यालय तथा 
अन्य हिंतकारिणी संस्थाएँ स्थापित की, जिनमे सबते प्रसिद्ध बीदर का 
चिकित्सालथ था; यहाँ निर्यतों की चिकित्सा के लिए योग्य चिकित्सक 
नियक्‍त किये गये थे । उसके राज्य में मादक पदार्थों का निषेध क्रिया गया 
था और जो इस निपेब को अवहेलना करता था उसके गले में शीशा गलाकर 
डाला जाता था | डाकुओं तथा आवारा लोगों का कठोरतापूर्वके दमत किया 
गया श्र जनता में किमी उपयोगी व्यवसाय हारा जीविकोपार्जन करने की 
भावना को प्रोत्साहन दिया गया। यद्यपि सुलतान की घामिक अ्रवृत्तियाँ 
बढ़त प्रवल्ल न थी, परम्छु उसने 'दीन' का प्रालन कठोरतापूर्वक करवाया और 
पुलिस विभाग के श्रध्यक्षों को श्राज्ा दी कि वह लोगों को इस्लाम के विधिं- 
जिधानों की शिक्षा दें और उनको समभाएँ कि कौन कौन कार्य विधि-विहिंत 
है श्रौर कौन विधि-विरुद्ध हैं 

हुमायूं--अला/उद्दीन के पश्चात्‌ उसका ज्येष्ठ पुत्र हुमायूं अपने छोटे भाई 
हसन को जिसको राज्य के कुछ झमीरी एवं मन्त्रियों ने राजगद्दी पर बैठा 
दिया था, सुगमतापूर्वक गद्दी से हटाकर स्वयं शासक बना । निर्देयता ह। वह 
पूरा दैत्य था और उसके क्रूर कर्मो को देखकर नीरो एवं कालीमूला का 
स्मरण हो जाता है। कहा जाता है कि एकबार कुछ कैदियों के भाग मिकलने 
पर उसने इतनी जोर से अपने झोठ काटे कि उनसे रक्त बहने लगा और 
उसने नगर के २००० रक्षकों का अमानुपिक ढय से वध करवा दिया 
क्धोकि वहू इत बदियों की पूरी-यूरी नियरानी न रख सके थे। उसकी 
बिद्वत्ता, वावपदुता एवं व्‌द्धिमत्ता के प्रशसक मुसलमान इतिहासकार ने 
लिखा है इतनी व्यक्तिगत विशेषताओं एवं थ्रान्तरिक तथा बाह्य निपुणताओो से 
सम्पन्न होने पर भी वह उग्र प्रकृति का तथा रक्त वहानेवाला था; जो किसी 
अपराध के दोषी के प्रति थोड़ी भी दया न दिखाता था और अत्यन्त चुच्छ 
अपराधों के लिए मुसलमानों का रक्त निर्मयतापूर्वक बहता था।”” बरन्तु 
इस हृदथहीन शासक का सौमाग्य था कि उम्को नज्मुद्दीन महमूद विन मुहम्मद 
गावान गली के रूप में, जो इतिहास में महमूद गाबान के नाम से प्रसिद् 

३२. बुरहान-ए-मासिर--इण्डि० एँष्टि० २८, १८६६, पृ० र४३। 


साम्राज्य का विघटन केप१ 


है, एक ऐसा मत्री मिल गया जो जीवन के अंतिम क्षण तक झनन्य मकितिं- 
आज से राज्य की सेवा करता रहा ।' उसकी नीति-निपुणता का ही परिषाम 
था कि बहमनी राज्य को विदेशी शनुओं से लड़ने के लिए सहयोगी प्राप्त" हो 
सके और आन्तरिक उपद्रव दवाये जा सके । हुमायूं के शासन-काल की, ध्यान 
आकपित करनेवाली घटनाएँ न तो उसके विदेशी युद्ध हैं और न शोमन-मुबारं 
ही, वरन्‌ नृश्सता के वे अधम कृत्य हैं जिनको उसने बर्बरों-जैमी निर्दयता 
के साथ सम्पन्न किया था। जब वह तेलंगाना में था उस समय राजवानी में एक 
पइ्यन्त्र रचा गया, जिसके परिणामस्वरूप उसके भाई हसन तया याहिया 


सुलवान छे करन 


बदीगृह से मुक्त हो गये । इस घटना का समाचार पाकर सुनवान के 
की सीमा न रही। उसने हसत खाँ तथा दूसरे बंदी मिर्जा हवीब उल्त्य 
का पीछा करने के लिए, जो बीजापुर की ओर माय गये थे, एक स्नपा 
भेजी। बीजापुर के प्राताध्यक्ष सिराज्खाँ ने भागे हुए शजउत्र बा स्थास्टट 
किया श्रौर उसको सुरक्षा का आश्वासन दिया, परलु रात में विम्बानअम्ट 
कर सिराज ने उनके घोड़ों तथा सामान पर अविह्यर कं सिएा: ओर द्द करी 
बदी बना लिया। हसन ने त्राण की प्रार्यता दो झओद स्कर को दर्घत: 
सिराज की दया पर छोड़ दिया, परन्तु हवीदुत्ा प्रद अन्तिम 

असर न हुआ झ्रौर उसने आत्ममम्पय झ्े टूदयु कर झदिवा अच्छा समम्या ॥ 

















लाया गया। सुलतात ने अपने इन्‍्लुझ 
के सामने डलवा दिया जो उतने रू 
राज-पुत्र को मुबत करने 


अथवा उबलते तेल के 
सीमा का अतिक्रमण इद 





३८० मब्ययुग झा इनिदास 


५5 या से सेस्मेहार की सूशम सीसाओं से पूर्ण झलाउद्दीन का 
जीवन १४४५७ ई० में समाप्त हुप्ा । बुरहान-नमरामिर' के लेखक से, जिसके 
वर्णन की फरिश्ता के वर्णन में पुष्टि हो जाती है, लिया है कि यथति 
यह युलताल प्रामोदअमोदों मे समय बिताता था, परन्‍्तु प्रजा के हितों का 
मे शान रसरा बा। उसने भम्विदेंबनवा्ड, मायजनिक विद्यालय तथा 
अब्य दिवकारिणी संस्थाएं दुयापित की, जिनमें सबसे प्र/सिद्ध बीदर का 
चिकित्सालय या; यहाँ निर्धनों को चिकित्ता के लिए योग्य चिकित्यझ 
नियूकत फिये गये थे । उसके राज्य में मादक पदार्थों का निषेध किया गया 
था भौर जो दस निर्येव को अ्रवहेलना करता था उसके गले में शीशा गलाकर 
डाला जाता था। डाउुय्रों तथा ग्रावारा लोगों का वठ्धोरतापूर्वक दमन दिया 
गया और जमता में कियी उपयोगी व्यवसाय द्वारा जीविकोपार्नन करते वी 
मावना को प्रोत्माहन दिया ग्रया। ग्रद्परि सुक्रह़्ान की धार्मिक प्रवृत्तियाँ 
बहुत प्रबल ने थी, परन्तु उसने दीन! का पाल कठोरतापूर्वक फस्वाया और 
पुलिय बिमाग के अध्यक्षो को थ्राज्ञा दी कि वह लोगों को इस्लाम के विधि- 
जियातों की िका दें श्लौर उनको समभाएँ कि कौन कौन पार्य विधि-विहिंत 
हैं और कौन विशप्ि-विरुद्ध हैं। 

हुमायूँं---अलाउद्दीव के पश्चात्‌ उसका ज्येप्ठ पुत्र हुमायूं अपने छोटे भाई 
हसन को जिसको राज्य के कुछ भ्मीरों एवं मन्सत्रियों ने राजगढ्दी पर बेढा 
दिया था, सुगमतापुवंक गद्दी से हटाकर स्वयं शासक वना। निर्देयता में वेह 
पूरा दैत्य था और उसके ऋूर कर्मों को देखकर नीरी एवं कासीयूला का 
स्मरण ही जाता है । वहा जाता है कि एकवार कुछ केदियों के भाग निकलने 
पर उसने इतनी जोर से अपने भ्रॉंठ कार्ट कि उनसे रवत बहने लगा भौर 
उसने नगर के २००० रक्षकों का अमानुपिक ढंग से वध करवा दिया 
क्योकि वह इस बंदियों की पूरीन्‍पूरी निगरानी न रख सके थे। उसकी 
विद्वत्ता, वावपदुता एवं बुद्धिमत्ता के प्रशंसक मुसलमान इतिहासकार ने 
लिश्षा है. इतनी व्यक्तिगत विशषताश्रों एवं आन्तारिक तथा बाह्य निपुणताशर से 
सम्पन्न होने वर भी बह उद्र प्रकृति का तथा रक्त बहानेबाला था; जो किसी 
अपराध के दोपी के प्रति थोड़ी भी दया न दिखाता था और भ्रत्यत्तर बुच्छ 
अपराधों के लिए मुसलमानों का रक्त विर्भवतापुर्वक बहाता था एस परन्तु 
इस हृदयहीन शोसक का सौमाग्य था कि उसकी नज्मुद्दीन महमूद विन मुहम्मद 
गावान गिलानी के रूप में, जो इतिहास मे महमूद गावान के नाम से भ्रस्तिद्ध 


३२. बुरहसम-ए-मासिर--इण्डि०. ऐुप्टि० रस १प६६ एृ० रधरे। 


साम्राज्य का विधघटन झ४३ 


पर आक्रमण करते की योजमायें बनाने लगे। सबसे पहले उड़ीसा एवं 
सेलंगाना के राय विशाल सेना लेकर युद्ध-क्षेत्रः में उतरे ! इस सम्मिलित आक्र- 
भण से अ्रविचलित राजमाता ने अ्रपत्री सेना संघटित कर शत्रु को भारी 
क्षति पहुँचाकर पीछे खदेड़ दिया। परन्तु मालवा के महमूद खिलजी के 
आक्रमण की तुलना में यह पश्राक़्रमण कुछ भी न था। महमूद निविरोध 
बीदर के भ्रत्यन्त समीप पहुँच गया । स्वाजा जहाँ तथा महमूद गावान श्राक्रांता 
का प्रतिरोध करने के लिए आगे बढ़े, परन्तु सिलजी की सेना ने दविखनी 
सेना की करारी हार दी और वह घबड़ाकर तितर-वितर हो गई।” तब 
खिलजी बीदर की भ्रोर बढ़ा, उसने नगर पर घेरा डाल दिया और आस-पास 
का प्रदेश नप्ट-भ्रप्ट कर दिया | अमीरो तथा साधारण जनता सभी के मकान 
भूमिसात किये गये और उनकी सर्म्पत्ति लूट ली गई। राजमाता अपने पृत्र 
को लेकर भीमा के तट पर फिरोजाबाद में चली गई और इस घोर सकट 
के समय उसने गुजरात के शासक से सहायता की प्रार्थना की । गुजरात के 
शासक ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की भ्रौर उसकी रक्षा के लिए सर्सन्य प्रयाण 
कर दिया, परन्तु उसके प्रस्थान का समाचार पाकर महमूद खिलजी ने नगर 
का घेरा उठा लिया झौर ब्‌ रहानपुर तथा असीर होते हुए वह श्रपने राज्य की 
श्रोर लौट गया। श्रगले वर्ष (१४६२ ई० में) वह पुनः दौलताबाद होता 
हुआ दविस्नन की ओर चल पड़ा, परन्तु निजामशाह तथा गुजरात के शासक की 
मैत्री ने उसको इतना भयभीत कर दिया कि उसने झाक़मण का विचार त्याग 
दिया झौर अपने राज्य में लौट श्राया । 

युद्धों से छूटूटी पाकर राजमाता श्रपने पुत्र के विवाह की तैयारियाँ करने 
लगी, जो अ्रब तेरह बर्ष का हो चुका था, परन्तु श्रकस्मात्‌ २० जुलाई, १४६३ ई० 
को अपनी स्नेहमयी माता तथा राजसमा को शोकमग्न कर वह इस संसार से 
कुच कर गया। 

तृतीय मुहम्मदशाह--निजामशाह के देहान्त के पश्चात्‌ अमीरो तथा उच्च 
पदाधिकारियों ने उसके भाई मुहम्मदशाह'ँ' को सुलतान मनोनीत किया। 

३४. बुरहान-ए-मासिर' के लेखक ने इस पराजय का उल्लेख नहीं 
किया है। उसने लिखा है कि सेना में अकस्मात्‌ झ्रातंक छा गया झौर वह 
हार खाये बिना ही “गड़रिये से रहित भेड़ों के झुड के समान रेगिस्तान की 
श्रोर माग खड़ी हुई ।” परन्तु यह वर्णन बहमनी राज्य की सम्मान रक्षा के 
विचार से किया ग्रया जान पड़ता है! वाद की घटनाझञो से फरिए्ता के 
वर्णन का समर्थन होता है। इण्डि० एँप्टिग्, २८, १८६६, पु० २७८ । 

 मेतुझल--पू० १७३। . 
३६. बुरहान-ए मासिर' के लेखक तथा फरिश्ता दोनों ने ही इसको 


रेबर मध्ययुग का इतिहास 


हो जाते घे पर पीड़ितों के हृदय से निकलते धुएँ से दिन का प्रकाश शाम 
के धुंचलके जैसा लगता था। उसकी क्रोबाग्नि इतनी प्रतनण्ड थी कि वह 
थत्र एवं जल को जता देती थी; और उसकी उग्रता का दश्षाल दोषी एवं 
निर्योय सभी को एक माव बेचता था। भ्रमीर तथा सरदार जब भौ सुलतान 
से भेंट करने जाते अपने स्त्री-वज्चो से अंतिम वार भेंट कर तथा उत्तराधिकार 
पत्र बनाकर जाते | अधिकाश भ्रमीर, राजकुमार तथा शाप्तक पद के उत्तरा- 
घिकारी तलवार के घाट उतार दिये गये थे ।/”* 
अवदूबर सन्‌ १४६१ ई० में हुमायूं की प्राकृतिक मृत्यु हुई, परन्तु फरिश्ता 
लिखता है कि यह वर्णन भ्रधिक संभव प्रतोत होता है कि उसके परिचारकों ने 
उसको मदिरोन्मत्त दशा में मार दिया। उसकी मृत्यु से चार वर्षों से उम्रके 
अत्याचारों से पीड़ित निरीह प्रजा को चैन मिला | ४ 
निजाम शाह--मृत्यु-शय्या पर पड़े हुये हुमायूं ने मलिक शाह सुक, जिसका 
उपताम ख्वाजा जहाँ था, महमूद गावान तथा राजमाता को, जो पुर्वीय देशों 
की नारियों में अत्यन्त उदाहरणीय स्त्री हुई है, उत्तराधिकार-निर्णेय का कार्य 
सौंपा । इस निर्णायक-समिति ने झाठ वर्ष के बालक निज्ञाम शाह को शासक 
मनोनीत किया झौर उसके वयस्क होने तक राजमाता मखदूमाजहाँ को, जो 
सुलतान फीरोज की पोतन्री थी, राज-काज चलाने का अधिकार दिया। 
महमूद गावाव की सहायता से राजमाता अपने पति द्वारा सताये लोगो के 
दुखों का निवारण: करने के कार्य में जुट गई। उसने स्वेच्छाचारी हुमार्यूँ 
द्वारा बदी बनाये गये निर्दोष व्यवितयों को मुवत कर दिया और जिन कमें 
चारियों की अ्रकारण पद-च्युत किया गया था, उतको पुन: उनके पूर्व-पदों पर 
नियुक्त किया। 
इस नवीन शासन ने पर्याप्त शवितमत्ता का परिचय दिया परन्तु एक स्त्री 
की शासन चलाने को योग्यता के प्रति अविश्वस्त विदेशी राज्य बहमनी राज्य 
३४, कवि नजीर ने इस अत्याचारी की मृत्यु से जनता के हर्ष को निम्न 
पद्मों में प्रकट किया है-- 
“हुमामूँ शाह दुतिया से चल बसा है 
प्रभु स्वेशक्तिमान्‌ ! कसा वरदान थी यह हुमायूँ की मृत्यु ! 
खसकी मृत्यु के दिन संसार आनंदमस्त हो उठा था 
झतः उसकी मृत्यु-तिथि दुनिया की खुशी” प्रदान करती है। 
दुनिया की खूजी' के लिए फारसी शब्द 'जौक-ए-जहान” है। इस यद के 
अक्षरों की संख्या जाइने से झ३५ हि० सन्‌ (१४६०-६१ ६०) आता है। यही 
उसकी समुत्यु-तिथि हैत इण्डि० एप्टिण, २८, १८९६६ प्‌० २४७ की ट्प्पिणी 
रां० ८ में जो इनका जोड़ ५८६ लिखा है वह छापे की मूल है । 


साम्राज्य का विघटन श्घ३ 


पर झ्राक़मण करते की योजनायें बनाने लगे। सबसे पहले उड़ीसा एवं 
तेलंगाना के राय विशाल सेना लेकर युद्धक्षेत्र में उतरे | इस सम्मिलित आक्र- 
सण से अविचलित राजमाता ने अपनी सेना संघदित कर शत्रु को भारी 
क्षति पहुँंचाकर पीछे खदेड़ दिया। परन्तु मालवा के महमूद खिलजी के 
आक्रमण की छुलना में यह आश्राक्रमण कुछ भी न था। महमूद निविरोध 
बीदर के अत्यन्त समीप पहुँच गया | स्वाजा जहाँ तथा महमूद गावान श्राक्रांता 
का प्रतिरोध करने के लिए आगे चढ़े, परन्तु खिलजी की सेना ने दविसिनी 
सेना को करारी हार दी भर वह घबडाकर तितर-बितर हो गई।* तब 
खिलजी बीदर की शोर बढ़ा, उसने नगर पर घेरा डाल दिया और आस-पास 
का प्रदेश नष्ट-अप्ट कर दिया । भ्रमीरी तथा साधारण जनता सभी के मकान 
मूमिसात किये गये और उनकी सम्पत्ति लूट ली गई। राजमाता अपने पुत्र 
को लेकर भीमा के तट पर फिरोजाबाद में चली गई और इस घोर सकट 
के समय उसने गुजरात के शासक से सहामता की प्रार्थना की । गुजरात के 
शासक ने उसकी प्रार्थेना स्वीकार की और उसकी रक्षा के लिए सर्सन्य प्रयाण 
कर दिया, परन्तु उसके प्रस्थान का समाचार पाकर महमूद खिलजी ने नगर 
का घेरा उठा लिया और ब्रहानपुर तथा असीर होते हुए वह श्रपने राज्य की 
श्रोर लौट गया। श्रगले वर्ष (१४६२ ई० मे) वह पुमः दोलतावाद होता 
हुआ दक्खिन की झोर चल पड़ा, परन्तु निजामशाह तथा गुजरात के शासक की 
मैत्री ने उसको इतना मयभीत कर दिया कि उसने आक्रमण का विचार त्याग 
दिया और अपने राज्य में लौट भाया । 

युद्धों से छूटूटी पाकर राजमाता अपने पुन्न के विवाह की तैयारियाँ करने 
लगी, जो भ्रव तेरह वर्ष का हो चुका था, परन्तु श्रकस्मात्‌ २० जुलाई, १४६३ ई० 
को अपनी स्तेहमगी माता तथा राजसमा को शोकमग्न कर वह इस संसार से 
कूच कर गया। 

तृतीय मुहस्मदशाह--निजामशाह के देहान्त के पश्चात्‌ अमीरो तथा उच्च 
प्रदाधिकारियों ने उसके भाई मुहम्भदशाह'" को सुलतात मतोतीत किया। 

३५. बुरहान-ए-मासिर' के लेखक ने इस पराजय का उल्लेख नहीं 
किया है। उसने लिखा है कि सेना मे अकस्मात्‌ श्रातंक छा गया और वह 
हार खाये विना ही “गड़रिये से रहित भेड़ों के कूड के समान रेगिस्तान की 
झोर भाग खड़ी हुई।” परन्तु यह वर्णन बहमनी राज्य की सम्मान रक्षा के 
विचार से किया गया जान पड़ता है। बाद की घटनाओं से फरिश्ता के 
वर्णन का समर्थन होता है ॥ इण्डि० ऐण्टि०ण, ९८, १८६६, प० २७५८। 

- भेनुअल-पु० १७३ । . है 
३६. बुरहान-ए मासिर' के लेखक तथा फरिश्ता दोनों मे ही इसको 


0 मध्ययुग का इतिहास 


मुहम्मद अल्पवयस्क था; अतः उसकी माता और ख्वाजाजहाँ, जो शासत-तेंत्र 
का प्रमूख नियंता था, राजकाज चद्धाने लगे। परन्तु ख्वाजा अपने पद का 
दुरुपयोग करने लगा और उसने राज-कोप से बहुत-सा घन हड़प कर लिया। 
अत. राजमाता ने, जिसको रुवाजा ने महत्वहीन-सा बना दिया था, इससे 
छूटकारा पाने का निश्चय कर लिया । सुलतान ने खुले दरवार मे स्वोजा के कार्यो 
की।ननन्‍दा की और दरबार के एक अमीर द्वारा उसका वध करवा दिया । रवाजा 
का रिक्त पद भहमूद गावान को सौपा गया, जो अब ख्वाजाजहाँ कौ उपाधि 
पाकर राज्य का सर्वप्रधान पदाधिकारी बन गया । यद्येपि इस नये मंत्री को 
अधिकार अभ्षीम थे, परन्तु उसने सर्देव अधिकारों के उपयोग में सावधोती 
से काम लिया और ऐसी अदूट लगन के साथ जेसी बहमनी राज्य के इतिहास में 
अन्यत्र कही न दिखाई दी, वह राज्य की सेवा में जुट गया। उसने लडाइयाँ 
लड़ी, देश विजय किये और “वहमनी राज्य की सीमा का अ्रमूतपूर्व विस्तार 
किया ।” चौदह्‌ वर्ष की अवस्था में प्रवेश करने पर सुलतान का विवाह किया 
गया और राजमाता ने राज्य के कार्यो से भ्रवकाश ग्रहण किया, परन्तु तेब 
मी शासन-प्रबन्ध में उसका अत्यधिक प्रभाव रहा। 

तने पूर्वतामों शासकों के समान मुहम्मद 'ने भी 'काफिरो' के विशद्ध 
/जिहाद' करने की ठानी और ख्वाजाजहाँ कों कोकण के हिन्दू सरदारों के 
विरुद्ध भेजा । ख्वाजाजहाँ ने अनेक दुर्ग हस्तगत कर लिए और जब वह 
सोमेश्बर दुर्गे की ओर बढा तो स्थानीय राय ने भयत्रस्त होकर सम्धि की 
प्रार्थना की और खलता (वर्तमान बीसलगढ) का दुर्ग उसके दूतों के हाथ 
सौप दिया । लूट का अ्रपार घन लेकर ख्वाजा जहाँ राजधानी में लौट शाया) 
सुजवान ने प्रश्तन्न होकर उप्तको उपाधियाँ प्रदान की और उसकी दरबार के 
अमीरों में प्रमुख चना दिया | इसके पश्चात्‌ अनेक अभियान किये गये, जिनमे 
विजय एवं सम्पत्ति दोनों व्राप्त हुईं * 

१४७४ ई० में दक्सिन में घोर दु्भिक्ष पड़ा, जो बीजापुर के दु्िक्ष 
के नाभ से प्रत्तिद है । अनेक जिले इसकी लपेट में आये और इसके कारण 
जनता को झपार कप्ट सहने पड़े । ४ अज 
ड्ितिय मुहम्भद शाह लिखा है, परन्तु यह मूल है । इससे पहले मुहम्मद नाम 
के दो शासक हो च्‌ के थे, झतः यह इस नाम का तीमरा शासक था। इस परिच्छद 
के ग्रन्त में बहमनी सुलतानों को वगावली देसिए। 

ब७, एक अमियवान उड़ीसा के राजा पर किया गया जिसको कर दम के 
लिए बाध्य किया गया तथा दूसरा राय नर्रतह पर जिसने ७,००,००० घदाति 
एय ५०० हृवियों को मेता लेकर सामता क्रिया परन्तु अन्ततः परास्त हुप्रा 
दृप्डि० एुण्टि०ण, २८७, १८६६, पृ० रझ८ 4 


साम्राज्य का विघटन श्घ५ 


बीदर में एयनेसियम मिक्ितिन का श्रागमन--सन्‌ १४७० ई० मे 
एयमेसियन नितिन नामक एक रूसी व्यापारी बीदर में आया। उसने इत्त 
देश, यहाँ के शासन-प्रवन्ध तथा जन-जीवन के विषय में निम्नलिखित बातें 
लिखी हैं-- 

सुलतान--'सुलतान छोटे कद का, बीस वर्ष की वय का, अमीरो का 
बशवर्ती पुरुष है । खुरासानी लोग देश का शासत करते हैँ और युद्धो के भ्रवसर 
पर राज्य की क्षेवा करते है। मलिक तूची नाम का एक खुरासानी सामंत 
(बोयर) है जिसके भ्धिकार में २,००,००० सैनिक हैं, मलिक खाँ १,००००० 
सैनिक रखता है, सरात खाँ २०,००० और अन्य अनेक खान है जिनके पास 
१०,००० , सशस्त्र लोग है।” 

अ्रमीर--/सुलतान प्रपनी निजी सेना के ३,००,००० लोगों के साथ 
बाहर निकलता है | देश लोगो से बहुत मश है; परल्‍्तु देहात के लोगों की 
दशा शोचनीय है, जब क्रि भ्रमीर अत्यधिक धन-सम्पन्न और विलास-प्रिय 
हैं । उनका यह स्वभाव है कि वह चाँदी के श्रासनो पर बाहर निकलते है, ५० 
स्वर्णालेंक्ृत घोड़े उनकी सवारी के श्रागे, तथा ३०० अश्रश्वारोही, ५०० 
पदाति, दुन्दुभिधारी तथा १० मसालवालें और १० गायक पीछे चलते है ।” 

घुलतान के भ्राखट--सुलतान श्रपती माता तथा बेगम को साथ लेकर 
श्राखेट के लिए जाता है; उसके साथ १०,००० ग्रश्वारोही, ५०,००० पदाति, 
स्वर्ण-खचित बस्त्रों से सजे २०० हाथी और आगे-आगे १०० शभ्रश्वारोही, 
१०० नाचनेबाले सुनहले वस्त्रों से सजे ३०० साधारण घोड़े, १०० बंदर 
तथा १०० रखेल--यह्‌ सब विंदेशी होती है--चलती है ।” 5 

सुलतान का प्रासदद--सुलतान के प्रासाद मे सात भ्रवेश द्वार है भौर 
प्रत्येक द्वार पर १०० रक्षक तथा १०० मुसलमान लेखक जो प्रत्येक आने-जाने- 
वाले का नाम लिख सेते हैं, बैठे रहते हैं । विदेशियों को नगर-प्रवेश की आज्ञा 
नहीं है । यह प्रासाद अदभुत है; इसमे प्रत्येक वस्तु पर मक्‍काशी अथवा सोने 
का काम किया हुआ्ना हैं और छोटे से छोटा पत्थर भी आश्चर्यजनक रूप 
से काटा हुआ तथा स्वर्णमंडित है। इस भवन में अ्रनेक न्‍्यायाधिकरण हैं। 

१,००० क्वबचथारी एवं मसाल लिए हुए कोतवाल सारी रात बीदर मगर में 

पहरा देते है ।/” है 


काचची पर घावा--परन्तु इस सुलतान का सबसे प्रसिद्ध घावा काञ्ची 
अथवा काह्जीवरम्‌ पर हुआ । यह आक्रमण विजयतगर के राय नरसिंह के 
विरुद्ध युद्ध करते समय किया गया था। काज्ची हिन्दुओं का तीर्थनस्थान था 
फा० २५ 


इघछस मध्यम ।क्ा ।इत्तिहाप्त 


और वहाँ श्रतेक' देवालय-मेःजो:“उस कालीकै)ब्राशनरप्)ओे/;मौर/प्त फोपो, 
रलों ऐवंप्बहुमूल्य' मोतियों तथा असंख्य सुन्दर क़लाओं+सेसपैस्पिणे प्रो।गीतिगर 
।+सुलैतान ने कोंडापल्ली में डेस हल दिया; मिजामुलमुत्क खेहरीस्तवाँ 
यूसुर्फ खाँ तुर्क को साथ लेकर वह बलपूर्वक आगे बढता हुआ -३४ मौचें/ 
१४८१८,ई० को, काञझची पहुंच ग॒या ।...मंदिर के ;मद्रर से हिन्दुओं न्दुओं, 
मथूमब्विखप़ो कि ससतृत़ वाहुर निकुल पड़े और देवालय की रक्षा के लि ही. 
परछाल इख़कर,पुद्ध करने लगे. पर्तुउतका,पत्पाह कु; मी काम, 2 
ब्मोक्रि, छुलतान ४) गे हे शिशाएों ही बन नई सामग्री, प्राप्त हो गई, 
थी भवल पझाक़र कर ह ॥! (घ७ ६, फनी 
अपरिमित सर्म्पा के लेखके के करना 


नुसार "तगर को तथा इसके मन्दिरों को जमीन से मिला, दिया श्रौर बफ़' 
रस निशा मिट देय (एव गर्ग ई फ्िसे गीला कक --3हिए 


/7 धहेविश्वास करा लेनों कठिन हैं कि मुसलमानों नेकाऊंडी केसब/मदिरोंठ 
की ध्वस्त कर दिया, क्योंकि श्राजा भी पउस काल के कुछ भव्यारदेवालंय वहाँः 
विर्धमानि| हैं गे रिदिसपाप्रसंग' मेंनफरिश्ता/का वर्शनरीजों घुद्हान-एन्‍्मासिह: हि) 
वर्णन' जैसॉ्रतिशमोवितपूर्ण नही।है,/थधिकः विश्वसनी मै:-हैट। का फयर्गीणए 

[शॉसिन-अबन्धे-स्महमूद०शावाक्पशासन-प्रवाध मे भ्रक्मत्त कुशत्) धा5। हपेकेए 
राज्य, के खेनिक विज्ञागा को आावज़िव- किया -क्लौर हीरो कीमती हुई 
शक्ति एव अधिकारों हो ज्लोकते के, उद्देश्य के छत, सेना का निया तश गया, 
सुल्तान हाल कोष कि सस मे हो: बल, छत डविखजियोँ जाओ; 





कह आइबलाह ली कर, हे की कह 
पारस्परिक कलह बहुत डूघदा था; डे हिमूद मर बान- को के # अप 


वुषवास पूर्णतया प्राप्त रा । अत वह अपनी सुधार कीं जनों को सर्फल 
बना सका । राज्य का कोई भी विभाग उसकी दृष्टि से दूर ने रह पोया। 


उसने अर्थव्यवस्था की शासन सब्र मे "सुधार: किये सा्जनिर्क शिक्षा की 
तहत किया और भमिकर को न्याय-सेगत एव 'सं्वके लिए संमीनि घने 
४ गांवों की सूमि की नोप-जोख कुरई।' अप्टोचार सेमीप्त किया गया। 





गा 
कै लिए गवापरएवाए गए था वाय ै! पष्याक्ल (६ ४।६ सेना हक /:5 
और झन्सासर्दक घन बसलः खबर ली-गई। | में से। 
कि ॥75 787 | धार 
गुर टन गत लाया और लिन की वणा बरी गा का 
महमूद गावान की हत्यो--गावान की सफलताओं एवं प्रमाव को देखकर 
दविसिती अमीर ईर्पो से जलने लगे, और उन्होंने उसके प्राण लेने की कुक 
स्था उन्होंने मंत्री की मोहरा सखनवैवाल को झपती-भोणा मिला लिया-झौर 


एक कोरे कार्गेज देर मंत्री की मोहर/लगवा ली।।इस वमगजपर उन्होने सतत 
को और से विज॑यंनगरः के रपिस्तरसिहाके लिए छुछी ऐसी/प्वातें-लिख़) दी जी 


हज गाया 





साम्राज्य का विपरलत ्हछः 


बहुमुनी.राज़्य के लिए द्ोहपूर्ण थी । इसके बाद यह कागजु-सुलत॒एत के सामतैफरखाज़ 
गया |. ख्वाजा के शत्रु सुलतात के।कान,मरते आ हहे, थे । यहसत्र देखकड़ातो: 
उसके क्रोध की कोई सीमा-न रही । उसने ख्वाजागको-अपते,तिज़ी कक्ष-मे।|बुलाया+ 
और इस जाली पत्र कीः झुछ भी जाँचन कर शराब" के. नशे. मेः दवाजा करा 
तत्वाल वध कर देनेःकी आज्ञा देंदी। ख्वाजाः्ने अपनी निर्दोषिताःकीःपुकार्रः 
की परन्तु सुलेतान नें इस पर “भी ध्यान मे दिया। इस प्रकार) ५/अप्रेल' सन्‌ 
एृश६९ ई० को इस-संस्श्लांते मंत्री की, जिसने अनेक विजयों से 'तथा अनेकों 

धारों मे बरहमनी रोज्य की शीक्त बेढाई थी, जह्लांद के हाथों हत्या 'हुंओ 
बोद में सुल्तान को ज्ञात हो गये कि सवाजा के शत्रुओं में उसके साथ चाल लैलीः 
थीं, परन्तु स्वाजा के वेघ से सुलतीन' को तंथी राज्य छो' जो क्षति उठानी' 
पड़ी उसकी, पति न हो सकी। साश्वयेजनक शी्नता से राज्य' में प्रव्यवस्थी, 
पंलने लगी और दु. एवं. पश्चात 








'चात्ताप से संतर्प्त सुलंतीन अपने राज्य की 
' शिकार बनाकर १२ महीने वाद ही सर्सीर से के 
है कप आशय हादसे ।॥ फिपररि कण कग क कं 
३ गोवा, शा चर पर ३ पके जई थस्थियो-+- अधाकी्ि पु कष्ट प्ः 
नीतियों में महमूद, गावान बहुत उच्च कोटि का. अधिकारी हैं? मीदोज दस, 
महँदय ने होक लिखी है कि उसके सॉथ बहमनी रीज्य की एंकसत्रता कहे 
शक्ति भी चल घी)” उमके समस्त जीवेन-कोर्य फो एक शब्द में स्यकसी 
किया था लेकता है भर बह है निप्ठा। बहमेनी वेश की सेवा में उसकी 
हर ्प्त गा: ध्याध्या वाए पके 
हि (राज्य के सीमा-विस्तार में उसकी ् शासन-तत्र 
की निफा 3] अ कि 
मे;उसकी पका 3) उसने राज्य की शवित सु 


_माससत मना जब 
॥002 82720, शो कप मर है फ़ण्ण डक पक्के हम 
























पजिम्नको: देखेक दे रुवा ज़ह 
पहपष्टजावसाजी|है।|: 


भे-चूद मूलतान-ने अपने, 
म्क्ल से धड से अलग. 


कंरदिया 07 क्यार को कर तय +7 कझ पासूर शायरी या .०४ 

# 7फरिश्ता-+सशनऊणए संस्कगएपु० ३श्फार बुरहान-एप्मासिर' फिदृण्दिता 

एण्टि० रे5, १८६६, पू० २६१॥ । हि रेड कीछ एफ विफद 
३६. मेनुअल--पूृ० १७७ ! 4 ०३४ ०7०-ग्गीी 






| मध्ययुग का इतिहास 


चढ़ गया, तब भी घनहीनों की मलाई करना न भूला | सादा जीवन, 
आपत्तिकाल मे साहस एवं दृढ़ता, स्वभाव में उदारता एवं विशाल-हुदयत्ता, 
न्याय एवं उपकार-प्रियता, निरकुश शासन-तत्र में साघारणतया सुलम प्रलोमनों 
के प्रति उपेक्षा, ऐसे समय में जब बड़े लोगों के घोर दुरावारों की ओर से 
लोग आखे मूँद लेते थे उसकी आदशे नैतिकता--यह सब गण उसमें विद्यमान 
थे और सभी मुसलमान इतिहासकारों ने इस बात को एक स्वर से स्वीकार 
किया हैं। परन्तु इन इतिहासकारों, का यह कथन कि महमूद गावान मुसलमानों 
से भिन्न लोगों के बिनाश में अत्यन्त उत्साही था तथा अपने स्वामियों के समान 
ही उग्रता एवं रवत-पिपासुता प्रदर्शिता करता था, सर्वथा स्वीकार्य नही है.। 
अपने गुणों के वल पर ही उसने राज्य में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था 
और मृत्यु-पर्यत इस स्थान पर बना रहा । उसकी आवश्यकताएँ बहुत थोड़ी 
थी; बह एक चटाई पर सोता था और उसका भोजन मिट्टी के पात्रो में बनता 
था। शुक्रवार की रात्रि को वह सादे वस्त्र पहनकर नगर के विभिन्न मुहल्लों 
में निर॑नों एवं झसहायो की सहायता करता हुआ घूमता था । अपने कोप 
को उसने दो भागों में बाँठा था--एक राजकोप जिसमें से वह्‌ उन विशाल 
कार्यालयों का खर्च चलाता था, जो शासन-प्रबन्ध के लिए खोले गये थे श्रौर 
दूसरा व्यक्तिगत कोप जिसमें से वह अनुदान-सम्वन्धी व्यय किया करता था | 
गिलान से वह अपने साथ ४,००० 'लड़ियाँ' लाया था जिनसे वह वाणिज्य 
करता था और इसकी श्राय से वह प्रतिदिन १२ “लडियाँ' अपने निजी व्यय 
के लिए लेता था और शेप धन का आधा भाग दान में व्यय करना तथा आधा 
भाग अपने दूरस्थ संबधियों को मेज देता था | वह बहुत विद्या-व्यसती था झौर 
उसके पास ३,००० पुस्तकों का संग्रह था जो बीदर में उसके विद्यालय” मे 
रखी रहती थी जहाँ वह भ्रपना खाली समय विद्वानों की संगति में बिताता 
था) वह गणित, चिकित्सा-शास्त्र तथा साहित्य में निप्णात था भौर उसमें 
काव्य रचना की अरदुमुत प्रतिमा थी। फरिश्ता ने उसको दो काव्य-्यों 
'सैजत-उस-इन्पाए' तथा 'दीवात-ए-अश्व! की रचना का श्रेय दिया है। इससे 
उसके बृद्धि-वेभव का पता लगता है। यद्यपि ख्वाजा बहुत बिद्वान्‌ एवं सदाचारी 
था परन्तु वह अपने समय की संकुचित कट्टर धारमिकता से ऊपर न॑ उठ सका, 
और उसके घामिक विचार मध्यकाल़ीन घर्मविधिन्नों जैसे ही बने रहे। फिर 
४०. यह विद्यालय इतने सुन्दर ढंग मे बना था कि जान पड़ता था जस 
अमी-ममी बता हो, परन्तु भोरंगजेव के समय में एक बाहूद के घड़ाके से 


इमकी बहुत क्षति हुई थी । 
प्िस्जं--२,१६० ४५१० । 


साम्राज्य का विघटन वददे 


भी, थीदर की राजसमा में होनेवाले क््र-कर्मो, नर-संहारों एवं विलासिताओं 
से दूर जनवा के हित के सम्मुख निजी सुखों की अवहेलना करनेवाले इस मंत्री 
का पवित्र एवं सेंयमित जीवन सचमुच प्रशंसनीय है ! ऐसे महान्‌ एवं कर्मनिष्ठ 
व्यक्ति का क्रूर वध बहमनी साम्राज्य के लिए महान्‌ संकट बन गया और 
इससे उस के पतन को गति प्राप्त हुई । 
बहमनी राज्य का पतन--१४८२ ई० में मुहम्मदशाह का देहान्त हो 
गया और तब उसका १२ वर्ष का पुत्र महमूदशाह सुलतान बना । वयस्क 
होने पर यह सुलतान दुराचारी बत गया और माँडो श्रौर मसखरों वी समति 
में समय विताने लगा । इतिहासकार लिखता है कि “अपने शासक का झनुकरण 
कर प्रजा भी विलासिता को छोड़ अन्य किसी बात में ध्यान न देने लगी। 
सम्मानित संत मदिरापात्रों मे अपने वस्त्रो तक को डुबाने लगे और धर्माचार्य 
विद्यालयों को छोड़कर मदिरालयों में जा बिराज़े और पान-गोप्ठियों का 
समापतित्व ग्रहण करने लगे ।” निस्सन्देह यह्‌ वर्णन अतिशयोक्ितिपूर्ण है परन्तु 
इससे इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि शासक के भ्राचरण का जनता पर 
बुरा प्रभाव पडा। सुलतान स्थिति सेमालने के योग्य म॑ था, श्रतः चारों शोर 
अ्रव्यवस्था फैलने लगी झौर प्रान्तीय शासक स्वतन्व होने लगे। सर्वप्रथम 
बीजापुर में यूसुफ आदिलशाह ने स्वतन्त्रता की घोषणा की। भ्रहमदनगर के 
प्रान्तीय शासक मलिक श्रहमद मे उसको अनुकरण कर झहमदनगर में स्वतंत्र 
जलिजामशाही वंश की नीव डाल दी। बरार में इमादुलमुल्क ने बुरहानपुर में 
अपने नाम का खुतवा' पढ़वाया और सन्‌ १५१० ई० में कासिम बरीद 
की मृत्यु के पश्चात्‌, जिसने बीदर में अमुखता श्राप्त कर ली थी और सुलतान 
को श्रपने वश में कर लिया था, कुतुब-उल-मुल्क ने गोलकूडा में स्वतन्त्रता 
की घोषणा कर दी । अब गीलकुंडा राज्य बीदर तथा आसपास के प्रान्तों तक 
ही सीमित रह गया। नया मंत्री श्रमीर बरोद वास्तव में शासक था, और 
महमूद को उसने अपना दास-सा बना लिया था। १५१८ ई० में महमूद की 
मृत्यु के पश्चात्त्‌ बहमनी-बंश वास्तव से समाप्त हो गया। यद्यपि महमृद के 
पश्चात्‌ बहमनी-वंश के तीन सुलतान सिहासनासीन हुए, परन्तु वह नाममात्र 





४६१. यह वास्तव में एक जाजिया-निवासी दास था परन्तु महमूद बहमनी 
के समय में जो इसके हाथ का खितोना-सा था, यह मत्री बन गया था। 
इसका पुश्र भी १५२७ ई० तक इसी पद पर वना रहा। जब कि अन्तिम 
बहमनी सुलतान कलीम उल्ला अपने सोये अधिकारों को प्राप्त करने में हताश 
होकर अहमदनगर भाग गया, तब अमीर वरीद ने शासक का पद 
ग्रहण किया । 





पक्ष मे रजिगदी पर/बेठ था, अपने वेग के खोने आअधिकार को पु्/प्राप्तसकरने 
उफोलिए घावर:से सहायता मांगी।परुता उसकी प्रार्थना पर ध्यान ते दिया गया । 
हतिसिकी म्मृत्यु के: साथ्रावहमनीः वश खभ्लीः१७क्षीवर्ष -्ततका शासन करापसमाप्त 
हो गया। । ९8 काए कीर कक उ्नय के का 
६ #खहमनीः राज्य/निम्नुलिखित: स्वतंत्र 'राज्योः से बेंट। गयाकर ] लिप्त 
फर्म (१ऐच्बरारामें।इमादशाहीवंश[ कार राज्य ।$ फ्रस्य 77 हा|* गपर 
फीमः (२) वहगदनर्गर में।निजामशाही खशककेाराज्यवायए कुछ खा 
एम्काए ३): बीजापुर: आदिलेशाही ।वशस्कासाज़्येट ॥ तर कफारी प्र हे 
। शक (४) )गोल़क़ुअ ऐें क़्तुबशाही, व्रश-का[डाज़्य ॥कीयी गिर व फ्क 
गातोर्गो जद म्रेः-बरीदेशाही ।इंशन्काकराजय/॥वदर कफ 
पक ्हमतरी-हंश, के (शासन गक्ताफ ज्विहसदुज़ोक्ल-बहुमती |; वंश में 
“मिलाकर वह शासक हुए: पड़िसमे.- जे क्र को झ छोड़कर, गे 
आम ] 
ऋऔीप शक हा मे. गो ख्‌ 3] नमन 022 2 की 
मशिएन किमी शी. रा गजब कक परिफ 
बी आकर गैर कर िः ा 723 2 पर भय 
चिंता फ़ कर पक 220 36 0 2 2 कट क 
कक होने हि पट हु ला अल की 
45: स्वीकृति, दे. देता थी। उसके बाद के शासक अ्रधिकाश में 
2 8, 27482 ॥07700 7 48 
जप: २2 मा तिविक पाउस्परिक द 'ए जाए वर्श फर्क दा 5 
विदेशी, भी यो. ३ यान लिदेप, का गान 7 और | 5 पे हद गवात 
शी ५ 4 पर [६/॥॥ 
अध्साय को फ़ीड़कर, सझ किसी मी, समय शामन:पबन्ध संचार न बन सका 
और बहुमती शासकों ले इस फलह गा समायत कर 
बालक मिल गिकापल टिक लकी जा 
आफ शासनुलत् मे, विमान हे 
शासन-प्रंवन्ध के ज्ञौन एवं अनुमव 


पहिससिए एप्नकेटाविना + कामीमल मै-घर्त सकता #थाप्रतपरन्तु- ठच्च पद 
सनकी अभमोप्य वो का स्वि 7 “न पौततततऋ गर्शा और 


॥ 
सर्व थे हु 
हे हरी आदी वकील | 
हराज्य- परकग्राक्रमण ;।मी- करते. > थे; ] पु नए 
छेड़छाड़ न करते थे भौर किसान भी वीदर अथवा विजयनगराक्ी)राजवाप 


















































साफाज्य का -मिघटन डर 


पने-तटस्थ _ रहूहर भझपने सोेतो -फो जोतने में लगे रहते। गावान,के 
फमूमि-कर सम्बन्धी “सुधारों से कर डगराहने की व्यपस्था सुधरः /मरईथी; 
क्मानों क्रो अधिकार दिया गया, था कि बह. स्पेच्छानुसार: मुकुदी 
पमवा ब्रनाज के रूप में सगान दें।. एयनेसिमस विक्रितिन मे बहुमत़ी 
राज्य की दशा का रोचक वर्णन, किया. . है. उतने लिखा, है -फि-देश 
खूब आवाद -या, सेवी की दशा झच्छी थी, सइफ़े डाकुप्नों के भय. से मत 
थी और राजदानी एक वेमव सम्पन्न (तथा उदानों से सुझोमित, नगरी भी। 
हँस: आती ने >ाजसमा,खेस वेमव, अमीरो की भतुल्‌ सम्पत्ति के साथ्‌..ही 
विरीह-प्रजा की विप्नावस्था का मो वर्णन किया. है भ्ौर, लिसा है, शि गुर 
और गमीर, लोग झत्यधिक विलामिता का भानद सेते ् 
ओर देहात है. लोग प्रत्यन्त विपन्नावस्था के दुः्स भोगते ,थे। निकितिन, 
अर्णन: से, जो केवल एक सुल्तान के भोर वह भी निश् निक्ृष्टतेम . शासक के शासन को 
देखकर किया गया है, विसेष्ट स्मिथ ने यह निष्पर्ष. 
पुरुषों, स्प्रियो तथा पशुझों के इस झत्यधिक बिशाल' समवोय ने 
ऋिलाती एवं स्वीर्थपराय् ' भमीरों द्वारा निर्मन्त्रित थो) पेश के (पूरी! तरह 
7228 होंगा। परन्तु स्मिंय महोदय यह' मेल गये। हूँ कि 7 मध्य-मूग से 
सस्था को विशार्त होता हीं' नियम' था, ! भेपयादे 'मेहों। 'सोहदेवी 

शताब्दी मे धुगलेक सुलेतान तथी सोलहवी सेपहवी? गारदी मे मुर्गले धा्शोई 
पंप बेगेव के प्रदर्शन में विशाल घर्ेरीशि स्येंग फरते थे! मध्ययुगीन शोर 
आह बह वीय देशों के रहे. वां पंश्चिमो देशों केस अपने अेश््-पदर्श्न 


की भा 









उडे। क जिनका आ्राधुनित शज्यी 


गे: 'झपने' पते 








१5 8 रे * के लिए सि्ाएँ 
की सुविधायें उपस्थित की | बहमनी सुलतान--कमी-कमी इनमें रो भत्येधिक 
अत्याच/री शासक तक--बविंयी एव कला के सुरक्षकं 'धे आर को 
फ्मफ- उपर हल पक क्ास्धए-घाजए हयीह ०० के पगकलर 3:5॥ ,४६ 

४२. हिन्दुप्नों को।शाल्िपृवंद् खती करने. दी;जाती थी: भन्तर बेब, सही 
था कि उनको हिन्दुओं के बजाय मुसलमान जमीदाशो को सदेना;पड़ता था । 


प्रिब्ले 'हिस्ट्री श्लॉव दि;डेकन/, प्‌ ०२९३६-। ६ तार) 


क्र 








साम्राज्य का विघटन ३९३ 


उसका समर्थन करना कठिन है परन्तु प्रसिद्ध विद्ान्‌ विसेंट स्मिथ के भ्रति 
प्रशंशनीय “भारतवर्ष के इतिहास” में उनकी जैंसी भर्त्सेना की गई है, उसको 
मान लेना भी उतना ही कठिन है। 
दक्षिण के पाँच मुसलमान राज्य 

बरार--इमादशाही वश के शासन की नीव फतहउल्ला इमादशाह ने 
डाली | यह पहले कर्नाटक का एक हिन्दू था और धर्म-त्याग कर मुसलमान 
बना था। उसने बरार में वहमनी सुलतान के श्रतिनिधि शासक खान-ए-जहां 
की सेवा में रहकर भ्रपनी योग्यता का परिचय दिया था और वाद में इस पद 
पर प्रतिष्ठित हुआ था । सबसे पहले वह बहमनी राज्य से अलग हुआ झौर 
उसके बंश की स्वतन्त्रता १४८४ ई० से आरम्भ होती है। १५७४ ई० तक 
यह्‌ बंश राज्य करता रहा और इसके बाद यह्‌ निजामशाही राज्य में मिला 
लिया गया। 

बीजापुर--यूसुफ भ्रादिल खाँ ने आदिलशाही वश के शासन की नीव 
डाली । अपने जीवन के प्रारम्मकाल में वह एक जाजिया-निवासी दास के 
रूप में सर्वविदित था, श्ौर महमूद गावान ने उसको क्रय किया था। परन्तु 
फरिश्ता का कहना है कि वास्तव मे वह राजघराने का था। वह्‌ तुर्की के सुलतान 
हितीय महमूद का, जिसकी १४५१ ई० मे मृत्यु हुई थी, पुत्र था सुलतान 
महमूद की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका ज्येप्ठ पुत्र मुहम्मद सुलतान बना भर 
उसने राज-परिवार की समस्त पुरुष-सतति को समाप्त कर देने की आ्राज्ञा 
दी। परन्तु यूसुफ की माता ने अद्भुत चतुराई से यूसुफ के स्थान पर 
एक दास-बालक रख दिया और यूसुफ को एक फारस के व्यापारी के हाथ 
सौप दिया। यूसुफ फारस में रहने लगा, परन्तु यहाँ भ्रपने आपको श्ररक्षितः 
जानकर वह भारत चला झाया । यहाँ अपने स्वामी महमूद गावान की कृपा 
से, जो उसको पुत्रवत्‌ समभता था, वह उन्नति करता गया। बहमनी राज्य 

फरिश्ता ने वीजापुर के राजाओं का विस्तृत इतिहास लिखा है जो 
राजकीय संरक्षण में लिखाये गये अ्रन्य इतिहासों से श्रधिक तथ्यपूर्ण है। 

फरिश्ता १५४८८ ई० भें बीजापुर पहुंचा था और इब्राहिम आदिल- 
शाह ने उसका खूब स्वागत किया था। वहाँ अपने शाही आश्रयदाता की 
सहायता से उसने बीजापुर का -इतिहास लिखना आरम्म किया और 
रस जप ह। काट के ला मो 

निकाय लब्घ है। स्काट ने इसका अंगरेजी में 

शा है है और नवलकिशोर प्रेस ने इसका एक सुन्दर संस्करण 


रेडेर मध्ययुग बा इतिहास 


प्रोत्माहन देते रहते ये // गावो तथा नगरों में मस्जिद बनाई गई थी, जहं 
मुल्ता लोग मुसलमान लड़कों को शिक्षा देते ये श्रीर दविखन के अधिकांश 
गाँवों में आज तक बहमनी सुलतानों के अनुदान चले भरा रहे है। महमूद 
गावान का विद्यालय एकः विशाल संस्था थी, जिसको स्वयं यह मंत्री अनुदान 
देता धर भौर इसमें ३,००० पुस्तकों बग संग्रह था । 

बहमनी सुलतानों ने कुछ श्रन्य मुसलमान शासकों के समान विशाल 
भवनों का सिर्माण नहीं कराया | तत्कालीन लेखकों ने बीदर को भव्य एवं 
विशाल भवनों से भरपूर नगर बताया है। वहमनी सुलतानों के समय में 
अ्रमेक दुर्गे बनाये गये, जिनके वियय में मेंडोज टेलर मे थोड़ी सी भ्रतिशयोवित 
के साथ लिया है कि यह दुर्ग "श्राकार की विशालता, पर्वतीय दुर्ग एवं बनावट 
की निपुणता के चुने हुए नमूने है ।” ग्वालीगढ़ एवं नारनल्ला दुर्गे ऐसी वारतु- 
कला के उदाहरण हैं। पारेन्दा तथा औसा जैसे श्रन्य भी इस काल के दुगे 
है जो सामरिक दुष्टि से उल्लेखनीय हैं।* 

परन्तु, यह सब होने पर भी, यह मातना पड़ता है कि वहमनी वंश के इतिहास 
में बहुत-सी एं सी बातें हैं जिनकी तीज्न निन्‍्दा की जानी चाहिए । इस वंश का 
इतिहास आयोजित हत्याओं, नर-संहारों, देवालयों के विध्वंस तथा राजसभा 
में प्रतिदिन चलनेवाली घृणित विलासक्रीडाओं से भय है / राजकीय सेना 
बहु अनुशपनदहीत भीड कान्सा ध्राचरण करती थी और जवता को सक्तात्ी 
थी। बलातु धर्म-परिवर्तत से शासकों तथा हिल्दुअजा के बीच कटुंता उत्पन्न 
हो गई थी ! परन्तु बहमनी शासकों के कार्यों की आलोचना आधुनिक काल 
के आदशशों के अनुसार करनी उचित नहीं है। चोदहवी शताब्दी के योरोप के 
आसक भी भिन्न मतावलम्बी ईसाइयो को जीवित जला देते थे और अपने 
से भिन्न सम्प्रदायों के दमन के लिए घोर अत्याचार करते थे। बहमनी 
सुततानों ने भी अपने से मिन्न धर्मोवलम्बियों के प्रति इन्हीं जैसा व्यवहार 
किया । मैडोज टेलर ने बहमनी सुलतानों को जो मुक्तकंठ से प्रशंसा को है 

३३. 'लों, ओमोशन ऑँव लतिय इन इंडिया ड्यूरिग भुहस्मदन रूल,' पू० 
पछ०-६१॥ 

फरयूसन---श्राकिटिक्चर एट बीजापुर पु० १३॥ 

४४. पारेल्दा गुलवर्गा से ७० मोल उत्तर-पश्विम की झोर है और औमा 
गुलवर्गा से उत्तर-उत्तर-पश्चिम की और ७० मील हैं। 

४५. मैनुअल पू० श्य६ ? 

आॉव्सफोर्ड हिस्ट्री आँव इण्डिया, पु० २८रे । 


साम्राज्य का विघटन ३६३ 


उसका समर्थन करना कठिन है परन्तु प्रसिद्ध विद्वान्‌ विसेट स्मिथ के अ्रति 
प्रशंसनीय भारतवर्ष के इतिहास' मे उनकी जैसी भर्त्सना की गई है, उसको 
मान लेना भी उतना ही कठिन है। 
दक्षिण के पाँच मुसलमान राज्य 
बरार--इमादशाही वश के शासन की नीव फतहउल्ला इमादशाह ने 
“डाली । यह पहले कर्नाटक का एक हिन्दू था झौर धर्म-त्याग कर मुसलमान 
बना था। उसने बरार मे बहमती सुलतान के प्रतिनिधि शासक खान-ए-जहाँ 
की सेवा मे रहकर अपनी योग्यता का परिचय दिया था और बाद मे इस पद 
पर प्रतिप्ठित हुआ था। सबसे पहले वह बहमनी राज्य से अलग हुआ और 
उसके वंश की स्वतन्त्रता १४८४ ई० से आरम्म होती है। १५७४ ई० तक 
सह वंश राज्य करता रहा भर इसके बाद यह निजामशाही राज्य मे मिला 
लिया गया। 
बीजापुर--यूसुफ श्रादिल खाँ ने श्रादिलशाही वश के शासन की नीव 
डाली । अ्रपने जीवन के प्रारम्भकाल में वह एक जाजिया-निवासी दास के 
रूप में सर्वविदित था, भौर महमूद गावान ने उसको क्रय किया था। परन्तु 
फरिशता का कहना है कि वास्तव मे वह्‌ राजघराने का था। वह तुर्की के सुलतान 
द्वितीय महमूद का, जिसकी १४५१ ई० में मृत्यु हुई थी, प्रश्न था सुलतान 
महमूद की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका ज्येप्ठ पुत्र मुहम्मद सुलतान बना भौर 
उसने राज-परिवार की समस्त पुरुष-संतति को समाप्त कर देने की आज्ञा 
दी। परन्तु यूसुफ की माता ने अद्भुत चतुराई से यूसुफ के स्थान पर 
एक दास-बालक 'रख दिया और यूसुफ को एक फारस के व्यापारी के हाथ 
सौप दिया । यूसुफ फारस में रहने लगा, परन्तु यहाँ भ्रपने श्रापको प्ररक्षित 
जानकर वह भारत चला भाया । महाँ अपने स्वामी महमूद गावान की कृपा 
से, जो उसको पुत्रवत्‌ समभता था, वह उन्नति करता गया। बहमनी राज्य 
फरिश्ता ने बीजापुर के राजाप्रों का विस्तृत इतिहास लिखा है जो 
राजकीय सरक्षण में लिखाये गये अन्य इतिहासों से प्रधिक तथ्यपूर्ण है । 
फरिण्ता १४५८८ ई० में बीजापुर पहुँचा था और इब्राहिम आदिल- 
संभवतः न के प्र लिया पा 72 मा किया: और 
इस इतिद्ाम की हस्तलिपियाँ उपलब्ध हैं। स्काट ने इसका अंगरेजी में 
ता हा है और नवलकिशोर ज्रेस मे इसका एक सुन्दर: संरवरंण 


श्र स्मध्यधुगा-का “इतिहास 


को पतनोस्मुखे देखंकां उसने १४४६ ई०में अपनी' स्वतन्त्रता की:घोषणा, कर 
दी:ओऔर ब्रीज़ापुई:को।रोजधाती/ बना कर अपने लिए एक: राज्य बना, लिया.) +वः 
कासिम बरीद के रूप में यूसुफ आद्विलका, एक दुर्दान्त शत्रुक्से प्रात 
पडा, जी उमके ५ ढ़ लता, हा 5 शा 2 गुनगर, के राय को बीजापुर 
पुर आक्रमण करने के गे उरी हित कर राय ने बरीद के प्रस्ताव 
का. सेव स्वॉगर्त किया, पस्‍ले: वह अपने संहयोगियों सहित पंसेस्त हुआ 
आर इस परोजर्य' 3 संर्थ मी समाप्त ही गया । हिन्दू सेना तेमेर/मूंमिसे 
कस "हुई उसकी शिविर खत कया और यूंसुफ पितिशाह की शेता 
के हाथ चू्ट में विंपुंत समेत लेगी।। १३४४ ३४ मे” शूलंव्ा' के प्रतोष्येक्ष 
डर वीनिर में विद्हि कर दिया; कार्सिम बंरोदे ने इस 'विद्ोही किए दमन 
करने के लिए युसुफ से सहायता धांगी। भूसुफ में उंकी प्रोयिता' स्वोकीर 
पका हा, धद्रोही परत दुता' और कार्सिय वेरीद मे ससको मोरिगे।चाहा, 
54! यूसूफ ने बीच में पड़कर उसकी जान बचा ली और उसको गुलबगीकी 
शसिनआर पुन दिलया विधवा बोदःम यूसुक ले गुलवर्गा ग्फो -अपने अधिकार 
मे बसों गाही) जिसेत कोमिम बंरीद अपने! राज्य से वियुवत ही जाये। ।कारिम 
घकद ना उसको प्रतिरीध-धधकिया)ापरतुपः्हादर गया. द्ादस्तूदे।दीनार/ने/भी 
छद्यहानयो की।शहायता से पु काले का निशच्रयगाविषा३ पहन्‍तु-एक कड़प्राी 
पर्स गयी! ।ि ३ एफ मे ०६ /8४४३ किठा.. तक झ्युकार फफ्रैडी 
ज़ाद इस श्िजयाश आदिलुशाहकी्ंतिप्छायहुतुब्रढ़ागई भोरः बीजापुद्धफ़ी 
कक्राई पर उसकी अधिकार देढ़ाहीतगया.ए १४०६ ई» में/उसनेनाुक पुरावी 
अदय के अ्र्तू तो शिया सिम्पदाय/ मे एराजे-घर्मा घोषित कियए झौर-इस ।कर्ये 
प्लप्उर्तने घिंही सानधानीःसे कामालियएएएसुपसियों।के प्रति पृ्षेप्सहनशीलता 
क्मिंव दिखास्शियीभीरेएएकआज्ञााप्रचारित की टर्दाकि/फ्िसी को अपना 
पक्ष छोड़ते।किस लिएएबाध्यान किया जाय फऋर्ठसकेलापरिणाप्न-स्वरूप/ज़मुकै 
कद: धंध४रसा उस जड़ा हुसी।ओर:पड़ोसी |गाज़्योजनेफ/वसुका:त्रिटोषजाइने 
के; विए जमा किया "की विशुठ कद घोर अंक्ट शाप देख बहनआागकर 
बणापलेपलमाकागाक कि गहि कि: जजावु;राजग्ीतिन।इमादेशाह ए /उगकी 
मुझ क्ष्णरकिकी :झुतः हाजगर्म-प्रोपित/ फ़रने/तथा: खामद्रेश चुलेलज़ानि का 


वरामंग दिया लो उिमेंने स्वीकाए कर वियासा इसी बीच इमादुलमुल्क मैं मित्र" 
लिए उनकी 













शक्ल सह कक मिला हमदतुगर ही गा गोल्डन खुलती 
मुठ: मेटहुट गके मौसतकक का विशलाह।रि लहने।ओ जिए; भतीपललीद 
अकेला रह गया । झव यूसुफ का कार्य सरल हो गया; उसने प्रमीह:सेरीद 


सँलन्निज्यि की विधटनाः 2 


फ्री पररतकरदियाऔरुब्रिजयी होकृर“चीजापुरमे अ्वेश-किमा-३-६१५:१-०-ई०-- 
् एफ सेलिन के प्रिय निवए-स्थान गोपा पर अच् रा बर लिया हा | 
उम्ेके प्रयोब्ति:मेंनों लिंकुर पुर्तमलियों का सामना करने के लिए'प्रयाण कसा 

झौर गोम्रा की ज़नृसे क्लीन लिया ।' परन्तु थोड़े समय पश्चात्‌ उ 
हो जाने के कारण पुतंगालियो मे>बडी, सरलतापूर्वेका आाक्रेमण/करे गो पर 


पुनः अधिकार कर लिया । _/ * 
सुफ प्रादिलशाह दक्षिश के' प्रसिद्धतमें-शासिकों मे से; है। वह ही उस कोल 


एक ऐसा मुसलमान आांसिक था जो धंर्मोन्‍्माद से मुक्त "था. और अत नी 
हि साथ सहिष्णृता, का व्यवहारःरखता था । उसने 'मुकुन्दररों ८ 
री की, जिसको उसने; हराया था, पुंत्री से विवाह किया. 














था प्र बहेतु/कछ इस रमणी के प्रभाव से यूसुफ घामिक. बांतों में /इतना 
सहिष्ण बन: मा /पूसुफ भें विद्वानों को संरक्षण प्रद्गानकियां और फारस, 
चुक्स्तान । रूम से. अनेक विद्वान्‌ उसकी 'राजसमभा में,से// उसका 
व्यवितगत बीपन पविन्न था; अन्य मुसलमान शासकों, के मो उसने 'हरम' 
न रखा था और न हीं 8 निजी सुख-मोगों/ मे धन व्यूय था। उसने 
हिन्दुओं को,गउछच पदी पर/त्ियुकत्‌ किया भौर| विशेषाधिकार ,तैथा उपाधियाँ । 
प्रदान करते समय उसने अपनी प्रजा के विभिन्न बर्गों मेंदभावडन | 
रखा । कसी का धर्म उसकी, राज-सेवा मे नियुवित में, पर समझा गया । 
फरिएता ने उसकी हु की। है और लिखा है-कि वह “आाइति में 
सुन्दर, भाषण में पढु, तथा विद्या, उदारता एवं ती..विख्यात था।” 
इसी इतिहासकार नेडआमे'लिखा .हे कि यद्यपि यूसुर्फ सुख-मोग एवं राज- 
काज दोनों ही साथ-साथ. क़रता था, .परन्तु, उसने कैम्ी/मी सुख-मोगों को 
राज-काज मे बाधक न/ बैनने. दिया, का श्रयों को वह सर्देव न्‍्यायपुर्वक 
एवं सच्चाई से की 2 था तथा स्वयं अप्रने 
आचरण से रे िक इन गुणों का-अदिर्श उपस्थित कर दिया था। 
५ को पर कम शिदिलशाह- १५१०-१५३४ ई०--सिहासनारूढ़ होने के समय 
इस्लाम 20720 कक वर्ष की थी; अत कमाल खाँ नाम का एक 
अनुभवी गे यूसुफ आदिल मरते समय अपने 'पल्पव/स्क/ 


४६. इस रमणी का नाम बूबूजी खानम था। इससे यूसुफ के 
तथा तीन कन्यायें हुईं जिनका विवाह उसने दक्षिण के तीन सुलतानों से कर 
दिया जिससे उसकी अपनी शवित सुदृढ़ हो जाये । बूबूजी खानम बहुत योग्य 
एवं मह॒दाकांक्षिणी नारी थी और उस काल की हलचलों भे उसने जैसा भाग 
लिया उससे विदित होता है कि उसकी राजनीतिक प्रवृत्तियाँ बहत तीत्र थी 














मध्ययुय का इतिहास 











साश्राज्य का विघटन ३७ 


पुन्न का संरक्षक बना गया था। राजकाज चलाने लगा। परन्तु कमाल साँ 
विश्वासघाती सिद्ध हुआ और अमीर बरीद से मिलकर सिहासन का भ्रपहरण 
करने का कुचक्र रचने लगा। भव इस्माइल ने शासम-सूत्र श्रपने हाथ मे ले 
लिया, परन्तु वह चारों शोर से ऐसे शवितशाली शथुझ्नीं से घिय्य था जो उसका 
राज्य हड़पना चाहते थे । उसने विजयनगर तथा अहमदनगर के शासकों से 
युद्ध किया । सब युद्धों मे उसकी शानदार विजय हुई और अंततः उसने विजय- 
नगर के राय से रायचूर दोगझ्नाव का प्रदेश छीन लिया। १५३४ ई० में 
इस्माइल चल वसा और तब मल्लू आदिलशाह सुलतान बना, परन्तु वह 
सर्वथा अयोग्य निकला, उसको सिहासन-च्युत कर अन्धा बनाया गया झऔौर 
उसके भाई इत्नाहीम को शासक घोषित किया गया। इन सब कार्यों मे राज- 
भाता ने प्रमुख भाग लिया । 

प्रथम इब्राहीस श्रादिलशाह---१५३४-५८४ ई०--इब्राहिम आदिलशाह 
ने शासक बनने पर सर्वप्रथम सुन्नी सम्प्रदाय के अनुरूप उपासना-पद्धति की 
पुनः स्थापना की। इसके पश्चात्‌ उसने समस्त विदेशियों को राज-सेवा से 
हंठा दिया श्रौर उनके स्थान पर दविखनी तथा हब्शी नियुवत किग्रे । इस 
कार्य की बुद्धि-शुन्यता शीघ्र ही प्रकट हो गई। विजयनगर के राय ने इन लोगों 
को अ्रपने यहाँ नियुकतत किया तथा उनके प्रति दयापूर्ण व्यवहार रखा भौर 
उनके घामिक विश्वासों का भी श्रादर किया! थोड़े समय बाद विजयनगर 
में विप्लव उठ खड़ा हुआ; होजी परमाल राव ने सिहासन का भ्रपहरण कर 
लिया और वह रामराज से निपटने के लिए युद्ध-भूमि में उतर श्राया। 
परन्तु रामराज सरलता से पराजित होनेवाला न था; अतः इस अपहर्त्ता ने 
इब्राहिम से सहायता माँगी झ्लौर उससे एक सप्ताह अपनी राजधानी में विताने 
की प्रार्थना की | सहायता के बदले में विशाल घन-राशि पाने के प्रतोभन से 
इब्राहिम विजयनगर पहुँच गया और वहाँ उसने एक सप्ताह भानन्दोत्सवों 
में बिताया । परन्तु हिन्दू राजाओं को परमाल राव की मुसलमान सुलतान 
के साथ यह मंत्री भ्रच्छी न लगी झौर सुयोग पाकर रामराज ने राजयथानी 
को घेर लिया और पुनः शासक बन गया। 

इसके उपरान्त इब्राहीम ने भहमदनगर बीदर तथा गोलकुंडा के शासकों 
से लोहा लिया भौर भपने मत्री झसद साँ की निर्मोकता, साहस एवं बुद्धिमत्ता 
के कारण वह विजयी हुआ । ॥ ध 

के सब भयों से मुक्ति पा लेने पर, इस्माइल निश्चित होकर सुख-भोगो 

में लिप्त हो गया। विलामिता एवं संयमहीनता' ने शीघ्र अपना प्रमाव 
प्रकट किया। यह रुप्ण होकर १४५७ ई० में मर गया। उसको 


इन मध्ययुग कला द्वत्तिहाम 


भारामथातः पूहुँचा (सकते क्रेट्क्रागपरक्रिकित्मफ़ों गा गल्र सकठज़ा फदियाए 
गया अपना: हाप्नी:मंके परे: हतज़े-]कुलज़ब़ा दिया तगग्ातीा हमसे यइसी 
सुल्तान के, स्वमाव--क्ी/जंचज़ता-एवं: मनृफ्म-ज़ीवन, को-्तुच्छु-समकने की 
प्रवृत्ति- ह्सप्ड़, हो ) जाती नहैं-7छम्वे+ ग्रासगुल्लाल, मे ब्िहनों3गो>मुमिक्ता 
एवं प्ाय:व्यय-निरीक्ष-ण, ज्िभाग़/में /नियुवत - किया ता: याद दल 
जोसा माटी में रखा, जाने; लगा ॥| पह़तु छा समय छकी-जेद़से ; गृहत्तपूर्ण- 
बात ग्रह है कि ड्धक्षिण की झजनीति ,में विजपजार के, दिलदू गुज्यू का महत्व, 
बढुने लग । 4 व हे प्रातक्राश हर प्र जा पस्छ कप है हार 
। भक्नी: प्राविजशाह८- १४५८ १९-ई 2९7 हा पनारुढ- होते; के, होड़ गम; 
जपरात।हीएछछ् हमे छुततान;ने मूठ ,गोस़कों,झाता कप स्पा 
की पुनः प्रतिप्ठा की । यह कार्य उसने इतने अविचारपूर्ण रण ढंग या कि: 
में इस धामिक,नीतिपरिवृतुंन के काउग असंतोप उत्पक् 8 | (085३६ 
ः गा वजमतार कै मर्ज से मंत्री कर किला न का 8 ि 


को नप्ट-प्रप्ट-कर 
बोल, दिया झौर शेप देशों वी तक लप्की कक मा सम 40007 





822 80 गये नरम तह न लिन हर शुस 
नागा हित री, का दमदार है ग8 किला का; 


2 बलि कहर की पर कक [हक काल पे जक, 
मी छा हक । एकरी म््माए गम 

। हों | हाफ सर 230, | ४५ मगर फ हक जप है [77 गा 
पके, ॥७४ 78 प्रो प्रभार 
क्षुष्र हो उठा अर देह. 
पह ध्यान, गा दी 
प्रभु राग लहजुल गिर 
से: मपगीक' हो; इटि बेला हें ; ५ 


मूसलमातनु;यज्यों औ. स्वतुर 


000 20020 थे जय 

बड़्ीकेर डिजगनगड ले कह, ॥७॥ 38 ॥॥७ ४ 

में मत 40222 न्‍ (इस डक ६77० 0 28: 
इतिहाफ़ का वन करते कम 3:१४ 95% ई० 


शाहःकीःएकाएपहियी श्लल जे, जिपकी| उसने (कियी अवगत गीमिग हार 
उसका बब कर दिया। उसके पश्चात्‌ द्वितीय इब्नाह्रोम इप्ादिलिशाद्रज्कः 
बाज गुल उकाहि छाल्णेफी कटारूओ ऊँ ई कर क्कीक के कक क्या 

गामद्वतीय इबाहीम साइिलशेहर्स१ शक्ष०-६६ैधनतेयह् नप्ना सुर्लेत्तान-अह्यिता 
वयस्क था; शत >छसकी माता चाँदब्रीवी हाजक्राजण्वलम्रेलगी सा घिहमदाः 


साश्राज्ये: का प्रिघ्नटनर रेद4 ५ 


नगर घ्की चीसतापूर्वके-रक्षा करनेःकेंः कारण प़ाँदवीबी:का नामाइतिहास/मेर 
विश्यात है 7 वीजापुर तय ग्रहमदनगर म'वहुँधा: लेडाई /छिंटे जाती थीःअख्तुर 
एृश्द्रशा ई5 में अ्रहमंदेनगरे का' सुलेतान युद्ध मे मारो गंया ध्थौरा | ब्रेडीमः 
विजयी हुओ । इब्रोहीम! का देहान्त १६९६ ई' में हुग्नाय वेंह इसे वंश 
संर्वोधिक विंख्योते शासक हुआ है “भर अंधिकर्तमं'बींतों में, इस वंश के सेस्थीपेक रे 
को छोडिकरें, बहे सबसे योग्य एवं लोकप्रिय रहागिए है ते गत व का एसी 
अ्रहमद्नंगर-“बीद॑र में दर्वियनी अमीर के दले के नै्तीः निणमुल्ेमृत्क 
बहूरी' निजामरशीहीं वेश का संस्थापक हुँआ। महमूद गावात। गमारने पके! 
लिये जो कुचके' रच गया था उसमें" इस 'साहसिके काण्मीए हॉयुप्श्राऔर्स 
गोवान के/धर्घ के पेश्चात वह भरी 'बताया गया 7 इिसः्पेदापर अतिष्खित- होनेः 
पर वह! अर्सोम अ्रधिकॉरों का उपमोग -करने लगा ।“उसके।पुत्र? मलिक श्रहमद्र, 
को जनैर का प्राताध्यक्ष नियुक्त किया गया। निजामुलमुल्क भी क्रपने) पुत्र 
जासमिलता ज़ाहता बा, परन्‍तु:बीदर, के झाताक्षक्ष पन्द, खाँ ने सुल॒वुलु की 
आज्ञा प्राप्ताकर उसको स्लसाक से विदा: कर (विग्ा॥ 8887: ३% एम लिक्‌- 
श्रहमद' ने:स्व्ज्ञत्ा/।की घोषणा कर दी, झौर कुछ ज़ज़र्द,ज्रपरात्त,लिव मिधित, 
अहंमदत्तगरा को !प्रपती राजघानी; बनाया । ड्रौज्व़्बाव- तथा झके भधीन देशो 
पर भविकार-करते, के-लिमे वह; तम्बे,समुय , तक जी जानू से यू का करता 
रहा और १४४४ ई९ मे;अतृत:/ड़सकी मह इच्छा; पूण, हुई...) अहमद नि परम 
परादका हैहाग्त.१५९८ ई? है हम झोग तन जय पव ननिजाम महू 
राजगद्दी पर-बदा;- | प८] 57 + ; आओ ० हुए गया पड गे यार 552 
बुरहान >निजामशाहू , भौर, उसके राधिकारी- मरा" मम 
(एर१कन१ आई); दे, पह्पतमुक होने... कारण: उसके पिता के बंद पद 
प्षिक़ारी/शासनप्र॒बंध करते रहे.।इसको उच् शिक्षा दी गई थी और फ सिर 
ज्लिज्जता है-कि.जुसने अहमद्नगर क्के राजकीय, मत में शासक बह 
से. संबंधित एक, य' प था, इस शासक & 
आयु में भरदिविधि पर कर ली थी । उसने वीजोपुर की शहिनादी से विवाह: 
किया था और जब १५२४८ ई० में गुजरात, खानदेश तथा वरार के शासंका 
अहमंदरनगर दमदनगर ' के विई8' संघ बनाया, त्व अपने साले तेथो: सके ब्रहणीस्मत्री 
की सहायता से. अपमान से बच सका । धाद मैंवेह वेजिपुरेकि शामकेः 
से लड़ बंढा और विजमननगर के राम से मंत्री कर उसने एक कटनीतिक-कीति 
सौ कर दी इन मिंत्र-राज्यों की सम्मिलित संनाश्रों ने वीजपुरुमर/घावाः 
बोल।दिया झौरबुरहात॒णाह जे हेजा9 फतफ्रद्धगे छत कर, लियो।। | (४३३० 
ई० में बीजापुर में फैली हुई गड़बड़ से लाम उठाकर बुरहान शाह 
























2 मच्ययुग का इतिहास 


ने थीजापुर पर घेरा डाल दिया पर्तु रोग-प्रस्त हो जाने के कारण उसको 
घेरा उठा लेने के लिए बाध्य होना पड़ा और थोड़े समय वाद उसका देहान्त 
भी हो गया। उसके पश्चात्‌ हुसैनशाह को शासक बनाया । उसने विजयतगर 
के विरुद्ध अली आदिलशाह द्वारा बनाये गये संघ मे भाग लिया। १५६४ ई० 
में उसकी मृत्यु के पश्चात मुतंजा निजामशाह राज-गद्दी पर बैठा, परन्तु उमने 
मिहासन का त्याग कर दिया और राज्य अपने मंत्रियों साहिब खाँ तथा सलावत 
खीँ को सोंप दिया | इसके वाद का भ्रहमदनगर का इतिहास महत्त्वहीन है। 
केवल राजकुमार मुराद के आक्रमण से अहमदनगर कौ रक्षा में चाँदवीवी 
के वीरतापूर्ण प्रतिरोध की घटना उल्लेखनीय है। पहिले तो चाँदवीवी मे 
बरार-प्रदेश देकर शान्ति मोल ली, परन्तु पुन. युद्ध छिडने पर वह मुगल सेना 
द्वारा परास्त हुई और शाही सेना ने १६०० ई० में अहमदनगर पर अधिकार 
कर लिया । 
गोलकुंडा--गोलकुडा के कुतुवशाही वेश की नीव खझुतुब-यल-मुल्क ने 
डाली जो तुर्की की बहलू शाखा का वंशज था। सुशिक्षित होने के कारण महमूद- 
शाह बहमनी के शासन-काल में उसको राज्य के एक कार्यालय का अध्यक्ष 
नियुक्त किया गया था | घीरे धीरे वह तेलंगाता का भ्रांताध्यक्ष बन गया और 
अक्तिभाव से अपने स्वामी की सेवा करता रहा, परन्तु जब उसने देखा कि 
घमंडी एवं उदण्ड कासिम बरीद के साथ उसकी तिभ नहीं सकती तो उसने 
१५१८ ई० में अपनी स्वतश्रता की घोषणा कर दी ।” ६० वर्ष की अवस्था 
में कुतुवशाह का वध उसके पुत्र जमशेद ने कर दिया | उसके पश्चातू अनेक 
आवित-हीन शासक सिंहासनारूढ हुए, परन्तु उनके समय में कोई उल्लेखनीय 
घटना न हुई। १५६५ ई० में गोलकूडा के सुलतान ने भी विजय-नगर 
के विरुद्ध बनाये गये सघ में भाग लिया और १६११ ६० तक यह राज्य स्वतंत्र 
बना रहा । इसके पश्चात्‌ इस राज्य का पृथक्‌ अस्तित्व समाप्त हो गया। 
इस राज्य को अंतत- औरंगजेब ने १६८७ ई० मे मुगल-साम्राज्य में मिला 
लिया । 
बोदर---जब बहमनी राज्य की शक्ति का ह्वास होने लगा, उस समय 
मंत्री कासिम बरीद राज्य के सर्वोच्चि अधिकारों का उपमोग कर रहा था। 
यद्यपि सुलतान महमूदशाह नाम-मात्र का शासक था, परन्तु कासिम बरीद शाही 
सम्भान घारण करने का साहस न कर सका । १५०४ ई० में उसकी मृत्यु के 


ब्ट्लीी लिप ज 7 7 >>, 
४७. योलकंडा के इस नये राज्य ने वारंगल के प्राचीन काकतीय राज्य का 
स्थान ग्रहण किया । 


साम्राज्य का विघटन ४०१ 


पश्चात्‌ उसका पुत्र अ्रमीर बरीद मंत्री बना, परन्तु अन्य सरदारों के समान 
उसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा न की । वह समय की प्रतीक्षा करता रहा 
और जब अंतिम सुलवान कलीम उल्ला बीजापुर माग गया, तब अभीर बरीद 
ने सुलतान की उपाधि घारण की और १५२६ ई० में स्वयं को स्वतंत्र शासक 
घोषित किया। यह वंश १६०६ ई० तक राज्य करता रहा। इसके उपरान्त 
आदिलशाही शासक ने इस प्रान्त को श्रपने राज्य में मिला लिया । 


बहमनी वंश के सुलतान 


राज्यारोहण वर्ष: 

हिजरी स० ईं० सन्‌ 
अलाउद्दीत हसन ७४८ १३४७ 
प्रथम मुहम्मद छ्शड १३५८ 
मुजाहिंद ७७४५... 7 १३७३ 
दाउद ७८० १३२७५ 
द्वितीय मुहम्मद छ८० १३७८ 
ग्रयासुद्दीत छ्दरद १३१८७ 
फीरोज छण्० १३६७ 
अहमदशाह प्श्शे श्श्र्‌र्‌ 
द्वितीय अलाउद्दीन फ्रेष १४३५ 
हुमायूँ प्ध्रे १४५७ 
निजाम घर १४६१ 
तुतोय मुहम्मद ७ १४६३ 
महमूद द् घद७ १४ २ 
अहमदशाह पर४ १५१८ 
द्वितीय अलाउद्दीन शाह चर७ १४२० 
वली उल्ला शाह दर्द श्ध्र्र्‌ 


कलीम उल्ला शाह देर १५२४ 


फा०-२६ 


साम्राज्य का विघटन ४०३ 


जलालुद्दीन भ्रहसानशाह के विद्रोह से मदुरा के स्वतंत्र राज्य की स्थापना का 
सूत्रपात हुआ और इसके अगले वर्ष मादवर्वशीय संगम के पुत्रों हरिहर तथा 
बुबका द्वारा विख्यात विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई । सीवेल' महोदय 
ने अपने बहुमूल्य ग्रथ 'ए फॉरमॉटन एम्पायर' में दक्षिण के इस महान्‌ राज्य 
के उद्भव के विषय में सात अनुश्रुतियों का उल्लेख किया है।' परन्तु 
सर्वाधिक तथ्यपूर्ण बह ग्रनुश्रुति विदित होती है, जिसके अनुमार हरिहर भौर 
बुक्का नामक दो भाइयों ते इस साम्राज्य की नीव डाली; यह दोनो वारंगल के 
शाप्षक प्रताप रुद्रदेव काकतीय के कोपागार में काम करते थें श्रौर १३२३ ई० 
में मुसलमानों द्वारा यह देश भ्राक्रात किये जाते पर भाग गये थे। 
तब उन्होंने अनायोंदी के राजा की राजसभा में स्थान पाया परन्तु जब 
भनागोदी मुसलमानों के अधिकार में श्राया, सुलतान ने इस विजित प्रदेश के 
शासन के लिए मलिक नाइव को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। परास्त 
हिंदू राजा के मत्री होने के कारण हरिहर और बुबका बंदी हुए श्र 
दिल्‍ली ले जाये गये | परन्तु मुसलमानों के शासन से हिंदुओं के स्वामिमान 
को श्राधात लगा । उन्होंने नये शासकों के प्रति विद्रोह खड़ा कर दिया । विवश 
होकर छुलतान को हरिहर झौर बुबका को मुक्त करना पड़ा और अनागोंदी 
प्रदेश उनको सौंप देना पड़ा, जिस पर वह दिल्‍ली-सांम्राज्य के सामंत्‌ के रूप 
में शासन करने लगे' । प्रसिद्ध विद्वान्‌ एवं संत स्वामी विद्यारण्य की सहायता 
से उन्होने मुसलमानों बेः शत्याचारों एवं उत्पीड़नों से भाण पाते के लिए 
१३३६ ई० में तुँगमद्रा के तट पर विजयनगर की नोव डाली और 
हरिहर इस नये शासक-वंश का प्रथम शासक हुआ ।* 





१. सीवेल---ए फॉस्गॉटन एऐंम्पायर' पृ० २०-१२। 

बो० एस राव (हिस्ट्री झोँव विजयतगर' भा० १, १० २३-२६। 

मेजर-- इण्डिया इन दि फिप्टीन्य सेंचुरी! हपयुलत संस्क० पु० २६ । 

अभिलेखों के अ्नुप्तार हरिहर के चाए भाई थें--कम्पा, बुक्‍्का, मरप्पा 
भौर मुदप्पा | वह यादव-बंशी संगम के पुत्र थे। यह शव थे। हरिहर ने 
अपने भाइयों के साथ बढुत अच्छा व्यवहार रखा शौर उनको महत्वपूर्ण 
जागीरें दी। उसके भाइयों मे नये नये प्रदेश विजय कर साम्राज्य-निर्माण 
में उसकी सहायता की । 

२- भनागोंद्दी हैदरवाद राज्य के रायचूर जिले में तुंगमद्रा के तट पर है । 

३. क्रॉनिकल झोंव नुनिज'--सीवेल पू० २६४६-८८ । 

४. लेविस राइम---माइसोर एण्ड कुग फ़ॉ दि इन्स्करिप्सन्स--पू० ११०१ 

बट एसन्राव, 'हिल्दी झोंव विजबनगर--पु० १०१ 

एविग्रा० करना०, ६, विवरण २।.. 

सीवेल--ए फॉस्यॉटन एम्पायर' बु० २३-२४ ४ 


४०४ भध्ययुग का इतिहास 


प्रारम्भिक शासक--हरिहर ने धीरे धीरे अपने छोटे से राज्य की सौमा 
का विस्तार करता प्रारम्भ किया श्रौर १३४० ई० के अंत तक उससे तुंगमद्रा 
की धाड़ी, कोकण प्रदेश के कुछ भागों तथा मज़ाबार तट पर भ्रधिकार 
स्थापित कर लिया। यद्यपि हरिहर श्रौर उसके भाइयों ने भ्रपनी शवित 
बहुत बढ़ा ली थी, परन्तु उन्होंने राजमी उपाधियाँ घारण नहीं की;' इस 
कारण स्यात_यह था कि हैयसल-बंश का अ्रतिम महान्‌ शासक तृतीय बल्लाल- 
श्रमी त्तक जीवित था और दक्षिणवर्ती प्रदेशों पर उसवाग प्रभुत्व था* तथा 
दक्षिण-पूववर्ती प्रदेश मढ़ुरा के सुलतान के श्रधिकार मे थे। मुसलमान इति- 
हामकारा के वर्णन से पत्ता चलता है कि दक्षिण से मुसलमानों को निकाल बाहर 
करने के लिए १३४४ ई० में वारंगल के प्रताप रुद्रदेव के पुत्र कृष्णायक 
ते जो संघ बताया था उसमें प्रथम हरिहर ने मी माग लिया था । 
समसामयिक इतिहासकार जियाउद्दीन वर्नी लिखता है कि “जब यह ( यहाँ 
पर लेखक का सकेत मुहम्मद तुगल्क के समाता और सुन्नम पर अभियान की 
झोर है) चेल रहा था, आरंगल के हिन्दुओं में विद्रोह फूट पड़ा। कर्नस्या 
नायक ने देश में शवित-संचय कर लिया था। नायव वजीर, मलिक मर्क़बूल, दिहली 
भाग गया भ्रौर हिंदुओं ने श्रारंगल पर अ्रधिकार कर लिया, जो इस प्रकार 
पूर्णतया हाथ से निकल गया। इसी समय क्तस्या नायक के एक संबंधी ने, 
जिसको सुलतात ने कम्बाला (कम्पिल) मेज दिया था, इस्लाम त्याग दिया 
और विद्रोह मडका दिया | इस प्रकार कम्बाला प्रदेश भी हाथ से मिकल यथा 
प्रौर हिन्दुओं के हाथों पड़ गया ! केवल देवगिरि श्रौर गुजरात सुरक्षित रहे।” 
तामिल तथा संस्कृत ग्रंथों की खोज का १८६३-८४ का विवरण न० ४० 
कदूर जिले में श्वुगरी मठ के मठाधीश माधव का ही नाम विद्यारण्य था। 
४. एँपिग्रा० करता०, १०, प्लेट छर। 
बीर बल्लाल की समस्त उपाधियाँ उब्लिखित है। १३४० ई० में उसने 
अपने पुत्र को युवराज घोषित किया | एँपिग्रा० करना० १०, ३ । 
बीर बल्लाल की मृत्यु दो वर्ष पश्चात्‌ अर्थात्‌ १३४२ ई० में मद्भुरा के 
सुलतान के साथ युद्ध करते हुए हुई । ऐपिग्रा० करता० ६, ७४ | इब्न बतूता, 
पेरिस संस्क७ पृ० १४८) 
,.. ६. बर्नी--तारीख-ए-फीरोजशाही', इलियट, ३, पु० २४४५-४६; बिल्लि० 
इूण्डि० पु० ४८४ । मूलपाठ कम्बाला न होकर कम्पिला है, जैसा कि इलियढ 
ने भी दिया है । विजयतगर की स्थापना के विषम मे हि फरिश्ता का पट तिथि 
एवं घटनाक्रम दोनों ही बातो में गलत है। आधुनिक गवेषणाओं से प्रकंद 
हो गया है कि ठीक पाठ कापय नायक है। ; 
ब्रिग्स-१,पु.० ४२७ । 


साम्राज्य का विधटन झ्ग्प्र 


अमिलेसों की साक्षी से भी यह वात प्रमाणित होती है कि प्रथम हरिहर मे 
भी इस संघ में माग लिया था और वह मुसलमान सेना से लड़ा था ।* 
बात जो कुछ भी हो, उस समय की विचित्र परिस्थितियों मे हरिहर की राज्य- 
विस्तार को योजनाम्रों को प्रोत्साहन दियां। हैयसल-वश का अंतिम शासक, 
नुतीय बल्लाल का पुत्र और उत्तराधिकारी विश्पाक्ष बललात १३४६ ई० में 
मदुरा के सुलतान के साथ युद्ध करते हुए मारा गया भौर ऐसे प्रवसर पर 
- जब कि दिल्ली के सुलतान की शवित लुप्तप्राय हो चुकी थी, हैयसल शासक 
की मृत्यु ने पराक्रमी हरिहर भौर बुवका को हैयसल-राज्य पर भ्रधिकार 
करने का सुयोग प्रदान किया। भ्रव इन दोनों महत्त्वाकांक्षी भाइयों ने विजय 
का कार्य प्ररभ्म किया और उनको इन अभियातों मे ऐसी अपूर्व सफलता मिली 
कि हरिहर के जीवन-काल में ही विजयनगर राज्य उत्तर में कृष्णा नदी से 
लेकर दक्षिण में कावेरी तक विस्तृत हो गया झोर पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्र का 
मध्यवर्ती समस्त प्रदेश इसमे मिल गया ।' परन्तु उत्तर की ओर इस राज्य के 
विस्तार को बहमनी-राज्य ने रोक दिया, जिसकी स्थापना विदेशी अभीरों का 
अत+----२-- 


बर्ती को छीड़ पनन्‍्य किसी मी मुसलमान इतिहासकार ने हरिहर भोर बुक्का 
के इस्लाम ग्रहण करने का उल्लेख नहीं किया है। इस विषय में इब्नबतूता 
का कहना है कि अनागोंदी के बदी राजकुमारों ने इस्लाम स्वीकार कर 
लिया था। इब्भबतूता का यह कथत वर्ती के कथत का समर्थव करता है । परन्तु, 
यदि उन्होंने कमी इस्लाम के प्रति भवित प्रकट भी की हो तो वहू नाममात्र की 
रही होगी । 

७, सीवेल---“लिस्ट्स श्रॉव एण्टिविवटीज”, २, पृ० १६१। 

फरिश्ता लिखता है, “वल्लाल देव और कृष्ण नायक ने मावर तथा 
द्वारसमुद्र की, जो पहिले करमाटक-राज्य के करद थे, सेनाओं से अपनी 
सेनाएं सयुकतत कर ली ।॥" 

ब्रिग्स, १, पु० ४२७। 

छ. एपिग्रा० करना० है, १२०५ 

मदुरा के सुलतान को “बल्ललों की समृद्धि की लता के लिए कुल्हाड़ी” 
कहा गया है। 

श्रायंगर, 'सोर्सेज झाँव विजयनगर हिस्ट्री' पृ० २८। 

है. इबनबतूता लिखता है, “मलाबार के निवासी, हनौर के राजा को कर 
देते हैं, क्योकि वह उसकी सामुद्धिक शक्ति से भय खाते है। उसकी सेना में 
भी लगभग ६ सहस व्यक्ति है। वह युद्धप्रिय एवं वीर जाति के है। वर्तमान 
शासक जमालुद्दीन मुहम्मद इब्नहसन है! वह सबसे अच्छे शासकों मे से है; 
परन्तु वह स्वयं एक काफिर राजा के अ्रधीव है, जिसका नाम होरेव है ।” 

यह होरेब, या और ठीक कहा जाय तो हरीव, विजयनगर का प्रथम शासक 
हरिहर ही है। 


४०६ मध्ययुग बग इतिहास 


सरदार हसन दिल्‍ली साम्राज्य से विद्रोह कर १३४७ ई० में कर चुका था ! 
तत्कालीन अव्यवस्था से जाम उठाकर हसन ने अपने राज्य का पर्पाप्त 
विस्तार कर लिया था और १३५४८ ई० में उसकी मृत्यु के समय बहमनी राज्य 
उत्तर भे पैनगगा से लेकर दक्षिण मे कृष्णा नदी तक तथा पश्चिम में दमाल 
से ज़ैकर पूर्व मे मौनगिर तक विस्तुत हो गया था। राज्य-विस्तार की समान 
योजनाओं का अनुसरण करने के कारण बहमनी तथा विजयनगर दोनों राज्य 
बहुधा टकरा जाते थे श्लौर ऐसी भीषण उमग्रता से लड़ते थे जो मध्यकालीन 
इतिद्वास में अद्वितीय है । दो शताब्दियों से भी अधिक समय तक यह दोनों राज्य 
प्रमुत्व के लिए परस्पर युद्ध-रत रहे और दक्षिण के राज्यों में प्रधानता प्राप्त 
करने के प्रयत्नों में इन्होने जैसे नृशंभतम अत्याचार किग्रे, उनका वर्णन 
बहमनी-वश के प्रसंग में किया जा चुका है | हरिहर ने अलाउद्दीन हसन वहमन- 
शाह को, जिसने १३५२ ई७ में उसके राज्य पर आक्रमण किया था, अपने 
राज्य का कुछ भाग देकर, जो फरिश्ता के कथनानुसार “प्रदनी की गढ़ी के 
समीप” दक्षिण में तुगमद्रा तक विस्तृत था, शात विया। हरिहर ने अपने राज्य 
को थ्रांतों में विभवतत किया, जिनका शासन उसने शाज-परिवार के सदसरगो 
तथा विश्वसनीय प्रतिनिधियों को सौंपा जो दीर्घकाल तक मवितिपूर्वक राज्य 
की सेवा कर भ्रपनी राजमवित का परिचय दे चुके थे ।" प्रथम हरिहर का देहा- 
बसान १३५३ ई० के लगमग हुआ । तब बुबका ने छत्र धारण किया ) उसमे 
विजमनगर का निर्माण पूर्ण किया और विजयों द्वारा राज्य का बहुत विस्तार 
कर लिया ।/ उसका शस्त्र-बल इतना प्रदल था कि अभिलेखों में उसको 
पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी समुद्रों का सधिषति, ढुतुप्को, कॉंकण के सरदारों, आ्रांधों, 
१०. एविग्रा० करता ०, है, ५४ । 
हरिहर और बुंबका दोनों हो मिलकर राज्य पर शासन करते थे, उनके 
राज्य में होयसल-राज्य का उत्तरी तथा मध्य भाग; कम्पा को उदगगिरि- 
राज्य (वर्तमान कड़ापा तथा नोलोर जिले) दिया गया था झौर मास्षा 
आरग झमवा भाल-राज्य (वर्तमान उत्तरी कन्नड श्रौर शियोग जिले) पर 
शासन करता था और हृदयद गन्तरमा नामक मंत्री एक अन्य प्रमुण प्रति का 


अधिपति था ३ 

(अर) ऑर्कीलॉजीकल सर्वे रिपोर्ट ऑव इण्डिया, १६०७-०८, पू ० २३७, 
टिप्पणी सं० २१ 

(आ) तीलोर इन्सूक्रिप्णस्स', २, पृ० उ८४ई, सं० २८; देखिए अमिनेश 
सें० २८। 

(६) एपिग्रा० करमा०, ५, ३७५ । 

(६) एपिग्राफिकल कर्लंदशन फॉर १६०९१ में० सं० ५७॥ हज 

१६५ उसने शत्रुओं से सो राजधानियाँ मुबत की और सांतो छोरों में 





स्राम्नाज्य का विधटन 9०७ 


गुर्जेरीं, कम्बोजों तथा कलुजों के लिए विभीषिका कहा गया है। यह अति- 
रग्जित प्रशस्ति स्पष्ट करती है कि वह वहुत शक्तिशाली शासक था । उसने 
चीन के शासक सम्राद्‌ ताइ-त्सू के पास अपना दूत मेजा।' और वहमनी शासक 
मुहम्मदशाह तथा मुजाहिदशाह के विरुद्ध युद्ध लड़े, जिनकी नृश्ंसता का 
वर्णन फरिश्ता ने विस्तार से किया है। बुक्‍्का धार्मिक विषयों में सहिष्णु और 
उद्बास्वेता शासक था; एक बार उसने जनों तथा उनके प्रवल विरोधी वष्णवों 
में समझौता कराया था । उसने दोनों सम्प्रदायों के प्रमुस व्यक्तियों को बकाया 
और वँष्णवों के हाथ मे जैनों का हाथ रखकर आदेश दिया कि प्रस्पेष् सम्मकप 
समान रूप से स्वतस्त्रता पूर्वक अपनी अपनी उपासना#द्धति का ऋदृकूरण करे । 
साभ्राज्य मे इन प्रतिपक्षी सम्प्रदायों मे मित्रतापुर्ण संबप स्वापिय कृदते के 
लिए यह राजाज्ञा विभिन्न स्थानों पर घोषित की रह ॥* 
द्वितीय हरिहर--१ ३७६ ई० में बुक्‍्का की मृद््‌ के स्कतू दिदय हस्टिर 
ने राजमुकुट घारण किया! वह इस वंश हम दम्म आनक अप विमनने 
राजकीय उपाधियाँ धारण की और महाराजादिटक बध्झय) उम्दे मंदिरों 
को दान दिये और अपने विशाल राज्य को सुद्वस्कि दि £ सदन दिलता 
है कि वह शांति-प्रिय शासक था शोर विल्वेंट्र स्लिद सहेंदम ते पी मीदिस ता 
अनुसरण करते हुए लिखा है कि मुसतमातों के रुप दम्का ने अज्ति द्रनाये 
रखी और इस शान्तिधुर्ण काल को उसने विच्नापदी दह- बजदम्म (की 
समेत समस्त दक्षिण भारत में अपने खात्रफ् के स्वट 22% + 7) 
परन्तु अमिलेसों से विदित होता है दि १3+० % व ++ >फ 2... 6 
जानी भा: है टला लत डर सुखी ने अद्ोदी 
मरपूर साम्राज्य पर शासन विद्या लड5 +>>- शत 
फ्रॉम दि इन्स्क्रिप्णन्स' ४६, पृ० 225 ध् ७ ४0७645%245] 
ै ५ 3022 की ४७ 
इस राजाज्ञा की एक पट पक 2 2 दि स्मक्रितरन्म/ 
मे सुरक्षित है। इस सममते कई कदर 72 2. 7 
है, वह गलत है| हरिहृर ही मत प्र>्अकप 
बुकका शासक बना, सिस्के 
एग्रा० करना०, 
बही ११, १३ ३/ 
१४, मीवेल, है| 222 दा 











बड़ 
््पैँ 
भर 





स्मिय, 'प्रसिदरद %क ८४ -० 7 2 गा 
अदोफी मरू८ 5. 2. 9, ज ट्रिक 5४25 को 
१४ पर कल बेदी सात 2 2 है द् क तार 


पाले मार्ग एर रद $ ; 


मम, 4१9 अं 
मम बडे, 9, कुक २०४ 


5 मध्ययुग का इतिहास 


के पहाडी दुग" पर अधिकार किया तो मत्लपा झोडेयर के पुत्र ने उनको परास्त 
किया और दुर्ग को हरिहर के अ्रधिकार में कर दिया । तुरुप्कों ने पुनः झ्ाक़्रमण 
किया परन्तु उनको खदेड़ दिया गया। साम्राज्य-प्रसार के उद्देश्य को पूर्ण करने 
के लिए उसने दक्षिण के अन्य राज्यों की प्लोर ध्यान दिया और उसके सेनापति 
सूंड ने केरल, तौलव, आंध्र एवं कुटक वंशों के राज्यों को जीत लिया; विजेता 
के हाथ अपार सम्पत्ति लगी ।* अपने पूर्वगामी शासकों के समान ट्वितीय हरिहर 
भी धा्िक विषयों में बहुत सहिप्णु था जैसा कि विजयनगर में कमालपुरा के 
समीप के एक जैन-सदिर के एक स्तंम पर के १३८५ ई० के एक लेख से प्रकट 
होता है। ३० अगस्त, १४०४ ई० को ट्वितीय हरिहर का देहान्त हुमा । जाने 
पड़ता है उसके पश्चात्‌ उसका पुत्र शासक बना, परन्तु उसका शासन बहुत घोडे 
समय तक रहा । उसके पश्चात्‌ देवराय सिंहासनारूढ़ हुआ, परमतु हरिहर के 
एक श्रन्य पुत्र से मो सिहासन गर अपना अधिकार जतलाया और इन भगड़ों 
के कारण नवम्बर, १४०६ ई० तक देवराय की स्थिति निष्कंटक न बन पाई। 
देवराय को बार वार वहमनी शासको से टवकर लेनी पड़ी, जो समय-समय पर 
उसके राज्य की सीमा पर आक्रमण करते रहे। फरिश्ता का कहना है कि 
फीरोज राय के विरुद्ध अनवरत रूप से युद्ध करता रहा और एक झवसर 
पर उसमे राय को विवश कर दिया कि वह अपनी कन्या का विवाह सुलताव 
से कर दे--जो कि सम्पूर्णतया आत्मसमर्पण का एक प्रमाण था झर जिसके 
लिए कोई हिंदू घोरतम श्रापत्तिकाल मे ही तैयार हो सकता था ।" इस भ्रकार 
सम्मान बेचकर सुरक्षा खरीदी गई, परन्तु इतने महँगे दाम चुकाने पर भी 
मुसलमान शासक संतुष्ट न हुआ और जब वह विवाहोत्सब में भाग लेने के 
लिए विजयनगर आया तो केवल इतनी-सी वात पर राय से बिगड गया कि 
राय उसको पहुँचाने उस के शिविर तक न आया था। फीरोज के अंतिम दिन 
दुख एवं निराशापूर्ण रहे क्योंकि उसके पुत्र एवं युवराज हसन को हटाकर 
उसके महत्त्वाकाक्षी भाई अहमदशाह ने स्वय सिंहासन पर अधिकार कर लिया 
१६, लूइस राइस, 'माइसोर एण्ड कुर्ग फ्राम दि इन्सक्रिप्शंस पृ० ११४॥ 


बही पृ ० २२६। 

१७. इस विवाह के विषय में केवल फरिश्ता का ही साक्ष्य प्राप्त होता है। 

'बू रहान-ए-मासिर' के लेखक ने, जिसने घटनाओं का बहुत सही और विस्तृत 
वर्णन किया है, इस विवाह का कही सकेत भी नहीं किया । इस विषय में उत्तका 
मौन आश्चर्यजनक है, क्योकि कट्टर मुसलमान होने के कारण, उसने इस महत्त्व 
पूर्ण घटना का बड़े उत्साहपूर्वक वर्णन किया होता ॥ यह्‌ विवाह द्वारा समभोौते 
की नीति बाद की घटनाओं से स्पष्टतः विफल सिद्ध हुई। इन तथ्यों के होते 


हुए, इस विवाह की सत्यता में सदेह होता है । 


साम्राज्य का विधघटन भ्०्द 


था। १४१० ई० में देवराय की मृत्यु हुई और तब उसका पुत्र विजयराय 
सिहासनारुढ़ हुआ, जो केवल द वर्ष तक शासन कर पाया। उसके पश्चात्‌ 
द्वितीय देवराय ने राजमुकूट धारण किया । इस भाग्यहीन शासक को बहमनी 
सुलतानों के हाथ अनेक पराजये सहन करनी पड़ी । 

द्वितीय देवराय १४१६-१४४६ ई०--फौरोज के उत्तराधिकारी प्रहमद 
शाह ने विजयनगर के प्रदेशों को आक्रात किया। उसमे स्त्रियों और शिशुझों 
का निर्ममतापूर्वक वध किया और हिंदू-रवत वहाने मे वह झत्यधिक श्रानंद का 
अनुमव करने लगा । फरिश्ता लिखता है कि इस रबत-पिपासु बबेर मे तीन 
दिन तक नर-संहार का समारोह मनाया, जिसमे स्त्री-पुरुप-बच्चे सब मिलाकर 
बीस सहस्र निरीह हिंदुओं का वध किया गया। बहमनी राज्य से युद्ध चलता 
रहा और १४४२ ई० में राय मे अपनी सेन्य-शवित को दृढ़ करने के लिए कदम 
उठाया । मुसलमानों की अश्वारोही सेना से प्रभावित होकर उसने मुसलमान 
घुड़सवारों को अश्रपनी सेना में भर्ती करमे का मयकर मार्ग अपनाया। इन 
मुसलमान सैनिकों को धामिक मावताओं का उसने बड़ी सावधानी से भादर 
किया । जब १४४३ ई० मे पुनः युद्ध प्रारम्म हुआ, तो मुसलमानों ने उसको 
बहुत क्षति पहुँचाई और भेंट देने के लिए बाध्य कर दिया। उसके शासन-काल' 
में दो विदेशी इटली का तिकोलो कोण्ठी और फारस का राजदूत अब्दुरंज्जाक 
विजयनगर झाये । मह दोनों विजमनगर साम्राज्य एवं नगर का बहुत महत्त्वपूर्ण 
वर्णन छोड़ गये है । 

निकोलो कोण्टी--निकोलो कोण्टी १४२० या १४२१ ई० में विजयनगर 
आया । वह खम्भात पहुंचा और वहाँ वीस दित रहकर विजयनगर भाया, 
जिसका उसने निम्नलिखित वर्णन किया है--- 

“बिजेंगलिया का भ्रति महान नगर बहुत ढाजू पहाड़ियों के समीप स्थित 
है। नगर की परिधि ६० मील है। इसकी दीवारें पहाड़ों तक चली गई 
है और उनके तल पर धाटियों को धेरती हैं, जिससे इसका विस्तार बढ़ गया 
है। इस नगर में अनुमानतः ६० सहस्न पुरुष शस्त्र-्घारण करने योग्य हैं। 

“इस देश के लोग अपनी इच्छानुसार अनेक स्थ्रियों से विवाह करते हैं, 
जो अपने मृत पति के साथ जला दी जाती हैं | उनका राजा भारत के भअन्य किसी 
भी राजा से अ्रधिक शवितशाली है । उसने स्वयं अपने लिए १२,००० पत्नियाँ 
रखी हैं, जिनमें से ४००० तो जहाँ मी वह जाता है, उसके पीदे-पीछे पैदल चलती 
है भौर उनसे केवल रसोई का काम लिया जाता है । इतनी ही झौर सुन्दर वर्षों 
से सुसज्जित, घोड़ों पर सवार होकर चलती हैं । शेप पालवियों में लोगो दारा 
ले जाई जाती है, जिनमे २,००० या ३,००० इस शर्ते पर उसकी पल्नियाँ 


साम्राज्य का विधटन ३११ 


आयगा। वह इस प्रसिद्ध नगर मे अप्रैल, १४४३ के प्रारम्म तक रहा । उसने 
नगर तथा राय का विस्तृत वर्णन किया है | जो नीचे दिया जा रहा है--+ 
शाय--एक दिन मुझे बुलाने के लिए. राजा के यहाँ से सदेश-वाहक 
आये और शाम के लगभग मैं दरबार में गया। मैंने ५ सुन्दर घोड़े तथा 
दसमिघक और साटिन के नौ-तौ थानो से मरे दो थाल मेंट किये | राजा बहुत 
सजघज के साथ चालीस स्तम्मोवाले मवत मे विशजमान था और उसके 
दायें-बाये ब्राह्मणों तथा अन्य तोगो का एक विशाल समूह खड़ा था । वह 'जैतूत' 
साटिन के वस्त्र पहने हुए था और उसके गले में सच्चे मोतियों का एक झ्रति 
उत्कृष्ट हार था, जिसका मूल्य आँकना किसी जौहरी के लिए भी कंठित 
था। चह जैतूनी रण का, छरहरे शरीर का और कुछ ऊंचे कद का था। बहू 
बहुत युवक था, क्योंकि केवल उसके कपोलों पर ही हल्की छाया थी भौर 
ठोढी पर बिलकुल नहीं थी। उसकी समस्त आकृति बहुत प्रभावशाली भी ) 
उसके सामने उपस्थित किये जाने १९, मैंने अपना मस्तक नत किया। उसने 
अति सहृदयता से मेरा स्वागत किया, मुझे अपने पास बैठाया और बादशाह 
का शुमपत्र लेकर (दुमापियो की और) बढ़ा दिया और कहा, “महाराज 
ने मेरे पास दूत भेजा, इससे मेरा हृदय अत्यन्त प्रसन्न है।” अत्यधिक गर्मी 
तथा शरीर पर बहुत वस्त्र होने के कारण, भुझ्े पसीने से तर देखकर, महाराज 
ने मुझ पर कृपा को और अपने हाथ का खटाई का पख्रा मुझे दिया ! तब 
चह एक थाल लाये और मुर्क पान के दो बीडे, ५०० 'फनमो” की एक 
थैली और कपूर के लगमग २० 'मिश्काल' (दिये और विदा लेकर मैं अपने 
निवासस्थान पर लौट आया । मुझें नित्यप्रति जो भोजन-सामग्री दी जाती 
थी, उप्तमें दो भेड़ें, चार पक्षियों के जोई, ५ मन चावल, १ मन भवश्तन, 
१ मन खाँड भ्रौर दो 'बरह' सोना दिया जाता था। यह नित्य का क्रम था। 
सप्ताह में दो बार मुझे शाम के समय भेंट के लिए बुलाया जाता, जब कि 
अब्दुरेज्जाक का जन्म हेरात में १४१३ ई० में हुआ था, उसको फारस 
के शासक शाहरुख ने विजयनगर में राजदूत बनाकर भेजा था। उसकी 
मृत्यु १४८२ ई० में हुई। उसकी अनेक कृतियों में 'मतल-उस-सादैन' सबसे 
महत्त्वपूर्ण हे; इसमें सुल॒वान अवूसईद के शासन-काल के प्रारम्म से अवूसईद 
गुरगाँव के वध तक का फारस का इतिहास दिया हुआ है । 
एदोग्रार्दों वार्बोसा नामक यात्री ने, जो ३५१६ ई० में विजयनगर झाया 
था, इस नगर के विषय में लिसा हैं कि यह “बहुत विस्तृत, घमा बसा हुआ 


और देशी हीरे, पेमू के लालों, चीन भोर एलेक्क्‍्ेंड़िया के रेशम तथा कपूर, 
वस्तूरी, मलायार के चंदन झादि के व्यापार का बहुत बड़ा केन्द्र है ।” 


लूइस राइस--मैंसूर', १, पृ० ३५३॥ 





४१० मध्ययुग का इतिहास 


गई है, कि उसके मरने पर थे स्वेच्छा से उसकी चिता पर जल मरेंगी, जो कि 
उनके लिए बहुत बड़ा सम्मान समझा जाता है। 

“वर्ष में एक निश्चित समय पर उनकी (उनके देवता की) मूर्ति, दो रथों 
के बीच रखकर, जिनमे बहुमूल्य वस्त्रालंकारों से सुसज्जित युवतियाँ रहती 
है, जो देवता की स्तृतियाँ गाती हैं, भौर लोगों के विशाल समुह के साथ, 
नगर में निकली जाती हैं। घाभिक उत्साह से भरकर बहुत से लोग, रथ- 
चक्रों के सामने गिर पड़ते हैं, जिससे वह कुचले जाकर मर जाये। मृत्यु की 
मह एक ऐसी विधि है जिसको वह अपने देवताझों को प्रसन्न करनेवाली बताते 
है; दूसरे, अपने अंग को छेदकर और इस प्रकार अपने शरोर के बीच से 
रस्सी डालकर, अपने श्राप को अलंकार के रूप में रथ से लटका देते हैं और 
इस प्रकार लटकते हुए, अधमरी हालत में श्रपने इप्टदेव के साथ चलते हैं । इस 
प्रकार की वलि को वह सर्वोत्तम एवं सबसे अधिक ग्राह्म मानते हैं। 

“पं में तीन बार वह विशेष महत्त्वपूर्ण उत्तव मनाते है। इनमें से एक 
भ्रवरार पर, सव आय के स्त्री-पुरुप, नदी अ्रथवा समुद्र में स्‍्तान कर नये वस्धत्रों 
से सुसज्जित होते है और पूरे तीन दिन नृत्य-गीत श्रौर सहमोजों मे व्यतीत 
करते है। इनमे से एक अन्य उत्सव के समग्र वह अपने मंदिरों तथा बाहर 
को और श्रपनी छतों पर सरसों के तेल के असंख्य दीपक जलाते है जो 
दिन-रात जलते रहते हैं.। तीसरे उत्सव पर, जो नो दिन तक चलता है, वह सब 
प्रधान मार्गों पर छोटे जहाजें के मस्तूलों के समान बड़ी-बड़ी वल्लियाँ गाड़ते 
हैं, जिनके ऊपरी भाग पर सोने का काम किये हुए अतेक प्रकार के बहुत ही 
सुन्दर वस्त्र-खड लगाये जाते है। इन चल्लियों के शिखर पर प्रतिदिन एक 
पवित्र ग्राचरणोंवाला, धर्म पर समपित सब कुछ समभाव से सहन करनेवाला 
एक पुरुष रखा जाता है, जो भगवान्‌ की कृपा के लिए प्रार्थना करता है। इत 
लोगों पर जनता संतरा, नीवू इत्यादि सुगंधि-युवत फ्लो की दर्पा से श्रात्रमण 
करती है, जिसको यह बहुत धेर्य से सहन करते हैं। इनके अतिरित तीन झौर 
उत्सव के दिन होते हैं, जिन दिनों बह लोग 'स्वयं शांजा-रानी भी राह 
चलतों पर सड़क के किनारे रखा हुआ केसरिया रंग छिड़कते हैं। सब लोग 
बड़ी हंसी के साथ इसको (रग को) ग्रहण करते हैं।” 

अब्दुरंउज्तक कर विजयनंगर का वर्णन--निकोलो कोष्टी के बीस चर्ष 
पश्चात फारस का एुक राजदूत अब्दुरंप्जाक६ १४४२ ई० में विजयनगर 

१८ भब्दुरेज्जाक का प्रुर्ण विवरण” (“मतल-्उस-मादैना इलियठ ४५ 
घु० १०४६-१२० में दिया हुआ है। विजपनगर की समुद्धि मुसलमानों क्के 
विध्वंशकारी भाक्रमण तक बनी रही। 


साम्राज्य का विघटन श्श्श्‌ 


आया । वह इस प्रसिद्ध नगर में अप्रैल, १४४३ के प्रारम्भ तक रहा । उसने 
नंगर तथा राय का विस्तृत वर्णन किया है। जो नीचे दिया जा रहा है-- 
राय-- एक दिन मुझे दुलाने के लिए. राजा के यहाँ से सदेश-वाहक 
झाये और शाम के लगभग मैं दरबार में गया। मैंने ४ सुन्दर घोड़े तथा 
दमिश्क और साटिन के नौ-नौ थानो से भरे दो थाल मेंढ किये । राजा बहुत 
सजधज के साथ चालीस स्तम्भोंवाते मचन मे विराजमान था और उसके 
दायें-बायें ब्राह्मणों तथा श्रन्य लोगो का एक विशाल समूह खड़ा था | वह 'जतूत' 
साटिन के वस्त्र पहने हुए थ। और उसके गले में सच्चे मोतियों का एक अति 
उत्कृष्ट हार था, जिसका मूत्य आँकना किसी जीहरी के लिए 'भी कठिन 
था। वह जैतूनी रंग का, छरहरे शरीर का और कुछ ऊँचे कद का था। वह 
बहुत युवक था, क्योंकि केवल उसके कपोलों पर ही हल्की छाया थी भौर 
ठोढी पर बिलफुल नहीं थी। उसकी समस्त आकृति बहुत भभावशाली थी। 
उसके साममे उपस्थित किये जाने पर, मैंने श्रपना मस्तक नत किया। उसते 
अति सहृदयता से मेरा स्वागत किया, मुर्क अपने पास बैठाया और बादशाह 
को शूमपत्र लेकर (दुभापियों की ओर) बढ़ा दिया ओर कहा, “महाराज 
ने मेरे पास दूत भेजा, इससे मेरा हृदय अत्यन्त प्रसन्न है। भ्रत्यधिक गर्मी 
तथा शरीर पर बहुत वस्त्र होने के कारण, मुझे पसीने से तर देखकर, महाराज 
मे मुझ पर कृपा की और अपने हाथ का खटाई का पंखा मुझे दिया। तव 
वह एक थाल लागे और मुझे पान के दो बीड़े, ५०० 'फनमों' की एक 
थैली भौर कपूर के लगभग २० 'मिश्काल' ,दिये और बिदा लेकर मै अपने 
निवबासस्थान पर लौट श्राया । मूर्के लित्यप्रति जो सोजन-सामग्रो दी जाती 
थी, उसमें दो भेड़ें, चार पक्षियों के जोड़े, ५ मन चावल, १ मन मवखन, 
१ मन खाँड भौर दो 'वरह' सोना दिया जाता था। यह नित्य का क्रम था। 
सप्ताह में दो वार मूझे शाम के समय भेंट के लिए बुलाया जाता, जब कि 





अब्दुर्रज्जाक का जन्म हेरात मे १४१३ ई० में हुआ था, उसको फारस 
के शासक शाहरुख ने विजयनगर मे राजदूत बनाकर मेजा या। उसकी 
मृत्यु १४८२ ई० में हुई। उसकी अनेक कृतियों में 'मतल-उस-सादन” सबसे 
महत्त्वपूर्ण हैं; इसमे सुलतान अवूश्तईद के शासन-काल के प्रारम्भ से श्रवूसईद 
गुरगाँव के वध तक का फारस का इतिहास दिया हुआ है । 

एदोझ्ार्दों बार्बोता नामक यात्री ले, जो १५१६ ई० में विजयतगर श्राया 
था, इस नंगर के विपम में लिखा है कि यह बहुत विस्तृत, धना वसा हुआ 
श्रौर देशी हीरों, पेगू के लालों, चीन भौर एलेव्क्जेंड्रिया के रेशम तथा कपूर, 
कस्तूरो, मलाबार के चंदन झादि के व्यापार का बहुत बड़ा केन्द्र है ।” 

लूइस साइम--मेसूर', १, पू० ३५३ ॥ 


ष्श्र्‌ मध्ययुग का इतिहास 


राजा मुझते खाकान-ए-सईद' के विषय में अ्रनेक प्रश्न पूछता और प्रत्येक 
अवसर पर म्‌र्भ पान का बीड़ा, फनमो' वो थली और कुछ कपूर के 'मिश्काल' 
दिये जाते थे । क 

लगर--/हमारे पूर्व सम्बन्ध एवं यथास्थान वर्णन से सुविज्ञ पाठक 
समभचुके होंगे कि (इस वर्णन का लेखक) अव्दुरंजजाक विजयनगर पहुँच 
चुका है। वहाँ उसने एक विशाल एवं घना वसा हुआ नगर भौर एक महान्‌ 
शवितशाली एवं विशाल राज्य-सम्पन्न शासक, जिसका राज्य संरंदीप की सीमा 
से कुलवर्गी की सीमा तक झौर बंगाल से मलाबार तक, (इस प्रकार) १,००० 
परसग से अधिक स्थान में विस्तृत था, देखे । देश का अधिकांश भाग कृषि 
के योग्य एवं उपजाऊ है ओर इस राज्य में लगभग ३०० अच्छे वन्दरगाह हैं। 
यहाँ पहाड़ों से विशाल एव दैत््याकार १,००० हाथी हैं। सेना मे ११ लाख 
सिपाही हैं। हिन्दुरतान में उससे भ्रधिक सर्वाधिकार सम्पन्न कोई “राय नहीं 
है, जिसके भ्रघीन उस देश के राजा समझे जाते हैं। वह ब्राह्मणों का प्नन्‍्य 
लोगों की अपेक्षा श्रधिक झ्रादर करता है। कलीला और दिम्ना की पुस्तक,” 
जिससे अधिक सुन्दर पुस्तक फारसी भाषा में कोई नही है भौर जिसमें 
एक राय और एक ब्राह्मण की कहानी है, समवतः इसी देश के विद्वानों की 
रखना है। 

“विजानगर का शहर ऐसा है कि जैसा न कभी आंखों ने देखा और ने 
इसके समान समस्त पृथ्वी पर कोई स्थान सुनने में आया। यह इस प्रकार 
बना है कि इसमे एक के भीतर दूमरी किलेवन्द सात दीवारें है। बाहरी दीवार 
के घेरे के आगे लगभग ५० गज तक विस्तृत मंदान है, जिसमें झादमी के 
कद के पत्थर एक दूसरे से सटाकर लगाये गये हैं; एक-एक (पत्थर)मजबूती 
से जमीन में आधा गाडा गया है श्रौर दूसरा इससे आधी उँचाई तक उदा हुआ्ना है 
जिससे न अश्वारोही और न पैदल ही, चाहे वह कितता भी साहसी क्‍यों ने 
हो, आसानी से वाहरी प्राचीर तक नही पहुँच सकता | यदि कोई हीराक नयर 
से इसका तुलना करना चाहे, तो उसको समझना चाहिए कि इसकी बाह्य 
प्राचीर मुस्तार की पहाड़ी तथा 'दो भाइयों के दर्रे! से लेकर नदी के वेट 
तथा मलान के पुल तक, जो गिजार गाँव के पूर्व की शोर तथा सियान गाँव 
के पश्चिम की ओर है, विस्तृत ग्राचीर से समानता रखती है । 

“दुर्ग, पहाड़ी की चोटी पर स्थित, चृत्ताकार है और चूने पत्थर से बता, 
मजबूत दरवाजों वाला है, जहाँ हमेशा रक्षक नियुवत रहते हैं जो कर ( 'जजियात)) 
वसूल करने में बहुत सतर्वः रहते हैं। दूसरा दुर्गें उस स्थान से समानता 
रखता है, जो नई नदी के पुल से कारा के दर के पुल, रंगीना तथा जादान 


साम्राज्य का विघटन ध्श्३ 


के पुल के पूर्व तथा जीवन्दा एवं जासान गाँव के पश्चिम तक विस्तृत है। 
तीसरा दुर्ग उतना स्थान घेरे है जितना इमाम फेखरुद्दीन रजी के मकबरे से लेकर 
मूहम्मद सुल्तानशाह के गुबददार मकबरे तक के बीच में है। चौथा दुर्ग 
उस स्थान को प्रकट करेगा जो अंजील के पुल एवं कराद के पुल के बीच 
है। पाँच को उत्तते स्थान के बराबर सममना चाहिए जितना जागान के 
बाग तथा जाकान नदी के पुल के बीच पडता है! छठवाँ दुर्ग! उस स्थान 
को प्रकट करेगा जितना बादशाही दश्वाजा और फीरोजाबाद के दरवाजे 
के बीच पड़ता है।।सातवाँ दुर्ग! दूसरे दुर्गों के केद्र मे स्थित है श्रीर 
हिरात के प्रवान बाजार से दसदुता अधिक स्थान घेरता है। इसमे राज- 
प्रासाद है। बाह्य प्राचीर के उत्तरी द्वार से दक्षिणी द्वार तक के बीच दो 
प्रसंग! का फासला है और पूर्वी तथा पश्चिमी द्वार के बीच भी इतना ही 
अन्तर है । प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्राचीर के बीच जुते खेत, बाग झौर 
मकान है। तोसरी से सातवी प्राचीर तक इदूकानें और बाजार पास-पास 
सर्ट हैं। राजप्रासाद के समीप चार बाजार आमने-सामने स्थित हैं। उत्तर 
की ओर राजकीय प्रासाद अर्थात्‌ राय का निवासस्थान है । प्रत्येक बाजार 
सिरे पर एक उच्च मेहराब भौर शानदार गैलरी है, परन्तु राजप्रासाद इन 
सबसे ऊँचा है। बाजार वहुत चोड़े और लम्बे हैं, जिससे कि फूल बेचने वाले, 
यद्यपि बह अपनी दूकानों के सामने ऊंचे-ऊंचे चबूतरे रखते हैं, दोनों ओर से 
फूल बेच सकते है । इस नगर मे मधुर सुगंध-युवत ताजे फूल' किसी भी समय 
मिल सकते है, और यह्‌ देखकर कि इनके बिना लोग रह मही सकते, इनको 
जीवन की आवश्यक सामग्री समझा जाता है। प्रत्येक भिन्न व्यापारी-मण्डल 
ब्रथवा कारीयरी की दूकानें एक दूसरे के समीप है। जीहरी अपने लाल और 
मोती भोर हीरे ओर पन्ने बाजार में खुले रूप से बेचते है । 

“उस मनोहर स्थल में, जहाँ राजप्रासाद स्थित हैं, रग किये हुए, समतल 
पत्थरों की नालियों से होकर अनेक नदी-नाले प्रवाहित होते है ! सुलतान 
(महाराज) के प्रासाद के दायें हाथ दीवानखाना' अर्थात्‌ सचिवालय है, जो 
बहुत विशाल है और 'चिहलसुतून” अर्थात्‌ चालीस-स्तम्मोंवाले मवन का दश्य 
उपस्थित करता है; और इसके सामने, एक झादमी के कद से ऊँची ३० गज 
लम्बी और ६ गज चौड़ी गेलरीं है, जहाँ राज-पत्र रसे जाते हैं भ्रौर लिपिक 
बेठते है। हि 

“प्रत्येक व्यवसाय के गत्येक वर्ग के लोगों की दूकाने एक दूसरे से प्रियी 
हैं; जोहरी वाजार मे मोती, लाल, हीरे, पन्ने जुलेश्राम बेचते हैं।इम ममोहर 
स्थान में तथा राजा के महल में, दर्शक को पालिश किये कितने कटयाँ पत्वरों 


४१४ मध्ययुग़ का इतिहास 


से बने अनेक भरने भौर नहरें देसने को मिलती हैं। सुलतान (महाराज) 
के छज्जें के बाई श्रोर दीवानसाना' (मंत्रणा-मवन) दीस पड़ता है, जो बहुत 
विशाल है और प्रासाद ज॑ सा दिखाई देता है। इसके सामने एक कदा है, जिसकी 
उंचाई श्रादमी के कद से श्रधिक, लम्बाई ३० गज भौर चौड़ाई दस है! इसमे 
दफ्तरपाना' है जिसमे राज्य-मम्वन्धी कागजात रफ़े जाते हैं श्रौर यहाँ तिपिक 
बैठते हैं ....। इस प्रासाद के मध्य मे, एक ऊँचे चबूतरे पर, एक हिजड़ा बैठता 
है, जिसको दंग कहते है भ्रौर केवल वही दीवान का स्रध्यक्ष-पद ग्रहण करतो 
है । भवन के कोने पर चोबदार पंवितवद्ध सड़े रहते हैं। कोई भी आ्रादमी जो 
यहाँ किसो काम से भाता है, चोबदारों के बीच से होकर गुजरता है, कु 
प्ेंद देता है, जमीन की भोर मुँह कर दष्डवत्‌ करता है, भौर तव उठकर 
वहाँ श्रामे का कारण बताता है भोर देगंग इस राज्य में व्यवहृत न्याय के 
नियमों के अनुरूप अपना निर्णय प्रकट कर देता है भौर इसके पश्चात्‌ किसी 
को पुतः प्रार्थना करने को ग्राज्ञा नही दो जाती । हि 
सिवके--/इस देश में तीन प्रकार ये स्वर्ण-मुद्राएं प्रचलित हैं; एक, 
“वरहूब' माम का सिवका है, जो तोल में दो दीनारों के बराबर के एक 
ध्िश्काल' के बरावर होता है; दूसरा 'कोपेकी', जो 'परतब' कहा जाता है, 
पहले का झ्राघा होता है; तोसरा सिवका, जिसको 'फनाम' कहते हैं, मूल्य मे 
दूसरे सिक्श का दशमाश होता है । इन लोगों के विमिन्न सिक्कों में से 'फनाम' 
सबसे श्रधिक उपयोगी है। यह लोग शुद्ध चांदी का एक सिवका ढालते हैं, 
जो 'फतार्मा का है होता है और इसको बह 'तार' कहते हैं। यह भी एक 
बहुत उपयोगी सिक्का है। एक ताँबे का सिक्का जो 'तारका तृतीयाश हीता 
है 'जीतल” कहा जाता है। इस साम्राज्य भें प्रचलित प्रथा के अनुसार सब 
प्रान्त, एक निश्चित समय के पश्चात्‌ अपना सोना ठकसाल मे लाते है। यदि 
किसी को दीवान से स्वर्ण के रूप में वृत्ति प्राप्त होती है, तो यह 'दरबखाता' 
से दी जाती है।” 
नवीन वेश का उदय--देवराय की मृत्यु के पश्चात्‌, जो सम्मवतः 
१४४६ हे० में हुई! उसके दो युत्र मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष क्रमशः सिहासवाहढ 
हुए। परन्तु वह साम्राज्य-संचालन में अयोग्य श्वितहीन शासक थे। कुछ 
समय तक राज्य मे कुचक्रों, अव्यवस्था एवं उपद्रवों का बोलबाला रहा, 
जिनकी अन्तत' कर्नाटक एव त्ैलंगाना* में सर्वोधिक शक्ित-सम्पन्न सामंत 
न अर: 205 
१६. लूइस राइस--माइसोर एँट्ड कुर्गे फ़ॉम दि इन्सूक्रिप्शंस, 
पृ० ११७१ 


साम्राज्य का विघटन ४१५ 


सुलुब-मरतिह ने समाप्त किया | इसने विरूपाक्ष के शासन-काल में साम्राज्य 
की विधटन से बचाने के लिए, सिहासन का अपहरण कर लिया ) विजयनगर 
के इतिहास में यह प्रथम अपहरण' कहा जाता है। नर्रासह ने अत्यन्त कुशलता 
एवं तत्परतापूर्वक शासन-तत्र के सुधार का कार्य प्रारम्म किया श्रौर अल्प- 
काल में ही वह्‌ राज्य की अर्थ-ब्यवस्था सँमालने में सफल हो गया। सुदृढ़ 
आधिक व्यवस्था के कारण वह तामिल देश मे युद्धों भे प्रवृत्त हो सका, जहाँ 
उसने अनेक महत्त्वपूर्ण विजयें प्राप्त की। अपने पूर्ववर्ती शासकों के समान 
मर्रसह को भी चहमनी-शासकों से युद्ध करने पडे, जिन्होंने उसको परास्त 
कर सन्धि करने के लिए बाघ्य कर दिया । नरमिह की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके 
पुत्र इम्मादी नरसिह ने शासम-सूत्र सेमाला, परन्तु उसके तुलुवबशीय सेनापति 
मरेश नायक ने १५०५ ई० में उसका वध कर, एक नवीन शासक-बंश की 
स्थापना की । यह घटना 'द्वितीय-अपहरण' के नाम से प्रसिद्ध है । 
कृष्णदेव राय---१५०६-१५३० ई०---इस नवीन वंश का प्रसिद्धढस शासक 

कृष्णदेव राय हुआ, जिसका सिहासनारोहण १५०८ ई० में हुआ बताया जाता 
है। उसके शासन से विजयनगर के इतिहास में एक नवीन कोल का प्रारम्भ 
हीता है, जिसमें यह साम्राज्य अमूतपूर्व समृद्धि एव उच्चतम स्थिति की प्राप्त 
कर सका | वह विजयनगर के विश्याततम एवं सर्वाधिक शक्तिशाली शासकों 
की पंवित में स्थान ग्रहण करता है। उसने दक्षिण की मुसलमान शक्तियों के 

२०. सीवेल महोदय ने लिखा है कि भ्रपहरण की यहू घटना १४८७ ई० 
प्रौर १४६० ई० के बीच हुई 

ए फॉरगॉटन एम्पायर--पृ० ८८ । 

लूइस राइस महोदय ने अ्मिलेखों व साक्षी के श्राघार पर भ्रपहरण 
का समय १४७८ ई० में विशूपाक्ष के शोसन-काल में बताया है। स्मिथ ने 
अपहरण की तिथि १४८६ ई० स्वीकार की है। ,प्रॉक्सफोर्ड हिस्ट्री', पृ० 

० 

५ “ विल्मोद के भ्रन्तिम लेख पर शुक्रवार, २६ जौलाई, १४८४ ई० की तिथि 
है। प्रथम लेस, जिसमें सुलुव नरसिंह अपनी राजकीय उपाधियों सहित दिखाई 


देता है, १ नवम्बर, १४८६ ई० का है। भ्रपहरण की घटना इन दी तिथियों 
के बीच के समय में हुईं होगी । 

सुलुवा-वंध सश्दारों का एक परिवार था, जिसको वहमनी-वंश ने अधिकार- 
अ्पूत कर दिया था। उन्हींने दक्षिण से मुसलमानों को निकालने में हरिहर भोर 
उसके भाइयों से सहयोग किया था। उनका प्रमुख स्थान चस्दग्िरि था 
और वह वैष्णव थे । यह वर्णव झभिलेसो द्वारा सर्मापत है। 

सुलुबों भौर प्रथम अपहरण! के विस्तृत वर्णन के लिए देखिए--'मिस्रिक 
जरनल', ६, पु० ७६-६८ । 


ब्र्६ सध्ययुग का इतिहास 


साथ बराबर की टवंकर ली और अपने पूर्वेगामी शासकों के साथ किये गये 
दुव्यवहारों का प्रतिशोध लिया । 

_कप्णदेव राय बहुत योग्य एवं रूपवान्‌ पुरुष था) सभी विदेशियों ते, 
जिन्होंने उसको देखा, उसके गुणों की मुवतकण्ठ से प्रशंसा की है। 'पाइसँं 
नामक यात्री ने, जिसने उसको स्वयं अपनी आँखों से देखा था, उसका इन 
शब्दों में वर्णण किया है-- 

“राजा सामान्य उँचाई का और सुल्दर रग का तथा भव्य आकृति का, 
पतला होने की अपेक्षा कुछ मोटा-सा है; उसके चेहरे पर चेचक के दाग 
हैं। वह अत्यन्त प्रभावशाली और सर्वगुण सम्पन्न एक ऐसा शासक है, जो बिनोदी 
स्वृम्ाव का और बहुत प्रसन्न रहनेवाला है । वह एक ऐसा (व्यवित) है जो 
विदेशियों का सम्मान करने का प्रयत्त करता है और उनकी चाहे जेसी भी 
दशा हो, उनके हाल-चाल के विपय में पूछता हुआ, उनका सहृदयता से 
स्थागत करता है। वह एक महान्‌ शासक है और बहुत न्याय-परायण है, 
परन्तु कभी-कमी क्रोधावेश का पात्र बन जाता है, और उसकी उपाधि है. 
क्ृष्णराव मकाकाव, राजाधिराज, भारत के महानतम अधिपतियों का अधिपति, 
तीनों समुद्रों तथा प्रदेशों का श्रधिपति” | अपने अधीन संँन्‍्यवल एवं एव प्रदेशों के 
कारण भ्रन्य किसी से भी पद मे बड़ा भ्रधिपति होने से ही उसकी यह उपार्धि 
है, परन्तु जान पड़ता है कि (वास्तव मे) उसके जैसे व्यवित के पास जो 
कुछ होना चाहिए उसकी तुलना में उसके पास कुछ भी नही है, प्रत्येक वाह मे 
इतना पराक्रमी शोर सबे-सम्पन्न है वह |" 

इस काल का इतिहास प्रतिपक्षी शक्तिमों में प्रमुखता के लिए 'रकतपातपूर्ण 
संधर्षों का काल है, और एँसे काल के इतिहास के बीच कृष्णदेव राय जैसे. 
बीर एवं सुसंस्कृत शासक के चरित्र-चित्रण की और मुड़ते हुए निस्‍्मंदेह अत्यन्त | 
विश्वान्ति कान्‍सा अनुमव होता है । दक्षिण का कोई भी ऐसा हिन्दू भ्रथवा 
मुसलमान शासक नही हुआ, जो कृष्णदेव राय की तुलना में ढहरु सके | स्वयं 
बष्णव होते हुए मी उसमें अन्य सम्प्रदायों के अ्रति यूर्ण सहिष्णुता का भाव 

२१. फरिश्ता ने इस शासक का नामोल्लेख तक नही किया है। परलन्ते 
पाइस और नुनीज दोनों ने इसकी बहुत प्रशंसा की है| पाइस ने इसका स्वयं 
साक्षात्कार किया था; अतः इस विपय में वहू बाद के इतिहासकार फरिश्ता 
से अधिक विश्वसनीय है ) 

घाइस ने अपना वृत्तान्त १५२२ ई० के लगभग लिसा था शोर नुनीज 
ने भ्रपना ऐतिहासिक सक्षिप्त विवरण संमवतः १५३४-३७ ई० के बीच लिखा 


था। 
सीवेल के 'ए फॉरगॉटन एम्पायर” पृ० २४६-४७ में पाइस का वर्णन 


साम्राज्य का बिघटन घ्१७ 


था और उसने सबको पूर्ण घामिक स्वतन्त्रता प्रदान की। पूर्वीय देशों में 
प्रचलित अतिथि-सत्कार की परम्परा का निर्वाह करते हुए, उसने जाति 
अथवा सम्प्रदाय का ध्यान न कर विदेशियों का उन्मुक्त हृदय से स्वागत 
किया! इन विदेशियों ने उसकी उदारता, उसके आकर्षक व्यक्तित्व एवं 
उसके सुसंस्कृत स्वभाव की भूरिन्मूरि प्रशंसा की है ॥* वह विनोद एवं 
बारतोलाप के लिए प्रसिद्ध था और विद्वानों की मृवतकठ श्रशंसा का पात्र था। 
अभिलेखों से प्रमाणित होता है कि वह संस्कृत एवं तेलगू साहित्य का महान्‌ 
संरक्षक था, और उत्तर मारत के प्रसिद्ध सम्राद्‌ विक्रमादित्य के समान उसकी 
राजसभा में भी अप्ठ दिग्गज' कहे जानेवाले आठ प्रसिद्ध कबि विराजमान 
थे ।+ प्रजा के हित-साधन के लिए वह सर्देव उत्सुक रहता था और मनुप्य- 
भात्र के कप्टो एवं दुखों को दूर करने की इच्छा से वह मुक्तहस्त दान 
देता था । झ्त्यधिक सम्पत्तिशाली होने के कारण वह देवालयों एवं ब्राह्मणों 
को प्रचुर दान दे सका, जिससे उसका यश समस्त देश मे व्याप्त हो गया 
व्यक्तिगत जीवन में नम्न एवं स्नेहपूर्ण, मन्‍्त्रणा में विवेकी एवं दूरदर्शी, काव्य 
सुनते समय वाग्मी एवं सुसंस्कृत, सार्वजनिक अवसरों पर गौरवान्वित एवं 
भयोत्यादक कृप्णदेवराम युद्ध में दुर्देग्य था और कमी-कमी पराजित शत्रु को 
नीचा दिखाने मे बहुत आगे भी बढ़ जाता था। परन्तु ऐसा करने मे बह 
समय की युद्ध-नीति की उस बर्बरता का ग्रदर्शन-मात्र करता था, जिसके पूर्ण 
अनुगामी बहमनी शासक थे । पद्दहवी शताब्दी में जैसे को तैसा' यही सामान्य 
नीति थी; झतः अपने से युद्ध मे परास्त मुसलमान-शासक के प्रति कृष्णदेव राय 
के व्यवहार के विषय में सीवेल के" शब्दों का समर्थन कर सकना कठिन है 

२२. साहित्य मे स्वयं उसकी रचनाएँ भी कम महत्त्वपूर्ण नही हैं । उसके 
राजनीतिक श्लोकों के विषय मे देखिये जनरल भाव इण्डियन हिस्ट्री, जि० 
४, भा० ३ (१६२६), पु० ६१-८८ में ए० रंगारवामी सरस्वती का लेख 
पोलिटिकल मेविसम्स आँव क्ृष्णदेव राय! । 

रहे. ल्‌इस राइश्न माइसोर एण्ड कुर्ग फ्रॉम दि इस्सक्रिप्शन्स' पृ० ११०। 

स्वयं राय संस्कृत और तेलगू में कविता करता था। उसकी संस्कृत की 
कोई रचता नहीं बची है, परन्तु तेलगू मे आज भी उसका 'अमृवतमात्यदा” 
झयवा “विष्णुचित्यियम्‌' नामक एक काव्य प्राप्त होता है, जो एक उच्च कोटि 
की रचना कहा जाता है। 

लागहस्ट, 'हाम्पी रुइसां पृ० २० । 

२४. सीवेल--ए फॉरगॉटन एम्पायर' पू० १२२॥ 

लॉगहस्टे, हाम्पी रुइन्स'ं पू० २१॥ 

दोनों वर्णन फरिश्ता के झाधार ५र हैं, जिसने लिखा है कि ऋण 

फा०? २७ 





४द मध्ययुग का इतिहास 


28 राय के पद एवं व्यवितत्व बाय निम्न शब्दों में सुम्दर वर्णन 

“कृष्णदेव राय नाममात्र का शासक न था, परन्तु यह व्यायहारिक रुप मे 
प्रपरिमित शवितयुवत एवं प्रवल व्यवितगत प्रमाव-सम्पन्न, निरंकुश श्रधिपति था। 
युवावस्यां में बह शारीरिक दृष्टि से दृढ़ धा, श्रौर कठिन शारीरिक ब्यायामों 
से उसने भ्रपना बल सर्देव उत्कर्प पर रखा। वह बड़े सबेरे उठता था भौर 
हिन्दुस्तानी भुदूगरों के तया तलवार के प्रयोग से सारे श्रवयवों' को 
मजबूत बनाता था; बह भ्रच्छा घुड्सवार था भ्रौर उसको प्रमावशाली प्राकृति 
प्राप्त हुई थी जिससे उसके सम्पर्क में श्रानेवाले लोगों पर बहुत प्रभाव 
पड़ता था। वह झ्पनी विशाल सेनाश्रो का स्वय संचालन करता था, योग्य, 
वीर एवं मीति-निषुण था और साथ ही बहुत विनीत एवं उदार स्वभाव का 
व्यक्ति था। सव लोग उसको चाहते थे और उसका श्रादर करते थे। उसके 
श्राचरण पर केवल एक यही घब््वा है कि मुसलमान राजा पर महान, विजय 
प्राप्त कर लेने पर वह अपनी माँगों मे घमण्डी एवं उदण्ड हो उठा ।/ 

उसकी विजरयें--मिहासन पर सुरक्षित रूप से प्रतिष्ठित हो जाने पर 
कृष्णदेव राय ने विजयों द्वारा साम्राज्य-विस्तार का दुप्कर कार्य हाथ मे लिया | 
उसने सर्वप्रथम उम्मत्तुर (मंमूर जिला) के सरदार' गंगराज पर आक्रमण 
किया, जिसने कृष्णदेव राय के श्राधिपत्य की अवहेलना कर दी थी और जो मंग- 
वंश की सन्‍्तान होने के कारण पेनुगोंडा पर अपना अधिकार जतलाता था। 
विजयनगर की सेना मे उसके समस्त प्रदेश पर अधिकार कर लिया भर शिव 
सुन्दरम्‌' तथा श्रीरंगपद्टम्‌ के दुर्ग छीन लिये। १५१३ ई० में राय क्की 
सेनाओं ने उड़ीसा नरेश के उदयगिरि के सुदृढ़ दुर्ग को (जो नैलोर जिले 
में है) हस्तगत कर लिया और विजय-चिहक्लू के रूप में वह कृष्ण की एक 
प्रतिमा विजयनगर ले गये, जहाँ बड़े समारोहपूर्वक इसको एक देवालय में 
स्थापित किया गया और इस देवालय के व्यय के लिए भूमि अधपित की गई। 
उदयग्रिरि प्राप्त करने के बाद राय ने उड़ीसा-नरेश के एक दूसरे पर्॑तीय 


आदिलशाह को सदेश मेजा गया कि यदि वह उसके (राय के) पैर चूमने को 
आये तो उसके प्रदेश और दुर्ग लौटा दिये जायेंगे । 

२४. सीवेल---ए फॉस्मॉटन एम्पायर' पू० १२१-२२॥ 

२६. कावेरी के समुद्र से मिलने के स्थान पर स्थित शिवसमद्रम्‌ टापू 
गंग राय का प्रमुख स्थान था, बेंगलोर जिले के कुछ भाग शिवसमुद्रम्‌ देश के 
नाम से कहे जाते थे। लूईस राइस---'माइसोर एण्ड कुर्म फ्रॉम दि इल्सू- 
क्रिप्शन्स ' पु० ११६॥ 


साम्राज्य का विधटन श्र 


दुर्ग कोंडाविद पर आक्रमण किया। दो मास के घेरे के पश्चात्‌ दुर्ग राय के 
हाथ आया और उड़ीसा-नरेश एक युद्ध मे परास्त हुआ । इसके बाद कोडापल्ली 
के दुर्ग* पर भ्रधिकार किया गया और वहाँ राय ने उड़ीसा-तरेश की 
एक पत्मी ्रौर पुत्र को बदी बनाया । भ्रत्यन्त विपन्नावस्था में पड़कर दुर्भाग्य 
ग्रस्त उड़ीसा-नरेश ने दया की याचना की भर तव सधि कर ली गई। उड़ीसा 
की एक राजकुमारी के साथ इृप्णदेव राय के विवाह वे इस संधि को और भी 
दृढ़ कर दिया । 
बहमती साम्राज्य के छिन्न-भिन्न होने से दक्षिण मे बहुत उथल-पुथल मच 
रही थी भर भान्तरिक युद्ध एवं संधर्यों का बोलवाला हो गया था। विश्वंखलित 
बहमनी-साम्राज्य के विभिन्न भागों में जो स्वतन्त्र राज्य बन गये थे वह झपनी 
सीमा का विस्तार करने के लिए परस्पर और हिन्दृ-शासकों के साथ लड़ने 
मिड़ने लगे थे। कम्बमपेट के राजा सीतापति ने मुसलमानों से लडाई छेंड 
दी, परन्तु गोलकुण्डा के सुलतान ने उस पर घावा बोलकर उसको परास्त 
कर दिया। परन्तु इस पराजय के बाद भी राजा युद्ध से विमुख ते हुआ । 
उसने हिन्दू शासकों से सहायता की प्रार्थना की भौर विशाल सेना एकत्र कर 
ली । गोलकुण्डा के सुलतान ने पुनः उसके विरुद्ध प्रयाण किया और हिन्दुझ 
को बुरी तरह हरा दिया। मुसलमान-सेना ने दुर्ग पर अधिकार कर लिया, 
स्त्रियों, पुरुषों श्र बच्चों का जी मर संहार किया और राजा की स्त्रियों को 
भी पकड़ लिया । इन भ्रत्याचारों को देख पास-पडोस के हिन्दू राजाओं ने दृढ़ 
संघ बनाकर पालिचितूर नामक स्थान पर मुसलमानों का सामना किया, 
परन्तु यहाँ भी उनको करारी हार खानी पड़ी। अन्ततः एक सधि द्वारा 
गोदावरी नदी को गोलकुण्डा राज्य की पूर्वी सीमा निर्धारित कर यह सहार> 
लीला समाप्त की गई। इस अवसर पर कृष्णदेव राय युद्धमूमि में उतरा। 
कोंडाविद दुर्ग के लिए युद्ध छिड़ गया और बहुत समय तक लड़ने के बाद, 
मुसलमान को यह दुर्ग छीड़ देना पड़ा ।* परन्तु कुछ समय बाद मुसलमानों 





२७. मद्रास में कृष्णा जिले के बेजवाड़ा ताल्लुक में कोंडापल्ली नामक 
नगर और पर्वतीय दुर्ग है। 

इम्पी० गजेडि० १५, पृ० ३६३ | 

२८. गन्तूर जिले में कोंडाविद नामक एक गाँव और पहाड़ी दुर्ग है। इसको 
१५१६ ई० में जीता गया था और गणपति नरेश प्रतापरुद्र के पुत्र बौरभद्र 
को बन्दी बनाया गया था तथा बाद में उसका मैसूर के पश्चिम में मलया बेचूर 
प्रदेश दिया यया था । 

'माइसोर एण्ड कुर्ग फ़ॉम दि इन्सृक्रिप्शन्स' १०७, पृ० ११६। ' 


४२० मध्ययुग का इतिहास 


ने इस दुर्ग पर पुनः झाक़गण किया और हिन्दुओं को कर देने के लिए वाघ्य 
कर दिया 

बीजापुर से युद्ध--कप्णदेव राय को सर्वाषिक यश बीजापुर नरेश 
आदिलशाह के साथ युद्ध में प्राप्त हुआ | राय की सेता ने, जिसमें लगभग 
१ लाख व्यक्ति तथा बहुसंख्यक हाथी थे, रायचूर की घाटी मे प्रयाण किया और 
दुर्ग को घेर लिया । दुर्ग की रक्षा के लिए वीजापुर का शाह १,४०,००० 
अश्वारोहियों की सेना लेकर झा पहुँचा और उसने रायचूर,से ८ मी 
पर डेरा डाला | १४६ मई, १५२० ई० को दोनों सेनाओं की म्‌ठभेड हुई भौर 
घोर समप्राम के बाद बीजापुर की सेना को अत्यधिक क्षतिग्रस्त होकर पीछे 
हटना पड़ा ।” मुसलमान सेना साहस बटोरकर पुनः रणभूमि में उतरी, 
परन्तु उसको पुनः विफल-अयत्न होना पड़ा। मुसलमान छावनी लूटी गई 
और हिन्दुओं को लूट से विपुल सम्पत्ति प्राप्त हुई। फरिया-ए-सोजा तथा 
नुनौज दोनों ने लिखा है कि युद्ध के पश्चात्‌ कृप्णदेव राय ने बीजापुर के 
सुलतान के सामने अ्रत्यन्त अ्पमानजनक शर्तें रखी । इनसे मुसलमान-शासकों 
के आत्मसम्भान को इतना गहरा आघात लगा कि वह विजयनगर साम्राज्य 
की समाप्ति के उपाय ढूँढ़ने लगे | परन्तु इस पराजय से बीजापुर का सुलताव 
इतना भयभीत हुआ कि उसमे जीवन-पर्यन्‍्त फिर कमी विजयनगर की सीमा 
भें उपद्रव करने का नाम न लिया। सीवेल ने इस युद्ध के राजनीतिक परिणामों 
पर विस्तार॒पूर्वक विचार किया है। इस पराजय से आदिलशाह की पश्रतिप्ठा 
इतनी गिर गई कि उसने दक्षिण भे और कोहे युद्ध लड़ने का विचार त्याग 
दिया और भावी युद्ध के लिए अपने समस्त साधन एकन्न करने पर ही ध्यान 
क्रेम्द्रित कर दिया। दक्षिण के अन्य मुसलमान-राज्य विजयनगरउद्साम्राज्य 
की शक्ति के उत्कर्प को रोकने के लिए उपाय खोजने लगे । इस विजय 
से हिन्दुओं का अभिमान भ्रौर उदण्डता इतनी, चुढ़ गई कि मुसलमात- 
क्षेत्रों में वह सर्वत्र घुणा के पात्र वन गये । इस युद्ध का पुरतंगालियों पर मी 

देखिए सीवेल के 'ए फॉरगॉटन एम्पायर! में नुनीज का वर्णन । उसका 
कहना है कि राय ने उडीसा-नरेश से यह दुर्ग छीना था । 

२४६- सीबेल, पु० ३२१-२२॥ हे ह 
«३०. फरिश्ता का वर्णन ऊपर दिये हुए वर्णन से मिन्न है। परन्तु नुनीज 
समकालीन इतिहासकार होने के कारण अधिक विश्वसनीय है | साथ ही, नुनीज 
के वर्णव से विदित होता है कि वास्तविक वस्तुस्थिति को जानने के सुधोग 


नुनीज को प्राप्त्थय). _* है न्‍ 
नुवीज के.इस युद्ध के दर्णन के लिए देसिए---सीवेल ए फॉरगॉटन एम्पायर 


पू० इ३४-ध५ 


माझाज्य का विपदन श्श्र 


कम महत्वपूर्ण प्रमाव से पड़ा । पुर्वगालियों येः स्यापार की समृद्धि हिल्दून्याग्राज्य 
के वे मबम्पप्त सगयों पर निर्मर थी, परन्तु हिल्‍्दू-शाग्माज्य के पत्तन के साथ इन 
विदेशी स्यापारियों के व्यापार-संत्र भी जाते रहे धौर ख्यापार पंदा पड गया । 
शृष्णदेद राप भोर पुर्तेगात्ती--पुर्तेगालियों मे समुद्र-तटवर्ती रथानों पर भपनी 
बरस्तियाँ बना सी थी भोर यवपि वह छोटे-छोटे हिंदू गरदारों तथा 'भमूसे' से 
सदर पटते थे, परन्तु दिजयनयर में राय के साथ उन्होंने मित्रता स्थापित कर 
सी थी। राय को भी उनके थोड़ो तथा धत्य वस्नुप्रों के व्यापार से बढ़ा 
साभ होता था। पुर्वगास की सरझार ने भारत में स्यापार करनेवाले पुर्त- 
गालियों शो हिंदुधों के साथ मित्रतापूर्ण व्यव्वार बनाये रसने का भादेश दिया 
पा झौर पुर्तेगालीआयनेर भलबुकर्फ ने भात्म-रक्षा के लिए भटक मे दुर्ग 
यनाने को स्वीकृति लेने मेरे लिए विजयनगर दरवार में एक प्रतिनिधि-मण्डल 
भेजा | राय ने इस मण्डल फे प्रत्ति बहुत एपासाव प्रकट किया, परन्तु गवनेर 
की प्रार्थना का उसने कोई संतोषजनक उत्तर न दियां। पुर्तगालियों के ग्रोग्रा 
पर झधिफार करने पर, राम ने उतको बधाई दी भौर उनकी पूर्व-ध्रर्थना भी 
स्वीकार कर ली! मुसलमानों ने गोरा पर पुनः सगिकार किया, परन्तु पुते- 
गोलियों ने इसरो उनसे फिर छीत लिया। दक्षिण के हिंदू भौर मुसलमान 
शासकों कै प्रारस्परिक सेर्पों से इन विदेशी व्यापारियों कृय राजनीतिक 
महत्व बहुत बढ़ गया, कयोंतिः यहू प्रतिपक्षी दल समय-समय पर उनकी 
सहायता लेने सगे । 
साम्राज्य का विस्तार--#प्णदेव राय की विजयों से विजयनगर साम्राज्य 
का विस्तार बहुत बढ़ गया । वह उस समस्त प्रदेश में फेल गया, जो शभ्राज 
मद्गाप्त प्रेजीडेंसी, मैमूर तया दक्षिण की कुछ अन्य रियासतों के भंतर्गत है । 
पूर्व में कटक तथा पश्चिम में सालमिट तक विजयनगर-साम्राज्य विस्तृत हो 
गया और दक्षिण की शोर यह्‌ दक्षिण मारत केः सुदृरतम सीमा को छूने लगा। 
अवनति का फाल--ऋष्णदेव राय को मृत्यु के पश्चात्‌ विजयनगर साम्राज्य 
अवनति की भोर बढ़ने लगा । उसके पश्चात्‌ उसवंय भाई भ्रच्युतराय सिहासना* 
झूढ हुआ, परन्तु वह भ्रयोग्य व्यकित था और चारों शोर से ग्रबल' एवं ई्ालु 
शम्रुशों से घिरे इतने विशाल साम्राज्य का संचालन करने की निपुणता उसमे 
न थी । बीजापुर के सुलतान ने रायचूर एवं मुद्गल के दुर्गों पर भ्रधिकार 
कर लिया भौर फरिश्ता लिसता है कि इन विजयों के उपलक्ष में उसने 
“ग्रदिरापान किया और जी मर आनद-समारोह मनाये ।/ सिहासनासढ़ होने 
के कुछ समय पश्चात्‌ श्रपने सामतों एवं पदाधिकारियों के कुचक्रों से श्राण पाने 
के लिए अच्युत ते बीजापुर के सुलतान इब्राहीम आ्रादिलशाहू को शह्ायता 


ब्श्२ सध्ययुग का इतिहास 


के लिए बुलाया श्र इस सहायता के बदले उसको विशाल घन-राशि एवं बहु- 
भूल्य उपहार दिये। किसी भी इतिहासकार ने उन विचित्र परिस्थितियों 
को स्पप्ट नही किया है, जिनसे बाध्य होकर अच्युत को यह मार्ग श्रपनाना 
पड़ा । श्रच्युत की कायरता एवं शव्तिहीनता की तीज्र निंदा करनेवाले नुनीज 
ने इसका कारण उसकी “कापुरुषता एवं सर्वथा श्रयोग्यता” बताया है।" 
सदाशिव राय--१५४२ ई० में अच्युत की मृत्यु के. पश्चात्‌ उसके अत्प- 
वयस्क पुत्र का राजतिलक किया गया, परन्तु थोड़े समय बाद ही बह चल 
बसा भर तब उसके स्वर्ग वासी माई के पुत्र सदाशिव ने छत्र धारण किया। 
सदाशिव नाममात्र का शासक था; वास्तव में राजशक्ति कृष्णदेव राय के 
विख्यात मंत्री सालूवा तिम्मा के पुत्र रामराजा सालूवा के हाथ में थी । रामराजा 
में निपुणता की कमी न थी, परन्तु उसने परिस्थितियों के गंभीर विवेचत एव 
अ्रपने तथा शत्रु के बल के ठीक-ठीक परिज्ञान का कमी प्रयत्व ने किया श्रौर 
अपने भ्रमिमान भरे एवं उदृण्ड व्यवहार से वह अपने सहयोगियों तथा प्रति- 
पक्षियों को रुप्ट करता रहा | घटना-क्रम कुछ इस प्रकार चल पड़ा, जिससे 
विजयतगर के विमाश का मार्ग स्पप्ट होने लगा ) १५४३ ई० में बुरहान निजाम- 
शाह में रामराजा तथा ग्रोलकुण्डो के कुतुबशाह से सन्धि कर बीजापुर 
पर झक्रमण कर दिया | विकट परिस्थिति मे घिरे अलीझ्रादिल' शाह ने श्रपने 
निवुण मत्री श्रसद खाँ से सहायता माँगी और इस राजनीति की चालों मे 
दक्ष मंत्री ने राज्य का कुछ मांग देकर बुरहान से सधि कर ली, भ्रौर 
विजयनगर के राय को भी इस संघ से हटा लिया | इस प्रकार इस सध को 
तोड़कर उसने गोलकृण्डा के कृतुवशाही शासक पर झाक़मण कर दिया झौर 
उसको युद्ध में घायल कर दिया । चौदह वर्ष उपरान्त १५५७ ई० में इब्नाहीम 
आदिलशाह बी मृत्यु के पश्चात्‌ शासक के परिवर्तन से लाम उठाकर हुर्सव 
निजामशाह ने बीजापुर की सीमा पर श्राक्कण कर दिया । इस श्रकारण भा 
मण वा बदला लेने के लिए बीजापुर के अली आदिलशाह ने गोलकुण्डा तथा 
विजयनगर को श्रपनी झोर-मिलाकर श्रहमदनगर पर धावा बोल दिया श्ौर 
कृह्याण तथा शोलापुर लौटाने की माँग की | श्रहमदनगर के सुलतान ने इस 
माँग का तिरस्कार किया; श्रत. युद्ध अनिवार्य हो गया । फरिश्ता लिखता है-- 
7३६. भ्रच्युत यथाय॑ में रणकूशल शासक ने था। अभिलेसों (२९, ११) 
से विदित होता है कि उस पर घर्माधिकारियों का बहुत प्रमाव थां। उसे 
ब्राह्मणों को मवतहस्त दान दिये भौर उनके लाभ के लिए त्रानंदतिधि' सास री 
एक निधि स्थापित की । 





साम्राज्य का विधघटन श्र्३ 


“सारे देश को इस प्रकार उजाड़ दिया गया कि पोरन्देह से खैवर तक और 
अहमदनगर से दौलताबाद तक, आावादी का कोई भी चिह्न शेप न रह गया । 
बीजानगर के काफिरों ने, जो अनेक वर्षो से ऐसी घटना की ताक मे थे, कोई 
निर्देचता बाकी न रसी | उन्होंने मुसलमान स्त्रियों का सम्मान अ्रप्ट किया, 
मस्जिदों का विनाश किया और पवित्र कुरान तक का अपमान किया ।” 

विशाल संघ--हिंदुओं के अत्याचारपूर्ण आचरणों से मुसलमानों की भाव- 
माञ्ो को प्रवल आघात लगा और वह सहयोगी मुसलमान राज्यों की सहानुभूति 
भी खो बैठे । अपने बीच एक ऐसे शवितशाली हिंदु-राज्य का भ्ररितत्व, जो धन 
एवं सैन्य-शवित मे उनसे कही अभ्रधिक बढ़-चढ़कर ही, मुसलमान-राज्यों को 

ग्राँखों में बुरी तरह खटकने लगा और वयोंकि अकेले-अकेले इस राज्य का विनाश 
कर सकना संभव ने था, अ्रतः दक्षिण के चारों मुसलमान-राज्य झपने झ्रापसी 
भगड़े मुलाकर विंजयनगर की समाप्ति के लिए संघवद्ध हुए। गोलरुण्डा के 
इब्राहीम कुतुवशाह ने मुसलमान राज्यों को संघटित करने मैं प्रमुख माग 
लिया । निजामशाह को अपनी पुत्री चाँदवीवी का विवाह आदिलझाह से कर 
देने श्रौर दहेज के रूप में शोलापुर का दुगे देने के लिए राजी क्या गया 
और इस संबंध को और भी दृढ़ करने के विचार से झ्ादिलमाद ने श्रपतरी 
पुत्री का विवाह निजामशाह के ज्येष्ठ पुत्र सुलतान मुर्तजा में कर दिया । बराद 
के सुलतान को इस संघ में सम्मिलित होने के लिए न बुवाया गया श्रौर वह 
इससे अलग रहा । इन चारों राज्यों की सम्मिनित सेनाग्रों ने २४ दिगम्बर, 
१४६४ ई० के दिन दक्षिण की ओर प्रयाण किया औरौर वह हृप्णा के तट पर 
तालीकीट नगर के समीप एकत्र हुईं । 
तालीकोद का युद्ध, १५६५ ई०--मुमतमानों की संयुवद सेना के भ्रागमत 
पर राम ने कुछ भी ध्यान न दिया और मन में यड मोबफर कि आज तक 
कोई भी मुसलमान-शवित विजयनगर श्ौर इसके ममीपदर्गी प्रदेशों को लूटने 
में सफल नहीं हो सकी है, वह प्राख्वस्त दवा रहा श्रीर उसमे इनकी गति- 
विधियों के भ्रति पूर्ण उदास्रीजता प्रवृद की । मप्ृद्ध एवं विखास-मर्त जनता 
को भावी संकट का कुछ भी श्रामास ने हो फया श्रौर मुगलमान-सेनाप्री जे 
प्रदर्शन नगर के जीवन की शास्ति को थोड़ा भी भंग ने कर सके; लोग ईर्ट 
निश्चिन्त भाव से ग्रपनेअपने कार्यों में लगे रहे । अपने श्रापको शुलावे रे 
की अद्भुत क्षमता-सम्पप्त रामराजा भव भी उदानीन थना रहा शी डे ् 
के शब्दों में उसने 'मिवरनायं के दूतों ये गाब विरकारयूर्ण आय टी. ह| 
किया और इस झजुता को महत्वहीव सम्रता ।" परल्तु सुरक्षा हीं 


४भर४ मध्ययुग का इतिहास 


भावना अधिक समय तक स्थिर न रह सकती थी, और अंततः सन्निकंट संकट 
का विश्वास हो जाने पर राय ने अपनी सेना वग संगठन आरम्म कर दिया। 
उसने अपने सबसे छोटे माई तिरूमले को २०,००० श्रश्वारोही, १,००,००० 
पदाति तथा ५०० गज-सेना लेकर कृष्णा के प्रत्येक घाटे की रक्षा के लिए 
भेजा, अपने दूसरे भाई को दुसरो सेना के साथ मेजा भौर तब स्वयं साम्राज्य 
की शेप सेनाओ के साथ चल पड़ा। प्रांतीय सेनाओं ने साम्राज्य की सेता की 
संख्या बहुत बढ़ा दी; सीमा-प्रान्तों से कन्नड तया तेलगू सेनाएँ, पश्चिम तथा 
केंद्र से मंसूर तथा मालाबार को सेनाएँ मुसलमानों से लड़ने के लिए तामिल 
सेना के साथ झा मिली । शत्रु-वल से सुपरिचित मुसलमान-मित्र-राज्यों ने भी 
पूरीयूरी तैयारियाँ की थीं | वयोवृद्ध हुसन निजामशाह, जिसके नेतृत्व में यह 
सहयोगी-राज्य चल रहे थे, केन्द्र में रखा गया झोौर दक्षिण तथा वाम पाश्वों का 
संचालन क्रमशः झली आदिलशाह और कुतुबशाह को सौंपा गया। इस युद्ध 
में भाग लेनेवाली सेनाओं का ठीक-ठीक ब्योरा देना संभव नही है, वर्योकि 
फरिए्ता द्वारा दी गई संख्याएं बहुत कुछ अतिशयोवितपूर्ण है।' परन्तु इतना 
निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि दक्षिण के मंदानों में इससे पूर्व इतनी 
विशाल सेनाएँ समर-भूमि मे म उतरी थी। हिंदुओं ने प्राणों का मोह त्याग- 
कर प्रचण्ड वेग से आक्रमण प्रारम्भ किया और सहस्रों शत्रु-सेनिकों का संहार 
करते हुए, शत्रु-सेना के दक्षिण तथा बाम पाश्वों को पीछे ढकेल दिया । दोनो 
पक्षो में भयंकर जन-हानि हुईं; रामराजा मे अपने कोपाध्यक्ष को श्राज्ञा दी 
कि यह अपने पास सोना, चाँदी, रतन और आमूपण रखे झौर जो सैनिक प्रंतिम 
समय तक युद्ध करने का दृढ़ निश्चय कर अपने स्थान पर डटे रहें उतको खूब 
पुरस्कार दे । हिंदुओं ने दूसरी बार इतना भ्रचण्ड आक्रमण किया कि शत्रु 
को विजय की कोई झाशा न रह गई और पीछे हटने को सोचने लगे। 
परन्‍्तु मित्र-राज्यों के तोपखाने के सक्रिय होते ही पाँसा पलट गया; ताँबे के 
सिक्कों से भरे थैलों की मार ने हिंदु-सेना के ५,००० सैनिकों को तत्काल 
घराशायी कर दिया । तत्पश्चात्‌ मुतलमान-अश्वारोही-सेना शत्रु-दल को चीरते 
हुए भ्रागे बढ़ी और उसको चारों ओर तितर-वितर कर दिया। रामराजा 
पकड़ा गया और डी कूतो लिखता है कि हुर्सन निजामशाह ने स्वयं श्रपने 
हाथों से यह कहते हुए कि “अब मैंने तुकसे झपना बदला चुका लिया । खुदा मेरे 
३२. फरिश्ता के अनुसार विजयनगर की सेना में ही ६,००,००० पदातति, 


४५,००० अश्वारोही, २,००० हाथी, १,००० मजदूर तथा १५,००० सेवक 
थे । परन्तु अपने विवरण मे भिन्न-भिन्न स्थान पर उसने भिन्न-भिन्न संख्याएं 


दी हैं 


साम्राज्य का विघटन ४२५ 


साथ भव चाहे जो कद कर ! ” उसका शिरच्छेद किया । झपने राजा एवं मेता 
के पकड़े जाने का समाचार हिन्दू-सेना पर वद्ध के समान गिरा और वह भय- 
मसेत्रस्त होकर इधर-उघर भागने लगे। युद्ध का परिणाम हिन्दू-सेना की कैवल 
पराजय ही नहीं अपितु पूर्ण पतन हुआ । हिन्दू-सेना के विभिन्न दलों के नायकों 
ने प्रपने-प्पने दल को सेमालने का कोई प्रयत्त न किया भर फरिश्ता लिखता 
है कि हिुप्नों का भत्यन्त वर्बरतापूरवंक सहार किया गया। लगमग १ लाख 
हिंदू मारे गये भौर लूट में इतनी विशाल सामग्री विजेताो के हाथ लगी कि 
“संयूबत-सेना का प्रत्येक ध्यवित सोना, जवाहरात, तम्वू, हथियार, घोड़े भौर 
दातों से मालामाल हो गया, क्योंकि सुलतानों ने श्रपने लिए केवल हाथी 
रखकर बाकी जिस सैनिक ने जो कुछ प्राप्त किया था, वह उसके ही पास 
रहने दिया ।” 

विजयनगर फी लूढ--परन्तु विनाश के भावी ताण्डब की तुलना में यह 

पराजय कुछ भी न थी। आइए, इस वेमव-सम्पन्न नगरी के विनाश की कथा 
इसके विकास एवं उत्कर्ष के भ्रध्ययन में वर्षो अथक परिश्रम करनेवाले सीवेल' 
महोदय के करुणापूर्ण शब्दों में सुने । ' 
“इसलिए, स्वयं नगर की सुरक्षा के लिए, कुछ भी भय न था। वह तो 
निस्संदेह सुरक्षित थी ! लेकित भ्रव युद्ध से मागते हुए निराशामिमूत सैनिक 
भ्राने लगे और सबसे पहले झ्रानेवालों मे से थे भय-विहवल राज-परिवार के 
राजकुमार । कुछ ही धण्दों मे इन कायर सरदारो ने जो कुछ भी कोष हाथ 
लग सका उसको लेकर शीघ्रता से महल छोड़ दिया | सौ करोड़ से भी अधिक 
मूल्य के स्वर्ण, रत्नों एव मणियों से लदे ५५० हाथी राज-पताका एवं प्रसिद्ध 
रत्न-जंटित' सिहासन लेकर राज-मकत सैनिकों के दल की निगरानी में नगर 
छोड़कर घल दिये । राजा सदाशिव को, बंदीगृह का श्रध्यक्ष ति्॑मल, जो अपने 
माइयों की मृत्यु के पश्चात्‌ एकमात्र संरक्षक बन गया था, नगर से ले चला 
भौर राज-परिवार तथा उसके अनुचरों का विशाल दल दक्षिण की तरफ पेनु- 
कोण्डा दुर्ग की ओर भाग चला। 

“तब नगर भय से शआराक्रात हो उठा | अंततः वास्तविकता प्रकट हो गई। 
यह केवल एक पराजय-मात्र न थी, मह प्रलय थी। कोई श्राशा शेष न रही 
थी । नगर के सहस्रशः निवासियों को श्रसुरक्षित छोड़ दिया गया था । केवल 
कुछ को छोड औरों के लिए पीछे हटना या मागना भी संभव न था, क्योंकि 
सामान ढोनेवाले बैंल और गाड़ियाँ सव युद्ध मे चले गये थे और वहाँ 


३३. सीवेश ए फॉरगॉटन एम्पायरं पृ० २०६-८॥। 


४२६ मध्ययुग का इतिहास 


ञ्ऊ 


से लौटे नहीं थे। खजानों को भूमि में गाड़ देने, युवकों को शस्त्र-सज्जित 
करने और प्रतीक्षा करने के अतिरिवत और कुछ भी न किया जा सकता था। 
दूसरे दिन यह नगर लुटेरी जातियों और पड़ोस के जंगली लोगों का श्राखेट 
बन गया। ब्रिजारी, लम्बाडी, कुरुब सरीख्ी जातियों के दल निरीह नगर पर 
दूड पड़ और भण्डारों तथा दूकानों को लूटकर विशाल धन-राशियाँ ले गये। 
कूतों लिखता है कि उस दिन भर में ६ बार इन लोगों के श्राक़ृमण हुए। 

“तीसरे दिन सहार का प्रारम्भ हुआ। विजेता मुसलमान विश्वाम झौर 
मनोविनोद के लिए युद्धक्षेत्र मे ठहर गये थे, परन्तु भ्रव वे राजधानी मे 
पहुँच गये थे, और तब से लेकर पाँच मास तक विजयनगर को चैन की साँस 
लेते का अवकाश न मिला । शत्रु विनाश के लिए झाये थे भौर वह अविश्वान्त 
रूप से अपने उद्देश्य की पूर्ति मे जूढ गये । उन्होंने लोगों को निर्देयतापूर्वक 
तलवार के घाद उतारा, मदिरों एवं प्रसादों को घ्वस्त किया और राजाओं के 
निवास-स्पानों से ऐसा प्रतिशोध लिया कि कुछ विशाल प्रस्तर-निर्मित 
मंदिरों और दीवालों को छोड़ आज उस स्थान का परिचय देने के लिए जहाँ 
विशाल अट्टालिकाएँ खड़ी थी, सण्डहरों के ढेर के अतिरिक्त कुछ भी शेप 
नही रहा है। उन्होंने मूर्ियों का ध्वंस किया और एक-प्रस्तर-निर्मित नरसिंह 
की मूर्ति तक की भुजाओों को तोड़ने में वे सफल रहे। उनसे कोई भी 
वस्तु बचती न दिखाई दी। उन्होंने विशाल मंचों पर निर्मित उन प्रेक्षागृहों 
को तोड़ दिया, जहाँ से राजा लोग उत्सवों को देखा करते थे और कार-क्ला 
की सब कृतियों को उन्होंने नप्ट कर दिया। नदी के समीप विदृठल स्वामी के 
मंदिर के अत्यधिक प्रलकृत विशाल भवनों में उन्होंने जगह-जगह श्राग लगा दी 
और इसके भ्रनिद्य सुन्दर प्रस्तर-शिल्प को नप्ट-अष्ट कर दिया। श्रग्ति भौर 
तलवार से, लौह शलाकाग्रों एव फरसों से, दिन प्रतिदिन वहूं विनाश का 
कार्य सम्पन्न करते रहे । संसार के इतिहास से, ऐसे मब्य नगर का ऐसा विनाश, 
इतने अवस्मात्‌ रूप से, स्प्त्‌ कग्मी नहीं हुआ। (वह नगर जो) एुक दिन 
चननम्प्त एवं व्यवमाय-मंलग्न जनता से भर हुआ देभव के वबाहुस्प से 
पूर्ण था, यही दूमरे दिन भाश्गात, धर्षित भौर ध्यम्त होकर वर्णनातीत बर्बर- 
नश्मंहार एवं प॑ शाचिकः इृत्यों का क्रीड़ास्थल बना हुआ था॥४ 

३४. पुर्तंगालो इतिहासकार फेरिया-ए-मूजा लिखता है--- 

“दश्चापि स्पानीय लोग पहले ही एक मिहासन, जिसका मूल्य नहीं भाँवा 
हा सरता तथा स्वर्ण बेर १० करोड भारों सहित १,४५० हाथियों को धन 
एरं रस्नों से लादकर से जा चुके थे, फिए भी मुसलमानों ने पाँच महीनों 
तक विजयनपर को लूटा, भादिल! शाह से लूट के हिस्से में एक प्रंटे बे बटावर 


साम्राज्य का विघटन घ्र७ 


विजयनगर के इस भाग्य-विपर्यय से पाठकों को इतिहासकार गिवन के वे 
नैराश्यपूर्ण शब्द स्मरण हो जायेंगे कि इतिहास मानवता के अपराधों एवं 
दुर्माग्यों के लेसे से कुछ श्रधिक नहीं है। यह गभीरता मरे शब्द तथ्य-हीन 
नही है। परन्तु कप्टों से ही मानव का परिष्कार होता है; भौर मानव- 
विकास वा वलशाली प्रवाह शताब्दियों के दी व्यवधान भे अपने शरीर 
को पुष्ट करता हुआ ग्रवाध गति से निरन्तर बढता ही जाता है; भौर 
मानवता के भाग्य के उत्तार-चढ़ावों तथा मानवीय सस्थाओो की समृद्धि एवं 
समाप्ति के भ्रध्ययन में समय लगा. बाले इतिहासकार का यही सबसे 
बड़ा संतोष भी होना चाहिए। 

विवेक हीनता एव दुर्बलताझों के होते हुए भी रामराजा प्रपने कुछ गुणों 
के कारण प्रशसा का पात्र है । ६० वर्ष को वृद्धावस्था में भी उसमे युवक 
जैसी शवित एवं स्फूरति थी झौर युद्ध-मूमि मे उसने स्वयं सैन्य-सचालत किया 
था ! उसकी बढ़ती हुई शवित को रोकने के लिए मुसलमान-राज्यो की विशाल' 
तैयारियाँ और विकलता उसकी शब्िति की दुर्देभतीयता की परिचायक है। 
शत्र्‌ की शक्ति को कम समझना कमी भी कल्याणकारी नहीं होता श्रौर यदि 
रामराजा ने श्रपमे उन शत्रुओं की शवित का, जो उसके साथ जीवम-मरण के 
संघर्ष मे जुट जामे के लिए धीरे-धीरे शवित सचय करते भा रहे थे, परिहयास 
न किया होता तो वह अपने सान्नाज्य को इस विनाश से अवश्य बचा लेता । 


बड़ा ओर एक इससे छोटा परन्तु श्रसाधारण आकार का हीरा तथा गणनातीत 
मूल्य के रत्न प्राप्त किये।” 

फरिया-ए-सूजा के विषय में सूचना के लिए देखिए, 'कमेन्टरीज 
श्रॉव एल्फीन्सो श्रल्बुकर्क, हकलुयत सोसाइटी” २, पृ० ११२-१३। 

सीजर फेडरिक, जो इस युद्ध के दो वर्ष पश्चात्‌ विजयनगर आया था, 
लिखता है “रामराजा का विनाश अपने दो मूसलमान सेना-मायकों के 
कारण हुप्ना, जो युद्ध के बीच उसके विरुद्ध हो गये । म्‌सलमानों ने नगर को 
लूटने और कोने-कोने से गड़ा घन खोजने मे ६ मास लगाये। मकान खड़े 
थे, परन्तु खाली थे। राज-दरबार विजयनगर से दक्षिण की ओर ८ दिन की 
यात्रा की दूरी पर पेनुकोस्डा में चला गया था, नगर-वासी कोई दिखाई न 
पड़ता था, वह श्रन्यत्न॒ चले गये थे, आसपास का प्रदेश चोरों से ऐसा भर 
गया था कि उसको अपने निश्चय किये समय से ६ मास अधिक विजयनगर 
भें ही रुकना पड़ा । झेततः जब वह गोझ की ओर चला तो उस पर नित्य 
आक्रमण हुए और उसे प्रत्येक ऐसे झवसर पर घन देकर छुटकारा 
पाना पड़ा ।/ 

इसके किये हुए राजप्रासाद के वर्णन के लिए देखिए--'मैयूर---लूइस 
राइस, ६, पृ० ३४५५-४६ | 


साम्राज्य का विघटन २६ 


में इस बंश का धीरे-धीरे पतन होने लगा। मुसलमानों मे विजयनगर- 
साम्राज्य का वहुत सा भाग प्राप्त कर लिया था और मद्गुरा तथा तंजौर के 
सायकों ने साम्राज्य के टुकड़ों में से अपने लिए राज्य बना लिये थे । 


विंजयनगर की शासन-प्रणाली 


शासन-प्रणाली का स्वरुूप--विजयनगर-सा पम्राज्य उस क्लातिकारी आन्‍्दो- 
लत का परिणाम था जो दक्षिण से मुसलमानों को निकाल वाहर करने के लिए 
भारम्म हुआ था। काफूर की दक्षिण-विजय के समय से ही इस देश की आ्राक्रात 
जातियाँ इस देश में उत्पाद फैलानेवाले, नरमहारक, पवित्र स्थानों के विध्वसक 
भौर जनता की सम्पत्ति के अपहरणकर्ता मृसलमान-उत्पीडको के प्रति तीद्र 
घृणा का भाव भन में बसाये हुए थे। १३२७ ई० में काकतीय-वश के पतन 
भर होयसल-वंश फी शक्तिहीनता ने एक नई शक्ति का भ्रम्युदय समव कर 
दिया था और विजयनगर-साम्राज्य जो इस शवित का प्रतीक था, उत्तर के 
आुसलमान श्राक्रांताओं के विरुद्ध हिंदुग्रं का एक विशाल सघ बन गया। 
इस साश्राज्य को जन्म देनेवाली परिस्थितियों ने इसकी शासन-अ्रणाली को 
निर्धारित कर दिया और अपने भ्रस्तित्व के श्रतिम क्षण तक यह्‌ राज्य 
अधानतया एक सैनिक एवं धार्मिक राज्य बता रहा ! मुसलमानों के आक्रमणों 
से हिंदुओं की रक्षा के मूलभूत उद्देश्य की पूर्ति के लिए जन्म लेने के कारण, इस 
साम्राज्य को मुसलमान राज्यों से टक्कर लेने के लिए, जिनका यह प्रमुख प्रतिदद्ी 
था झौर जिनके दक्षिण-प्रसार को रोकना इसका प्रमुख उद्देश्य था, समर्थ बनाने मे 
कोई कसर न रखी गई । शासन-विज्ञान में कुशल ब्राह्मणों के प्रमाव मे रहने 
के कारण विजयनगर के शासकों ते अपने इस नवीत साजञ्राज्य को सुदृढ़ 
एवं समथथें बनाने के लिए सुब्यवस्थित शासन-प्रणाली स्थापित करने का प्रयत्न 
किया । यह कार्य न नवीन था और न कठिन हीं, वयोकि जिन राज्यों का विजय- 
नगर-साम्राज्य ने स्थान ग्रहण किया था, वह विशाल जनता पर शासन करने 
“की कला में खूब अनुमव-सम्पन्न थे । हरिहर और बुबका ने, जो बहुत महत्त्वा 
कांक्षी सरदार थे, शीघ्र ही राज्य में शान्ति एवं व्यवस्था स्थापित कर दी और 
उन आचीन परम्पराशों को पुन: अनुप्राणित किया जिन पर चलकर उनके उत्तरा- 
धिकारी' विजयनगर साम्राज्य को सम्यता, समृद्धि एवं संस्कृति का केन्द्र बना 
पाये--ऐसा भव्य केंद्र दक्षिण में उससे पूर्व कमी न रहा था। 
राजा श्रौर सन्त्रि-परियद्‌---विजयतगर-साम्राज्य एक विशाल सामंती 
भैंघटन था, और राजा इस समस्त संघटन का अध्यक्ष था । उसकी सहायता के 


रेत मध्ययुग का इतिहास 


तालीकीट का युद्ध--एक निश्चयात्मक यू द--तालीकोट का युद्ध भारत 
के इतिहास में सर्वाधिक निर्णायक युद्ध हुआ है । इसने दक्षिण मे ह्दि 
साम्राज्य के विनाश का डंका बजा दिया और उस अस्त-व्यवस्तंता को जन्म दिया, 
जो किसी विशाल राजनीतिक संघटन के समाप्त होने पर ग्रवश्यम्भावी 
होती है । इसके परिणामस्वरूप पुर्तगाली व्यापार को भी बहुत क्षति हुई, क्योंकि 
जिन संगरों और मण्डियों में उनकी वस्तुओं का क्रय-विक्रय होता था, वह 
इस युद्धाग्ति में समाप्त हो चुकी थी ।*' अपने प्रबल प्रतिपक्षी के पतन पर 
मुसलमान राज्यों ने खूब आनंद मनाया, परन्तु इस पतन से उनको राण्य के 
कुछ टुकड़ों के अतिरिक्त कुछ स्थायी लाम प्राप्त हुआ हो, इसमे संदेह है। 
घिजयनंगर साम्राज्य का भय उनको सजग एवं सतक॑ बनाये रखता था; 
अनवरत युद्धों मे उलभने के कारण उनको भ्रपने सैन्य संघदन की दृढ़ता का 
ध्यान रहता था। परन्तु इस भय के दूर होते ही वह पारस्परिक ईर्पा एवं 
कलह के शिकार बनकर इतने शक्तिहीन वन गये कि उत्तरी भारत के 
मुगल-साम्राज्य ने उनको सुगमता से समाप्त कर दिया । पतन का ऐसा ज्वलंत 
उदाहरण भारत के मध्य-कालीन इतिहास मे प्रन्यत्र कही दिखाई नही देता । 

नवीन-शासक-बेंश--रामराजा के निधन के पश्चात्‌ उसका भाई तिरूमल 
सदाशिव के नाम पर शासन करने लगा, परन्तु १५७० ई० में उसने, सिहासन 
का झपहरण कर एक नये शासक-बंश की नीव डाली । महाँ पर इस काल के 
इतिहास को फलुपित करनेवाली हत्याओर, विश्वासघातों, पड्यन्त्रों, 30420 
शक्ति हथियाते के लिए किये गये उत्पातों की कथा को दुहराना पाठकों को 
उबातानेवाला होगा । तिख्मल के द्वितीय पुत्र द्वितीय रंगा के पश्चात्‌ १५८६ ई० 
में प्रथम वेंकट ने छंत्र धारण किया । वह इस वंश का बहुत प्रसिद्ध शासक हुआझ्ा 
है। बह मोग्य एवं घरित्रवान्‌ था भोर कवियों तथा विद्वानों का संरक्षक था ' 
बेंक्ट के उत्तराधिकारी उस छोटे से राज्य को भी सुरक्षित रखने में भ्रममर्ष 
हिकले जो उन्हें उत्तराधिकार में प्राप्त हुमा था भौर इस प्रकार उनके शासन 


३४. फंडरीसी सामेटी तथा कूतो समो पुर्तगाली लेसकों ने एकन्स्वर 
भें कहा है कि पुर्तगाती लोग विजेयतगर के साथ बहुत लामप्रद व्यापार करते थे, 
और इस नगर के विध्वंस से इम देश में उनके व्यापार को बहुत क्षति पहुंची। 
परन्तु सीदेल से इसबेः ्रतिटित पुर्तगालियों के यामिक धरत्याचारों को मी इतका 
कारण बताया है। चर्च के घर्मावायों ने हिंदू एवं मुमससमानों को यातनाएँ 
देने तथा मदिरी एवं मस्जिदों को तोड़ने की स्वीहृति दे दी थी; इससे पुर्त- 
गाली लौग भत्रिय हो गये थे और गो में उतका प्रभाव बहुत घट गया था। 


सीवेस--ए फॉरगॉटन एम्पायर पु० २१०-११३॥ 


साम्राज्य का विघटन श्र 


में इस वंश का धीरे-धीरे पतन होते लगा। मूसलमानों ने विजयनगर- 
साम्राज्य का बहुत सा माय प्राप्त कर लिया था और मदुरा तथा तंजौर के 
नायकों ने साम्राज्य के टुकड़ों मे से अपने लिए राज्य वना लिये थे । 


विजयनगर की शासन-प्रणाली 


शांसन-प्रणाली का स्वरूप--विजयनगर-सा म्राज्य उस क्रांतिकारी झ्रानदो- 
लन का परिणाम था जो दक्षिण से मुसलमानों को निकाल वाहर करने के लिए 
प्रारम्भ हुआ था ! काफूर की दक्षिण-विजय के समय से ही इस देश की श्राक्रात 
जातियाँ इस देश में उत्पात फैलानेवाले, नरसंहारक, पविन्न स्थानों के विघ्वसक 
झौर जनता की सम्पत्ति के अश्रपहरणकर्ता मुसलमान-उत्पीडकों के प्रति तीत्र 
घृणा का भाव मन में बसाये हुए थे। १३२७ ई० में काकतीय-वंश के पतन 
और हौयसल-वंश की शक्तितहीनता मे एक नई शक्ति का भ्रभ्युदय समव कर 
दिया था और विजयनगर-साज्राज्य जो इस शक्ति का प्रतीक था, उत्तर के 
भुसलमान प्राक्रांताओ्ों के विरुद्ध हिंदुओं का एक विशाल सघ बन गया। 
इस साम्राज्य को जन्म देनेवाली परिस्थितियों मे इसकी शासन-प्रणाली को 
निर्धारित कर दिया श्रौर अपने श्रस्तित्त के अंतिम क्षण तक यह राज्य 
प्रघानतया एक सैनिक एवं धा्भिक राज्य बना रहा | मुसलमानों के श्राक्ृमर्णो 
से हिंदुओं की रक्षा के मूलभूत उद्देश्य की पूर्ति के लिए जन्म लेने के कारण, इस 
साम्राज्य को मुसलमान राज्यों से टक्कर लेने के लिए, जिनका यह प्रमुख प्रतिहंद्री 
था और जिनके दक्षिण-प्रसार को रोकना इसका प्रमुस उद्देश्य था, समर्थ बनाने मे 
कोई कसर न रसी गई शासन-विज्ञान मे कुशल ब्राह्मणों के प्रभाव में रहने 
के कारण विजयनगर के शासकों ने अपने इस नवीन साम्राज्य को सुदृढ़ 
एवं समर्थ बनाने के लिए सुव्यवस्थित शासन-प्रणाली स्थापित करने का प्रयत्न 
किया । यह कार्य न नवीन था और न कठिन ही, क्योंकि जिन राज्यों का विजय- 
नगर-्साम्नाज्य ने स्थान ग्रहण किया था, वह्‌ विशाल जनता पर शासन करने 
की कला में खूब अनुमव-सम्पन्न थे। हरिहर भर बुक्का ने, जो बहुत महत्त्वा 
कांक्षी सरदार थे, शीघ्र ही राज्य में शान्ति एवं व्यवस्था स्थापित कर दी और 
उन प्राचीन परम्पराओं को पुतः अनुप्राणित किया जिन पर चलकर उनके उत्तरा- 
घिकारी विजयनगर साम्राज्य को सम्यता, समृद्धि एवं सरकृति का केन्द्र बना 
पाये--ऐसा भव्य केंद्र दक्षिण में उससे पूर्व कमी न रहा था । 
राजा और मन्दत्रि-्परिषद्‌ं--विजयनगर-साम्राज्य एक विशाल सामंती 
संघटन था, और राजा इस समस्त संघटन का भअ्रध्यक्ष था। उसकी सहायता के 


ठ सध्ययुग का इतिहास 


लिए मंत्रियों, प्रान्तीय शासकों, सेनानायकों, ब्राह्मणों एवं कवियों को एक 
परिषद्‌ थी। यहाँ निवचित की प्रणाली न चलती थी और इस परिषद्‌ के 
समी सदस्यों को राजा नियुक्त करता था। राजा तथा मंत्रियों के संबंध की 
घनिष्ठता पारस्परिक व्यक्तिगत संबंध के अनुरूप होती थी। सभी मध्यकालीन 
शासकों के समान विजयनगर का राजा भी निरंकुश शासक के से अधिकार 
रखता था। वह सावेजनिक शासन का निरीक्षण करता था, साम्राज्य की 
सैन्य-व्यवस्था का सचालन करता था और उन मामलों का निर्णय करता था 
जो उसके न्यायाधिकरण में रखे जाते थे। कभी-कभी वह श्रत्यन्त शान्ति 
पूर्ण ढंग से ऋगड़ों का इस प्रकार समाधान करता था, जिससे दोनों पक्ष संतुप्ट 
हो जाते थे । चुबकाराय के शासन-काल मे एक वार जब जैनों और बैप्णवो में 
भाड़ा हुआ, तो उसने दोनो पक्षों के माथकों की बातें सुनने के बाद, जनों 
का हाथ व॑ष्णवों के हाथ में रखकर दोनो सम्प्रदायों में समझौता करा दिया ।६ 
कमी-कमी राजा के हस्तक्षेप का अत्यन्त कल्याणकारी प्रमाव पड़ता था, जैसा 
कि साम्राज्य के कुछ मागो मे ब्राह्मणों में प्रचलित बधू के मूल्य की प्रथा के सवय 
में हुआ | राजा द्वितीय देवराय ने सब वर्गो के ब्राह्मणों के प्रतिनिधियों को 
बुलाकर उनके साथ इस प्रथा की वँधता पर विचार-विनिमय किया (१४ 
अंत में यह राजाज्ञा हुई कि मविष्य मे 'कन्यादान' के अनुसार विवाह हुआ करें और 
उनमे वर अथवा वधू को क्रय करने का कोई प्रश्न न उठाया जाये । “शास्त्रीय 
विधान” के प्रतिकूल कार्य करनेवालो के लिए कठोर दण्ड निर्धारित किये गये । 
राजकीय न्याय में निष्पक्षता की परंपरा को कमी न मुलाया गया श्रौर नाम- 
मात्र के राजा सदाशिव तक ने कुछ ब्राह्मणों को वृत्ति के रूप मैं दी हुई भूमि के 
भंगड़े का न्याय करने मे इस परम्परा का पूर्णतः पालन किया (४ 
र प्रधान मंत्री, मुख्य कोपाध्यक्ष, रत्न-मण्डार का रक्षक तथा पुलिस-निरीक्षक 
यह राज्य के प्रमुख पदाधिकारी थे भर इनकी सहायता के लिए 05 छोटे- 
छोटे पदाधिकारी नियुक्त किये जाते थे। प्रधान मत्री सब महत्त्वपूर्ण विषयों 
पर राजा को परामर्श देता था। पुलिस-निरीक्षक का कार्य नगर में व्यवस्था 
बनाये रखना था और वह मुगल-काल के कोतवाल का-सा स्थान रखता था। 
इस सब पदाधिकारियों को बड़ी-बड़ी जागीरें प्राप्त होती थी, जिनको राजा 
३६. लूइस राइस--मिंसूर एण्ड कूगगे फ्रॉम दि इन्स्क्रिप्शस्स, पू० १७७; 
१३६। म 
३७. मद्रा एपिग्रा० कलैवशन्स फॉर श्८८७, सं० ४६ साउथ 


इन्स्क्रिप्शन्स', १, सं० इसमें, पृ० उय8 
३८. 'लोकल रिकॉर्ड्स' मेकेंजी हस्तलिपि, १, पृ० ४१-४५ + 


इृण्डियन 


साम्राज्य का विघटन ४३१ 


स्वेच्छा से छीन भी सकता था। नुनीज के कथनातुसार पुलिस-निरीक्षक 
पर राजधानी में होनेवाली चोरियों का उत्तरदायित्व रहता था, इसलिए 
देश में चोरियाँ श्रधिक न हो पाती थी ।" अ्रप्टाचार अ्रवश्य चलता या; 
एक बार एक व्यापारी को राजा से मेंट करने के लिए श्रनेक कर्मचारियों 
को धूस देनी पड़ी, क्योंकि प्राप्ति के विना यह लोग कुछ भी करने को तंयार 
न होते थे ।” संमवतः घूस को उस जमाने में घृणित भ्रपशाघ न समभा जाता 
था। चौदहवी शताब्दी मे इब्नवतूता को, जो उस समय दिल्‍ली के प्रधान 
काजी के पद पर था, एक रकम का जो उसके लिए स्वीकृत हुई थी, शीघ्र 
भुगतान कराने के लिए झपने एक सहकायेंकर्ता कर्मचारी को घूस देनी पड़ी थी । 

राजसमभा--मध्य-काल मे पूर्व तथा पश्चिम के सभी देशों में राजसभा 
की सजघज परम झावश्यक समभी जाती थी झर विजयनगर के शासक भी 
अपने वेमव के प्रदर्शन मे विपुल धन व्यय किया करते थे | उनकी राजसमा में 
सामत, विद्वान ब्राह्मण, ज्योतिषी एवं गायक स्थान पाते थे झ्ोर जनता पर 
प्रभाव डालने के लिए कभी-कमी सार्वजनिक समारोहों का श्रायोजन किया 
जाता थां। जिन विदेशी झागतुकों ने अपनी आँखों से इन समारोहों को 
देखा, उन्होंने इनकी हादिक प्रशंसा की है। निकोलो कोण्टी ने चार उत्सवों का 
बर्णन किया है जो स्पप्टतः संवत्सर-प्रवेश, दीपावली, महानवमी और होली के 
उत्सव प्रतीत होते हैं भौर श्रव्दुरंज्जाक ने भी इन अवसरों पर श्रातिशवाजी, 
खेलों और अन्य मनोरजनों का सजीव वर्णन कर कौष्टी के वर्णन की 
पुष्टि की है। इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण उत्सव महानवमी का था, णो 
सितम्बर में नौ दिन तक चलता था । अब्दुरंज्जाक लिखता है -- 

“विजयनगर कै राजा ने श्राज्ञा दी कि उसके देश के, जो चार या पाँच मास 
की यात्रा में समाप्त हीनेवाले भूमाग मे विस्तृत था, प्रत्येक प्रान्त से श्रमिजात 
वर्ग के लोग श्रौर सामंत राजकीय निवास में एकत्र हों । वे श्रपने साथ समुद्द 
के समान गंभीर घोष करनेवाले, वादलों के समान गरजनेवाले, कवच॑-परिवेष्ठित 
श्रौर हौदों से सजे एक सहख्न हाथी लाये, जिन पर मदारी ओर नपता चलाने वाले 
बैठे थे; और हाथियों के मस्तकों, सूंड़ों तथा कानों पर तथा दूसरे रंगों से 





३६० मेजर---इण्डिया इन दि फिपटीन्थ सेंचुरी' मा० १, पू० ३० । 
क्रॉनिकलू आऑँव नुनीज--सीवेल पृ० ३८०-८१। 
४०. क्रॉनिकल श्रॉव नुनीज', पृ० ३८० । 


४९१. मेजर, पूर्व निदिष्ट, पृ० २८, २६ | वही पु० ३४-३८; सीवेल पृ० 
#रेन्दे४ हु 


डे 


हर मध्ययुग का इतिहास 


असाधारण आक्ृतियाँ चित्रित की गई थी ।”” इन्हीं नौ दिनों में राजा प्रांता- 
ध्यक्षों से 'कर' प्राप्त करता था और उनको बहुमूल्य पुरस्कार देता था ।" 


प्रांतीय शासन--साम्राज्य को २०० से अधिक प्रांतों में विभवत किया 
गया था और इन प्रातों को भी नादू' अथवा 'कोट्टम' नाम के छोटे-छोटे भागों 
में बाँठा गया था और इन विभागों के अन्तगंत भी गाँवों एवं नगरों के समूह 
बनाये गये थे । प्रत्येक प्रान्त का शासन राजा के एक प्रतिनिधि के हाथ मे रहता 
था, जो या तो राजपरिवार का सदस्य होता था अथवा साम्राज्य का कोई 
शक्तिशाली सामत या शासक-बंशों का" कोई प्रतिनिधि होता था । प्रत्येक 
प्रांत साम्राज्य की प्रतिकृति था। प्रांताध्यक्ष अपनी सेना रखता था, उसकी 
अपनी राजसभा होती थी, वह वृत्तियाँ प्रदान करता था, भौर अपनी सीमा में 
सर्वाधिकार सम्पन्न होता था। परन्तु साम्राज्य के संबंध में उसकी स्थिति 
साभ्राज्य के आज्ञाकारी सामंत की सी होती थी। उसको श्रपनी अ्रध्यक्षता 
में किये जनिवाले कार्यो का ब्यौरा सम्राद्‌ के समक्ष उपस्थित करना पड़ता 
था झौर युद्ध-काल में साम्राज्य की सैनिक-सेवा करनी पड़ती थी। यद्यपि श्रपनी 
सीमा में उसके अधिकार निस्सीम थे परन्तु साम्राज्य के भ्रति विश्वासघात 
करने अयवा अपनी प्रजा को सताने के लिए उसको कठोर दंड भुगतना पड़ता 
था।*' राजा का किसी को दी गई सम्पत्ति छीनने का अधिकार बहुत विस्तृत 
था और जब कमी साम्राज्य का कोई प्रतिनिधि अथवा प्रांताध्यक्ष भ्रपने कर्तेब्य 
से विमुख दिखाई देता था, भ्रथवा पड्यन्त्र मे लिप्त पाया जाता था: तो राजा 
अपने इस झधिकार का पूर्ण उपमोग करता था। प्रधान पदाधिकारी भ्रपनी 
आय का है भाग राज्य को देते थे और शेप ह भाग से अपने झधीनस्थ 
कार्यालयों का व्यय चलाते थे । उनको रसीद न दी जाती थी, परन्तु यदि वह्‌ 
निश्चित रकम देने में गड़बड़ करते ये, तो उनको कठोर दड दिया जाता था 
और उनकी जागीर छीन ली जाती थी।” परन्तु प्रतीत होता है कि कार्य- 
काल की इस झनिश्चितता के होते हुए भी, आ्राताध्यक्ष जद तक इस यद पर 
रहते थे, खूब आनन्दोषभोग करते थे । 

द प० ३५, इलियट, ४, पू० ११७।॥ 
हम पीकर भोव' नुनीज- सीवेल पृ० ३७६। 
इ४, 'क्रॉनीकल झोँव नुनीज' पृ० रे८4 । 


४५, बही- ० रप०-८१, २७४, इेप४ । दि 
४६. दुबानी बारवोसा--हंकल्पुत सोसाइटी' १, पु० २०३॥। 


श्रूैनीकल झाँव नुनीज'-सीवेल पूृ० ३०४, ३८०, रे८३ | 
४७. क्रॉनीकल भोंव नूतिज'--सीवेल पृ० रेणड । 


साकाबज्र हुए ४उचचन 


स्थानीय शासन--जैसा झि झत्यन्त डा 


ई 
भी गाँव ही भासम-तंत्र को इक्ताई दा! 





कर 


का प्रवान आायंगर' कहलाता घा। इस 
में भूमि मिली होती थी या उपज हवा कुय भाग ह्ाप्त होता था। इनमें से कुछ 
आसकौय एवं न्‍्यायकर्ता के झधितारों का उपभोग ररते पे. गाँव के दोड़े-मोडे 
मंगड़ों का फैसला करते, राजन्द एकत्र करते झौर शान्ति एवं व्यवस्था बनाये 
रखते थे। यह ग्राम-समाएँ बहुत महत्वदूर्य उरेस्य की धूति करतो थी; यह 
जनता का केंद्रीय शासन के साथ सम्प्शे दनाये रणएती थी। 
प्रबे्यवस्था--राज्य की झाय का प्रमुण छोत भूमि-कर था। प्राचोन 
काल से मारत में राज्य भूमि की उपज का कुछ भाग कर के रूप में लेते 
रहे हैं शोर हिन्दूविधि के मनुसार उपज का है भाग राज्य का माता गया 
है। परन्तु इतने थोड़े माग से ही झपने वेभव एवं गोरद को झशुष्ण रखना 
विजयनगर जैसे विशाल साम्राज्य के सिए क्‍्रमम्मव था। नुनीज लिखता है, 
“समस्त भूमि पर राजा का भ्धिकार है झौर उसी के हाथों से यह सरदारों को 
प्राप्त होती हैं। यह लोग भी उसको किसानों को दे देते हैं जो उपज का 
भाग अपने स्वामियो को देते है, जो स्वयं इसका ह भाग राजा को देते हैं।””* 
नुनीज का यह वर्णन कि राजस्व इतना झधिक था, स्वीकार कर लेना कठित 
है, क्योंकि उपज के केवल रु भाग पर ही किसान गुजर नहीं कर सकते। 
मूमि-कर के श्रतिरिक्त झोर भी झनगेक कर राज्य अपने कोप की वृद्धि के 
लिए उगाहता था; यह कोई झसाधारण बात न थी, क्योंकि मध्य-काल के 
मुसलमान-शासक भी इस प्रकार के झनेक कर लगाते थे। फीरोज तुगलफ 
ने अपने सिंहासनारोहण के: झवसर पर इस प्रकार के २३ उत्पीड़ग कर बंद 
किये थे और सत्रहवी शताब्दी के मध्य में औरंगजेब ने ऐसे ४८ फरों को 
समाप्त किया था। राज्य पपने झधिकारों के प्रति इ तता जागरूक था कि 
जब कभी कोई व्यक्ति किसी प्रकार के भनुदान की स्थापना करता 
था, राज्य इसके ग्रहण-कर्ताओं के राज्य के प्रति कत्तंव्यों को स्पप्टतया 


५८ 
है 
ई 
4 
2) 
| | 
| 


४८, जरन० बॉम्बे ब्राच आाँव रॉयल एशि० सोसा०, १२, पृ० ३६४-६८ 
यह पदाधिकारी साधारणतया १२ होते थे । 202: 
मद्रास श्रभिलेख संग्रह, सं० २१, मन, १६१७-१८॥ 
४६, 'क्रॉनीकल आँव नुवीज--सीवेल, पृ० ३७८ | 
मोसलेंड--इडिया एट दि डेब आँद अद्वर/ पृ० ६८ । 
फा० २८ 


४३४ मच्ययुग का इतिहास 


निर्धारित करा लेता था (४ भूमि-कर के अतिरितत अन्य प्नेक 
करों का अस्तित्व प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त लिखित प्रमाण 
उपलब्ध हैं।| > 

करन-्यवस्था कितनी पूर्ण थी, यह बात अव्दुर॑ज्जाक के इस कथन से 
स्पष्ट हो जाती है कि वेश्याएँ मी करों से मुवत न थी और ' उनसे राज्य को 
१२,००० फतम को झ्राय होती थी, जो नगर-रक्षक की अधीनता में कांर्ये 
करनेवाले १२,००० पुलिस कर्मचारियों पर व्यय किये जाते थे ।"* 

दुर्माग्यवश यह सत्य है कि अयै-व्यवस्था में भूमि जोतनेवालों 'के हितों 
का सर्देव ध्यान न रखा जाता था। किसानों से पारिश्रमिक दिये विना काम 
कराया जाता था और उनको भूमिकर के भ्रतिरिकत गोचर का “तथा विवाह 
का भी कर श्रपने स्वामी को देना पड़ता था ।" इनके भ्तिरिवत,- जनता 
को झनाज, फल, सब्जी, घी, तेल तथा सब प्रकार के पशुप्नों पर चुंगी के रूपे 


४०. प्रयम बुकका के पुत्र द्वितीय कम्पा के एक १३७४-७५ ई० के लगभग 
के एक दान-पत्र मे, जिसके अनुसार एक दाती ते किसी मंदिर को एक गाँव 'मेट 
किया है, उन बातों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, जिन. पर इस दान के 
लिए राजकीय अ्रनुमति प्राप्त हुईं थी। मूल दान-पत्र इस प्रकार है-- ' 

“यह ग्राम, समस्त ग्राम जो इस देवता की पुष्य-मूमि है, भ्रपनी चारों 
ओर की सीमाझो से परिबेष्ठित तथा इसमे पड़ी बंजर भूमि, स्रिचित भूमि 
तथा उद्यान-मूमि, अपने समस्त दायित्वों एवं प्राप्तियों सहित, जिनमें गाँव 
के बाहर रहनेवालों के व्यक्तिगत, दायित्व, करघों के कर, जातीय-दायित्व, 
कोल्हुओ, “विल-वरी', .'वसल-बरी' (गृह-कर), 'क्रिमिनपत्रम' (मछली पकड़ने 
का कर), पश्‌ एवं वृक्ष, 'उवच्च बरी, 'उलुगल्वरी' अच्छी गाय एवं भैस, 
'कात्तिगइप्पच्चई', तिरुप्यूदियिदु', प्रत्येक फसल में ग्राम-प्रहरी का, भाग, 
बाजार-कर, 'असुवदिमवकल्पेर' के दामित्व, ग्राम-सेवकीं का वेतन तथा इसी 
नये अयवा पुराने दायित्व जो (इसके बाद से) प्रत्येक भूमिधारी को देने 
होंगे,इन सबके सहित, हमने मंदिर की पूजा तथा देख-रेख के लिए 'सर्वमान्य! 
अनुदान के रूप में मेंट किया है, जिससे यह आचबन्वदिवाकर स्थिर रहे” * 

“मद्रास के अभिलेखों का विवरण---१6११-१२, पृ० ७७-७८, “क्र० से० 


श्ड्। 5 





५४१. एपिग्रा० करना०, ४, २१ तथा २२॥ पर 
मद्रास अभिलेखों का विवरण--१६१२-१३, पृ० १२०, क्र० मं० ४४; 
१६१४-१५ का विवरण, पु० १०६-१०७ क्र० स० ४४१।॥ 

एविग्रा० करना० ३, देश; ४, १३१ 

५२. 'मतल-उस-सादैना, इलियट, ४, पृ० १११-१२ | मेजर, पूृ० रह । 
५३. सोलहवी शताब्दी के प्रथम २५ वर्षों में ऋुएगदेव राय ने विवाह- 


साम्राज्य का विघटन ४३५ 


में प्रप्रत्यक्ष-कर देने पड़ते थे ।४ नगर में प्रवेश करते के लिए केवल एक 
ही द्वाए भा और इस पर इतना कड़ा पहरा रहता था कि चुँगी या महसूल 
दिये बिना नगर में प्रवेश पाना झध्मत्र रहा होगा। करों की वसूली ठेके 
पर दी जाती थी झौर इतकी वसूली में जनता को कम असुविधार्यें न उठानी 
पड़ती होंगी। राजवानी का वर्णन करते हुए नुनीज ने लिखा है, “प्रवेश 
द्वार प्रतिवर्ष १९,००० पारदाओओ' के ठेके पर दिया जाता था और देहाती 
अभवा विदेशी कोई मी उतना दिये बिना जितना मह ठेकेदार माँग, इसमे प्रवेश 
नही पा सकता . .. .  « प्रतिदिन इन द्वारों से २,००० मवेशी प्रवेश करते 
हैँ और प्रत्येक के लिए तीन “विन्ती” देने पड़ते है, केवल कुछ सीगराहित 
मवेशी कर-मुक्त थे, इस पर राज्य के किसी भाग में कूछ भी नहीं 
देना पड़ता ।५ 
इन साथनों से राज्य की पर्याप्त आय होती रहो होगी, जिसका बहुत 
बहा भाग राजकीय ठाठवांट एवं सजघज में व्यय किया जाता था। सार्वजनिक 
व्यय का कोई सता न था और राजा अपने परिवार के भरण-पोपण तथा 
पझ्रभनी विशाल सेनाओं पर, जो मुसलमान शवितयों से लोहा लेते के लिए सदेव 
सन्नद्ध रखी जाती थी, विपुल घन-राशि व्यय करता था। विदेशी पर्यटकों के 
वर्णनों से स्पष्ट ही जाता है कि राजधानी मे जनजीवन बहुत सुख-सुविधामय 
था भर वाणिज्य एवं व्यवसायों की उन्नति वहाँ की समृद्धावस्था को प्रमाणित 
करती है। परन्तु किसी समसामयिक हिन्दू लेखक ने उस काल के साधारण 
लोगों के जीवन पर प्रकाश नही डाला है और एंसे प्रभाणों के प्रमाव में इस 
बात का ठीक-डीक अनुमान लगाना असम्भव है कि यह अर्थ-व्यवस्था जीवन- 
कर तोड़ा था और उसके पश्चात्‌ उसके उत्तराधिकारियों ने इस नीति फो 
जारी रखा । मद्रास एपिग्रा० रिपोर्ट, १६०६-१०, पृ० १०२-३ ; 
देखिए--एपिग्रा० करना० ११, ११०। एपिग्रा० करना०, १३१, 
१०७, बही, ११५, १७वें १११॥ 
५४. एपिग्रा० करना० ५, ७५; ३, ११८ व &५ | एपिग्रा० इण्डि० ६, 
पु० २३०-३६ । 
५४. क्रॉनीकल आँव नुनीज', सीवेल, पृ० ३६६ । 
पु सीबेल ने 'वितम्‌' की कीमत १७-२० पें० आँकी है। देखिये, टिप्पणी 
सं० हे, पृ० ३६६ | 
'प्रदशशो' एक स्वर्णे-मुद्रा थी; देखिए पाएस का विवरण, सीवेल, पृू० २१३ । 
बश्ी मोरलैंड ने ५०० परदओों को १,००० अकवरी रुपयों के वराबर 
ताया है। इंडिया एट दि डेय झॉँव अकबर, पू० ७६॥ 


साम्राज्य का विधटन ४३७ 


देशाचार के विरुद्ध आचरण करनेवाले को कठोर दंड दिया जाता था । 
दीवानी कानून का भंग करनेवाले को अर्थ दड भी दिया जाता था। फौज- 
दारी मामलों का न्‍्याय-विधान कठोर एवं बरबर था। फ्रांस की राज्य-क्राग्ति 
से पूर्व योरोप तक भें न्याय-विघान पक्षपातपूर्ण एवं उत्पीड़क था | सचाई प्रकट 
कराने के लिए भ्रपराधी को तरह-तरह से यातना देना सवोधिक सफल उपाय माना 
जाता था और दण्ड-विधान कल्पनातीत कठोर था | चोरी, व्यमिचार एव द्रोह 
के लिए प्राण-दण्ड झयवा पझंगमंग मिश्चित थे ।४ कभी कमी राजा अ्रपराधी 
को हाथी के सामने फैंक देते की झाज्ा देता था और इस प्रकार अपराधी हाथी 
से कुचलवा कर मारा जाता था। स्थानीय पदाधिकारियों को भी न्याय करने 
का अधिकार दिया जाता था श्रौर क्योकि बार वार राजधानी तक पहुँचना सेंभव 
मे था, इसलिए श्रधिकांश मामलों का फंसला स्थानीय अधिकारी ही करते 
रहे होंगे । एक ऐसी राजाज्ञा लिपिवद्ध प्राप्त हुई है जिसके द्वारा 'नायको' ग्रथवा 
गौड़ों' की न्याय करने का झ्धिकार दिया गया है । यह राजाज्ञा इस प्रकार है--- 
“नगरी के शासक 'नायक' भौर 'गोड' इसका ध्यान रखेंगे ! यदि देश मे जातिगत 
फलह्‌ उत्पन्न हो, तो वह विपक्षी दलों को बुलाकर उनको उचित परामर्श दें । 
और क्योंकि उनको दण्ड देने का ्रधिकार है, इसलिए विपक्षी दल उनके परामर्श 
के अनुसार चलें। यह कार्यवाही निशुल्क हो ।”" इस राजाज्ञा से हमारे 
वर्तमान शासक भी बहुत कुछ लामजनक शिक्षा ग्रहण कर सकते है । 
सेना--सार्वजनिक शासन के समान सँनिक-व्यवस्था भी सामंतौ ढंग की 
थी । राजा की निजी सेना के श्रतिरिक्‍त प्रांताध्यक्ष भी युद्ध-काल में निश्चित 
संख्या में सैनिक दिया करते थे भर ऐसे अवसर पर उनको सब प्रकार का 
सहयोग देना पड़ता था । नुनीज लिखता है कि यह राजा लोग जितने चाहें उतने 
सैनिक जुटा सकते हैं और अ्रपती विशाल सम्पत्ति के कारण उनको इसमें कुछ 
कठिनाई नही होती ।/ विजयनगर साम्राज्य की सेना की सख्या विभिन्न लेखकों 
५८. क्रानीकल आँव नुनीज'--सोवेल, पृ० ३८३ । 
नुनीज ने इन बर्बर दण्डों का विस्तृत वर्णन किया है। वह लिखता है; 
“विश्वामघात करनेथाले सरदारों को एक लकड़ी की सूली पर जो उनके पेट 
में घूसाई जाती है, जीवित लटका दिया जाता है और निम्न श्रेणी के लोगों का, 
उनका चाहे कोई भी अपराध हो, वह (राजा) बाजार में सिर काटने की 


श्राज्ञा देता है, और हत्या का भी यही दण्ड दिया जाता है केवल मल्ल-युद्ध 
में प्राण-हरण को छोड़कर (” हि 


४८ एपिग्रा० करना०, १२, ७६। 
६०. क्रॉनीकल ऑव नुनीज'--सीवेल, पु० ३७३ । 


| मध्ययुग का इतिहास 


ने भिन्न भिन्न लिणी है श्रौर इनमें से किसी संस्या को ठीक सान लेना कठिन है। 
पाएम ने लिसा है कि १५२० ई० में कृष्णदेव राय ने युद्ध-मूमति में जो विशाल 
सेना उतारी थी उसमें ७,०३,००० पदाति, ३२,६०० अष्वारोही, ५५१ हाथी 
और बहुत बडी संख्या भे शिविर-अनुचर तथा श्रन्य सेवक थे ।* नुनीज" ने भी 
ऐसा ही वर्णन किया है। परूतु इसमें संदेह नहीं कि इन दोनों लेसकों द्वारा 
दी गई यह सस्याएं बहुत भ्रतिशयोवितपूर्ण हैं । यह सत्य है कि उस बाल में राजा 
लोग सुगप्रता से विशाल सेना जुटा सेते थे, परुतु साम्राज्य की स्थायी सेना 
इतनी विशाल न रही जितनी पाएस ने बताई है। सेना में हाथी, श्रश्वा- 
रोही तथा पदाति होते थे और अनेक अवसरों पर इसने अदुभुत शौर्य का अदर्शन 
भी किया है, परन्तु शक्षित, धैयें एवं सहनशीलता में यह सेना उत्तर की मुसलमान 
सैलाशों की बरावरी न कर सकती थी जैसा कि मुसलमाव सेवा द्वारा अनेक 
बार इसकी करारी हार से प्रकट होता है / इस हीनता का कारण यह था कि 
सैमिक-शिक्षा की व्यवस्था ठोक न थी; सचमुच, अवसर पड़ने पर साजञ्राज्य के 
विभिन्न भागों से जुदाई जानेवाली सेवाओं को युद्ध-कला का अभ्यास कराना 
था भी भ्रसमव । दक्षिण में अच्छी जाति के घोड़े न मिलते के कारण विजयनंगर 
की अश्वारोही-सेना निर्वेल थी; अरब श्रौर फारस से भी पर्याप्त मात्रा में घोड़े 
सुलम न थे क्योंकि बहुत समय तक इनका झायात उत्तर की मुसलमान शवितयों 
के हाथ में था। हाथियों पर बहुत भरोसा किया जाता था, परल्तु प्रतिपक्षी 
की सुदक्ष धनुर्वारी एवं भ्रश्वारोही सेना के सम्मुस यह ठहर न पाते थे । जब 

कभी हिंदू-सेना में मय का संचार हो जाता तो पलायन करती हुई. सेता को 

सँमालता असंभव हो जाता था और तव पराजय सरलता से सार्वजनिक संहार का 

रूप घारण कर सेती थी। 

सामरिक दशा--राजसभा के वैमव-सम्पन्त एवं विलासितापूर्ण भौर 

ओपड़ियों के निर्धेनता एवं दुसपूर्ण जीवन की तुलना पर अ्रधिक जोर देने की 
आवश्यकता नही । विदेशी आर्यतुकों ने राजबानी में होने बाले उत्सवों तथा 
राजकीय जलूसों की अपूर्वे समधज का एकस्वर से समर्थन किया है और 

६१. सीवेल १० १४७॥ 

६२. नुनीज लिखता है कि राजा की सेना में हमेशा, ५०,००० पदाति, 
२०,००० भाले तथा ढालों से सुसज्जित सैनिक हाथियों की देखभाल करने के 
लिए ३००० सेवक, १६०० सईस ३०० अश्व-शिक्षक, २०००, लोहार, राज- 
मिस्त्री तथा धोवी यह कर्मकार रहते हैं । 

क्रॉतीकल आँव नुदीज--सीवेल पृ० ३८१ ॥ 


साम्राज्य का विघटन ४३६ 


पराएस ने एक सैन्य-निरीक्षण के विपय में अपना यह मत्य प्रकट किया है कि 
“तब, सामंतीं एवं उच्च पदाधिकारियों की जैसी सजधज दिखाई दी, मेरे लिए 
उसका ठीक ठौक वर्णन कर सकना सभव नही है और यदि मैं ऐसा कहूँ भी 
त्तो कोई उस पर विश्वास न करेगा ।. . . सचमुच मैं इतना श्रात्म-विभोर हो 
डठा कि मूर्झ यह सब स्वप्न सा प्रतीत हुआ भर लगा कि जैसे मैं स्वप्तावस्था 
मे हूं । नुनीज ने राजसमा की सजघज और ठाठवाट का वर्णन करने के 
सोथ साथ सामाजिक रीतिविराजों पर भी प्रकाश डाला है। दद-युद्ध झगड़े 
निपटाने की सर्वमान्य विधि थी; हृद-युद्ध करनेवालों का बहुत सम्मान किया 
जाता था श्रौर विजेता को इस युद्ध में निहत प्रतिपक्षी की सम्पत्ति प्राप्त होती 
थी। परल्तु मंत्री से आज्ञा प्राप्त किये बिना कोई ढंद्व-युद्ध न कर सकता था। 
दंद्र-युद्ध की प्रथा मुसलमानों ने सोलहबी शताब्दी मे दक्षिण में प्रचलित की थी । 
फरिश्ता ने इसको बहुत निन्‍दनीय बताया है। मुसलमान राज्यों में सभी वर्गों 
के लोगों में ढंद्व-युद्ध होते थे और दार्शनिक एवं संत लोग तक इस बर्बरतापूर्ण 
भ्रणाली द्वारा विवादों का निर्णय करते थे । सती की प्रथा खूब प्रचलित थी 
और ब्राह्मण लोग इस प्रकार से शरीर-त्याग करने की बहुत प्रशंसा करते थे ।४ 
परन्तु राजधानी मे स्त्रियों की स्थिति बहुत संतोषजनक थी। वहाँ स्त्रियाँ मी 
मल्लयुद्ध में भाग लेती थी, ज्योतिषी और मविप्यववता का कार्य करती थी 
और न्‌ुनीज ने लिखा है कि राजा ने श्रनेक स्त्रियों को व्यय का लेखा लिखने 
के लिए अ्रपनी सेवा में नियुक्त किया,था। नुनीज ने स्त्री-लेखिका्ो के एक 
दूसरे वर्ग का मी उल्लेख किया है जिनका कायें राज्य की घटनाओं को लिपिबद्ध 
करना शौर, श्रपने लेखे को बाहर के लेखकों के वर्णन से मिलाना होता था।४ 
इस वर्णन से स्पष्ट ज्ञात होता है कि उस समय स्त्रियों को सगीत झादि स्त्रियो- 
“चित कलाओों के अतिखित शास्त्रीय उच्च शिक्षा भी प्राप्त होती थी, जिसके 
श्रभाव. में आय-व्यय का ठीक ठीक हिसाव रखना और उसकी जांच करना संभव 
ने हो सकता था, जिसका पुर्तगाली इतिहासकार ने वर्णन किया है; इस विदेशी 
आगंतुक का ऐसी अनेक स्त्री-लेखिकाओों से अवश्य ही साक्षात्कार हुआ होगा । 
भोजन में बहुत स्वच्छन्दता थी श्रोर नुनीज लिखता है कि ब्राह्मण लोग, जिनको 
वह विजयनगर की जनता का सर्वाधिक परिप्कृत वर्ग बताता है, कभी किसी 
६३. 'पाएज नैरेटिव--सीवेल, पू० २७८५-७६ । 
६४. क्रॉनीकल झाँव नुनीज--सीवेल पृ० ३६१। 
६५० वही--पूृ० ३८२। 
६६. क्रॉनीकल आँव नुनीज---सीवेल, पृ० ३७६० । 


४४० मध्ययुग का इतिहास 


प्राणी की हत्या नहीं करते और कदापि मास मक्षण नहीं करते; परन्तु 
साधारण जनता सब ग्रकार का झ्ामिप-मोजन करती थी । पाएस तथा नुनीज 
ने लोगों के मोजन के लिए बाजार में बिकनेवाले नाना प्रकार के पशु-पक्षियों 
को उल्लेस किया है। गाय प्रथवा बैल के मांस का कड़ा निपेष था और राजा 
लोग स्वयं भी इस नियम का कठोर पालन करते थे। इनके श्रतिरितत, खाद्य 
के रूप में काम आ्रानेवाले पशुओं की संख्या बहुत विशाल थी। राजाओं की 
भोजन-विपयक नीति के विषय में, जिसका जनता भी अनुसरण करती थी, नुनीज 
लिखता है--- 

"बहू बिसनागा (विजयनगर) के राजा लोग बेल अथवा गाय के मांस के 
अतिरिक्त, जिनका इन विधमियों के समरत देश में कमी भी वध नही किया 
जाता, क्योंकि यह लोग उनकी पूजा करते हैं, अन्य सभी प्रकार का मांस खाते 
हैं। वह मेंड, सुअर, हिरत का मास, तीतर, खरगोश, फाझता, बटेर श्रौर सब 
प्रकार के पक्षियों (का मास) खाते हैं; गोरय्या भौर चूहे भौर विल्लियाँ 
और छिपकलियाँ तक (खाई जाती हैं) जो बिसतागा के बाजार में विकती हैं । 

“प्रत्येक (मक्ष्य) जीव को जीवित दशा में बेचना हीता है, जिससे हरेक 
जाम जायेनक वह क्या खरीद रहा है--कम से कम व न-पशुओों के संबंध में 
तो अवश्य ही ऐसा होता है--भर नदियों से बहुत बड़े परिमाण में मछलियाँ 
लाई जाती हैं।”* 

यदि इस इतिहासकार का यह वर्णन यथार्थ है, तो जेसा कि विसेंट स्मिथ 
महोदय ने लिखा हैं, यह ओजन-सामग्री उन राजाशों एवं भ्रजान्जनों के 
लिए बड़ी विचित्र लगती है, जो कृष्णदेव राय भौर अच्युत राय के समय मे, 
विष्ण के उपासक कदूटर हिंढू थे। ब्राह्मणों का बहुत श्रादर किया जाता 
बा बह शासन-संचालन करते थे और उनके विषय में नुनीज लिखता है कि 
यह “सत्यपरायण, वाणिज्य-ब्यवसाय मे संलग्न, वहुत तीव्र औौर व्युत्पन्न, हिसाव- 
किताब में बहुत निपुण, दुबले-पतले एवं सुघड़ शरीरबाते, परुतु बंढोर 
परिश्रम के बहुत कम उपयुवत”“ होते थे ) यह वर्णन संसार के प्राचीनतम 
एए॥६ ५. कैरेटिव ग्रॉव पाएस--सीवेल, पू० २४५॥ 

पाएस ने ब्राह्मणों को इस देश के सुन्दरतम स्त्री-पुरप कहा है। जो ब्राह्मण 
मंदिर के अध्यक्ष होते हैं वह कोई ऐसी वस्तु नहीं खाते जो मारनी पड़े, न 
मास और ने मछली, और ने कोई ऐसी वस्तु जो पककर लाल हो, क्योकि 
थह इसको रक्त समभते हैं। 

६८. क्रॉनीकल आंव नुतीज--सीवेल, पृ० ३६० ॥ 

प्लरेटिव आंव पाएस--सीवेल, पु० २४५-४६॥। 


साम्राज्य का विघटन ४४१ 


सरस्वती-पुत्रों के स्वभाव से पूरा-पूरा मिल जाता है श्ौर आज भी जब इस 
वर्ग के विशेषाधिकारों पर अनेक आधात किये जा चुके है, यह अपनी इन 
विशेषताओं को बनाये हुए है। 

'रक्तपूर्ण बलियाँ खढाने की प्रथा थी; पाएस लिखता है कि एक उत्सव 
पर राजा की उपस्थिति में २४ भैसों और १५० भेडों की वलि दी जाती 
थी ओर इन पशुओं के सिर तलवार की एक ही चोट में कार्ट जाते थे। 
असिद्ध महानवमी के उत्सव की समाप्ति पर भ्ंतिम दित २४० भैंस झौर ४,५०० 
मेड़े मारी जाती थी। परन्तु जान पड़ता है देश में पशुओं की संख्या इतनी 
झ्रधिक थी कि उनके इतनी भ्रधिक संख्या में बलि चढ़ाये जाने पर किसी प्रकार 
की आधिक हानि का अनुभव न ही पाता था । 

राजघानी मे घन की विपुलता के कारण विलासिता को प्रोत्साहन मिला 
जिससे श्रनेक दोष भी जन-जीवन मे प्रवेश कर गये। वेश्या-वृत्ति साधारण 
सी वात बन गईं थी, और अब्दुरंज्जाक के वर्णन से ज्ञात होता है कि नगर में 
वेश्यालय थे जहाँ चरित्रहीन स्त्रियाँ श्रपगा जाल विछाकर लोगों को बुरे मार्ग 
पर प्रवृत्त करती थी। अब्दुर्र॑ज्जाक का वर्णन इस प्रकार है -- 

“एक उल्लेखनीय बात यह है कि टकसाल के पीछे एक तरह का बाजार 
है जो ३०० गज से अधिक लम्बा और २० गज चौड़ा है। इसके दीनों ओर 
भवन (खानहा) है श्रोर आँगन (सफहा) है श्ौर भवनों के सम्मुख, कुसियों 
के स्थान पर बहुत सुन्दर पत्थर के चबूतरे बने है और मकानों के सिरों पर सिंह, 
बाघ, चीते भौर दूसरे पशुओं की मूर्तियाँ बनी है, जो इतनी सुन्दर रंगी है कि 
सजीव लगती है। मध्यान्ह प्रार्थना के पश्चात्‌ इन मकानों के सामने, जो बड़े 
सुन्दर ढग से सजाये रहते है, कुसियाँ झौर झासन रखे जाते है, जिन पर गणिकाएँ 
बेंठती है। प्रत्येक मोतियो, बहुमूल्य रत्नों और मूल्यवान्‌ बस्त्रों से सुसज्जित 
होती है। प्रत्येक व्यवित जो इस स्थान से होकर जाता है, भ्रपनी इच्छा- 
नुसार किसी को चुन लेता है। उन वेश्यालयों के सेवक श्रागंतुक की वस्तुओं 
की निगरानी रखते है और यदि कोई वरतु खो जाती है तो उनको निकाल 

दिया जाता है | इन सात दुर्गों के भीतर श्रनेक वेश्यालय झौर उनसे, जैसा कि 
पहले लिखा जा चुका है, १२,००० फनाम कर-रूप में प्राप्त होते हैं जो नगर- 
रक्षक की व्यवस्था में व्यय किये जाते है। इन लोगों का कार्य यह है कि 
यह इन सात प्राकारों के अत्तग्गंत होनेवाली सभी बातो झौर धटनाप्ों की खबर 
रखें भर जो भी चीज सो जाय अथवा चोरी जाय, उसकी सोज करें; नही तो 
उनको भ्रर्थ॑दण्ड दिया जाता है ४ 

६८- मतल-उसू-सादेन' इलियट, ४, पु० ११२-१३॥ 


अध्याय *१६ 
शक्तिहीन शासकों का युग-- 


परित्यिति--खिद्य खाँ में दिल्सी के सिहासन पर भ्रथिकार जमा तो 
लिया था, परन्तु उसकी रिथति अ्रसदिग्ध रूप से सुरक्षित न थी। वह सार्वजनिक 
रूप से शासक की पदवी ग्रहण करने का साहस न कर सका भौर यही प्रदर्शित 
करता रहा कि वह तैमूर के प्रतिनिधि के रूप में शासन कर रहा है। तैमूर 
के आ्राक़मण के पश्चात्‌ दिल्‍ली साम्राज्य की प्रतिष्ठा भौर सीमा प्रांताध्यक्षों 
की महत्त्वाकाक्षा एवं अभिकार-लिप्सा के कारण बहुत घढ चुकी थी और 
विघटन की प्रक्रिया श्रमी तक समाप्त न हो पाई थी। राजघानी में विभिन्न दल 
भ्रधिकार के लिए कलह-रत थे और श्राश्चर्यजनक शीघ्नता के साथ पक्ष- 
परिवतंन कर रहे थे । इन दलों के उच्चाकांक्षी, सिद्धान्तहीत एवं अ्वसरबादी नेता, 
अपने स्वार्थों के पीपण में संलग्न थे । दोआव प्रदेश बलवन के समय से ही विद्रोहों 
वा प्रमुख केद्र रहा था श्रौर भ्रव इटावा, जहाँ के जमीदार श्रधिकतर राठौर जाति 
के राजपूत थे, राजद्रोह का केन्द्र था । कटेहर, कन्नौज एवं वदाऊ के जमीदारों ने भी 
कर देना बंद कर केद्रीय सरकार का तिरस्कार कर दिया था। वे उपद्रव खड़े करने 
में इतने कटिबद्ध रहते थे कि उनका दमन करने के लिए बार-बार सेना भेजनी 
पड़ती थी । मालवा, जौनपुर एवं गुजरात के राज्य पूर्णतया स्वतन्त्र हो चुके 
थे | यह राज्य श्रपनि पड़ोसी राज्यों से तथा परस्पर युद्धस्त रहते थे श्रौर 
कभी कमी दिल्‍ली की सीमा का मी उल्लंघन कर जाते थे। मालवा तथा 
गूजरात के शासक परस्पर घीर खतपातपूर्ण युद्धो में डूबे रहते थे भौर राज- 
पूत्तों की भी लड़ाइयों मे उलभाये रहते थे, जिससे वह भी दिल्‍ली की राजनीति 
में भाग न ले सके। राजधानी के समीप ही मेवाती लोग असंतोप से भरे थे; 
उन्होंने कर देना बद कर दिया था झौर उनकी राजमवित विचलित हो रही 
थी। उत्तरी सीमा पर खोखर मुलतान तथा लाहौर में उपद्रव मचा रहे थे भौर 
इस अ्रराजकता से पूरा-पुरा लाम उठाना चाहते थे। एंसी अधे-सम्य लुटेरी 
जातियों को दबाना दिल्‍ली की राजसभा के चारों ओर चवकर काटमेवाले 
विशान्तिप्रिय मुसलमानों की शवित से बाहर था। सरहिंद के तुकं-बच्चे 
भी कम आरामतलब न बन गये थे और वे भी भ्रधिक साहसी एवं उत्साही 
जातियों से मिलकर अपना प्रमुत्व स्थापित करते के उद्देश्य से कुचक् सच 


रहे थे | मुसलमान प्रांताध्यक्ष स्वेच्छा से अपने पड़ोसियों के साथ लड़ाहे ठाव 
४५३ 


38 मध्यवुग का इतिहाप्त 


लेते थे और केंद्रीय सरवगर को भ्रतेक बार इन अ्ताधिकार चेष्टाओों को रोकने 
के लिए बीच में पड़ना पड़ता था। शासक की प्रतिष्ठा यद्यपि सर्दथा समाप्त 
नहीं हुई थी, परन्तु क्षीण अवश्य हो गई थी। शासकों बी प्रयोग्यतता इसका 
सबसे बड़ा कारण थी । यह बात ध्यान देने योग्य है कि फीरोज के पश्चात 
दिल्‍ली को कोई भी निपुण शासक न मिला; प्रतीत होता है कि पिछले बीस 
चर्यों से पतन की किसी श्रप्रत्यक्ष प्रक्रिया शामक-परिवार की बुद्धि एवं चरित्र 
को शवितदीन बना रही थी। इस पीढ़ी के विलासिता-प्रिय मुसलमान “प्रपने 
पूर्वजों के समान सूत्र॒वद्ध श्रथवा संघटित न हो सकते थे भौर इनकी विलगाव 
की प्रवृत्ति ने इनको एक दुसरे से सवंधा विरुद्ध उद्देश्यों की पूतति में संलग्न युयृत्तु- 
पक्षों में विभाजित कर दिया था। इस समय भी लूटमार में लगे साहसिक 
सैनिकों अथवा स्थार्थपरायण राजनीतिज्ञों की कमी म थी; परन्तु ऐसे लोग 
अव्यवस्था को दूर कर व्यवस्था स्थापित करने और पारस्परिक कतहों के 
कारण दुर्दशा मे पड़े हुए देश में सुव्यवस्थित शासन-तत्र की प्रतिप्ठा करने 
के कमी मगोग्य नहीं होते । यह समभना भूल है कि शासक जाति का हिंदुओं 
के सम्पर्क में आ्राता शासक की प्रत्तिप्णा के हास का कारण बना । वास्तव में 
हिंहु-मुसलमानों में यथा सम्पर्क स्थापित न हो सका था। शव भी वह एक 
दुमरे से स्वंथा विलग वर्गों के रूप में रह रहे थे। फीरोज तक के शासनकाल 
में, जो राजपूत-माता की सतान था, हिंदुओं का स्थान मुसलमानों से हीन समभा 
जाता रहा और राज्य के शासक-वबर्ग में केवल मुसलभान ही स्थान पाते रहे । 
राजपरिवारों मे जो विजातीय विवाह हुए भी वह स्च्वेच्छा से न होकर, विवशता 
के कारण हुए और यह विवाह-संबंध पारस्परिक कटुता को घढाने की श्रपेक्षा 
बढ़ाने मे ही सफल हुए ।( इनसे एकता की भ्रपेक्षा बिलगाव को ही प्रोत्ताहत 
पम्रिला ) मध्ययंगीन राजनीति में व्यक्तित्व का सर्वाधिक प्रमाव होता था 
और राज्यों तथा साम्राज्यों की उन्नति-अवनति बहुत कुछ शासक के शक्तिशाली 
अथवा शक्तिहीन होते पर निर्भर होती थी। वेघानिक शासन-प्रणाली भ्रथवा 
विधिपुर्ण शसन से अपरिचित युग में इसके अतिरिक्त और हो भी क्या सकता 
था ? बहुधा तलवार की लम्बाई ही अमुत्व के विस्तार की सीमा का निर्धारण 
करती थी और परिस्थितियों के सम्मुख अन्य किसी बात की चिता न कर 
अयोग्य व्यक्तियों को निर्देयतापुर्वेक हटाने में कोई देर न लगाई जाती थी भ्रयवा 


१. रणमल भाटी की पुत्री, फीरोज ठुगलक की माँ बीवी नैला के विवाह 
की घटना इसका प्रमाण है । शम्ससिराज अफीफ ने इस घटना का वर्षन किया है 
कि तुगलक शाह ने कैसे उसका वलपूर्वक हरण कर सिपहुसालार रजब से विवाह 


कर दिया था । 


शव्तिहीन शासकों का युग ४४४ 


ऐसे शासकों को अ्रपने से अधिक योग्य व्यक्ति के लिए सिंहासन रिक्त करना 
पड़ता था । अतः सैय्यदों के सम्मुख कोई सरल कायें न था। उनके वंश का 
भविष्य इन परिस्थितियों का नियन्त्रण कर सकने में उनकी सफलता पर 
अवलप्वित था । सामाजिक पुर्नानर्माण के इस महान्‌ कप्टसाध्य कार्य के सम्मुख 
साहस खो देने में भी क्‍या आ्राश्च्य हो सकता है। 
खिज् खाँ (१४१४-१४२१ ई०)-खिज खाँ सय्यदों था और बचपन मे उसका 
लालन-पालन मुलतान के प्राताध्यक्ष मलिक नसीर-उल-मुत्क मरदान दौलत 
ने किया था, जिसके देहान्त के पश्चात्‌ फीरोज तुगलक ने उसकी जागीर खिज्य 
खाँ को दे दी थी । फीरोज की मृत्यु के पश्चात्‌ जब दिल्ली साम्राज्य में अ्रव्य- 
बस्था फैली तब प्रसिद्ध नायक मल्लू इकवाल खाँ के माई सारग खाँ ने खिज् 
खाँ को ७६८ हिं० स० (१३६५ ई०)' में मुलतान में घेर लिया था। परस्तु 
खिज्य खाँ निकल मागने में सफल हुआ झौर तेमूर के दल मे जा मिला । तैमूर 
ने मारत से लौटते समय मुलतान की जागीर झौर इसके अ्रधीन प्रदेश खिद्र साँ 
को सौप दिये थे। दिल्‍ली मे व्याप्त राजनीतिक अव्यवस्था से लाभ उठाकर 
उसने पर्याप्त शक्ति-संचय कर लिया और १४१४ ई० में दौलत खाँ को दबाकर 
दिल्‍ली पर अ्रधिकार कर लिया । यद्यपि खिज् खाँ स्वतन्त्र शासक के अ्रथिकारों 
का उपभोग करता था, परन्तु वह यही कहता रहा कि वह तैमूर के नाम 
पर शासन कर रहा है भौर उसने जो उपाधियाँ घारण की उनसे स्पप्ट प्रतीत 
होता है कि वह तैमूर का प्रतिनिधि बता रहा। तैमूर के नाम के सिक्के ढलवाये 
गये, खुतवा पढ़ा गया और तंमूर की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके उत्तराधिकारी 
राजकुमार शाहरुख के नाम का खुतवा पढ़ा गया; अ्रधीनता प्रदर्शित करने 
के लिए खिज् खाँ कभी कमी अपने स्वामी के लिए मेंट भेज देता था। दिल्‍ली 
२. 'तारीख-ए-मुबारक शाही' में खिज्र साँ के सैय्यद होने के प्रमाणस्वरूप 
दो बातें बताई गई है। एक तो मह कि एक वार उँय्यदों का प्रधान जलालुद्दीन 
बुखारी मलिक मरदान के घर भाया और जव अम्यागतों के लिए मोजन परीसा 
गया, मलिक मर्दान ने खिज्र के भाई सुलेमान को सैय्यद साहब के हाथ घुलाने 
के लिए कहा, परन्तु सैय्यद साहव ने कहा, “यह सैथ्यद है, भर ऐसा काम इसके 
लिए उचित नहीं है ।” दूसरा कारण यह बताया गया है कि वह “उदार , वीर, 


नञ्र, आतिथ्यपूर्ण, बचनों का पालन करनेवाला झौर दयरालू था। यह गृण 
पैगम्बर के लक्षण थे और उसमें प्रकट हुए थे ।', द 
हे. तारीस-ए-मुवारकशाही--इलियट, ४, पू० ३२, ३४।॥ 
खिद्ध खा को अपने पग्रन्‍्य साथियों सहित तेमूर से मेंट करने की अनुमति 


प्राप्त हुई । तँमूर ने भौर सवको कारागार में डाल दिया, परन्तु उसके प्रति 
क्ृपामाब प्रदर्शित किया । पु 


४६ मध्ययुग का इतिहास 


पर अधिकार स्थापित कर लेने पर खिद्य खाँ प्रारम्मिक व्यवस्था में जुट गया.। 
उसने निर्यनों और निराश्चितों के लिए, जिनकी संख्या राजनीतिक उयल-पुयल 
के कारण बहुत बढ़ गई थी, निधि स्थापित कौ । शासनतंत्र को अधिक कार्यक्षम 
बनाने के विचार से पदाधिकारियों की नग्रे सिरे से नियुकितियाँ की गईं। वजीर 
का पद मलिक-उस-शर्क मलिक तुहफा को ताज-उल-मुल्क की उपाधि सहित 
दिया गया; वाद की घटनाओं से इस चुनाव की आवश्यकता सिद्ध हो गई। 
सहारनपुर की जागीर सैय्यदों के प्रधान सैव्यद सलीम को दी गई, जो ग्रपने 
प्रदेश में व्यवस्था स्थापित करने के लिए तत्काल रवाना हो गया। मुलतान 
और फतेहपुर की जागीर स्वर्गीय भलिक सुलेमान के दत्तकपुत्र अब्दुरहीम को 
आला-उल-मुल्क' की उपाधि सहित दी गई और दोग्नाव का प्रदेश इस्तियार 
खाँ की सौंपा गया । मलिक सरवर को राजबानी का “शहना' नियुक्त किया 
गया और सुलतान की अनुपस्थिति में उसके प्रतिनिधि के रूप में काये करने 
का अधिकार दिया गया । मलिक दाऊद को राज्य-सचिव बनाया गया, मलिक 
काल को गजाध्यक्ष और मलिक खेंरुद्वीनको भ्ररीज-ए-ममालिक' के उच्च' प्रदं 
पर प्रतिष्ठित किया गया । राज्य के पदाधिकारियों को उन जागीरों भौर भूखण्डों 
का भ्रधिकार दिय/ गया जो उन्हें सुलतान महमूद के समय प्राप्त हुए थे । 

नई सरकार के सम्मुख सबसे भह॑त्त्वपूर्ण समस्या दोग्नाब तथा उन प्रदेशों 
में व्यवस्था स्वापित करने की थी जो अब भी दिल्ली-साझ्राज्य का प्रमुत्व मानते 
थे। तिर्भीक वजोर ताज-उल-मुल्क ने १४१४ ई० में कटेहर की ओर प्रयाण 
किया और सारे प्रदेश को रद डाला । राय हरसिह विरोध किये बिना भाग 
गया, परन्तु शाही सेना ने उसका पीछा किया भ्ौर उसको झत्मसमर्पण 
करने के लिए विवश कर दिया। खोरों, कम्पिल, सकीट', परखम, ग्वालियर, 
पसिडनी और चन्दवार के हिंदू जमीदारों ने अवीनता स्वीकार कर ली शभ्रीर 
क्र देने लगे । चन्दवार के सरदार से जलेसर' छीनकर इसके पहले के मुतलमान 
झषधिकारियों को दे दिया गया । दोझाव, बियाना तथा ग्वालियर में वार बार 
विद्रोह होते रहे, परन्तु इनका दमन कर शान्ति स्थापित की गई श्रौर स्थानीय 


सरदारों से दिल्‍ली का प्रमुत्व रवीकार कराया गया । 


४, खोर, उत्तर प्रदेश, जिला फर्रुखाबाद में है। इसका वर्तमान नाम 
आधस्तावाद है। बूढ़ी गंगा के दक्षिणी तट पर फतैहगढ़ से १८ मील उत्तर की 
झोर यह नगर स्थित है। फर्दाबाद डिस्ट्रिवंट गजेटियर, पृ० 3040 

भू, सकीट न(सक स्थान, कम्पिल और रापरी के बीच, एटा से १२ मील 
दक्षिण-पूर्व की भीर है। इसी परगने के बदौली मामक स्थान पर ग्वालियर 
के आक्रमण से लौटते समय बहलोल लोदी की मृत्यु हुई थी। _ 

६. जलेसर, उत्तर प्रदेश में मथुरा से रे मील की दूरी पर ह्दै है 


शक्तिहीन शासकों का युग 3ए७ 


थोड़े समय बाद खिज् खाँ को उत्तरी सीमा की ओोर ध्यान देमा पड़ा। 
वहाँ तुके बच्चों ने घोखे से मलिक साथू का वध कर दिया था, जिसको 
वहाँ राजकुमार मुवारक के स्थान पर भेजा गया था| इन्होने सरहिंद के दुर्ग 
पर भ्रधिकार कर लिया और जब इनका दमन करने के लिए शाही सेना पहुँची, 
वे पहाड़ों में माग गये। १४१७ ई० में तुगान रईस झौर तुकं-बच्चों मरे 
विद्रोह किया, परन्तु समाना के अ्रमीर जीरक खाँ मे इसका दमन कर रईस को 
भविष्य में श्रपनी राजमकिति का विश्वास दिलाने के लिए श्रपता पुत्र शाही दरवार 
में रखने के लिए बाघ्य किया । दोग्नाब का प्रदेश दिल्ली-साम्राज्य का सर्वाधिक 
भ्रशांत भौर उपद्रवी माग था। खिज्र ख्राँ तथा उसके बाद के शासकों को 
इन उछपद्रवों शोर विद्रोहों का दमन करने के लिए वार-वार जो प्रभियान 
करने पड़े उनका पूरा ब्योरा देना पाठकों की उकतानेवाला ही होगा । इस प्रदेश 
में पूर्ण झराजकता की स्थिति थी झौर दिल्ली से कुछ ही मील की दूरी 
पर शक्तिशाली जमीदार साम्राज्य के श्राधिपत्य वी अभ्रवहेलना कर रहे ये । 
कटेहर के जमीदार हरसिंह ने पुन. विद्रोह किया झौर विद्रोहियों का दमन करने 
के लिए सर्देव सन्नद्ध ताज-उल-मुल्क ज॑से ही वहाँ पहुँचा विद्रोही हरमिह श्रपना 
माल-असबाब शत्रु के लिए छोड़कर कुमाय्‌ की पहाड़ियों मे माग गया। 


इसी समय इटावा में राय सरवर ने विद्रीह किया | वदाऊं के प्रमीर महावत 
खाँ ने इसका दमन कर दिया। १४१८ ई० में सिज्र सौाँ ने स्वयं कटेहर की भोर 
प्रयाण किया प्लौर कोल, सम्मल तथा बदाऊं में, जहाँ महावत याँ ने विद्रोह 
खड़ा कर दिया था, शान्ति एवं व्यवस्था स्थापित फी। परन्तु इसी गमय अ्रपने 
विरुद्ध एक पड्यन्त्र की सूचता पाकर उसको राजघानी में लौट झाना पढ़ा, जहाँ 
उसने पड्यन्त्रियों को मरवा दिया। 

ताज-उल-मुल्क के भाग्य में भ्राराम करता न बदा था। जैसे ही वह एक 
झोर के विद्वोह्ों का दमन कर पाता था वंसे ही दूसरी शोर विद्रीह्मग्नि महक 
उठती घी। इन भनवरत विद्रोहों से स्पप्ट विदित हो जाता है कि केंद्रीय 
सरकार फा प्रभाव कितना गिर चुका था। कोल से बटेहर तक या समस्स प्रदेश 
झ्रशांतिमय बना हुमा था भौर जब इटावा के राय सरवर ने कर देना बंद कर 
स्वतन्त्र होने की चेप्टा की, तव उसका दमन करने के लिए सेना भेजना स्‍झ्ाव- 
ह्यक हो गया। सदैव तत्पर रहनेवाले बजीर ने उसयो घेर लिया झौर 
पधीनता स्वीकार करने तथा कर की सारो बकाया रकम चुयाने के निए 
विवश फर दिया। बोल, यरन तथा भन्दवार के दिसों शो भी जोता गया 
भौर कटेहर के राय हरसिह मे मो प्पोगता रवीगार कर तो 


डंडप मब्ययुग का इतिहास 


उत्तरी सीमा पर तुगन रईस ने पुनः विद्रोह किया, परन्तु मलिक सैस्द्ीन 
से उसको जसरथ सोखर के देश में भगा दिया और उसकी जागौर जीरक 
खाँ को दे दी | सिज्ञ साँ ने स्वयं प्रधाण कर मेवातियों को बहादुर नाहिर के 
दुर्ग कूटीला में घेर लिया । दुर्ग को ध्वस्त कर मेवातियों को हराया गया । 
७ मुहरेम, हिं० सं० ८५२४ ई० (१२ जनवरी, १४२१ ई०) को ताजुद्दीन 
का देहान्त हो गया | इस भ्रयक परिश्रमी और मृत्युपर्यत साम्राज्य-मक्त बजीर 
की मृत्यु से समय समय पर उभड़नेवाले विद्रोहों का दमन करने का कार्य सिद्ध 
साँ पर भरा पडा । परन्तु खिद् खाँ वा अंत भी समीप भ्रा रहा था। इटावा 
तथा ग्वालियर के सरदारो का, जिन्होंने उसके झ्राधिपत्य के विरुद्ध पुनः विद्रोह 
कर दिया था, दमन कर दिल्‍ली लौटने पर वह वीमार पड़ गया भौर १७ जमाद- 
अल-प्रव्वल, हिं०ए स० ८२४ (२० मई, १४२१ ई०) को इस संसार से 
चल॑ बसा | 
छिज्ञ खा ने सच्चे मैय्यद का सा जीवन व्यतीत किया । उसने कभी भ्रनाव- 
शयक रूप से रक्त नहीं बहाया और अपनी शवित दृढ़ करने अथवा श्रपने शत्रु्रो 
का दमन करने के लिए भी कमी किसी सूशंस कार्य के लिए श्रादेश न दिया। 
यदि वह शासन-प्रबन्ध में सुधार न कर सका, तो यह उसका दोप न था। 
उस समय चारों ओर फैली हुई अशान्ति भर उपद्रवों ने उसे क्षण भर के लिए 
भी चैन न लेने दिय। और मृत्युवर्यत वह उन भागो मे विद्रोहों का दमन करने में 
लगा रहा जी श्रव भी साम्राज्य के अन्तर्गत थे । फरिश्ता ने इन शब्दों मे उसकी 
उचित प्रशंसा को है; “खिज् खाँ एक महान्‌ और बृद्धिमान्‌ शासक था, दयालु 
झौर वचन निमानेवाला था; उसकी प्रजा के हृदय मे उसके लिए कृतज्ञतापूर्ण 
प्रेम था, जिससे कि बड़े-छोटे, स्वामी-सेवक, समी ने तीन दिन तक काली पोशाक 
भें बैठकर उसकी मृत्यु का शोक मनाया और इसके बाद मातमी बस्त्रों को उतार- 
कर उसके पुत्र मुवारकशाह को सिंहासन पर बेठाया ।” 
मुबारकशाहू (१४२१-१४३४ ई० )--खिजा सा ने मृत्यु-शम्या पर अपने 
पुत्र मुवारक को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था और १७ जमाद- 
अल-पव्वल" के दिन युवराज ने राज्य के अमीरों और सरदारों की सहमति से 
राजकीय चिह्न धारण किये | उसके शासन-काल का इंतिहास यहिया-बित- 
अहमद ने 'तारीख-ए-मुवारक शाही' के नाम से लिखा है; यह ग्रय उससे शासन 
“7 | तारीख-ए-मुबारक शाही” की जिस प्रति का मैंने उपयोग किया है 
उसमे १७ जमाद-अल-अव्वल की तिथि लिखी है, जत्र कि इलियट महोदय के 
अनवाद में १६ जमाद-अल-अव्वल की तिथि दी गई है। 
+ इलियट ४, पृ० ४३॥ 


शक्तिहीन शासकों का युग श्र 


काल की घटनाओं का परिचय प्राप्त करने का मुख्य साधन है । यह शासब-काल 
मी राज्य में स्थान-स्थान पर विद्रोहों और उनकी दमन करने के लिए किये गये 
सैनिक उद्योगों की नीरस घटनाझों से पूर्ण अपने पिता के समान मुवारक 
ने भी अमीरों और सरदारों को मूमि-स्वत्व प्रदान किया और उनके प्रति बहुत 


कृपामाव प्रदर्शित किया । 0 गा 
मुबारकशाह के शासन-काल में सर्वप्रथम उत्तरी सीमाप्रान्त में जसरथ 


खोखर और तुगान रईस का विद्रोह हुआ । तारीख-ए-मुवारक शाही” में इस 
विद्रोह का कारण यह बताया गया है कि-- 

*जुसरथ खोखर एक अविवेकी गेंवार था। विजयोन्माद से मरकर और 
अपनी सनाझों की शक्ति के घमण्ड मे आकर वह दिल्‍ली (पर अधिकार करने) 
का स्वप्न देखने लगा। खिज खाँ की मृत्यु का समाचार पाने पर वह कुछ 
अश्वारोही एवं पदाति सेना लेकर वियराह (व्यास) और सतलदर (सतलज) 
नदियों को पार कर तालवडी में राय कमालुद्दीन मेन पर चढ बैठा । राय फीरोज 
उसके सामने से मस्मूमि को ओर पलायन कर गया। तत्पएचात्‌ जसरथ ने 
लुधियाना नगर से लेकर सतलज पर अछ्बर (रूपर) तक के प्रदेश को लूटा ।” 

तब उसने सरहिन्द के दुगें पर घेरा डाल दिया, परन्तु इस पर अधिकार 
न कर सका । इस विद्रोह का समाचार पाकर, सुलतान ने सामना कौ श्रोर 
प्रयाण किया और खोखर सरदार सरहिंद का घेरा उठाकर लुधियाना लौट 
आया | शाही सेना ने विद्रोही का पीछा किया, परन्तु वह पहाड़ों में भाग 
गया। लाहौर में शान्ति स्थापित कर सुलतान राजबानी में लोट आया, परन्तु 
थोड़े ही समय पश्चात्‌ उसको समाचार मिला कि जसरथ खोखर ने रावी 
पार कर लाहौर पर चढ़ाई कर दी है। लाहौर का प्रांताध्यक्ष मलिक महमूद 
हसत उसका विरोध करने के लिए बढ़ा । शत्रु-दल के साथ उसकी खूब भड़पें 
हुईं श्ौर ३५ दिन तक खोखर अडिग माव से डटा रहा | तब जसरय कालानोर 
की शोर हटा, परन्तु यहाँ से भी उसको पहाड़ों में शरण लेने के लिए भागना 
पड़ा । इसी समय दीपालपुर, सरहिंद और दिल्ली से नई सेना पहुँच गई; 
राय मीम ने भी एक सेनिक टुकड़ो सहायता के लिए मेंजी । इस सम्मिलित 
सेना ने कालानौर भ्रौर मोह के कस्वे के बीच रादी नदो पार कर खोखरों को 
करारी हार दी | महमूद हसन को जलन्धर बदल दिया गया और लाहौर का 
प्रान्त, जिसके शासन के लिए एक योग्य एवं शक्तिशाली व्यक्ति की नितान्त 
आवश्यकता थी, मलिक सिकन्दर को सौंपा गया और राजबानी में इसका 
स्थान राजवानी के शहना' मलिक-उस-शर्क सरवर ने ग्रहण किया । 

दोझ्ाव में अभियान--दोझ्ाव में पुनः विद्रोह उठ खड़े हुए 
फा० रद 


मा 


ँ 


४५० मध्ययुग का इतिहास 


दमन करने के लिए १४२३ ई० में सुलतान ने कटेहर पर चढ़ाई कर स्थानीय 
सरदारों को अ्रधीनता स्वीकार करने भौर कर देने के लिए वाध्य किया / इसके 
बाद कम्पिल तथा इटावा के राठौरों का, जो सर्वाधिक दुर्दम्य थे और जिन्होंने 
कमी स्थायी रूप से श्रवीतता स्वीकार न की थी, दमन किया गया और राय 
सरवर के पुत्र ने राजमक्ति प्रदर्शित की तथा कर की पिछली रकम चुकाई। 
धार के प्राताध्यक्ष अलप खाँ को, जी ग्वालियर पर चढ़ झाया था, परास्त 
किया गया झ्ौर उसके साथ सन्धि की गई । सुलतान ने १४२४ ई० ई० में पुनः 
कंटेहर की ओर प्रयाण किया और जब गंगा के तट पर पहुँचा, राय हरसिह मे 
आकर अधघीनता स्वीकार कर ली । मेवातियों ने बहादुर नाहिर के पौत्र जल्लू 
और कदूदू केः नायकत्व में विद्रोह का झंडा उठाया और अपने ही देश को 
सौंदने लगे । उनका अन्दवार का गढ़ तोड़ा गया और तव शाही सेना अलवर 
की ओर बढ़ी जहाँ उन्होंने शरण ली थी। शाही सेना द्वारा धिरकर झ्ाखिर 
उनको आत्म-समर्पण करना पड़ा और सुल्तान ने उनको क्षमा कर दिया। 
वियाना के भ्रांताध्यक्ष मुहम्मद खाँ का विद्रोह मुवारिज खाँ ने शीघ्र दवा 
दिया भ्रौर सुलतान ने मुवारिज खाँ को वियाना का प्राताध्यक्ष बनाया । परन्तु 
इसी समय यह उद्विग्यकारी समाचार प्राप्त हुआ कि इब्राहीम शर्कीं एक विशाल 
सेना लेकर कालपी की ओर बढ रहा है | जौनपुर के शासक का भाई मुखल्तास 
खाँ इटावा की सीमा पर चढ़ आया। सुलतान ने महमूद हसन को 
उसके विरुद्ध मेज दिया श्रौर स्वयं भी युद्ध-स्थल की शोर अ्रयाण ढिया। 
इश्नाहीम काली नदी के किनारे-किनारे बढ़ता हुआ इटावा के अन्तव॑र्ती प्रदेश 
बुरहानपुर मे पहुँच गया श्र उघर मुवारंकशाह ने चन्दवार में जमुना पार कर 
शत्रु से ८ मील की दूरी पर डेरा डाल दिया । दोनों पक्षों की अनेक छोटी-छोटी 
ऋपें हुई परन्तु किसी को भी खुल कर समरमूमि में उतरने का साहस न 
हुआ । झाखिर, वीस दिन के उपरांत शर्की शासक का धैये जाता रहा और उसमे 
युद्ध प्रारम्म कर दिया | मध्याहून से सायंकाल तक युद्ध चलता रहा, परन्तु 
” भरतिपक्षी को प्रवल जानकर शर्की शासक जमुना की भोर पीछे ह॒ठा भ्रौर उसने 
अपने देश की भोर प्रयाण कर दिया । इस विजय से हपित होकर सुलतान दिल्‍ली 
लौट गया और वहां उसने विगत युद्ध में शर्को शासक की सहायता करने के 
अपराध के दण्डस्वरूप कदुदू मेवाती के वध की झाज्ञा दी । मलिक सरवर को 
मेबातियों कां दमन करने के लिए भेजा गया, परन्तु मेवातियों के सरदारों ने 
इतना कठोर प्रतिरोध किया कि सरवर को थोड़े से घन की भेंट से ही सन्तुप्ट 


होकर लौट श्राना पड़ा। 
जसरय खोसर का पुनः दमन--हि० स० ८३१ के जिलकदा मास में 


शव्तिहीन शासकों का युग ४५१ 


(१४२८ ६०) जसरथ खोसर ने कालानोर पर घेरा डाल दिया । मलिक सिकंदर 
दुगे की रक्षा के लिए श्रागे वढा, परन्तु खोखर ने उसको परास्त कर दिया। 
इस सफलता से वल पाकर उसने जालंधर पर आक्रमण किया, परन्तु इसको 
जीत न कर सका और पुन. कालानोर लौट गया। इन घटनाझों की सूचना 
पाकर घुलतान ने समाना तथा सरहिन्द के अ्रमीरों को मलिक सिकन्दर की 
सहायता करने का श्रादेश दिया । परन्तु इन अमीरों के घटनास्थल पर पहुँचने 
से पूव॑ ही मलिक सिकन्दर ने खोखर सरदार को परास्त कर पहाड़ों मे भगा 
दिया । 

पौलाद का विद्रोह--१४२९-३० ई०--ऊपर जिन विद्रोहों का वर्णन किया 
गया है, इनसे कही अधिक शक्तिशाली विद्रोह पौलाद तुर्क-बच्चा ने किया | 
चह्‌ सँय्यद सलीम का दास था और सैम्यद के पुत्रों ने उसको विद्रोह करने के 
लिए उकसाया था। विद्रोही ने बहुत बडी ससस्‍्या में भ्रनुयायी एकत्र कर 
लिये झोौर वह मॉटिडा के दुर्ग में डट गया । उसने अपने सहयोगी मलिक यूसुफ 
सकृप भौर हैनू भद्टी को रापरी पर अधिकार करने के लिए प्रोत्साहित किया 
और इन गतिविधियों से बाध्य होकर सुलतान को इनका विरोघ करने के 
लिए इमाद-उल-मुल्क को भेजना पड़ा। पोलाद ने सुलतान के पास संदेश 
भेजा कि यदि उसको जीवन दान दिया जाये तो वह इस स्थान को छोड़ने 
के लिए तैयार है । सुलतान ने यह बात स्वीकार कर ली, परन्तु इमाद-उल- 
मुल्क के एक मूर्ख भ्नुचर ने उसको सूचना दी कि सुलतान के भ्राश्वासव का 
कोई भरोसा नही है। श्रव तो पौलाद ने श्रन्तिम समय तक डठे रहने का 
निश्चय कर लिया और सब तरफ से सेना एकत्र करनी आरम्म कर दी । 
उसने काबुल के प्रांतपति भमीर शेखजादा अली मुगल भऔर खोखरों से सहायता 
माँगी । खोखरों ने उसके दल की संख्या की खूब वृद्धि की | शेंस अली ने 
सर्राहिद पहुंचकर शाही सेना को भगा दिया | इस सहायता के बदले पौलाद मे 
उसको दो सहस्र टंके तथा झन्य बहुमूल्य उपहार मेंट किये । पंजाब प्रदेश खूब 
रोंदा गया भौर शेस श्ली ने लूटपाट से अपनी सहायता का पूरालयूरा पारि- 
अमिक वसूल कर लिया । लाहौर में उसने शेख सिकन्दर से एक वर्ष को भाव 
वसूल की भौर दीपालपुर पहुँचकर २० दिन तक इस प्रदेश को सूब तहम-महस 
किया । शीघ्र ही यह मुलतान पहुँच गये और यहां ४ मील तक का प्रदेश 
काबुलियों में यूब नप्ट-अ्षप्ट किया। इन उपद्रवों का समाचार पाकर सुलतान 
में अपने भनेक सेनानायकों की ससेन्य मेज दिया, जिनकी सहायता से इमादुल 
मुल्फ में एक भीपण संग्राम में शेस्त भरती को परास्त किया। शेस शली बादल 

८. सर यदुनाथ सरकार को हस्ततिपि में यह माम पौलाद है । 


ड्घ्र मध्ययुग का इतिहास 


भाग गया, परन्तु उसको सेना पूर्णतया नप्ट हो गई। इमादुल मुल्क मुलतान 
लौद भ्राया, परन्तु सुलतान उसके प्रति ईर्पालु हो गया और उसको पदच्यत 
कर दिया। उसका स्थान खेरुद्दीन सानी ने ग्रहण किया, जो सीमाप्रान्त की 
घिथिति को यश में रखने योग्य न था। तारीस-ए- मुबारफशाही' के लेसक 
के अनुधार मह परिवतेन अत्यत्त नीति-विष्द्ध था, क्योकि इसके कारण मलतान 
जिले में उपद्रव उठ सड़े हुए । 
सुलतान के इस अविचारपूर्ण काये का तात्कालिक परिणाम यह हुआ कि 
जसरथ खोखर ने पुत्र: पुद्ध छेड़ दिया ओर वह लाहौर को घेरने के लिए झागें 
बढ़ा । शेस अली ने भी श्राक्रमण करने झारम्म कर दिये और बह मुलतान की 
सीमा में चढ़ झाया । सूलतान ने १४३२ ई० में सरवर-उल-मुल्क को विद्रोहियों के 
विरुद्ध भेजा भौर उसको मुलतान का प्रततपति नियुक्त किया। शेस अली और 
जसरथ पीछे हट गये, परन्तु पौलाद सरहिद के दुर्ग में डट गया । सरवर की 
सफलता ने सुलतान की ईर्या को उमाड़ दिया भौर उसने सरवर को पुन: 
बजीर के पद पर वापिस बुला लिया परन्तु इमादुल मुल्क विद्रोहियों से लड़ता 
रहा । सरहिन्द पर प्रधिकार कर लिया गया भर पौलाद मारा गया । उसका 
सिर मीरा-ए-सदर ने हि० स० ६३७ के रबी-उल-अव्वल मास में (नवम्बर, 
१४३३ ई०) घुलतान के सम्मुख उपस्थित किया। 
मुलताव के विरुद्ध पड्यन्त्र--सरवर-उत-मुल्क को पुत्र. वजीर पद पर 

बुला दिया गया था भ्रौर शासन-प्रवन्ध में दक्षता लाने के लिए कमाल-उल-मुल्क 
को 'दोवान-ए-प्रशरफ' बताया गया था। दोनो पदाधिकारियों को सहयोग से 
कार्य करने को कहां गया था। परन्तु कमांल-उल-मुत्क के बढ़ते ढ॒ए प्रमाव 
को देखकर उसके सहयीयी के सन में ईप्यों जाय उठी भौर उसने अध्यक्ष- 

पद के इस कार्थ-विमाजन का विरोध किया | “अ्रव उसके विचार खून 

की और मुड गये थे । दीपालपुर की जागौर से अलग किया जाना, उसके 

मन में शल के समान चूम रहा था और अब उसकी बुद्धि राज्य में कोई क्रान्ति 

करते पर तुली हुई यो ।” उसने काँगू के युनों तथा काच्ची ख़न्री जेमे लोगों 

के साथ गुप्त मंत्रणा की और अनेक असन्तुष्ट उच्च-यदस्थ मुसलमान उसके 

साथ मिल गये / जब सुलतान अपने नये बसाये नगर मुवारकबाद के निर्माण 


६. जात पड़ता है कि सुलतान के विशद्ध इस पडमत्तर में हि भौर 
मुसलमान सभी सम्मिलित हि । मुमलमानों में से 'मोरॉ-ए-ताहिब, श्ररीज- 
ए-मामालिक का उपाध्यक्ष, काजी अ्ब्दुत समद खाँ हाजिव तथा अन्य बहुत 
से लोग थे। 

इलियद ४, प्‌ृ० उपर | 





शक्तिहीन शासकों का युग "४५३ 


का निरीक्षण करने के लिए हिं० स० ८३७ के रजब मास की ध६वी तिथि 
को (२० फरवरी, १४३४ ई०)४ वहाँ पहुँचा, तो काजू के पौत्र सिद्धपात ने 
उस पर झ्राक्रमण किया भ्रौर उसके सिर पर तलवार का ऐसा प्रबल प्रहार किया 
कि उसका तत्काल प्राणात्त हो गया । मुसलमन इतिहासकार ने बड़े मामिक 
एव सक्षिप्त रूप मे अपने आश्रयदाता व्ग गुणानुवाद इन शब्दों मे किया है ; 
“एक दयालु एवं उदार शासक, जो महान्‌ गुणों से पूर्ण था ।” 
भुवारकशाह के उत्तराधिकारी--मुबारक के प्राणान्त के पश्चात्‌ खित्च 
खाँ के एक पौत्र राजकुमार मुहम्मद को, जिसको विगत सुलतान ने गोद लिया 
था, सिहासनारूढ किया गया । परन्तु समस्त सत्ता अपने भ्रधिकार में रखने के 
इच्छुक सरवर ने कोष और भण्डार, भवन एवं गज तथा राज्य के समस्त 
शस्त्रागार अपने अधिकार में कर लिये। उसने खान-ए-जहाँ की उपाधि धारण 
की झ्ौर वह तत्काल अपने साथियों मे पदाधिकार वितरण करने के कार्य में 
जुट गया । वियाना, अमरोहा,' नारनौल", कुहराम' जैसी कुछ ज्यमीरें 
और दोगझाब के कुछ परगने सुलतान के हत्यारे सिद्धपाल झोर उसके सम्दन्ठियों 
को प्रदान किये गये । दूसरे हिन्दू तथा मुसलमान पड्यस्त्रकारी मी इती ऊक्पद 
पुरस्कृत हुए भर उनकी उच्च पद प्रदान किये गये, जिनका उ्हेंदे 
भी न देखा होगा । परन्तु एक खिज् खाँ के वंण का अ्क्तद सेंड ऑमकियारी 
पुरुष भी था जो सरवर झौर उसके साथियों से मुवार्द करे हत्या जा कस्टा 
लेना चाहता था। वह दरबार में,आता, उसने नये मुलव्न ऊे उतदि उत्मन उम्ट 
करता और चुपचाप अवसर की प्रतीक्षा में 
वह पुरुष कमाल-उल:मुल्क था ! 









घ्श्४ मध्ययूग का इतिहास 


सरवर-उल-मुल्क सीरी के दुर्ग में जा छिपा। कमाल-उल-मुल्क और उसके 
सहयोगियों ने बड़ी तत्परता से ढुर्गे को घेर लिया । 

सुलतान यद्यपि घिरे हुए दर के प्रति सहावुभूति प्रदर्शित करता था, 
परन्तु मत ही मन वह अपने परुरवेगामी सुलतान की हत्या के प्रतिशोध का 
इच्छुक था ।! सरबर और उसके साथी सुलतान पर विश्वास न करते थे प्ौर 
वह उसका बच करने के उद्देश्य से महल की ओर चले, परन्तु उनके धृणित 
उद्देश्य की पहले ही सूचना पाकर सुलताब मे उनको पकड़कर सार्वजनिक 
हप से दरवार के सामने मार डालने का आदेश दे दिया। शीघ्र ही कमाल- 
उन्ब-मुल्क अपने साथियों सहित आ पहुँचा और उसमे बदमाशों को वितर- 


बितर कर उनके घृणित अपराधों का उचित दण्ड दिया। 
कमाल-उल-मुल्क ने अ्रव नया मत्रिमण्डल स्थापित किया और अपने 


सहयोगियों और समयथंकों को सत्तारूढ़ कराया । सुलतान शासन-तंब मे कुछ 
समय के लिए नवीन चेतता डालने में सफल हो गया, परन्तु कमाल-उल- 
मूल्क के पुनः संघटन में स्थायित्व के तत्वों का श्रमाव थ्य ! देश के मिन्न-सिन्र 
भागों से उपद्वी और विद्रोहों के समाचार आने लगे। इब्राहीम शर्की ने 
दिल्‍ली-राज्य के अनेक परगनों पर अधिकार कर लिया और ग्वातियर के 
राय ने कुछ अन्य हिन्दू सरदारों के साथ मिलकर कर देना बन्द कर दिया। 
इस व्यवस्था से उत्साहित होकर मालवा का शासक महमूद खिलजी दिल्‍्लों 
तक बढ़ भाया, परन्तु अपनी राजधानी माडू पर गुजरात नरेश अहमदशाह के 
आक्रमण का समाचार पाकर वह मुहम्मद्रशाह के साथ सन्वि कर शीघ्र हो 
लौट भी गया। लाहौर श्र सरहिन्द के ग्रांताध्यक्ष बहलोल लोदी ने, जो 
मुंहम्भदशाह की सहायता के लिए आया था, लौटती हुई मालवा की सेना को 
पीछा किया झौर उसकी बहुत-सी सामग्री छीन ली। मुहम्मदशाह ने लोदी 
के प्रति अपनी प्रसन्नता ध्रगट करने के लिए उसको खान-ए-सानान की उपाधि 


प्रदान की श्रौर उसकी अपना पुत्र कहकर उसके प्रति स्नेह प्रकट किया । 

परन्तु सदा के उपद्रवी जसरथ सोखर द्वारा दिल्‍ली का शिद्मासन हृधियाने के 
लिए उकसाये जाने पर वहलोल की राजमक्ति डगमगा उठी । शासक के उच्च 
दद के लोग में पड़कर वहलोल ने भ्रफगानों का दल संघटित कर दिल्‍ली की 
और प्रस्थान कर दिया, परत्छु वह इसछो लीत न सका झोर उसको लौट जाता 
पड़ा। दिल्‍ली तो बच गई, परन्तु सैब्यद-वंश का पतत केवल समय की बाट 
देख रहा था। साआज्य की दशा दिन प्रतिदिन-बिगड़ती जा रही थी और 
निजामुद्दीद लिसता है कि “राज्य के का में दिन-परतिदिन श्रव्यवस्या झाने 
लगी, झोर स्थिति यहाँ तक वियड़ गई कि दिल्‍ली से केवल बीस क्री की दूरी 


शक्तिहीन शासकों का युग श्श्र्‌ 


पर ही ऐसे अमीर विद्यमान थे, जो राज-मक्ति त्याग कर प्रतिरोध की तैयारियाँ 
कर रहे थे ।” मं 
अलाउद्दीन आलमशाह--हि० स० ८४६ (१४४५ ई०)* में मु हम्मदशाह 
के देहान्त के पश्चात्‌ श्रमीरों भौर सरदारो ने उसके पुत्र को झलाउद्दीन 
आलमशाह की उपाधि से सिंहासन पर प्रतिप्ठित किया। परन्तु यह नया शासक 
अपने पिता से भी भ्रधिक “लापरवाह और अयोग्य” था और वहलोल ने केन्द्रीय 
शासन की दुर्बलता से पूरा-पूरा लाम उठाया । १४४७ ई० में सुलतान बदाऊ 
चला गया श्रौर श्रपने दरबारियों एवं मंत्रियों के घोर विरोध करने पर भी 
उसने इसकों अ्रपता स्थायी निवासस्थान बना लिया ।"' उसने अपने वजीर 
हामिद खाँ का वध करने का प्रयत्त कर भारी मूल की । हामिद खाँ ने वहलोल 
लोदी को दिल्‍ली आकर सिंहासन पर अधिकार करने के लिए ग्रामंत्रित किया । 
स्वमं राजधानी में विश्वासघाती दल के होने पर, बहलोल की सफलता में संदेह 
ही बया हो सकता था और एक सफल आक्रमण से दिल्‍ली पर अ्रधिकार कर उसने 
अपना पुराना स्वप्न सार्थक कर लिया। अलाउद्दीम श्रालमशाह ने अपने प्रिय 
जिले वदाऊं के भ्रतिरिकत सारा राज्य स्वेच्छापूवंक बहलोल को दे दिया। 
बहलोल ने 'खुतवा' से आलमशाह का नाम हटा दिया और अपने को सार्वजनिक 
रूप से दिल्ली का शासक घोषित कर दिया (१६ अप्रैल, १४५१ ई०) ४ 
१४, इस तिथि के सम्बन्ध में बहुत मतमेद है। 
फरिश्ता ने इसकी तिथि ८४६ हिं० स० बताया है। ब्रिग्ज, १, पृ० ५३४६ । 
लखनऊ सम्क० (प० १७१) में लिखा है कि सुलतान ने १२ वर्ष और कुछ 
मास तक शासन किया। बंदाऊनी (रेंकिग-झल बदाऊनी', १,प० ३६६) मे 
८४७ हिं० स० बताया है और एडवर्ड टामस ने यही तिथि मानी है (दि- 
क्रॉनीकल्स' पू ० ३३६) 
परतु तारीख-ए-मुवाश्कशाही' में लिखा है कि मुहम्मदशाह ने १३ वर्ष, 
३ भास और १६ दिन राज्य किया। इस प्रकार्‌फरिश्ता का कथन उसके 
एक समसामयिक लेखक द्वारा समर्थित है। ८५४६-५० हिं० स० ठीक तिथि 
होगी । 'तारीख-ए-मुवारकशाही' का कथन, विपक्ष मे पुष्ठ प्रमाणों के अभाव 
में, मान्य होता चाहिए। 
१४. फरिए्ता लिखता है कि बदाऊँ की जलवायु उसके स्वास्थ्य के लिए 
अधिक अवुकूल थी । ब्रिग्ज, १ १० ५४१॥ 
निजाम्द्वीन ने कोई कारण नही बताया है| एडघर्ड टॉमस का कहना है 
कि स्पात्‌ सुलतान का यह विचार रहा हो कि कुचक्रीं एवं पड़्यन्तरों से पूर्ण दिल्‍ली 
की अपेक्षा वह बदाऊँ में ग्रधिक सुरक्षित रह सकेगा । 
१६. तारीख-ए-इब्राहीमशाही” और तारीख-ए-निजामी” में लिखा है 
कि बहलोल सुलतानशाह लोदी का, जो मल्लू इकबाल की मृत्यु के उपरान्त इस्लाम 


४५६ मध्ययुग का इतिहास 


आारामपसंद, प्रलाउद्दीत ने अपने जीवन का शेय भाग निर्वाब विशाम्तिपूर्वक 
बदाऊ में बिताया; ऐसा प्रतीत होता है कि उसको इस घटना से न कुछ खेद 
हुआ और ने उसने इसमें अपमान का ही श्रनुमव किया । वहीं १५७८ ई० में 
उसकी मृत्यु हो गई । 





खाँ की उपाधि देकर सरहिन्द का सूवेदार बनाया गया था, मतीजा था। 
चुलतानशाह लोदी के भाइयों ने भी, जिनमे वहलोत का पिता मलिक काली मी 
था, उप्तकी समृद्धि में हिस्सा बेंटाया । वहलोल के गुणों से प्रसन्न होकर मलिक 
सुलतान मे उसको अपना उत्तराधिकारी मियुक्‍त किया श्ौर उसकी सृत्यु के 
बाद बहलोल सरहिन्द का सूवेदार बना । फरिश्ता लिखता है कि इस्लाम 
सौ ने भ्रपती पुत्री बहलोल को ब्याह दी भौर स्वयं श्रपने पुत्रों को छोड़कर 
उसते उस्ती की भ्रपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया क्‍योंकि वह इन सबसे योग्य 
था | परन्तु इस्लाम खाँ का पुत्र कुतुब खाँ इस बात से श्रसन्दुष्ट होकर वहलोल 
के विरुद्ध सहायता माँगने दिल्‍ली गया । हसन खाँ को बहलोल के विरुद्ध भेजा 
गया, परन्तु वह हार गया । 

बहलोल के विपय में एक मतोरंजनक कथा कट्दी जातो है कि भपने चाचा 
के समय में वह एक दिन अपने मित्रों सहित एक दरवेश सय्यद भायेन के दर्शनार्थ 
साभावा गया । दरवेश ने कहा “क्या कोई ऐसा आदमी है जो दो हजार टके 
देकर मुझसे दिल्‍ली का साम्राज्य खरीद ले ?” बहलोल ने तत्कात' दरवेश को 
यह धनराशि दे दी, जिस पर दरवेश ते कहा “दिल्ली-साम्राज्य का तेरे 
हाथों कल्याण हो !” सौमाग्य से दरवेश की वाणी सत्य हुई । 

डोने--मखजन-ए-अफयाना पू० शे३व 

'वारीख-ए-दाऊदी' में २,००० के स्थान पर १,३०० दके लिखें है । अयाग 
विश्वविद्यालय की हस्त प्रति पृ० ३१ 


अध्याय १७ 


अफगएण् साम्राज्य---उत्थान और पतत 


साम्राज्य का विधघधटन--खिद्ध खाँ के उत्तराधिकारी अपने श्रधिकार को 
सुदृढ़ करने मे विफल मनोरथ हुए थे और भ्रलाउद्दीन आलमशाह ने बदाऊँं 
में बसकर सम्मानपूर्वक सैय्यद वंश के शासन का अन्त कर दिया था। 
दिल्‍ली का प्राचीन साम्राज्य छिन्न-मिन्न हो चुका था; समस्त हिन्दुस्तान 
अनेक स्व॒तन्त्र राज्यों एवं सूवों में विभकत हो चुका था। दक्खिन, गुजरात, 
मालवा, जौनपुर तथा बगाल में स्वतन्त्र राज्य स्थापित हो चुके थे। पजाब 
के लाहौर, दीपालपुर श्रौर सरहिन्द इन उत्तरवर्ती जिलों से लेकर दक्षिण 
मे हाँसी, हिसार और पानीपत तक बहलोल का श्राधिपत्य था; मेहरौली' 
तथा सराय लादू तक दिल्ली के लगभग १४ मील झासपास का प्रदेश 
झहमद खाँ भेवातती के अधिकार में था, दिल्‍ली के पड़ोस तक संभल 
प्रात्त पर दरिया खाँ लोदी का भ्रधिकार था। दोग्माव के सूबे सब प्रकार 
से स्वतन्त्र थे, कुतुब खाँ रेवाड़ी, चन्दवार झौर इटावा जिलों पर शासन 
कर रहा था, और कोल, जलालो' तथा जलेसर' ईसा खाँ तुर्क के अ्धि- 
कार में थे। बियाना पर दाउद खाँ लोदी तथा एक हिन्दू सरदार झधिपत्य' 
जमाये हुए थे। राजा प्रतापतिह पटियाली तथा कम्पिल प्रदेशों पर (यह 
प्रदेश झाजकल फर्द्खावाद और एटा जिले मे हे) शासन कर रहा था। सैय्यद 
सरदारों ने पतनोन्मुख साम्राज्य को सुरक्षित रखने का यथाशक्ति प्रयत्न किया 
था, परन्तु भारतीय इतिहास में विशेष रूप से अ्रमिलक्षित होमेवाली विश्व ८ 
खलता की प्रवृत्ति को रोकना उनकी सामर्थ्यं से बाहर का काम था। युद्ध- 
कला में 'निंपुण बहलोल ने प्रारंभ में बड़ी सतर्कता से काम लिया और साम्राज्य 
के खोये प्रदेशों तथा भप्रतिप्ठा को प्राप्त करने के लिए प्रभावशाली वृदेशिक 
नीति झपनाई । डे 

१. महरोली दिल्‍ली प्रान्त के वल्लमगढ तहसील में एक गाँव है । दिली 
गजेंटि० पूृ० १०१। 

२. जलाली, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले का एक कस्बा है । 

३. जलेसर उत्तर प्रदेश के एटा जिले में मथुरा से एटा को जानेवाले मार्ग 
पर स्थित एक नगर है। ' 


ण्शर्द मध्ययुग का इतिहास 


82 की शक््ति-संचयत--पाठकों को स्मरण होगा कि बहलोल ने 
दिल्ली का सिंहासन मन्‍्त्री हामिद खाँ की सहायता से प्राप्त किया था, जो 
अपने स्वामी अलाउद्वीव का कोपमाजन बन ग्रमा था। बिनम्रता, उगरतों 
हुई महत्त्वा्काक्षा की सोपान-स्वरूप होती है, ब्रतः हामिद का समर्थन एवं विश्वास 
प्राप्त करने के लिए बहलोल ने सतर्क सावधानी एवं कृत्रिम नम्जतापूर्वक 
चलना भारंभ किया। उसने हामिद से शासक-पद ग्रहण करने का आग्रह 
किया और स्वयं उसकी सेनाओं का श्रध्यक्ष बनकर साम्राज्य के हित के 
लिए उसकी आखाओीं का पालन करने की इच्छा व्यक्त की। हामिंद के 
प्रति उसने अत्यधिक सम्मान प्रर्दाशत किया और इस शब्तिशालों सचिव 
की आज्ञाओं का पालन करने में कभी-कप्ी तो वह प्र॒त्यंश विनम्र कैक्क 
का-सा भाव प्रदर्शित करने लगा। परन्तु मन्त्री के प्रभावोत्कपं से मन ही मन 
वह जल रहा था, क्योंकि उसकी अपनी महत्वाकांक्षा थी जिसे वह पूरी करमा 
चाहता था | इस मन्त्री की अपने मार्ग से हटाने के लिए उत्ते एक विलक्षण 
चाल चली, अपने अफगान अनुमायियों को उसने वजीर के सम्मुख श्रत्यंत् 
सीधा-सादा एवं गुवार बन जाने और “ऐसा आचरण प्रदर्शित करने के लिए कहा, 
जिसमें अत्यंत वुद्धिशुन्यता और साधारण सूमन्‍बूक का सर्वथा अमाव टपकता 
हो जिससे बहू उनको परम मूर्ख समझ बैठे भौर उनके प्रति उसके मन में 
कोई शंका अथवा मय न रह जाय ।” मवकार अफगानों ने भ्रपने सरदार के 
आदेशानूसार कायें करना प्रारंग किया और इनके मूर्खतापूर्ण आचरणीं को 
देखकर हामिद ने बहलोल से इसका कारण पूछा । वहलोल ने उत्तर दिया कि 
यह गेंवार लीग हैं भोर सम्य समाज के चलन-बलत से सर्वेथा श्रपरिचित हैं । 
दूसरे दिन जद बहलोल मन्त्री से भेंट करने गया तो उसके ये साथी द्वाररक्षकों 
से भंगड़ पड़े भौर अन्दर जाते की झाजा मौगने लगे ) हामिद बे इन लोगों से 
किसी प्रकार के द्रोह को शका तो थी नही; भ्रतः उसने इनकी अन्दर झाने फी 
श्राज्ञा दे दी, परन्तु जब बहलौल के चाचा कुतुब रप ने भपनी जेब में छिपा- 
कर रखी हुहे थेड़िमाँ तिवालकर उससे कहा कि कुछ समय तक झन्नात रूप 
मे रहना ही उसके लिए बुद्धिमत्तापरुणे होगा, तो वह विवर्सव्यविमृद हो गगा। 
बहलोल को छतध्नता से विस्मय में पड़े हुए मल्त्री ने इन लोगों से पूछा कि 
बहू प्रपने परम द्वितिपी के प्रति ऐसा द्रोह क्यों कर रहे हैं। परन्तु इन दुष्टों 
ले, जिनेसों अधिकारलिप्सो एवं स्वार्पसयणता ने मानवीय भावों से शून्य 
कर दिया था, बठौरतापूर्वक उत्तर दिषा किः वह एक ऐसे व्यवित का 
कमी विश्वास नहीं करते, जिसते अपने स्वामी के प्रति विश्वासधात किया 
हो । भव इन पहयत्वकारियों ले भचाउद्दीन से सुलह की बातचीत प्रारम 


अफगान साम्राज्य--उत्थान और पतन श्प््द 


की और उसको सिहासल देना चाहा। परन्तु उसने इनके प्रस्ताव 
को स्वीकार न किया; कदाचित्‌ वह ऐसे अशान्तिपूर्ण वातावरण में शासन 
करना अपनी सामर्थ्ये से बाहर समझता था और बदाऊं में ही गौरवहीन 
विश्वान्ति का प्रानन्द लेना पसन्द करता था। अपनी स्थिति को और 
मी सुरक्षित एवं दुढ करने के लिए बहलोल ने सेना में उपहारों की वर्षा 
कर दी भ्रौर अ्रमीरों तथा सरदारों को पदोन्नति का प्रलोमन दिया । इस 
प्रकार यद्यापि बहलोल का नाम खुतबा' में पढ़ा जा चुका था, परन्तु श्रव 
मी बहुत से अ्रसतुप्ट लोग सिंहासन पर उसके श्रधिकार को स्वीकार न 
करते थे श्रौर जब सुलतान उत्तर-पश्चिमी सोमान्त की व्यवस्था करने के 
लिए सरहिन्द गया, तो इन लोगो ने महमूद शाह शर्की को राजधानी में आने 
का झामन्त्रण दिया । इसके श्रतिय्वित महमूंद की पत्नी ने भी, जो सुलतान 
अलाउद्दीन की पुत्री थी, उसको श्रपने पिता के सिंहासन के श्रपहर्ता को 
दिल्‍ली से निकाल बाहर करने के लिए उत्तेजित किया और यहाँ तक 
कह दिया कि यदि वह इस दिशा में सचेप्ट न होगा तो बहू स्वयं बहलोल' 
से लड़ने जायगी । 

- इन गतिविधियों .की सूचना पाकर बहलोल ने भ्रपनी श्रवसरवादी नीति 
के अनु सार इस समय भुकना ही उचित जानकर महमूद शाह को आश्वासन 
दिया कि वह उसके हादिक स्वागत के लिए सदेव,भ्रस्तुत है। परन्तु महमूद 
शाह इत आझ्राश्वासनों की खोखलापन भर्ती माँति समझता था। श्रतः उसने 
बहलोल' के वचनो और प्रस्तावों पर कुछ भी ध्यान न दिया और १,७०,००० 
अश्वारोहियों एवं' १४०० हाथियों' की विशाल सेना के साथ बढ़कर उसने 
दिल्‍ली १२ घे रा डाल दिया ।* 'इस महान, विपत्ति का समाचार पाकर बहलोल 
दिल्‍ली की झोर लौटा, परन्तु भाग मे ही फतेह खाँ (हर्वी) के नेतृत्व में शर्की 
सेना ने जिसमें ३०,००० अश्वारोही एवं ३० हाथी थे, उसका प्रतिरोध किया । 
दोनों सेनाओं का सामना होने पर उस समय के निपुणुतम धनुर्घर कुत्व खाँ 
लोदी ने दरिया खाँ लोदी को अपने स्वमाव-शत्रुओं का साथ देने के लिए खरी- 
खोटी सुनाई | उसके व्यंग दरिया खाँ के हृदय ' मे चुम गये भ्ौर उसने इस शर्त 
पर युद्ध-मूमि से हट जाने का वचन दिया कि उसका पीछा न किया जाय | ऐसे 
शक्तिशाली सहयोगी के हट जाने से शर्की पक्ष की बहुत हानि हुईं । उसकी देखा- 

__ ४. तारीख-ए-दाऊदी'--प्रयाग वि० बि० की प्रतिपु० १३-१४ । 


: मखजान-ए-अफगाना में केंवल इतना लिखा है कि महमूद एक विशाल 
सेना लेकर दिल्ली की ओर बढ़ा । डोनें--पू० २७। 


दा 0205 १ 270 300 “300 


देखी दूसरे झ्रफगान रारदारों ने भी शर्की पक्ष का साथ छोड़ दिया और इस प्रकार 
फतह साँ का सैन्यबल वहुत क्षीण हो गया भौर वह सरलता से हरा दिया गया । 
स्वयं फतह साँ पकड़ा गया झौर एक राजपूत सरदार ने, जिसके माई को फतेह 
खाँ ने मरवा दिया था, उसका सिर काटकर बहलोल के पास पहुँचा 
दिया । वहलोल की सुमंंगठित एवं अनुशासित सेनाओं का अधिक काल तक 
सामना कर सकता असंभव जानकर महमूद जौनपुर लौट गया । 

प्रांतों पर भ्रधिकार--शर्की शासक जैसे प्रवल प्रतिपक्षी पर इस प्रारम्मिक 
विजय ने बहलोन के शत्रु एवं मित्र सभी पर गहरा प्रभाव डाला ।' राजधानी 
में इसके फलस्वरूप इस नये शासक-वश के विरोधी भयभीत हो उठे भौर 
बहूलोल की स्थिति दुढ़ हो गई भ्ौर राजधानी से बाहर सरदार भ्रौर सूबेदार 
डरकर श्रवीनता स्वीकार करने लगे | अब सुलतान मेवात की ओर वढ़ा; 


५. तारीख-ए-सलातीन-ए-अफगाना' के लेखक भ्रहमद यादगार मे बहलोल 
की सेनाओ के दो ऐसे कार्यों का वर्णन किया है, जिनका श्रन्य किसी इतिहासकार 
ने उल्लेख नहीं किया | एक तो घहलोल का भेवाड़ के राणा पर भ्रमियान है 
और दूसरा भ्रहमद खाँ मट्‌ठी पर आक्रमण है, जिसका राज्य जीतकर दिल्‍ली ' 
साम्राज्य में मिला लिया गया था । 

(१) सुलतान ने एक विशाल सेना लेकर राणा के विरुद्ध प्रयाण किया 
और प्रजमेर में डेरा डाला । मेवाड़ को सेना का नायकत्व राणा का मानजा 
प्रसिद्ध छत्नसाल कर रहा था, जिसने शाही सेनायति कुतुब खाँ के साथ एक 
युद्ध लड़ा | पहली मुठमेड में राजपूत बिजयी हुए, परंतु भ्रत मे कुतुव खाँ भौर 
खान-ए-खाना फारमुली ने उनको परास्त कर सधि करने के लिए बाध्य कर 
दिया । सुलतान के नाम के सिक्के ढाले गये और खूल॒वा पढ़ा गया । 

(२) दूसरा श्रभियात भ्रहमद खाँ माटी पर किया गया, जिसने सिंध मे 
बहुत शक्ति-संचय कर लिया था और मुलतान के पंताध्यक्ष के आधिपत्य 
को ठकरा दिया था । उसकी सेना में २०,००० अ्रश्वारोही थे और इनको लेकर 
वह म्‌लतान में उपद्रव मचा रहा था। सुलतान ने उमर खाँ भौर राजकुमार 
वॉयजोद को ३०,००० वीर श्रश्वारोहियो के साथ उसका दमन करने के लिए 
भेजा । श्रपत्ती शक्ति का बहुत गवे करनेवाले भ्रहमद ने भ्रपने विलासी मतीज 
भैरंग खाँ को १५,००० अश्वारोहियों सहित सामना करने के लिए मेजा। नैरंग 
खाँ ने भी १०,००० अश्वारोहियों सहित दाऊद खाँ को शाही सेना का सामना 
करने के लिए मेजा। दाऊद खाँ परास्त होकर मारा गया। तब नैरंग स्वयं 
समरममि मे उतरा और उसने “ऐसा पराक्रम एवं निर्मयता प्रकट कौ” की 
शाही सेना को भारी क्षति सहत करनी टिक ॥ परतु झंत में वह भी मारा गया। 
उसकी मत्य का समाचार पाकर उसकी वी पत्नी स्वयं समरगूमि में उतरी 

ने स्वयं को अहमद का पुत्र जतलाया । उसके नेतृत्व में मदूटी सेना ने 


और उससे स्वयं 
शाही सेना पर ऐसा भीषण प्राक़मण किया कि शाही सेना को तितर-बितर होता 


अफगान साम्राज्य--उत्थान और पतन ४६१ 


वहाँ झहमद साँ ने स्वेच्छापूदंक उसका आधिपत्य स्वीकार कर लिया। 
सुलतान ने उसके सात परगने ले लिये। सम्मल के प्राताध्यक्ष दरिया खाँ 
के साथ उसके पिछले द्रोह पर ध्यान न देकर सौजन्यपूर्ण व्यवहार 
किया गया, केवल उसके ७ परगने उससे निकाल लिये गये । कोल में ईसा खाँ 
के अधिकृत प्रदेश उसी के अधिकार में रहने दिये गये | सकी2' के प्राताध्यक्ष 
मुवारक खाँ तथा राजा प्रताप सिंह के प्रति भी ऐसा ही व्यवहार किया गया। 
मैनपुरी तथा भोगाँव जिलों पर राजा भ्रतापसिह का अ्रधिकार स्वीकार कर 
लिया गया । रेवाड़ी में सुलतान को हुसेन खाँ झफगान के पुत्र कुत्त खाँ के थोड़े 
से विरोध का सामना करना पडा, परतु समभाने-बुभाने पर कुत्व खाँ ने भी 
अधीनता स्वीकार कर ली और उसको अपने पद पर रहने दिया गया | चन्दवार 
इटावा तथा दोआझाब के अन्य जिलीं में मी, जो पिछले शासकों को सर्देव हैरान 
किये रहते थे, शांति स्थापित की गई झौर वहाँ दिल्‍ली का आधिपत्य स्वीकार 
कराया गया। 

जौनपुर से युद्ध--दोझाव के सरदारों को पूर्णतया परास्त किया जा चुका था, 
परंतु इतने से ही सुलतान को चेन न मिल सका । उसका प्रबलतम शत्रु जौनपुर 
का शासक था, जिसके विरुद्ध वह जीवनपर्यत युद्ध करता रहा झौर इस राज्य 
की स्वतन्त्रता को मिटा कर दही उसने चेन की साँस ली । अपने 'हरम' की प्रधान 
बेगम द्वारा उकसाये जाने पर जौनपुर के शासक महमूदशाह ने पुन. दिल्ली 
साम्राज्य पर श्रधिकार करने के उद्देश्य से प्रयाण किया और वहू इटावा जिले 
की सीमा में घुस आया । परंतु कुत्व खाँ और राजा प्रतापसिह मे मध्यस्थता 
कर दोनों पक्षों में संधि करवा दी, जिसके अनुसार मह्‌ निश्चय हुआ कि दोनों 
राज्यों के मूतपूर्व शासको--सैय्यद मुबारक और इब्राहीस शर्कों के समय मे 


पड़ा । इस रमणी की वीरता से प्रसन्न होकर अहमद खाँ ने इसको १०,००० 
रुपये के प्रामूषण पुरस्कार में दिये |परतु इसी बीच दिल्ली से नई सेना 
आ जाने से शाही पक्ष प्रबल हो गया, और दीघ काल तक घोर सग्राम 
करने के बाद अहमद खाँ परास्त, होकर मारा गया और उसके प्रदेश 
साम्राज्य में मिला लिये गये । ; 

अहमद यादगार ने शाही सेना द्वारा मुनखार नामक प्रदेश की विजय का भी 
उल्लेख किया है। तारीख-ए-दाउदी' में मुनलखार परगने के केवल एक गाँव का 
उल्लेख है। 

'तारीख-ए-सलातीन-ए-अरफगाना---इलियद ५,'प्‌ ० ४-७। 

६. फरिश्ता ने वुरहानाबाद लिखा है, पर॑तु 'मखजन-ए-अफगाना' में इस 
स्थान का नाम सकोीट दिया हुआ है । हि 


से मध्ययुग का इतिहास 


जो सीमा थी वही अ्रव मी मानी जाय भौर बहलोल विगत युद्ध में छीने गये 
हाथियों को लौटा दे तथा जौनपुर का शासक जूनाशाह को पदच्युत कर दे । 
इम संधि की शर्तों के अनुसार बहलोल शमसावाद पर अधिकार करने के 
लिए, जिसको शर्की शासक ने जूना साँ को दे रफ़ा था, दोग्माव के अंतरवर्ती 
प्रदेश में प्रयाण किया, परतु महमूदशाह ने उसका विरोध किया। युद्ध में 
कुत्य खाँ लोदी, जो दिल्ली की सेना के एक पाश्व॑ का नायकत्व कर रहा था, 
पकड़ा गया, और दूसरे दिन महमूद शाह की मृत्यु का समाचार प्राप्त होने पर 
जौनपुर के सरदारों के साथ, जिन्होने भ्रव मुहम्मद शाह को गद्दी पर चैंठा दिया था, 
सुग्रमता से संधि कर ली गई, परंतु विचित्र वात यह है कि वहलोल ने इस संधि 
में कुत्व खाँ लोदी को लौटाने की शर्त न रुख्ी । इससे पुनः युद्ध छिड़ गया जिसमें 
जौनपुर के शासक वग भाई जलाल खाँ बंदी बनाया गया और शाही सेनानायक 
कृत्य खाँ के मुक्त न किये जाने तक रोक रखा गया | इसी बीच जौनपुर में 
उथल-पुथल हुई, जिसके परिणामस्वरूप हुसैन खाँ ने सिहासन पर भ्रधिकार 
कर लिया ) वह बहुत थोग्य शासक था औ्रौर उसने अविचलित धेय॑पूर्वक बहलोल' 
के विरद्ध युद्ध जारी रखा। भ्राखिर चार वर्ष के लिए संधि हो गई झौर कुत्व 
तथा जलाल मुक्त कार दिये गये । परंतु यह सचि निरर्थक सिद्ध हुई शौर 
थोड़े समय बाद हुसैन ने दिल्ली पर उस समय धावा बोल दिया, जब बहलोल 
मुलतान गया हुझा था । दिल्‍ली को सेना परएस्त हुई शोर चन्दवार तथा इटावा 
पर शत्र्‌ का श्रधिकार हो गया । पर्रतु इस पराजय से भी अधिक हानिकर बात 
दिल्‍ली साम्राज्य के लिए यह हुई कि बहलोल के दो सहयोगी श्रहमद खाँ मेबातीं 
झौर वियाना का प्राताध्यक्ष ईसा खाँ, जिसने शर्की शासक को सहयोग दिया 
था, उसका पक्ष छोड गये । इन आकस्मिक विपर्ययों से सर्वेथा श्रविचलित 
बहुलोल द्ुतगति से युद्ध-क्षेत्र की ओर बढ़ा, परंतु दोनों पक्ष लड़ते-लड़ते थक 
चुके थे; अतः पुतः सधि कर ली गई और दोनों पक्षों ने ्रपनी-अपनी सीमा 
में रहता स्वीकार किया। वालो है 
परंतु हुसैत अपने वचनों से बढ हो व्यवित न था । बदाऊं में विलास- 
प्रिय अ्लाउद्दीत आलमशाह की मृत्यु, होने पर हसन ने उसके प्रदेश के कुछ 
आग पर अधिकार कर लिंया और दिल्ली के साथ युद्ध की घोषणा कर दी। 
ने उसके मन में यह बात बैठा दी थी कि 


वास्तव मे, राजसभा के चादुकारों 
बहलोल राज्यापहन्ता है और नीच-कुलोलन्न है तथा हुसैन ही दिल्‍ली के सिहा- 


सन का वास्तविक अधिकारी है। महत्वाकाक्षा ने हुसैन की बुद्धि पर ऐसा वरदा 
डाल दिया कि उसने अपनी शक्ति के विषय में अतिरंजित धारणा बना ली 


और अपनी सफलता के अवसरों पर विचार करना बिलकुल मूल गया | यमुना 


चतन | 
अफगान सांम्राज्य--उत्थान और पतन धरे 


है“ ले 
काल नर्य पलपुर >यम्शेला 


“बक 


अरब सागर बंगाल की खाड़ी 





४३४ मध्ययुग का इतिहास 


नदी पार की, परंतु कुछ मुठमेड़ों के उपरांत, जिनमें जोनपुर की सेना का ही 
पलड़ा भारी रहा, पुनः संधि हो गई, जिसके अनुसार गंगा नदी दोनों राज्यों 
की सीमा माती गई। अपने शिविर एवं माल-असवाव को पीछे छोड़कर, हुसैन 
जौनपुर लौट शभाया । 
परतु सौजन्य एवं सम्मानपूर्ण व्यवहार का सर्वथा ध्यान मुलाकर बहलोल 
ने लौदती हुई जौनपुरसेना पर आ्राक्रमण कर दिया, हुसेन का कोप एवं माल- 
आअसवाब छीन लिया और यहाँ तक कि शर्की बेगम मलिका जहान भी उसके 
हाथ पड़ गई । सुलतान मे अपने इस गौरवशाली बंदी के प्रति पूरा-पूरा सम्मान 
प्रदर्शित किया भौर अपने 'रूवाजा सरा' के सरक्षण में उसको जौनपुर पहुँचा 
दिया । पूर्वी प्रदेशों में लड़ाई-कगड़ा चलता ही रहा, परंतु पूर्व स्वीकृत शर्तों 
पर पुनः सधि कर ली गई | भव सचि भग करने की हुसेन की बारी थी । बहलोल 
का श्रनुचित व्यवहार उसके मत मे खटक रहा था, भौर वह उस पर चढ़ाई 
करने के सुयोग की प्रतीक्षा में था । वहलोल के प्रति मलिका जहान के मन में 
तीब्र घृणा बसी हुई थी, यद्यपि बहलोल ने उसके प्रति भ्रत्यंत सम्मनपूर्ण व्यवहार 
प्रदर्शित किया था, और नारी की घृणा शर्की शासक को युद्ध के लिए और 
मी भड़का रही थी । दोनों ने सेनाएँ सुसंगठित कीं श्रौर पहली मुठभेड़ मे हुसैन 
को परास्त होकर रापरी लौट झाना पड़ा, जहाँ से करारी हार के बाद वह्‌ 
स्वालियर की सीमा में घुस पड़ा ।* स्वतन्त्रता के अमिलापी स्थानीय राजा ने 
हुसैन का स्वागत क्रिया और उसको सेनिक सहायता दी और वह अपनी सेनाप्नों 
सहित उसके साथ कालपी तक आया । बहलोल ने इटावा मे प्रयाण कर सूुवेदार 
को मिकाल बाहर किया भौर वह शीक्षता से कालपी की और वढा। हुसेन 
मंद के लिए प्रस्तुत था । अपने प्रबल प्रतिपक्षी द्वारा स्थान-स्थान पर हार खाते 
हुए हुसैन ने भावी युद्ध के लिए तैय्यारी करने मे कोई कमी न रखी थी, परंतु 
भाग्य ने इस बार भी उसका साथ न दिया और वह पुनः वहलोल के हाथो 
काली नदी के तट पर पराजित हुआ । विजयो सुलतान ने श्रव जीनपुर पर 
श्ावा बोला भौर वर्षों के संघर्ष के पश्चात्‌ श्रथ वह सरलता से अपने प्रवल 
विपक्षी के देश पर अधिकार कर सका । जौनपुर का शासन उसने मुबारक खाँ 
लोहाती को सौंप दिया और भास-पास के मूवो में कुत्व खाँ लोदी तथा कुछ 
और अफगान सरदार को नियुक्त (कया । थोड़े समय बाद कुत्व खाँ का देहात 
हो जाने पर अफगान दल यद्यपि बाहर से राजमवित प्रकट करता रहा, परंतु 


5 उतर ॥नवेकंप आफ कहना कि 
ए. 'मखजान-ए-अफगाना' के लेखक का कहना है कि हुर्सेत का परिवार श्रौर 
बच्चे यमुना में डूब मरे, जिससे वह शोकमर्त ही गया । 


अफगान साम्राज्य--उत्यान और पतन ४६४ 


मन ही मन दिल्‍ली के भ्राधिपत्य से म्‌कत होने की इच्छा करने लगा भर ग्प्त 
रूप से शत्रुभाव रखने लगा | इसी बीच हुसेन ने अपने खोये राज्य को पुनः 
प्राप्त करने का प्रयत्न किया परतु इस वार भी वह पराजित हुआ भौर जौनपुर 
से निकाल दिया गया । अफगान सरदारों के गुप्त शत्रुभाव को भाप कर सुलतान 
में उनको श्रधिकारपूर्ण पदो पर रखना उचित न समभा और बहुत र॒पप्ट कारणों 
से उसने अपने पुत्र वारवक शाह को जौनपुर का शासन सौंपने का निश्चय किया । 
कालपी, धौलपुर वाड़ी” तथा अलापुर" के प्रदेश विजय किये गये झौर 
स्थानीय सरदारो ने सुलतान के प्रति राज-मवित प्रकट की । थोडे समय पश्चात्‌ 
ग्वालियर के विद्रोही राजा पर आक्रमण किया गया और वह झभाठ लाख 
टके कर-रूप मे देने के लिए वाघ्य किया गया । परतु इस अभियान में सुलतान 
का स्वास्थ्य बिगड गया और लौटते समय ज्वर-ग्रस्त होकर वह जलाली 
के समीप १४८८ ई० भें अल बसा । 

घहलोल फी उपलब्धियाँ--एक नये शासक-वश के स्थापक के रूप 
में तथा दिल्‍ली-साम्राज्य की क्षीण होती हुई प्रतिष्ठा के पुमरुद्धारक 
के रूप में वहलोल इतिहास में उच्च स्थान का श्रधिकारी है। 
मह्‌ सत्य है कि निरन्तर युद्धों मे सलग्न ४हने के कारण वह शासन-तन्र 
के सुधार में ध्यान न दे सका, परवु युद्धों में उसको अपूर्वे विजयों 
मे हिन्दुस्तान में पुनः मुसलमान-शव्ति का सिक्का जमा दिया। वध्यवितगत 
जीवन में बहलोल अपने सप्तिकट पूर्ववर्ती शासकों से कही भ्रधिक चरित्र- 
वान्‌ था, वह वीर, उदार, ईमानदार तथा मानवीय भावों से पूर्ण था और 
अपने धर्मं का कठोर पालत करता था। ऐश्वयं-प्रदर्शन में वह कभी लिप्त 
नही हुआ; अन्य मध्ययुगीन शासकों के समान वह कमी भड़कोले वस्त्रों से 
सुसज्जित होकर रत्नजटित सिहासन पर नहीं बंठा। वह कहा करता था कि 
इसके लिए क्या इतना ही कुछ कम है कि राजकीय वेभव के प्रदर्शन के 
बिना भी लोग उसको शासक मानते जानते है । गरीबों का उसको स्देव ध्यान 
रहता था श्रौर कोई भी मिक्षुक कमी उसके द्वार से खाली नहीं लौटा । यद्यपि 
बह स्वयं पढ़ा-लिखा न था, परतु विद्वानों का बहुत श्रादर करता था शोर 
अत्यत उदारतापूवेक उनको आश्रय देता था । न्याय का वह इतना प्रेमी था कि 

5 कालपो उत्तर प्रदेश के जालोन में एक नगर है। ** 

£. धौलपुर झागरा झौर ग्वालियर के बीच एक तगर है। 

१०. बाड़ी घौलपुर रियासत में धौलपुर से, १६ मौल पश्चिम को शोर एक 
कस्वा है । ४ २ 

११- भलापुर ग्वालियर रियासत में मोरेना के पास है। 

फा० ३० 


१६६ मध्ययुग का इतिहारा 


स्वयं न्‍्याय-प्रार्थनाएँ सुनता था और उन पर निर्णय देता था। उसब्ग कोई 
व्यवितगत बगेष न था भोर युद्धों में प्राप्त घन को बह प्रसन्नतापुर्वक अपने अनु- 
यायियों भें वितरण कर देता था| प्रपने समोत्रों के प्रत्ति उसने कभी भेद-भाव 
नहीं रफा शोर उनके साथ सदेव समानता का व्यवहार किया । परंतु, जैसी 
कि युरानी कहावत है कि अत्यधिक घनिष्ठता निरादर उत्पन्न करती है, वही 
बात महाँ भो हुई। झ्रफयान सरदार उन प्रतिबंधों को असह्य भार समभने 
लगे जो शासन-सत्र की मलाई के लिए उन पर लगाये जाने भ्रावश्यक हो गये 
थे और वे अपने स्वामी तक की अवहेलना करने लगे । उनकी उद्दण्डता इतनी 
बढ़ गई कि वहलोल का उत्तराधिकारी सिकन्दर श्रत्यंत कठिनता से उन पर 
नियन्त्रण रख सका । तारीख-ए-दाऊदी”' के लेखक ने निम्नलिखित शब्दों 
में बहलोल के चरित्र का वर्णन किया है--- 

“सामाजिक सम्मेलनों के अवसर पर वह कमी सिहासन पर नहीं बैठा भर 
मे उससे अपने सरदारो को सड़ा रहने दिया; झ्राम दरबार तक में वह सिहासन 
पर न धैठकर एक गलीचे पर बैठता था । जब कभी ,वह भपने किसी भ्रमीर को 
/फरमान' लिखता था तों उसको 'मसनद आली' शब्द से उम्बोधित करता था; 
प्रौर यदि कभी बह उससे रुप्ट हो जाते तो उनको शात करने के लिए वह इतना 
प्रयत्न करता था कि स्वयं उनके घर जाता था, अपनी कमर पर बेंघी तलवार 
निकालकर उनके सामने रख देता भरा, यही नही, अपितु कभी-कमी बहू सिर 
से पड़ी उत्तारकर क्षमा-याचना करता और कहता “यदि तुम मूझकों इस पद 
के, भ्रयोग्य समभते हो; तो किसी दूसरे को चुन लो और मुझे कोई दूसरा कार्य 
सौंप दो” वह अपने सरदारों तथा सनिकों के साथ भाईचारा निबाहता था भौर 
यदि कोई बीमार पड़ जाता, तो स्वर्य जाकर उसकी पूछ-ताछ करता था।” 

), छिकंदर का सिहाप्ततारोहण-वहलोल का देहान्त हो जाने पर, उसका 

पुत्र निजाम खाँ सिकन्दरं शाह की उपाधि घारण कर सिहासनारूढ़ हुमा ।" 
परंतु सिहासन प्राप्त करने से पहले उसको विरोध का सामना करना: पडा। 

बहलोल ने अपने ज्येप्ठ पुत्र को जोनपुर का शासक बना दिया था, और संमवतः 

उसकी'यह्‌ इच्छा थी कि उसके पश्चात्‌ उसका तीसरा पुत्र निजाम खाँ सिहा- 

सनारूढ़ हो; परंतु श्रफगान सेरदारों ने यह कहकर निजाम के उत्तराधिकार 

का विरोव किया कि वह एक सुनारिन की संतान है और,एक राजकुमार की 
एण7३ दालियंद ४, पु०४३६-३७। ४ ' 
४, १६, स्िकदरणाह के' राज्यारोहण की तिथि १७ शावान, शुक्रवार, हिं० 
स॒० ८६४--१७ जौलाई १४८६ ई० है। 

'तबकात-ए.-अंकबरी---लखनऊ'संस्क ० पू० १५६ ॥.* 


अफगान साम्राज्य--उत्थान और पतन ३४६७ 


अपेक्षा नीचकुलोत्न्न सा अधिक दीखता है । कही निजाभ खो शासकनपद ग्रहण 
न कर ले, इस भय से उसको शाही लश्कर में बुलाया गया, परंतु उसकी माँ 
झौर उसके हितपियों ने उसको वहाँ न जाने को चेतावनी दी । कुछ सरदार 
बारबक शाह के पक्ष मे थे और कुछ बहलोल के ज्येप्ठ पुत्र स्वाजा वायजीद 
के पुत्र आजम हुमायूँ को शासक बनाना चाहते थे; श्रतः उन्होंने सुलतान से 
आग्रह किया कि वह अपना अधिकार प्रकट करे झौर अंततः उन्होंने शाही 
शिविर में उसकी उपस्थिति की माँग की । निजाम खाँ ने यह बहाना बनाकर 
कि वह यात्रा की तैथारी कर रहा है, इस झ्ाज्ञा के पालन में देर लगाई । इसी 
बीच सुलंतान का देहांत हो गया झौर निजाम खाँ की माँ जीवा सरदारों से 
इस बात पर त्क-वितर्क करने लगी कि वह सिहासन पर उसके पुत्र के अधिकार 
का विरोध क्यों कर रहे हैं। बहलोल का चचेरा भाई ईसा खाँ इस भपमान 
को सह न सका भ्रौर उसने स्पप्ट कह दिया कि सुनार की पुत्री का पुत्र शाज- 
मुकुट का झधिकारी कमी नहीं हो सकता । सत्य होते हुए भी यह व्येग समयो- 
चित न था भर इससे चिढ़कर खान-ए-लानाँ फरमूली तथा कुछ श्रोर सरदार 
अपमानित जीबा के पक्ष में हो गये । शीघ्र ही निजाम खाँ के पक्ष-समर्थकों का 
दल बन गया श्रौर वह १७ जौलाई, १४५६ ई० को सिकंदरशाह के नाम से 
सुलतान घोषित किया गया। नये शुलतान ने राज्यारोहण के उपलक्ष में 
शानदार दावत दी श्रीर जिन अमीरों एवं सरदारों ने उसको श्रपना स्वामी 
मानकर उसके प्रति स्वामिभक्ति की शपथ ली, उनको उसने पद एवं प्रतिप्ठा 
प्रदान की । सिकन्दर धर्मोन्मत्त व्यक्ति था भर संभवत: उसके समर्थकों की दृष्टि 
में उसकी घ॒र्मान्धिता उसका अति स्पृहणीय गुण था। अपने पिता के समान 
सिकन्दर भी दिल्ली साम्राज्य के अधिकार की सुरक्षा एवं विस्तार में जुट गया, 
जिससे अनेक शक्तिशाली सामंतों के साथ उसको टवकर लेती पड़ी | 'वाकबात- 
ए-मुश्ताकी' के लेखक ने तत्कालीन हिन्दुस्तान की दशा का नीचे उद्धृत शब्दों 
में सजीव वर्णत किया है १४ 
“समस्त देश का आधा भाग फरमूलियों को और शेप भ्राधा भाग दूसरी 
अफगान जातियों को जाग्रीर' में दिया गया | इस समय लोहानी एवं फरमूली 
प्रमुख थे । सरवानियों का सरदार झ्राजम हुमायूँ था और लोदियों के चार सरदार 
थें--महमूद खाँ, जिसको जागोर में कालपी मिला था; मियाँ प्रालम, जिसको 
इठावा भौर चन्दवार दिये गये थे; मुबारक खाँ, जिसकी जागीर लखनऊ में 
थी; भौर दौलत खाँ, जिसके भ्रधिकार में लाहौर था । साहू खेलों के सरदार 


१४, इलियट व डॉउसन, ४, पू० ५४४५, ५४०७-४८ | हे 


४६८ मख्ययुग या इतिहास 


हुसेन सा तथा सान जहान थे भौर यह दोनों उन्दी पूर्वजों की संतान से जिनके 
बंग में बहनोल हुप्रा; फीरोज सा का पुत्र हुमेन सा तथा मुतुब॒ खाँ, सोदी 
साहू सेल जो सुलतान बहलोल में: समय से हुमा । 

/मारत भौर भम्पारन के जिले मियां हुमैस के प्रधिकार में थे, प्रवघ,. 
प्रम्वाला तथा होघना मियां मुहम्मद काला पहाड़ थे; कन्नौज मियी गदाई के; 
शम्माबाद, धानेमर भोौर शाहाबाद मियां इमाद के, मरहरा मियां मुहम्मद 
के भाई तातार माँ फे तथा हरियाना, देसुप्ा एवं इनके साथ के परगने 
सवाजगी शेस मसेंद के भधिकार में थे । 

“सैफ माँ प्रचा-तल सुलतान मिकदर के गमय के बड़े रारदारों मे से था । 
उसके भ्रपीन ६,००० प्रश्वारोही थे भौर वह यड़ा के जागोरदार भाजम 
हुमायूँ का, जो प्रतिवर्ष कुरान की २,००० प्रतियां सरीदता था झौर जिसके 
भ्रपीन ४५,००० प्रश्वारोही तपा ७०० हाथी थे, सचिव था; इसके भतिरित 
४,००० प्रश्वारोहियो का स्वामी दोलत साँ सानी, इतने ही भ्रश्वरोहियो का 
स्वामी झली साँ उगो, ६००० झअश्वारोही-मेना का अ्रधिपति फीरोज पा 
सरवानी भन्य प्रमुर सरदार थे । भन्य रारदारों मे २५,००० घुडमवार वाँटे गये 
थे। जमाल सो लोदी सारंग खानी के पुत्र भ्रहमद साँ की प्रधीनता में 
भी, जब उसको जौनपुर में नियुकत किया गया, २०,००० भ्रश्वारोही थे ।” 

सुलतान ने स्वर्य रेवाडी के सूबेदार भालम सा के विरुद्ध प्रयाण 
किया, जी शाही सेना के पहुँचने पर भाग कर गया; उसका सूबां खान-ए- 
खाना पोहातो को दिया गया | सिकन्दर शाह ने भ्रपने भाई बारवक शाह के 

साथ, जिसने जौनपुर के शासक की उपाधि घारण कर ली थी, दिल्ली साम्राज्य 
का प्रभुत्व स्वीकार करने की बात चलाई. परन्तु बारवक शाह ने सुलह के इन 
प्रयत्नों का गव॑ गुबत घृणा से तिर॒स्कार किय। भौर वह युद्ध को तैयारियाँ करने 
जगा, क्योंकि वह जानता था कि युद्ध भनिवाये है। 

ज्ञौतपुर से युद्ध+-सिकन्दर ने वारवक के विरुद्ध प्रयाण किया। बारबक 
के सेनाध्यक्ष काला पहाड ने उसका सामता किया, संभवत' अदुभुत शारी- 
रिक शक्ति के कारण इस सेनानायक का नाम काला पहाड़ पड़ा था। परतु 
काला पहाड़ परास्त हुआ और वन्दी बनाया गया। सिकन्दर ने उसके साथ 

अत्यधिक सौजन्यपूर्ण व्यवहार किया भर फरिश्ता लिखता है कि इस सिद्धान्त- 
विहीन नायक ने शत्रु-पक्ष ग्रहण करने में देर न लगाई और अपने पूर्व स्वामी 
के विरुद्ध लड़ने लगा। अपने एक प्रसिद्ध नायक को शत्रुपक्ष मे सम्मिलित 
देखकर वारबक की आश्चयेचकित सेना का साहस दृढ गया और वह समर- 
भूमि से पलायन कर गई। स्वय बारबक बदाऊँ की झोर भागा, परन्तु शाही 


अफगान साम्राज्य--उत्थान और पतन ४६६ 


सेना ने उसका पीछा किया और उसको आत्म-समर्पण करने के लिए 
बाध्य कर दिया ! हुर्सनशाह शर्की अभ्रव भी विहार में स्थानीय सरदारों को अपने 
साथ मिलाकर अपने खोये हुए राज्याधिकार को पुन. प्राप्त करने की 
आयोजना बनाते में सलग्न था, अत सिकन्दर शाह ने अपने भाई बारबक को 
जीनपुर का शासन फिर से सौप देना ही उचित समझा, परन्तु उस पर 
नियन्त्रण रखने के लिए उसने श्रपने कुछ विश्वसनीय अफगान सरदारों को 
उसके साथ शासन-प्रबंध मे सहयोग देने के लिए नियुक्त कर दिया । 

जौनपुर के भंगड़े का निपटारा कर लेने पर, सुलतान ने कालपी पर 
चढ़ाई की झौर अपने भतीजे श्राजम हुमायूं को अधिकार-च्यूत कर यह सूबा 
महमूद स्ाँ लोदी को सौंप दिया। तत्पश्चात्‌ खालियर के सरदार तथा 
वियाना एवं आगरा" के सूबंदार को देकर सुलतान १४६२ ई० के लगभग 
दिल्‍लो लौद भाया । 

जौनपुर तथा सुलतान हुसेद के विरुद्ध--यद्यपि सिकन्दर शाह की सेना 
जौनपुर में विजयी हुई थी, परन्तु स्थानीय जमीदारों एवं पास-पड़ोस के 
सरदारों का विरोध बहुत शक्तिशाली होता जान पडने लगा। वह इतने 
दुर्दम्य हो गये कि बारवक शाह की जोनपुर छोड़कर काला पहाड़ के नाम से 
विख्यात मुहम्मद खाँ फरमूली के यहाँ शरण लेनी पड़ी। आखिर सुलतान 
सिकन्दर ने इन जमीदारों पर चढ़ाई की और उनको पराजित कर वारबक 
शाह को पुत्ः जौनपुर के शासक के पद पर प्रतिष्ठित किया । परन्तु सुलतान के 
पीठ फेरते ही जमीदारों ने पुन. विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया; बारबक 
शाह इस बार भी स्थिति पर नियन्त्रण न कर सका। उसकी असमर्थता से 
कुद्ध होकर उसको बेड़ियों में जकड़कर दरबार मे उपस्थित करने के लिए सुंततान 
ने झपने कुछ प्रधान पदाधिकारियों को मेजा ॥ सुलतान की इस आज्ञा 

१४. इस समय आगरा बियाना सूबे के अन्तर्गत था, भश्रौर आगरे 


का दुर्श हैबत खाँ जलवानी के अधिकार मे था, जो वियाना के सूबेदार 
सुलतान शर्फ के अधीन था । 


१६, जान पड़ता है कि बारबक की सेना के प्रमुख भ्रधिकारी समझ चुके 
थे कि बारबक में उपद्रव संकुल प्रान्त को निमन्त्रण मे रख सकने की योग्यता 
नहीं है। मखजन-ए-प्रफगाना' तथा तारीख-ए-दाऊदी” के लेखको का कहना 
है कि सुलतान ने यह सुनकर कि बारब॒क जौनपुर के जमीदारों का दमन नही 
कर सका है, मुहम्मद खाँ फारमूली आजम हुमायूँ, खान-ए-जहाँन और खान-खानान 
लोदी को आदेश दिया कि वह बारवक को बेड़ियाँ पहनाकर दिल्ली लागें। 
इन दोनों लेखको से अधिक सूचना रखमेवाले फरिश्ता ने भी इस वात का 
समर्थन किया है । 


के भध्ययुग का इतिहास 


का भ्रक्षरश: पालन किया गया झौर अमागे राजपुत्र बारवक को राजकीय 
बन्दी के रूप में हैवत खाँ आर उमर खाँ णेरवानी की देख-रेख में रखा गया। 
अब सुलतान ने स्वयं चुनार की और प्रयाण किया और वहाँ पहुँच- 
कर स्थानीय जमीदारों का दमन किया; परन्तु ऊबड़-खाबड़ मार्गों एवं रसद 
के अ्माव के कारण उसको भारी क्षति उठानी पड़ी । दुमिक्ष एवं रोग ने 
उसकी शअ्रश्वारोही सेना को क्षीण कर दिया और उसकी सेना को श्रस्त- 
व्यस्तता से परिचित जौनपुर के जमीदारो ने हुसैन शर्की को अपने पूेजों के 
राज्य पर पुनः अधिकार स्थापित करने के लिए भ्रामन्त्रित किया। जमीदारों 
का आमन्त्रण पाकर हुसैन एक विशाल सेना लेकर समर भूमि में उतरा, 
असन्तुष्द हिन्दू जमीदार उसके साथ थे ही । परन्तु बनारस के समोप एक 
युद्ध में खान-ए-खानान ने उसको परास्त कर दिया। उसकी सेना रणभूमि 
से भाग गई और स्वय वह भी लखनौती भाग गया, जहाँ उसने अपना 
शेंप जीवन व्यतीत किया। इस प्रकार मलिक-उस-शर्क ख्वाजाजहाँ द्वारा 
स्थापित शॉसक-वंश का राज्याधिकार हमेशा के लिए समाप्त हो गुया । 
१४६५ ई० तक बिहार प्रान्त सरलता से खान-ए-खानान के श्रधिकार मे थ्रा गया 
और सुलतान ने भ्पने पदाधिकारी नियुवत्त कर समस्त प्रान्त में व्यवस्था 
स्थापित की । इसो समय खान-ए-जहाँ लोदी की मृत्यु हो गई और सुलतान 
मे उसके ज्येष्ठ पुत्र भ्रहमद खाँ को आजम हुमायू की उपाधि प्रदान की । 
अपनी सेना को व्यवस्थित कर सुलतान ने वगाल' की ओर प्रयाण किया । बगाल' 
के शासक से अपने पुत्र को सुलतान का अ्रतिरोध करने के लिए भेजा, परल्तु 
दोनों पक्षों मे युद्धोत्थाह अधिक न होने के कारण सन्धि हो गई जिसके भनुसार 
दोनों पक्षों ने एक दूसरे की सीमा में छेड़छाड़ न करने का वचन लिया और 
बंगाल के शासक ने हिन्दुस्तान से भागकर आनेवाले लोगों को अपने दरबार 
में शरण न देने का वचन दिया ( सुलतान ने भ्राजम हुमायूं को तिरहुत के 
सरदारों से कर वसूल करने के लिए नियुक्त किया और बिहार का शासन 
: दरिया खाँ को सौप दिया, जिसके पिता मुबारक खाँ लोहानी का देहांत 
दरवेशपुर मे हो चुका था । ह 
+ भ्फगानों के विरुद्ध-अवब सिकन्दर शाह ने बड़ी-बड़ी जागीरों के स्वामी 
अफगान सरदारों की ओर ध्यान दिया। सुलतान ने कुछ प्रमुख अ्रफगान 
सरदारों के हिसाव-किताब की जाँच-पड़ताल करवाई, जिससे अ्रनेक रोमाच- 


डॉते--मखजन-ए-अफगाना' पु० ५७। 
'तारौख-ए-दाऊदी---इलियट, ४, पु० ४६१॥ 
ब्रिग्ज--१, पु० ४७०॥) 


अफगान साम्राज्य--उत्थान और पतन 2७१ 


कारी रहस्यों का उद्घाटन हुआ ।” इस प्रकार की जाँच-पड़ताल' को अपने 
विशेषाधिकारियों पर हस्तक्षेप समभकर अनेक अफगान सरदार क्रोध से भर 
गये | सुलतान ने उनके दमन मे जो कठोरता दिख्ताई, उससे हैवत खाँ श्रादि 
अफगान सरदारों ने सुलतान के प्राण हरण करने का पड्यन्त्र किया और 
अपनी इस योजना को पवका कर लेने पर उन्होंने सुलतान के भाई राजपुन्र 
फतह खाँ को इसमें सहयोग देने के लिए आमन्त्रित किया, परन्तु इस राजपुत्र 
ने बुद्धिमत्तापूवंक अपनी माता और शेख काबुली से इस विषय में परामर्श लिया, 
दोनों ने ही उसको इस कुचक्र से दूर रहने की, चेतावनी दी और सुल्तान से 
इसका भण्ड्राफोड़ कर देने के लिए कहा। फतह खाँ ने उनके परामर्श को 
शिरोघाय कर सुलतान के सम्मुख इस कुचक्र का रहस्य खोल दिया । परिषान- 


स्वरूप, क्चक्रियों को श्रत्यत कठोर दण्ड दिये गये । 

१४०५ ई० में सिकन्दरशाह्‌ सम्मलपुर चला गया और इस, स्थान डरे 
स्वास्थ्यप्रद जलवायु का आनन्द लेने तथा उत्तर के अ्रफगान , सूदेदारें जुट 
नियन्त्रण करने के उद्देश्य से वह्‌ यहाँ चार बर्ष तक रहा। 

छोटे-छोटे विद्रोह--सुलतान के सम्मलपुर निवास के समय उत्ल्‍-॑-् 
के छटपुट विद्रोहों का दमन करने के लिए बहुत से अमिग्रान रि्रे #८+ 
दिल्‍ली में सुलतान के प्रदितनिधि अ्रसग़र ने विद्रोह किया, परन्टु हड्डी 
के प्रान्तपति खबास खाँ ने शीघ्र ही उसका दमन कर दिया, न्यन्म्टि कया 
धौलपुर के सरदारों को मी कई दिनों के कडे युद्ध के पत्चन कास्ट : 


गया । 
क्रागर! की स्थापना--सुलतान को अ्रनुमव हो हद ८5 #% स्व 


वियोना, कोल, ग्वालियर और धौलपुर के सूबेदार्यों कर समक्ा लिक्रद्राणा 
बताये रखने के लिए उस' स्थान पर 'जहाँ ब्रा आकजान्कत ईलल $& 
सैनिक छावनी बनाना अ्रत्यन्त आवश्यक है / कठ रस ख्कड मन 
सिद्ध करने के लिए उसने हिं० स० ६१० (५:+ ८ # ऋक्ार 
नगर की भीव डाली । मखजान-ए-ग्रफाद # कंनत- 2० ऊरू-- 

कि सुलतान ने “विचारशील एवं वुद्धिमान्‌ नि 


दिल्‍ली से इंठावा भर चन्दवार तक के दरों के 
१७. फरिश्ता लिखता है कि इन्‍्डे इ->फ्लक 





















पाया गया।. .. 
१८, मच्छीवाड़ा पंजाब प्रान्त बन्‍शा क्‍> हु न्‍म पे 
सील लुधियाना से २७ मील को दूर ता पा मा अप 


इम्पी० गजेटि० १६, पृ० २२९ # 


अनु म्ध्ययुग का इतिहास 


कर उस स्थान को चुना जहाँ वर्तमान नगर स्थित है। घीरे-धीरे वहाँ 
एक भव्य नगर बस गया भौर बाद भें सुलतान भी वही रहने लगा ।'* 

आगरा सें भूकम्प--ओ्रेगेले वर्े (हि० स० ६११-१५४०५ ई०) ६ जौलाई 
के दिन आगरा में एक मीपण मूचाल झाया, जिसने पृथ्वी की तह को झक- 
भोर दिया पश्रौर अनेक सुन्दर भवनों एवं मकानों को घूल में मिला दिया। 
तत्कालीव इतिहासकार लिएता है कि “बास्तव में यह इतना भीषण था 
कि पहाड़ भी हिल गये और सब ऊँची ऊँची इमारतें गिरकर जमीन भे मिल 
गई; बच्चे हुए लोग समभने लगे कि कयामत का दिन थ्रा गया है 
और मरे हुए सोचने लगे कि मुक्ति का दिन झा पहुँचा है //४ छसा 
भूचाल पहले कभी ने हुआ था और इससे अ्रत्यधिक प्राणी नप्ट हुए । 

शासन के श्रल्तिम बर्ष--सुलतान के जीवन का शेप भाग राजपूतों तथा 
अपने ही सूबेदारों के विद्रोह के दमन मे बीता । विद्रोह की प्रवृत्ति इतनी 
सामान्य बन चुकी थी कि सुलतान को अपने मुसलमान सामन्तों तक पर स्थायी 
आधिपत्य बनाये रखना असमव हो गया, फ़िर हिन्दू सरदारों का तो कहना 
ही क्‍या था; उनमे तो मुसलमान-अमुत्व से मुबत होने की इच्छा स्वाभाविक 
भी थी । ग्वालियर तथा धौलपुर मे पुनः उपद्रव उठ खड़े हुए और विद्रोही सर- 
दारों का दमन करने के लिए सुलतान ने स्वयं उस ओर प्रमाण किया । १५०६ 
ई० में मरवर'' के घेरे में शाही सेना एवं हिन्दुओं की कठोर शक्ति-परीक्षा 
हुई, परतु यहाँ भी पराजय हिन्दुओं की ही हुई । मुसलमान दल में भी विश्वास- 
घातियों की कमी न थी और यह मालूम होने पर कि कुछ मुसलमान सरदार 
घिरे हुए हिन्दुओं के साथ गुप्त मन्त्रणाएँ कर रहे है, मुलतान ने घरे मे पूरी शवितत 
लगा दी, परन्तु रसद समाप्त हो जाने के कारण हिन्दुओं को आत्म-समर्पण 

करना पड़ा । नरवर की विजय से मध्य प्रदेश में श्रस्य स्थोनों की विजय 

का मार्ग प्रशस्त हो गया और चन्देरी के दुगे पर अधिकार कर लिया गया तथा 


१६. 'तारीख-ए-दाऊदी' में लिखा है कि सुलतान साधारणतया आगरा में 
रहता भा; पहिले यह एक गाँव था। हि 

प्रयाग थि० थि० की हस्तलिपि पु० ४२॥ * 

३०, डॉन--मखजन-ए-अफगाना' पुृ० ६२। 

वारीज-ए-दाऊदी' प्रयाग वि० वि० की हस्तलिपि पृ० ६६॥ 

यह मूचाल रविवार, ३े सफर, हिं० स० ६११ (७ जौलाई, १५०४ ई०) 
को आया । 

२१. नरवर मध्यमारत में ग्वालियर राज्य में है| इम्पी० गजे० १८: 
१० ३६६ । 


अफगान साम्राज्य--उत्यान और पतन ४७३ 


अफगान पदाधिकारियों को सौपा गया, जो उस प्रदेश की व्यवस्था करने के 
लिए तत्काल रवाना हो गये । एक वर्ष उपराग्त १५१० ई०' में नागौर के 
सूबेदार मुहम्मद साँ ने, जिसके विरुद्ध सुलतान के पास बहुत सी शिकायतें पहुँच 
चुकी थीं, समय रहते अधीनता स्वीकार कर श्रपने शत्रुओ के मनसूबों को 
तोड़ दिया और सुलतान के नाम का खुतबा पढवा दिया | 
चन्देरी के शासक ने, जो मालवा के अधीन था, वजाहत खाँ के प्रयत्नो से 
दिल्ली-साश्राज्य का सामंत बनने की इच्छा प्रकट की। नगर पर उसका 
नाममात्र का अधिकार रहने दिया गया, परन्तु शासन-प्रबध ्रफगान पदाधि- 
कारियों को सौपा गया। 
सिकन्दर शाह के शासन-काल का अंतिम अभियान नागोर के श्रली खाँ के 

कारण हुआ । झली खाँ ने दौलत खाँ से मिलकर रणथम्भौर ढुगे को दिल्‍ली- 
साम्राज्य के लिए हस्तगत करने का जाल रचा । परन्तु वह विश्वासघाती ब्यवित 
था; थाद में वह सिकन्दर के विरुद्ध हो गया और सूबेदार दोलत खाँ को, 
भी उसने डे रहने के लिए कहा ।" अली खाँ का सूवा उससे छीनकर उसके 
भाई झ्ावूबक्र को दे दिया गया । सिकन्दर आगरा लौट आया और हि० स० ६२३ 
(१५१७ ई०) में उससे स्वालियर के शासक का दमन करने के उपायों पर 
विचार करने के लिए अपने प्रधान सूबेदारों, सरदारों, एवं पदाधिकारियों 
की एक सभा बुलाई। परन्तु जब वह इन तैंयारियो मे अपनी स्वाभाविक 
सेक्रियता के साथ जुटा था, वह बीमार पड गया और ७ जिलकदा हि० स० 
६२३ (१ दिसंबर, १५१७ ई०) को इस ससार से कूच कर गया।" उसके 
पश्चात्‌ उसके पुत्र इब्नाहीम लोदी ने शासन-सूत्र सेमाला । 
राणा जजों 


२२. मखजन” मे हि. स० €१६ और फरिश्ता ने हिं० स० 
की तिथि दी है। ह & हे 

डॉनें--पू० ६४। ५ 

फरिश्ता--लखनऊ सस्क० पुृ० १८५॥ 

२३. यह स्पप्टतया ज्ञात नही होता कि झली सुलतान के विरुद्ध क्यों 
हो गया था। 'तबकात-ए-श्रकबरी” मे केवल इतना लिखा है कि 'किसी कारण 
से वह शत्र, बन गया।' लखनऊ संस्क० पृ० १६६। 

फरिश्ता लिखता है: "जिस वस्तु को पाने के लिए उसने यह सब श्रायो- 
जन किया था, उसकी भ्राप्ति मे हताश हो कर |" 

लखनऊ संस्क॒० जी श्य६ ह 

२४. 'मखजन” में केवल ६२३ हि० स० लिखा है | डॉर्न प० 

फरिश्ता ने ७ जिलकदा हि० रे €२३ लिखा ह 0332 ड़ 

लखनऊ संस्क्ृ० पृू० १८६ ॥ 

केवल बदाऊनी ने १७ जिलकदा लिखा है। 


४७४ मध्यमूग का इतिहास 


शासन-प्रबंध--सिकन्दर शाह को इतना भ्रवकाश न मिल सका कि वह 
शासन-प्रबंध में सुवार कर सके और शासन-तन्त्र की नये सिरे से व्यवस्था 
कर सके । जीवत-पर्यत वह विद्रोही सरदारों एवं उपद्रवी पड़ोसियों के दमन में 
व्यस्त रहा। तब भी उसने शासन में बहुत कुछ सुधार किया और मुसल- 
मान इतिहासकारों के वर्णन से ज्ञात होता है कि अपनी अदभुत योग्यता के 
कारण वह साम्राज्य की समस्त शवित अपने में कैन्द्रित करने में बहुत 
कुछ सफल हो सका। भ्रफगान सरदारों पर उसमे कठोर नियन्त्रण रखा भौर 
उसकी स्वेच्छाचारिता की प्रवृत्ति का दमन किया | उसने अफगान सरदारों के 
हिंसाव-किताव की कडी जाँच प्रारंम की और राजस्व के दुरुपयोग अथवा 
अपहरण के लिए कंठोर दण्ड दिये ।” बंगाल के अभियान के पश्चात जब 
मुबारक खाँ लौदी के हिंसाव की जाँच की गई, तो सुलतान ने उसके प्रति कुछ 
मी पक्षपात ने दिखाया भोर उससे बकाया रकम कठोरतापूर्वक वसूल की गई। 
सुलतान के भाइयों को भी उसके श्रन्य पदाधिकारियों के साथ मिलकर काये 
करना पड़ता था, ताकि वह स्वतन्त्र होने की चेप्टा न कर सकें ४४ सूबेदार 
सुलतान के 'फरमानी' को अपने प्रमुख निवासस्थान से दो या तीन कोस 
की दूरी पर लेने जाते थे और यदि वह 'फरमान' गुप्त न होता तो जनता के 
साममे पढ़कर सुनाते थे | इससे विदित होता है. कि लोगों पर सुलतान का 
कितना प्रातंक भौर भय था * गुप्तचरों का जाल सा विदा दिया गया था 
और साधारण से साधारण बात तक सुलतान के कामों में इतनी वारीकी 
०ए झक्रम-- भल-बदाऊँवी' १५ पू० ४२५। 

'तरीप-ए-दाऊदी' तथा तब्नकागत-ए-म्रकबरी' ने फरिश्ता का समर्थन 
फ़िया है। 

प्रयाग थिं० विं० हल्वलिपि पृ० ६६ न 

दघकात'ं लखनऊ सस्फक० पृ० १७० | 

छिवन्दर को एक रोग लग गया, जा ही पु बढ़ता गया 
किर भी यह काम में जुटा रहा । भंततः उसने: पक 
एक प्रास भोजन भी ने सा पाता भा भी 


बहु एक ग्रास पा 
पाता था । फ्कि ) 
द्विप्ण का कहता है. (५०० हि ५ 

मन हु 












२५. 'मसजन-ए- रा डे 
२६. यही, पृ० ५४६ ० 
२७. तिबकात-न्स रत 
पशारीस--दाऊद्दी-- 


झफगान साम्राज्य--उत्वान झौर पतन ४७५ 


से पहुँच जाती थी कि उस काल के सरल विश्वासी लोग उसको अ्रमानवीय 
शक्ति-संपक्न मानने सगे थे ।४ सुलतान रबय॑ बड़े-बड़े अमीरों के अनुचर 
नियुक्त करता था क्योकि उनको उनकी स्वामि-मवित मे सदेह था। परन्तु 
निर्धेन प्रजा के हित बग सुलतान को, सदेव ध्यान रहता था। उसने अनाज 
का महसूल बन्द कर दिया था और कृषि फो प्रोत्साहन दिया, तथा व्यापारियों 
एवं व्यवसायियों की सुरक्षा का भी समुचित प्रवध किया। प्रतिवर्ष 
सुलतान गरीब एवं झ्रराहाय व्यवितयों की सूची बतवाता था और उनको 
उनकी प्रावश्यकताओ्रों के अनुसार ६ मास की सामग्री प्रदान करता था | 
ईद, भाशुरा जस त्योहार के दिनो पर बंदी मुवत किये जाते थे; केवल 
वही लोग म॒क्‍त न किये जाते थे जो राजस्व का अपहरण करने अ्रथवा 
बिसी व्यकिति के घन का दुरुपयोग करने के कारण कारागार मे पड़े 
हों। प्रकारण किसी को जागीर न छीनी जाती थी और सर्वमान्य 
परम्परा को भंग न किया जाता था। हिन्दू जमीदारों का कठोरतापूर्वक 
दमन किया गया था और मार्गों को चोर डाकुओ के भय से मुबत कर दिया 
गया था। 'तारीस-ए-दाऊदी' के निम्न उद्धरण से शासन की सुव्यवस्था 
का भ्रनुमात लगाया जा सकता है । 

सुलतान को प्रतिदिन सब वस्तुओं के भावों तथा साआजाज्य के विभिन्न 
जिलों की घटनाओं की सूचना प्राप्त होती थी । यदि उसको बही थोड़ी भी 
श्रुटि दिखाई देती तो वह तत्काल उसकी जाँच करवाता था... . . , .उसके 
शासन में व्यवसाय शान्तिपूर्वेक, ईमानदारी तथा स्पप्टता के साथ चलते थे। 
24 7726/ साहित्य के भ्रध्ययन को भी न भुलाया गया था ( 'राज्य के कारखानों 
की ऐसी व्यवस्था की गई थी कि सब युवक सामंत एवं सैनिक उपयोगी कार्यों 
मे व्यस्त रहते थे ।. . . - « सिकन्दर के सब सामंत एवं सैनिक सतुप्ट थे । उसके 
प्रत्येक सरदार को एक जिले का शासन सौपा गया था और जनता को शमे- 
च्छाएँ एवं प्रेम प्राप्त करने के लिए वह विशेषतया इच्छुक था । भ्रपने पदाधि- 
कारियों एवं सैनिक-दलों के लिए ही, उसने अपने समय के अन्य शासकों 
एवं सामंतों से युद्ध और भगडे न छेड़े और वेमनस्थ एवं कलह का मार्ग 
बन्द कर दिया । वह अपने पिता से प्राप्त राज्य-सीमा में ही संदुष्ट रहा भौर 
अपना समस्त जीवन उसने अत्यंत सुरक्षा एबं आनन्द मे बिताया और बड़े 
छोटे सबके मन जीत लिये ।” 
/ कद कबकात--लखनऊ संस्क० पृ० १७०। 

मेखजना--पु० ६७।' 


3038 . मध्ययुग का इतिहास - 


शासन-प्रबंध--सिकन्दर शाह को इतना अव्ब 
शासन-अ्रबंध में सुधार कर सके और शासन-तत्त्र" 
कर सके । जीवन-पर्यत वह विद्रोही सरदारों एवं उ' 
व्यस्त रहा । तब भी उसने शासन में बहुत कुछ 
मान इतिहासकारों के वर्णन से ज्ञात होता है कि 
कारण वह साम्राज्य की समस्त शक्ति अपने 
कुछ सफल हो सका। अफगान सरदारों पर उससे 
उसकी स्वेच्छाचारिता की प्रवृत्ति का दमन किया, 
हिंसाव-किंताब की कड़ी जाँच प्रारंग की भौर * 
के लिए कठोर दण्ड दिये ४" बंगाल 
मबारक खाँ लोदी के हिसाव की जाँच की गई, तो, 
जी पक्षपात न दिखाया आर उससे बकाया रकम द्‌ . 
के भाइयों को भी उसके अन्य पदाधिका: , 
करना पड़ता था, ताकि वह स्वतन्त्र होने की चेप्टा 
सुलतान के 'करमानों को अपने प्रमुख निवासरू: 
की दूरी पर लेने जाते थे और यदि वह 'फरमान' डे 
सामने पढ़कर सुनाते थे । इससे विदित होता है दि 
कितना भातंक झौर मय था ३० गृुप्तचरों का जाल' 
और साधारण से साधारण बात तक सुलतान के 
जा संक्रग-. अलन्‍्वदाऊँदी' १५ पृ० ४२५॥। 
पतारीख-ए-दाऊदी' तथा 'बकात-ए-अकबरी' 
किया है। 
प्रयाग विं० बि० हस्तलिपि पु० ६६ । 
'तब्बकात' लखनऊ संस्क० पुृ० १७०१! 
(छकल्दर, को एक रोग लग गया, जो घीरे-४ 
किर भी बह काम में जुदा रहा अंततः उसकी दशा ३ 
बह एक प्रास भओजन मी न खा पाता था और एं+ 


पाता था । है 
से व्विग्य का कहता है (९१ ६९ भ्रू८५) कि सुलतान 
था, परल्तु मूल ग्रत्य अं इसका उल्लेख नहीं हुप्ता है। 
छुक पद्द में सुलतात की मृत्यु तिथि हिं० स० ६२३ 
२१० पआसजन-ए-भफगाना >-हरने, पु० ४६ । 
२६. वहीं, ६० ५६॥ 
२७. 'तबवागता-“लघनऊ संस्क० पु० १७० । 
सारीस-एनदाउदी--मरयाग वि, वि० हृस्तलिपि' 


अफगान साम्राज्य--उत्वान और पतन ४७७ 


फरिश्ता ने समसामयिक इतिशहासकारों के ग्रन्थों का परिशीलन भी किया है ।* 
पुनतान सिकन्दर शाह की आकृति सुन्दर थी, वह झाखेठ में रुचि रखता था और 
अपने पद के लोगों के लिए उचित सभी गुणों से युक्त था। सभी 
इतिहासकार इस बात में एक मत है कि अपने धर्म में उसकी दृढ़ आस्था थी 
भोर उसके परिषोपण में उसकी बहुत लगन थी। मुल्लाओं और मौलबियों 
रा संगति न पसन्द करता था और ग्रन्य धर्मो के प्रति उसकी प्रमहि- 
वा हिल्दुओं के दमन तथा अपने राज्य मे मूर्तिपुजा समाप्त करने के 
अबलों में प्रकट हुई | उममे अपने धर्म के प्रसार के लिए इतना उत्कट उत्साह 
था कि उसने मथुरा के देवालयों को तुड़बाकर उनके स्थान पर मस्जिदे और 
सेरायें बनवाईं । 'तारीख-ए-दाऊदी' में लिखा है कि मूर्तियों को उसने कमाइयों को 
दे दिया, जिन्होंने इनको मांस तोलने के बाँद वना दिया । उसने हिल्दुप्नो 
को जञमुना के तटवर्त्तों घादों पर स्‍्वान करने और नाइयो को उनका मुडन 
करने का निषेघ कर दिया।' उसके शासन-काल में नमाज सार्वजनिक 
कैप से पढ़ी जाती थी और सर्वत्र इस्लाम की विजय का डका 
बेजता था । 
यद्यपि सिकन्‍्दर संकुचित विचारोंबाला घर्मा्ध था, परन्तु उसमे हृदय 
एवं मस्तिष्क के अच्छे गुणों की भी कमी न थी | निर्धनों के प्रति उसमे बहुत 
देया थी और प्रतिवर्ष बह राजकोप से विशाल घन-राशि दरिद्रों मे वितरण 
करबाता था। राज्य के घनी लोग भी इस बात में उसका श्रनुसरण करने लगे 
भे। न्याय के लिए उसके हृदय में अगाध प्रेम था। वह पीछितों की प्रार्थनाये 
स्वय सुनता भ्ौर न्याय करता था। राज्य में होनेवाली अ्रत्येक घटना की वह 
सूचना प्राप्त कर लेदा था और सूवेदारों को आदेश देता तथा अपने आदेशों 
का यूणंतया पालन करवाता था । बाजार भावों पर सतर्क दृष्टि रखी जाती 
“गैर भ्रति दिन भावों की सूचता उसके पास पहुंचाई जाती थी। जब कमी 
में कोई संदेह उठवा तो बह तत्काल जाँच करवाता और वस्तुओं 


। लिखता है कि उसने एक समसामथिक ग्रंथ 'करहंग सिकंदरी! 
परन्तु उसका वर्णन तबकात-ए-अकवरी' के चर्णन का अनुवाद 
+ सबसे पहले लिखा गया था; अ्रतः उसके लेखक ने सम- 
, उपयोग किया होगा । 
| ५-.प्रयाग बि० वि० को हस्तलिपि पु० ३६। 


) 
प्रयाग वि० वि० की हस्तलिपि पृ० ३६। 


० मध्ययुग का इतिहास 


मिकल्दर ने शासन-तस्त्र मे नवीन जीवन एवं उत्साह मरने के लिए बहुत 
कुछ किया, परन्तु धर्म का प्रभाव पुनः बढ़ गया और राज्य घर्म-प्रधान बन 
गया । हिन्दुओ«ों पर राज्य की ओर से इस्लाम लादा जाते लगा । कैथत निवासी 
बुधन सामक ब्राह्मण का उदाहरण स्पष्ट दिखा देता है कि उस समय कितनी 
असहिष्णुत्ता एवं घर्मोन्माद का राज्य था और 'उलमा' का राज्य में कितना 
प्रभाव था। इस ब्राह्मण क। भ्रपराघ यह था कि उसने कुछ मुसलमानों के 
सामने अपने धर्मे को पैगम्वर के धर्म के समान अच्छा कहा था। सिकन्दर ने 
इसका दण्ड निर्णय करते के लिए धर्माचयों की सभा बुलाई। उन्होंने फैसला 
किया कि ब्राह्मण या तो मुसलमान बन जाये अथवा मृत्यु का झआलियन 
करे ।* ब्राह्मण ने श्रपने धर्म का त्याग करना स्वीकार न किया और धैयेपूव॑क 
अपने प्राण दिये । बुधन जैसे मध्य-वालीन महात्माओं के कारण ब्राह्मण धर्म 
को बहुत शवितर एवं दृढ़ता प्राप्त हुई । 

परन्‍्तु बर्तेमान काल के सानदण्डों से सिकन्दर के कार्यों का मूल्यांकन करना 
उचित नहीं है। उसके युग में योरप तक में घामिकन्सहिप्णुता का श्रभ्माव 
था और कैथोलिक सम्प्रदाय के श्रेष्टतम पुष्यात्मा एवं घर्मपरायण धर्माचार्म 
विरोधियों को मिटाने के लिए नृशंसतम उपायों का अ्रवल्म्बन करते थे | 
सिकन्दर की मृत्यु के चार वर्ष बाद ही तो पचम-चार्ल्स जँसे धर्मात्मा समझे 
जामेवाले शासक ने सुधार-प्रान्दोतन के जन्म-दाता यूथर को अपने साम्राज्य से 
मिर्वासित घोषित कर चर्च के प्रति भ्रपनी दृढ़ भास्था व्यक्त की भी । 

सिकन्दर का व्यक्तित्व--लोदी वश के इस सर्वेश्रेष्ठ शासक के व्यक्तित्व 
का परिचय प्राप्त करना पाठकों के लिए कम रुचिकर ने होगा । सब मुसलमान 
इतिहासकारों ने उसके गुणों का खूब बखान किया है भोर मह स्वाभाविक 
सी था, क्योकि सिकन्दर उनके धामिक आ्रादर्शों को सल्तुप्ट क्रनेवाला व्यकवित 
था । परन्तु संतुलित झालोचक विजामुद्दीत अरहमद ने सिकन्दर का जो विस्तृत 
वर्णन किया है, फरिश्ता के वर्णन से भी उसकी पुष्टि होती है भोर 
“एप खुबन का नाम विशिक्न प्रतियों में मिन्न-मिन्न प्रकार से लिखा है। 

करिए्ता के लखनऊ संस्क० में (प० १८२) कयन का बोयां लिखा है। 

व्िग्ज ने इसको लखनऊ के समीप कथन का बूधन लिखा है। उतर 
मे यही बूपैन है (पृ० ६५) । इलियट (४, पु० ४६४) में मह कनेर का 
26% मम में लिखा है कि सुलवान घामिक बादविवादों में बहुत 


हचि रफता था। उसने सम्मल में उलमा का सम्मेलन किया था, जिसमें वोमां 


का निर्णय किया गया । इस्लाम स्वीकार व करने पर बो्चाँ को मार डाला गया 


और घर्माचार्य पुरस्कृत हुए । 


अफगान साम्राज्य--उत्थान और पतन ४७७ 


फरिंश्ता ने समसामयिक इतिहासकारों के ग्रन्थों का परिशीलन भी किया है।'* 
सुलतान सिषन्दर शाह की आइति सुन्दर थी, वह आखेट मे रुचि रखता था और 
झपने पद के लोगो के लिए उचित सभी गुणों से युक्त था। सभो 
इतिहासकार इस बात में एक मत हैं कि अपने धर्म में उसकी दृढ़ आस्था थी 
और उसके परिपोपण में उसकी बहुत लगन थी । मुल्लाग्रों और मौलवियों 
की मंगति बह बहुत पसन्‍्द्र करता था झौर भ्रन्य धर्मों के प्रति उसकी असहि- 
प्णूता हिन्दुम्“ों के दमन तथा अपने राज्य में मू्तिपूजा समाप्त करने के 
प्रयत्लों में प्रकट हुई । उसमे अपने धर्म के प्रसार के लिए इतना उत्कट उत्साह 
था कि उसने मथुरा के देवालयों को तुड़वाकर उनके स्थान पर मस्जिदें शोर 
सरायें वनवाई । 'तारीख-ए-दाऊदी' में लिखा है कि मूर्तियों को उसने कसाइयों कौ 
दे दिया, जिन्होंने इनको मास तोलने के वाँट बना दिया ।४ उसने हिन्दुओं 
को जमुना के तटबर्त्ती घाटों पर स्नान करने भौर नाइयों को उनका मुडन 
करने का निर्षेघ कर दिया। उसके शासन-काल में नमाज सार्वजनिक 
रूप से पढ़ी जाती थी और सर्वत्र इस्लाम की विजय का डंका 
बजता था । 

यद्यपि सिकन्दर सकूचित विचारोंवाला धर्मान्ध था, परन्तु उसमे हृदय 
एवं मस्तिष्क के भ्रच्छे गुणों की भी कमी न थी। निर्धनों के प्रति उसमे बहुत 
दया थी झौर प्रतिवर्ष वह राजकोप से विशाल धन-राशि दरिद्रों मे वितरण 
करवाता था। राज्य के घनी लोग भी इस बात में उसका प्रनुसरण करने लगे 
थे। स्याय के लिए उसके हृदय मे श्रगाघ प्रेम था। वह पीड़ितो को प्रार्थनायें 
स्वयं सुनता श्रौर न्याय करता था। राज्य मे होनेवाली प्रत्येक धटना की वह्‌ 
सूचना प्राप्त कर लेता था और सूबेदारों को झादेश देता तथा अपने आ्रादेशों 
का पूर्णतया पालन करवाता था । बाजार भावों पर सतक्क दृष्टि रखी जाती 
थी और प्रति दिन भावों की सूचना उसके पास पहुंचाई जाती थी। जब कभी 
किसी विपय में कोई संदेह उठता तो वह तत्काल जाँच क्रवाता और वस्तुओं 


३०. फरिश्ता लिखता है कि उसने एक समसामयिक ग्रंथ 'फरहंग सिकंदरी” 
से सहायता ली थी; परन्तु उसका वर्णन 'तबकात-ए-अकवरी' के वर्णन का अनुवाद 
मात्र है। तबकात' इन सबसे पहले लिखा गया था; अत. उसके लेखक ने सम- 
सामयिक ग्रन्थों का अवश्य उपयोग किया होगा ! हि 

३१. तारीख-ए-दाऊदी--प्रयाग वि० वि० की हस्तलिपि पृ० ३६। 

डॉर्न---मखजन' पू० ६। ड़ 

३२. तारीख-ए-दाऊदी प्रयाग वि० वि० की हस्तलिपि पृ० ३६।॥ 


४७६ मध्ययुग का इतिहास 


मिकन्दर ने शामन-तन्त्र में नवीन जीवन एवं उत्साह मरने के लिए बहुत 
कुछ किया, परन्तु धर्म का प्रमाव पुनः बढ गया और राज्य धर्म-प्रधात बन 
ग्रया । हिन्दुओं पर राज्य की भोर से इस्लाम लादा जाने लगा । मेथन निवासी 
बुधन नामक श्राह्मण का उदाहरण स्पष्ट दिसा देता है कि उस समय कितनी 
अ्रमहिष्णुता एवं धर्मोन्माद का राज्य था और 'उलमा' का राज्य में कितना 
प्रभाव था । इस ब्राह्मण का भ्रपराध यह था कि उसने कुछ मुसलमानों के 
सामने श्रपने धर्म को पैगम्वर के धर्म के समान अ्रच्छा कहा था। सिकन्दर ने 
इसका दण्ड निर्णय करने के लिए धर्माचयोँ की सभा बुलाई। उन्होंने फंसला 
किया कि ब्राह्मण या तो मुसलमान बन जाय अथवा मृत्यु का झलिगन 
करें ।* ब्राह्मण से अपने धर्म का त्याग करना स्वीकार न किया झौर धैर्यपूर्वक 
अपने प्राण दिये | वुघन जैसे मध्य-कालीन भहात्माश्नों के कारण ब्राह्मण धर्म 
को बहुत शवित एव दृढ़ता प्राप्त हुई । 
परन्तु वर्तमान काल के मानदण्डों से सिकन्दर के कार्यों का मूल्याकन करना 
उचित नही है। उसके युग में यीरप तक में धामिक-सहिप्णुता का श्रमाव 
था श्रौर वैयौलिक सम्प्रदाय के श्रेप्ठतम पुष्यात्मा एवं घर्मपरायण घ॒र्माचार्य 
विरोधियों को मिटाने के लिए नृशसतम उपायों का झवलम्बन करते थे ) 
सिकन्दर की मृत्यु के चार वर्ष बाद ही तो पच्रम-चाल्स जैसे धर्मात्मा समझे 
जातैयाले शासक ने सुधार-आन्दोलन के जन्म-दाता यूयर को अपने साआज्य से 
मिर्वासित घोषित कर चर्च के प्रति श्रपनी दृढ़ श्रास्था व्यवत की थी। 
सिकन्दर का व्यक्तित्व--लोदी वश के इस सर्वेश्रेप्ठ शासक के व्यक्तित्व 
का परिचय प्राप्त करना पाठकों के लिए कम रुचिकर न होगा । सब मुसलमान 
इतिहासकार ने उसके गुणों का खूब बखान किया है और यह स्वाभाविक 
भी था, वर्योंकि सिकन्दर उनके धार्मिक आदर्शो को सन्तुप्ट करनेवाला व्यविति 
था । परन्तु संतुलित आलोचक निजामुद्दीन अहमद ने सिकन्दर का जो विस्तृत 
वर्णन किया है, फरिण्ता के वर्णन से भी उसकी प्रुष्टि होती है झोर 
एप एहू बुध का नाम विभिन्न प्रतियों में भिन्न-भिन्न प्रकार के लिखा है। 
करिएता के लखनऊ सस्क० में (पृ० १८२) कैथत का बोधाँ लिला है हे 
व्िग्ज ते इसको लखनऊ के समीप कंथन का बूधन लिखा है। 'मखजन 
में यही बूघेन है (पृ० ६४) । इलियट (५, पृ० ४६४) में यह कमनेर का 
सर ” में लिखा है कि सुलतान घामिक वादविवादों में बहुत 
थ 
रूचि 297 सम्मल में 'उलमा' का सम्मेलन किया था, जिसमें बोधां 
का निर्णय किया गया । इस्लाम स्वीकार न करने पर वोधाँ को मार डाला गया 
और धर्माचार्य पुरस्कृत हुए ( 


अफगान साम्रौज्य--उत्थान और पतन ४७६ 


अफगान शासन-तन्त्र का स्वरूप--इब्राहीम के शासन-काल में शासन-तत्त् 
का स्वरूप परिवर्तित हो गया। बह हठी एवं क्रोवी स्वभाव का था और 
"अपनी घृष्टता एवं धमण्ड के कारण वह अश्रफगान सरदारों की सहानुभूति 
से हाथ धो बैठा ५ अफगान सरदार शासक की अपना साथी जैँसा 
समभते थे भ्रौर उसका स्थान अपने से थोड़ा सा ही ऊँचा मानते थे 
तंथा अपना प्रधान मानकर उसके प्रति स्वेच्छा से सम्मान प्रकट 
करते थे । लोहानी, फरमूली एवं लोदी वंश के लोग राज्य में उच्च पदो पर 
प्रतिष्ठित थे। यह सदेव उहंड एवं भगडालू रहे थे; और राज्य में भ्रपनी 
उच्च-स्थिति के कारण बह अनेक वार शासक के विरुद्ध: पड़थन्त्र भी रच 
चुके भे । शासक के प्रति उनकी भवित शासक के व्यक्तित्व के अनुमार 
दृढ़ भ्रथवा नाम-मात्र की होती थी। सिकन्दर ने उनका कठोर नियन्त्रण 
रखा था और जब कमी उन्होने राजमक्ति मे अस्थिरता दिखाई, उनको 
कठोर दण्ड दिया था। परल्तु जब इब्राहीम ने, जो किसी प्रकार से भी 
अयोग्य शासक न था" शासन को सुदृंढ बनाने के लिए उनकी स्वेच्छा- 
चारिता का कठोरतापूर्वक दमन करने का प्रयत्न किया, तो उन्होंने उसका 
विरोध किया और लड़ने के लिए उद्यत हो गगे । जैसा एस्किन ने लिखा है, 
थे लोग अपनी जागीए को “शासक की कृपा श्रथवा उदारता के फलस्वरूप 
मिली हुई ने समझकर अपने अधिकार के कारण भर भपनी तलवार से 
मोल ली हुई अपनी ही समभते थे ।”" इब्नाहीम के सामने कठिन परिस्थिति 
आा गई । साम्राज्य की सीमा" बहुत बढ़ गई थी; सामंत-बर्गे श्रनियन्त्रित हो 
रहा था भ्रौर वर्षों से साम्राज्य की तह में एकत्र होता हुमप्ना असंतोष फूटने 
लगा था। हिन्दू सिकन्‍्दर को घामिक-नीति के कारण असंतुप्ट थे और अपने 
घामिक विधि-विघानों पर रोक लगानेवाले शासन के श्रत्त की कामना 
कर रहे थे । इब्राहीम के सामने वेसी ही वस्तुस्थिति उपस्थित थी, जैसी पत्रहवी 
शताब्दी के भ्रन्तिम चरणों में इंगलेण्ड के टयूडर शासकों के सम्मुख भरा गई 
, ३४. तारीख-ए-दाऊदी' प्रयाग वि० वि० की हस्तलिपि, पृ० ११३। 
डॉते--.मखजन-ए-अफगाना' पू० ७० । 

३६. 'तबकात-ए-प्रकवरी' लखनऊ संस्क० पृ० १७३।॥ 

३७. एसकाइन--हिस्दी आँव इण्डिया! १, पृ० ४०६। 
रे ३८. सिकन्दर की मृत्यु के समय साम्राज्य की सीमाएँ यह थी--दक्षिण-- 
पूर्व की भोर बंगाल 'तक; श्रागरा के समीप, घौलपुरे, चन्देरी और वियाना 


इसमें शामिल थे, पंजाब ने दिल्ली का झाधिपत्य मात लिया था भौर भध्य 
भारत में यह बुन्देललण्ड तक फैला था । कल 


४७८ मंच्ययुग व इतिहास 


के उचित ढंग से बेचे जाने का सदेव ध्यान रखता । घर्मे के प्रति अनुराग होने 
के कारण वह भ्श्लीलता एवं विलासिता से घृणा करता था और चरियहीन 
लोग उसके समीप न पहुँच पाते थे । उसकी स्मरण-शक्ति बहुत तोद थी, जिसके 
कारण उसने बहुत-सा उपयोगी ज्ञान संचित कर लिया था। विद्वानों का बह 
संरक्षक था और स्वयं भी फारसी मे सुन्दर कविता कर लेता था। कविता में 
बह 'गुलण्ख' उपनाम रखता था। उसकी ही प्रेरणा से मियाँ भुझआ मे एक 
६४008 का संस्टृत से फारसी में 'तिब्ब-ए-सिबन्दरी' नाम से प्रनुवाद किया 
सुलतान बहुत रूढ़िवादी था। उसने कमी किसी परम्परा का उल्लंघन 
नहीं किया और किसो पद पर नियुक्ति करते समय वह सदैव भ्रभिजात्य 
का ध्यान रखता था | 'तारीख-ए-दाऊदी” मे उसके विपय में एक मनोरजक बात 
लिणी है कि मध्यरात्रि के मोजन से पूर्व वह सत्रह विद्वानों को प्रपने सामने 
बुलाता, जो भूमि पर उसके सामने पलथी मारकर बैंठ जाते, तब इनके 
सामने भोजन परोसा जाता, परन्तु जब तक सुलतान भोजन न कर चुके, तव तक 
ये अपने सामने परोसे भोजन को छू भी न सकते थे श्लौर सुलतान के भोजन 
कर लेने पर वे इन भोजन के थालों को अपने घर ले आते थे । संभवत. श्रपना 
पद-गौरव बढ़ाने के लिए सुलतान ऐसा करता था। 'उलमा इस व्यवहार से 
ब्यूकते भले ही हों, परन्तु घर झाने पर उन्हें राजकीय मोजन का आस्वादन करने 
का सौमाग्य दो प्राप्त हो ही जाता था । 

अपने जीवन-काल में सिकन्दर ने दुढ़ नीति का प्रनुतरण कर साम्राज्य में 
व्यवस्था स्थापित कर ली थी और उहंड सामंतों पर कड़ा नियन्त्रण रखा था, 
परन्तु उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ शासन-सूत्र एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में झाये, 
जो उसके समान न तो योग्य या और न चरित्रवान था; अतः जिन शक्तियों को 
उसमे नियन्त्रण में रखा था, वे बंचन तोड़कर उन्मुक्त हो गई और साम्राज्य 


की सीव हिलने लगीं | 

३३. तारीख-एं-दाऊदी' प्रयाग वि० वि० की हस्तलिपि पृ० ४३॥ 

इलजियट (४, १० ४५१) मे इस संस्कृत ग्रंथ का नाम 'अरगर महाबदक' दिया 
हुआ है। गह किसी प्रायुवेद्ग्रंथ का झणुद्ध लिख; हुआ सलाम जा पड़ता है।. 

शवाकियात-ए-मुश्ताकी' में लिखा है कि मियाँ मुआ ने अनेक लिपिकों 
तथा विद्वानों कौ एकत्र कर उनको प्रत्येक शास्त्र-सबंधो ग्रंथ लिखने में 
लगाया । उसने खुरासान से भनेक ग्रन्य लाकर विद्वानों को दिये और खुरासान 
तथा हिन्द के चिकित्सा-शास्त्रियों को एकत्र कर उनसे चिकित्सा-शास्त्र का 
एक ग्रंथ लिखवाया, जो अनेक प्रन्यों को अध्ययन कर लिखा गया) इस ग्रंथ 
का नाम 'तिब्ब-ए-सिकन्दरी' रखा गया। 

३४. भ्रफगात अमीरों के विवर्ण के लिए, देखिए, इलियट, ५, परि- 
शिष्ट 'जी', पु० ५२४-५४६ सें वाकयात-ए-मुश्ताकी ॥ 


अफगान' साआ्रज्य--उत्थान और पतन ४७६ 


श्रफाानत शासत-तन्त्र का स्वरूप--इब्राहीम के शासन-काल' में शासन-तन्त्॑ 
का स्वरूप परिवर्तित हो गया। वह हठी एवं क्रोधी स्वभाव का था झौर 
अपनी घृष्ठता एवं घमण्ड के कारण वह अ्रफगान सरदारों की सहानुभूति 
से हाथ धो बेठा । अफगान सरदार शासक को अपना साथी जैंसा 
समभते थे श्रौर उसका स्थान श्रपने से थोड़ा सा ही ऊँचा मानते थे 
तथा अ्रपना प्रधान मानकर उसके प्रति स्वेच्छा से सम्मान प्रकट 
करते थे । लोहानी, फरमूली एवं लोदी वंश के लोग राज्य में उच्च पदों पर 
प्रतिष्ठित थे। यह सदैव उद्दड एवं भगडालू रहे थे; और राज्य में अपनी 
उच्च-स्थिति के कारण वह अनेक बार शासक के विरुद्ध: पड़थन्त्र भी रच 
चुके थे । शासक के प्रति उनकी भक्ति शासक के व्यक्तित्व के अनुसार 
दृढ़ प्रथवा नाम-मात्र की होती थी। सिकन्दर ने उनका कठोर नियन्त्रण 
रखा था और जब कमी उन्होंने राजभव्ति में अस्थिरता दिखाई, उनको 
कठोर दण्ड दिया था। परन्तु जब इब्नाहीम ने, जो किसी भ्रकार से भी 
अयोग्य शासक न था" शासन को सुदृढ़ बनाने के लिए उनकी स्वेच्छा- 
चारिता का कठोरतापूर्वक दमन करने का प्रयत्त किया, तो उन्होंने उसका 
विरोध किया और लड़ने के लिए उद्यत हो गये | जैसा एस्किन ने लिखा है, 
वे लोग. भ्रपपी जागीर को “शासक की कृपा भ्रथवा उदारता के फलस्वरूप 
मिली हुई ने समझकर शपने भ्रधिकार के कारण शौर अपनी तलवार से 
मोल ली हुई भ्रपनी ही समभते थे ॥”४ इब्नाहीम के सामने कठिन परिस्थिति 
भ्रा गई । साम्राज्य की सीमा बहुत बढ़ गई थी; सामंत-बर्ग ्रनियन्त्रित हो 
रहा था ओर वर्षो से साम्राज्य की तह में एकत्र होता हुआ असंतोष फूंटने 
लगा था। हिन्दू सिकन्दर की धामिक-नीति के कारण असंतुप्ट थे भौर अपने 
घामिक विधि-विधानों पर रोक लगानेवाले शासन के श्रन्त को कामना 
कर रहे थे । इब्राहीम के सामने वेसी ही वस्तुस्थिति उपस्थित थी, जैसी पन्द्रहवीं 
शताब्दी के अन्तिम चरणों में इंगर्लूण्ड के ट्यूडर शासकों के सम्मुख भ्रा गई 


३५. 'तारीख-ए-दाऊदी' प्रयाग वि० वि० को हस्तलिपि, प्‌ृ० ११३॥ 
/ डॉर्न--मखजन-ए-प्रफाना' पू० ७० । 
३६. 'तबकात-ए-भ्रकवरी” लखनऊ सस्क० पूृ० १७३। 
३७- एसकाइन--हिस्ट्री श्लॉव इण्डिया” १, पृू० ४०६। , 
6५ रै८- सिकन्दर को मृत्यु के समय साम्राज्य की सीमाएँ यह घीं--दक्षिण-- 
पूर्व की भोर बंगाल तक; झागरा के समीप, धौलपुर, चन्देरी और वियाना 


इसमें शामिल थे, पंजाब ने दिल्‍ली का आधिपत्य मानव लिया था झभौर मध्य 
भारत में यह बुन्देलसण्ड तक फैला था । ड् रे 


४८० मंध्ययुंग का इतिहास 


थी । परन्तु इब्राहीम में उस नीति-पटुता, दूरदशिता एवं शक्तिमता का झभाव 
था जिसके बल पर सप्तम हेनरी ने शासक के भ्रधिकारों पर आधात करनेवाले 
सामतों का कठोरतापूर्वक दमन कर दिया था | सरदारों का दमन करने के लिए 
इब्राहीस मे जो कठोर उपाय अपनाये, उनसे अ्रद्धसराजमक्त सामतवग्ग रुष्ट 
हो गया और इस प्रकार अफगान साम्राज्य के पतन का मार्ग प्रशस्त होने लगा। 
परन्तु इब्राहीम पर ही साम्राज्य की समाप्ति का समस्त दोष लगाना ठीक 
नही है। साम्राज्य का पतन अनिवार्य था, और यदि इब्नाहीम अपने सरदारों 
को अपने पक्ष में भी बनाये रखता, तब भी यह निश्चित था कि वे 
अपनेन्भ्रपने लिए स्वतन्त्र राज्य स्थापित करने की चेप्टा करते और 
उसको नाममात्र का सुलतान बना देते । शासन-तन्त्र मे स्थायित्व के तत्त्वो 
का भ्रमाव था और इब्नाहीम की निष्क्रिता के कारण स्थिति कभी भी सुधर 
न सकती थी । इतना अवश्य था कि सामतों के प्रति नीतिपूर्ण एवं क्ृपापूर्ण 
व्यवहार बनाये रखकर इब्राहीम कुछ समय के लिए विघटनकारिणी शक्तियों को 
रोक सकता था। परन्तु उससे पूर्ण नियस्त्रण स्थापित करने के प्रयत्त 
में अपने असामगिक दुर्व्यवहार के कारण अपने ही सगोत्र सरदारों को प्रपना 
विरोधी बना लिया और ये असंतुप्ट एवं रुप्ट सरदार उसको शीघ्र ही 
अधिकार-विहीौन बनाने के कुचक् रचने लगे। 
सस्ते भाव--इन्नाहीम यद्यपि अपने सरदारों के बढ़ते हुए प्रमाव से जलता 
था झौर उनके कुचलने के लिए सचेप्ट रहता था, परन्तु जनता की भलाई 
को उसे सदैव ध्यान रहता था। उसके शासन-काल में अनाज की उपज खूब 
होती थी और दैनिक जीवन के लिए झ्रावश्यक वस्तुओं के भाव इतने सस्ते 
थे कि आज उन पर विश्वास नहीं होता । किसानों से भ्रनाज के रूप में लगान 
वसूल किया जाता था और जमीदारों तथा सरदारों को भनाज के रूप में 
कर वसूल करने का श्रादेश दिया गया था। उसके शासन-काल' में कमी भी 
प्रनाज की कमी न पड़ी । तारीख-ए-दाऊदी' के लेखक का कहना है कि उस 
यग में ५ टके में किसी हृष्ट पुष्ट आदमी की सेवाएं प्राप्त की जा सकती थी 
श्र दिल्‍ली से आगरा तक की यात्रा एक 'बहलोली' में संपन्न की जा सकती 
थी; इतने मे ही यात्री का निजी व्यय, उसके घोड़े तथा भ्रनुचरों का खर्च 


मी चल जाता था ।* 
राजकमार जलाल का विद्रोह--जैसा पीछे कहा जा चुका है इब्राहीम 


३६. तारीख-ए-दाऊददी--प्रयाग _बि० _बि० हस्तलिपि,_पृ० १३७॥ 
इलियट, ४, पृ० ४७६। इस ग्रन्थ में भावों की तालिका भी दी हुई है, 


जो इस प्रकार है-- 


अफगान साम्राज्य--उत्थान और पतने इैघ ३ 


ने, अपने अविचारपूर्ण कठोर व्यवहार द्वारा श्रपने प्रमीरों भशौर सरदारों 
को रुप्ट कर दिया था। झत. उसके राज्यारोहण के कुछ समय बाद इन्होंने 
उसके भाई राजपुत्र जलाल को जौनपुर का शासक बनाने का पड़यन्च 
रचा । इस योजना के प्रनुसार जलाल ने कालपी से जौनपुर पहुँचकर, वहाँ 
का शासन अपने हाथ में ले लिया। परन्तु खान-ए-जहाँ लोदी ने, जो बहुत 
उच्च-विचारोंवाला सरदार था, इस कार्य का विरोध किया और इसके 
लिए अभ्रफगान सरदारो की भर्त्सना की झ्रौर उन्हे समझाया कि एक ही 
साम्राज्य मे दो-दो शासक बना देना साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध होगा। 
अफगान सरदार अपनी मूल समझ गये और उन्होने राजपुत्र जलाल को जौन- 
पुर छोड़ देने के लिए मनाने के लिए हैवत खाँ को उसके पास भेजा; परन्तु 
वह इसके लिए तंयार न हुआ । तब सुलतान ने उसको समझा बुकाकर 
जौनपुर से लौटा लाने के लिए शेखजादा महमूद, मलिक इस्माइल' तथा काजी 
हमीदुद्दीन हाजिव को भेजा । परन्तु जलाल कोई न कोई बहाना बनाकर 
उनको ठालता रहा ।” समझाने बुभाने के प्रयतनो मे विफल होकर, सुल- 
तान ने एक फरमान” निकाला जिसमें साम्राज्य के अमीरों झोर पदाधि- 
कारियों को जलाल को किसी प्रकार की सहायता न देने श्रौर उसके श्रधि- 
कार घो किसी भी रूप में स्वीकार न करने का आदेश दिया गया और इस 
श्रादेश की झ्वहेलना करने वाले के लिए कठोर दण्ड निर्धारित किया गया। 


बड़े-बड़े भ्रमीरो को पुरस्कार देकर जलाल के पक्ष से विमक्‍त कर लिया 
गया। झव जलाल ने स्थानीय जमीदारों की सहायता से अपनी सैनिक-शवित 
बढ़ाई भौर भाजम हुमायूँ से सहायता की प्रार्थवा की। आजम हुमायूँ 
सुलतान से किसी बात पर जला-भुना बैठा था। अतः उसने जलाल' का पक्ष' 
अहण किया श्रोर दोनों की सम्मिलित सेनाझों ने भ्रवध पर प्राक्रमण 


एक बहलोली. . . .. . «००००० 0५6 22४ १० मन घान हर 
५ « ५ सेर घी ड 





क् 


१० गज कपड़ा /! 
टॉमस--दि क्रॉनीकल्स' पृ० ३६० । लिजजजभाण- 
भावों के सस्तेपत की जानकारी के लिए इलियट के दि हिस्टोरियन्स', 

१, पू० २६२ में “जुब्द-उत.-्तवारीख' देखिए। इस ग्रन्थ के लेखक ने 

'तारीख-ए-दाऊदी' का समर्थन किया है। 

४०. तारीख़-ए-सलातीत-ए-अ्रफगाना' के लेखक ने इन परिस्थितियों का 

कुछ भिन्न प्रकार से वर्णन किया है। छ 55 
इलियट, ५, पू० ८-६ | ४ 8 “2 
देखिए---सम्पादक की टिप्पणी पू० ६। ४ 


फा०३१ 


श्पर मध्ययुग का इतिहास 


कर वहां के सूबेदार मुबारक खाँ लोदी के पुत्र सैद खाँ को परास्त 
कर लखनऊ भया दिया। अब इब्राहीम ने अपने सब भाइयों की हाँसी के 
दुर्ग मे बन्दी बनाकर, स्वयं जलाल के विरुद्ध प्रयाण किया । इस बीच आजम 
हुमायूं ने जलाल का पक्ष त्याग दिया था, जिससे उसका सैन्यबल बहुत क्षीण 
हो गया था। सुलतान की सेना ने कालपी के दुर्ग पर घेरा डाल दिया भौर 
कड़े प्रतिरोध का सामना कर दुर्ग को तोड डाला । जलाल आगरा की 
ओर भाग गया , जहाँ स्थानीय सूबंदार ने उसके साथ संवि-वार्ता प्रारंभ 
कर दी और उसको इस शर्ते पर कालपी का पूर्ण अधिकार देना स्वीकार किया 
कि वह भविष्य मे शासक-पद पर अधिकार न जतलाये ।' जब सुलतान 
को इस सन्धि की सूचना प्राप्त हुई, जो उसकी स्वीकृति के बिना कर ली गईं थी 
तो उसने “अपने भ्रसीम गे, उग्र स्वभाव एवं यौवनोन्माद के कारण” इसको 
अस्वीकार ही नहीं किया, अपितु विद्रोही राजपुत्र के वध की भी आज्ञा दे 
दी | जलाल प्राण बचाने के लिए मागकर ग्वालियर नरेश के पास पहुँचा । 

इब्राहीम आगरा लौट आया और साम्राज्य की शासन-व्यवस्था ठीक करने 
में जुट गया । जलाल के विद्रोह तथा भ्रफगान सरदारो के द्रोहपूर्ण भ्राचरण 
ने उसके स्वभाव को और भी कटु बता दिया था भौर अब वह पूर्ण स्वेच्छा- 
चारी वन गया । उसने अपने पिता के प्रसिद्ध सचिव मियाँ भुआ को पदच्युत 
कर कारागार मे डाल दिया, जहाँ वह्‌ कुछ काल पश्चात्‌ मर गया।** 
साम्राज्य का शासन-अ्रबंध सुव्यवस्थित कर लेने पर, सुलतान ने आजम हुमायूं 
को ग्वालियर-दुर्ग पर अधिकार करने के लिए भेजा। दीर्धंकालीन धरे'के 
पश्चात्‌ दुर्ग पर शाही सेना का अधिकार हो गया और राजा भानसिह ने, 
जिसको फरिण्ता ने “बहुत पराक्रमी एवं योग्य” शासक बताया है, दिल्ली 
का प्रमुत्व स्वीकार कर लिया । अब जलाल मालवा की ओर भागा, परन्तु 
महमूद खिलजी से रूखा व्यवहार पाकर वह गढ़ कन्टक की ओर बढ़ा 
परन्तु मार्ग में उसको गोंडवाना के जमीदारों ने पकड़ लिया और वेड़ियाँ 
पहिनाकर इन्नाहीम के पास मेज दिया। इस शाही बन्दी को हँसी के दुर्ग 


४१. मखजत-ए-अफगाना' के लेखक का कहना है कि जलाल को मलिक 
काफर ने मीठे शब्दों से शान्त कर दिया, परन्तु फरिश्ता लिखता है कि 
आगरा के सूबेदार आदम खाँ ने इब्नाहीम से परामर्श किये बिना ही उसके 
साथ सन्धि कर ली 

४३. संदेह किया जाता है कि उसको विप देकर मारा गया | 

४३. वारोख-ए-सलातीन-ए-अरफगाना' के अनुवाद में ग्रं-कन्टक (गढ़- 
कन्टक) लिखा है। इलियट, ५, पृ० १२। 


अफगान साम्राज्य--उत्यान और पतन श्दरे 


की ओर ले जाया गया, परन्तु सुलतान की झाज्ञा से मार्ग में ही चुपचाप 
उसका वध कर दिया गया। 

भ्राजम हुमायूं के विरद्ध--घुलतान ने सदेह के वशीमूत होकर आजम 
हुमायूँ तथा अ्रन्य सरदारों को ग्वालियर से वापिस बुला लिया प्रौर आजम 
हुमायूं तथा उसके पुत्र फतह खाँ की कारागार में डाल दिया। आजम 
के दूसरे पुत्र इस्लाम खाँ से कडा-मानिकपुर की सूदारी छीन ली गई। 

आजम के इस झयमान से श्रफपान सरदार सशक्ति हो उठे और इस्लाम 
खाँ के मंडे के नीचे एकत्र हो गये । इब्राहीप की नीति से इतना तीत्र 
क्षोभ उत्पन्न हो गया था कि यह विद्रोही थोड़े ही समय मे ४०,००० 
ग्श्वारोहियों, ५०० हाथियों तथा बहुत बडी संख्या में पदातियों की सेना 
एकत्र करमे मे सफल हो गये; उघर शाही सेना मे केवल ५०,००० सैनिक थे | 
विद्रोही सरदार युद्ध के लिए सन्नद्ध हो यये, परन्तु शेख राजू कुरवारी 
नामक संत से इस भंगड़े को निपटाने का आश्वासन पाकर वे अपने-अपने 
शिविर में लौट गये । विद्रोहियों ने आजम हुमायूँ की मुक्ति की माँग की 
श्रौर भ्रपनी शर्तें मात ली जाने पर अपनी सेना का विधटन करना स्वीकार 
कर लिया । परन्तु जब यह शर्ते इश्राहीम के पास पहुँचाई गईं, वह क्रोध से आग- 
बबूला हो उठा और उसने इन शर्तों को अ्रस्वीकार करने के साथ-साथ दरिया 
खाँ लोहानी तथा श्रव्य अमीरो के नाम इन विद्रोहियो का विनाश करने का 
“फरमान निकाला । विहार, गाजीपुर तथा अवध की सम्मिलित सेनाओो 
ने इन विद्रोहियों के विरुद्ध कूच किया। शाही-पक्ष एवं विद्रोही-पक्ष में 
तुमुत युद्ध छिड॒ गया, जिसका 'मखजन-ए-अ्रफगाना' के लेखक मे मिम्न शब्दों 
में सजीव वर्णन किया है। 

“लाशों के ढेर पर ढेर से रण-मूमि पट गई; झौर भूमि पर पड़े हुए 
कटे सिरों का अनुमान लगाना सामथ्य से बाहर है। मैदान में खून की नदियाँ 
बहू चली और हिन्दुस्तान में जब कमी कोई युद्ध कुछ समय तक चलता 
रहता, ती बूढ़े लोग कहा करते कि इस युद्ध की समानता किसी युद्ध स्ले 
नहीं की जा सकती, पारस्परिक लज्जा एवं स्वभोवगत वीरता से उत्तेजित 
होकर भाई-भाई के विरुद्ध, पिता पुत्र के विरुद्ध लड़ रहा था; घनुप-बाण 
एक शोर रख दिये गये थे और वुल्हाड़ियों, तलवारों, छुरियो तथा गदाश्रों से 
संहार किया जा रहा था ।' आखिर इस्लाम खाँ मारा गया; सईद खाँ पकड़ा 
गया भौर विद्रोहियों को भारी क्षति के साथ परास्त किसा गया । 

४४. तारीख-ए-सलातीन-ए-अफगाना' मे उसको आगरा का मूबेदार 
कहा गया है। 

४५. डॉर्न, 'मखजन' पू० ७६। + 


८३ मध्ययुग का इतिहास 


मेवाड़ के साथ युद्ध--इस समय तक मेवाड़ राजपुताना का सर्वाधिक शवित: 
सम्पन्न राज्य बन गया था और इसका शासक राणा सांगा 'युद्ध में अपने 
पराक्रम के लिए समस्त हिन्दुस्तान में ख्याति प्राप्त कंर चुका था | मेवाड़ 
पर चढ़ाई करने के लिए इब्राहीम ने एक विशाल सेना संघटित की और 
उसका नेतृत्व मियाँ हुसेन खाँ जरवस्स , मियाँ खान-ए-खानान फर्मूली, 
और मियाँ मखन सहित मिर्या मारूफ जैसे सघ सेनाध्यक्षों को सौंपा | जब यहे 
सेना मेवाड़ की सीमा मे पहुँची, सुलतान ने मियाँ मखन को मि्याँ हुसैन 
तथा मिर्याँ मारूफ को बन्दी बनाने के लिए लिखा। मिय्याँ हसन को इसकी 
ख़बर लग गई और उसने मिर्याँ मखन के सब प्रयत्नों को व्यर्थ कर दिया । 
अपने जीवन के लिए शंकित हुसैन एक सहस्त अश्वारोहियो सहित राणा 
से जा मिला । सुलतान के क्र्र-व्यवहार को भुलाकर मिंयाँ मारूफ शाही- 
पक्ष का साथ देता रहा । मिर्याँ मखने ने ३०,००० अश्वारोही एवं ५०० 
हाथी लेकर राणा से युद्ध करने के लिए प्रयाण किया | हिन्दू ,सेना मे प्रवले 
श्राक़रमण कर मुसलमान सेना को भारी क्षति पहुँचाकर पीछे हटा दिया। 
इस संकट के अवसर पर मियाँ मखन को विश्वासधाती मियाँ हुर्सन का 
सन्देश मिला कि यदि वह मध्य-रात्रि में मिर्याँ मारूफ को युद्ध के लिए 
सुसज्जित सेना सहित उसके पास भेज दे तो वह शाही पक्ष में मिल जायेगा। 
प्रियाँ मारूफ शत्रु की छावनी की ओर बढ़ा और मिरयाँ हुसेन उससे आ मिला । 
दोनों . की सम्मिलित सेनाओं, ने निश्शंक राजपूत सेना पर अ्रकस्मात्‌ 
झ्रोक़मण कर दिया और 'नर्ससहों और मारू बाजों के तुमुल नाद ने उनकी 
(राजपूतो के): चेतना के कानों से रुई हटा दी और राजपूत हताश हो, गये,॥ 
अ्रफगान प्रवल वेग से राजपूतों पर दूठ पड़े और बहुतों को घराशायो कर 
दिया। राणा को बहुत से घाव लगे, परन्तु वह युद्धक्षेत्र, से बचकर निकल 
झाया । जो राजपूत समरमूमि में रह गये, वह तलवार के घाट उतारे गये । 
इब्नाहीस ने मिर्या मारूफ तथा 'विश्वासघाती मियाँ हुसैन का स्नेह एवं कपा« 
पूर्ण शब्दों से सम्मान किया ।* पु ! 
४”. ४६. 'तारीख-ए-मलातीन-ए-अफगाना', बाकयात-ए-मुश्ताकी तथा 
'तारीख-ए-दाऊदी' के अतिरित झन्य किसी प्रामाणिक इतिहासकार ने 'इस 
अमियान का 'वर्णेन नहीं किया है। निजाम्‌द्दीत वदाऊेनी आर फरिश्ता 
इसके विपय में मौन है। राजपूतनगायाप्रों मे भी इसका ग उल्लेस नहीं है। 
भेवाड़ तया दिल्ली में बहुधा युद्ध हुआ करते थे, परन्तु उनके परिणामों 
को निश्चयपूर्वक नहीं जाना जा सकता क्‍योंकि राजपूत या मुसलमान 
कोई भी इतिद्ासकार अपने पक्ष को पराजित वबत्ताने को तंयार 


अफगान साम्राज्य--उत्थान और पतन श्प 


इब्राहोम श्रौर श्रफगान सरदार-अब इंब्राहीम ने सामंतों को समाप्त करने 
की चेप्टा की, परंतु उसके यह प्रयत्न स्वयं उसके विनाश के कारण बन गये। 
सामंतों के प्रति उसने जैसा निर्देयतापूर्ण व्यवहार किया, उसका वर्णन किया 
जा चुका है । वृद्ध मियां मुआ उसका कोप-माजन बना था, भर आजम हुमायूँ 
को उसने घोख से कारामार मे मरवा दिया था ) बड़े से बड़े सरदारों को भी 
जीवन का भय बना रहता था और सुलतान के क्रूर व्यवहार की शंका से दरिया 
खां, खान-ए-जहाँ लोदी तथा हुसत खाँ फरमूली ने स्पष्ट विद्रोह कर दिया। 
हुसैन ख्ला फरमूली को चामदेरी के कुछ मुसलमान सतों ने उसकी शब्या में मार 
डाला, इस निर्मेम हत्या से श्रफगान सरदार सुलतान के घोर शत्रु वन गये और 
उनकी उसकी घातक चालों का विश्वास हो गया । दरिया खां के पुत्र बहादुर 
खाँ ने मुहम्मद शाह की उपाधि घारण कर ली, अपने नाम के सिक्के ढलवाये 
और एक विशाल सेना एकत्र कर सुलतान के दमनकारी प्रयत्तों का सफलता- 
पूर्वक सामता किया ।/ दौलत खाँ लोदी के पुत्र के प्रति इब्राहीम के निर्देय 





न था। इग्राहीम तथा राणा के युद्ध के विषय में टॉड ने लिखा है; 
/साँगा ने अ्रपनी सेना को तैयार किया, जिसके साथ हू सेव रणभूमि 
में उपस्थित रहता था, और चैमूर के वशज के साथ युद्ध का भ्रवसर 
आने से पहले वह १८ संग्रामों मे विजय पा चुका था, जो दिल्ली तथा 
मालवा के शासकों के साथ किये गये थे। इनमे से बाकरोल तथा घटीली 
के युद्धों में इब्राहीम ने स्वयं उसका सामता किया था; धटोली के युद्ध में 
शाही सेना की बुरी तरह हार हुई और उसका खूब संहार हुआ तथा एक 
शाही-परिवार के शाहजादे को बंदी बनाकर चित्तौड़ में यश-लाम किया।” 
- टॉड ऐनिल्स एण्ड ऐन्टिक्विटीज ग्रॉव राजस्थान! क्रुक द्वारा संपादित 
३, पृ० ३४६ । * 
चारणों की गायाओ्रों मे राणा की जिन सामरिक सफलताओं का वर्णन 
किया गया है, तथा मुसलमान इतिहासकारों ने मी जो उसके सैनिक साधनों 
- की विशालता स्वीकार की है, उससे यह परिणाम बहुत कुछ ठीक जान पड़ता 
है कि अहमद यादगार ने जो दिल्ली की विजय का उल्लेख किया है, वह केवल 
अपने पक्ष का गौरव बढ़ाने के लिए कहा गया एक झूठ ही है! 


४७, मुहम्मदशाहू के पास एक विशाल सेना थी, जिसमे 'मखजन-ए- 
अफगाना' के अनुसार १,००,००० सैनिक थे; फरिश्ता ने लिखा है कि उसके 
अधिकार में उसके पिता की जामीर सम्मल तक थी । 


' डॉर्ने--मखजन! पृ० ७६ । 
ब्रि्ज--१, पु० ५६७। 


रा पि मध्ययुग का इतिहास 


व्यवहार से तो सामंतोका क्षोम चरम सीमा पर पहुँच गया। दौलत सा को 
शाही दरवार में बुलाया गया था, परंतु वह यह कहकर कि वह राज-कोप लेकर 
बाद में आयेगा, इस आ्राज्ञा को टाल गया झौर सुलतान का क्रोध शांत करने 
के लिए उसने अपना पुत्र दिलावर साँ दरवार में जेज दिया । सुलतान ने दिलावर 
खाँ को कारागार में ले जाकर दिवालों से ढंगे शाही बंदी दिखलाये श्रौर भय 
से काँपते हुए इस अफगान युवक को संबोधित कर सुलतान ने कहा, "देख ली 
तुमने मेरी आज्ञा की अवहेलना करने वालों की दशा ? ” इन अभथंपूर्ण शब्दों का 
मम समभक्कर दिलावर खाँ ने पूर्ण अधीन भाव से सिर झुका जिया और चुपचाप 
अपने पिता के पास भाग गया तथा उसको यह सारा वृत्तात सुना दिया। 
अपनी सुरक्षा के अति शक्तित होकर दौंसत का ने झपने युत्र दिलावर खाँ के 
हुयों काबुल के शासक बावर को हिन्दुस्तान पर भ्राक़म्ण करने का निमंत्रण मेज 


दिया [४ 


४८. इंस विषय में चा।र आधिकारिक लेखकों के विवरण परस्पर भिन्न है । 
मश्ुजन! (पृ० ७७) मे लिक्षा है कि दौलत खां ने गाजी सा तथा पंजाब के श्रन्य 
अमोरो के साथ मिलकर, आलम खाँ के हाथ बावर को आमत्रण मेजा । फरिश्ता 
ने केवल इतना ही लिखा है कि भ्रपेनी तथा अपने परिवार की स्‌ रक्षा के लिए 
संशक होकर दोलत खां ने सुलव(न के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और काबुल के 
मुगल शासक बावर को भारत विजय करने के लिए, आमत्रित किया। बाबर 
से पहले शाहजादा अलाउद्दीव (आलम खी), जो अपने भाई इब्राहीम के पास 
से भागकर काबुल मे रहने लगा था, मारत में क्या भौर दिल्‍ली की झोर बढ़ा, 
परंतु इत्नाहीसम ने उसको हरा दिया। 

भ्रहमद यादगार कर कहना है कि बाबर को भारत पर झाक्रमण करने 
का बुलावा देने के लिए दिलाबर खाँ को भेजा गया; बावर ने २,००० मुगल 
अश्वारोहियों के साथ जहाँगीर कली खाँ को मार्यो तथा घाटों की रक्षा के लिए 
मेजा + बुबवार, २ शब्वाल (जौलाई, १५२६ ६०) की वह रवाना हुआ और 
पेशावर पहुंचा । यहाँ दौलत खाँ ने उसको १०,००० सोने को अशरफियाँ तथा 
२० हाथी दिये । जब इब्राहिम की इन गतिविधियों की यूचना मिली तो उसने दोलत 
खाँ को इच्च मूर्छतापुर्ण पोजना का त्याग करते के लिए लिखा ) परंतु दौलत खां 
ने इब्राहीम को उत्तर दिया कि तेरे ही कर्मों के फल-रवरूप बाबर भारत में 
आया है। पंजाब पर अधिकार कर मुगल-सेना दिल्ली को शोर बढी जिसको 
विद्ोहियों ने थे र रखा था । मुगलो ने इतकी तितर-वितर कर दिया शोर बराबर 
इ्ाहीम लोदी के साथ भ्रतिम मूठमेड की तैयारियों भे जुट गया । 

तारोख-ए-सलातीन-ए-अफवाना! इलियट, ५,घू० २५०२७। 

पारोख-ए-खान-ए-जहाँ-लोदी' ने भी 'मखजन' के समान यही लिखा है 
कि बावर कौ बूलाने के लिए भालम खाँ को काबुल भेजा गया था। आलम खाँ 
एक सेना के साथ हिन्दुस्तान मेंजा गया और अन्य अफंगादों से अलग होकर 





प्रफगान साम्राज्य--उत्थान भौर पतन घ्द७ 


बाबर बहुत समय से हिन्दुस्तान की शस्य-श्यामला मूमि पर लोलुप दृष्टि 
गड़ाये हुए था; भरत. इस झामत्रण का उसने हादिक स्वागत किया | दौलत खाँ 
का उद्देश्य पंजाब में झपनी ही सत्ता स्थापित करना जान पडता है। अतः उसमे 
इब्राहीसम को हटाकर आलम साँ को सिहासतारूढ कराने के लिए बावर को 
बुलाया था और प्रकट रूप मे इसी उद्देश्य को सामने रखकर बाबर ने १५२४ ई० 
में काबुल से प्रयाण किया | वह लाहौर की शोर बढ़ा, जहाँ उसबग सामना 
युद्ध के लिए तैयार एक शाही सेना के साथ हुआ । यह सेना सरलता से पररत 
कर दी गई झौर लाहौर बावर के श्रधिकार मे श्रा गया। परन्तु दौलत खाँ 
को बावर की यह गतिविधि पंसद न श्राई और यद्यपि बाहर से वह पूर्ण प्रधीनता 
का भाव प्रदर्शित करता रहा, परंतु मन ही मन बाबर का साथ छोड़ने की 
योजना बनाने लगा । बावर को विश्वासघात की थोड़ी भी शंका न थी और 
दौलत खाँ पर विश्वास कर उसने उसको जालंधर और सुलतानपुर के सूबे सौप 
दिये थे । परंतु अपने द्रोहपूर्ण आचरण से दौलत खाँ को भ्रपमानित होना पड़ा । 
उसके सूबे उससे छीनकर उसके पुत्र दिलावर खाँ को दे दिये गये । भ्रव बावर 
ने इस बात की आवश्यकता भ्रनुभव की कि हिन्दुस्तान पर भ्राक्रमण करने से 
पहले उसको श्रपनी सेना को शक्तिशाली बना लेना चाहिए। जअत्त: पजाब के 
शासन की व्यवस्था कर वह काबुल लौट गया । बावर के लौटने ही दौलत खाँ 
ने दिलावर खाँ से सुलतानपुर का सूवा छीन लिया और आलम खाँ को 
दीपालपुर से निकाल दिया। झ्रालम खाँ बावर की सहायता प्राप्त करने के 
लिए काबुल पहुँचा । वाबर ने उसको इस शर्ते पर दिल्‍ली के सिहासन पर बैठाना 
स्वीकार कर लिया कि वह पजाब को पूर्णतया उसके अ्रधिकार में रहने दे । 
आलम खाँ ने शर्ते स्वीकार कर ली । बाबर ने भ्रपने सरदारो के लिए कुछ झ्रादेशो 
सहित झ्ालम खाँ को हिन्दुस्तान भेजा, परंतु दौलत खाँ ने उसको श्रपने पक्ष 
में कर लिया और बाबर के साथ की हुई संधि को मंग करने के लिए उत्तेजित 
किया । भ्रव इन दोनों ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया और रात में 
सुलतान की सेना पर झाक़़मण कर उसको बुरी तरह हरा दिया । परंतु 
दूसरे दिन सबरे सुलतान ने अ्रपने सेना को संघटित कर शत्रु दल पर प्रवल 





वह ४०,००० सैतिक लेकर दिल्‍ली की ओर बढ़ा । परंतु इब्राहीम ने उसको हरा 
दिया। भागे इस ग्रथ में पानीपत के युद्ध का वर्णन है । इलियट, ५, पृ० 
१०६-७ । 


एस्किन--हिस्ड्री झ्राव इण्डिया', १, पु० ४२७-३२। 


अध्याय १८ 


पूृव मध्यकालीन समाज और संस्कृति 


भारत में इस्लामी राज्य--“तुम लोक-कल्याण के लिए एक राप्ट्र 
बनी" यह कुरान का पवित्र आदेश है। झरव का पेगम्बर एक नये धर्म-मत का 
संस्थापक मात्र न था, अपितु एक सैनिक-राप्ट्र का जन्मदाता भी था, जिसने 
उसकी मृत्यु के पश्चात दुर्देम्य शक्ति संचित कर ली । पेगम्बर साहब के अनुयायी 
“काफिरो' के विरुद्ध युद्ध करना अपना सर्वोच्च घामिक कर्तव्य मानने लगे, झौर 
अपने धर्म के प्रसार के लिए निरन्तर युद्ध करते रहे। इन युद्धों में उनकी 
विजय के कारण, जैसा कि भ्रो० मार्गोलिञ्थ ने कहा है, तीन थे--वैशानिक युद्ध- 
प्रणाली, अनुशासन एवं उत्साह ।* स्वयं पैगम्बर युद्ध-कला में निष्णात था 
और अपने जीवन-काल में उसने भ्रनेक युद्धों का सफल संचालन किया था। 
मुसलमानों की दिनचर्या में ५ वार की नमाज एवं रमजान जैसे उपवासों मे 
उनके जीवन को भ्रनुशासित कर दिया था । पैग्म्वर साहब का प्रत्येक अनुयायी 
अपने को संसार,में श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण ईश्वरीय कार्य सम्पन्न करने के लिए भेजा 
गया ईएवर का दूत समझता था, जिससे उसको अदम्य उत्साह प्राप्त होता था। 
उत्तर-कालीन मुसलमान विधि-निर्माताओ्रं ने स्पष्ट रूप से यह सम्मति प्रकट 
की कि मुसलमानों का सैतिक संघटन 'काफिरों' के विरुद्ध जिहाद” कर 'दरुल 

१. मार्गोलिग्रथ---मोहम्मदनिज्म' पृ० ७५। 

२. द्वाज--डिक्शनेरी झॉँव इस्लाम! पृ० २४३। 

खुंदोबख्श--भोरियन्ट अन्डर दि केलिपस” पु० २७७। 

"जिहाद! उन लोगों के विरुद्ध धर्म-युद्ध है जो मुहम्मद के मत में विश्वास 
नहीं करते) यह कुरान में तथा परम्परा द्वारा निर्दिष्ट एक ऐसा पवित्र आदेश 
है जो इस्लाम के प्रचार तथा मुसलमानों से वुराइयाँ दूर रखने के लिए निवद्ध 
किया गया । 

हा,ज--डिक्शनेरी प्रॉव इस्लाम! पु० २४३-४८। 

, गयास-उल-लुगात' के अनुसार दारुल हवं” वह काफिर देश है जिस पर 
इस्लाम का अधिकार नहीं हुआ है। 

'दारुल इस्लाम' वह देश है, जहाँ इस्लाम के आदेशों का पूर्णतया पालन 
होता है 

हा,ज--पृ० ६६, ७० । दि एन्साइकलोपीडिया झाँव इस्लाम पृ० ६६१७-१८ । 

श्प्छ 


४६० मध्ययुग का इतिशास 


हब” (काफिर-देश) को 'दास्ल इस्ताम' (मुसलमान-देण) बनाना था | विजित 
जातियाँ पुर्णतया इन विजेताओं की कृपा पर अवलम्बित रहती थीं और यद्यपि 
स्वद्न पैगम्बर ने ईसाइयों तथा यहूदियों के प्रति सहृदयतापूर्ण व्यवहार रखा 
था,' परन्तु उसके अनुयायियों ने इस्लाम को न भाननेवाले सभी वर्गों के 
लोगों का कठोर दमन करना भ्रारम्म किया | पराजित शब्रुओं के प्रति यह लोग 
अत्यन्त निदेयता का व्यवहार करने लगे; वह या तो मारे जाते, श्रथवा इस्लाम 
स्वीकार करने के लिए बाध्य किये जाते या एक प्रकार का कर देना स्वीकार 
करने पर 'जिम्मी' की स्थिति मे रखे जाते । प्रो० मार्गोलिञ्थ के शब्दों में पंगम्बर 
ने रचतात्मक राजनीति में “आश्चित सस्प्रदायों' की स्थापना का प्रयोग किया था, 
जिसके अनुसार जनता के वर्गे-विशेष को एक विशेष स्थिति में रखा जाता 
और कुछ शर्तों पर जीवित रहने दिया जाता था ।* 'काफिरों” पर कठोर प्रति- 
बनन्‍्ब लगाये जाते थे; सलीफ़ा द्वितीय उमर के एक झादेश के अनुसार ईसाई 
अथवा यहूदी व्यापारियों पर मुसलमान-व्यापारियों को श्रपेक्षा दुगना कर 
लगाया जाता था।" तबरी के ऐतिहासिक लेखों भे खलीफा अल-मृतेवविकल 
द्वारा प्रचारित एक आदेश का उल्लेख है जिसमें ईसाइयों के वस्त्रो एवं उनके 
द्वाण प्रयुकत घोड़े की काठियो का निर्धारण किया गया था। क्रेमर ने ऐसे ही 
एक अ्रन्य आदेश का उल्लेख किया है, जिसके अनुसार मुसलमानों से भिन्न 
लोगो को राजकीय पदों पर नियुक्ति का निषेध किया गया था ।' घारमिक उत्साह 
एवं राजनैतिक आवश्यकताओो से उत्पन्न असहिष्णुता की यह भावना उन 
संस्थाओं में पूर्णतया प्रतिफलित हुई, जिनकी स्थापना खलीफाओों ने अपने 
अधोन-प्रदेशों के शासन के लिए की; बाद में समरत मुसलमान-जंगत ने इन 
संस्थाओं को अपनाया । कद्टर विधिज्ञों के झ्नुसार राज्य की श्राय के साधन 
यह थे---(१) “जजिया', जो काफिर' प्रजा पर लगाया जाता था, (२) 
'उश्र" जो राजकीय भूमि प्राप्त करमेवाले मुसलमानो पर लगाया जाता था 
और उपज का है होता था; (३) व्यापार पर कर; (४) प्रजा से वगुल 
३. मदीना मे यहूदियों के प्रति पैगम्बर का व्यवहार यहाँ उल्लेखनीय है। 
अमोर अली---दि स्पिरिट आँव इस्लाम” पृ० १७५, २४५। 
होगार्थे---४ हिस्द्री आँव अरेविया' पृ० ४१-४२॥ 
४. मार्गोलिअ्य--अर्ली डिवलप्मेंट झोँव मुहम्मदनिज्म” हिचर्दे लेक्चर्स--- 
पू० ६६ ! 
५, वही-ु० ६६। 
६, झोरियन्ट अन्डर दि कैलिपस--यू० २११३ 
७. 'उश्र' सुसलमान-राज्य को दिया जानेवाला रैक भाग है। 


पूर्व मध्यकालीन समाज झौर मंस्कृति बह 


की गई प्राकृतिक उपज; (५) विदेशी राज्यों से मेंट; (६) युद्ध में लूढ से 
प्राप्त सम्पत्ति का ; (७) तथा 'सिराज, जो उन मुसलमान-भिक्न लोगों से 
लिया जाता था जिनके पास भूमि होती थी। खिलाफत के समस्त पदा- 
घिकारी मुसलमान होते थे भोर यह लोग विधियों के सहार एवं भन्यायपूर्ण 
रुप से उनके भधिकार छीनने की नीति का अवलम्बन करते थे। यह 
नीति भंततोगत्वा मुमलमान-सा म्राज्य के लिए घातक सिद्ध हुई। क्रेमर महोदय 
ने ठीक ही लिखा है कि “कट्टर “उलमा' एवं जनता के आदर्श इस धर्मात्मा 
शासक (द्वितीय उमर) ने उस युग के स्वमाव के विपरीत पड़नेवाली दशाझरों 
को पुन. स्थापित करने का प्रयत्न कर भ्रपने राज्य की नीव ही नप्ट कर दी ।"* 
अन्य देशों मे मी जिन मुसलमान शासकों ने ऐसी नीति का श्रनुसरण किया, 
उन्हें भी यद्दी फल प्राप्त हुआ । 
मारत में मुसलमान-अआाक्रमणो के साथ एक नये युग का उदय हुआ। 
भारत में मुसलमानों की राजबैतिक विजयों के इतिहास का पिछले परिच्छेदों मे 
वर्णन किया जा चुका है। झ्राठवी शताब्दी के प्रारम्म में मारत में सर्वप्रथम 
अरबों का झ्रागमन हुप्ला; श्ररव लोग बाद में भ्रानेवाले तुर्कों से कही श्रधिक 
सम्य एवं सुसस्कृत थे । इस समय हिंदू-समाज का वह वर्ग, जिसफो इन विदेशी 
प्राक्रमणों के झ्राघात केलने पड़ें, क्षीण-बल हो चुका था। हर की मृत्यु के 
पश्चात्‌ भारत में श्रनेक छोटे-छोटे राज्य बन गये थे, जो सदेव पारस्परिक 
कलह एवं ईर्पा से जलते रहते थे। परन्तु राजनेतिक दृष्टि से शवित-हीन 
होने पर भी भारत की दार्शनिक एवं श्राध्यात्मिक महानता झअक्षुण्ण थी श्रौर 
जब अरव-निवासी हिंदुश्रीं के सम्पर्क में श्राये, तो वे हिंदुओं के दार्शनिक विचारों 
की गम्मीरता एवं श्रेष्ठता से प्रमावित हुए बिना न रह सके । इस विविध 
भावमयी भ्राश्चर्यकारिणी भत्यन्त उच्च संस्कृति के सामने उनको अ्रपनी संस्कृति 
तुच्छ प्रतीत होने लगी। अभ्रलवरूनी ने हिंदू-समाज का अपनी आ्ाँखो देखा 
सजीव वर्णन क्रिया है श्रोर उसके वर्णन से हम तत्कालीन हिंदू-समाज में विकसित 
सम्यता की श्रेप्ठता का कुछ अनुमान लगा सकते है। परन्तु इस गमीर 
दाशंनिक एवं घामिक वृत्ति ने हिंदु-समाज को राजनीति की ओर से उदासीन 
बना दिया और परिणामतः उसकी उस व्यावहारिक सक्रियता की शक्ति एवं 


८. खिराज' मूलतः मुसलमान भिन्न जातियों से प्राप्त होनेवाली भूमि के 
लिए मेंठ थो, परन्तु अब यह शब्द मूमि-कर के लिए प्रयुक्‍त होता है--ह्य,ज-- 
प्‌ृ० ६५५, २६६ । 

£. देलिए---क्रेमर का खिलाफत का वर्णत झरियन्ट अन्डर दि केलिप्स' 
प्‌० र२श्व-४०। 


भ६२ . भध्ययुग फा इतिहास 


कौशल को दवा दिया, जिसका अवलम्वन बरतने से ही बह तुर्क जैगे प्रबल शम्रुप्रों 
से लौहा ले मकता था। मारतीय रामाज के. बहुत बड़े भाग ने इन प्रसंस्य 
श्राग्रंताओों व प्रतिरोध करने में कुछ भो उत्साह प्रदर्शित न किया था; 
बहू शान्त, गंभीर िराणा में पड़ा हुआ इनको मनमानी करने देता रहा शौर 
जब प्र सलमानों का भारत में प्रवेश हो गया, वह भी इनके प्रति ऐसी ही उपेक्षा 
को व्यवहार करने लगे । भारत का योद्धा-यर्ग, जो वीरोचित उदारता, युद्ध मे, 
सच्चाई एवं सम्मान को भावनाप्रों की गंभीरता के लिए संसार के इतिहास 
में प्रद्धितीय था, पारस्परिक कलहों से छिप्त-विच्छितत होकर कमी शत्रु का 
सामूहिक दप से सामदा न कर सबंग | परिणामतः राजपुतों को पराजित होना 
पड़ा, उनकी राजनैतिक शवित समाप्त हो गई भौर विदेशी विजेताशों ने उनकी 
गौरवशाली वश-परपरा पर कुछ भी ध्यान न दिया ) परन्तु यह विजप केवल 
भौतिक विजय थी बसी ही जैसी कि रोमवालों की यूनान-विजय । भारत की 
शमुद्ध श्राध्यात्मिक परंपरा श्रक्षत रही भ्रोर विजेता तुर्कों के प्रति हिंदुओं के 
मन में सहज घृणा ने जन्म लिया, क्योकि उनके पास ने तो कोई ऐसी संस्कृति 
थी, जिसका वह झमिमान कर सके भौर न उनमे सच्चा धर्मोत्साह हो था; 
उनका युद्धोत्साह मूति-पूजा के प्रति घृणा के माव से जितना उत्तेजित होता 
था, उतना ही घन-लोलूपता से भी । मुसलमान-पर्म की सरलता को बहुत से 
लेखक वहुत महत्त्व देते हैं, और उतवग कहना है कि इसकी बुद्धिल्मराह्मता एंवं 
समान-वंधुता के श्रादर्श ने स्वार्थंपरता के कारण झभिजात-वर्ग द्वारा दबाये 
गये कुछ वर्गों को हिंदुओं को बहुत झाकपित किया ।" यह्‌ सत्य है' कि घामिक 
विधि-विधानों की जंठिलता से सर्वथा मुक्त इस्लाम-धर्म को समभने के 
बौड़िक शक्ति की अधिक आवश्यकता नहीं होती, भौर इसके मूल-सिद्धान्त 
,सर्वेत्र मात्य मो हैं ) परन्तु, मुसलमान-धर्म का झाधारमूत एकेश्वरवाद का सिद्धान्त 
हिंदुओं को अ्ख्व के दैगम्वर से बहुत समय पहले से ही सुविद्दित था। यह सिद्धान्त 
उपनिपदों में स्पप्टतया प्रतिपादित है भौर विभिन्न मक्ति-मार्गों में, जिनमें से कुछ 





१०, श्रार्नाल्ड---दि प्रीचिंग आऑँव इस्लाम--पू० ४१३॥+ 

फारक्हर का कहना है कि १४०० ई० से पूर्व मारतीय साहित्य में इत्ताम 
का प्रभाव दिखाई नहीं देता | उसने १३५० ई० से इसके भ्रमाव की प्रारम्भ 
भाना है। १३०० ई&० से पूर्व तो इसके प्रभाव का प्रारम्म नहीं माना जा 


सकता। - ड रे 
छत आयटलाइन ऑँव दि रिलिजेस लिटरेचर आॉँद्‌ इण्डिया पु० २५४ । 


शहर मध्ययुग का इतिहास 


तथा इसी प्रकार के अन्य प्रलोमनों के वशीमृत होकर इस्लाम-धर्म ग्रहण कर 
लिया । विपुन प्रभाव एवं शवित के नियन्‍्ता मुसलमामों के दे सिक सम्पर्क में 
औआने के कारण भी बहुत से लोगो ने उनका धर्म ग्रहण कर लिया, पर्तु 
इस प्रकार की श्रद्धा बहुत से लोगों मे केवल दिखावे मात्र के लिए रही 
होगी।* कुछ लोग, हिंदू समाज में अपनी निम्न स्थिति से क्षुब्ध होकर मुसल- 
मान बने होंगे, परन्तु ऐसे लोगों की सख्या श्रधिक न रही होगी । ऐसे लोग 
बहुत ही कम थे जिन्होंने इस्लाम के सिद्धान्तों से प्रभावित होकर उसको 
अपनाया हो, क्योंकि हिंदुओं के हृदय मे अपनी स्वतंत्रता के श्रपहरणकर्ता एवं 
अपने धर्म का घोर अ्रपमान करनेवाले इन विदेशी आगतुकों के लिए घृणा 
का ऐसा तीक् भाव उत्पन्न हो गया था, जो पद श्रयवा घन के प्रलोमन से 
शांत न हो सकता था। हिंदुओं में पुराण-पंयो भावना इतनी गहरी जड़ जमा 
चुकी है कि आवुनिक काल तक में, जब कि समाज के निम्नवर्गीय लोगों में 
बर्ग-वेतना सजग हो गई है, इन निम्नवर्गीय लोगों द्वारा इस्लाम-ग्रहण करने 
की घटनाएँ बहुत कम होती है, जबकि यह लोग मली भाँति जानते है 
कि मुसलमान हो जाने पर थे मुसलमान जाति में उच्चतम वर्ग के 
लोगों के साथ समानता प्राप्त कर सकते हैं। लगमग पाँच शताब्दियों 
तक हिंदू और मुसलमान एक ही राज्य मे सर्वथा भिन्न वर्गों के रूप 
मे रहे है। हिंदुओं को धामिक एवं राजनतिक कारणों से मुसलमानों 
के अप्तंझ्य अत्याचार सहने पड़े, परंतु जिन हिंदुप्नों में पौरष और 
प्रराक्रम सर्वेया विलुप्त व हो गया था, वे निरन्तर उनका कड़ा विरोध 
करते रहे। स्वेच्छा से कमी किस्ती हिंदू ने मुसलमान राज-परिवार 
के साथ विवाह-संवव किया हो, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। 
चौदहवीं शताब्दी मे तुगरिल शाह ढाया याणामल मदूदी की कन्या के बलात्‌ 
“प्रदि कोई व्यक्ति अ्यवा वस्तु अशुद्ध हो गई हो तो वह या यह (वस्तु) 
शद्धता प्राप्त करने का प्रयत्न करती है। उनके किसी ऐसे व्यक्त का स्वागत 
करने की आज्ञा नहीं हैं जो उनसे संबंधित न हो, चाहे वह इसका भ्रमिलापी 


कः ट 
क्यों न हो, भौर उसका उनके घर्म की शोर भुकाव क्यों न हो। इससे भी 


उतके साथ किसी प्रकार का संवंध असमव हे, भौर वह उनके भौर हमारे वीच 
सबसे वड़ी खाई है।” सखाउ--श्रलवरूती का भारत पू० १६-२०१ , 

१३. अकबर के समय में राजा मानभिंह तया दोडरमल ने दीन-इलाही” 
स्वोकार नहीं किया था ! प्रकवर का संबंधी होते हुए भी राजा मानसिह ने 
'दीन-इलाही' स्वीकार करता स्पप्ट एव कठोर शब्दों में अ्स्वीकार कर दिया भौर 
अबुल फजल ने लिखा है कि टोडरमल पर इस्लाम का कुछ भी प्रमाव न 


पड़ सका था । 


पूर्व मध्यकालीन समाज और संस्कृति ४६५ 


अपहरण ने अत्यन्त कटु मावनाएँ पैदा कर दी । इस विवाह ने हिंदू-मुसलमानों 
में ऐक्य लाने की अपेक्षा पारस्परिक विरोध को ही उत्तेजित किया और इस 
विवाह-संबंध से उत्पन्न फौरोज तुगलक जैसे धर्मान्ध के रूप में हिंदुओं को अपने 
धर्म का कदूटर विरोधी ही मिला । 

मारत मे मुसलमान राज्य धर्मप्रधात ही बना रहा। मुसलमान शासक 
के रूप में सौजर तथा पीप दोनों एकत्र हो गये थे, परन्तु धार्मिक विषयों मे उस 
अधिकार शरियत द्वारा पूर्ण रूप से नियन्त्रित थे । मुसलमान आ्राचार्य कहते थे कि 
“बह पृथ्वी पर ईश्वर की छाया है, जिसकी शरण में हम जीवन की भ्रदुष्ट घट- 
नाओ से दुख पाकर दौड़ पडते हैं ।/* परन्तु उसका काम केवल' ईश्वरेच्छा को 
कार्यास्वित करना है भ्ौर उसके शासन के नियम धर्मं-विधान पर आश्रित होने 
चाहिएँ। ऐसी स्थिति में शासन-तन्त्र में धर्माचार्यों का भ्रत्यधिक प्रमाव होना 
स्वाभाविक था । हिन्दुस्तान के मुसलमान शासक ने स्वयं सं्रमु थे; वह अपने 
नाम के सिक्के ढलवाते और खुतबा” पढ़वाते थे । यद्यपि ईल्तुतमिश, मुहम्मद 
तुगलक तथा फीरोज -तुगलक ने श्रवश्य खलीफा से अपने अधिकार की स्वीकृति 
प्राप्त की थी। राज्य सैनिक-वर्ग पर आधारित होता था, जिनमें से श्रधिकाश 
'दीन' के अनुयायी होते थे । 'उलमा' लोग दीन” के इन सँनिकों को यह्‌ कहकर 
इस्लाम की पवित्र ध्वजा के नीचे रहकर युद्ध करने के लिए उत्तेजित करते 
रहते थे कि समर-मूमि में धर्म के लिए प्राण-त्याग करने से उतकी वलिदानी 
का सम्मान प्राप्त हीगा । साहसिकता से प्रेम तथा धन-प्राप्ति को आशा के अति- 
रिक्त धार्मिकश्षेत्र मे यशोपाजन की लालसा से भी झनेक उत्साही मुसलमान 
धर्म के लिए प्राणों को संकट में डालने के लिए प्रस्तुत रहते थे। ऐसे राज्य 
में स्वमावतः ,उलमा' का भ्रभाव अपरिमित रहा। मूति-पूजा का विनाश, इस्लाम 
के झतिरिक्त भन्‍य सब घर्मं-मतों की समाप्ति, काफिरों, को मुसलभान बनाना--- 
यह शभ्रादर्श मुसलमान-राज्य के कर्तव्य समझे जाने लगे । अधिकांश मुसलमान 
शासकों ने अपनी शक्ति एबं परिस्थितियों के अनुसार इन कर्तव्यों को निभाने 
का प्रयत्न किया भौर जो शासक 'उलमा' की आशाओं को प्रू्ण कर सके उनका 
मुप्तलमान इतिहासकारों ने, जो अधिकतर “उलमा' वर्ग के होते थे, खूब गुण- 





१४. टॉमसन--प्रेविटकल फिलोसोफी आाँव दि मुहम्मडन पीपुल' पू० 
३७७ (यह 'अखलाक जलाली' का अनुवाद है।) 

अमीर अली---दि स्पिरिठ आँव इस्लाम प्‌ृ० २६१३ 

इसने इमाम फखरुद्दीन के शासक एवं शासितों के पारस्परिक अधिकारों 


सम्बन्धी विचारों का उद्धरण दिया है। सरकार स्टडीज इन मुगल इण्डिया! 
भी देखिए । 


हे मन््ययुग का इतिहास 


गान किया। परन्तु भारत के प्रारम्मिक मुसलमान शास्तकों में अलाउद्दीन ही 
ऐसा निकला जिसने स्वेथा नवीन मार्ग अपनाया । भ्रकवर के समान बह भी 
शासन-तन्त्र में धर्माचायों के हस्तक्षेप का विरोधी था । उसके राजनैतिक विचार 
उसके उन शब्दों में स्पप्टतया व्यवत हुए हैं, जो उसने राज्य में शासक की वैधा- 
निक स्थिति पर परामश लेते हुए काजी मुगीस से कहे थे । घामिक हस्तक्षेप से 
शासन-तन्त्र की दुरावस्था से भलो भाँति परिचित होने के कारण उसने शासक- 
पद के विषय में एक नवीन सिद्धान्त का प्रतिपादन किया और स्वयं को सांसारिक 
विषयों मे ईश्वर का दैसा ही प्रतिनिधि बंतलाया जैसा कि आध्यात्मिक क्षेत्र 
में पुरोहित समझा जाता है। जनता ने भी उसके सिद्धान्त को निविरोध 
स्वीकार कर लिया, वर्योंकि उस समय देश का शासन-सूत्र सेमालने के लिए 
श्रलाउद्दीन जैसे शक्तिशाली व्यवित क्री नितांत आ्रावश्यकता थी, जो मंगोलों 
के अत्याचारों से निरीह जनता को सुरक्षित रख सके और देश में शाति स्थापित 
कर सके । मुहम्मद छुगलक के बुद्धिवाद ने तो उलमा को उसका घोर विरोधी 
बना दिया जिसका परिणाम यह हुआ्रा कि 'उलमा' ने उसकी किसी गोजना 
को सफल न होने दिया। मुहम्मद के निर्दीर्य उत्तराधिवगरी के शासन-काल में 
'उलमा' की शक्षित पुनः बढ़ गई भौर, उन्होंने उससे शासन-तन्त्र को पुर्णतया 
धर्म-प्रमाबित वना दिया । राज-करों को कुरान के आदेशों के अनुसार घदाया 
गया" प्रौर काफिरों का दमन करने मे राज-कर्मचारियों से पूरा-पूरा लाग 
उठाया गया ) फीरोज की मृत्यु के पश्चात्‌ साआज्य में फैली भ्रव्यवस्था के दूर 
होते ही 'उलमा' का भी पुनः प्रभावोत्क॑पे हुआ भौर सिकल्‍्दर लोदी के शाप" 
काल में हिंदुओं का खूब दमन किया गया । इस प्रकार पूर्-मव्यकाल में उलेगा 
का शासन-तन्त्र से बहुत प्रभाव रहा । सचमुच उनके परामशों की अवहेलता 
करने तथा घर्म-विधि को छोड़कर स्वतन्त्र रूप से शासन की नीति निर्धारित 
करने के लिए बहुत दृढ़ संकल्पो शासक की आवश्यकता थी. यह अस्वीकार 
नही किया जा सकता कि शासन-तन्त्र में 'उलमा' का हस्तक्षेप राज्य के लिए 
बहुत हानिकारक हुआ | 
मुसलमानों के भ्रतिरिवत दूसरी जातियों 
बन्ध लगाये गये थे । बलातू धर्मे-परिवर्तन 
से दिया गया था, परन्तु झनवरत युद्धों एवं मंगोलो 


में पर राज्य फी भोर से धनेक प्रति- 
न कराने का भादेश भी राज्य की भोर 
गो के उपद्रवों का दमन करने 





शाही', इलयिट हे। 7९.९ ७७ 


५. फनुहात-ए-्फीरोज शा 
कद कीरो अयाग वि० बि० हस्तलिपि पूृ० ११८ । 


'सोरत-ए-फीरोज शाही प्रय 


पूर्व मध्यकालीन समाज और संस्कृति ४६७ 


में व्यस्त रहने के कारण राज्य इस आदेश का नियमित रूप से पालन न करवा 
सका । मुसलमान-भिन्न जातियों को “जिम्मी' कहा जाता था और इन्हें अपने 
जीवन तथा सम्पत्ति को रक्षा के लिए जजिया' नामक कर देना पड़ता था (६ 
मह एक प्रकार से सैनिक सेवाओं से मुक्ति के वदले मे लिया जाता था । शरियत्त 
में बिनम्नता एवं आज्ञाकारिता को यह इन लोगों का कर्तव्य बताया गया है। 
क्रान वलात्‌-धर्म परिवर्तत कराने की स्वीकृति नहीं देती । उसमे लिखा 
है कि “धर्म मे किसी प्रकार का बलात्कार नही होना चाहिए। क्या तू लोगों को 
श्रद्धालू बनने के लिए बाध्य कर सकता है ? ईश्वर-प्रे रणा के बिना कोई श्रद्धाल्‌ 
नहीं बन सकता ।” झार्नल्ड ने यह स्वीकार किया है कि मुंसतमान-शासित 
राज्यों में इौसई सम्प्रदायों एवं वर्गों के अस्तित्व से यह सिद्ध होता है कि 
उनके प्रति सहिष्णुता प्रदर्शित की गई भर उन्हें यदि कमी दण्ड सहने मी पड़े 
तो बहू धामिक नोति के कारण नही अ्रपितु किन्ही विशेष तात्कालिक कारणों से 
१६, हनफी घर्मं-शास्त्रियों के अनुसार मुसलमान-मिन्न जातियों को अपने 
प्राणों की सुरक्षा के लिए 'जजिया' देना पड़ता है। एंगताइदीज---दि मुहम्मदन 
थ्योरीज झ्रोव फाइनान्स, ७०, पू० ३६८, ४०७। यह कथन पूर्णतया स्वीकार्य 
नही है| ठोक मत यह है कि जिम्मियोंपर यह एक प्रकार का सैनिक-कर है 
भिन्न मतावलम्बियों पर, जो आन” का अ्रधिकार चाहते हों, मुसलमान- 
शासक का 'जजिया' कर 824 क्रात के एक झ्रादेश पर भ्राधारित है-- 

“जिनको धर्म-प्रय दिये जा चुके हीं, उनमें से ऐसे लोगों से, जब तक कि वह 
अपने हाथ से मेंट न दें पौर नम्र न ही जाये, तब तक युद्ध छेड़ो, जो खुदा या 
फंमामत में विष्याम गही करते, तथा उन बातों को त्याज्य नहीं मानते जिनको 
जुदा श्रौर उसके पैगम्बरों ने त्याज्य माना है श्ौर जो सत्य-घर्म को स्वीकार 
नहीं करते ।” हि 

हा,ज--डिवशनरी झ्लॉव इस्लाम पू० २४८। 

१७. कुरान के १०६ अध्याय में पैगम्बर साहब ने कहा है-- 

“झो अविश्वासियों ) मैं उतको उपासना नहीं करूँगा, जिसकी तुम करते 
हो; नहीं तुम उसकी उपासना करोगे, जिसकी में करता हूँ । तुम्हारा भ्रपना धर्म 
है श्लौर भर अपनी 7 

सेल--अल कुरान--पूृ० ५०३॥ 

प्रैगम्बर ने कहा है; “जो तुम्हारा त्याग करें, उनके साथ लगे रहो; अपने 
हृदय से सच बोलो; जो भी तुम्हारे साथ बुराई करे, उसके साथ मलाई करो ।” 
आर्नाल्ड--दि प्रोचिंग श्रॉव इस्लाम! पु० ४२० | 

पंगम्बर ने स्पप्ट कहा है कि महूदियो तथा ईसाइयों के धर्म में तब तक हस्त- 
क्षेप न किया जाय जब तक वह कर देते रहे । 

जिम्मियों के विषय में देसिए---ह्यज डिक्शनरी ग्राव इस्लाम! 
प्‌ृ० ७१०-१३॥ "किक 

एस्साइवलोपीडिया भाव इस्लाम पु० ४२०१ 

फा० ३२ 


ष्ह्ड मध्ययुग का इतिहास 


सहने पड़े ।/ झमौर अली ने भी अपनी पुस्तक “दि स्पिरिट झँव इस्लाम” मे 
इस कथन की पुष्टि को है।'' ऐसा स्पप्ट रूप से प्रतीत होता है कि पैंगम्बर ने 
इस्लाम स्वीकार करवाने में बल-प्रयोग का निपेव कर उपदेश एवं प्रचार का 
आदेश दिया था, परन्तु उसके घर्मन्मित्त अनुयायी उसकी भआराज्ञाओं को मूल गये ।* 
इनके द्वारा मुसलमानों के अतिरिक्त जातियों पर घोर अत्याचारों के उदाहरण कम 
नही है । उनको सेना में भर्ती न होने दिया जाता था, चाहे वे कितना भी चाहें 
उनको थोडा भी सार्वजनिक रूप मे अपने धार्मिक क्रिया-कलापों को करने की 
आज्ञा न थी और ऐसे भी दृष्टात मिलते है जब इस निधेध का उल्लघन करने- 
बालों की प्राणों से हाथ घोने पडे ! अनेक मुसलमान-शासक इतने धर्मात्थ' 
थे कि वह नये मंदिरों का निर्माण और पुरानों की मरम्मत न होने देते थे और 
सिकन्दर लोदी जैसे शामकों ने तो ञ्र नेक मदिरों का विध्वल भी करवाया। 
भारत मे पूर्व मध्यकालीन मुसलमान-शासकों के समय में धारभिक सहिष्णुता 
का भाव साधारणतया भुला दिया जाता था और मुहम्मद तुगलक जंसे 
शासक को इस्लाम कौ प्रतिप्ठा गेंवानेवाला वतलाकर 'उलमा” बर्ग दोपी 
ठहरा देता था । कट्टरपथी यही चाहते थे कि घम्म-विहित नियमों का अ्रक्षरश: 
पालन किया जाये, भले ही उसका कुछ भी परिणाम हो । 
जनता पर प्रभाव--इरलामी-राज्य ने शासक-वर्भ के लोगों मे विलासिता 
को प्रोत्साहित कियो। राज्य के प्रधान पद मुसलमानों के भ्रधिकार में रहते 
थे और उच्च पद प्राप्त करने के लिए योग्यता की इतनी आवश्यकता न 
होती थी, जितनी कि सुलतान को कृपा की, क्योंकि वही स्वेच्छा से नियुक्तियाँ 
करता था। सरलता से विपुल सम्पत्ति प्राप्त हो जाने तथा शाही दरबार के 
विला/सितापूर्ण उत्सवो में भाग लेते रहने के कारण पदाधिकारियों में ्रनेक 
दोप उत्पन्न हो गये थे श्र चौदहवी शताब्दी केः अत तक मुसलमानों में पहले 
जैप्ती शक्ति एवं पौर्पष न रह गया । ईल्तुतमिश, बलवन, अलाउद्दीन जंसे 
प्रारम्भिक मुसलमान शासकों की सेवा मे रहनेवाले मुसलमान धर्म पर 
प्राण स्योछावर करनेवाले वोर सेनिक थे, परन्तु उनके वंशज, जिनमे न अपने 
यूवेजों जैसा यूद्वोत्साह रह गया था और न योग्यता ही, उस्त उच्च स्थिति से 
पतित होकर निर्वा्य वन गये थे । राज्य द्वारा उनके प्रति पक्षपात ने उनकी 
03:02 कद 2 ले अर 
१८, आर्नल्ड---प्रीचिंग ऑँव इस्लाम, पृ० ४२०।॥ 
१६. झमीर प्रती--दि स्पिरिट आँव इस्लाम पु० २४६-४८। है 
२३०. आावुनिक काल में प्रफयान सरकार ने मौलवी नियामत उल्लाह को 
नास्विक विचारों के लिए पत्थरों की मार से मरवाया था । 
२१- 'कतूहात-ए-फोरोज शादी, इलियट, ३, प० ३८०-८१३॥ 


पूर्व मध्यकालोन समाज और संस्कृति ४६६ 


स्वावलम्बन-बृत्ति को समाप्त कर दिया था और उनके लिए राज्य द्वारा 
'खानकाहों' (सदावर्तो) की स्थापना से, जिनका इब्नवतूता तथा शम्स-ए-सिराज 
अ्रफीफ ने विस्तृत वर्णव किया है, उनको आजीविका उपार्जन करने की भी 
आवश्यकता न रह गई और आत्म-सम्मान, पौरुष अ्रयवा साहसिकता से हीन 
होकर यह लोग राज्य के लिये भार स्वरूप वन गये । सख्या मे कम होने के कारण 
मूसलमान कठोर श्रम से भी बच जाते थे; कठोर श्रम करना तो मुसलमान से 
मिन्न जातियों के निरीह कृषकों के भाग्य में ही बदा था । वह मूमिपति थे झौर 
राज्य को उन्हे केवल 'उश्र' (ह४ भाग) देना पडता था; इस प्रकार बह 
सरलता से उन सुखों का उपभोग कर सकते थे, जिनकी मुमलमानेतर लोगों 
को कल्पता भी न हो सकती थी । हिंदुओं पर मुसलमान-प्रमुत्व का दूसरा ही 
प्रभाव पडा । वह प्रतिबन्धों के मार के नीचे कराहते थे । चारो ओर से भ्रद्ध- 
पराजित एवं विरोघी जातियों से घिरे होने के कारण मुसलमान-शासक 
हिंदुप्नों के विद्रोहों एवं पड्यन्त्रों से सदेव सतर्क रहते थे और इसका परिणाम 
यह हुभा कि उन्होने हिंदुओं का दमन करने के लिए कठोर नीति अपनाई। 
उन पर उनकी सामर्थ्य से अधिक कर लगाये गये; जिया बर्नी लिखता है कि 
अलाउद्दीन ने दोग्नाव के हिंदुओं से उपज का ५० प्रतिशत कर के रूप 
में बसूल किया। इस इतिहासकार ने मध्यकालीन घमर्मान्व व्यक्ति के समान 
अत्यन्त हँपित होकर हिंदुओं की विपन्नता, दुर्भाग्य एवं अ्रपमानित प्रवस्था 
का वर्गत किया है । उतके पास घन सचित करने के कोई साधन न रह गये 
थे प्रौर उनमें से अ्रधिकाश को निर्धेवता, श्रमावो एव आजीविका के लिए निरन्तर 
संघ में जीवन बिताना पड़ता था। प्रजा का रहन-सहन का स्तर बहुत 
निम्त कोटि का था; करों का सारा भार उन्ही पर पड़ता था । राजपद उनको 
अ्राप्य थे। इस प्रकार उपेक्षित होकर एवं अविश्वास का पात्र बनकर, 
हिंदुओं की राजनीतिक प्रतिमा को विकसित होने का अवसर न मिला | मुसल- 
मानों को शासन-तीति के परिणामस्वरूप जनता के चार्रित्रिक एदं आधिक 
पतन का वर्णन करते हुए प्रो० यदुनाथ सरकार ने लिखा है कि--- 


“जब किसी वर्ग के लोगों पर सार्वजनिक रूप से कानून तथा शासकीय व्यव- 
हार दोनों तरह से दमन एवं अत्याचार किये जाते हैं तो वे पणुओ जँंसा जीवन 
बिताने में हो संतोष मानने लगते है । जब कि हिंदुओं को उदार भावनाओं को 
पूर्णतया कुचला जा रहा था और जव कि उनके बौद्धिक संस्कार उनको भप॑नी 
अपमानित दशा का और भी तोखा झनुमद कर रहे थे, तब ऐसी स्थिति में 
उनसे उस उत्कृष्टतम सृजन की आशा नही की जा सकती थी, जिसके “ 


म०० मध्ययुग का इतिहास 


वे समथें थे। उनके हिस्से तो अपने स्वामियों का लकड़हारा और कहार 
बनना, राजस्व की चक्की में पीसने की सामग्री जुदाना और रवय॑ अपने परि- 
श्रम के फलीं को बचाने के लिए झोछी मवकारी और चापलूसी को एकमात्र 
साध के रूप में अपनाना ही, आया था । ऐसी सामाजिक स्थिति में मानवीय 
श्रम एवं बुद्धि श्रेप्ठठम फल नहीं प्राप्त कर सकती; मानव-हृदय उच्चतम स्तर 
पर आरूढ़ नहीं हो सकता । हिंदू बुद्धि की अनुर्वरता और उच्च-वर्ग के हिंदुओं 
में नीच प्रवृत्तियाँ, भारत मे मुसलमान-शासन के सबसे बड़े अभिशाप थे । इस्लामी 
राजनैतिक-वृक्ष, उसके फलों को देखते हुए, पूर्णतया निप्फल रहा।”# 
औरंगजेब के प्रसिद्ध इतिहासकार के ऊपर उद्धृत विचारों से पूर्ण 
सहमति प्रकट करना कठिन है। यह सत्य है कि पूर्व मध्य-काल में खूब 
दमने एवं रक्‍तपात किया गया और शास्रक-बर्ग शासित लोगों के सम्मान, 
सम्पत्ति एवं घम्र को तुच्छ समकता रहा । हिंदुओं को अपना धर्म पालने में कठि- 
नाई हुईं; उन पर अनेक कर लगाये गये; उनका अपमान भी हुआ । परल्तु 
हिन्दू सस्कृतिं ने इस्लामी राजसत्ता का विरोध कर अपनी रक्षा करने का मरसक 
प्रयत्न किया । यहाँ पर शासन की बुराइयो, अत्याचारों एवं अन्यायों का वर्णन 
ऋरना पिष्टपेपण मात्र होगा | इस युग के इतिहास के प्रत्येक पृष्ठ पर उनकी 
गहरी छाप पड़ी हुई है श्ौर इसको चलती नजर से पढनेवाले पाठक की 
दृष्टि से भी वह छिप नहीं सकते । परन्तु समग्र मुसलमान शोसन के विपय में 
ऐसी धारणा बना लेना उचित नही है) अ्रकवर तथा जहाँगीर के शासनकाल 
हंदू जाति ने महान्‌ कवियों, दार्शनिकों, राजनीतिज्ञों तथा योद्धाओं को जन्म 
दिया, जिस्होंते अपने युग की प्रकाशित किया । मुगल-काल से पहले भी रामानन्द, 
तन्य एवं नानक जैसे भवृतों ने संसार को भगल एवं आशा का संदेश दिया । 
इस युग में कुछ प्रथम श्रेणी के कवियों ने अपनी महान्‌ कृतियों से भ्रपने 
देश के साहित्य को समृद्ध किया ) यह एक श्राश्वयकारी तथ्य है कि श्रम॑स्य 
विदेशी प्राक्मम्णों के आपातों को केलते हुए भी हिंदू जाति की उर्वेरता एवं शवित- 
मा नप्ठ न हुई भ्रौर रामानन्‍्द, चैतन्य, वल्लमाचार्य, विद्यापति, तुलमोंदास और 
टोडरमन् जैसे व्यक्तियों का इस युग मे जन्म लेना इस मत का सण्डन करने के 
लिए पर्याप्त है कि मुसलमान-विजय से हिंदुओं वग वीडिक विकास सर्बया कुठित 
हो गया था ) मुसलमानों के संरक्षण की चिता न कर, हिंदु-हृदय उच्चतम स्वर 
पर॑ प्राहढ़ हुमा श्ोर महानतम सत्यों को प्रद्ाशित करता रहा । मिविला, 


दि पदक अबकी की १2:0 
२२. सरवार--हिस्टी पाँव भौरंगजेब ३, पु० २६६-२६७। 


पूर्व मब्यफालोन समाज और संस्कृति ५०१ 


बंगाल वया दक्षिग के विद्वानों एवं बेप्णव सतों की कृतियाँ हिंदू जाति की 
ऐसी अमूल्य निधियाँ हैं, जितसे वह अत्यधिक ग्रौरवान्वित हुई है। 
सामाजिक दशा--मुसतमान लोग राज्य के अनुकृपा-प्राप्प लोग थे।॥ 
दीन-परस्तों बगे सुस-सुविधाओ्ं का राज्य को स्देव ध्यान रखना पड़ता था, 
क्योकि उन्ही के वलन-यूते पर सब कुछ निर्मर था। समय-समय पर राज्य को 
उनकी घामिक माँगों को पूरा करमा पडता था भौर उनके हितों पर सबसे 
पहले ध्यान देना पडता था। मुसलमानों में भी सामाजिक स्थिति के प्रनु- 
सार मेंद-माव था झौर कुछ शासकों ने अ्रभिजात वर्गीय लोगों के भ्रतिरिकत 
अन्य किसी को राजकीय पदों पर नियुक्त नहीं किया ॥ राजसभा में शिप्टाचार 
के क्टे पालन के इच्छुक बलवन ने साहमा उन्नत स्थिति प्राप्त करनेवाले लोगों 
को कभी मुँह दही लगाया शौर एक अवसर पर उसने फलरू नामक एक व्यक्ति 
की भेंट को अ्स्वीकार कर दिया, वयोंकि उच्च कुल का न था भौर प्रवंध 
उपायों से धमिक बन गया था ।” मदिरापान तथा बूतक्रोड़ा वारहवी एवं 
तेरहवी शताब्दी में मवेतर व्याप्त बुराइयाँ जान पड़ती है। वलवन ने मादक- 
देयों के नियेध की भ्राज्ञा निकाली थी भौर लाहोर में 'शहीद शाहजादा' मुहम्मद 
के झ्राचारण से, जो मदिरापान अत्यल्प मात्रा में करता था और झपनी उपस्थिति 
में अश्लील बातें न होने देता था, उसके प्रासपास की जनता के झाचार- 
व्यवहार एवं चरित्र पर बहुत अच्छा प्रमाव पड़ा था। अलाउद्दीन ने भी 
मदिरापान रोकने के लिए कठोर उपाय अपनाये थे भर अमीरो का पारस्परिक 
सम्पर्क रोक दिया था। उसके जीवन-काल तक इन नियमों का कठोस्तापूर्वक 
पालन करवाया जाता रहा, परन्तु उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ यह प्रतिबन्‍्ध शिथिल 
पड़ गये । केवल कुछ बृद्ध श्रलाई भ्रमीर ही मुबारकशाह के दरवार के 
चारित्रिक-पतन को देखकर आश्चयं मे पडे, क्योंकि और सब इस पतन के 
शिकार बन चुके थे; बर्नों लिखता है कि उस समय किसी लौडे अथवा सुन्दर 
हिजड़े या लॉडी का मूल्य ५०० से १००० अथवा २००० टके तक हो गया 
था।” परन्तु तुगलकशाह एवं उसके प्रतिभाशाली पुत्र मुहम्मदशाह्‌ के 
शासन-काल में सामाजिक-चरित्र सुधरने लगा ओर फोरोजशाह के समय 
में भी साम्राज्य के सैनिक पक्ष को छोड़कर अन्य बातों में राज्य चुका 
पूर्ण नैतिक पतन ने हुआ; कुछ अपवादों को छोड़कर शासन-तन्त्र में प्रतिभा 
२३. मुसलमानों के शासन में सामाजिक संघटन के लिए, देखिए---एन्साइ- 
कलोपीडिया श्रॉव इस्लाम! पू० ४८६४-८६ । 
२४. ब्रिग्ज--१, प्‌ ० २५० । 
२५: बर्नो-- तारीस-ए-फीरोजशाही', बिब्लि० इण्डि० पृ० ३६७। 





5 मब्ययुग को इतिहास 


इसना घन झ्ोप था कि मुहम्भद तुमलक अपनी बोजनाझों पर विश्ञात्र धत- 
राशियाँ व्यय कर मका। मुहम्मद की पर्य-तीति सर्ईघा विफल हुई; उनको 
प्रवोच मुद्रा को योजना ने चने सही। परन्तु इसमे शज्य की सास पर कोई 
प्रभाव ने पड़ मंका, क्योंकि राज-कोप में यर्याप्त धन था भौर मुहम्मद ने 
तांबे के सिव्ों को लोटाकर उतके बदले सोने-चादी के मिल्क देकर राज्य 
के प्रति लोगों के विश्वास को कम न होते दिया । इसके पश्चात्‌ बीस वर्षों तक 
देश में दुर्भिस्ष को विभीषिका ते जनता को अत्यन्त दीन-हीस बना दिया। 
राज्य की झोर से दुनिक्ष के कप्टो को दूर करने के लिए बहुत उद्योग दिया 
मया; बर्नी ने विधा है कि राज्य में किसानों मे दो वर्षों में 'तकानी' के रूप में 
७० लय दके वितरण किये ।“ इब्सबतूता ने सुलतानत को दु्भिक्ष-्तीति का 
विरपृत वर्णन किया है; वह सिसता है कि लोगों को शाही मंदारों से अन्त 
दिया गया तथा 'फकीश एवं 'काजी”'" लोगों को आजा दो गई कि वह 
मुलवात के विचारार्थ प्रत्येक मुहल्ले के सहायता के योग्य व्यवितयों की सूची 
बनाये । एक झग्य अन्न-संकट के अवसर पर राज्य के काजियों, अमोरों तथा 
अत्य कर्मचारियों ने प्रत्येक मूहल्ले मे जाकर १६ रितल प्रतिदिन के हिसाब से 
अन्न वितरण किया ।" बड़ेनबड़े 'लानकादीं' में दुर्भिक्ष-पीड़ित लोगों को भोजन 
दिया जाता था; इब्नवतूता लिखता है कि बुतुबहीन के खानकाह मे, जिसका 
बह मुतबत्ली था, प्रतिदिन सकड़ों लोगों को भोजन कराया जाता था; इस 
पवानकाह' भें ४६० सेवक कार्य करते थे ।' राज्य की ओर से व्यवसायों को 
प्रोत्माहन दिया जाता था; राज्य का एक मिजी कारणाना था जिसमें ४०० 
रेशम के बुसने वाले काम करते थे जो हर तरह का कपड़ा बुनते थे; ” मुलतान 
पी सैवा भे ५०० जरी के कारीमर भी नियुक्त थे जो शाही परिवार तथा अमीरों 
तैयार करते थे । विदेशों के साथ व्यापार होता था; 
आकों पोली तथा इब्तवतूता ने समुद्री बन्दर्गाहों का उल्लेख किया या रा 
लिया है कि यहाँ विदेशों के व्यापारी श्राया करते थे। मड़ौच दि धिश् के 
प्रसिद्ध बन्दरगाह थे भौर कालीकढ के विपय में इब्नकवृत्ता ते लिखा है 


|; के व्यापारी,छण-विक्रय के लिए प्राते थे।” मसालिक- 
यहां संत्ार भर के धापारी,छप विक्रय %५ ; 





के लिए जरीदार वस्त्र 


॥०२ मध्ययुग का इतिहास 


को अ्माव अवश्य प्रकट होने लगा। राजमी ठाठ-वाट के प्रदर्शन में मसल- 
मान शासक सर्दव पूर्ण तत्पर रहे; अफ़ोफ ने जिखा है कि शक्रवार की 
सा्वेजनिक म्रार्थना के पश्चात्‌ लगभग दो था तीन सहस्न संगीतज्ञ, पहलवान, 
कहानी सुनानैवाले आदि लोग राजकीय प्रासाद में जनता का मनोविनोद करने 
के लिए एकत्र होते थे ।* द्वास-प्रथा का प्रचलन था और खान-ए-जहाँ मकबलस 
जैसे योग्य दास राज्य मे उच्चतम पद प्राप्त कर सकते थे । घन की अधिकता 
हो जाने के कारण मुसलमानों पर घ॒र्म का प्रभाव कम होने लगा था भौर 
उनमें अन्ध-विश्वास एवं अज्ञान बढने लगा था। फौरोज में अपनी 'फतूहात- 
ए-फीरोजशाही” में लिखा हैं कि उसने दीन के विपरीत चलने-वाले 
अनैक सम्प्रदायों का कठोरता से दमन किया था और उनके नेताओं को या 
तो कारागार में डलवा दिया था अथवो मरवा दिया था । स्त्रियों की 
स्वतत्जता पर बन्धन लगाये जाने लगे थे; उतको नगर से बाहर संतों की 
दरगाहों की यात्रा के लिए भी न जाने दिया जाता था और फीरोज ने 
इस आ्राज्ञा का उल्लंघन करनेवाली स्त्रियों के लिए कठोर वड निर्धारित कर 
उनके प्रति असहिष्णुता प्रकट की थी ।* 

राजनैतिक शक्ति हाथ से निकल जाने के कारण हिंदुओं का नैतिक 
पतन होने लगा था। ग्यारहवी शताब्दी में अलवरूती ने उनके विषय में 
लिखा था कि उनका दम्स एंव आत्म-प्रवंचना इतने बढे हुए है कि यदि कोई 
उनको खुरासान मा फारस में किसी विज्ञान अयवा विद्वान्‌ के विपय में 
बतलता है तो बहू उसको मूखे और भूठा समभते है । वह मुसलमानों 
से घणा करते थ॑ और उत्तको सम्लेच्छ कहते थे; विदेशियो के साथ वह 
किसी प्रकार का विवाह अथवा खान-पान आदि का सबंध न रखेते थे भौर 
समभते थे कि ऐसा करने से वह पतित हो जायेंगे | परन्तु सत्य एवं झात्म- 
सम्मान के प्रति उनका बहुत श्राग्रह था और उनकी बीद्विक श्रेष्ठता भ्रव भी 
अक्षुण्ण थी । रशीद-उद-दीत ने अपने ग्रथ 'जाम-उत-तवारीख”' में हिंहुओ की 
बहुत प्रशसा की है। उसने लिखा है कि दे स्वमावतः न्यायत्रिय हैं और 
अपने आवधरणों मे कमी इसका त्याग नहीं करते। अपने व्यवसाय में श्रद्धा, 


२६. शम्स-ए-सिराज अफीफ--'तारीख-ए-फीरोजशाही' विब्लि० इण्डि० 
पघ७० ३६७। 

२७. 'फतु हाता-इलियट, ३, पु० ३७०-८० । 

२८. सखाउ--अलबंख्नी का भारत, १, १० १६-२० | 

२६. वहीो--पु० १६॥ 

३०. रशीदृद्दीन ने १३१० ई० से यह ग्रय पूर्ण किया था । 





पूर्व मध्यकालीनत समाज झौर संस्कृति ५०३ 


सचाई एवं विश्वास के लिए वे प्रसिद्ध है और उनके इन गृणो से आाकपित 
होकर प्रत्येक दिशा से लोग उनके पास आते है, जिससे उनका देश समृद्ध 
झीर सम्पन्न है। मुसलमानों की विजय ने हिंठहुओं को इस सामाजिक 
श्रेष्ठता पर झधात किया | यद्यपि हिंदुओं के बौद्धिक एवं झ्राध्यात्मिक नेता 
इन परिवर्तनों मे कुछ भी प्रभावित न होकर अपनी श्रेप्ठता बनाये रहे, 
परन्तु जन-साधारण को शासक-परिवर्तन का कंदु अनुभव होने लगा । राज- 
सैतिक परावधीनता के बाद सामाजिक पतन प्रारम्भ हुआ। मुसलमभान-शासक 
हिंदुओं को अपना सबसे बड़ा शत्र्‌ समभते रहे। कुछ अप्रवादों को छोडकर, 
उन्हें राज्य में कमी कोई उच्च पद न दिया गया और “जजिया' देना स्वीकार 
करने पर ही उन्हें जीवित रहने का भ्रधिकार दिया गया। अलाउद्दीन के 
शासन-काल में दोग्माव के हिंदुओं के साथ, राजनैतिक कारणों से, अत्यन्त 
कठोरता का व्यवहार किया गया श्नौर खूतों, बलाहारो, चौबरियों तथा' मुकहमों 
को घोर विपन्नावस्था मे डाल दिया गया। मुसलमान राज्य में हिंदुश्नों की 
घिथिति के विपय में काजी मुगीसुद्दीन के विचार जो एक पिछले परिच्छेद में 
बताये जा चुके है, साधारणतया प्रत्येक मध्यकालीन भुसलमान धर्माचार्य के इस 
विपय के विचारों के अन रूप हैं आ्नौर सामान्यतया प्रत्येक मुसलमान शासक इन 
विचारों के अनुसार चलने का प्रयत्न करता था। “कोई हिंदू सिर न उठा सकता 
था भर उनके घरों में सोने या चाँदी के टके श्रथवा जीतल' का कोई चिह्न 
न दिखाई देता था, और चौधरियों तथा खूतों के पास घोड की सवारी 
ऋरते, शस्त्र जुटाने, सुन्दर वस्त्र प्राप्त करने अथवा पान-सुपारी का भोग करने 
के पर्याप्त साधन न रह गये थे ।” बर्नी लिखता है कि इन लोगों की दशा 
इतनी हीन हो गई थी कि इनकी स्त्रियो को मुसलमानों के घरो में काम-काज करने 
के लिए. जाता पडता था ।* राज्य घर्म-परिवर्तत को प्रोत्साहन देता था। 
कूतुबुद्दीन मुवारकशाह के शामन का वर्णन करते हुए इब्नवतूता ने लिखा 
है कि इस्लाम-प्रहण करने के इच्छुक हिंदू को सुलतान' के सामने उपस्थित 
किया जाता था और सुलतान उसको बहुमूल्य वस्त्र और सोने के कंकण प्रदान 
करता था ।* कट्टर मुसलमानों में हिंदुओं के प्रत्ति घृणा का भाव इतना 
अधिक था कि मुवारकशाह के शासन-काल में अलाउद्दीन के समय के कठोर 
नियमों मे शिथिलता आरा जाने के कारण तथा खुसरों के पक्षपात के कारण 
हिंदुओं की दशा.में थोडा सा सुधार हुआ देखकर वर्नी ने इस पर दुख भ्रकट 


३१. बर्नी--तारीख-ए-फीरोजशाही' बिब्लि० इण्डि० पृ० र८८ । 
३२. इब्नवतूता--पेरिस सस्क० ३, पृ० १६७-६८। 


श्र मध्ययुग का इतिहास 


का अभाव अवश्य प्रकट होने लगा। राजसी ठाठ-बाट के प्रदर्शन में मसल- 
मान शासक सेव पूर्ण तत्पर रहे; अफीफ ने लिखा है कि शुक्रवार की्‌ 
सावेजनिक प्रार्थना के पश्चात्‌ लगभग दो या तीन सहस्र संगीतज्ञ, पहलवान, 
कहानी सुनानेवाले आदि लोग राजकीय प्रासाद मे जनता का मनोविनोद करने 
के लिए एकत्र होते थे ।* दाम-प्रथा का प्रचलन था और खान-ए-जहाँ मकबूल 
जैसे योग्य दास राज्य में उच्चतम पद प्राप्त कर सकते थे । घन की श्रधिकता 
हो जाने के कारण मुसलमानों पर धर्म का प्रभाव कम होने लगा था और 
उनमे अन्ध-विश्वास एवं अज्ञान बढ़ने लगा था। फीरोज ने अपनी 'फतूहात- 
ए-फीरोजशाही' में लिखा है कि उसने दीन के विपरीत चलते-वाले 
अनेक सम्प्रदायों का कठोरता से दमन किया था और उनके नेताओं को या 
तो कारागार में डलवा दिया था अथवा भरवा दिया था । स्त्रियों की 
स्वतन्त्रता पर बन्धन लगाये जाने लगे थे; उनको नगर से बाहर सतों की 
दरगाहों की यात्रा के लिए भी न जाने दिया जाता था और फौरोज ने 
इस श्राज्ञा का उल्लघन करनेवाली स्त्रियों के लिए कदोर दंड निर्धारित कर 
उनके प्रति असहिष्णुता प्रकट की थी ४ 

राजनैतिक शवित हाथ से निकल जाने के कारण हिंदुओं का नैतिक 
पतन होने लगा था। ग्यारहवी शताब्दी में अलबशनी ने उनके विषय में 
लिखा था कि उनका दम्भ एवं भ्रात्म-प्रवंचता इतने बढ़े हुए हैं कि यदि कोई 
उनकी खुरासान या फारस में किसी विज्ञान अयवा विद्वान के विषय में 
बतल।ता है तो वह उसको मूर्ख और म्ूूठझा समभते हैं । बह मुसलगानों 
से घृणा करते थे और उनको म्लेच्छ” कहते थे; विदेशियों के साथ वह 
किसी प्रकार का विवाह अथवा खान--पान आदि का संबंध न रखते थे और 
समभते थे फि ऐसा करने से वह पत्तित हो जायेंगे ।* परन्तु सत्य एवं झात्म- 
सम्मान के प्रति उनका बहुत आग्रह था और उनकी बीद्धिक श्रेष्ठठा अब भी 
अक्षुण्ण थी । रशीद-उद-द्वीन ने अपने ग्रंथ 'जाम-उत-तवारीख”” में हिंदुझो की 
बहुत प्रशंसा की है। उसने लिखा है कि वे स्वमावतः न्यायग्रिय है श्रौर 
अपने आाचरणों में कमी इसका त्याग नहीं करते। अपने व्यवसाय में श्रद्धा, 





२६. शम्स-ए-सिराज भ्रफीोफ--तारीस-ए-फीरोजशाही' विब्लि० इण्डि० 
द्‌० ३६७) 
* २७. 'फपुहात'-इलियट, ३, पु० ३७०-८० । 

२८. मंसाउ--अलबरूनी का मारता, १, पू० १६-२० । 

२६. वही--प० १६१ 

३०. रमोडुट्टोन ने १३१० ई० में यह ग्रंथ पूर्ण विया या। 


पूर्व मध्यकालीन समाज और संस्कृति 4०३ 


सचाई एवं विश्वास के लिए वे प्रसिद्ध है और उनके इन गुणों से आकपित 
होकर प्रत्येक दिशा से लोग उनके पास झाते है, जिससे उतका देश समृद्ध 
और सम्पन्न है। मुसलमानों की विजय ने हिंदुओं की इस सामाजिक 
श्रेष्ठता पर भ्राघात किया । यद्यपि हिंदुओं के वौद्धिक एवं आध्यात्मिक नेता 
इन परिवर्तनों से कुछ भी प्रमावित न होकर अपनी श्रेप्ठता बनाये रहे, 
परन्तु जन-साघारण को शासक-परिवर्तत का कटु अनुभव होने लगा। राज- 
नैतिक परावीनता के बाद सामाजिक पतन प्रारम्म हुआ। मुसलमान-शासक 
हिंदुओं को अपता सबसे बडा शत्र्‌ समभते रहे। कुछ अप्रवादों को छोड़कर, 
उन्हें राज्य में कमी कोई उच्च पद न दिया गया और 'जजिया' देना स्वीकार 
करने पर ही उन्हें जीवित रहने का अधिकार दिया गया। भ्लाउद्दीन के 
शासन-काल मे दोझ्ाब के हिंदुओं के साथ, राजनैतिक कारणों से, अत्यन्त 
कठोरता का व्यवहार किया गया और खूतों, बलाहारो, चौधरियों तथा' मुकहदमो 
को घोर विपन्नावस्था में डाल दिया गया। मूसलमान राज्य में हिंदुओं की 
स्थिति के विषय में काजी मुगीसुद्दीन के विचार जो एक पिछले परिच्छेद में 
बताये जा चुके है, साधारणतया प्रत्येक मध्यकालीन मुसलमान धर्माचार्य के इस 
विपय के विचारों के अनुरूप है झ्ौर सामान्यतया प्रत्येक मुसलमान शासक इन 
विचारों के अनसार चलते का प्रयत्न करता था । “कोई हिंदू सिर न उठा सकता 
था और उनके घरों में सोने या चाँदी के ठके अथवा जीतल का कोई चिह्न 
न दिखाई देता था, और चौधरियों तथा खूतों के पास घोड़े की स्रवारी 
करने, शस्त्र जुटाने, सुन्दर वस्त्र प्राप्त करने अयवा पान-सुपारी का मोग करने 
के पर्याप्त साधन न रह गये थे ।” वर्नी लिखता है कि इन लोगों की दशा 
इतनी दीन हो गई थी कि इनकी स्त्रियों को मुसलमानों के घरों में काम-काज करने 
के लिए जाना पड़ता था ।" राज्य घर्म-परिवर्तन को प्रोत्साहन देता था। 
कुतुब॒द्दीन मुबारकशाह्‌ के शासन का वर्णन करते हुए इब्नवतूता ने लिखा 
है कि इस्लाम-अ्हण करने के इच्छुक हिंदू को सुलवान के सामने उपस्थित 
किया जाता था और सुलतान उसको बहुमूत्य वस्त्र और सोने के कंकण प्रदान 
करता था ।*' कट्टर मुसलमानों में हिंदुओं के प्रति घृणा का भाव इतना 
भ्रधिक था कि मुवारकशाह के शासन-काल में अलाउद्दीन के समय के कठोर 
नियमों में शिथिलता झा जाने के कारण तथा खूसरी के पक्षपात के कारण 
हिंदुओं की दशा. में थोड़ा सा सुधार हुआ देखकर वर्नी ने इस पर दुस प्रकट 





३१. वर्नो--तारीम-ए-फीरोजशाही' विब्लि० इण्डि० पृ० शृध८ । 
३२१. इंब्तवतूता--पेरिस सस्वा० ३, पृ० १६७-६८ | 


५०४ मध्ययुग का इतिहास 


करते हुए लिखा है कि “हिन्दुओं को पुन" आनन्द एवं सुख मिलने लगा और 
वह खुशी से आपे से बाहर हो गये ।”' प्रथम दो तुगलक शासकों ने हिन्दुओं 
का नियमित रूप से दमन न किया था, परन्तु फीरोज ने उनकी नीति के 
विपरीत चलना प्रारम्भ किया । उसने ब्राह्मणों तक पर, जो इससे पूर्व 'जजिया' 
कर से मुक्त थे, जजिया लगाकर अपना घामिक उत्साह प्रकट किमा। भ्रफीफ 
लिखता है कि दिल्‍ली में यह कर तीन प्रकार का था--(१) चालीस के 
(२) बीस टके (३) दस टके। जब ब्राह्मणों ने इस कर का विरोध किया तो 
सुलतान ने इसकी दर घटा दी ।* फीरोज की मृत्यु के पश्चात दिल्‍्ली-साम्राज्य 
में जो श्रव्यवस्था फैली, उससे हिन्दुओ ने बहुत लाम उठाया, परन्तु लोदी-बश 
के शासन में उत्की स्थिति पुन चिन्तनीय हो गई। सिकन्दर ने उनको 
दण्डित करना प्रार्म्म किया और आथिक सकट न होने पर भी साम्राज्य मे 
उनकी स्थिति दासों जैसी हो गई । 
इंब्नबतूता ने चौदहवी शताब्दी के भारत का बहुल रोचक वर्णन किया 
है । उसके वर्णन से तत्कालीन सामाजिक रीति-रिवाजो पर बहुत प्रकाश पड़ता 
है। उस काल में विद्वानों की परतिप्ठा बहुत कम हो गईं थी और स्थाय में 
कठोर मुहम्मद तुगलक शेखो तथा मुल्लाओं को भी दुव्यंवहार के लिए दण्ड 
देता था। दास-प्रथा खूब प्रचलित थी, परन्तु राज्य उनकी मुक्ति की प्रथा को 
प्रोत्साहित करता था ।*' दासियाँ रखना उस समय सभ्यता का चिह्न समभा 
जाता था; प्रसिद्ध कवि बदर-ए-चाच को एक रूपदती एवं गृुण-सम्पन्ना दासी 





३३. वही, पृ० ३८५॥ 

३४, इब्वतूता ने लिखा है कि एक बार मुहम्मद तुगलक ने एक हिन्दू को 
१७ करोड़ में दौलतावाद का ठेका दिया था| 

३५. इलियद मे मूल के प्रनुवाद मे गलती की है। उसने लिखा है कि 
प्रत्येक व्यक्षित पर दस टके और पचास 'कनियाँ' कर निर्धारित किया गया 
था; परन्तु यह कथन मूल के भ्रनुश्प नहीं है। स्मिय “(ग्ॉक्सफोर्ड हिस्ट्री प्रॉव 
इण्डिया, पृ० २५१) ने इलियट के अनुवाद का अनुमरण कर लिखा है कि 
महू कर दस टके ओर पचास जीतल स्थित किया गया था; यह कथन अशुद्ध 
है। 'प्रफीफ' के कलकत्ता की प्रति का पाठ यह है-- है 

इसका अर्थ है कि प्रवास 'कनियों' के दम टके लिए जाने चाहिएं। इस 
प्रकार प्रत्येक टके में १४ कनियाँ कम की गई; यह छूट सचम्‌ च पर्याप्त न थी। 
कलवात्ता की प्रति के पाठ में 'टका' शब्द के ऊपर हमजा' लगा है, जिससे 
मह भर्य निकलता है कि एक टके के स्थान पर ५० कनियों देनी होगी। यदि 
'हुमजा' मूल से लगा हो तो भर्थ यह लगेगा कि १० टके के स्थान पर केवय 
५० कानियों देनी पडेंगी | यह वास्तव में संतोषजनक कमी है । 

३६. इब्नवतूता हे पृ० २३६।॥ 


पूर्व मध्यकालीन समाज झौर सस्क्ृति भ०५ 


रारोदने के लिए ६०० दीनार व्यय करने पड़े थे । इस यात्री ने हिन्दुओं के 
अतिथि सत्कार की बहुत प्रशंसा वी है श्रोर लिखा है कि वर्ण-व्यवस्था का 
कृठोरता से पालन किया जाता था । हिन्दुओं को मुसलमानों से निम्न स्तर का 
ममभा जाता था। जब कोई हिन्दू सुलतान के लिए दरबार में मेट लाता था 
तो हाजिव' पुकार कर कहते थे 'हृदाक भ्रल्लाह' जिसका अर्थ होता है 'मगवान्‌ 
तुम्हें सत्य-पथ पर लायें ।” चारित्रिक अपरायों के लिए कठोर दड दिया जाता 
था और राजकीय परिवार के सदस्यों को मी साधारण लोगो के समान दण्ड 
दिये जाते थे। राजकुमार मसऊद की माता को व्यभिचार के अपराब में 
पत्थरों की मार से मारा गया था | मदिरापान का निषेध था; 'मसालिक-प्रल- 
भ्रव्सार' के लेखक का कहना है कि हिन्दुस्तान के लोग मदिरापान में रुचि नहीं 
रसते और पान-सुसारी से ही सन्‍्तोष कर लेते है । इसो लेखक ने आगे 
लिसा है कि लोगों का घत-सग्रह मे बहुत चाव है झौर यदि किसी से उसके 
घन की मात्रा के विषय मे पूछा जाये तो वह उत्तर देता है कि “मैं नहीं 
जानता, परन्तु मैं इस कुल में दूसरा मा तीसरा व्यक्ति हूँ जिसने किसी पुर्वज 
द्वारा किसी तहखाने अ्रथवा गइढ़ में रखे गये कोप को बढाने का प्रयत्न किया 
है भर मै नही जानता कि यह धन कितना हो गया है ।/“ लोग जमीन में 
धन गाड देते थे और दैनिक लेन-देन में सिक्कों के अ्रतिरिक्त अन्य किसी प्रकार 
की मुद्रा न लेते थे । इब्नवतूता ने चौदहवी शताब्दी में प्रचलित ऋण-सम्वन्धी 
विधि का रोचक वर्णन किया है और मार्कों पोलो के वर्णव से उसके वर्णन 
का समर्थन होता है। साहूकार लोग अपना रुपया वसूल करने के लिए 
सुलतान की सहायता लेते थे । जब किसी बड़े श्रमीर से सरलता से ऋण वसूल 
न हो पाता था तो ऋणदाता उसका मार्ग रोककर खड़ा हो जाता था श्रौर 
सुलतान की सहायता की याचना करता हुआ उच्च स्वर से पुकार करता था। 

इस अ्वाद्ित स्थिति में पड़कर या तो अमीर तत्काल ऋण चुका देता था 
अथवा झाग की किसी तिथि का बचन देता था। कमी-कभी स्वयं सुलतान 

हस्तक्षेप कर साहुकार का घन दिलवा देता था।** सती और आत्म-वलिदान 

की प्रथा भी प्रचलित था, परन्तु सती होने के लिए सुलतान से स्वीकृति लेनी 


३७. 'मसालिक' इलियटठ, हे, पृ० शु८१। 

३८, वही, पृ० #८४ | मोरलैद--इण्डिया एण्ड दि डेथ आँव अकबर 
पू० २८४ | 

उसका कहना है कि घन-संग्रह प्रयाततया हिन्दू-सम्यता का लक्षण है। 

३६. इब्नवतूता, ३, पृ० ४११ मूल-मार्कों पोलो/ २, पृ० २७६८० | 


पूर्व मध्यकातीन समाज और संस्हति श्ष्द 


मुद्राएँ रखइर, झाही शिविर के बाहर एरूत्र बन- 

वे गई थी। | उसके शासननशात से शूमिन्नर को 
या गया झौर नाथब वजीर-ए-ममालिक की ट्न्‍्दुओं के 
ह देने की नीति ने समत्व दोष्याब को परर्घरा झयीव 
ओो में उपज का ५० प्रतिशत भूमिरर के रुप में ले 
इसके अतिरिस्त गृहकर, चारपभूमिन्‍्फर जँसे भनेर 
दे थे 0 करो का भार रिसानों को हो सहन करना 
व किसान हिन्दू में । सरया में कम होने के बारण 
सार्वजनिक झयदा सैमिक विद्वागों भें निपक्ति पा जाते 
एवं मुरद्मो को दर्शा भत्मन्त होने हो गई ऐी भोर 
पन्नावस्था पर बहुत सतोपष प्रक्ध क्या है।" परन्‍्यु 
उस्या का सबसे सफल बाय बाजार-स्थबों रा निपन्‍म८ 
4 भाद इतने गिर गये थे कि कोई सिपाही, पभरने 
, वर्ष भर २३४ टको मे सुरापुर्वेक रह सरता पा, इस 
व्यय २० टक्के से मी कम झाता या, जितने में कि 
रझू पूरा नहीं होता । शाही सडारों मे अनाज एडश 
अन्न-कप्ट के समय सस्ते भाव पर जनता को दिया 
लेखता है कि उसने स्वयं सपती झांसों से उल्ताउद्ीन 
दे को देखा था। परन्तु राजनैतिक भर्य-्यवस्था के 
में होने के कारण यह भर्येव्यवस्था प्रभाउद्यीव की 
हो गई । बाजार' के लोग इससे अत्यन्त प्रसन्न हुए, 
भावों पर अपना माल बेच सतते थे ।" झब दौकर 
लमगे। जो नौकर पहले दस था बाहर टके में मिल 

“र, अस्सी या सौ टके तक माँगने लथा। झलाउद्दीन 

तु हो गये; वर्नी ने वस्तुओं की महँगाई पर इस 
तना होने पर भी देश में अन्नामाव नही हुआ भोर 
“मी न हुई। सासिए्ट्रीन छुसरों ने समीरों को अपना 

१? धन को पानी को तरह यहाया था, फिर मो 


पूर्व मध्यकालोन समाज भौर संस्कृति ५०७ 


राज-कवि के इन सकुचित विचारों पर लेद अवश्य होता है, परन्तु स्त्रियों 
के चरित्र को शुद्ध रखने के प्रसग में एक दरबारी कवि द्वारा चर्स का उत्लेख 
आश्चयं और श्रानन्दजनक है । 

दक्षिण के लोगों के आचार-व्यवहार उत्तर-मारत के निवासियों से बहुत 
कुछ भिन्न थे। अनेक अभिलेसो मे भ्रग्ति-परीक्षा झादि द्वारा अपराध-निर्णय 
का उत्लेस है। प्रात्म-वलिदान तथा सती-श्रथा वहाँ मी प्रचलित थी। वहाँ 
के सभी शासक-बशो ने सती-प्रथा को मान्यता दी थी झौर इस नृशस प्रथा के 
अमेक प्रस्तर-स्मारया श्राज भी इसका स्मरण दिलाने के लिए विद्यमान है। 
लोग ग्रात्म-बलिदान की शपथ लेते थे भौर श्रनेक सरदार अपनी सेना की 
विजय होमे पर अपने सिर वी बलि चढ़ाने की शपथ लेते थे ।" ऐसे अनेक स्त्री 
पुर॒षो का उल्लेख मिलता है जिन्होंने किसी शपथ के झनुसार अपने सिर की बलि' 
चढ़ाई थी । ब्राह्मणों का बहुत भ्रादर किया जाता था भौर उनसे कर के रूप में 
आमेवाला धन केवल स्पर्श कर उतको लौटा दिया जाता था। विद्या-प्राप्ति के 
लिए खूब परिश्रम किया जाता था और स्मरण-शवित के अमेक चमत्कार 
देखने में श्राते थे । १९२३ ई० में विश्वमाथ नामक एक व्यत्तिबत का उत्लेख 
मिलता है जो दोनो हाथो से लिय लेता था और ए से ही भ्रनेक कार्यो से लोगों 
को चकित कर देता था ।” इब्नवतूता ने अपने समय के मालावार के लोगों 
के विपय में लिसा है कि इत लोगो में किसी व्यवित की सतान अपने पिता की 
सम्पत्ति की उत्तराधिकारिणी नहीं होती | पुरुप-संतर्ति तक इस अधिकार से 
बचित रहती है और वहिन के पुत्र ही उत्तराधिकारी होते हैं।“ अली झादिल- 
शाह के समकालीन जैनुद्दीन नामक इतिहास-लेखक ने भी इस बात की पुष्टि 
की है ।“ उसने स्पप्ट लिखा है कि नंयर स्त्रियों मे बहु-पति-प्रथा प्रचलित है 





निराशा इन शब्दों में व्यवत की है, “मै चाहता था, कि तुम्हारा जन्म ही न होता 
और यदि होता भी तो पुत्र के रूप में | कोई माग्य का विधान नहीं बदल 
सकता । परन्तु मेरे पिता ने भी एक स्त्री से जन्म लिया श्रौर मर्भ भी तो 
एक स्त्री ने ही पैदा किया ॥।” कवि ने अपनी पुत्री को जो सीख दो वह भी 
“लैला भजनूं” काव्य में है। 

शिब्ली--शेर-उल-अजम' मा० २, पृ० १२३। 

४५. लूइस राइस , भाइसोर एण्ड कुर्ग--पृ० १८७। 

४६. वहीं, पृ ० १८७॥ 

४७. वही, पृ० १६०-६११ 

४८. इब्नवतूता, ४, पृ० ७६। 


५ ४६. जैतुद्दीव-- हिस्टोरिया दोस पोर्चुगीसेस नो मालावार' ' (अरबी पाठ) 
पृ०३०१ 
हे 


४०६ मप्यपुण का दरीटाग 





पड़ती थी ।" गये की गयारी श्राजइल की आंति पृनाग्प३ समझी जाती 
थी यदि किसी दगीश झेः विरद्ध कोई घपराय मिद्ध हो जाता त्तो उसे फोह 
लगाकर गगे पर बढ़ाकर घुमाया जाता था! मप्यकालीन योरोद की भाँति 
ईसदुस्तान के खोग भी मप्रनत्र, चग्रत्यार धादि में विखयाग करने थे भौर 
गुलतान भो हिन्दू जोगियों के घमतार देशा करता था। सम्पन्न लोग दान 
देने में बहुत उत्माही थे। लोग रानराहो' में दान देते थे, जहाँ निर्यनों को 
भोजन दिया जाता था) मद्यपि गुलतान के गब्यरित्रता का मगलमान समाज 
पर कम्याणागरी प्रमाव पड़ा, परन्तु जान पढ़ता है कि सोग बैवाहित-ंधन 
की प्रब्ितरता को भ्रधिक्र मान्यता ने देते थे। इब्नबतूता जमे व्यक्त ने भी 
अ्न्यन्त उत्तरदापित्व-एुन्‍्य दग से चार मे भ्रधिक विवाह किये भौर पिर एक- 
एक चारों पतियों को तलाक दे दिया ।' रपी-शिक्षा सर्वया उ्ेक्षित ने थी; 
इस्मबतूता ने लिया है कि हनौर में उसने लड़कियों के लिए १३ और लड़कों 
के लिए २३ विद्यालय देसें, जिनमे उगड़ो बहुत प्रावदपूर्ण भराश्यपं हुफ्रा ।" 
संधि स्त्रियों का बढुत सम्मान किया जाता था, परन्तु कन्या का जन्म 
अशुभ समभा जाता था । प्रसिद्ध कवि भ्रमीर युगरो का अपनी कन्पा के जन्म 
पर दुश प्रवद करना इसका एक उदाहरण है। घ्त्रियो के लिए परदे में रहना 
ही उचित समझा जाता था। भमीर सूसरो ने भ्पनी पुत्री यो उपदेश दिया 
था कि यह कमी चर्लो का साथ न छोड़े श्रौर दरवाजे की तरफ़ पीठ फ्रेरकर 
तथा दीवाल को झोर मुँह पर वेठे, जिसमे फोर्द उसको देख ने सके । इस 
४०. इब्नवतूता, ३, ९० १३७-३६ । लोग गगा में ड्बकर प्राणत्याग करना 
प्रत्यन्त घामिक कृत्य समभते थे, इसको जल-ममाधि कहते थे । इब्नवतृता 
से पहले के लेसक दिमिएकी ने डूबकर प्राण देने की प्रथा का उल्लेस किया हैं। 
जैनों भे 'सल्लेपन की प्रया भो इसी दृष्टि से चली थी; इसके श्रनुमार 
बहू भोजन की मात्रा घटाते हुए उसका पूर्ण त्याग कर ब्राण-त्याग करते थे। 
कॉस्मोग्राफी दे शममद्वीन, आवृ-भरब्दुल्ला मोहम्मद! दिमिश्की पृू० १७४। 
लदइम राइम--माइसोर एण्ड कुर्य फ्राम दि इन्सक्रिपशन्स' पृ० १८६५॥ 
श्रव लेखक आवू जैंद ने भी आत्मचचलिदान की प्रथा का उल्लेख 
किया है $ 
५ ४१. इब्नबतूता, रे, पु० ४४१॥ 


३४२* इब्सबतृता, हे, पु० ३३७-र८॥ 
उसने मालदिव हीप-समूह मे चार ब्याह किये; इससे पहले वह जलालुद्दीन 


अहसनशाह की पुत्री से विवाह कर चुका था। इसको इब्नवतूता ने त्याण 
दिया था, क्योकि उसने एक स्थान पर लिखा है कि, “मैं नहीं जानता कि 
उसका और उससे उत्पन्न कन्या का बया हुआ। 


४३. इब्नवतृत्ता, ४, पृ० ६७॥ , हे 
४४, इस कावे ने अपने “लैला मजनू काव्य में वन्या-जन्म पर अपनी 











पूर्व मध्यकालीन समाज और संस्कृति प्र्णछ 


राज-कवि के इन संकुचित विचारों पर खेद अवश्य होता है, परन्तु स्त्रियों 
के चरित्र को शुद्ध रखने के प्रसग मे एक दरबारी कवि द्वारा चर्खे का उल्लेख 
आशएचर्य और आमन्दजनक है। 

दक्षिण के लोगों के आचार-ब्यवहार उत्तर-मारत के निवासियों से बहुत 
कुछ भिन्न थे। अनेक अभिलेखों मे अग्नि-परीक्षा आदि द्वारा अपराध-निर्णय 
का उत्लेख है। आत्म-बलिंदान तथा सती-प्रथा वहाँ भी प्रचलित थी। वहाँ 
के सभी शासक-वशो ने सती-प्रथा को मान्यता दी थी और इस नृशंस प्रथा के 
अनेक प्रस्तर-स्मारद ग्राज भी इसका स्मरण दिलाने के लिए विद्यमान है। 
लोग झआात्म-बलिदान की शपथ लेते थे और अ्रनेक सरदार अपनी सेना की 
विजय होने पर अ्रपने सिर की वलि चढाने की शपथ लेते थे।" एसे अनेक स्त्री- 
पुरुषों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने किसी शपथ के अनुसार अपने सिर की बलि 
चढाई थी । ब्राह्मणों का बहुत श्रादर किया जाता था और उनसे कर के रूप में 
आनेवाला धन केवल स्पर्श कर उनको लौटा दिया जाता था। विद्या-प्राप्ति के 
लिए खूब परिश्रम किया जाता था और स्परण-शवित के अनेक चमत्कार 
देखने मे ग्राते थे । १२२३ ई० में विश्वताथ नामक एक व्यत्तिवत का उत्लेख 
मिलता है जो दोनों हाथों से लिख लेता था और ऐसे ही अनेक कार्यो से लोगो 
को चकित कर देता था ।* इब्नबतूता ने अपने समय के मालावार के लोगो 
के विपय मे लिखा है कि इन लोगों मे किसी व्यवित की संत्तान श्रपने पिता को 
सम्पत्ति की उत्तराधिकारिणी नही होती । पुरुष-संतति तक इस अधिकार से 
बंचित रहती है झौर बहिन के पुत्र ही उत्तराधिकारी होते हैं।“ अली आदिल- 
शाह के समकालीन ज॑नुद्दीन नामक इतिहास-लेखक ने भी इस बात की पुष्टि 
की है।” उसने स्पप्ट लिखा है कि नैयर स्त्रियों मे बहु-पति-प्रथा प्रचलित है्‌ 





निराशा इन शब्दों में व्यकत की है, “मैं चाहता था, कि तुम्हारा जन्म ही न होता 
झौर यदि होता मो तो पूत्र के रूप मे । कोई भाग्य का विधान नहीं बदल 
सकता । परल्तु मेरे पिता ने मी एक स्त्री से जन्म लिया और मुर्भे भी तो 
एक स्त्री ने ही पैदा किया 7।” कवि ने अपनी पुत्री को जो सीख दो वह भी 
"लैला मजे” काव्य में है। हु 

शिब्ली--शेर-उल-अजम' भा० २, पृ० १२३१ 

४५. लुइस राइस , 'भाइसोर एण्ड कुगं--पूृ० १८७ । 

४६. वही, पू ० १८७ । 

४७. वही, पूृ० १६०-६१॥। 

४८. इब्नबतूता, ४, पृ० ७६॥ 
न हि ६. जैनुद्दीन--हिस्टोरिया दोस पोर्चुगीसेस नो मालावार' (अरबी पाठ) 
०३०१] 


प्रग्य मध्ययुग का इतिहास 


भर इसको अनैतिक नही समझा जाता तथा इसके कारण भंगड़े नही होते । 
केवल ब्राह्मग-स्त्रियाँ परदा करती थीं श्रौर मैयर स्त्रियाँ स्वच्छुन्द दविचरण 
करती थी ५० इब्नवतूता के यात्रा-बृत्तान्त से विदित होता है कि भालावार में 
दण्ड-विधान बहुत कठोर था और छोटे-छोटे श्रपराघों के लिए भी कठोर 
दण्ड दिये जाते थे। चोरी के लिए बहुत कठोर दण्ड दिया जाता था और 
कमी-कर्मी तो नारियल तक की चोरी के लिए प्राण-दण्ड दिया जाता था।+ 
आ्राधिक दशा--मुसलमानों की विजय के प्रारम्मिक दिनों में इन विजेताओं 
का ध्यान लूटपाट में ही लगा रहा; बैहाकी ते उस अ्रपार सम्पत्ति का वर्णन 
किया है जो महमूद गजनवी भारत से लूटकर ले ग्रया था। प्रारम्मिक 
मुसलमान शासक नये-नये प्रदेशों की विजय में ही व्यस्त रहे । बलवन 
प्रथम मुसलमान शासक था जिसने भ्रातरिक शान्ति, व्यवस्था एवं झाथिक 
दशा के सुधार की शोर ध्यान दिया | कम्पिल तथा पटियाली प्रदेशों को डाकुओं 
और लूटरों से मुक्त कर दिया था, जिससे वहाँ खेती तथा वाणिज्य व्यवसाय 
की उन्नति होने लगी और व्यापारी लोग निश्शक होकर एक स्थान से दूसरे 
स्थान तक अपना माल ले जाने लगे ।४ खिलजी-शासन मे आधिक दशा मे 
मौलिक परिवर्तन हुए; इनका वर्णन पिछले परिच्छेद मे हो चुका है। फीरोज 
के शासन-काल में एक भयकर दुर्भिक्ष हुआ; बर्नों ने लिखा है कि इस समय गहरे 
का भाव १ जीतल प्रति सेर हो गया था और शिवालिक के पदवेतीय-प्रदेश में 
स्थिति इतनी असह्य हो भई थी कि वहाँ के हिन्दू दित्ली चले आये भ्रौर उनमे 
से बीस या तीस ने, अन्नकप्ट से तग आकर यमुना में डूबकर प्राणत्याग कर 
दिया था ।+ परल्तु विदित होता है कि सरकार ने प्रन्न-कप्ठ दुर करने के 
लिए प्रमत्त नहीं किया। इन मुसलमान-शासकों मे अलाउद्वीन बहुत साहसी 
अर्थ-शास्त्रज्ञ और राजस्व-नियामक था । विश्व-विजय की अत्यन्त उच्च आकाक्षा 
से प्रेरित होकर उसने जिस सुदृढ़ अर्थव्यवस्था की स्थापना की वह गन 
यगीन राजनीति में अत्यन्त आश्च्यकारिणी सफलता है। उस समय देश में 
घन की कमी न थी और राज्य-मार ग्रहण रे के पश्चात्‌ जग्र अलाउद्दीन 
ने दिल्‍ली में प्रवेश किया तो उसने खुले हाथों धन की बस्तर की। एक 





७. घु० ३३॥ कम 
पक के रातिरिखाजों के लिए देखिए, 'कास्टस एण्ड ट्राइव्स आऑँव सदने 
डुण्डिया--थर्सटन कृत, मा० १, पू० ३०७-८। 
५१. इब्नबतूता, ४, पृ० छ४ ॥ 
५२. इलियट, हे, पु० १०५॥। 
५३. बर्नी--पृ० २१२॥। 


पूर्व मध्यकालीन समाज और संस्कृति भ्०६ 


मन्‍्जनीक' में ५ मन स्वर्ण-मुद्राएं रसकर, शाही शिविर के वाहर एकत्र जन- 
समूह में उनकी वर्षा की गई थी।* उसके शासन-काल में भूमि-कर को 
पूर्णतया व्यवस्थित किया गया झलोर नायव वजीर-ए-ममालिक की हिन्दुओं को 
“पूर्णतया निस्‍्वत्व” कर देने की नीति ने समस्त दोग्नाव को पूर्णतया अधीन 
बना दिया था। हिन्दुओं से उपज का ५० प्रतिशत भूमिकर के रूप में ले 
लिया जाता था झ्लौर इसके अतिरिक्त गृह-कर, चारणभूमि-कर जैसे अ्रनेक 
कर उन पर लगाये गये थे ।४ करों का भार किसानों को ही सहन करना 
पड़ता था और ग्रधिकाश किसान हिन्दू थे। सख्या मे कम होने के कारण 
सब मुसलमान राज्य के सार्वजनिक अथवा सेनिक विभागों में नियुक्ति पा जाते 
थे। खूतों, चौधरियी एवं मुकहमों की दशा अत्यन्त हीन हो गई थी झौर 
बर्नी मे उनकी इस विपन्नावस्था पर बहुत सतोप प्रकट किया है।" परन्तु 
प्रलाउद्दीन की श्रय-व्यवस्था का सबसे सफल कार्य बाजार-भादों का नियन्त्रण 
था। इससे वस्तुओं के भाव इतने गिर गये थे कि कोई सिपाही, अपने 
घोड़े का व्यय मिलाकर, वर्ष भर २३४ टकों में सुखपूर्वक रह सकता था, इस 
प्रकार उसका मासिक व्यय २० टके से भी कम श्राता था, जितने में कि 
आज एक घोड़े का भी झर्चे पूरा नही होता । शाही भंडारों में श्रनाज एकत्र 
किया जाता था भ्ौर श्रन्न-कप्ट के समय सरते भाव पर जनता को दिया 
जाता था। इब्नबतूता लिखता है कि उसने स्वय भ्रपनी आँखों से उलाउद्दीन 
के चावल के भंडार-गृहों को देखा था। परन्तु राजनैतिक भ्र्य-व्यवस्था के 
सिद्धान्तों पर भ्राधारित मं होने के कारण यह अर्य-व्यवस्था अलाउद्ीन की 
मृत्यु के पश्चात्‌ समाप्त हो गई। 'वाजार' के लोग इससे अत्यन्त प्रसन्न हुए, 
वर्धोंकि श्रव वह मनमाने मावों पर अपना माल बेच सकते थे ।“ श्रव नौकर 
भी चौगुना वेतन माँगने लगे। जो नौकर पहले दस या बाहर टके में मिलन 
जाता था, वही श्रव सत्तर, अस्सी या सी टके तक माँगने लगा। अल/उद्दीन 
के निर्धारित भाव समाप्त हो गये; बर्नी ने वस्तुओं की महेँगाई पर दुख 
प्रकट किया है | परन्तु इतना होने पर भी देश मे अन्नामाव नही हुआ और 
राज्य को कभी घन की कमी न हुई। नासिस्द्ीन खुसरो ने अमीरों को अपना 
समर्थक बनाने के लिए धन को पानी को तरह वहाया था, फिर भी 

५४. बर्वी--पू० २४५। 

४५, बर्नी--पू० २८७ । 

५६- बर्नो--पू० २८८ । 

५७. बर्नी--पृ० ३८५ | 


३१० मब्ययुग का इतिहास 


इतना धन शेद था कि मुहम्मद तुगलक अपनी योजनाओं पर विशाल घन- 
राशियाँ व्यय कर सका। म्‌हम्मद की अर्थ-नीति सर्वया विफल हुई; उसकी 
प्रतीत मुद्रा की यौजना न चल सकी। परन्तु इससे राज्य की साख पर कोई 
प्रमाव न पड़ सका, क्योंकि राज-कोप में पर्याप्त धन था और मुहम्मद ते 
ताँबे के सिक्कों को लौटाकर उनके बदले सोने-चाँदी के सिक्‍क्रे देकर राज्य 
के प्रति लोगों के विश्वास को कम न होने दिया । इसके पश्चात्‌ बीस वर्षो तक 
देश में दुर्मिक्ष को विभीषिका ने जनता को अत्यन्त दीन-हीन बना दिया। 
राज्य की शोर से दुशिक्ष के कप्टों को दूर करने के लिए वहुत उद्योग किया 
गया; वर्नी ने लिखा है कि राज्य ने किसानो में दो वर्षो में तकावी' के रूप में 
७० लाख टके वितरण किये ।“ इब्तबतूता ने सुलतान की दुभभिक्ष-नीति का 
विस्तृत वर्णन किया है; वह लिखता है कि लोगों को शाहो भंडारों से अन्न 
दिया गया तथा 'फकीअ' एवं 'काजी“* लोगों को शआ्राज्ञा दी गई कि बह 
सुलतान के विचाराथें प्रत्येक मुहल्ले के सहायता के योग्य व्यक्तियों की सूची 
बनाये । एक प्रन्य अ्रन्न-संकट के अवसर पर राज्य के काजियों, अमीरों तथा 
अन्य कर्मचारियों ने प्रत्येक मूहल्ले में जाकर १६ रितल प्रतिदिन के हिसाव से 
अन्न वितरण किया ।४ बड़े-बड़े खानकाहों' में दुर्मिक्ष-पीड़ित लोगों को मोजन 
दिया जाता था; इब्नवतूता लिखता है कि कुतुबद्दीत के खानकाह में, जिमका 
वह मुतवल्ली था, प्रतिदिन सैकड़ों लोगों को मोजन कराया जाता था; इस 
'ख्ानकाह' में ४६० सेवक कार्य करते थे |! राज्य कौ ओर से ब्यवसायों को 
प्रोत्साहन दिया जाता था; राज्य का एक निजो कारखाना था जिसमे ४०० 
रेशम के बुनने वाले काम करते थे जो हर तरह का कपडा बुनते थे; » सुलतान 
की सेवा में ५०० जरी के कारीगर मो नियुक्त थे जो शाही परिवार तथा अमीरों 
के लिए जरीदार वस्त्र तैयार करते थे। विदेशों के साथ व्यापार होता था; 
मार्कों पौलो तथा इब्तवतूता से समूद्री बन्दरगाहों का उल्लेख किया है और 
लिखा है कि यहाँ विदेशों के व्यापारी आया करते थे। भड़ौच एवं कालीकट 
प्रसिद्ध बन्दरगाह थे श्रौर कालीकट के विपय में इब्नवतूता ने लिखा है कि 
यहाँ संसार भर के व्यापारी क़य-विक्रय के लिए श्राते थे।+ मसालिक- 


प्रूछ, बर्नी, पू० ४६६। 
४६, इब्तवतूता, हे, ५,० २६० )। 

६०, इब्मबतूता, ३, पु.० रेछ२। 

६१. वहीं, ३, पु० ४३२-३४॥ 

६२. मसालिक-इलियद के; पु० ५७८) 
६३. इब्नबतूता, ४, प,० ६ । 


पूर्व मध्यकालीम समाज और सस्कृति ५११ 


अल-अब्सार' के लेखक का भी कहना है कि देश-देश के व्यापारी “भारत में 
शुद्ध स्वर्ण लाना और बदले में जड़ी-बूटियों की वस्वुएँ ले जाना-कभी बन्द नहीं 
करते ।"* राज्य विदेशी व्यापारियों को मी प्रोत्साहन देता था; इब्मबतूता 
ने सैयद अब्दुलहसत अवादी का उल्लेख किया है जो इराक एवं खुरासान से 
सुलतान के लिए माल लाता था ।7 
तैरहबी तया चौदहवी शताब्दी में व्यापार की दशा उन्नत रही। वस्साफ 
ने गुजरात को एक ममृद्ध देश बताया है और लिखा है कि इसमें ७,००० 
गाँव और नगर थे तथा यहाँ के निवासी बहुत घनी थे। काले अगूरों की 
फमल साल में दो बार होती थी । मिठट्टी इतनी उपजाऊ थी कि कपास के 
पौधे अपनी शाखाओं का खूब विस्तार कर लेते थे और अनेक वर्षों तक 
उनसे कपास प्राप्त होती रहती थी । मार्कों पोलों ने भी कपास की सती की 
उन्नत दशा का वर्णन किया है, उसने लिसा है कि कपास के पौध ६ कदम 
ऊँचे होते थे और इनकी झ्रायु बीस वर्ष होती थी । श्रदरक, मील' इत्यादि 
की सेती खूब की जाती थी । स्थानीय कारीगर लाल तथा नीले चमड़े की 
चटाइयाँ बनाते थे, जित पर पशु-पक्षियों के चित्र श्रकित किये रहते थे श्रौर 
सोने-चाँदी के तार बुते रहते थे । खमात को भी व्यापार का वहुत॑ बड़ा केन्द्र 
कहा गया है, यहाँ नील की पैदावार बहुत होती थी। विदेशी व्यापारी 
जहाज और माल लेकर आते थे परन्तु वह अधिकतर सोना, चाँदी झौर ताँबा 
लाते थे । यह यात्री लिखता है कि ,यहाँ के निवासी अ्रच्छे लोग है झौर 
अपने व्यापार और व्यवसाय से जीवन-निर्वाह्‌ करते है ।/४“ भावर खूब 
समृद्ध था, परन्तु मार्को पोलो ने लिखा है कि यहाँ का श्रधिकांश घन घोड़े 
क्रय करने में व्यय होता था, क्योकि यहाँ अच्छे घोड़े बहुत कम थे। फिस, 
हुरमुज, दोफर, सोझर आदि देशों के व्यापारी माबर में घोड़े बेचने के 
लिए लाते थे और इस व्यापार से बहुत लाभात्वित होते थे ।* चौदहवीं 
६४. ससालिक, इलियट, ३, १० ५६३॥ 
६५. इब्नवतूता, हे, पु० ४०५॥। 
६६. मूल-ट्रेवल्स भ्रॉव मार्कों पोलो' २, पू० ३२८। 
६७, बही, २, पृ० ३े२८। 
६८. वही, १० रेर३३। 
अबुल फिदा के समसामयिक दिमिश्फी ने भी सम्भात को एक प्रसिद्ध एवं 


विशाल नगर बताया है और लिखा है कि उसके समय में भडौंच एक बहुत 
बड़ा देश था ओर इसमे चार सहस्र गाँव थे। कॉस्मोग्राफी पृ० १७२। 
- ६६. यूल--ट्रेवल्स श्रॉद मार्कों पोलो” २, पृ० २७६। 


भ१२ मच्ययुग का इतिहास 


शताब्दी भें इब्नचतूता ने बंगाल को घन-घान्यपूर्ण देश बताया है। भाव सस्ते 
थे और लौग थोड़ी आय में भी सुस्ी जीवन बिता सकते थे । 

१३५१ ई० से १३८८ ई० तक देश को आथिक दशा बहुत उन्नत रही | 
राज्य को झोर से सिंचाई की व्यवस्था हो जाने से कृषि की दशा में बहुत 
सुधार हुआ और मूमि-कर से राज्य कौ आय बहुत बढ़ गई। दिल्‍ली-अदेश 
भें ६ करोड़ ८५ लाख टके की आय बढ़ी झ्ौर केवल दोग्नाव से ही मूमि-कर 
के रूप में ८5५ लाख टके मिलने णंगे। वस्तुओं के सस्ते भावों के कारण अमीर 
लोगों से खूब घन एकन्र कर लिया; अफीफ ने लिसा है कि मलिक शाही शहना 
की मृत्यु के बाद उसके घर में ५० लाख टके तथा बहुत रत्न एवं प्रन्य 
बहुमूल्य वस्तुएँ मिली थी ।” भात्र इतने सस्ते थे कि लोग थोड़े से व्यय मे ही 
एक स्थान से दुसरे स्थान तक आ-जा सकते थे । दिल्‍ली से फीरोज/बाद जाने- 
वाले यात्री को यहली के लिए ४ चाँदी के जीतल, खच्चर के लिए ६ जीतलं, 
घोड़ के लिए १२ भर पालकी के लिए | ढका देता पडता था। पुली सरलता 
से मिल जाते थे और भ्रफीफ लिखता है कि उनकी आय पर्याप्त होती थी।" 
इस तत्कालीन लेखक का यह कथन कि किसी भो व्यक्ति को सोने-चाँदी की 
कमी न थी, कोई स्त्री ऐसी न थी जिसके पास आमूवण न हों और कोई घर 
ऐसा न था जहाँ पलेंग और गई न हों, अतिशयोवित मात्र है। परन्तु अफोफ 
ने बाजार-मावों की जो तालिका दो है, उससे इतना अवश्य विदित होता है कि 
चौदहवी शताब्दी के मध्य में उत्तर-मारत की आर्थिक दशा सुखकर थी। 

चौदहवी शत्ताब्दी का अन्त होते-होते आथिक संकट का कोल प्रारम्भ 
हो गया। दिल्‍ली-साम्राज्य छिन्न-विच्छिव्ष होने लगा था झौर १३६६ ई० 
मे तैमूर के झ्राक़गण से तो देश मे सर्वत्र अव्यवस्था व्याप्त हो गई और धन 
इस विदेशी झाक्राता के साथ चला गया । वाणिज्य-ध्यवसाय अस्त-ब्यस्त हो 
गये भर तैमूर के मार्ग में पड़नेवाले नगर लूढ लिये गये । दिल्‍ली-सान्नाज्य का 
महत्त्व लुप्तप्राय हो गया श्रौर अब प्रादेशिक राज्य घन-समूद्धि सँनिक-वल एवं 
कल! के विकास के लिए प्रसिद्धि प्राप्त करने लगे। इसका वर्णन डचित स्थान 
पर किग्रा गया है। ४ 

७०. इलियट, हे पृ० ३४७) 

७१. इलियट, ३, १० रेध्रे ।_ 5 

आवों की सस्‍्ताई के लिए देखिए--दि क्रॉनोकल्स झाँव पठान किग्स', 


पु० रे । 
७२९- जनरल श्राँव रॉय० एशि० सोसा०, १८६५, पुृ० ५३०-३६ पर, 


फिलिप्स का दि चाइनीज एकाउप्ट ऑँव बंगाल इन १४०६ शीर्षक लेख । 


पूवे मध्यकालोन समाज और संस्कृति ११३ 


चीन के राजदूत चेंग-हो के दल के, जो १४०६ ई० में बंगाल झाया था 
एक दुमाषिये माहुआन ने बंगाल का जो वर्णन किया है उससे तत्कालीन 
सामाजिक और झ्राथिक दशा पर बहुत प्रकाश पड़ता है। माहुआन ने लिखा 
है कि - 

“घनवान्‌ लोग जहाज बनवाते है, जिनमे वह विदेशी राष्ट्रों के स,थ 
व्यापार करते है; वहुत लोग व्यापार में लगे है और बहुत से लोग कृषि- 
कार्य में व्यस्त रहते है; और दूसरे लोग अपना व्यवसाय चलाते हैं ।. . .इस देश 
की मुद्रा एक चाँदी का सिवका है, जिसको 'तनगा' (टका) कहते है, जो तोल भे 
दो चीनी सिवकों के बराबर होता है। इसका व्यास १७४ इंच होता है और 
दोनों ओर से खुदा होता है, परन्तु छोटी-छोटी खरीदो के लिए वह लोग कौडी 
का उपयोग करते हैं, जिनको विदेशी लोग 'कश्नो-ली' कहते हैं ।”*' 

इस लेखक ने वर्ष में चावल की दो फसलों का उल्लेख किया है झौर 
लिखा है कि यहाँ गेहूँ, सरसों, सब प्रकार की दालें, वाजरा, भ्रदरक, राई, 
प्याज, सन तथा झनेक प्रकार की साग-सब्जियाँ बहुलता से उत्पन्न होती हैं। 
यहाँ अनेक प्रकार के फल होते है, जिनमे से केला मी एक है। इस देश मे 
चाय नहीं होती और यहाँ के निवासी भ्रतिथि-सत्कार के लिए चाय के 
स्थान पर सुपारी का उपयोग करते है। चावल, नारियल आदि से मादक- 
पेय तैयार की जाती है भर वाजार में बेची जाती है। इस यात्री ने स्थानीय 
व्यवसायों मे पाँच या ६ सुदर सूती वस्त्री” का उल्लेख किया है और लिखा 
है कि इस देश मे जरी के काम के रेशमी रूमाल ओर दोपियाँ, रेंगे हुए बतंन, 
घड़े, प्याले, इस्पात, बन्दूके, चाकू, छुरी यह सब बनाये जाते है। एक प्रकार 
के दृक्ष की छाल से सर्फद कागज भी बनाया जाता है जो हिरन की खाल के 
समान चिकता भौर चमकदार होता हे । 

पर्द्रहवी शताब्दी का उत्तरार्द भी आथिक समृद्धि का काल था भौर 
इस विषय में सभी प्रामाणिक इतिहासकार सहमत हैँ कि उस समय भाव 
बहुत सस्ते थे भर लोगों को कभी किसी कमी का झनुमव न हुआ्ना (४ 

फला--मुसलमानों की विजय से पूर्व भारत में अपनी विशिष्ट कला 
का विकास हो चुका था और मारतीय शिल्प-शास्त्रियों ते अनेक भव्य मदिरों 


७२इस लेए में माहुआन के जो उद्धरण दिये गये हैं वह मार्कों पोलो, इब्म- 
बतूता झादि से कम महत्त्वपूर्ण नही है । 

७३. जरन० रॉय० एशि० सोसा०, १८६५, पृ० ५३११ 

७४. वही, पृ० ५३२१ 

फा० ३३ ध 


५१४ मध्ययुग वा इतिहास 


एवं मर्ठीं का निर्माण किया था; जो उनको प्रतिमा की सर्वागयुरुदर कृतियाँ 
थी। हिन्दू एवं बौद्ध दोनों ही युगों में राजकीय प्रोत्साहन एवं कलाग्रेमी 
व्यक्तियों की दानशीलता से कला का यूव विकास हुआ्रा था और उस काल 
की कला-कृतियों के श्रवशेप आज भी मु सलमान-शासन-काल से पूर्व के भारतीय 
कलाकारों की अगाव निपुणता का परिचय दे रहे हैं। जब मुसलमानों ने भारत 
को विजय कर अपना शासन स्थापित कार लिया शोर हिन्दू-स्थापकों को 
अपनी सेवा में नियुक्त किया तो इन हिन्दु-शिल्पियों ने श्रपनो कला को ऐसा 
रूप दे दिया जिससे वह इन नये स्वामियों को धामरिक झुत्ि के भ्रतुकूत बन 
सके । परिणामतः प्र।रम्मिक-काल के मुसलमान-मबनों में कठोर श्रनुशासन- 
पूर्ण घामिक विचारों से सादृश्य रपनेवाली सरलता के दर्शन होते हैं ॥ योरोपीय 
विद्वानों वा भारतीय कला में विदेशी प्रभाव दूँढ़ने का बहुत श्राग्रह रहा है 
श्रौर फरयूसन महोदय ने मु सलमान-काल की भारतीय कला में विदेशी मुसलमान- 
कला के प्रमाव की स्पप्ट छाप बताई है। परन्तु इस विपय के श्रन्य भ्रधिकारी 
विद्वान, हैवेल महोदय को यह मत मान्य नही है। मुसलसात श्राक्ररण हिन्दू 
शिल्षपियों को उद्विग्ग न कर सके और वे अपनी सहिए्ण, भावनाप्नों के कारण 
अपनी कला को सुसलमान-विजपयों द्वारा उत्पन्न नई परिस्यितियों के अनुकूल 
सरलता से बना सके । श्रव वह मुसलमान-स्वामियों के लिए भी उसी प्रकार मवन- 
निर्माण करने लगे, जैसे वह हिंदुओं, जनों श्रथवा बौद्धों के लिए करते आये थे 
आर हैवेल महोदय के कथनानुसार उन्होंने कमी विदेशी भ्रादर्शों का अनुकरण 
न किया । इसी विद्वान कला-समीक्षक का मत है कि भारत में मुसलमान- 
शिल्प पर इसी देश की कला की गहरी छाप पड़ी है और इसके मूलभूत विचार 
शव प्रभिव्यंजना के प्रकार विशुद्ध मारतीय हैं, वह विदेशों से नहीं लाये गये हैं 
हैवेल महोदय का यह मत भले ही पूर्णतया मान्य न हो, परन्तु इतना तो 
निर्श्वित रूप से स्वीकार किया'जा सकता है कि भारत में मुसलमान-संस्कृति 
के विकास के साथ-साथ कला में भी ऐसे परिवर्तत किये जाने लगे जो नवीन 
सरक्षकों को- रचिकर हो सकें झर भले ही हिन्दू-शित्पियों ते पश्चिवमी एशिया 
के कऋला-सम्बन्धी आदर्शों को न अ्पताया हो, परल्तु उन्होंने प्रसाधन के नवीन 
आद्शों को अवश्य अपना लिया तथा अरवी-अक्षर-विन्यास के नियमों को अनक्षत 


रहते दिया। हि 
भारत में अपना शासत स्थापित करनेवाले तुर्क और अफगान केवल वर्वर- 


योद्धा ही न थे । उनकी युद्धअणाली अवश्य हृदयहीत थी और बह अपने शत्रुओं 
के वध में जैसी नृशसत्ा प्रदर्शित करते थे बह भारत के इतिहास में समानता 
नहीं रखती; परन्तु कला एवं संस्कृति के भी उनके श्रपने भ्ादर्श थे भौर 


पूर्वे मध्यकालीन समाज प्र संस्कृति ५१५ 


कुतुब॒द्दीन तथा अलाउद्दीन जैसे उनके मिर्दंय योद्धा मवन-निर्माण मे भी उतनी 
ही रुचि रखते थे जितनी मानव-जाति के संहार में । उन्होंने हिन्दू तथा जैन- 
मदिरों को मस्जिदों में बदल दिया और अपने भवनों के प्रसाघन के लिए हिन्दू- 
शिल्पियों को नियुक्त किया । इस प्रवगर, हिन्दू तथा मुसलमान कलाओों में 
स्पष्ट भेद होने पर दोनों में सामंजस्य स्थापित हो ग़या। हिन्दू शिल्पियों ने 
झपनी कला को इस प्रकार ढाल दिया कि वह नये स्वामियों के झादर्शों के अनुकूल 
वन जाय। सर जान मार्शल ने इन दोनो कलाओञोों की उन सामान्य समताझों 
पर आधिकारिक ढंग से विचार किया है, जिनके कारण मुसलमान-काल की 
भारतीय कला में इस दोनों का समीकरण हो सका । उन्होंने लिखा है :-- 
“इस प्रकार भ्रनेक हिन्दू-मंदिरों तथा प्रायः प्रत्येक मुसलमान मस्जिद 
का एक विशेष लक्षण उनके मध्य में खुले श्रागन का होना था जो चारों शोर 
कक्षों से परिवेष्टित रहता था--यह लक्षण पूर्वीय देशों के तिवास-गृहों से 
लिया गया था और भारत के समान ही एशिया के श्रन्य देशों मे 
भी सुपरिचित लक्षण था; इस प्रकार से बने हुए मन्दिर स्वभावतया मजिस्दों 
के रूप में परिणत किये जा सकते थे तथा ऐसे ही मंदिर विजेताओं द्वारा इस 
उद्देश्य (मस्जिद के रूप में बदलने) के लिए सर्वप्रथम चुने गये हींगे। इसके 
अतिरिषत एक दूसरा आधारभूत लक्षण जो इन दोनों शैलियों में समानता 
स्थापित करता था, वह यह था कि इस्लामी तथा हिन्दू--दोनों ही कलाएं प्रकृत्या 
आलंकारिक थी। अलंकार दोनों शैलियों के समान रूप से प्राण थे; दोनों 
का ही अस्तित्व इस पर टिका हुआ था। भारतीय शिल्प में प्रसाधन की 
रुचि सहज थी; यह उसको भार्यों से पूर्ववर्ती जातियों से उत्तराधिकार के“रूप 
में प्राप्त हुई थी और उसके रोम-रोम में समाई हुई थी । दूसरी झोर मुसलमानों 
ने श्रालंकारिक एवं विविघतामय शैली विशेषतया सूसा तथा वाइजेन्टियम के 
साम्राज्यों से प्राप्त की थी श्रौर भले ही भ्रलंकारों की योजना में उनकी रुचि 
हिन्दुओं जितनी परिप्कृत न रही हो, परन्तु इनको वह हिन्दुओं से किसी 
प्रकार कम महत्त्व न देते थे । इस प्रकार जब मारत की विजय ने उनकी भरांख़ीं 
के सामने कला के अभिनव क्षेत्र उपस्थित कर दिये, तो उन्होंने तत्काल उनकी 
विशाल धम्मावनाश्नों को माप लिया और उनसे पूरा-पुरा लाम उठाना प्रारम्भ 
क्र दिया ।/”* 
भारतीय वास्तु-कला का अध्ययन करने पर, इसमें शैलियों की विविधता 
७५. मध्यकालीम मारतीय-कला पर सर जॉन मार्शल के विचार (कैम्ब्रिज 
हिस्द्री आँव इण्डिया, मा० के, पृ० ५६८-७३) बहुत शिक्षा-प्रद एवं रोचक है । 


११६ सध्ययुग वग इतिहास 


पर भअध्येता का ध्यान झार्वापत हुए बिना नहीं रह मकता। यहाँ शिल्प का 
कोई ऐसा सर्वसामान्य आदर्श प्राप्त नही होता, जिसका अनुसरण शिल्प-कृतियों 
में सर्वत्र किया गया हो । मुसलमानों ने जिन विभिन्न प्रदेशों एवं राज्यों को 
जीता, वहां उन्हें अपने पूर्ववर्ती शासकों द्वारा निमित अनेक विशाल एवं सुन्दर 
भवन मिले | कही-कही तो थे अपने हो कला के आदर्शों का अनुसरण करते 
रहे, परन्तु अन्य स्थानों पर उन्हें स्थानीय शिल्प की शैली मे बहुत प्रमावित 
किया । मुसलमान-शवित के केन्द्र एवं गढ़ दिल्‍ली में तो हिन्दू-शिल्पी अपने 
आ्रादर्शो का स्वच्छन्दतापुर्वक निर्वाह न कर सके, परल्तु बंगाल, जौनपुर, गुजरात, 
फाश्मीर आदि प्रादेशिक राज्यों में वह अपनी ही शैली का अनुसरण करते रहे 
और उनके स्वामियों ने मी उनके कार्य मे वाया ले डाली । परन्तु इससे यह ने 
समभ लेना चाहिए कि मुसलमानों ने भारतीय स्थापत्य-कला के विकास में कुछ 
भी नवीनता का समावेश न किया; वास्तव में इन्होने ही मारतीय कला को 
नव-जीवन एवं नई शैली प्रदान की । 
अरव-निवासियों की विजय भारतीय इतिहास में एक क्षणिक घढना- 
मात्र थी; इसका कोई महत्त्वपूर्ण प्रभाव न पड़ सका था। यद्यपि प्रव- 
मिवासियों ने भारत में भवनों का निर्माण न किया, परन्तु वह भारतीय 
संस्कृति तथा स्थापत्य-कला एवं शिल्पियों की निपुणता से बहुत प्रमावित 
हुए। ग्यारहवीं शताब्दी मे महमूद ग़जनवी के निरन्तर श्राक्रमणों के 
पश्चात्‌ इस्लाम का भारतीय कला पर प्रभाव पड़ने लगा। महमूद 
गजमवी भारतीय स्थापत्य-कला के सौन्दर्य एवं विशालता से बहुत प्रमावित 
हुआ था भर फरिश्ता ने लिखा है कि उसने गजनी के अतिनिधि-शासक 
को भेजें गये अपने एक पत्र में इन शब्दों में मथुरा के देवालयों के शिह््प 
की प्रशंसा की थी; “यहाँ दीन-परस्तों की श्रद्धा के समान दृढ़ एक सहन 
“भवन है; उनमे से भ्रधिकतर संगमरमर के बने है, और इतके अ्रतिरिवत 
अ्रसंख्य देवालय हैं; यह सम्भव नहीं है कि लाखों दीनार व्यय किये बिता 
इस नगर ने यह भव्यता प्राप्त की हो, न ही इस श्रकार के दूसरे नगर 
का दो शताब्दियों से कम समय में निर्माण सम्मव है ।” बहू हिन्दुओं 
के शिल्प-सौन्दर्य से इतना प्रभावित हुआ कि गजनी लौटते हुए अपने साथ 
सहूर्षों मारतीय शिल्पियों की ले गया, जिनको उसने 'स्वर्गीय वधू नाम से 
प्रसिद्ध मस्जिद के निर्माण मे लगाया। महमूद के पश्चात्‌ अन्य सेनानायकों ने 
११६३-१२३६ ई० के मध्य में उत्तर भारत को विजय का कार्य सम्पन्न किया । 








७६. ब्रिग्ज---१, पू० ४८-५६ 


पुर्व मध्यकालीन समाज और संस्कृति भ््७छ 


मुहम्मद गोरी ने दिल्‍ली के चौहान-सम्राट्‌ को परास्त कर हिन्दुस्तान में मुसलमान 
साम्राज्य की नीव डाली और उसके सेनानायकों कुतुब॒ुद्दीन तथा ईल्तुतमिश ने 
स्वतन्त्र सरदारों को अधीन करने तथा मुसलमान-शासन को व्यवस्थित करने 
का कार्य पूरा किया । इन शासकों के समय में अजमेर की मस्जिद, दिल्ली में 
कूतुबी मस्जिद अथवा क्‌व्वत-उल-इस्लाम तथा मीनार, बदाऊं की प्रधान मस्जिद 
का द्वार तथा दिल्‍ली भे सुलतान ईल्तुतमिश का मकबरा इन मवमों का निर्माण हुप्रा। 
इनमें से अधिकांश मवन विध्वस्त देवालयों की सामग्री से बनाये गये थे झौर 
कहा जाता है कि कुतवी मस्जिद के निर्माण के लिए २७ हिन्दू-देवालयों को ध्वस्त 
किया गग्मा था। इत भवतों के निर्माण में हिन्दू-शिल्पियों को नियुक्त किया 
गया था और इत पर हिन्दू प्रमात्र स्पष्ट भलकता है। कुतबी मस्जिद की सबसे 
बडी विशेषता उस्तमें ग्यारह नोकदार मेहराबों का पर्दा है, जिसकी फरम्यूसन 
ने बहुत प्रशंसा की है । कुतुवमीनार,” जिसका निर्माण ईल्तुतमिश ने प्रुण किग्रा 
था बगदाद के समीप उश नामक स्थान के निवासी संत कुनृब॒द्दीन की स्मृति 
में बनाई गई थी । इस मीवार में कुतुवुद्दीत तथा ईल्तुतमिश के श्रभिलेख है । 
फीरौज तुगलक के समग्र में विजली के आधात से इसकी चौथी मजिल टूढ 
गई थी झौर फीरोज ने इसके स्थान पर दो छोटी-छोटी मजिलें बगवा दी थी । 
पॉनवी मंजिल में फीरोज का एक झभितेस है जिसमें इस मरम्मत का उल्लेख है । 
१५०३ ई० में सिकन्दर लोदी मे इसके ऊपरी भाग की पुनः मरम्मत करवाई थी। 
यह लगभग २४२ फीट ऊँची है झौर मुख्यतया हिन्दू शिल्पियो की कृति है, 
जिन्होंने अपनी शैली मे इस्लाम की सैद्धान्तिक सरलता के झनुरूप सुधार कर 


लिय। था। 5 हे 
इस मीनार में देवनागरी लिपि में रुछ छोटे-छोटे अमिलेखों को देखकर 


कुछ लोगों ने इस मीनार की हिंदू-निर्माण सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। 
सर जॉन मार्शल को यह मत मान्य नही है; उन्होंने स्पप्ट शब्दों में स्वीकार 
किया है कि इस मीनार की सारी बनावट और सजावट मूलतः इस्लामी 
है! सर जॉन मार्शल ने भागे लिखा है कि; 

“इस दृढ़ एवं विशाल कृति के भ्रतिरिक्‍त अन्य कोई भी वस्तु मुसलमान- 
शक्ति का अभ्रधिक प्रमावोत्यादक अथवा ययार्य प्रतीक नही हो सकती; न 
कोई अन्य वस्तु इसके अलंकृत परन्तु सयमित शिल्प से बढ़कर मर्वागसुन्दर हो 
सकती है।”४ 

७७. क्तुब मीनार के पूर्ण विवरण के लिए देखिए श्री पेज की भेम्बायर्स 
शॉव दि प्रॉकलॉजोकल सर्वे ऑँव इण्डिया । 

७८. केम्ब्रिज हिस्द्री झ्लॉव इण्डिया, ३े, पू० ५७६। 


श्र८ मध्ययुग का इतिहास 


अढ़ाई दिन का भोपड़' नामक प्रसिद्ध मवन का निर्माण कृतुबुद्दीन ने 
१२०० रे में किया था और ईल्छुवमिश ने इसको सजाया था। इसका यह्‌ 
नाम भराठों के समय में पड़ा, क्योंकि तव यहाँ ढाई दिन का एक मेला लगता 
था । रजिया तथा बलवन के मकबरे दास-वंश के समय के प्रन्य भवन हैं। बल- 
बन का मकबरा किला राय पिथौरा के दक्षिण पुर्व में बठा है; यह बहुत सीघा- 

सादा भवन है भौर इसमें कोई महत्त्वपूर्ण विशेषता भी नही है। 
चौदहवी शताब्दी के प्रथम दशक में अलाउद्दीन के शासन-काल मे दिल्‍ली- 
साम्राज्य का विस्तार चहुत बढ गया था। अलाउद्दीन ने निर्मीक होकर 
नई साम्राज्य-नीति व्यक्त की थी और उत्तर तथा दक्षिण भारत के देशों पर 
प्रमुत्त स्थापित कर लिया था। यद्यपि उसका अ्रधिकांश समय युद्धों में ही 
बीतता था, परन्तु मवन-निर्माण की ओर से बह उदासीन न था झौर उराने 
झनेक दुर्ग, तालाब एवं महल बनवाये थे। सर सैय्यद श्रहमद खाँ के भ्रनुसार 
उसने १३०३ ई० में किला राय पिथोरा से दो मील उत्तर की भोर सीरी 
नामक गाँव में सीरी-दुर्गें का निर्माण करवाया था। इस दुर्ग की दिवालें 
चूने पत्थर से बनाई गई थी और इसकी किंलेबंदी बहुत दृढ़ थी /” हजार 
सितून' (सहस्न स्तम्मोंवाला) प्रासाद अलाउद्दीन ने ही बनवाया था । बर्नी 
लिखता है कि सहस्रों मंगोलों के मुंड इस प्रासाद की नींव तथा दिवालों में 
गाड़े घये थे और इसमें सुल्तान ने अपनी उस विपुल सम्पत्ति का खूब प्रदर्शन 
किया था, जिसको काफूर दक्षिण से ले आया था । भारतीय मुसलमाव-स्थापत्य 
का निश्चित रूप से विकास होने लगा था । १३१० ई० में बनाये गये प्रलाउद्दीव 
खिलजी के द्वार में, जो “इस्लामी स्थापत्य के सर्वेश्रेप्ठ सुरक्षित रत्न है” 
यह विकास स्पष्ट दिखाई देता है। परन्तु भारत के तथा-कथित शासकों 
में भव्य-मवर्नों का निर्माण नही किया भौर हैवेल महोदय ने लिखा है कि 
पढठानों के विषय में यह घारणा कि वह टाइटनों (यूनानी पौराणिक गाथाओं 
के दैंत्यों) के समान मवन-निर्माण करते थे और स्वर्णकारों के समान इस 
निर्माण को पूर्ण करते थे, एक ऐतिहासिक अ्म है।” चोदहवीं शताब्दी दिल्‍्ली- 
साम्राज्य के लिए प्रत्यन्त संकटमय रही। मंगोलों के निरन्तर भ्राक्रमण हो 
रहे थे भ्ौर उत्तर तया दक्षिण मारत के हिंदुन्यजा भ्रपनी स्वतंत्रता के 
अपहरण से क्षुब्ध होकर वार-यार विद्रोह का मंडा सड़ा कर देते थे । राज्य 
के झमौर लोग झ्ान्तरिक भशान्ति के कारण बने हुए थे । ऐसी स्थिति में राज्य _ 
७६. शरफुद्दीन के जफरनामा' में तैमूर का सीरी दुर्ग का वर्णन देसिए, 


इलियंट ३, पु० २०४॥। कर 
८०, हैवेल--इंडियन झआरिटेक्चर! पृ० ३६। 


पूर्वे मध्यकालीन समाज और संस्कृति ५१६ 


का सारा ध्यान सामरिक प्रयत्नों मे केंद्रित था । यह विपय राजनेतिक स्थिति 
तुगलक-काल के विशाल और सींघे-सादे मवनों में स्पष्ट झलकंती है। उस 
समय राज्य का ध्यान स्थापत्य कला के प्रदर्शन में न लगकर विदेशी-आक्रमणों 
के भय से देश को सुरक्षित रखने के प्रयत्नों में लगा था । इस काल की स्थापत्य- 
शैली का सर्व श्रेष्ठ उदाहरण तुगलक शाह का मकबरा है जिसकी विशालता 
9त्तरकालीन सर्वागसुन्दर शिल्प-कृतियों के सर्वेधा विपरीत दिखाई देती है ।/ 
तुगलकाबाद नगर, जो आजकल उजाड़ पडा है, मंगोल आक्रमणों के प्रतिरोध 
के विचार से शीक्रता से बनवाया गया था। आज वहाँ चारों ओर खण्डहर 
नजर श्रात्ते है, फिर मी इसकी “दुर्मे दृढ़ता एवं उदास विशालता” आज भी 
दर्शकों को प्रमावित करती है। मुहम्मद बिन तुगलक, जो १३१५ ई० में 
सिहासतासीन हुआ था, अपने समय की सब कलाझ्ों तथा शास्त्रों में निपुण 
था, परन्तु उसके शासन-काल के उपद्रवों ने उसको शिल्प की महान्‌ कृतियों के 
मिर्माण मे प्रवृत्त होने का अवसर न दिया। आदिलाबाद-दुर्ग तथा अनेक 
छाबनियों के निर्माण तथा मरम्मत के अतिरिक्त सुलतान ने “जहांपनाह 
नगर की भी नींव डाली थी भौर यहाँ अपने लिए एक हजार सितून” महल 
बनवाया था, जिसका इब्नवतूता ने विस्तार से वर्णव किया है ।' फीरोज 
८१. फरग्यूसन का मत भी ठीक यही है। “हिस्ट्री आँव भ्ाकिटेक्चर', 
२, पृ० ६५३। श ५ 
स्मिथ--ए हिस्द्री आव फाइन भझार्ट इन इण्डिया १, पृ० ३६८। 
कनिधम--प्रॉक्नलॉजीकल रिपोर्ट सं, १, पु० २१६। 
हिस्टोरीकल रिफॉर्डस कमीशन रिपोर्ट” (४, पृ० ३४-४१) में श्री शार्प 
के 'बिल्डिग्स श्रॉव दि तुगलक्स' लेख में बढ़त कुछ उपादेय सामग्री है। 
सर जॉन मार्शल के भनुसार तुगलकों के समय में भवन-निर्माण-कला में 
जो परिवर्तन हुए, उनके कारण यह थं“-( १) मुवारक तथा खुसरो की फजूल 
खर्ची के परिणामस्वरूप मितव्यमिता अपनानी पड़ी। (२) मुहम्मद तुगलक 
तथा फीरोज की धार्मिक नीति, (३) झकाल के कारण मूमि-कर की भ्राय 
में कमी, (४) राजधानी का दौलताबाद ले जाया जाना | 
पीमिब्रिज हिस्ट्री प्रॉव इण्डिया, ३, पृ० ५८४५॥ 
झपनी सादगी तथा बनावट की रार्लता के कारण यह भकवरा दर्शक 
को भमिमूत कर देता है। यह एक ऐमे दोष-रहित व्यक्तित वग, जिसने बड़ी 
सादगी से जीवन बिताया भौर इस्लामी राज्य वो पतन से बचाया, सरलतम 
स्मारक है। 
प२. इब्न-बतूता--पैरिस-संस्क० ३, पृ० २१७-२०। 
इस ध्रफ़ीकी यात्री ने लिया है कि इसके स्तम्म सकड़ी के बने थे । 





॥२० मध्ययुग का इतिहास 


स्थापत्य का बहुत प्रेमी था और अपने दीर्घ एवं शान्तियूर्ण शासन-काल में उसने 
अनेक नगरों, महलों मरिजिदों, जलाशयों एवं उद्यानों के निर्माण में विपुल 
घन-राशि व्यय की थी । उसके दो प्रधाव शिल्पी मलिक गाजी शहना और 
अब्दुलहक भवन-निर्माण कार्य में उसको सहयोग देते थे। भवनों की मोज- 
नाएँ दीवान-ए-विजारत' मे लाई जाती थीं, जहाँ उन पर विचार कर उनके 
लिए स्वीकृति दी जाती थी। शस्स-ए-सिराज अफीफ ने फ़ीरोज के शासन- 
काल में बनाये गये अनेक भवनों का उल्लेख किया है और 'फत्हात-ए-फीरोज- 
शाही! मे स्वयं सुलतान ने अपूनी कला-कृतियों का विस्तृत वर्णन किया 
है। उसने अनेक नये भवन एवं जलाशय बनवाये और पुरानों का जीर्णोद्धार 
करवाया ।” उसने जीनपुर, फतहाबाद, हिसारफीरोजा और दिल्ली में 
फीरोजाबाद नगर बसाये । फीरोजाबाद को उसने झपना राजनैतिक निवास- 
स्थास बनाया । उसके समय के स्थापत्य-कला के निर्माणों मे--कोटिला 
फीरोजशाह, जिसको उसने फीरोजाबाद में बनवाया था, विद्या-पीठ, हौज खास, 
खानजहाँ का मकबरा, जिसकी मृत्यु १३६८-६६ ई० में हुई थी और 
कालो मस्जिद, जिसको जूताशाह ने अपने पिता के देहावसान के दो वर्ष 
पश्चात्‌ बनवाया था--उल्लेखनीय है । तुगलक काल का दूसरा प्रसिद्ध भवन 
कबीरुदीन औलिया की समाधि है, जो लाल गुम्बद' के नाम से प्रसिद्ध है; 
ग्रह नासिरद्वीन महमूद शाह के शासन-काल मे (१३८६-६२) में बनाई गई 
थी । कट्टर मुसलमान होने के कारण फीरोज मे अपनी शिल्प-नि्मितियों मे 
नई मुसलमान शेलो की सादगी को अक्षुण्ण रखा; उसकी मृत्यु के पश्चालू 
बिकास पानेवाले प्रादेशिक राज्यों के शासक-वंशों ने कलात्मक प्रवृत्तियों को 
अमूतपूर्व प्रोत्साहन दिया | इन राज्यों के शिल्पियों ने कुछ सुन्दरतम भवन 
बनाये हैँ जो आज मी विद्यमान है और झपनी बनाई हुई मस्जिद, महलों, 
उद्यानों तथा जलाशयों में इन्होंति हिंदु-कला के सुल्दरतम आदेशों को पुनग- 
ज्जीवित किया है। चौदहवी शताब्दी का शंत भारतीय मुमलमान-स्थापत्य 
के पुनस्त्थान का प्रारम्म है । 
जहाँपताह नगर बहुत विस्तृत था; इमर्में तेरह द्वार ये, ६ द्वार उत्तरमश्चिम 
की ओर, एक हौज सास की झोर तथा शेष दक्षिण-पूर्व की ओर थे । 
बदर-ए-चाच ने रुर्रमावाद के महल बे बहुत प्रशंसा की हैँ; इसको प्रसिद् 
शिल्पी जहीर-उल-जमूश ने बनाया था। 'इलियट, ३, पृ० ४७६। क्ष्ष 
हे. फीरोज द्वारा बनवाये भवनों के पूर्ण विवरण के लिए देहि 
इलियट, ३, प० ३५४-५४ तथा दे८द३-८५ झौर “दि क्रानीकल्म श्ाव पटान 
क्म्स' पू० २८६-६५ । भो्यीलॉजीकल सर्वे रिपोर्ट तथा दिल्ली के प्राचीग 
शवनों पर जफर हुसैन के लेस में बहुत उपारेय सामग्री है। 


पूर्व मध्यकालीन समाज और संस्कृति ५२१ 


तेमूर मे जब हिन्दुस्तान पर आकमण किया तो उसको यहाँ बहुत बड़ी 
संख्या में निपुण शिल्पी तथा कशल कारीगर प्राप्त हुए, जिनको वह झपने 
साथ समरकन्द ले गया; वहाँ उसने इन लोगो को प्रसिद्ध जाम-ए- 
मस्जिद के निर्माण में लगाया। जो भी संगतराश अथवा शिल्पी पकड़े जाते थे, 
बह विजेता तैमूर की सेवा के लिए अलग रख दिये जाते थे ।* 
तमूर के श्राक्रमण से स्थापत्य-कला के विकास को गहरा आधात लगा। 
देश धन-हीन हो गया था और दिल्‍्ली-साम्राज्य का कोष इतना क्षीण हो गया 
था कि स्थापत्य के विकास में अधिक व्यय न किया जा सका । सैय्यद और लोदी- 
शासको ने विशाल भवनों का निर्माण नही किया । सँय्यद-वश के शासन-काल 
के प्रसिद्ध मवन मुबारकपुर मे मुबारक सैय्यद और मुहम्मद शाह की समाधियाँ 
है, जिनको अल।उद्दीन आलम शाह ने वनवाया था। लोदियों के बनवाये हुए 
भवनों की यह विशेषता है कि उनमें रगबिरंगी खपरेलों का प्रयोग किया गया 
है। सिकन्दर का मकबरा, जिसको इब्राहीम ने १५१७-१८ ई० में बनवाया था 
इसका एक उदाहरण हे । इस काल के सुन्दरतम मवन यह है--बडे खाँ झौर 
छोटे खाँ की शमाधियाँ, बड़ा गुम्बद (१४६४), शाहगुम्बद, शिहाबुद्दीन 
ताज खाँ की समाधि (१५०१) तथा दादी का गुम्बद एवं पोली का गुम्बद 
नाम की प्रसिद्ध समाधियाँ । मोठ की मस्जिद इस काल की उल्लेखनीय 
मस्जिद है, जिसको सिकन्दर के प्रधान-मत्री ने बनवाया था। इसमे उस 
काल को स्थापत्य-कला को सुन्दरतम शैली श्रकट हुई है। 
जौनपुर के मुसलमान-शासक बहुत कला-ब्रेमी थे। उनके बनवाये हुए 
भवन उनके शिल्प-प्रेम के जीतै-जाग़ते प्रमाण हैं। इन स्थापत्य-निर्मितियों की 
प्रधान विशेषता यह है कि इनमे “हिंदू तथा मुसलमान मवन-निर्माण शैलियों 
का रोचक एवं झभिनव समन्वय दिखाई देता है; समन्वय का यह प्रभत्न गौड़ 
के हुसेन शाह हारा हिंदु-मुसलमानों मे उपासना के क्षेत्र में ऐवय स्थापित करने 
के उद्देश्य से प्रवर्तित सत्यपीर' नामक घममे-सम्प्रदाय के अवतेन से सादृश्य रखता 
है।”' अटाला मस्जिद, जो इब्राहीम के शासन-काल में (१४०१-३६ ई०) 


८४. इस मस्जिद के सम्बन्ध मे सर जॉन मार्शल का कथन बहुत रोचक है। 

कैम्ब्रिज हस्ट्री भाव इण्डिया-३, पु० ५५६-६७ | 

८५. हैवेल--ए हैडबुक झवि इण्डियन भार्ट! पृ० ११६॥ दन्तकथया के 
अनुसार हुसेनशाह ने सत्यपीर नामक एक सत स्थापित करना चाहा; इस 
नाम का प्रथम शब्द सत्य संस्डत का झोर दूसरा शब्द पीर झरवी का है। 
दिनेशचन्द् सेन, 'ए हिस्ट्री श्रॉव वेंगालो लेंगुएज एण्ड लिटरेचर' पु० ७६७ । 





श्र्२ मध्ययुग का इतिहास 


पूरी हुई थी, जाम-ए-मस्जिद, जो हुसैनशाह्‌ के समय में (१४४२-७८ ६०) 
बनवाई गई थी, लाख-दरबाजा मस्जिद, भंजीरी का दूद्ा हुआ भाग प्रौर 
सालिस मुखलिस--भारत में मुस्तलमान स्थापत्य-कला के कुछ सुन्दरतम 
उदाहरण है। इन मवसों का निर्माण विध्वस्त मंदिरों की सामग्री से किया 
गया था परतु इसमें सदेह नहीं कि शर्की शासकों -ने इस सामग्री से पूरा-यूस 
लाम उठाने में कोई प्रयत्न शेप न रखा था। जैसा कि पयुरर ने लिखा है, 
इन भवनों का निर्माण हिंदू शिल्पियों ने किया था परन्तु यह ज्ञात नहीं होता 
कि उन्हें विदेशी शिल्पियों के निर्देशानुसार कार्य करना पड़ता था । हिंदु-शिल्पियों 
को श्रपने स्थापत्य-कला के आादश्शों का भ्रनुसरण करने की पूरी स्वतल्त्रता 
दी गई थी, उन्हें इतना ध्यान भ्रवश्य रखना पड़ता था कि उनकी निर्मितियाँ 
इस्लामी धाभिक-विधियों के प्रतिकूल न हों। इन भवनों में सबसे भ्रघिक 
अनंकृत एवं आकर्षक मवत अठाला की मस्जिद है, जिसमें हिंदू एवं मुसलमान 
शैलियों का विलक्षण समन्वय हुआ है। वरजंस मे शर्की स्थापत्य के विषय 


मे लिखा है कि-- 
“इन मस्जिदों पर बने हुए शग्रालंकारिक शिल्प की श्रपनी विशेषता है, इनमें 


से कुछ की छतों के ऊपरी भागों की शैली में हिंदू तथा जैन मंदिरों के इसो 
प्रकार के हिस्सों की शैली से सादृश्य रखते हुए मी, सूक्ष्म एवं कोमल होने को 
अपेक्षा विशाल एवं प्रमावोत्यादक है। इनके मेहरावों में भ्रत्यधिक सरलता 
परिलक्षित होती है; वे प्रवेश-द्वारों तथा बाहरी दिवालो पर बने श्रालों के 
आदर्श पर बने हैं, जिनके पृष्ठ भाग समतल हैं एवं जिनके ऊपर मेहराव हैं। 
ये भवन मुगल-शासन-काल की प्रिय शैली के विकासक्रस में एक कड़ी हैं” 
फखरुद्दीव मुवारकशाह के दिल्‍्ली-साम्रांज्य से सफल विद्रोह के उपरान्त 
गौड़-प्रदेश स्वतंत्र हो गया था। सुन्नी-आक्रमणकारियों ने हिंदू तथा बौद्ध 
मंदिरों एवं मठों को विध्वस्त कर उनके स्थान पर मस्जिदों का निर्माण किया 
तथा दिल्‍ली तथा जौनपुर की शैली से भिन्न अ्रपनी ही एक शैली का विकास 
किया जिसकी प्रध्मत विशेषता फर्म्यूस़नन के अनुसार यह है कि इसमे ईंटों से 
बने भेहरावों और गुम्बदों को सहारा देने के लिए पत्थर के भारी और छोटे 
स्वम्मों का प्रयोग किया गया है। बंगाल के मवन पूर्णतया ईंढों के बने हैं 
और इनमें हिंदू देवालयों के स्थापत्य का अनुकरण स्पष्ट श्रमिलक्षित होता है। 
हुई्नशाह का मकबरा, बड़ी और छोटी सुनहली मस्जिद झोर नुसरतशाह 
डा० सेन ने लिखा है कि बंगाल में इस नवीन उपास्य को लेकर झनेक कविताएँ 


रची गईं। 
छ्६. इम्पी० गजें० २; पू०, (८४ 


पूर्व मध्यकालीनव समाज और संस्कृति भर्३ 


का बनाया हुआ कदम रसूल--गौड़ के प्रसिद्ध भवन हैं । छोटी सुनहली मस्जिद 
एक ठोस बनी हुई इमारत है जो “अंदर तथा बाहर काटकर बनाये गये सुन्दर 
चित्रों से भ्रंकित है, जिनमें भारतीय कमल भी है।” परन्तु कला-समीक्षकों के 
अनुसार गौड़ से वीस मोल दूर पांडुआ में अदीना मस्जिद इस स्थापत्य-कला 
का सुन्दरतम नमूना है। इसको सुलतान सिकन्दर शाह ने १३६८० में 
बनवाया था ।? 

प्रादेशिक स्थापत्य-शैलियों में गुजरात की शैली सुंदरतम थी। मुसलमानों 
के आगमन से पूर्व गुजरात में जैन-घर्म का बोलवाला था, परन्तु पवित्र एवं 
सौन्दर्यपूर्ण जैन-शिल्प-कला, प्रघानतः हिंदु-कला ही थी । मूलतः यह कला जीवन 
एवं धर्म बिपय हिंदू-विचारों पर आधारित थी, परन्तु समय के साथ यह जैन- 
विचारों के साँचे में ढल गई थी । जव मुसलमानों ने इस प्रदेश को जीता, 
उनके सामने, जैस! कि फर्ग्यूसन ने कहा है, यह समस्या उपस्थित हुई कि विधर्मी 
स्थापत्य-शैलो को किस प्रकार मूत्ति-यूजा से घृणा करनेवाले घ॒र्म के अनुरूप 
बनाया जाये । जिन शिल्पाचार्यों को मुसलमानों ने अपने भवनों के निर्माण 
के लिए नियवत किया उन्होने हिंदू तथा जैन शैलियों को इस्लाम के घामिक 
क्रिया-कलपो के अनुरूप परिवर्तनों के साथ अपनाया ४ श्रावू के विख्यात 
जैन-मंदिर में, जो जैन-शैली की सुन्दरतम कृति है, उसने इन शिल्पाचार्यों की 
शैली को बहुत प्रभावित किया | भ्रहमदशाह एक महान्‌ मवन-निर्माता था । 
उसने पंद्रहवी शताब्दी के पूर्वार्य में अहमदाबाद नंगर की नीव डाली श्रौर 
मल्जिदें तथा महल वनवाये । उसके विचार एवं आ्रादर्श पूर्णतः भारतीय थे; 
झतः उसने अपते शिल्पियों को पूर्ण स्वतंत्रता से अपनी शैली का प्रयोग करने 
दिया । शाही भस्जिद रामपुर स्थित राणा कुम्मा के मदिर से अत्यधिक साम्य 
रखती है; इससे विदित होता है कि हिंदू एवं मुसलमान शासकों के शिल्पी 
एक ही जाति के थे भौर जैसा कि हैवेल ने लिखा है, उनमें ऐसे किसी भी 
शिल्प-निर्माण की पूरी पूरी योग्यता थी जो उनके शासक उनको सौंप 


८७, इत भवनों के पूर्ण विवरण के लिए देखिए--इम्पी० गजें०, २ पु० 


श्८फ-ध्रे ) 

८क. डा० बरजैस ने लिखा है कि झ्हमदाबाद की मुसलमानी कला 
जैम-कला से इतनी प्रमावित है कि जैन-कला के ज्ञान के बिना भारत की 
इस विख्यात मुसलमानी कला का टीक-ठोक विवेचन नहीं हो सकता। यह्‌ 
उतना ही भ्समव है जितना कि आधारमूत रोमन-कला के ज्ञान के बिना 
भाइकल एन्जेंलो तथा पेलादिश्ो द्वारा प्रवतित इटली की फला के पुनस्त्यान 
बग विवेचन । ऑॉालॉजीकल सर्वे भाँव वेस्ट इण्डिया! । मा० २, पृ० ११-१२ । 


#२४ मध्ययुग का इतिहास 


देते थे, चाहे वह हिंदू हों या मुसलमान ।” पंद्रहवी शताब्दी में भ्रहमदाबाद, 
सम्भात, चम्पानेर तथा अन्य प्रमृस स्थानों मे श्रनेक भवनों का निर्माण किया 
गया। मुहाफिजयाँ की मस्जिद, जो पंद्रहवी शताब्दी के प्ंतिम भाग में 
बनी थी, यहाँ के सुन्दरतम भवनों में से है। मस्जिदों एवं मकबरों के प्रति- 
रिक्त गुजरात की वावलियाँ, नहरें तथा सार्वजनिक उद्यान भी बहुत प्रसिद्ध 
है । प्रहमदावाद के ममीप भसरवा का सीढ़ीदार बुआँ इस प्रकार को सुन्दर- 
तम कृति है। गुजरात की प्राचीन एवं मध्यकालीन वास्तुकला-कृतियों का 
सायोपाग वर्णन डा० वरजँस ने 'प्रॉर्कालॉजीकल सर्ने! के पाँच भागों मे किया 
है। झ्राज भी झहमदाबाद का शिल्प-निर्माण-कौशल बहुत कुछ सुरक्षित है और 
इस नगर के दानशील सज्जनों ने इसको अनेक मव्य-मवनों से सजाया है । 
मालवा के मुसलमान-राज्य में मो पंद्रहवीं शत्ताब्दी में मवत-निर्माण-कार्य 
पर्याप्त मात्रा में हुआ था” माँडू को स्थापत्य-कला विशेषत॒या मुसल्मानी 
है और दिल्‍ली की स्थापत्य-कला से सादृश्य रखतो है | झाज भी यहां जो 
विशाल भवन सुरक्षित है, वह मांडू के सुलतानों के वैमव एवं ऐश्वर्य का प्रमाण 
है | जाम-ए-मरिजद, हिंडोला महल, जहाज महल, हुशंगशाह्‌ का मकबरा तथा 
बाजबहादुर एवं रूपमती के महल यहाँ की सुन्दरतम शिल्प-कृतियाँ हैं । 
बहमनी शासकों के मवन-निर्माण-कार्यों का पिछले परिच्छेद में वर्णत किया 
जा चुका है। बहमनी सुलतानों ने नगरों, भवनों, मस्जिदीं तथा महलों का भिर्माण 
कर वास्तु-कला को बहुत प्रोत्साहन दिया था। गुलवर्गा तथा बीदर की मस्जिदें 
दक्षिण की शिल्प-कला के गौरवशाली उदाहरण है। परल्तु बीजाएुर की 
शिल्प-शली दक्षिण के राज्यों मे सबसे अधिक उल्लेखनोय है। मुहम्मद श्ादिल 
शाह के मकबरे में, जो गोल गुम्वज के नाम से प्रसिद्ध है, एक विशेष शैल्री प्रकट 
हुई है, जिसमे एक कला-प्रमीक्षक के घनुसार तुकं-शैली का प्रभाव भलकता 
है। बीजापुर के झादिलशाही शासकों को वास्तु-कला-झृतियाँ श्राकार को 
घ६. हैवेल---इण्डियन आओकिटेक्चर पृ० ६८। 
हैवेल--झार्यन रूल' १० ३४१-४२। 
हिंदु-कला पर मुसलमानी-प्रमाव का आग्रह करनेवाले फरम्युशन महीदय 
गुजरात की कला की प्रशंसा में हिचकते हैं; रामपुर के मंदिर की मस्जिद से 
तुलना करते हुए उन्होंने लिखा है कि मंदिर की कला में कविता गला कम साक्षात्कार 
होता है, परन्तु मस्जिद की कला में जो गंमीरता है, वह अधिक सुसंस्कृत रुचि 
की परिचायिका है। 
६०. घार झोर भांडू के भवनों का विस्तृत विवरण जरन० बॉम्वें० ब्रा० 
राय० ऐ शि० प्षोमा०, १६०३, १५० ३३६-६० मे दिया हुआ है। 


पूर्व अष्यकालीन समाज और संस्कृति भर 


विशालता एवं सुधड़ता में भारत की अन्य किसी शिल्प-कृति से किसी प्रकार 
निम्न-कोटि की नहीं हैं। बीजापुर के शासक भवन-निर्माण में किसी से 
पीछे ने थे । यूसुफ द्वारा प्रारम्भ की गई और अली द्वारा पूर्ण की गई नगर की 
बाहरी दिवाल तया श्रली को वनवाई हुई मस्जिद झाज भी उनके स्थापत्य- 
कना के सौंदर्य को प्रमाणित कर रही है। उनकी वनवाई हुई कुछ समाधियाँ 
एवं मकबरे भारतोय एवं विदेशी प्रमावों के समन्वय से निष्पन्न कला के 
भ्राश्चर्यजनक नमूने हैँ | इन शासकों ने विद्यालय एवं पुस्तकालय भी बनवाये 
थे जो काल के उदर में समा गये हैं । 
विजयनगर के प्राचीन भवनों का विस्तृत-विवरण “ग्रॉकॉलॉजीकल सर्वे- 
विमाग के दक्षिण झेत्र के अधिकारी श्री लाॉंगहस्ट ने हाम्पी रुइन्‍्स' नामक 
पुस्तक में किया है । विजयनगर के शासकों ने मंत्रणा-गृहों, सार्वजनिक कार्यालयों, 
ध्िचाई के साधनों, देवालयों तथा प्रासादों के निर्माण में बहुत उत्साह दिखाया 
झौर इन शिल्प-कृतियों को खूब अलकृत किया। नुतीज ने नगर के श्रदर 
सिंचाई की भ्रद्मुत व्यवस्था और विशाल जलाशयों का वर्णन किया है। राज- 
कीय परफोटे के अंतर्मत अनेक प्रासाद, भवन एवं प्रभोद-उच्चान बनाये गये 
थे। राजकीय परिवार की स्त्रियों के निवास-स्थान के अंतर्गत अनेक सुन्दर 
भवन थे, जिनमें कमल-प्रासाद सुन्दरतम था। यह भारतीय वास्तु-कला का 
एक अ्रदुमुत उदाहरण था। विजयनगर के असंख्य देवालथों का पूर्ण वर्णन, 
जो ब्राह्मग-प्रमाव के कारण बनाये गये थे, पाठकों को उकतानेवाला होगा। 
भ्रत: यहाँ हम केवल एक देवालय का ही सक्षिप्त-विवरण देंगे | यह विख्यात 
विद्ठल मंदिर है, जिसको फर्म्युंसन ने द्रविड-शैली को सर्वाधिक उदाहरणीय 
कलाइति बताया है ।' इसका निर्माण इृप्णदेव राय ने प्रारम्म किया था, 
परन्तु यह कभी पूरा न किया जा सका, अत. देवता को अपित भी न हुआ । 
१५६५ ई० में जब मुसलमानों ने इस नगर का विध्वंस किया, इस देवालय का 
निर्माण-कार्य रुक गया। यद्यपि मुसलमानों ने इसके स्तम्मों एवं दिवालों के 
अलंकारों को नप्ट कर दिया था, तब भी यह “दक्षिण भारत में प्रपने ढंग का 
सुन्तरतम मवन' है और फर्म्युमन के शब्दों में यह भवन प्रसाधन की सन्दरता 
में स्थानीय शैली का चरम विकास प्रकद करता है। मूतलि-कला एवं चित्र- 
कला भी यहाँ उपेक्षित न थी और पुठंगाली इतिहासकारों तया फारस के 
६१. फर्गूसन--हिस्ट्री आँव आकिटेक्चर', १, पृ० ४०१ ।॥ 
लॉगहस्टं--हाम्पी रुस--पू० १३१४-३२ ३. 
झॉर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट, दक्षिण-क्षेत्र का वाधिक विवरण, मद्रास, 
पूृ० ४४-४६ | 


५२६ मब्ययुग का इतिहास 


राजदूत भ्रव्दुरंज्जाक के वर्णत से विदित होता है कि कलाकारों ने इन 
कलाओं में भी पर्याप्त कुशलता प्राप्त कर ली थो । ः 
साहित्य--यहाँ पर मध्य-कालोन साहित्य के विभिन्न पक्षों के विकार्स पर 
विस्तार से विचार करना सम्भव नहीं झतएवं हम यहाँ साहित्यिक विकास की 
रूपरेखा पर एक विहंगम दृष्टि डालेंगे। यह समझना भूल है कि प्रारम्मिक मुसल- 
मान श्राक्रमणकारी वर्बर योद्धा मात्र थे भौर १२०० ई० से १५०० ई० तक 
के काल में भारतीय प्रतिमा कुठित हो गई थी। वास्तव में कुछ मुसलमान 
शासक बहुत साहित्य-प्रेमी थे और उनका संरक्षण पाकर विद्वानों ने, उच्च 
कीटि के साहित्य का निर्माण किया था । महाकवि अमोर खुसरो ने, जो हिन्द 
का तोता कहा गया है, अनेक साहित्यिक रचनाओं छारा अपनी साहित्यिक 
प्रतिमा का परिचय दिया था | सौभाग्य से इस महाकावि को लगातार अनेक 
शासकों का संरक्षण प्राप्त होता रहा। खुसरों केवल कवि ही न था; वह 
योद्धा एवं व्यवहारपटु भी था और अमेक युद्धों में उससे भाग लिया था, जिनका 
उसने अपनी रचनाओं में वर्णन किया है! यहाँ पर इस महान्‌ साहित्यकार 
की सभी रचनाझ्रों की समीक्षा करना संभव नहीं है; इसके लिए तो एक 
स्वतंत्र पुस्तक अपेक्षित होगी । इतना कह देना ही पर्याप्त है कि बह प्रतिभा- 
न्वित्त कवि एवं गायक था, जिसकी उच्च कल्पना-शविति, भाषा पर अधिकार, 
विपयों की विविधता तथा मानवीय भावों एवं आकाक्षाओं, प्रेम तथा युद्ध 
के दृश्यों के वर्णन में अधिकारपूर्ण कौशल, यहू सब गुण उसको किसी भी समय 
के महान्‌ कवियों की पंवित मे स्थान दिलाने के लिए पर्याप्त हैं । वह गद्य- 
लेखक भी था भौर यचपि उसके गद्य में स्पप्ठता एवं सरल प्रवाह न होकर 
कल्पना का ही प्रावात्य है, जैसा कि उसके ग्रंध खजायन-उल-फतूह से श्रकट 
होता है, फिर भी गद्य-काव्य लिखने में उसकी निपुणता असंदिग्ध है। महान्‌ 
लेखक के साथ-साथ वह महान्‌ गायक भी था जँसा कि चौदहवी शताब्दी के श्रसिद्ध 
हिंदू संगीतज ग्रोपाल नायक के साथ उसके वाद-विंवाद से ज्ञात होता 
है ।* अमीर खुस्तरो का समकालीन मीर हसन देहलवी भी प्रसिद्ध कवि हुआ 


६२. शिव्ली--शेर-उल-प्रजम' २, पु० १३६ । 

मौलाना शिब्ली मे रागदर्पण'का आधार जिया है । उत्तका कथन है कि उसके 
पास इस प्रंथ की एक प्राचीन हस्तलिपि थी। मूल संस्कृत-प्रंथ ग्वालियर क्के 
राजा मार्दतिह के भागवह पर लिखा गया था। हि स० १०७३ -[१६६२- 
६३ ६०) में फ़कोरउलला की इस ग्रंथ पर दृष्टि पड़ी और उसने इसका 
फास्सी में अनुवाद किया; यह अनुवाद संमवतः १६६५-६६ ६० में पूरा किया 
गया ) इस ग्रंथ का मूल नाम मान कूतूहल' था । एये, केटेलॉग आाँव पशियंत 
मैनुस्क्रिप्टूस इन इण्डिया झॉफिस लाइब्रेरी पू० ११२०-२१३ « : 3 


पूर्व मध्यकालीन समाज श्रौर संस्कृति श्र 


है । अब्दुल हक ने उसको 'संगीत-पवीण एवं झावन्ददायका कवि बताया है। 

यह कवि लाहौर में बलवन के पुत्र मुहम्मद के दरबार में पाँच वर्षों तक रहा था 
और मंगोलों के साथ युद्ध मे इसके मारे जाने थर इस कवि ने ग्रद्य में एक 
शोक प्रकट करनेवाली रचना की थी जिसको बदाऊनी ने उद्धृत किया है ॥१ 
इसके पश्चात्‌ इस कवि को मुहम्मद बिन तुगलक के दरबार में प्रश्नय मिला; 

यहाँ उसने एक 'दीवान' लिखा और अपने संरक्षक संत निजामुद्दीन औलिया 
की स्मृतियों को लिपिब्बद्ध किया; यह ग्रंथ उसने हि" स० ७२० में पूर्ण 
किया | पचास वर्ष तक कविताएँ लिखते रहने के उपरान्त हिं० स० 
७२७-२८ में दौलताबाद में इस कवि का देहान्त हुआ । बदरुद्दीन इस काल का 
एक अन्य प्रसिद्ध कवि था; अपने जन्म-स्थान चाच झधवा ताशकद के नाम 
पर इसका नाम बदर-ए-चाच प्रसिद्ध हो गया था! यह कवि मुहम्मद-प्रिन- 
तुगलक की राजसमा में झाया था और सुलतान की प्रशंसा में इसने प्रशस्तियाँ 
लिखी थी। उसकी कविता श्लेप एवं श्लंकारों तथा क्लिप्ट कल्पनाओ्ों के 
कारण दुर्बोध है। ऐतिहासिक गद्य लेखकों में मिनहाज-उस-सिराज, जिया- 
उद्दीन बर्नी, शम्स-ए-सिराज श्रफीफ, ऐन-उल-मुल्क मुल्तानी तथा तारीख- 
ए-मुबारक शाही” का लेखक गुलाम यहिया विन भ्रहमद प्रसिद्ध है। जैसा 
अब्दुल हक ने लिखा है तवकात-ए-नासिरी' का लेखक मिनहाज-उस-सिराज 
की गद्य-शैली परिप्कृत एवं प्रवाहपूर्ण नही है, परन्तु उसकी जैसी स्पप्ट एव 
झोजपूर्ण समास-शैली इस काले की प्रन्य रचनाओं में नहीं मिलती | जिया- 
उद्दीन धर्नी इस काल का विस्तारपूर्ण प्रथों का रचयिता है और उसकी शैली 
बहुत प्रलंकारपूर्ण है। उसते एक स्थान पर स्वयं लिखा है कि 'तारीख-ए- 
फीरोज शाही की रचना में उसने बहुत परिश्रम किया था झौर इसकों यथा- 
संभव उपयोगी ज्ञान का कौप बताने का प्रयत्त किया था। बर्नी को मुहम्मद- 
विन-तुगलक तथा फीरोज तुगलक दोनों का संरक्षण प्राप्त था, परन्तु फीरोज 


६३. रेकिग--अ्रल-वदाऊनी, ३, पृ० १८६८-६६ । 
&६४. बदाऊनी ने हि० स० ७२७-२८ लिखा है ॥-१ पृ० २७१-७२॥ 
बदाऊनी ने स्पष्ट लिक्षा है कि इस कवि की मृत्यु उस वर्ष हुई जब 

मुहम्मद 5 ने दिल्ली को उजाड़कर दोलताबाद बसाया था। रेंकिंग 
ने एक टिप्पणी में भूल से इसकी तिथि हि० सं० ७३६ बताई है---१, पृ० २७०, 
व्प्पिणी सं० ६। 

'कटेलॉग भाव परशियन मैनुस्क्रिप्ट्स इन इण्डिया श्रॉफिस लाइब्रेरी' के 
सम्पादक ने इसकी तिथि हि० स० ७२७ (१३२७ ई०) बताई है, जो ठीक 
है। १, प० ७०७१ - 


ऊरप मध्ययुग का इतिहास 


के शासन-काल के प्रारम्मिक वर्षों में दीन-हीन दशा में उसकी मृत्यु हुई। 
शम्स-ए-सिराज ने वर्ती की तारीख-ए-फीरोजशाही' के वर्णन की आगे बढाया; 
अपने वर्णनों मे यह लेखक अपने पुर्ववर्ती लेखक से अधिक संतर्व॑ एवं नियमित 
है। परन्तु समी पूर्वीय देशों के लेखकों के समान इसकी रचना भी अपने 
आश्रयदाता की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा, अनावश्यक पुनशक्तियों तथा शब्दा- 
डम्बर से पूर्ण है; उसके समय में साहित्यिक लोगों की शैली हो ऐसी थी। 


मुहम्मद-विन-तुयलक की राजसभा के साहित्यकारों में हसैनी, तलक्ीस 
तथा मिफ्ताह का टीकाकार मौलाना मुग्रय्यनुद्दीय उमरानी भी विद्यमान था। 
सुलतान ने मौलाना को काजी अब्दुल मुल्लतवा-उद्‌-दीन अलीची को एक ग्रंथ 
लिखमे के लिए बुल। लाने को शीराज भेजा था। परन्तु भौलाना के आने का 
उद्देश्य जानने पर मिराज के शासक ने काजी से भारत न जाने का आग्रह 
कर, मौलाना के कार्य को सफल न होने दिया । मौलाना के अतिरिक्त मुहम्मद 
की राजस्भा मे श्रनेक विद्वानू, कवि, त।किक, दार्शनिक तथा चिकित्सा-शास्त्रजन 
थे, जिनके साथ वह विचार-विनिमय किया करता था। फोरोज के शासमन- 
काल में मौलाना झ्वाजगी, भ्रहमद थानेमरी तथा काजी अब्दुल' मुक्तदिर शनीही 
विख्यात साहित्यकार बताये जाते हैं । काजी बहुश्रुत विद्वन्‌ था । वह फारसी, 
अरबी में पद्य-रचना करता था। उसकी झरबी की रचनाएँ फारसी रचनाओं 
से भी उत्कृप्ट है। 'अखवार-उल-प्रखयार', अहमद थानेसरी की प्रतिमा का 
परिचायक है । ऐन-उल-मुल्क मुलतानी, जिसने ग्रलाउद्दीन, मुहम्मद-बिन-तुगलक 
तथ। फीरोज तुगलक के समय में राज्य के महत्त्वपूर्ण पदों पर कार्य किया 
था, तत्कालीन साहित्याकाश का एक प्रमापूर्ण नक्षत्र था। शम्स-ए-सिराजे 
अफीक ने उसदेः विपय मे लिखा है कि “ऐनुलमुल्क बहुत चतुर एवं अत्यधिक 
योग्यतासम्पन्न निपुण व्यवित था। उसने मुह॒म्मद-विन-ठुयलक तथा फीरोज 
तुगलक के शासन-काल में कुछ उच्चकोटि के ग्रंथों की रचना की थी । इनका 
एक प्रंथ 'ऐन उल-मुल्की' है जो लोकप्रसिद्ध एवं सर्वमान्य रचना है। 
उसका एक ग्रंथ भुतन्शात-ए-माहरू! अबबा इस्शा-ए-माहल' जिसमे राजकीय 
पत्र-व्यवहार के नमूनों के रूप से पत्नों एवं राजकीय सूचनाओं का सेकलन किया 
गया है, झाज भी सुरक्षित है। इनसे उस काल की सामाजिक, राजनीतिक 
तथा धार्मिक स्थिति पर बहुत प्रकाश पड़ता है। मुहम्मद के शास्त-काल की 
दूसरी प्रसिद्ध काव्य-रचना इसामी का 'फिपूह-ए-सलातीन' है जिसमें तीन सौ वर्षो 
से अधिक का भारतीय इतिहास वर्णित है। तारीख-ए-्मुवारक शाही के लेसक 
महिया को शैलों सरल एवं प्रवाहमयी है श्रौर व्लिप्ट कल्पनाओं से सुत्ते होने 


पूर्व मध्ययालोन समाज गौर संरहति श्र 


के वारण दुर्वोष्य नही होने पाई है । भरते समय के इतिहास तर यह बुत प्रामा- 
णिक ग्रंथ है ओर अनेक स्थलों पर मिनहाज, बर्नों तथा मफीफ के विवरणों का 
पूरक है। प्रादेशिक राज्यों में मो बहुत साहित्य-सुजन हुमा; एसगा पहले 
कुछ वर्णन किया जा चुका है।" जोनपुर विद्या का प्रसिऊ केद था। इपाहीम 
की दानशीलता दे ग्राकरपित होकर उसकी राजसमा में अनेक विद्वान्‌ एकत्र 
हो गये थे। काजी शिहामब्र॒ुद्दीन दोलताबादों तत्कालीन भ्रसिद्ध विद्वान्‌ हुमा, 
है; उसने हवाश-कापिया-इरशाद' तथा बाद-उत-बयान' की रचना की। 
जौनपुर के मौलाना शेण इलादाद ने 'हिंदाया' की व्यारया तियो। दार्शनिक 
विषयों पर मी 9रथ लिखे गये; मुगोम हस्तवी के झाध्यातिक एवे ब्यायहारिक 
विषयों के लेखों से पूर्वोय साहित्य के झध्येता सुपरिचित थे । जहीर देहलवी, 
जिसकी जहीर' की उपाधि सिकन्दर लोदी से प्राप्त हुई थी, मौलाना हसन 
नश्की, मौलाना झली भ्रहमद निशानी तथा नूझ्त हक इस काल के प्रत्यन्त 
प्रसिद्ध साहित्यकार थे । 

मुसलमान विद्वान्‌ संस्कृत के प्रति सर्वंथा उदासीन न थे। यहू धारणा 
डीक नही हैं कि झकवर के समय में ही सर्वप्रथम संस्कृत के ग्रंथों का फारसी में 
अनुवाद किया गया।" झरब संस्कृति पर सर्कृत के प्रभाव का उल्लेस हो 
चुका हैं। भ्रव निवासियों ने हिन्दु्ों से बेद्यम, दर्शन एवं ज्योतिष का बहुत 
ज्ञान प्राप्त किया था शोर खलीफा झल-मामून के समय में, जो भ्रवी साहित्य 
का स्वर्ण-काल था, झरब के विद्वानों ने संस्कृत का भी शान प्राप्त किया था 
और मुहृस्मद-बिन-मूसा ने बीजगणित पर तथा मिकाह एवं एब्न दहन से 





&५. देखिए--एन. एन. लॉ वा प्रादेशिक शागक-बंशों के गमय में मुकमदी 
व्रिद्याप्नों के विकास पर सक्षिप्त लेस । ह 

'प्रमोशन झाँव लनिंग इन इण्डिया ड्यूरिंग मुहम्गदग रूल'--पृ० ५०-११३ । 

६६. इलियट--६, पु० ४८७। 

६७, इलियट ने संस्कृत के एक ज्योतिष-प्रंथ पा फारसी प्रतुयाद 
लखनऊ में नवाब जलालुद्दौला के पुस्तकालय में देसा था। यह भ्रतुयाद फीरोज 
तुगलक के शासन-काल में हुआ था । 

इलियट ने, पशु-चिकित्सा विषयक एक ग्रंथ के अनुवाद का उत्रेरा किया 
है जो गयासुद्दीव मुहम्भदशाहू सिलजी के रामम में हिं० रा० ७८३ (१३५१) 
ई० में किया गया था। इसका नाम 'गुरंत-उल-मुल्क है। यहू रास्कृत के 
“शालोचर' ग्रथ का अ्रनुजाद बताया जाता है। परन्तु शाराक या माम रांदिग्ध 
है, कयोकि १३८१ ६० म॑ दिल्ली श्रथवा भ्रन्य कही इस नाम या गिल्षणी शाम 
न था । इलियट का विचार है कि यह ग्रथ अकबर रो. बहुत पहले सिखा गया 
होगा । इलियट, ६, पृ० ५४७३-७४; परिशिप्ट' पृ० ५४७३-७४ 

फा० ३४ 





५३० मब्ययुग वा इतिहास 


चिकित्सा शास्द्र पर ग्रंथ लिसे थे। अलबस्नी ने, जो महमूद गजनवी के 
साथ भारत झाया था, संस्कृत क। अध्ययन कर संस्क्ृत-्य्यंथों का भ्रनवाद किया 
था। चौदहवी शताब्दी में फीरोज पुगलक को नगरकोट की विजय में एक 
मस्कृत पुस्तकालय प्राप्त हुआ था और उसने मौलाना ईजहीन सलीद पानी 
को . दर्गेत, भविष्य-विचार तथा शक्‌न-विचार विषयक एक संस्कृत ग्रंथ का 
फारसी में अनुवाद करने कया आदेश दिया; इस अनुवाद का नाम दलायल- 
ए-फीरोजशाही रखा गया। सिकन्‍्दर लोदी के शासन-काल में संस्कृत के 
एक आयुर्वेद ग्रथ का फारसी में भ्नुवाद किया गया था जिसका पहले जिक्र 
किया जा चुका है। 
यहाँ पर उस विशाल लौकिक एवं धामिक साहित्य का विस्तार से विवरण 
देना सम्मव नहीं है जिसका पुव॑-मध्य-काल मे हिन्दुओं ने सजन किया ! मुसल- 
मान-विजयों से हिन्दुओं की बौद्धिक प्रगल्मता एवं प्रतिमा कूठित न हो सकी थी 
और उत्तर भारत मे राज्य का मंरक्षण प्राप्त न होने पर भी हिन्दू-साहित्य 
मुसलमान प्रमाव से दूर के अ्रदेशों मे विकास पाता रहा । धार्मिक तथा दार्शनिक 
साहित्य की खूब अ्रभिवृद्धि हुई | ग्यारहवी शताब्दी मे रामानुज ने ब्रह्म-सूत्रों 
पर भाष्य लिक्षा जिसमे उन्होंने अपने मवित-विपयक सिद्धान्त का प्रतिपादन 
किया और भक्त को ज्ञान का ही एक प्रकार बताया । पार्थसारिथि मिश्र ने 
१३०० ई० के लगभग कर्म-मीमासा पर अनेक ग्रण लिखे; इनमे से शास्त्र 
दीपिका” का बहुत प्रचार हुआ ।४ इस काल में (मोग, वेशेपिक तथा न्‍्याग- 
दर्शन पर अनेक ग्रंथ रचे गये । विक्रम-शिला में बौद्धों ने तर्कशास्त्र के विकास 
में बहुत परिश्रम किगा और जैन-विद्वानों ने भी इस पर अनेक ग्रथ लिखे। तकें- 
शास्त्र का महानतम जेन-विद्वान्‌ देवसूरि वारहवी शताब्दी में हुआ | मक्ति- 
सम्प्रदाय के आचारयों ने दार्शनिक साहित्य की प्रमिवृद्धि की और उनकी 
रचनाओ का उनके अनुयागियो मे वहुत प्रचार हुआ | गीति-काव्य भी रचे 
गये; संमवतः वारहवी शताब्दी में लिखा गया जयदेव का 'गीत-गोविन्द' इसका 
उत्कृष्ट उदाहरण है । इसमे कृष्ण भौर राघा के प्रेम, विरह श्लौर मिलन का 








&८. फाऊँहर--एव आउटलाइन भाँव दि रिलिजस लिटरेचर श्रॉव 


इण्डिया' पृ० २२०-२१३ 
&&€. बह्दी--पृ० २२५ । 
सस्कृत वैधाकरण हैमचन्द्र जेन था, और पंचतंत्र के दो उत्तर मारतीय 


पाठों पर जैन प्रभाव स्पष्ट है। मैक्डानेल के अनुतार जेन-धर्म का स्वर्ण-काल 
६५० ई० से १३०० ई० तक रहा । इग्पी० गजेडि०्, २, पृ० २६११ 


पूर्व मध्यकालीन समाज और संस्कृति ४३१ 


तथा बृज की ग्रोपियों के बीच कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। इन गीतों 
का रचना-कौशल माधुये, शब्द-चयन तथा भावों की विविधता सभी कुछ 
प्रशंसनीय है । जयदेव ने विपय-प्रतिपादन की अपनी दक्षता का अच्छा परिचय 
दिया है, पद-विन्यास एवं ग्त्यन्त विलष्ट छुंदों के सफल प्रयोग में उच्चकोटि 
का काव्य-कोशल प्रकट किया है।”' प्रो० कीय ने जयदेव की भूरि्मूरि 
प्रशंसा को है। उसने लिखा है कि “जयदेव का रीति एवं पद-विन्यास 
पर पूरा अधिकार है श्रौर सबसे भ्रधिक महत्त्व की बात तो यह है कि वह 
छंदों में ही निपुण नहा है, अपितु उसने भावों के साथ पद-ध्वनि का इतना 
सुन्दर सामजस्थ किय। है कि उसकी रचना को अनुवाद में उपस्थित 
करने के प्रयत्न पूर्णतया सिद्ध नहीं हो पाते ।! मूसलमान-विजय का 
नाटय-साहित्य पर भहितकर प्रमाव पड़ा। प्रो० कीय ने ठीक लिखा 
है कि “निस्सदेह हिन्दू नाट्य-साहित्य में देश के उन भागों भे शरण 
ली, जहाँ मुप्ततमान-शक्ति के विस्तार की गति अत्यन्त शिथिल थी, परन्तु 
यहाँ भी मुसलमान-शासकों ने भ्रधिकार जमा लिया झर नाटक का 
भ्रभितय भ्रथवा रचना तब तक व्यर्थ ही थी, जब तक कि हिन्दू-पुतरुत्थान 
भारतीय राष्ट्रीय माववाओं को प्रुनः मान्यता न दिला देता और प्राचीन 
राष्ट्रीय गौरव के पुनर्जागरण को उत्तेजित न कर देता ।४+ इस काल में 
रे गये नाटकों में 'हर॒केलि नाटक' तथा ललित विग्रहराज नाटक', जो बारह॒वी 
शताब्दी की रचनाएँ है, प्रसिद्ध नैयायिक जयदेव का प्रसन्न राधघव” नाटक 
(१२०० ई०), जयसिंह सूरि कृत हम्मीर-मदन्मदन' (१२१०-२६ ई०), 
केरल-नरेश रविवर्मा (जन्मतिथि १२६६ ई०) का 'प्रयुम्ताभ्युदर्य, विद्यानाभ 
का 'प्रतापरद्र कल्याण” (१३०० ई०), वामन भद्ट बाण का पार्वती परिणय 
(१,४०० ई०), गंगाघर का गंगादास प्रताप विलास” नाटक, जिसमें चम्पानेर- 
मरेश का गुजरात के द्वितीय मुहम्मदशाह के साथ युद्ध का वर्णन है, तथा 
हुसैनशाह्‌ के मंत्री रूप गोस्वामी हारा १५३२ ई० के लगभग रे गये 
पृव्दग्ध माधव एवं 'ललित माघव” नाटक प्रसिद्ध हैं। रूप ग्रौस्वामी के 





१००, संस्कृत-साहित्य पर मंकडानेल्ड का लेख--इम्पी० गजे० २, पू० 
४ 

१०१, कीथ--क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर--हेरिटेज भाव इण्डिया 
सीरीज--पू० ११११ 

१०२. कीथ--'क्ला सिकल संस्कृत ड्रामा, पृ० २४२। दिनेशचन्द्र सेन-- 
"दि बैष्णव लिट्रेचर ऑव सीडियवल बंगाल' पृ० २०-३२ ॥ 

१०३. ताटक-साहित्य की कृतियों तथा उनकी विशेषताओं के संक्षिप्त 
विवरण के लिए देखिए---छोथ, 'संस्कृत ड्रामा' पृ० २४४-५१। 


वर मध्ययुग का इतिहास 


नाटकों में उच्चकोटि की काव्य-प्रतिभा के दर्शन होते हैं और डा० दिनेशचन्द्र 
सेन के शब्दों में वह “सिद्ध करते हैं कि धर्म एवं विश्वास मृतवत-प्राणियों के 
लिए भी कोई कदु कार्य सही है और अरिथि-चरमय शरीर को निग्रह एवं 
तपस्थाओं के बंलेश में डालना ही संन्यास नहीं समभना चाहिए ।” जीव 
गोस्वामी भी इस काल का विख्णत रचनाकार था। उसने सम्कृत में २९ ग्रंथ 
लिखे जो असाधारण विद्वता एद समन्वय की शवित के कारण अपना विशिष्ट 
स्थांव रखते हैं । 
स्मृति-ताहित्य में भी इस काल मे कुछ सर्वाधिक भान्य टीकाएँ लिखी गई, 
विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर प्रसिद्ध टीका “मिताक्षरा' मैंकडानेल के 
मतानुसार ११०० ई० भें लिखी | दायमाग' का रचयिता जीमूतवाहन बारहवी 
शताब्दी के प्रथम चरण में हुआ; 'दायमाग' के श्राधार पर ही बंगाल के उत्तरा- 
घिकार एवं सम्पत्ति-विभाजन कानून बने है ।/* तेरहवी से पंद्रहदी शताब्दी 
तेंक मिथिला में स्मृति-साहित्य का इतना विकास हुआ कि इस विपय में मैधिल- 
सम्प्रदाय कौ ही वत गई । मिथिला मे अनेक प्रसिद्ध ग्रंथकार हुए, जिनमें पद्मदत्त 
भदटूट, विद्यापति उपाध्याय तथा वाचस्पति मिश्र, जो पद्थहवी शताब्दी के 
उत्तराढ्ध में हुए, बहुत प्रसिद्ध है। खगोल-शास्त्र भी उपेक्षित न रहा; इस विपय 
के अन्तिम महान्‌ मारतीय लेखक भास्कराचार्य ने १११४ ई० मे जन्म लिया। 
परन्तु खेद है कि अन्य क्षेत्रों में प्रगाढ़ पाण्डित्य प्रदर्शित करनेवाले मोरतीय 
मनीधियों का इतिहास की और ध्यान ने गया; इतिहास नाम से यदि किसी 
रचना को थोडा बहुत अमिहित किया जा सकता है तो वह बल्हूण की “राण- 
तरंगिणी (शासकों की सरिता) है, जिसमें कश्मीर बेः राजवश का वर्णन किया 
गया है; यह ग्रंय वारहवी शताब्दी के मब्य भाग में लिखा गया था। 
सौमाग्य से मिथिला का प्रदेश मुसलमानों की विदयों से होनेवाले विनाश 
से सुरक्षित रहा | उत्तर मे तराई तथा दक्षिण, पूर्वे श्लौर पश्चिम में क्रमशः गंगा, 
फौशिकी एवं गंडफो से सुरक्षित होने के कारण मिथि्ना मे शान्ति का राज्य 
रहा, जिससे विद्वान लोग निश्चिन्त होकर ज्ञान-चर्चा में लगे रह सके । चौदहवी 
शताब्दी में कार्णाद बँश ने संस्कृत को बहुत धोत्माहन दिया; चद्ेश्वर तथा 
अ्रन्य विद्वानों ने स्मृतिन्माहित्य को सूच अमिवृद्धि की । पद्ममट्ट ते व्याकरण के 
एक नवीन सम्प्रदाय की स्थापना की झर भवदत्त मिश्र ने अलंकार एवं शूंगार 
के प्रंयों की रचना की, नेपय पर भवदत की टीका, जो भोज भी रुचिपूर्वक पढ़ी 
१०४. मनमोहन चढ़वर्ती केः ममरिषिला में स्मृति-मादित्य/ तिब्नन्ध में 
(जरव० एथि० ग्रोसा>० चगा० १६१५ पृ० ३१३) बहुत उपादेय ग़ामग्री 
रांगहीत है। *« * 





पूर्व मध्यकालीन समाज और संस्कृति भ््व्३ 


जाती है, इसी काल में लिखी गई थी । मैथिल-माया के विकास का भी प्रयत्न 
हुआ और भ्नेक पण्डितों ने इसमे योग दिया। विद्यापति ठाकुर ने संस्कृति, 
हिन्दी तथा मैथिली में साहित्य-रचना की; इसका रचनाकाल चौदहवी शताब्दी 
का अन्त तथा पर्धहवीं शताब्दी का प्रारम्भ है। बगाल भें भी साहित्यिक गति- 
विधि शिथिल' न थी; न्याय, स्मृति, भक्ति-दर्शन पर वहाँ झनेक ग्रथ लिखे गये 
श्रौर रधुमन्दन मिश्र की स्मृति-सम्बन्धी रचना तो सुविख्यात ही है । 


दक्षिण-भारत मुमलमान-प्रमाव से बहुत कुछ मुक्त रहा; अतः वहाँ 
साहित्यिक गति-विधि जितनी तोन्न रही, उतनी भारत के अन्य किसी भाग में 
न रही। दक्षिण के हिन्दू राजवशों ने साहित्य-सूजन तथा सांस्कृतिक विकास 
की बहुत प्रोत्साहन दिया और विजयनगर-साम्राज्य में तो इस प्रकार के उद्योगों 
को सर्वशा अनुकूल परिस्थिति प्राप्त हुई । एक झ्मिलेख में लिखा है कि विजय- 
नगर नरेश मारप्पा तथा उसके मत्री माधव मे मिलकर 'शिवागम-स्तोत्र' की 
रचना की। वेदों का प्रसिद्ध भाप्यकार सायण हितोय हरिहर का मंत्री 
या झौर उसका माई माधव बुक्‍का का मंत्री था। सलुबा-वश के शासकों 
ने साहित्य को खूब प्रोत्साहन दिया; इृष्णदेव राय संस्कृत एवं तेलगू साहित्य 
का महान्‌ संरक्षक था । इस साम्राज्य के अभिलेखों से विदित हीता है कि यहाँ 
संस्कृत का खूब प्रचार था शोर यहाँ के राजकवि एवं लेखक राजकीय-पत्रों को 
तैयार करने में बहुत निपुण थे। 


इस काल में जैतों ने मी घामिक एवं लौकिक साहित्य को समृद्ध किया । 
घामिक-प्रंयों के प्रणेताओं के अतिरिक्त 'पम्पा-रामायण' का रचयिता नागुचन्द्र, 
जो अभितव पम्पा के नाम से अधिक विख्यात है, तथा अनेक नाटकों का रमयिता 
“हस्तिमल्‍ल” यह दोनों दाक्षियात्य थे, जैन कर्मकाण्ड तथा आचार-शास्त्र 
पर भ्रनेक ग्रंथों एवं टीकाओं का रचयिता असुधर, श्रतेक पौराशिक एवं 
आवचार-सम्वन्धी ग्रंथों का लेखक प्रमाचद्ध तथा सकतकीति, जो पस्वहवी 
शताब्दी के मध्य-माग में हुआ, इस काल के अन्य लेखक है। इस युग में 
रचा गया अपभ्रंश' साहित्य जो आज भी हमें प्राप्त होता है, इस काल- कु 
विशेष उल्लेखवीय कार्य है। दिगम्वर-सम्प्रदाय के जैन-विद्वावों ने लोक-माषाग्रों 
में अपने ग्रंथों का प्रणयन किया; इससे कन्नड़ तथा तामिल मापाओं>को 
साहित्यिक रूप प्राप्त हो गया। ग्यारहवी शताब्दी तक श्वेताम्बर-सम्प्रदीय 
के जैन-विद्वान्‌ श्पने धामिक-सिद्धान्तों के प्रतिपादन में ही व्यस्त रहे; परन्तु 
ग्थारहवी शताब्दी के पश्चात्‌ उन्होंने स्वतन्त्र दार्शनिक एवं काव्प्य्थों का 
प्रणयत किया । इंस काल के लेखकों मं हेमचन्द्र सर्वाधिक प्रसिद्ध था | , 


् मध्ययुग का इतिहास 


इस युत के भाषान्साहित्य का भी थोड़ा-न्सा दिग्दर्शन करा देना दीक 
होगा। भारत की बर्तेमान भाषाओं का उद्भव, बारह॒वी शताब्दी से भाचीन 
नही कहा जा सबता । हिन्दी का सर्वप्रथम कवि चन्दवरदाई बताया जाता है, 
जिसने ६६ खंडों एवं १,००,००० पद्यों में 'पृथ्वीराजरासो' की रचना की । 
इस महाकाव्य से चन्द ने दिल्ली के चौहान शम्राट के युद्धों एवं प्रणयलीलागों 
का वर्णन किया है । परन्तु इस महाकाव्य में ऐतिहासिक घटनाओं के 
साथ दन्तकथाश्रों एवं लोकवार्ताओं को इस प्रकार मिला दिया गया है कि 
उनको अलग करना सम्मव नहीं है। चन्दवरदाई के कात-निर्धारण के लिए 
विद्वानों की सम्मृतियाँ एक दूसरे के इतनी विपरीत हैं. कि निएचयपूर्वक 
फोई निर्णय दे सकना कठित है, इस महाकाव्य का श्रघिव्गश भाग बहुत 
बाद की रचना जात पड़ता है, परन्तु इत्तना निश्वयपूर्वक कहा जा सकता 
है, कि बारहवी शताब्दी में चन्द्र नाम का कोई कवि अवश्य विद्यमान था, 
जिसने अपने संरक्षक 4थ्वीराज चौहान के सम्मान में काव्य-स्वना की थी । 
आाल्हुलंड' का रवयिता जगनिक चन्दवरदाई का समकालीन था; 
इस काव्य में महोवा के परमाल के सामंतों, झाल्हा और ऊदल के प्रेम एवं युद्ध 
की घटनाओं का फड़कती भाषा में वर्णण किया गया है। इनके बाद के लेखकों 
में 'हम्मीर रासो' एवं 'हम्मीर काव्य का रवयिता सारगधर, भूषति, मुल्ना 
दाऊद एवं भ्रमीर खुसरो, जिसका थोछे उल्लेख हो चुका है, प्रसिद्धतम हैं । 
खसरो प्रधानतः फारसी का कवि था, परन्तु हिंदी की मी कुछ कबिताएँ उसकी 
रची हुई बताई जाती है । एक स्थान पर खुसरो ने हिन्दी भाषा की बहुत 
प्रणंसा की हैं और इसको अ्रभिव्यंजना की शवित एवं अ्रलंकार-समृद्धि की 
चर्चा की है।५ अरबी, फारसी एवं हिन्दी की तुलना करते हुए जुपरो 


44078 परन्तु मैं मूल में था, क्योंकि यदि इस विषय पर गम्भीर 
विचार किया जाय, तो हिन्दी भाषा फारसी से किसी प्रकार निम्नकोटि 
फ़ी प्रतीत न होगी । यह अरबी से, जो सब भाषाओं मे प्रधान है, निम्नकोदि की 
है। राय तथा रूम (फार्म के नगर, जिनको इलियट ने भूल से राय और 
राम लिख दिया है) में प्रचलित भाषा को, इस विषय पर ठीक-ठीकः विचार 
करने पर मैं हिन्दी से हीन समभता हैं. .. . . . - - हिन्दी भाषा अरबी से इस 
ब्रात में समातता रखती है कि दोनों भापाओं में संघियों को स्थान नही मिला 
है। यदि भ्रस्वी में व्याकरण एवं पद-संगति है, तो हिन्दी से भी इनका एक 

१०५, के-- हिन्दी लिटरेचर पु० १५१ 

१०६. इलियट, क$ मरिशिप्ट, पृ० ५५६१ 





पूर्व मध्यकालीन समाज और संस्कृति ४३५ 


अक्षर कम नहीं हैं। यदि तुम पूछों कि इसमे अभिव्यंजना एवं अ्रलकार- 
शास्त्र है, तो मैं उत्तर दूंगा कि इन दोनों में हिन्दी किसी प्रकार से हीन नहीं 
है। जिस किसी ने इन तीनों भाषाओं का सग्रह किया है, वही जान सकेगा 
कि मैंने अशुद्धि अथवा अतिशयोक्ति-रहित बात कही है ।/“* 

खुसरो के पद्यों में प्रधान, सुन्दर'कामिन' जैसे संस्कृत-हिन्दी के अनेक 
शब्दों का प्रयोग हुआ है । खुसरो ने फारप्ती-हिन्दी का एक छुन्दोवद्ध ब्ोप लिखा 
है जो खालिकवारी' के नाम से अ्रमिहित है । इस ग्रन्थ के द्वारा हिन्दी जानने 
वालों को फारसी के श्र केवल फारसी जानने वालों को हिन्दी के समातार्थक 
शब्दों का ज्ञान हो सकता है। इस ग्रन्थ का आरम्म उसने इस प्रकार किया 
है--खालिकवारी सरजनहार, वाहिद एक बदा करतार ।” चौदहवी शताब्दी 
में गोरखनाथ ने भी ग्रथरचना की, परन्तु उसके ग्रथ भ्रमी प्रकाशित नही हुए 
हैं ।* उत्तर-मारत में भविति-आ्रानदोलन ने हिन्दी-साहित्य को बहुत समृद्ध 
किया। भक्ति-संप्रदाय के अनेक आाचार्यों ने हिन्दी को अपनाया झौर संसार के 
कुछ अद्वितीय भक्तिपूर्ण पद्यों की रचना की । मराठा संत नामदेव ने मुख्य रूप 
से मराठी गे रचना की, परल्तु भ्रंथ' में उसके कुछ हिन्दी-पद्य भी संगृहीत 
हैं । रामानन्द ते भी अपने सिद्धांतों के प्रचार के लिए लीकमापा की अश्रपनाया, 
और यद्यपि उसकी रचनाएँ अधिक नही है, परन्तु हिन्दी मे एक स्तुति आदि 
ग्रथ! में सुरक्षित है। रामानन्द का प्रधान शिष्य 'कबीर-पथ/ का सस्थापक 
कबीर था। कबीर ने भ्रत्यंत स्पष्ट शब्दों मे घाभिक रूब्ियों एवं मूर्ति-पूजा का 
खण्डन किया और ईश्वर-साक्षात्कार एवं पवित्र जीवन बिताले का उपदेश 
दिया । कबीर की बाणी साखी एवं रमेनी के रूप में है। यद्यपि कबीर की बाणी 
में उच्च कोटि का काव्य-कोशल नही है, परन्तु यह बाणी धर्म के नाम पर 
प्रचलित रूढियों, आउम्बरों और दुराचारों के प्रति उग्र विद्रोह करनेवाले, 
सत्य-धर्म के प्रकाश के लिए छटपटानेवाले हृदय से निकली हुई वाणी है। 
धर्म के वाह्माचारों और झाडम्वरों की उन्होंने तीम्र मरत्संना की है और इस 
सम्बन्ध में उन्होंने धर्म के ठेकेदारों की खूब खबर ली है। धर्म के मे ठेकेदार 
मले ही पण्डित-पुरोहित हों या मुल्ला-्मीलवी | जपमाला, छापा-तिलक, मत्ति- 
पूजा, ब्रत-उपवास, रोजा इत्यादि की तीब्र आलोचना की है । रोजा को लेकर 
एक स्थल पर मुसलमादों को फटकारते हुए वे कहते हैं :-- 





१०७. इलियट, हे; परिशिप्ठ, ५० ५५६ | 
हे कर मिश्र-बन्धुओं ने इसका समय १३४० ६० माना है । मित्रयन्बुन 
--भा० ९, पू० ३१ 





३६ मध्ययुग का इतिहास 


दिन भर रोजा रखते है, राति हनत हैं गाय। 
एक तो खून एक बन्दगी, कैसे सुमी खुदाम ॥ 
इसी प्रकार हिन्दुओों की मूत्ति पूजा की आलोचना करते हुए कहा है :- 
दुनिया ऐसी बावरी पराथर पूजन जाय। 
घर की चकिया कोऊ न पूर्ज जाका पीमा खाय ॥ 
इस प्रकार कबीर धर्म के वाह्याइम्वरों को छोडकर हृदय को निर्मतता पर 
जौर देते थे । उनका कहना था कि ईश्वर के प्रति प्रेम ही जीवन का सार .तरव 
हैं। बिता प्रेम के उच्च से उच्च ज्ञान भी महत्त्वहीत हो जाता है। जैसा कि 
उनकी निम्नलिखित पंवितयों से स्पप्ड होता है-- 
परोथी पढि-पढि जग मुवा पण्डित भया ने कोय। 
ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पण्डित होय ॥। 
कबीर को रहस्पयवादी कवि कहा जाता हैं। उनके काव्य में ब्रह्म या 
परमात्मा के साथ आत्मा के मिलन के स्वर गूंजते हैं । झात्मा भर परमात्मा 
के महामिलन भें एक बहुत बड़ी बाघा है, वह है माया | कबोर के अनुसार 
जब तक जीव जगत्‌ के सम्मोहक मोह-पाश में बंधा है, माया में फेंसा हैं तवतक उसे 
परमात्मा की प्राप्ति नही हो सकती | योगी, यती, मुनि, पीर, पैगम्वर सभी 
माया के वीभूत हैं । उन्होंने माया को रमैया की दुल्हन का नाम विया है 
रमैंया की दुल्हनी लूटा बजार। 
सुरपुर लूठ नागपुर लूटा, हे 
तीन लोक मचा हाहाकार। सु 
ब्रह्मा. लूदे, महादेव. खूठे 
नारद मुनि के परी पिछार। 
के ने ठीक ही लिसा है कि हिन्दी-घा्मिक-साहित्य को लोकप्रिय बनाने 
तथा इसके प्रभाव का विस्तार करनेवाला प्रथम सन्त कवि कबीर ही था। 
हिन्दी का तत्कायीन घार्भिक-साहित्य बबीर का बहुत ऋणी है।”' 
कबीर के पश्चात्‌ सिख-बर्म के सस्‍्यापक नानक ने गुरुमुखी तथा हिन्दी 
>मिले हुए घामिक पद्मों की रचना की, जो कबीर की वाणी के समान तो 
अनभति, कथन-कौशल एवं मौलिकतापूर्ण न होने पर भी स्पष्ट है और काव्य- 
गणों से हीन नहीं हैं! । /” इसी काल मे मेवाड़ को राजबबू मीराबाई नें 
अपने भावअवण, स्वानुभूति की तीक्दा से झोत-नओत तथा करूणापूर्ण मधुर 
जप ६ क-..हिल्दी लिट्रेचर--पृ० २५॥ ४ 
रे कप एक प्रसिद्धतम र्वना 'जपजी, है, गो नित्य जप 
करने के उद्देश्य से लिखी गई। ः 


पूर्व मध्ययालीन समाज झौर संस्कृति भ्३७ 


पंगोतमय कृष्ण-मविति के गीतों से लक्ष-लक्ष जनों के हुदयों को भाव-विभोर 
“किया। राघा-कृष्ण संप्रदाय के आचायों में भी हिन्दी-साहित्य के मडार वो 
अर्भिंवृद्धि में योग दिया। मिथिता के विद्यापति ठाकुर ने राघा-हृष्ण प्रेम, 
'विरह और भक्ति के गीन लिखें भौर विदृठलनाथ ने बृजमाषान्गद्य मे एक 
छोटे ग्रंथ की रचना को। मिश्र-बन्धुओं ने 'गरिजात-हरण' तथा 'रविमणी- 
परिणय की रचना का श्रेय विद्यापति ठाकुर को दिया है, परन्तु क्‍झ्राधुनिक 
गवेषणाओं से सिद्ध हुआ है कि पहिले ग्रन्य की रचना मिथिला के उमापति 
उपाध्याय ने की थी, दूसरे ग्रन्य के प्रणेता के विपय में अभी असंदिग्ध रूप से 
कोई निर्णय नहीं दिया गया है ।४* 
बगाल, गुजरात, महाराष्ट्र एवं सुदूर दक्षिण में स्थानीय भाषाओं में भी 
"प्ाहित्य का विकास हुआ | नरसी मेहता गुजरात में उस काल का प्रसिद्धतम 
कवि हुआ है; उसके छोटे-छोटे भक्तिमाव पूर्ण घामिक गीत झाज भी सहझनों 
कृंदों में स्थान पाते हैं। बंगाल में कृतिवास ने, जिसका जन्म १३४६ ई० 
हुआ' था, ससकृत रामायण” का बंगला में अनुवाद किया। बगाली भाषा 
एवं साहित्य के विद्वान्‌ इतिहास-लेखक दिनेशचन्द्र सेन ने इस कृति के 
'विपय में लिखा है कि "वास्तव में यह गंगा की घाटी के लोगों की बाइबिल' 
है श्रौर भ्रेधिकतर कृषक लोग ही इसे पढ़ते हैं ।** नुसरतशाह के दरबारी 
मालाधर बसु ने १४७३ ई० में भागवत के दशम एवं एकादश दुकन्द का. अनु. 
बाद प्रारंभ किया और इसको १४५८० ई० में पूर्ण किया। हुर्सेनशाह के एक 
सेनाध्यक्ष परागल खाँ के आग्रह करने पर कवीन्द्र परमेश्वर ने महाभारत 
+का स्त्री-पर्व तक ग्रनुवाद किया । नुसरतशाह ने भी महाभारत का बँगला 
“में अनुवाद करवाया और यह शासक बेंगला साहित्य को सर्देव प्रोत्साहित 
करता रहा । महामारत का सबसे भ्राचीन पाठ कृत्तिवास के समकालीन रांजय 
नामक ब्राह्मण ने प्रस्तुत किया था ।' इस काल में बंगाल मे जिस विशाल 
* तन्य-साहित्य का सृजन हुआ उसका विस्तृत वर्णन स्थानामाब के कारण 
-पहाँ समव नही है। 
» « नामदेव की अ्रधिकश रचना मराठी में है भौर '्रंथ' मे सुरक्षित है। 
ज्ञानोबा, जिसने “भगवतगीता' की टीका लिखी झौर मुकन्दराय, जिसने येदान्त 
१११. मिश्र-बन्धु-विनोद, भा० १, पृ० २४७। 
+, ११२. दिनेशचन्द्र रेत--हिस्द्री श्रॉव बेंगाली लैगृएज ऐंण्ड लिटरेचर' 
प्‌ृ०७ १७० । 
११३, वही, पू० २००। 


] 


श्रे८ मध््ययुग का इतिहास 


पर बहुत कुछ लिखा है, नामदेव के समकालीन थे ।"तामिल तथा कन्नड्टी 
में सबसे पहले जैन विद्वानों ने रचना की, परन्तु तेरहवी तथा चोदहवीं 
शताब्दी में शैब-ग्न्दोलन से इनमें साहित्य-सृजन के कार्य को बहुत प्रेरणा 
मिली । तैलगू साहित्य को विजयनगर के शासकों से बहुत प्रोत्साहन मिला । 
कृष्णदेव राब स्वयं भी साहित्य-रचना में रुचि रखता था झौर उसने 
“अमुतक्तमाल्यद! नामक एक काव्य लिखा था। उसका , राजकवि अब्लसनी 
पेहन की रचनाओं में मौलिकता पर्याप्त मात्रा में है; 'स्वारोचिष मनुचरित्र 
उसकी प्रसिद्धतम रचना है, जो मार्कण्डेय पुराण की एक कथा पर 


आधारित है । न ५ 
धामिक सुधार-भवित-प्रान्दोलन--मुसलमानों के आगमन से पूर्व ब्राह्मण 


घ॒र्मं समस्त भारत मे पूर्णतया प्रतिप्लित हो चुका था। बौद्ध और जैन धर्मो 
ने इसके जटिल कर्मकाण्ड एवं वर्ण-व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह ग्रवश्य किया 
था और धीरे-धीरे इसकी समकक्षता भी प्राप्त कर ली थी, जैसा कि सम्राद 
हर्षवर्धन का बौद्ध एवं ब्राह्मण दोनों ही उपासता-पद्धतियों का अनुसरण 
करना तथा दोनों ही धर्मालस्विव्नों को दान देना प्रकट करता है, परल्तु 
असन्ततोगत्वा ब्राह्मण घम्मं अपने ग्रतिढंद्वी धर्म-मतों को दबाकर पुनः उच्च 
सत्वति प्राप्त करने मे सफल हो गया। ब्राह्मण-धर्म की इस सफलता का 
अधिकतर श्रेय उदयन एवं शंकराचाये को है। आचार्य शंकर ने बौद्ध-धर्म 
का अकाट्य त्कों से खण्डन किया। इस शास्त्रार्थ-कला मे दक्ष महान्‌ धर्मा- 
चाये के अथक प्रय॒त्नों के सम्मुख वौद्ध-धर्म टिक न सका और भारत से 
लुप्त ही हो गया! जैत-घ्मे ने सर्वेमान्य धर्मन्‍्मत बनते का विचार त्यागकर 
थोड़े से अनुयाधियों तक सीमित रहने में ही संतोधष लाभ किया। परन्तु 
शंकराचार्य ने जिस निर्गुण सब्निदानन्द ब्रह्म का प्रतिपादन किया, वहू मवित 
का भ्रालम्बत ने बन सकता था झौर शकराचार्य के मायावाद ने इस 
वास्ट्विक संसार में प्रेम एवं दया के लिए कोई स्थान न रहने द्योः । मक्ति 
का विषय अनन्त-विमूति-सम्पन्न ब्रह्म ही बन सकता है। अतः शंकर के अद्भतवाद 


वैष्णव मप्रदाय के मूल में ही कुछाराघात किया (४ शंकर के माया- 


दे ८; 
24% और शंकर के 


बाद के विरुद्ध ग्यारहवी शताब्दी मेँ भवित-मार्ग म ने सिर उठाया 
अद्वैतवाद का खण्डन करने के लिए रामानुजाचार्य न्ने ब्रह्ममूत्रों पर भाष्य लिखा। 
रामानुज को दक्षिण के तामिल सतों से वहुत 2902 प्राप्त हुई थी। 
११४ प्रियर्सन-- वर्नाक्यूलर लिटरेचर---इम्पी० गजेंटि० २, पूृ० ४३१॥ 
११५. अण्डारकर--वैष्णविज्म पृ० ४१ 
११६: अण्डारकर---वैप्णविज्म' पृ० ह#२४ 


पूर्व मध्यकालीन समाज़ और संस्कृति 8 


की प्रतिप्ठा की । रामानुज का जन्म १०१६ ई० के आसपांस हुआ था ।४४ 
उन्हेनि कांची मठ के आचार्य यादव प्रकाण से, जो प्रद्वेतवाद के अनुणायी 
थें, वेद-ेदांगों की शिक्षा श्राप्त की । तत्पश्वात्‌ वह झगेरि मं में बमुता- 
चार्य की गद्दी पर प्रतिष्ठित हुए। आचार्य की प्रतिष्ठा एवं विद्वता से जदकर 
कद दुप्टों ने उतके वघ का विफल पड़यन्त्र किया. । जीवन के अ्रतिम वर्षों में 
दामानूज को चोल नरेश कुलोत्तुग ने बहुत यातनाएँ दी और शैत-मत ग्रहण 
करने के लिए कहा । सुरक्षा के विचार से रामानुज होयसल-नरेण विंणुवर्धन 
के राज्य में चले श्राये; यहाँ उन्होंने तत्कालीन शासक के भाई को वैप्णब- 
संप्रदाय का अनुयायी बनाया । तामिल-देश के अल्वरों (सो) में राभानुज ने 
भक्ति! की मूल भावना प्राप्त की । रामानज ही निर्गुण भवित और ईश्वर के 
निर्गुण रूप में कोई आस्था नही थी । रामानुज ने जिस धिद्धात (विशिष्टा- 
दंत) का प्रतिपादन किया, उसमे भक्ति को स्थान प्राप्त हुआ । रामातुज का 
भिद्धांत यह था कि जीवात्मा और ब्रह्म सर्वथा एक नहीं है; जीवात्माएँ ब्रह्म से 
उसी प्रकार उत्पन्न होती है जैसे अग्नि से स्फूलिंग । ब्रह्म निर्मुण नही है । वह सगुण 
ईण्वर है; उम्तमें अनन्त कल्याणकारी गुण है। भवित से ही जीवात्मा ब्रह्म का 
सायुज्य प्राप्त कर सकती है ओर भक्ति ज्ञान का ही एक रूप है। उपातक 
को आध्यात्मिक प्रगति की चरम स्थिति ईश्वर के भ्रनन्‍्त कत्याणकारी गुणों के 
ध्यान में समाधिस्थ हो जाना है। इस प्रकार रानानुज ने शंकर के मायावाद 
का खंडन कर भक्ति की प्रतिप्ठा क्री । ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? इसके 
उत्तर में रामानुज ने कृष्ण के इन शब्दों का निर्देश किया है जो भननन्‍्य 
भक्तिभाव से मेरा चिन्तन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उनको मैं वह 
ज्ञान देता हूँ, जिससे वह मुंभकों प्राप्त कर सकें, ।" इच्छाश्री के अमाव 
से ही भकित प्राप्त होती है। संन्यास भावना से कार्य में तत्पर होना चाहिए 
और फनेच्छा का सर्वथा त्याग कर देना' चाहिए। ही ज्ञान-आरष्ति-का 
उपाय है। उत्तर-मारत में रामानुज के अनुयायियों को सस्या अधिक नहीं + 
है, परन्तु दक्षिण भारत में इनकी संस्या बहुत अधिक है। ये विष्णु तथा 
उसकी णक्ति लक्ष्मी की श्रतन्य मक्तिमाव से उपासना “करते हैं झौर विष्णु 
की अह्य एवं सबका जन्मदाता मानते हैं! 
शंकर के मायादाद के दूमरे विरोधी श्राचार्ये निम्बार्क रामानुज के सम- 
लीन थे। इनका जन्मस्थान निम्ब था, दिसको भण्टारकर ने मद्धास के 
१२०. परम्परागत मत के अनुसार रामानुज १२० वर्ष तक जीवित रहें 
(१०१७-११३७ ई०) । झायंगर--एन्शियन्ट इण्डिया' पूृ० - १६२-२२१-।. 


+ - मच्ययुग का इतिहास 


शताब्दी में प्रचल्चित था। महामारत के नारामणीय' खंड के प्रध्यगन से 
विदित होता है कि बाद में दत्त आन्‍्दोलव ने संप्रदाय का झूप ग्रहण कर लिया 
और यह (ंचरात्र' तया 'सात्वत-अर्म' के ताम से अमिहित हुआ । सात्वत- 
जाति ने इसको अपनाया । ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में मंगास्थनीज ने इसको 
प्रचक्षित पाया था। घोरे-घीरे नारायण एवं विष्णु संग्रदायों के समन्वय से 
वजावब संप्रदाय का श्रादुर्माव हुआ | ४००-४६४ ई० के मध्य गुप्त-सश्रादों 
से 'परम-मागवत' की उपाधि घारण को थी"! सन्रादु हप॑वर्धन की मृत्यु 
के उवरान्त सातवी शतावदी मे मगब के गुप्त-शासक आदित्य सेन ने गया जिले 
में एक मन्दिर विष्णु को समर्वित किया था, और विष्णु के साथ हर एंवं ब्रह्मा को 
रखा था । अमभिलेखों से आठव्रीं शताब्दी के श्रन्त तक मागवत-धर्म की प्रगति 
का परिचय मिबता है। 

ईसा की नवीं शताब्दी में महान्‌ आचार्य शंकर ने अद्वैत-सिद्धांत का 
प्रचार किया। शंकराचार्य का “समस्त जीवन शास्त्रार्थों एवं भारत के कीने- 
कोने में अईतवाद' के प्रचुर में व्यतीत हुआ। अनवरत परिश्रम से तया भ्रप्न- 
तिम बुद्धि के बल प्र शकराचार्य ने वोद्ध-बर्म को सर्वत्र परास्त किया। 
देश मे सर्वत्र शंकराचार्य का प्रमाव व्याप्त हों गया । परन्तु ग्यारहवी 
शताब्दी में रामानुज ने शंकर के मायावाद का खंडन कर विशिष्टाईत 


११६. भागवत-धर्म ईसा से तीन या चार शताब्दी पूर्व वियमान था>-- 
इसके व्याप्त प्रभाण हैं । पर्तजलि ने महामाव्य में वासुदेव का उपास्य के रूप में 
उल्लेख किया है। मेंगास्यतीज ने लिखा है कि सौरसेनी (शूरसेन-प्रदेश) 
मे, जिसके अन्तर्गत मथुरा है तथा जमुना बहती है, हेरेवलीज की उपासता 
की जातो थी) यह धर्म बुछ थोड़े से मिन्न रुप में गुप्त-कोल तक चला 
आता रहा, जब कि गुप्त-सम्राटों ने 'परम भागवत्त की उपाधि घारण की | 
अमिनेखों से प्रमाणित होता है कि भागवत धरे दी विधि के अनुसार विश्णु- 
पुजा चौथी से ग्यारहूवी शताब्दी तक होती रही । गोपालक्ृष्ण की विभिन्न लीलाझों 
का सकेतु इन श्रृमिलेखों मे कदाखित्‌ ही मिलता है । अतः जान पड़ता है कि 
मोप/लकुप्ण को विष्णु का अवतार बहुत बाद के समय में माना जाने लगा। 
इससे पूर्व भागवत-धर्म का भारतीय जनता पर सर्वाधिक प्रभाव रहा । 

इन्डि० एप्टि० ३, पू० ३०५; ५, पृ० ३६३ ॥। पे 
बाण के हे चरित' में दिवाकर मित्र भागवत्ों तथा पंचरात्रों से घिरा 
है.। आठवी शताब्दी के मव्य भाग में राष्ट्रकूट राजा द्वारा बनवाये ऐलोय के 
दशाववार-मंदिर में कृष्ण की गोवर्धन-पर्वत उठाये हुए, एक मृत है | इलाहाबाद 
से ३३ मील दक्षिण-पश्चिम की ओर पादोसा में एक गुफा के चित्रों में, जितको 
ब्यूहुलर ने सातवी या झाठवीं शर्ताब्दी का बताया है, ऋष्ण और गौपियों करें 
झंकित किया गया है--एपिग्रा, इण्डिण ३, पू० ४८२ + पु 


पूर्व मध्यकालीन समाज और मंरक्षृति १884 


की प्रतिष्ठा की । रामानुज का जन्म १०१६ ६० के आसपांस हुआ था । 
उन्होंने कांचौ मठ के आ्राचार्य यादव प्रकाश से, जो अह्ैतवाद के अनणयी 
ये, चेद-वेदांगों की शिक्षा प्राप्त को | तत्पश्चात्‌ बह ध्यग्रेरि मठ में यमुता- 
चार्य की गद्दी पर प्रतिष्ठित हुए। झ्राचार्य की प्रतिष्ठा एवं बिद्वता से जतकर 
कूछ दुप्टों ने उनके वध का विफल पइयन्‍्त्र किया । जीवन के अंतिम बर्षो ने 
डामानुज को चोल नरेश कलोत्तंग में बहुत बातनाएं दी और शव-मत्त ग्रहण 
करने के लिए कहा | सरक्षा के विचार से रामानुज होयसल-सतरेश विशुवर्धन 
के शज्य में चले श्राये; यहाँ उन्होंने तत्कालीन शासक के भाई को वैण्णब- 
संप्रदाय का अनुयायी बनाया । तामिल-देण के अल्वरी (सतों) में राभानुज ने 
'मक्ति/ की मूल मावना प्राप्त की । रामान॒ज ही निर्मुण भवित ओर ईश्वर के 
निर्गृण रूप में कोई आस्था नहीं थी । रामानुज ने जिस पिद्धात (विशिष्टा- 
द्ैत) का प्रतिपादन किया, उसमे भक्ति को स्थान प्राप्त हुआ । रामातुज का 
सिद्धांत यह था कि जीवात्मा और ब्रह्म सर्दथा एक नही हैं; जीवात्माएँ ब्रह्म से 
उसी प्रकार उत्पन्न होती है जैसे अग्नि से स्फुलिंग । ब्रह्म निर्गुण नहीं है । वह संगण 

ईण्वर है; उसमें अनन्त कल्याणकारी गुण है! भवित से ही जीवात्मा ब्रह्म का 
सायुज्य प्राप्त कर सकती है और भवित ज्ञान का ही एक रूप है। उपासक 
की आध्यात्मिक प्रगति की चरम स्थिति ईश्वर के भ्रनन्‍्त कत्याणकारी गुणों के 
ध्यान में समाधिस्थ हो जाना है। इस प्रकार रामानुज ने शंकर के मायावाढ 
का खंडन कर भक्ति की प्रतिप्ठा की । ज्ञान बस प्राप्त होता है? इसके 
उत्तर में रामानुज ते कृष्ण के इन शब्दों का निर्देश किया है जो अनन्य' 
भक्तिभाव से मेरा चिन्तन करते हुए मेरी उपासमा करते हैं, उसको मैं वह 
ज्ञान देता हूँ, जिससे वह मुभकों प्राप्त कर सके, ।” इच्छाओं के अमाव 
से ही भक्ति प्राप्त होती है। संन्यास भावसा से कार्य में तत्पर होना चाहिए 
भर फनेच्छा का सर्वधा त्याग कर देना' नाहिए। ग्ही ' 'ज्ञान-आप्ति-का 
उपाय है। उत्तर-भारत में रामग्तृज के अनुयाग्रियों की सत््या श्रधिक नहीं 
हैं, परल्तु देक्षिण भारत में इनकी संख्या वहुत अधिक है। मे विष्णु तथा 
उसकी शक्ति लक्ष्मी की अनन्य भक्तिमाव से उपासना -करते है शौर विष्णु 
को ब्रह्म एवं सबका जन्मदाता मानते है ! 


शंकर के मायाबाद के दुमरे विरोधी आचार्य तिम्म्वा्क रामानुज के सम- 
फालीन थे। इनका जन्मस्थात निम्ब था, दिसको मुण्डारकर ने मद्धास के 
30004 :024:3, 


१२०, परम्परागत मत के अनुसार रामानुज १२० वर्ष तक जीवित रहें 
(१०१७-११३७ ६०) । आ्रायंगर--एन्शियल्ट इण्डिया' पृ० -१६२-२२१-। 


श्ष्र मब्ययुग का इतिहास 


वेलारों जिले में निम्बपुर बतावा है; इनका “देहान्त २१६२ 
ई० में हुप्रा। निस्‍्थार्क तैलेंग ब्राह्मण थे झौर इनके पिता भागवत: 
घर्म के अनुयायी थे। निम्बाक ने भी, कार्पेन्टर के शब्दों मे, रामानुज के 'विशि- 
प्टाद्ेत' के समान विभिन्न घामिक-सिद्धांत में समन्वय स्थापित कियो ।४ 
मिम्बा्क का सिद्धांत अद्वैत एवं द्व॑त दोनों में सामंजस्य स्थापित करनी है ।'* 
“निर्जीब संसार, जीवात्मा तथा ब्रह्म परस्पर भिन्न भी है और एक भी ॥!% 
दरह्य जगत का उपादात कारण भी है और... .. कारण भी। निम्बा्क के 
मत में गोपालकप्ण तिमुवनपति है और आओनंद-प्राप्ति का एकमात्र उपाय 
कृष्ण के चरणों मे मकित है । इस प्रकार निम्वाकं-संप्रदाय में ही सर्वत्रयम 'लीला' 
तत्त्व प्रकट हुआ जो वाद में वैष्णव संप्रदाय का प्रधान भ्रेग बना ॥४ मथुरा के 
आसपास निम्यार्क के अनुयायी पर्याप्त संख्या में हैं । * वि 
११०० ई० के लगभग ईंगेरी से चालीस मील पश्चिम की श्रोर दक्षिण 
कन्नड-प्रदेश के उदीपी जिले भे कल्याणपुर में माध्वाचा्य का जन्म हुआ । 
इन्होंने युवावस्था में ही संन्यास ग्रहण किया और इधर-उधर अ्रमण करने लगे । 
उस समय भारत मे शास्त्रार्थो की घूम मची थी और इस युवक संन्यासी ने 
अबने म्रापको परस्पर विरोधरत मतों से घिरा पाया | अनेक वर्षो तक अध्ययन 
एवं विचार-विनिमय में कठोर श्रम करने के उपरान्त भाध्व ने दिग्विजय के लिए 
प्रस्थान किया और अनेक प्रभुख प्रतिपक्षी मत के आचायों को शास्त्रार्थ मे परास्त 
किय्रा । हिमालय में तपस्या करने के पश्चात्‌ वह हरिद्वार में आये, यहाँ उन्होंने 
वेदान्त सूत्रों पर भ्रपता भाष्य प्रकाशित किया। माध्व के मत में मानव- 
जीवन का अंतिम लक्ष्य हरि का साक्षात्कार है, इसी से मोक्ष-प्राप्ति होती 
है। भाघ्व ने भी मवित को ज्ञान का ही एक रूप माना है श्रौर संगुण 
ईश्वर के निरन्तर ध्यात को आध्यात्मिक प्रगति का अंतिम सोपान बताया है । 
उन्हूंति भ्रात्मा को तीन श्रेणियों मे रखा--(१) स्वर्गीय सुख की अधिकारिणी 
(२) जन्म-मरण के चक्र मे सदेव घूमनेवाली (३) सर्देव नरक में वास 


किक चिट कमी 
१२१. कार्पन्डर---थीज्म इन मीडियवल इण्डिया पूृ० ४०४। 


ह]--प० ४०५। 
१२३, भण्डारकर--वैष्णविज्म! पृ० ६३ | * 
१२४. बही--पू० ६३ । 
१३५. वही, पु० ६६। रागानुज़ और दिस्वाक्क के मतों में प्रधान अन्तर यह 
है कि रामानुज ने केवल विप्ण और लक्ष्मी, भू और लीला को उपास्य माना और 
सिम्बार्क ने राधा-कृष्ण को ही एकमात्र उपास्य स्वीकार किया। भण्डारकर 


'बैष्ण विज्म---पु० ६५-६६ । 


पूर्व मध्यकालीन समाज और संस्कृति ५४३ 


क्रनेवाली, भवित और ज्ञान ही जन्म-मरण के बन्धन से मुवित दिला 
सकते हैं । 

चौदह॒वीं शताब्दो में *६ रामानन्द ने जाति-मेंद समाप्त करते का 
प्रयत्न किया । शास्त्रों की शिक्षा पूर्ण कर, उन्हीने 'विशिष्ठाद्वैत्त! के आचार्य 
राधवेन्द्र का शिप्यत्व ग्रहण किया और मायावाद का सड़न करते हुए तोर्थ- 
स्थानों की यात्रा करने लगे; सीताराम उनके उपास्य थे, वह सर्वप्रथम 
आचार्म थे जिन्होंने भ्रपने सिद्धातों के प्रचार के लिए बोलचाल' की भाषा 
अपनाई । उनके शिप्यों में समी जाति के लोग थे। उत्तर भारत में रामा- 
नन्‍्द के शिष्यों की संख्या बहुत भ्रधिक है; वे सीता-राम की उपासना करते 
हैं और मामाजी का मकत-माल उनका प्रिय ग्रन्थ है । रामानन्द के शिष्यों 
में कबीर सर्वाधिक विख्यात हुए । 

वैष्णव संप्रदाय की दूमरी प्रधान शाखा कृष्णभक्ति के प्रमुख झ्राचार्य 
बल्लम हुए | उनका जन्म १४७६ ई० में तेलगू प्रान्त में लक्ष्मण मदृढ नामक 
तैलंग ब्राह्मण के घर में हुआ । वाल्य-काल से ही भ्रदूभुत बुद्धिनवेमव प्रकट 
करने के कारण लोग उनके सरस्वती का अवतार समभने लगे। शिक्षा 
पूर्ण कर उन्होने तीर्थयात्रा प्रारंभ की और विजयनगर के शासक क्ृप्णदेव 
राय को राजसभा में शेव-आचार्यो की शास्त्रा्थ मे परास्त किया ।॥* तत्प- 
शचात उन्होंने भधुरा, वृन्दावन आदि स्थानों की यात्रा की और उसके बाद 
बनारस में रहने लगे; यहां इन्होंने १७ ग्रन्थों की रचना की जिनमें 
श्रीमद्मागवत की 'सुवोधिनी टीका' सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसके दशम-स्कध 

१२६. मण्डारकर ने अगस्त्य-सहिता' से रामानन्द की जन्म-तिथि उद्धृत 
की है; यह कलि स॑० ४४००--विक्र० सं० १३५६-१२६६ या १३०० ई० है।- 

एक मत के अनुसार उसका जन्म १२६६ ई० में प्रयाग के एक ब्राह्मण परि- 
वार में हुआ; प्रखर-बुद्धि-संपन्न बालक रामानन्द को १२ वर्ष की श्रवस्था मे शास्त्रा- 
ध्ययन के लिए बनोरस भेजा गया। कार्पेन्टर--थीइज्म इन मीडियवल 
इण्डिया हि ४२५८, टिप्पणी १। भण्डारकर ने १२६६-१३५० ई० की तिथि 
मानी है। वेष्णविज्म' पु० ६७। मैकोलिफ ने रामानन्द का जन्म मैसूर में 
मालीकोद में बताया हैं और चौदहवीं शताब्दी का अ्रतिम तथा पन्द्रहवी 
शताब्दी दा आरम्मिक भाग उसका समय माता है। फार्कूहूर ने पहिले 
इस मत को स्वीकार किया (जनरल रॉय० एशि० सौसा० १६०० पृ० १८७) 
परन्तु बाद में अस्वीकार कर दिया (जरन० रांय० एशि०) सोम।० १६२२, 
प्‌० ३७३ में दि हिस्टोरिकल पोजीशन झाव रामानन्द' लेख) | मोनियर 
विलियम्स का कहना है कि वह चौदहवी शताब्दी के प्रारंम में हुआ। “हिन्दू 
इज्मा पू० १४२ । 

१२७. कृष्णदेव राय का समय १५०६-१५२६ ई० है। 





3 मव्यबुग वा इतिहास 


नि अपने सिद्धातों का प्रतिपादन किया है । ,वल्लमाचार्य ने 
शुद्धाद्वेत! मत की स्थापना की) उनके मतानमार माया ब्रह्म से भिन्न 
नहीं है, अपितु श्रह्म से ही उत्पन्न हुई है; ब्रह्म, जीव भौर जगत्‌ में कोई 
नहीं है, माया जीव भौर जग्रत्‌ के बीच स्वंध स्थापित करती है। जस्म- 
मरण के वन्वन से मुक्ति पाने के लिए मवित के विभिन्न भंगों की शरण 
सेती चाहिए। बल्लमाचार्य का मत परुष्टिमार्ग' कहलाता है जिसका यौरो- 
पीय विद्वानों ने मूल से 'गुखमोगों का मार्ग' ध्र्थ किया है परन्तु बास्तव में 
इसका श्र्थ प्रमु को कृपा भाष्त करानेवाल्ा मार्ग है; भवित से ही प्रभु 
कृषा प्राप्त होती है । संसार के सुछ मोगों से निलिप्त रहना तथा आत्म-संन्यास 
यह वल्लम के मत के प्रमुख उपदेश है। वह्लगाचार्य ले एक स्थान ,पर 
लिखा है कि “सांसारिक कार्यो के केन्द्र गृह का सर्वथा त्याग कर देता चाहिए 
यदि यह संभव ने हो तो मनुष्य को चाहिए कि वह इसको ईश्वरापण कर दे, 
क्योंकि वही दुःखों से म्‌कित देनेवाला है।” एड अन्य स्थान पर उन्होंने लिखा 
है कि जब तक शरोर में वासनाएँ विद्यमान हैं, तब तक ईश्चर-साक्षात्कार्र 
समव नही है ! परन्तु वाद मे श्री व्लमाचार्य के भनुपोयियों ने उसके उपदेशों: 
को भला दिया और बह कृष्ण की बाल्य-क्रीड़ाओं पर चल देने लगे तथा यह 
प्रचार करते लगे कि मानवीय गुणों से विमूपषित मगवान्‌ की उपासना ब्रत एवं 
पुजा से न होनी चाहिए, भ्रपितु सोसारिक विलास-क्रीड़ाओं को ही उसकी 
सेवा मानकर ग्रहण करना चाहिए। शुद्ध वेष्णव-वत के झगुसार गोपियों 
के साथ कृप्णलीला का आध्यात्मिक भर्थे होता है परन्तु श्री वत्लमाचार्य के 
कछ अनुघायियों मे इसका सांसारिक अर्थ ग्रहण किया। उनके ऐसा करने 
से संप्रदाय की बडी हानि हुई | ३३ 7४ 
इस प्रकार वल्लभ-संप्रदाय में अनेक कूप्रयाओं का प्रवेश हो गया भौर 
वह विलासितपूर्ण बत गया! इसके अनुयायी श्रात्म-निग्नह एवं आंत्म-शुद्धि 
की शोर प्रवृतत न होकर वासनाओं की तृप्ति में लिप्त होने लगे, जिससे इस 
पम्प्रदाय में अनेक दीपों का प्रवेश हो गया । इनके अनेक' आचाये :विपय भोगों 
के लिए कुब्याव हो चुके हैं) गुजरात, राजपुताना तथा मथुरा के आसपास 
के प्रदेश के धनी व्यापारी इस संप्रदाय के अनुयायी. हैं। उनको अपनी, 
समस्त सम्पत्ति गुझ को अ्रपित करने का उपदेश दिया गया और केंमी-कर्मी 
तो इस उपदेश का अक्षरशः: पालन कराने में, मो चूक नकी गई ॥४६ 











१५८. भण्डारकर--वै्णविज्म' पु०५ ८२। 
इस प्रसंग में इस संप्रदाय के संकल्प-बाक्य जो प्रत्येक ,अवत को इसमें 


पूर्व मध्यक्रलीन समाज झौर संस्कृति श्र 


शा० मण्डारकर ने लिसा है कि “इस सम्प्रदाय का प्राण विलासमय सुखोपभोग 
जान पड़ता है, और इससे यही श्राशा की जा सकती है कि अपने झनुयायरियों 
के साधारण झ्राचार-व्यवहारों को इसने भ्रवश्य प्रमावित किया होगा। सांसा- 
रिक भोगों के प्रति उदामीन बनानेवाली घारिश्रिक शुद्धता इस संप्रदाय का 
नक्षण नहीं प्रतीत होता । इस मप्रदाय के दुराचारों की प्रतिक्रिया उन्नीसवीं 
शताब्यी में स्वामी नारायण द्वारा प्रारंम किये गये झ्रात्दोलन के झूप में हुई । 
वर्तमान काल में कई आाचाय॑ ऐसे हुए हैं जिन्होंने शुद्ध धर्म की व्याख्या 
फी है। उनकी विद्वत्ता, तपस्या तथा त्याग से जनता प्रमावित हुई है। 
उनके प्रयत्न से सम्प्रदाय में बहुत कुछ सुधार हुआ है (४ 

बंगाल के प्रसिद्ध मवित-मार्ग-प्रवर्तक चैतन्य का जन्म १४८४ ई० में हुआ । 
पच्चोस वर्ष की श्रवस्था में उन्होंने संसार त्याग दिया प्लौर संन्यास ग्रहण कर 
६ वर्ष तक स्थान-स्थान प्रेमममी भक्ति का उपदेश देते हुए भ्रनेक श्रद्वेतववादियों 
को अपना भ्रनुधायी बनाया । देशाटन के उपरान्त वे चैतन्यपुरी में रहने लगे 
और श्रपने जीवन के शेष सोलह वर्ष उन्होंने यही विताये। चैतत्य ने जाति- 
भेद का विरोध कर भानव-मात्र की बन्युता, ,कर्मकाण्ड-मान्न को फलहीनता, 
हरि-मक्ति तया हरि-ताम संकीतंन का उपदेश दिया। 

प्रेम भौर लीला चतन्य के मत की विशेषताएँ हैं। श्रीकृष्ण परब्रह्म है, 
उनकी सुन्दरता पर कामदेव भी मोहित हो जाता है, गोकुल में कृष्ण की 
शाश्वत लीला चलती रहती है। चंतन्य का वेदान्त-सिद्धात निम्बार्क दे! समान 
'मेंदामेदवाद' है। उसके अनुसार मकिति से ही जीवात्मा परब्रह्म की प्राप्त 
प्रवेश करते सगय उच्चारण करने पड़ते हैं, विचारणीय हैं--ग्राउस, 'मथरा ए, 
डिस्ट्रिवट मेम्वायर' पु० २६५॥ 

१२६, मण्डारकर---वैष्नविज्म' पृ० ८प२। 

भक्तों से अपनी सारी संपत्ति गृए को समपित कर देने की माँग ने 
बहुत से जघन्य कृत्यों को जन्म दिया, जो बंबई हाईकोर्ट की १८४६२ 
ई० की प्रसिद्ध जाँच में प्रकाश में श्राये 

हिन्दू-धर्म पर अपनी एक छोटी सी पुस्तिका में डा० बानेंट ने इस प्रथा पर 
जो टीका की है, मुझे प्रामाणिक सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि बह श्रान्त एवं 
अ्रज्ञान-प्रयूत है। ग्राउक्ष-मथुरा पृ० २६३ । 

4ुष्टि मार्ग! सिद्धात ग्रन्थों में इन दुराचारों को कही भी स्वीकृति नहीं 
दी गई है, वह धमी अनुयायियों तथा सांसारिक भ्र्थ लगानेवालों के कारण इस 


संप्रदाय में आये है हर हि 
फार्कूहर---एन झाउटलाइन आँव दि शिलिजस लिटदेचर आॉँव इण्डिया 


पृ० ३१२--१७ ! 
फा० ३५ 





प्४८्‌ सब्ययुग का इतिहास 


कर सकती है।” कृष्ण को प्रेमी मानकर उसकी शाश्वत-लीलाओं में 


विभोर हो जाना ही जीवात्मा की सर्वोच्च अवस्था है। परब्रह्म कृष्ण के 
अनन्य-प्रेम के सागर में मग्न जीवात्मा ही राधा है। वह आदशे-प्रेम-मात्र है। 
मनुष्य का परम पुरुषार्थ मुक्ति नहीं है भ्रपितु कृष्ण को स्वामी, मित्र, पिता और 
अंततः प्रेमी के रूप में मजना ही मानव-जीवन का परमोद्देश्य है । इस प्रकार 
प्रतीत होता है कि चेतन्य के मत का लक्ष्य जीवात्मा की बुद्धि को अपेक्षा 
भावनाओं का संस्कार है।" चेतन्य-सम्प्रदाय में भावनाप्रों का सूक्ष्म- 
विवेचन किया गया है झ्लौर इस मवित-सम्प्रदाय के सिद्धान्त ग्रंथ कहीं-कही 
पर सूक्ष्ममावनाओं की विवेचना करनेवाले मनोविज्ञान के ग्रंथ से जाम 
पड़ते हैं । 

चैतन्य ने स्वयं कुछ नही लिखा । दूसरे आाचार्यों ने जो कार्य अपने भाष्यों 
से सम्पन्न किया चैतन्य ने वही कार्य अपने व्यक्तित्व के आकपंण से पूर्ण किया । 
आऔतन्य के हृदय में प्रेम का इतना प्रावल्य था कि मुरली बजाते हुए कृष्ण का, 
बुन्दावन के हरित बनों का, हरे-मरे मैदानों में चरती हुई गायों का तथा 
जमूना के घाटों पर स्नान करती हुई गोपियों कयय ध्यान भ्राते ही वह समाधिस्थ 
ही जाते थे। प्रेम ही चैतन्य सम्प्रदाय का मूल मंत्र है; प्रेम वी व्यास्या इस 
प्रकार की गई है-- 

“प्रत्येक जीव अपने शरोर एवं श्रात्मा को उसको समपित कर दे श्ौर 

व्यक्तिगत सुखोपमोगों से बिरत हो जाये। उसको श्रपवे प्रमु को इच्छा का 
पालन करने के लिए प्रस्तुत रहना चाहिए शोर ऐसा करने में किसी भी त्याग 
से विमुख न होता चाहिए। उसको कृष्ण की मूर्ति की पूजा करनी चाहिए, 
उसकी चर्चा करनी चाहिए, उसवे लिए माला गूँथनी चाहिए, उसके लिये 
घूप जलानी चाहिए भ्ौर उसके मंदिर मे चेंवर डुलाता चाहिए तथा रात-दिन 
प्रम॒ तथा जगत्‌ की रोवा में तत्पर रहना चाहिए। यह पुनः कह देना प्रावश्यक 
है कि चैष्णव-धर्म एकांतवासी का घमम नही है भौर न ही पूर्णतया भ्रात्म-समर्पण 
ने करनेवाले का ही ।” 
77३, बेतन्य का बेदान्त-मिद्धान्त मण्डारकर ने सूत्र रूप से इन शब्दों में 
रखा है, “जैसे मुयुमकंसी मघ्‌ से भिन्न है, इसके चारों शोर चवकर काटती रहती है 
और इसका पात करने पर इससे भर जाती है झर्थात्‌ इसमें एकाकार हो 
जाती है, इसी प्रकार जीवारमा पहले परमात्मा से मिन्न रहती है, निरन्तर उसको 
सोजती रहती है, भौर जब प्रेम द्वारा परमात्ममाव से मर जाती है तो झपने 
स्वतंत्र अस्तित्व को भूतकर उसी में रामा जाती है।” 'वैष्णविज्म' मेन्‍्यू० ८५। 
, -१३६१- चैतन्य के मवित-सिद्धान्त के विवेचन केः लिए देखिए--चैतस्य 
चरितामंत 


पूर्व मव्यकालीन समाज और संस्कृति ५४७ 


चैतन्य की ओर जनता के ग्राकर्षण का कारण उनकी सैद्धान्तिक व्याख्याएँ 
ने होकर उनका अगाध प्रेम था। उनका कहना था कि प्रेम श्रनेक साधनों 
से बढ़ता है, इसकी उत्पत्ति श्रद्धा के निर्मल-प्रवाह से होती है भौर यह 
श्रनेदः रूप घारण कर लेता है; कृष्ण के नाम-संकीर्तन में जादि-मेंद के लिए 
कोई स्थात नहीं हैं; कृष्ण का नाम-स्मरण सब श्रशुद्धियों को दुर कर 
देता है। मानव-मात्र चैतन्य की दृष्टि में समान थे और बंगाल में इस 
प्रेम-मवित् का प्रचार करने के लिए श्रपने दो शिप्यों को भेजते समय महाप्रभु 
चैतन्य मे उनको आदेश दिया कि “चाडालों तक प्रत्येक मनुष्य को कृप्ण-भक्ति 
का उपदेश करो झौर भक्ति तया प्रेम का पाठ सभी को पक्षपात-रहित होकर 
सिखाग्रो (४ दुखमग्त मानवता को देखकर उनके संतप्त हृदय के डदुगार 
इन शब्दों में फूट पड़ते थें-- 

“झानवता के दुखों को देखकर मेरा हृदय फट पड़ता है। है कृष्ण ! उसके 
समस्त पापों छा भार मेरे सिर पर डाल दो; उनके पापों के लिए मैं नारकीस 
यातनाएँ भोगूं, जिससे तुम भ्रन्य समी प्राणियों के सांसारिक क्लेशों को दूर 
कर दो ।” यह थी चैतन्य की प्रेम में पगी मक्ति, जिसका उन्होंने उच्च-नीच, 
ब्लाह्मग-शूद्र समी को श्रास्वादन कराया । बंगाल झौर उड़ीसा में चेतन्य के 
अनुयायी बहुत बडी संख्या में है और झ्राज भी अनेक घरी मे संध्याकाल के झानंद 
भरे समाजों में चैतन्य का नाम मध्ययुग की सी श्रगाघ एवं उत्कट भवित और 
श्रद्धा के साथ स्मरण किया जाता है। 

नामदेव, कबीर और तानक के उपदेशों में इस्लाम का प्रभाव दिखाई देता है। 
इन सब संतों ने जाति-पाँति, बहुदेववाद और मूति-पूजा की निदा की है और निष्क- 
पडता, सदाचार तथा पवित्रता को सच्चा घर्म बताया है) ये संत इस सिद्धान्तो 
पर जोर देते थे कि “हिन्दू तथा मुसलमान सबका ईश्वर एक हां है, वही ब्राह्मणों 
और चाण्डालों का जन्मदाता है, उसकी दृष्टि में समी समान हैं ओर यदि कीई 
व्यवित सत्मार्म पर चलना चाहे तो उसको जाति-पाँति के भेंदमाव तथा अंघ- 
विश्वासों को त्यागना पड़े गा। इन संतों में सर्वप्रथम महाराष्ट्र संत नामदेव थे । 
इनका जस्म एक निम्न-वर्ग के परिवार में हुआ था और इनका जन्म तेरहवों 
शताब्दी के उत्तरार्ध में माना जाता है नामदेव ने ईश्वर की एकता का 


१३२. सरकार--प्लिग्रिमेटेंज एण्ड टीचिग्स, पृु० १६६, १७३ 'चेतन्य 


चरितामृत' । हि 
१३३, मेकौलिफ ने नामदेव की जन्म-तिथि १२७० ई० लिखी हैं। दि 
घिक्ख रिलिजन', 7, पू० १८ | डा० भण्डारकर ने भी यही तिथि मानी है। 


'पैष्णविज्म' पुृ० ५६। 


भधप मध्ययुग का इतिहास 


उपदेश दिया और मूति-पूजा तथा वाह्याडम्बरों का संडन किया। ईश्वर में 
उम्तवा भरद्ूट विश्वास निम्त पवितयों से स्पष्ट हो जायेगा 

“मेरे हृदय में बसनेवाले प्रमु के लिए मेरा प्रेम कर्मी क्षत न होगा; 
नाम मे अपना मत सच्चे नाम में सगा दिया हैं; जैसा प्रेम माता-पुत्र में होता 
है, प्रमु के लिए ऐसे ही प्रेम से मेरा हृदय पूर्ण हे ।/!४ 

नामदेव का मगवान्‌ पर मरोसा तथा श्रहुंकारशून्यता इन पंक्तियों में 
कितनी स्पप्ठ कलकती है-- 

“यदि तू मुझे, साम्राज्य प्रदान कर दे, तो इससे मेरा कण गश बढ़ेगा ? 
यदि तू मुझसे भीख मेंगवाये, तो इसमे मेरा कया अपमान ? श्रों सेरे सब ! 
भगवातु का भजन कर और तुफे मुवित का गौरव प्राप्त हो जायेगा, झौर तब तुझे 
जन्म-मरण का दुःख न फेलना पड़ेगा । हे प्रभो ! तूने ही सवको जन्म दिया, तू 
ही सबको भ्रमित करता है; जिसको तू ज्ञान देता है, वह तुमे समभः जाता 
है। एक पत्थर पुजा जाता है, दूसरा पैरों तले कुचला जाता है, यदि (इनमें 
से) एक भगवान्‌ है तो दूसरा भी श्रवश्य भगवान्‌ हैं--नामदेव कहता है, मैं 
सच्चे ईश्वर का उपासक हूँ ।/४४ 

रामानन्द के शिप्यों मे कबीर प्रधान थे । इनका जन्म १३६८ ई० के 
लगभग हुआ ।'** इनके विषय में यह दंत-कथा प्रचलित है कि यह एक विधवा 

फार्कुंहर ने अब यह मत प्रकट किया है कि नामदेव का काल १४०० से १४३० 
ई० या इसके आसपास का काल होगा; यह मत स्वीकार नही किया जा सकता। 

जरन० रॉय० एशि० सोसा० १६२०, पृ० १८६॥ 

कारपेंटर--थीज्म इन मीडियवल इण्डिया पृ० ४५२१ 

कारपेंटर ने मं कोलिफ की गलत तिथि मानी है | 
*. प्रो० रागाडे ने अपने नवीनतम ग्रंथ 'मिस्टिसिज्म इन महाराष्ट्र! में नामदेव 
की जन्मतिथि १२७० ई० और भुल्यति १३३० ई० मानी है; वह जाति 
“का दर्जी था और महाराष्ट्र के महानतम संतों में उसकी गिनती होती है 

हिल्दी भाव फिलॉसॉफी, मा० ७, पृ० ६८५५-८७ । 

१३४, मेकौलिफ ६,पु० ४८, ६८। 

१३५६ बही, पू० ४४-४५॥ 

, १३६- वही, ६० १२१३) 
: बैस्टफीट ने कबीर का जन्म १४४० ई० माना है--कवबीर एण्ड कबीर 
पत्थ--पू४ ७) 
ईभस अंडरहिल ने यह तिथि १४४०-१५१८ ई० के बीच निर्धारित की है। 
| देखिए--फार्वूहर द्वारा विर्धारित रामानन्द का ग्रमय । यह १४००-७० 
'के बीच है । 'एनसाइकलोपीडिया आँद इस्लाम पृ० ५६६३ भी देखिए। रामानन्‍्द 
का शिप्य होने के कारण कबीर का जन्म भी इसी काल में मानता चाहिए | 


हक 





पूर्व मध्यकालीन समाज और सस्कृति श्श््‌ 


ब्राह्मणी की संतान थे, जिसने लोक-लाज के भय से इनको लहरतारा तालाब 
के किनारे छोड़ दिया था । नीरू नाम का जुलाहा उसको उठाकर घर ले आया 
और उसका पालन-पोपण करने लगा। बड़े होने पर कबीर ने भी जुलाहे का 
काम संभाला; परन्तु दार्शनिक एवं उपदेशात्मक पद्यों की रचना के लिए 
भी वह समय निकाल लेता था; ऐसे पद्मयों का एक उदाहरण नीचे दिया 
जाता है-- 
अस जुलहां का मरम न जाना । 
जिन्‍्ह जग श्ानि पसारिन्हि ताना ॥ 
महिं श्रकास दोठ गाड़ खदाया। 
चाँद सुरत दौउ नरी बनाया ॥ 
सहस तार ले पूरनि पूरी। 
अजहेुँ बिनथ कठिन है दूरोए॥ 
कहहिं कबीर करम से जोरी। 
सूत-कुमूत बिने मल. कोरी॥ 
कबीर के विचारों की पृष्ठभूमि पूर्णतया हिंदू है। उन्होंने राम का वर्णन 
किया है; वह जन्म-मरण के बन्धन से मुक्ति चाहते हैं श्रौर भवित को इसका 
साधन बताते हैं; वाह्याडम्बरों की वह तीज्न-निदा करते थे । उनकी दृष्टि में 
हिंदुमुसतमानों से कोई भेद ने था। उनका कहना था कि दोनों ही एक 
मिट्टी के बने घड़े है झौर मिश्न मार्गों से चलने पर भी दोनों वा लक्ष्य एक ही 
है। प्रियर्सन का यह भत कि कबीर को इसाई विचारधारा से प्रेरणा मिली 
निराघार है ।'" कबीर ने लोगों को रामभाया कि धर्म के उच्चादर्शो के प्रति 
मौखिक श्रद्धा व्यर्थ है; यदि हूंदय अ्पवित्र है तो पत्थर पूजने भ्रथवा गंगा- 
स्तान करने से क्या लाम; यदि कोई मुसलमान कपटपूर्ण हृदय से कावा की शोर 
बढ़ता है तो मक्का की यात्रा निप्फल है। कबीर का उपदेश है कि--“भ्वत, 
पूजा-पाठ चथवा कर्मेकाण्ड से स्वर्ग-प्राप्ति नहीं टोती । यदि मनुष्य को रात्य का 
साक्षात्कार हो जाम तो मक्का का प्रंत:प्रदेश उसी के हृदय में रिथित है। भ्रपने 
प्न को काया, शरीर को इसका मंदिर झौर ज्ञान को गुढ बनाझ्रो; क्रोध, शंका 
एवं कपट का त्याग करो; धैर्य को पाँच वार पी नमाज बनाग्नो। हिंदु्ों भ्रौर 
मुसलमानों का प्रभु एक ही है।/४४ बार 25 
संक्षेप में यह कबीर के उपदेश हैं॥ उनकी दृष्टि में भगवान्‌ ही स़वका 
जन्मदाता है भौर जन्ममरण सब उसी के झाश्चर्यफारी सल- है | जीवन के 
१३७. जरन० रॉय० एशि० सोसा० १६०७) पृ०:३९५, ४६२५-) ८ 
१६३८. मेकनीलिफ--६, पृ० १४० पृ ० ५६॥क । द फ 7 वात 


2 मध्ययुग कया इतिहारा 


सुों भर ढुःसों सें सर्वश्न भगवान का वास है। कबीर को भ्मरत्य-प्राप्ति का, 
ईश्वर के गाथ साकार हो सकने का पूर्ण विश्वास है क्योंकि: उन्होंने एक स्थान 
पर कहा है कि “जैसे नदी समुद्र में प्रवेश करही है, ऐसे ही मेरा हृदय तेरा 
स्पर्श करता है ।/० 

इस युग के दूसरे वड़े सन्त सिवेस-पंथ के संस्थापक नानकदेव थे । उनका 
जन्म तलबन्दी नाभक स्थान में १४६६ ई० में हुआ था| तलबन्दी गुजराँवाला 
जिले में एक गाँव है! बाल्य-काल से ही नानकदेव की धर्म में रुचि थी। 
पढने-लिखने में उनका मत न लगता था। कवीर को भांति उन्होंने भी 
ईएवर को एक माला, मूर्तिन्यूजा का खंडन किया भौर ईग्वर की दृष्टि में 
मानव मात्र को समान बताया। उन्होंने होगों को छल, कपठ, भूठ, 
सांसारिकता का परित्याग कर सत्कर्मो में लगने का उपदेश दिया श्र 
समभाया कि ईपवर के दरवार में सबके कर्मों का देसा है; इसलिए कोई भी 
सत्कर्म किये बिना सदगति नहीं पा सकता। उनकी शिक्षा का सार इन 
पंक्चितयों में श्रा जाता है--+ 

“धर्म का तत्व केवल शब्दों में नही है; 

जो सब मनुप्यो को समान समभता है, वह घामिक है। 

झकबरों, श्मशारों में जाना अथवा समाधि लगाना धर्म नहीं है। 

विदेशों में घूमना भ्रयवा तीर्थी में स्नान करना घर्म नहों है। 

संप्तार की अपविश्नताओों के बीच पवित्र बने रहो; इस प्रकार तुम घर्म 
के मार्ग पर पहुँचोगे 

यह सुधार-आंदोलन नानक तक ही समाप्त ल ही गया। यह विचार-घारा 
अब्वाघ गति से प्रवाहित होती रही; नानक के पश्चात्‌ अनेक संत एवं सुधारक 
हुए; अगले भाग में उनका वर्णव किया जायगा ) 

पूर्व-भष्यकाल अंधकार-युग नहीं या--ऊपर १००० ई० से १५०० ई० 
तक का जो वर्णेन किया गया है, उससे स्पप्ट विदित हो जाता है कि इस युग को 
भारतीय इतिहास का 'मंधकार-युग' नहों कहा जा सकता। प्राघोन-काल में 
एक प्रथा थी कि जब कोई साँड़ वलि बढाने के लिए ले जाया जाता था, त्तो 
उसके शरीर के काले बब्वों को सफेद खड़िया से ढक दिया जाता था, जिससे 
यह भेंठ निर्दोप दिखाई दे। आज हमें यह खडिण फेंककर निष्पक्ष भाव से 
“पर स्वीडताथ ठाकुर---विन हन्ड्रेड पोयम्स आँव कबीर पृ० ३४॥ 

१४७, मेकौलिफ, १ पू० ६०३ 


किम 'हिस्द्ी आँव दि सिउ्खसा पृ० ४३-2४। 
मानक की वाणी का संग्रह सिक्‍खों के घर्म-प्ंथ प्रंब-्साहव' में किया गया है । 


पूर्व मध्यकालीन समाज झौर संस्कृति ५५१ 


उन सभी दोषों को प्रकाश में लाना है, जो इस युग में सर्वश्न मानवता को 
यातनाएँ देते रहे, परंतु साथ ही हमें मुसलमान-विजेताओं को उन सेवाप्नों को 
भी मुलाना नही है, डिन्‍्होंने भारतीय सम्यता की अमिनव रूप प्रदान किया । 
यह ज्ञांत धारणा कि मुसलमानों की विजय भारत के लिए विनाणकारी सिद्ध 
हुई, तथ्यों मे प्रमाणित नही होती । यह भ्रवश्य सत्य है कि मुसलमानों की विजय 
से हिंदुओं की राजनीतिक-शक्ति समाप्त हो गई और स्वतन्त्रता छिन जाने से 
उनका पतन भी होने लगा; धामिक मतमेद के कारण शासक एवं शासित वर्ग 
में कटुता उत्पन्न हो गई झौर मुसलमान शासकों ने हिंदुओं पर कभी-कभी तो 
घमं के नाम पर घोर नृशस अत्याचार किये। मुसलमानों की भारत-विजय 
नार्मनों की इंगलैंड विजय के समात न थी, जिसने ऑग्ल एवं नामेन जनता के 
भेदभाव को मिटाकर एक जातीयता को जन्म दिया था। भारत में हिंदू भोर 
मुसलमान एक दूसरे से अलग रहे; उनके रहन-सहन, खान-पान और यहां तक 
कि ब्रोल-चाल की शैली तक में एकता स्थापित न हो सकी । मुततलमादों की 

रूढिवादिता इस सीमा तक बढ़ी हुई थी कि जब मुगल काल में सम्राट अक्ववर 

ने बुद्धि-सम्मत विद्धान्तो का समन्वय कर हिंदु-मुसलमान एकता का अबल्त किराए 

तो कट्टर मुसलमान उसका घोर विरोध करने लगे और उसके 
का शत्रु कहने लगे। फिर इसमें झाश्चर्य ही वया है, यदि सर्वर 
मुसलमान धर्माचार्य हिंदुओं से अलग रहने और उनके साव डिल्े हउ ऊँ 
समानता का व्यवहार न करने का उपदेश देते रद हों। मे क# बम्पज 
में पूर्व तथा पश्चिम में सर्वत्र ही ऐसी धार्मिक-श्ग्रद्धिद्वा 
कंधोलिक चर्च का इतिहास मिन्न मतावत्म्वियों वर ४ 
घटनाओं से पूर्ण है। परतु मारत के मसनमाव-झाः 
के इन घ॒र्मान्धों से श्रधिक सहिष्णुता का व्यच्ठ 
का द्वितीय फिलिप यह विचार प्रकट 
शासन करने से तो शासकपद का छा 
की रानी एलिजाबेथ आयरदंइ 
रही थी, भारत में शेरमाह ्र 
उठकर देश को समृद्ध बवारे 
सहिप्णुता एवं सदस्यवद्ा $ 















समाप्त करते दे 
दारीब-ए: 


४2२ मध्ययूण का इतिहास 


पर्गाष्व प्रमाण है कि दोझआाब के हिंदुओं ने कमी भी मुसलमानों का प्मृत्व चुपचाय 
स्त्रीकार न कर लिया और जब भी उन्हें सुयोग प्राप्त हुआ वे मुसलमान-शासन 
के विछद्ध प्रबल विद्रोह करते रहे; मुसलमान-शासकों को उन्होने कमी चैन 
से न बैठने दिया। मुसलमानों के शासन में देश से धन का अभाव न 
हुआ; कोई शासक भले ही अत्यबिक अपव्ययो रहा हे, परतु उसके 
झारा पानी की तरह बहाया जानेवाला घन भारत में ही तो च्यय 
होता था। अन्तर केवल यही था कि हिन्दुओं का कोप मुसलमानों के 
अधिकार में आरा गया था परंतु मुसलमानों के भारत में स्थायी रूप से वम 
जाने के कारण यह घन भारत में ही वना रहा। राजनीतिक परिस्थितियाँ 
चाहे जितदी भी संकटमय रही हो और दुभिक्ष के समय पर भले ही 
अन्न-कप्ट हुआ हो, परंतु मामान्यतया भारत मे इस काल में अन्नाभाव ने 
था, जिससे जनता की शारीरिक दशा बहुत उन्नत थी ) 
सांस्कृतिक दुष्टि से देखने पर स्पप्ठ प्रतीत होता है कि इरलाम के प्रभाव से 
भारतीय कला को एक नया ही रूप प्राप्त हुआ । मुसलमान-शासकों को भारतीय 
शिल्पियों से ही काम लेना पड़ता था; इसका परिणाम यह हुथा कि विश्वजनीन 
भावनाओं से ओत-प्रोत इन शिह्पियों में हिंद-कला की सजावट, भावुकता एवं 
लाक्षणिकता कै साथ इस्लामी सादगी, कट्टरता एवं शुद्धता का झपूर्य समस्वय 
कर दिया । मूंति-कला एवं चित्र-कला का इस युग मे विकास न हो सब, क्योकि 
कट्टर मुसलमान इन कलाओं को मृतति-यूजा का पोतक समभते थे; इसलिए हिंदू 
शिक्पियों को वास्तुकला तक ही सीमित रहना पड़ा । परंतु समय के साय-साथ 
कला के आादशों में भी परिवर्तन हुआ । खिलजो तथा तुगलक-काल के मसीघे- 
सादे भारी मरकम भवनों से जौनपुर एवं भ्रहमदाबाद के भलंकृत एवं कीमल- 
प्रसाधनपूर्ण मबनों की कला तक के विकास में यह परिवर्तन स्पष्ट हो जाता है 
और यहाँ हमे पुनः प्रमावन-पूर्ण भारतीय कला के उत्थान के दशन होते हैं। 
मसलमानों केः भ्रागमन ने हिन्दू-विचारधारा को भी कम प्रमावित नहीं किया | 
ब्राह्मण लोग मुसलमानों वो घृणा की दुष्टि से देखते रहे और उननो विवाता 
के भेजे हुए वर्यर-दूत गममते रहे । उत्तर-मारत से ब्राह्मणों का दक्षिण भारत 
मेँ पल्ाग्त बहुत फलप्रद हुआ; इस प्रकार दक्षिण की द्रव संस्कृति झ्ार्य- 
म॑स्कृति के रंग में रेंगी जा सकी । राज्य के कार्यों से विलग हो जाने पर हिंदू- 
प्रतिभा धर्म के क्षेत्र में पूर्णतया प्रवट हुई और घ॒र्म के नाम पर समाज में जो 
अंधविश्वास, फृप्र॒याएँ भौर वाह्माइम्बर प्रदेश पा गये थे, उनरी दूर कर घाभिक 
सुधार के भांदोलन प्रारम्म हो गये । रामानस्द, चैतन्य, कबीर झौर नानक के ताम 
प्रंधविश्यासों एवं कृप्रथार्धी येः जाल में सरतता से पेसनेयासी मादवता के लिए 


पूर्व मध्यकालीम समाज प्र संरकृति भ्श्३े 


मदेय प्रकाश-स्तम्म बसे रहेगे। ऐसे महापुश्पों का जन्म इस धारणा को सर्वथा 
असत्य सिद्ध कर देता है कि मुसलमानों के श्राधिपत्य में हिंदू-प्रतिमा बुढित हो 
गई थी । इसके विपरीत इससे हिंदुमो की बौद्धिक शवित एवं समृद्धि पूर्णतया 
प्रमाणित हो जाती है। यह धारण्ग भी ठीक नहों है कि मुसलमान शासक 
सम्य-शासनत्ंत्र से अपरिचित बर्बर मात्र थे। पूर्व मब्य-काल से बलवन तथा 
श्रलाउद्दीन जैसे शासनटदु एवं युद्ध-कला-कुशल, मुहम्मद-विन-तुगलक एवं 
इद्राहीम शाह शर्तों जैंगे साहित्य एवं कला-प्रेमी तथा नामिस्दीन एवं फीरोज 
तुगलक जैसे दयालु एवं शान्ति-प्रिय शासको भ्रौर उल्ुग खाँ, जफर खाँ, मलिक 
काफूर सरीखे अमेक सेनानायकों पर गरवे कर सकता है । मध्य-युग के इस्लामी 
इतिहास के पट पर यह बहुत झ्राकर्पक चित्र है । यह सत्य है कि इन शासकों 
ने हिन्दुओं पर श्रत्याचार किये, उनके धर्म का तिरस्कार किया और उनका 
पूर्ण रीति से दमन विया | मुसलमान तेरूको मे स्वयं इनका सर्विस्तर वर्णन 
किया है। उन्होंने भ्रन्याय एवं अनीति को छिपाने का बहुत कम प्रयत्त किया 
है। हिन्दुओं में मी घामिक उत्माह्‌ तथा आत्मसम्मान की मात्रा काफी थी। 
उन्होंने भी अपने प्राश्रों की बलि देकर अपनी संस्कृति की रक्षा की । परन्तु यह्‌ 
कहने में श्रतिशप्रोवित होगी कि मुसलगान असम्य थे भौर शासन-मिद्धान्तों से 
धनमिन्न थे । इन शासको मे मोलिकता का भी श्रमाव न था और उनमे से कुछ 
ने घामिक-प्रमाव से दूर, जन-वल्याण के झादर्शों से प्रेरित शासन-नीति भी 
अपनाई थी । परंतु वह युग ऐसे झादशशों के श्नुकुल न था; झतः यह नीति विफल 
रही । इस शआ्रादर्श को पूर्ण करने का भार मुगलों के हिस्से में श्राया; परतु वे 
भी इसको पूर्णतया सफल न कर सके । मुगलों ने पूर्व-कालीन अनियमित शासन- 
तंत्र को नियमित किया; अपने विशाल साम्राज्य पर नियन्त्रण रखने के लिए 
तप्रेन्तये विधानों और सस्थाओरों को जन्म दिया और इस प्रकार एक ऐसे शासन- 
तन्न की स्थापना की जो पहिले से बहुत विकसित था झौर जो अपने ही गुणों 
से गौरवान्वित था। परतु यह मूल जाना सर्वंथा अन्याय होगा कि मुगल-शासकों 
के निए मार्ग प्रस्तुत करनेवाले पूर्व-मध्य-कालीन मुसलमान शासक ही थे, जिन्होंने 
एक अपरिचित एवं शत्रुभाग्पन्न देश में मुसलमान सम्यता के लिए स्थान बनाया 
और इस देश के छोगों के सम्मुख वह विचार-धारा उपस्थित की, जो उनके 
लिए सर्वथा नवीन थी। मुगल-काल के इतिहास-लेठक को उत्साह में बहुकर 
यह न भूल जाता चाहिए कि मुगल-शासक अपने पूर्वगामी भारतीय शासकों के 
बहुत ऋणी हैं, जिन्होंने उतके शवितशाली एवं विशाल साम्राज्य की नीव तैयार 
की थी कौर जिनकी स्थापित की हुई प्रथाओं का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रभाव 
उनकी शासम-अ्रणाली एवं राजनीतिक-संस्थाओं पर पड़ा है । 


५५६ 


१३३० सर 
श्रे३३ 
१३३४-३५” 
श्श्३्६ ४ 
श्े३७.. 
१३४०-४३ 7 
श्रश४ 
१३४७. 
१३५१५ 
११५३-५४ * 
१३५६०६० ” 
१३६०-६१ ” 
१४७१-७२” 
१श्८८ 
१३६४ 
श्श््ष 
१४०१ 
श्भ्र१र 
१४१४ 
१४१७ 
१४२०-२१” 
श्श्र् 
श्श्र्८ 
१४२६-३० 
१४३३ 
१४३४ 

५ २७ 
१४२० 


का 


श्ध्४२ 
श्श्श्५्‌ 
१४४७ 


मध्ययुग का इतिहास 


प्रतीक-मुद्रा चलाता । 

इब्नवतूता का मारत में आगमन । 

माबर के जलालुद्गीत भ्रह्सान शाह का विद्रोह । 
विजयनयर-साम्राज्य की स्थाइना । 

बंगाल में फश्रुद्दीन का विद्रोह । 

ऐनुल्मुल्क मुलतानी का विद्रोह । 

कृष्ण नाथक का पिद्रोह + 

बहमनी-राज्य की स्थापना 

मुहम्मद तुगलक का देहान्त श्रोर फीरोज तुगलक का राज्यान 
रोहण। 


फीरोज का प्रथम बंगाल-प्रभियान । 

द्वितीय बंगाल-अभियान ! 

नगरकोंट की विजय । 

उद्ण की विजय । 

फीरोज तुगलक का देहान्त । 

नासिरुद्दीन महमूद तुगलक का राज्यारोहण । 

तैमूर का झ्ाक़़मण । 

गुजरात और मालवा का स्वततन्त्र होना । 

तुगलक-बंश के अंतिम सुलतान महमूद की मृत्यु | 

खिज् साँ का दिल्‍ली पर श्रधिकार । 

तुगान रईस और तुर्क-बच्चाओं का विद्रोह । 

निकोलो कोण्टी का विजयनयगर झाना । 

खिज्र साँ के वजीर ताजुल्मुल्क को मृत्यु । 

जसरव खोखर का कालानौर पर घेंग 

पौलाद का विद्रोह । 

पौलाद की पराजय एवं मृत्य्‌ । 

सुबारकशाह का वध ! 

अरहमदशाह का मालवा के महमूद खिलजी पर अमियात । 
मालवा के महमूद खिलजी का दिल्‍ली और चित्तोड़ के विरुद्ध 
प्रयाण ॥ 

बव्दुर॑ज्जाक का विजयनयर आना | 

ग्रवाउद्दीन गलमशाह का राज्यारोहण । 

बहुलौत लोदी का दिल्ली के सिहासन पर अधिकार जमाना । 


१४७० 
१२७६ 


श्श्प६ . 


१४६३ 
१५०४ 
१४०५ 
१५०७ 
१४०६ 
१५१७ 
१५२६ 


| 


का 


पूर्व मध्यकालीन समाज श्रौर संस्कृति घ्५्७ 


एथेनेसियस निकितिन का बीदर श्राना । 

चल्लमाचार्य का जन्म । 

सिकंदरशाह का सिहासनारोहण । 

बंगाल के हुर्सनशाह्‌ का राज्यारोहण । 

श्रागरा की नीव पड़ना । 

आगरा में मीपण भूचाल । 

महमूद बीगड़ का पृरततेगालियों के विरुद्ध अभियान । 
विजयनगर में कृष्णदेव राय का राज्यामिपेक | 

सिकन्दर लोदी का देहांत भ्ौर इन्नाही म लोदी का राज्यारोहण। 
पानीपत का प्रथम-युद्ध; बाबर के हाथों इब्राहीम लोदी को 
पराजय । 


मध्ययग या इंशिदाम 


श्श्द 


- (० ॥ (०५६४) 2७४४ १५६ १४४ ४७5६ १0४७ ४9383 '5 ३ 
+7-३३६३) ४७४ ७०४७ ४ डे 0६ 


(५३-४४ ६३ ) 2४६ धडेधशिड] ४ 
अल 24 री तलर पट कहती कब की पल मय चिपक शक लि लक तक अक सह ह | 
(3१६१... जिन गत 
23६४-७३) 2 ४ ४50७७ ३ (डक्थ3) के अ्ट़क अरह़ी:७३ फरे 
+ 5358 2058 |0३ ९5 


(४३--०३४४ ) 208२8] ४१४७ ४३४४७ *६४ 


/ क्रय भा कआ 


ध्ह 5 पम्कसु 
हे, है ॥ 300] अप८ नहर 
* है (०३--००४४) 2४9४ ४390 *४३ 

््ि | (०४ ॥४ ४४) हमर 


(88-०३ ६०४ ) 
७ >ड्रिस४७ ० 
्््शणक---_- ४ 
७४--४५८०४) ४ हर 
पा , पी) प्र (४ह->डेघ्ण४)।. (इघ+-शध०३) (४४६--फेडेढ३ ) 


४४ ४ऐ३श७ १३. ७४च४ 0३४७-५० ४४७७ ४2०७ १... आक 20५9 थहीट४० 
(४६--०१४७३) ४५४४३ ४३४०७ हा (गधे) क््फफ *६ 
(थे ] । 

५ 

(०४--३४०४३) »४९ ४फेकक 

(६०६४--६३४ ४) ४0४ »0 2५४ पर ट् 
१2:०४ 
छाछ०५ ७ १७०७४४ 









५५६ 


दिल्‍ली के सुलतान 


०30 पी +बमन्ध 4 वि, 

(38203 मय 22:58 १६ 

(०7--३%४8४) ७७४ ४३२४४ ६६ 
म्ज्ऐपरे 


(३3४--४०४४ ) 80020 हि 
(४8--६६४४ ) | ७2७५: "६ 
(६६--३४०४४ ) 20028 /04 68! 


लक 
3 2 22350: जे कद नकल ० मल 
| 


(3७--३४३४ ) नर ॥४०४) "२ 


2-2४ ये 
(९४०३ ) ]४ ४४३ (०९ 
(७४७४--शेमे४४) ४9 ६ 8३-८३६४ ) (०३६३) (३४--००६३) (३३--४३४६४ ) (००६४) 
०323] ध्ा हर ९४४७ 'ट. शि७४०४७ण८. ॥४६ ०४१४: 'देटे 
4 -+नसनन नल +++ नर 
[| 


420२१ 2082 गो * झ्रैडे 
| ड्र््क 


कि ) ० 2००6 हट २8५४७ 
(४४--+४०६४३४ ) अर: थ- ०४४४४ *० 


(४५--४४६३ ) मय - बे 
4 ७ 3% कलम न ७४६ 200 >७/७३४७-- (४ ४--००६३४ ) ४४४ : कि हक हि 


8-%ड॥टि 





उद्धृत अन्धों की सुची 


अफ़ोक , शम्प-ए-सिराज : तारीख-ए-फ़ोरोजशाही'--विब्लियोथिका इंडिका | 

श्रब्दुल्ला : 'तारीख-ए दाऊदी--फारसी हस्तलिखित पोधी । 

अ्रबुलफ़तल : श्राईन-ए-अकवरी---देखिए ब्लॉकमैन । 

प्रल-कुरान : देखिए सेल, जॉर्ज । 

श्रल-बदाऊनी : 'मुन्तखब-उत्‌-तवारीख' (देखिए रेन्किंग तथा लोबी”) 

ग्रलबरूती का भारत :डॉ० एडवर्ड सी० सखाओो दारा अनूदित, दो 
जिल्दें (“ट्रयूबनर्स झ्लोरियंडल सीरीज”), लंदन, १६१० । 

अली, श्रमोर : 'दि स्पिरिट भ्रॉव इस्लाम', कलकत्ता : १६२२। 

श्रली, श्रमोर: 'ए शॉर्ट हिस्ट्री ग्रॉव दि सेरेसेन्स', लदन, १८५६६। 

श्रशरफ मुहम्मद . लाइफ एण्ड कन्डीशन झ्राव दि पीपुल झोँव हिन्दुस्तान', जन- 
रल भ्रॉव दि रॉयल सोसा० झ्रॉव बयाल, जिल्द १, १६३४५ से पुनर्मुद्रित । 

श्रहमद, सर संयद : 'अत्तारउसू-सनादोद', लखनऊ संस्क०। 

भ्रहूमद शाह : दि बीजक झ्रॉव कबीर' हमीरपुर, १६१७ ॥ 

झआाणा, भेहदी हुतेन : 'राइज एण्ड फॉल आँव मुहम्मद-विन-तुगलक', लुजाक एण्ड 
कम्पनी, लंदन, १६३८॥। 

झआालन्दगिरि : 'शकर दिग्विजय, तर्क पञच्चानन द्वारा सम्पा०, बेप्टिस्ट मिशन 
प्रेस, कलकत्ता, १८६८॥। 

श्रायंगर, कृष्ण स्वामी : सोरसेज झ्ाँव विजयनगर हिस्ट्री', मद्रास, १६१६॥ 

श्रायंगर, कृष्ण स्वाम्ती : साउथ इंडिया एण्ड हर मुहम्मदन इनवेडर्स', मद्रास, 
१६२१॥। 

आयंगर, कृष्ण स्वामी : 'एतशियंद इंडिया, लुजाक एण्ड कम्पनी । 

आरकिझ्लॉलॉजिकल सर्वे : वाधिक विवरण, १६०२-१४, कलकत्ता । 

आर्ताल्‍्ड, दी० डबल्यू ; दि प्रीचिग आँव इस्लाम', लंदत, १६१३ ॥। 

इन्डियन एन्टिववेरी : 

इब्ब बतूता : वॉपेजेज द' इब्न बतूता, तेवस्त अश्व एकोम्पेर द' ऊन त्रेदबसन', 
पार स्लो» देफ़ेमरी ए० डॉ० बी० झार० सेंग्यूनेती, चार जिल्दे, पेरिस, 
१६१४। ५ 

इब्त बतूता : देखिए 'ली, रेवरेंड सेमुएल” तथा गरिव । 

इलिपट, सर हेनरो : दि हिस्ट्री झ्ॉँव इन्डिया ऐज टोल्ड बाइ इट्स भ्ोन 

४५६१ कै, 


फा० ३६ 


४६२ मध्ययुग का इतिहास 


हिस्टोरियन्स'--दि मुहम्मदन पीरियर्डा, सम्पा० जॉन डॉसन, ८ जिल्ें, 
लंदन । ड़ 
इलियट हेनरी : 'हिस्टोरिवन्स आँड मुहम्पदन, इग्डिया', जिल्द १, लंदन, १८९६३ 
इलियास, ने० तथा ई० डेनोसव रॉंस : 'ए हिस्ट्री ऑफ दि मोग़ल्स ऑँव सेम्ट्रज 
एशिया, मिर्जा मुहम्मद हैदर दुग्रलात के: ग्रन्य य॒तारीख-ए: 'रशीदी” ,का 
अनुवाद, लंदन, श्दध८। गा 
इसामी : 'फ्तृह-उस-सलातीन' (फारती), झागा मेहदीं हुसैन द्वारा सम्पा० 
एजुकेशनल प्रेस, श्रागरा १६३८। 
थे : केटेलॉग ऑफ परशियन मंनृस्क्रिप्टस इन दि इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी 
ऑवक्सफोडे, १६०३ ॥ 
एन्साइबलोपीडिया श्रॉव इस्लाम : विभिन्न विद्वानों द्वारा लिखित; लंदन, १६११॥ 
एंपिग्राफिया कर्माटिका : विभिन्न विद्मनों ढारा सम्पा० बंगलौर हे 
एसंकाइन, विलियम : 'ए हिस्ट्री झऑँव इंडिया भ्ंडर दि टू फटे सॉवरेन्स ग्रॉव 
दि हाउस आँव तेमूर, बावर एण्ड हुमादू, दो जिल्दें, लंदन, १८५४। «५ 
एल्फिस्टन, माउंट स्टुश्र्द : दि हिस्ट्री श्रॉव इडिया, दि हिन्दू एण्ड मुहम्मदन 
पीरियड्स! ई० ,बी० .कांबेल की टिप्पणियों तथा परिवरधंनों सहित, नवाँ 
५ ७ संस्करण, लंदन, १६११॥ | म 
ऐपर, सुबंहमण्य : 'हिस्टोरिकल स्केचेज झँव दि डेकन', मद्रास, १६१७। 
ऐन-उल-मुल्क, :मुल्तानी : इन्शा-ए-माहरू'--फारसी हस्तलिखित प्रति) , 
ओमा, गौरोशंकर, रायबहादुर : राजपूताना का इतिहास ३ भाग, अजमेर, 


१६२६। . 
श्रॉफेट, ध्योडोर' लाइफ एण्ड कन्डीशन आँव दि पीपुल ग्रॉव हिन्दुस्तान 


+ जर० भाव दि रॉये० एशि० सोसा०, जिल्दं १, १६३५ 'से पुनम्मुद्रितं । 
झाँसले, विलियम : इब्न हौकल के पूर्वीय देशों के भूगोल का श्रेंगरेजी अनुवाद । 
कॉमिघम, ए० : रिपोर्ट्स आँव दि झाकियालॉजिकंल सर्वे आँव इंडिया । 
कॉनिधम, जोसेफ डेवी : 'हिस्ट्री आव दि सिक्स्‍्स' गेरेंट द्वारा सम्पा०, प्रॉवतफोर्ड, 
शहर रह 
कबोर्‌ : देखिए शाह, अहमद' तथा टैगोर, रवीखनाथ' । .. -, ४ 
कह्हण : देखिए रुटाइन, एम० ए०.। 2 
धंबाजसेर, टॉसस : नीटिसेज-ए-एक्सत्रेस, जिल्द १३, पेरिस | 
क्॒वा, पेता दे ला : 'हिस्द्री ऑँव जंगेज- खान, दि ग्रेठ, लडन,, १७२२ ), ,- -.+ 
: क्ारपेंट्र, जे० एस्तलिन शीज्म्‌ इन मैंडीवल इंडिया” (दि हिल्बर्ट लेक्चस; 


पी 


दूसरी भाषण माला), लंदन, १६२१॥ 








उद्धृत ग्रन्थों की सूची श्प्रे 


किंग, जे० एस० : बुरहान-ए-मासिर' का अँगरेजी अ्रनुवाद, इंडियन एन्टिकवेरी, 
जिलल्‍द २८, १८६६, वम्बई । + 

किन्सेड, सी० एु० तथा पेरेस्निस डी० धो० : 'ए हिस्द्री आॉव दि मराठा पीपुल', 
२ जिल्दें, प्लॉक्सफोर्ड, १६१८, १६२२। 

फीय, एं० बो० : वलासिकल संस्कृत लिट्गेचर' (दि हैरिटेज श्राव इंडिया 
सिरीज), लंदत, १६२३ । 

फीय, ए० बी० : दि संस्कृत ड्रामा, इट्स ओरिजिन डिवेलपमेंट, थ्योरी एण्ड 

प्रेक्टिस' ऑॉक्सफोर्ड, १६२४ । 
क्रेशी * मैडीवल एडमिनिस्ट्रेशन । 
के, एफ० ई० : ए हिंस्ट्री आँव हिन्दी लिट्रेचर' (दि हैरिटेज श्राँव इंडिया 


« सिरीज), १६२०। 

फंनेडी, प्रिगल : 'ए हिस्ट्री आँव दि ग्रेट मोगल', २ जिल्दें, कलकत्ता, १६११। 

फ़ोश, बेनेंडेटों : श्रॉन हिंस्द्री', लंदन, १६२१३ 

फॉमिसरियट : 'हिस्ट्री श्रॉव गुजरात सल्तनत” बम्बई, १६१६॥। 

फॉडियर, हैनरी : देशिए 'मार्को पोलो', शोधित प्वितीय सस्करण, २ जिल्दें। 

फ़जिन्स हैनरी : झ्राकिटेक्चर आँव वीजापुर', वम्बई, १६१६। 

खाँ, मुतपाद : इकबालताम€ए-जहाँगीरी', विब्लयोधिका इंडिका का संस्करण | 

खुदाबसुश : मोरियन्ट' अ्रस्डर दि कैलिपस' वॉन क्रेमर के कल्तूरगेशिश्ते देस 
ओरियन्त्स' का झन॒ुवाद, कलकत्ता, १६२०। 

गिब्य, एच० ए० भ्रार० : 'इब्न बतूता ट्रेवल्स इन एशिया एण्ड श्रफ़ीका 
(१३२५-१३३४)', अनुवादित एवं संकलित, बॉडवे ट्रेवल्स, लंदन, 
१६२६ । 

प्रिवल, जे० डी० बी० : 'हिस्ट्री श्रॉव दि डेकन' जिल्द १, लंदन, १८६६। 

प्रियर्सन, जॉर्ज ए० : दि माने वर्वाक्यूलर लिटरेचर झाँव हिन्दुस्तान', कलकत्ता, 
श्८८६ । पा 

ग्राउस, एफ० ऐंस० : मथुरा" ए डिस्ट्रिक्स मेम्वायर्स, द्वितीय सत्क०, ,१८८०; 
उत्तर-पश्चिमी-प्रान्त तथा अवध गवर्न॑मेट प्रेस द्वारा प्रकाशित । 


घन्‍्द बरदाई : पृथ्वीराज रासो', सम्पा० श्यामसुंदरदास, बनारस॥। . ,.. 
चन्द्र नय : हम्मीर काब्य । ६.2 गई 
चेम्स-एद्‌-दीन' (शमसुद्दीच) : देखिए दिमिश्की|॥ « « « « «3. : 


जरनल एशियातिक : पेरिस । ४ ऐ 
जरनल ऐंन्ड प्रोसोडिग्स श्लॉँव दि एशियाटिक सोसायटी श्रॉव बंगाल । : +; 
जरनल शाँव इन्डियन हिस्ट्री : प्रॉक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित । 


६४ मध्ययुग का इतिहास 


जरनेत भाँव दि एंन्धॉपोलॉनीकुल इन्स्टोट्यूट । 
जरनत ब्ॉव दि बॉन्वे ब्रात्व श्रॉव दि रॉयल एशियाटिक सोधायटी । 
जरनत श्राँव दि यू० पो० हिस्टोरिकल सोसायटी । 
जरनत पश्रॉव दि रॉयल एशियाटिक सोतायदी ्ांव ग्रेड प्रिटेत ऐंड भायरलेड। 
जरनल प्रॉव मिथक सोसायटी । 
जहाँगीर : 'तुजक-ए-जहांगोरी' (जरद्गौग्रीर के संस्भरण), एंलेग्जैन्डर रॉमर 
हारा भंगरेणी में अनूदित, हैनरी वैवरिज द्वारा सम्पादित, (भौरियंटल 
ट्रासलेशन फ्रंड), नई सिरीज, जिलद १६, छंदन, १६०६ ॥ 
जातक : रॉवर्ट चामर्त द्वारा अ्रगरेजी में अनूदित, ६ जिल्दें, लेदन, १५६५ । 
जायध्वाल, काशीप्रसाद : एनशियंट हिन्दू पॉलिटी', कलकत्ता, १६२४१ 
जारेट, एच० एस० : भ्राईन-ए-अकवरो', जिल्द २ और ३, कलकत्ता, १८६१, 
१८६४ ॥ 
जेबुदेन : तुहफतूह मुजाहिदी फ्ि बजन वाह ग्ल पुर्तंगाली' ग्रबी पा 
लिस्वन, ई८&८। 
ट्रॉसफ्शन्स ऑफ दि रॉपल एशियादिक सोतायदी भ्राव बेंगाल : कलकत्ता । 
टेलर मेडोज : ए स्टूडेंट्स मैनुअल भाँव दि हिस्द्ी आँव इडिया' लंदन, १८७० । 
टगोर, रवीद्ध नाथ : वन हम्ड्रेंड पोग्म्स श्रॉव कबीर, लंदन, १६१४ । 
टॉड, लेपिट० कर्मल, जेम्स: एऐनेल्स एण्ड एन्टिविवटीज श्रॉव शजस्थान-- 
विलियम कुक द्वारा विषय-प्रवेश तथा टिप्पणियों सहित संम्पा०, रे जिल्‍्दें, 
झॉक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, १६२० । * 
टॉमस एंडवर्ड : दि क्रॉनिकल्स झाँव दि प्रछान किस आँव डेह्ही, इसस्ट्रेट्ह 
इन्स्क्रिप्णन्स एण्ड अदर एन्टक्वेरियन, रिमेन्स, लत्दते, १८६७१ ॥ 
टॉमसन डब्ल्यू० एफ० : प्रैक्टिकल फिलॉसॉफी आँव दि भुहम्मदन प्रीपु्ल, 
जलानुद्दीन दरवानी के अखलाक-ए-जलाली' का अनुवाद, लन्दन, १८३६॥ 
डिस्टिक्ट गजटियर : फरंजाबाद, जिलल्‍द ६, इलाहाबाद, १६११॥ 
जेम्स लॉगवर्थ : (दि घुक झ्राँव दुअर्ते वारबोसा', दो जिल्दें, लंदेन । 
डंबी, भेजर : इत्स्टीट्यूट्स श्रॉव तैमूर', ऑॉक्सफोर्ड, १७८३ | ि 
डन्चस, फ्रेडरिक चाल्से: दि वीर्चगोज इन इंडिया, बिइंग ए हिंल्दी श्रॉव दि 
राइज एण्ड डिक्लाइन आाँव देवर ईस्टर्न एम्पायर', दो जिल्दें लंदन, १८६४। 
डॉन बेन्हा्ड : हिस्द्री ओंव दि अफगान्स! मखजात-ए-अफगान का अंगरेजी 
अनुवाद, लंदत, १८२६३ ४ 
विकितभेसर, ला पेरेजोसेर : दस्क्रिप्यन हिरतोरीक एतू ज्योग्रफीक दे ले 
इन्द', ३ जिल्दे, बलिन, १७६११ 


उद्धृत ग्रन्थों की सूची ५६५ 


तारीख-ए-दाऊदी : वाकीपुर की हस्तलिखित प्रति। 

तोपा ईश्वर : वॉलिटिक्स इन प्री मुगल टाइम्स, किताबिस्तान, इलाहाबाद, 
श६३८। 

तय्यबजी बंदरुद्दीन : 'प्रिन्सिपल्स ग्रॉव म्‌ हम्मदन लॉ', बम्बई, १६१३॥ 

घर्तंटन ऐंडगर : कांस्ट्रस एुप्ड ट्राइब्स ऑँव सदन इंडिया”, ७ जिल्दें, मद्रास, 

१६०६ ॥ 

दोसों दे एम० : 'ईस्त्वार दे मॉगोलस', ४ जिल्दें, पेरिस, १८३४ | 

दास श्यामसुंदर : 'रासो-सार्, बनारस । 

दास श्यामसुंदर : हिन्दी साहित्य का इतिहास, इंडियन प्रेस, इलाहाबाद । 

दिमिश्की : 'कौस्मोग्राफी दे चेम्स-एदु-दीन आबू अब्दुल्ला मोहम्मद', रबी पाठ, 
लीपजिंग, १६२३ । 

बुगलत मिर्जा हेदर : तारीख-ए-रशीदी” (देखिए) 

दे, बी० : 'तबकात-ए-अकवरी' का अेंगरेजी झनुवाद, बिब्लि० इन्डिका सिरीज । 

देफ्रेपरो, सी० तथा सेंग्वीवेती, बी० प्रार० : 'वायेजेज द' इब्त बतृता” 
४ जिल्दें। 

दोमी, भ्ार० : 'हिस्तोयर द इस्लामिज्म'--विकटर चाँविन का अ्रनुवाद, लीदेन, 
१८०७६ । 

दो साभी एंदाजी : 'हिस्ट्री श्रॉव गुजरात' | 

नाजिस सुहम्मर : दि लाइफ एण्ड टाइम्स आाँव सुल्तान गहमूद श्रॉव गजनी', 
कँम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, १६३१॥ 

निजामुद्दीन, प्रहमद : 'तवकात-ए-ग्रकबरी”' फारसी पाठ, नवल किशोर प्रेस, 
लखनऊ 

पेज, जे० ए्‌० : 'मेम्वायर्स ग्रॉँव दि झकियॉलॉजिकल सर्वे भ्रॉव इंडिया, ए गाइड 

टू दि कुतुब' । 

प्रबोध चन्द्रोदय (संस्कृत नाटक) : वम्बई, १८६८ | 

फरम्यूसन, जेम्स : 'प्राकिटेक्चर भ्रॉव बीजापुर । ४ 

फरप्यूसन, जेम्स : 'हिस्द्री श्रॉव इंडिया एण्ड ईस्टर्न झआकिटेबचर', संशोधित एवं 

परिवर्धित संस्करण, दो जिल्दें, लन्दन, १६१०। 

फसीहुद्दीन : दि शर्की मौनुमेन्ट्स श्रॉंव जौनपुर, जौनपुर, १६२२ । 

फारफ्हर, डॉ० जे० एन० ; ऐन श्राउठलाइन श्रॉव दि रिलिणंग लिटरेचर 
आँव इंडिया, तंदत १६२०॥ 

फिरिश्ता : मुहम्मद कामिम हिन्दु शाह, गुतशन-ए-इब्राहीमी', फारसी पाद 
लखनऊ। 


भ६६ मध्ययुग का इतिहास 


फोब्से, एलेग्जन्डर किनलॉक : 'रमसमाला' २ जिल्दें। 

पयूरर, एु० तथा विन्संद ए० स्मिय: दि शर्की झाकिटेवचर श्राँव जौनपुर, 
कलकत्ता, १८८६ ॥। 

बाक़ी, श्रब्दुल : गामिर-ए-रहीमी' (बंगाल की एशियाटिक सोसा० ह्वाराप्रकाशित 

बनजों, राखाल दास : वागलार इतिहास (बंगला), कलकत्ता लकत्ता । सी 

बरजेस, जम्स तथा भगवान लाल . 'आकियॉलॉजिकल सर्वे ऑफ़ वेस्टर्न इंडिया, 
बम्बई, १८८१ । 

बरजस, जेम्स: 'प्राकिटेक्‍्चर आँव वेस्टने इडिया' (अहमदाबाद), दो भागो मे, 
लंदन, १६००-१६०५। 

'बरजस, जेम्स : 'श्राकिटेक्चर श्राँव वेस्टर्न इंडिया” (गुजरात), लंदन, १८६६॥ 

बनर्जो जियाउद्दीन : 'तारीख-ए-फिरोजशाही” (वॉकीपुर ओरियंटल लाइब्रेरी 

की हस्तलिखित प्रति तथा बिल्लि० इन्डि० का संस्करण) |... 

बानेंट, लिश्रोनेल डेविड : 'हिन्दूइज्म', लंदन, १६१३ ॥ 

ब्रिचे, डब्ल्यू० दे जी० : 'दि कर्मन्टरीज श्रॉव दि ग्रेट एल्फॉन्सो देल्वोकव 
जिल्दें, १८७५-८३ हि 

बिल्हुण : 'विक्रमांक चरितम्‌' जॉर्ज व्यूहलर द्वारा भूमिका सहित सम्पा०, वंम्वंई, 

१८७५॥। 

बोल, सेमुएँल : 'दि लाइफ झ्ाँव हेमत्साँग वाइ दि शमन हुई ली' लंदन, १६११ । 

'बील, टॉमस विलियम : 'एँद ओरियंटल वायोग्राफिकल डिक्शमेरी', जॉर्ज कीन 
द्वारा संशोधित नया संस्करण, लंदत, १६१० ॥ 

बेली, सर एंडवर्ड बलाइव : दि हिस्ट्री श्रॉव इंडिया ऐज टोल्ड वाई इट्म झौत 
हिस्टोरियन्स, दि लोकल मुहम्मदन डाइनेस्टीज, गुजरात, लंदन, १८८६- 

बेवेरिज, हैनरी : 'मैम्वायर्स प्रॉव जहाँगीर, ट्रांसलेटेड इन्टू इंगलिश वाई 
एलेक्जेन्डर रॉजर्स' ('जहांगीर' भी देखिए) । 

ब्यूहूलर, जॉन जॉर्ज : 'ऐंपिग्राफिवा इन्डिका' ॥ 

स्राउन, एंडवर्ड जी० : 'ए लिट्रेरो हिस्ट्ी आँव पशिया', दो' जिल्दे,' लंदन, 
१६०६-६ । 

ब्रिग्स, जॉन : 'हिंस्ट्री ऑंव दि राइज आँव दि मोहम्मदन पावर इन इंडिया टिया 
दि इयर ए० डी० १६१२, ट्रासलेटेड फ़ॉम दि ओरिजनल पशियने झाँव 
मोहम्मद कासिम फिरिश्हा, ४ जिल्दें, कलकत्ता, १६१०। था 

ब्ेत्शनीदेर, ई० : भेडीवल रिसर्चेज फ्रॉम ईस्टर्न एशियाटिक सोसेंज', दो जिस्दें, 


लंदन, १६१० ॥ 


उद्धृत ग्रन्थों की सूची भ६७ 


ब्लॉकमन, हैनरी : 'दि श्राईन-ए-अकबरी झाँव अबुल फजल अल्लामी', कलकत्ता, 
श्5७३ | 

भंडारकर, दे० रा० : दि कारमाइकल लेय्चर्स, १६१८, कलकत्ता, १६१६व 

भंडारकर, रा० थो० : र्ली हिल्दो भ्ाँव दि डेकन', वम्बई, १८८४ | 

भंडारकर, रा० गो० : 'वैध्गविज्म, शैविज्म, एण्ड माइनर रिलिजेस सिस्टम्स', 

स्ट्रासवर्ग, १६१३ । 

मासूम, मोर : तारीस-ए-मामूमी (बाँकीपुर औरियंटल लाइब्रेची की हस्तलिखित 
प्रति) । 

मार्गोलिश्रॉय, डी० एंस० : दि भर्ती डिवेलपमेंट श्रॉव मोहम्मदनिज्म' (हिन्वर्द 
व्यास्यान-माला, 8तीय चक्र), लद॒न, १६१४। 

मिश्र, श्यामबिहारों : 'मिश्र वन्‍्चु विनोद! ३ भाग, खंडवा, १६१३॥ 

मुकर्जो, राधा फुमुद : लोकल गवर्नमेट इस इन्शिमंट एडिया', ऑॉक्सफोर्ड, 
१६२० । 

मुहम्मद, यासौन, सोशल हिस्द्री श्रॉव इंडिया (१६०५-१७४८) लखनऊ, 
श्ष्श्घ। 

मेफॉलिफ़, सेक्स प्रॉर्यर : सिक्स रिलिजन, दट्स गुरूज, सेंक्रेड राइटिज, एड 
श्रॉथर्स', ६ जिल्टें, श्रॉक्सफोर्ड, १९०६। - 

मेजर, झार० एच० : इडिया इन दि फिपृटीन्थ सेंचुश्ररी” (हबलुमृत),/ लंदन, 
१८५७। + 

मोरलेड, इब्ल्यू० एच० : इंडिया ऐट दि डेथ श्रॉव श्रकबर--ऐन इक्रोनॉमिक 

स्टडी', लंदन, १६२० ॥ 

सोरलेंड : 'एग्रेरियन सिस्टम्स श्रॉव मोस्लेम्स इन इडिया' लंदन | « ९ 

घजदानी : एपिग्राफिया इन्दो-मोस्लेमिका (१६१३-१४), कलकत्ता, १६१७।॥ 

यहिषा बित ग्रब्दुल्ला : तारीख-ए-मुवारकशाही” प्रयाग-विश्वविद्यालय, 'के 
पुस्तकालय में फारसी हस्तलिखित प्रति; घढ़ुनाथ सरकार की, प्रति की 


प्रतिलिपि | गायकवाड़ ओरीएन्टल' सीरीज में प्रकाशित । ,« « +* € 
यूल, कर्नल हँनरी : 'कंथे एण्ड दि वे थिदर, विइंग ए कलेक्शन झॉँव मैडीवल 
नोटिसेज झाँव चाइना', दो जिल्दे, लदत, १८६६॥। बे 7 


यूल, कनेल हँनरी : ट्रैवल्स झाँव मार्कों पोलो', दो जिल्दें 

रज्जाक, प्रब्दुर : मत्ला-उस-सार्देत' (बाँकीपुर शररियंटल' लाइब्रेरी 'की हस्त- 
लिखित प्रति) अदा 

राजी, श्रमोद अ्रहमद : हफ्त-ए-इल्कीम” (खुदावरुण हस्तलिपिऔव. , 

राइट, डेतियल : 'हिस्ट्टी ऑँव मेपाल', कैम्तिज, १८७७। 


श्ध८ मध्ययुग का इतिहास 


रानाड, प्रार० डो० : हिस्द्री ऑँव इंडियन फिलॉमफी' जिल्द ७, पूना, १६३३ ! 

राइस, एडदर्ड : हिस्ट्री श्रॉव कमारोज लिटरेचर ; 

राइस बी०, लेविस : मादमोर एण्ड क॒र्ग फ़रॉम दि इन्स्क्रिप्शन्स' (सरकार के 
लिए प्रकाशित), लंदन, १६०६: 

राय सुजञान : 'सुलासात-उतन्तवारीख', खा० ब० मौकवी जफर हसन हारा 

सम्पा०, दिल्‍ली ! 

राव, यौ० एन० : एन्शियंट हिन्दू डाइनेस्टोज (प्रॉँव इंडिया), दो जिल्दें, बम्बई, 
१६२० । 

रिस्ले, सर हबंद : दि पीपुल झोँव इंडिया' लंदन, १६१५।॥ 

रेनेल, जेम्स : 'मैम्वायर भाव ए मेव व हिन्दुस्तान”, लंदन, १७६३३ 

रेनों, एम : ज्योग्रफी द भवोलफेदा', ४ जिल्दें, पेरिस, १८४८) 

रेनॉल्ड्स जेम्त : 'किताब-ए-यमीनी'--उत्वी के इतिहास का अनुवाद । 

रेवर्टी, मेजर एच० जौ० : 'तवकात-ए-नासिरी--ए जनरल हिस्द्रो झोव दि 
मुदृस्मदन डाइनेस्टीज ऑँव एशिया इन्वलूडिंग हिन्दुस्तान'--मूल फारसी 
प्रन्थों से श्रनृदित, दो जिल्दें, लंदन, १८८१॥ 

रकिय जॉजे, एस० ए० तथा लो, डब्ल्यू० एच० : झल-बदाऊनी : ए ट्रासलेशन 

आाँव 'भुन्तलब-उत्‌-तवारीख! ३ जिल्दें, कलकत्ता, १८६८ 

राव, बोौ० एस० : दि हिस्द्ी आव विजयतगर' माग १, मद्रास १६०५॥ 

रास, बेनोसन ; (एन अरेबिक हिस्ट्रो आ्रॉव गुजरात', हाजी-उद-दवीर के जफर- 
उल-वालीह वि मुजपफर म्रालीह का अनुवाद, २ जिस्दें, लंदद, १६१०, 
१६२१ 

लो, रेवरेंड सेमुएल : ट्रैवल्स भ्रॉव इब्त बतूता--ट्रांसलेशन बिंद नोट्स लंदन 
१५२६ ॥ 

लीत, मेजर: 'तवकांत-ए-मासिरी आदर मिहाज-उस-सिराज, जिल्द १ 
और २६ 

लेनपुल, स्टानलौ : मिडीवल इंडिया (दि स्टौरी आँव दि नेशन्स सिरीज) 
लंदन, १६१० । 

लेबी, सिलवाँ : ला पियेटर म्राँदियान, पेरिस, १८६०।॥ 

सो, नरेख माय प्रोमोशन आँव लनिंग इन इंडिया झनन्‍्डर मुहम्मदन ख्ल, लन्दम, 
१६१६ ॥ है 

लौंगहस्टं, ए० एच० : 'हाम्पी कखइल्स, संनमद्रास, १६१७१ 

विलियम्स, एल० एफ० रशदुक : एन एम्पायर विल्डर श्ॉँव दि सिक्सदीन्ध 


सेंचरी', लौयमैन्सग्रीन एण्ड कं०, लंदन, १६१८॥ 


उद्धृत ग्रन्थों की सूची श्ष्६ 


विलियम्स, सोनियर : 'हिन्दूइज्म', लंदन, १८७७ । 
वेस्टफॉट, जी० एच० : 'कबोर एण्ड दि कबीर पंथ', कानपुर, १६०७ ॥ 
बंद्य, चितामणि विनायक : हिस्ट्री श्रांव मेडीवल हिन्दू इडिया', ३ जिल्दें, पूना, 
१६२१-२४ । 
स्ाओ, डॉ० एडवर्ड सो० : देखिए यलवरूनी! | 
सरकार, जदुनाय : चैतन्यज लाइफ एण्ड दीचिग्सा (“चंतन्यचसितामृत” से) 
कलकत्ता, १६२२।॥ 
सरकार, जदुनाथ : 'चैतन्यज पिल्प्रिमेजेज एण्ड टीचिग्स', कतकत्ता, १६१३ । 
सरकार, जदुनाय : 'हिस्ट्री ऑफ औरंगजेव, बेस्ड ऑन झ्रोरिजनल सोर्सेज', ४ 
जिल्दें, कलकत्ता, १६२० ॥ 
सरकार, जदुनाथ : 'स्टडीज दन मुगल इन्डियाँ, कलकत्ता, १६१६॥। 
सिकन्दर, बिन मुहम्मद : 'मीरात-ए-सिकन्दरी' फारसी हस्तलिपि । 
सीरत-ए-फिरोजशाही : (वॉकीपुर श्रोरियंटल लाइब्रेरी की हस्तलिपि), यह एक 
दुर्लभ तथा अमूल्य समसामयिक ग्रन्य है। ग्रन्थकार का नाम ज्ञात नही होता । 
सोबेल, सॉबर्ट : ए फॉरगौटन एम्पायर (विजबसगर)--ए कान्द्रिव्यूशन टू दि 
हिस्द्री झ्लॉँव इंडिया', लंदन, १६००॥ 
सोबेल, रॉबर्ट : झार्किप्रॉलॉजिकल सर्वे श्लॉव सदर्न इंडिया, २ जिल्दें, मद्रास 
श्८८४ । 
सीबेल, सॉर्ट : 'लिस्ट्स आँव एन्टिविवटीज झॉव मद्रास, दो जिल्दें, मद्रास, 
श्धषष४ । 
सेन, राय साहब दिनेशचर्द : 'हिस्द्री आँव दि वेंगाली लेगृएज एण्ड लिटरेचर!। 
कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित, १६११। 
सेन, राम साहब दिनेशचल्दध : गद वैष्णव लिटरेचर आँव मेडीवल बेंगाल,! 
कलकत्ता-विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित, १६१७१ 
सेल, जॉर्ज : (दि कोरान, कॉमनली कॉल्ड दि अल-कोरान प्राँव मुहम्मद' लंदन, 
र्ष्थ४ ॥ 
स्कॉट : 'फिरिश्ता-रचित हिस्द्री आँव दि डेकन' ४ जिल्दें, क्यूसबरी, १६१७। 
स्टाइन एम० ए० 'कल्हंण राजतरगिणी, ट्रामलेशन विद ऐँन इन्ट्रोडकशन, कमे- 
न्‍्टरी एण्ड एपेन्डिसेज', ४ जिल्दे, वेस्ट मिनिस्टर १६००।॥ 
स्टोफन, कार : दि ऑकिऑॉलॉजी एण्ड मौनुमेटल रिमेन्स श्राव देल्ही, शिमला, 
१८७६ । 
स्टुशर्द, चाल्स : दि हिस्ट्रो शव बेंगाल, फ्रॉम दि फरस्टे मुहम्मदन इनवेजन 
अन्टिल दि वर्चुअल कीक्वेस्ट आॉय देंट कन्ट्री वाइ दि इगलिश', ए० डी० 
१७५७, कलकत्ता, १६०३ ) 


४७० मध्ययुग का इतिहास 


स्मिय, विन्सेंट ए० : ए हिस्द्री आँव फाइन श्रार्टे इन इंडिया एण्ड सोलोन', 
ऑँवसफोर्ड, १६११।॥ 
स्मिय, विस्सेंट ए० : प्रॉक्सफोर्ड हिस्द्री आफ इंडिया', ग्रॉक्सफोर्ड, १६२० । 
स्मिय, घिन्सेंट ए० : दि बर्ली हिस्द्री ऑँव इंडिया फ्राम ६०० बी० सी ट दि 
महम्भदन कौंक्वेस्ट इन्लजूडिग दि इनबेजन ग्राँव एलेग्जेस्डर दि ग्रेट', 
“ ऑॉक्सफोर्ड, १६२४ । 
शर्फूद्नीन का जिफरनामा' : (वरिब्लि० इन्डि० सिरीज) कलकत्ता । 
शारदा, हर विलास : अजमेर हिस्टोरिकल एण्ड डिस्क्रिप्टिव' प्रजमेर, १६११। 
शारदा, हर विलास : महाराणा कुम्मा : सॉवरेन, सोल्जर, स्कॉल्र'--अ्रजमेर, 
१६१७१ 
शाह, दि रेवरेंड भ्रहमद + दि बीजक श्ॉँव कवीर' भंग्रेजी अनुवाद हमीरपुर, 
१६१७। बे 
शिब्ली, भुमानी : 'शैर-उल-अजर्म', अलीगढ़, १३२४ हिजरी । 
शुक्ल, रामचन्द्र : 'हिन्दी साहित्य का इतिहास, इंडियन प्रेस, इलाहाबाद । 
शेरवानी : महमूद गावान' । 
हन्टर, (दि) इस्पोरियल गजेटियर आॉव इन्डियः : 'दि इंडियन एम्पायर', जिल्द 
२; ऐतिहासिक, नया संस्क०, प्रॉक्सफोर्ड, १६०८॥। 
हवीब, मुहम्मद : 'महमूद आँत गजनीन', वम्बई, १६२७। 
हाजी-नयदू-दबीर : देखिए राम डेवीसन'। * 
हुसेन वहीद : 'ऐडमिनिस्ट्रेशन भाव जस्टिस ड्यूरिंग मुस्लिम रूल इन इंडिया, 
कसकत्ता-विश्वविद्यालय, १६३४ । र 
हेग, सर घोल्सले : दैम्क्रिज हिस्ट्री आँव इंडिया' मा० ३, कँम्त्रिई, १६२८। 
“हैवेल़, ई० बोी० : ए हैडबुक भाव इंडियन आर्ट' लंदन, १६२०। 
हैवेल, ई० बो० : 'एन्शिपट एण्ड मेंडीवल आकिट्वचर श्रॉव इंडिया, लंदन, 
) 
हदेल, बो० : इंडियन आकिटेक्चर', लंदन, १६१३ । 
हैचेल, हैं० दो० : 'हिस्ट्री ऑँव आर्यन रूल इन इंडिया', लंदन, १६१८॥ 
होगर्थ, डी० जी० : 'ए हिस्द्री आँव झरेविया' श्रायसफॉर्ड, १६२२ न्‍ 
होवर्य, हैनरी, एच०: 'हस्ट्री भोँव दि मोंगोल्स फ्रॉँम दि नाइन्थ दु दि फोरटीन्य 
देंचुरी, ४ मांग, संदन, (८४०३ 
हज, टी० पी० : डिक्शनरी आँब इस्लाम! लंदन, शृ८८५ । के 
हाइटबे, झार० एस० : दि राध्ज झाँव दि पौर्चुगीज पावर दन इंडिया! (१४६७- 
१४५०), वेसद मिनिस्टर, १८६६३ 


बनना 


सम्मतियाँ और समालोचनाएँ 


१--उत्तर-प्रदेश फे भूतपूर्व गवर्नर तया प्रयाग-विश्वविद्यालय के भू० पू० 
चाम्सलर हिज ऐंश्सिलेंसी सर बिलियम मंरिस के प्राइवेट सेक्वटरी का पत्र : 
“पर विनिपम मैं रिस ने मुझे निर्देश किया है कि मैं आपको श्रपनी भारतीय 
मध्यकाल का इतिहास' पुस्तक को एक प्रति कृपापूर्वक उनके पास भेजने के लिये 
भन्‍्यवाद दूं, यो (पुस्तक) उनकी दृष्दि में लेसक तथा प्रयाग विश्व-विद्यालय 
के इतिहास-विभाग दोनें को गौरव प्रदान करती है। चान्सलर महोदय को 
इसमें संदेह नही है कि यह पुस्तक मारतीय इतिहास के मध्यकाल के ज्ञान का 
प्रसार करने मे, जो इसका विपय है, वहुमूल्य कार्य करेगी । 
ए--प्रो० ए० थी० फीय, ऐम० ए० $ डी० सो० एल० डी० लि; एडिनबरा 
विश्व-विद्यालय : 
मूभे यह रचना उरा उद्देश्य के लिये सर्वथा उण्युक्त प्रतीत होती है, जिसको 
पूर्ण करने के लिए यह प्रस्तुत की गई है । यह (पुस्तक), ज्ञान का वृढ़ भाधार 
प्रदान कर जिस पर विद्यार्थी आगे गवेषणाों में प्रवृत्त हो सकते है भ्रपने चुने 
हुए काल का सम्यक्‌ विवेचन करती है झौर में ऐसे श्रीर किसी ग्रन्थ को नहीं 
जानता जो इस उद्देश्य की इसी परिमाण में पूति करता हो। इसमें कुछ बातें 
ऐसी झवश्य है जिन पर ग्रापके विचार भ्रालोचना के विषय भ्रतीत होते हैं, परन्तु 
यह बात तो किसी भी इतिहास में अनिवार्य है श्लौर आपके मतों की सामान्य 
पुष्टता प्रामाणिक एवं प्रशंसतीय है। 
३--ओ्रो० मार्मोलिश्रॉथ, एँम० ए०, डी० लिटृ०, भ्रॉयसफोर्ड विश्वविद्यालय : 
“मध्यकालीन मारत' पर श्रापकी शानदार रचना (है) | इसमें जिस काल 
का वर्णन है, वह सार्वाधिक महत्व का है ! आपकी कृति (प्रथम संस्करण) 
के पढ़ने से मुर्े अत्यधिक आनन्द और लाम पाने की आशा है! 
४---महामहोपाध्याय डा० मंगानाथ का, एम० ए०, डी० लिद्‌०, एल० एल० 
डो०, भूतपूर्व घाइस चान्सलर, प्रयाग विश्वविद्यालय 
मैं इतता इतिहासन्न नही हूँ कि इस कृति के गुणो की समीक्षा कर सकू 
परन्तु मुझे प्राचीन ग्रन्थी से काम लेने का इतना ज्ञान अन्रण्य है कि मैं आपके 
प्रिथ्म झौर इससे भी अधिक, सपनो सामग्री को एकत्र करने में उसका 
रामभ-बूक के साथ तथा सर्वाधिक उपयोगी ढंग से प्रयोग करने मे आपकी ईमान- 
दारी की प्रशसा कर सकता हूँ । मुझे आशा है कि यह ग्रन्थ (भविष्य मे) आपकी 


भर मध्ययुग का इत्तिहास 


तीव्र लेखनी से (जन्म लेनेवाले) भ्ौर अनेक प्रन्यों का पुर्वगामी मात्र बनने- 
बाला है । 
४--प्रो० जदुवाय सरकार, एम० ए०, सी० झ्राई० ई०, कलकत्ता-विश्वविद्यालय 
के भूतपूर्व याइस चान्सलर, फलकत्ता-विश्वविद्यालय : 
मैंने आपका सुलिखित एवं सुन्दर ढग से मूद्रित भारतीय मध्यकाल का 
इतिहास” सबन्यवाद प्राप्त किया | इसमे विषय के उन पक्षों पर बल दिया गया 
है जिनको साधारण इतिहास छूते ही नहीं या केवल हल्के ढंग से चित्रित कर 
देते हैं । 
६--प्रो० राधाकुमुद मुकर्जी, एम० एु०, पी-एच० डी०, लखनऊ विश्व- 
विद्यालय + 
मध्य-युगीन भारत पर आपका चिरस्मरणीय ग्रन्थ . .. .] मारतीम इतिहास 
के इस घूमिल काल पर एक विद्धत्तापूर्ण कृति की बहुत समय से आवश्यकता थी 
और मुझे प्रसन्नता है कि इस आवश्यकता की पूत्ति का कार्य एक भारतीय विद्वान्‌ 
के लिये ही छुटा था ... इस पुस्तक के सूक्ष्म भ्रष्ययत ने आपकी भारतीय 
इतिहाम के क्षेत्र मे मौलिक एवं उच्चकोटि के कार्य की क्षमता के विषय मे मेरी 
सम्मति को झौर भी पुप्ट कर दिया है। 
७--+दि लीडर, प्रयाग $ 
प्रो० ईश्वरीप्रसाद की पुस्तक उस सामग्री के विवेचनात्मक अध्ययन का 
फल है, जिसका भारतीय-इतिहास के लेखक सामान्यतः उपयोग नही करते भ्ौर 
(यह पुस्तक) कॉलिज के विद्यार्थियों के लिये पाठ्य-पुस्तक तथा इस [विषय मे 
विशेष प्रध्ययन के इच्छुक (विद्यार्थियों) के लिये मार्गे-दर्शक, इस दोहरे उद्देश्य 
की प्रूति करती है। नि 
८&--जनरल श्लाँव दि रॉयल एशिपाटिक सोसायटी झाँव ग्रेट ब्विटेन 
ईभ० ईए्वरीप्रसाद ने, जो भारत में मध्यकाल को पानीपत के भ्रथम 
यद्ध तक ले गए हैं, अपने विषय का विस्तृत विवेचन किया है शौर हमे उन मुसलमान 
बंशों का बहुमूल्य वर्णन दिया है, जिन्होंने झ्राठवी शती के प्रारम्मिक दिनों मे सिन्‍ध 
पर अरबों की विजय से लेकर तैमूर-वंशीय वाबर द्वारा लोदी-वंश के परामव तक 
आरत पर प्रभुत्व बताएं रखा। सब मिलाकर, कक कृति का विशेष गुण 
है वह विवेचतात्मक शक्ति और पुप्ट निर्धारण-शवित जसे हम प्रयाग विश्व- 
विद्यालय के इतिहास-विभाग के साथ सम्बद्ध करते हैं, जहाँ इतिहास का अध्ययन 
आर लेखन उन विवेचना-शूत्य इतिहासकारों से वहुत भिन्नदृष्टि से किया जाता 
है, जिनके पृष्ठों को इतिहासकारों को अपने अधिकांश तथ्यों के लिए टटोलना 


पड़ता है। 


सम्मतियाँ और समालोचनाएँ भ्छ३े 


इस पुस्तक का सर्वाधिक बहुमूल्य भाग कदाचित्‌ वह है जिसमें प्रारम्मिक 
(मुस्लिम) विजयों के समय भारत की दशा का तथा विजेताओं झ्ौर भारत 
में मुस्लिम-इतिहास के प्रारम्भिक काल के लगभग सभी महत्तर व्यकितयों की 
उपलब्धियों एवं चरित्रो का वर्णन किया गया है। महमूद गजनवी का वर्णन 
तथा मूल्यांकन विचारपूर्ण एवं पक्षपात से सवेथा शून्य है । 
&--दि श्रम्ेरिकन हिस्‍्टोंरिकल रिव्यू : 

लेखक ने मौलिक तथा आनुपगिक, दोनो प्रकार की सामग्रियों का विस्तृत 
उपयोग किया है भर अपनी सामग्री को स्वत॒त्र एवं विचारपूर्ण ढग से प्रस्तुत 
किया है । यह (पुस्तक) भारतीय कॉलेजों के अ्रडर ग्रेजुएटों के लिये सदर्भ- 
ग्रन्थ का अच्छा काम देगी, जो कि इसका प्रस्तावित उद्देश्य है। 
१०--दि हिस्द्टी 

मध्य-कालीन भारत के इतिहास की सुन्दर पर्यालीचना करनेवाली पुस्तक 

एक अत्यावश्यक कृति है। एल्फिल्टन की (कृति) पुराती पड गईं है; लेनपूल 
की बहुत हल्की है; जिससे कि मि० ईश्वरीप्रसाद के भारतीय मध्य काल का 
इतिहास' जैते ग्रन्थ के लिये पर्याप्त स्थान है और हम समभतते है कि यह बहुतों 
के लिये बहुत उपयोगी सिद्ध होगा । वर्णन पर्याप्त रूप से विस्तृत हैं और 
ग्रन्यकार की सामान्य दृष्टि तर्क-सगत है। 
११--दि जरनल झोँव इन्डियन हिस्द्री 

म्ि० भ्रसाद ने सचमुच ही सर हेनरी इलियट के झनुवादों का अपने पूर्ववर्ती 
लेखकों की अपेक्षा अ्रधिक पूर्णतया उपयोग किय्रा है और प्रतीत होता है कि उन्होंने 
मूल' फारसी तथा अरबी ग्रन्थों का मी परिशीलन किया है। उन्होंने सामान्य 
पाठक के सामने वह सब सामग्री प्रस्तुत कर दी है जो भव तक विखरी हुई 
थी झौर पुस्तक को झ्राधुनिकतम बनाने का प्रयास किया है । उन्होंने एक पर्याप्त 
पूर्ण ग्रन्थ-सूची भी जोड़ दी है जो उन विद्याथियों के लिये सहायक होगी जिनकी 
रूचि विपय को और गहराई में प्रवेश करने की है। उनकी विद्वतापूर्ण एव 
विस्तृत टिप्पणियों ने तया उपयुक्त मान-चित्रों एवं चित्रों ने पुस्तक के थुणीं 
को झौर भी बढ़ा दिया है। 

सब मिलाकर, यह पुस्तक इस विषय के पिछले लेसकों को कृतियों का 
यदि पूर्णतः स्थान ग्रहण नहीं करती, तब भी उनसे उत्कृष्ट अवश्य है और 
व उच्चकोटि का ग्रन्घ प्रस्तुत करने के: लिये लेसक का हृदय से झमिनःदन 
करते हैं । 


जे मध्ययुग का इत्तिहास 


१२---दि सॉड् रिव्यू 5 
ह्प मम 35९5९ गज हा) दिखँत स्थायी _एुणों के होते 
आज अपर्याप्त प्रतीत देता ड्टै है वन का बणन, शानदार तो है दी प्स्लु 
को प्रकाशित करने के लिए मा 08 उगल-काल से पहले के अवेरे कक्ष 
संभव बुद्धिप्राह्म बनामे के लिये थआगे बड़ हैं | उन्होंने अपने वर्णन को; बक्ष- 
तु न ५ ? लिये कोई परिध्रम उठा न रखा है थौर उनकी 
जा बा हमारे कॉलेजों के भ्रध्यापकों तथा विद्याधियों द्वारा स्वागत किया 
हमारे ध्यान में इस पुस्तक की एक और विशेषता आती है। मध्यकालीत 
भारत का इतिहास सामान्यतः मुस्लिम-्मारत के इतिहास का पयाववाचरी समभा 
जाता रह है। ऐतिहासिक मतवादों में निश्चित विक्ृति का कारण बह त्ष्म 
है कि सुस्तिस-मारत के बहुत कम इतिहासकार भा रतीय इतिहास के समंततमारिक 
हिन्दू-लोतों कर उपयोग करने वी योग्यता रखते थे या यहाँ तक कि वे (हिन्द 
स्ोत़ों के) अस्तित्व तक से श्रवरिवित थे । मि० ईखरीएटाद इस बात के लिए 
ग्रौरव के न्यायोचित अधिकारी है कि उत्होंते डह्ताम-पे्षियों फी अ्रनैतिहासिक 
आत्म-प्रशसा को मेंद दिया है और हमारे सामने भारतीय-मुस्लिम इतिहास 
का वह शित्र प्रस्तुत किया है, जिसमे विजित हिन्दू भी उतना ह्ली महत्त्वपूर्ण माय 
लेते है जितना कि विजेता पुसलमान । ग्रन्थकार को इस बात का श्रेय है कि उसने 
हिन्दू-भारत के इस्लामो-विजेताम्रों के अति पूर्णतः न्याय किया है। 


१३--दि न्यू इण्डिया ६ मि 
एक विद्वतापूर्ण कृति है, जिसके लिये अन्थकार का अभिनन्दन किया जाना 


चाहिये । यह पिछली कृतियों से निश्चित ही परिप्कृत है। वर्णन की पूर्णता, 
ऐतिहासिक तथ्यों का पक्षयात्ञ रहित विवेचन, आलोचनात्मक-दृष्टि तथा सतुलित+ 
निर्णय की क्षमता, जिसका लेखक ने अपनी कृति में उदयोग किया है, ये सव, बाते 
इस कृति को मारतीय इतिहास के समी प्रेमियों की प्रशंसा का विपय वन्ताती है! 


१४--दि हिन्दुस्तान रिव्यू | कह 
' जहाँ तक हम जानते हैं, अब तक अत्य किसी पुस्तक में मध्य-कात' में 
भआरतोगों की राजतीतिक सस्वाओ्रों तया सामाजिक एवं साहित्यिक प्रगति का 
विस्तत वर्णेव नहीं किया गया था ) मुस्लिम-संसक्ृति के विपय में ग्रन्थकार 
का सहानुमूतिषुर्ण विवेचन भारतीय-डस्लामी सम्यता के इतिहास के लिये 
एक महत्त्वपूण्े देने है, और इसका महत्व इस बाढ़ से और भी बढ जाता 
है कि यह उच्च-कोटि के प्रभाणों पर आधारित है। सव वाती पर विचार करने 


सम्मतियाँ और ममालोचनाएँ भ््ज्श्‌ 


पर [प्रतीत होता है) कि ६५० पृष्ठों का यह ग्रन्य भारतीय इतिहास में.एक 
प्रशंसनीय देन है भ्रौर यह सोचकर बहुत हर्ष होता है कि एक भारतीय विद्वानू 
हमारे ऐतिहासिक-साहित्य में एक भ्रत्यधिक महत्त्वपूणं भ्माव की पूतति करने भे 
समर्थ हुआ है। 
१५--दि हिंतवाद : ५ 

विद्वान्‌ एवं उत्साही ग्रन्यकार ने प्राचीन ऐतिहासिक भ्रन्थों का उपयोग 
किया है और मध्य-काल का रोचक एवं हृदयग्राही वर्णन प्रस्तुत किया है। 
मध्यकालीन-मारत के इतिहास का सही-सही तथ्यपूर्ण एवं सहानुभूतिपूर्ण तथा 
सुपाठय वर्णन करनेवाली एक सर्वाज्भपुर्ण कृति के भ्रमाव की पूछ्ति करने के 
लिये मि० प्रमाद भास्तीय-इतिहास के विद्याथियो की प्रशसा और अ्रभिनन्दन 
के पात्र हैं। पुस्ताा की छपाई-सफाई सुत्दर है और उचित चित्रों स्ले 
युक्त है । न्‍ 
१६--प्रो० डी० एस० मार्गोलिप्रॉँय, श्रॉक्सफोर्ड : 

कृपया अपने 'मारतीय मध्यकाल का इतिहास' के तीसरे संस्करण के लिये, 
जो अब एक प्रामाणिक ग्रन्य बन गया है, मेरे धन्यवाद स्वीकार करें। 
१७--प्रो० एफ० जे ० सी० हनशों, लंदन विश्वविद्यालय : 

यह (ग्रस्थ) स्पप्टत भारतीय इतिहास के अज्ञात स्रोतों की परिश्रम- 
साध्य गवेषणाओ्रों का फल है। मुरक ग्राशा है इस ग्रन्थ से मारतीय विद्याथियो 
तथा इंधजैड के विद्याथियों का भारत विययक ज्ञान बढ़ेगा। 
१८--रिव्यू ईस्तोरीक, पेरिस 

ग्रन्थ पूर्णतः ठोस सामश्री पर आधारित, स्पप्ट और सुलिखित है और घल्त 
प्रशंसित होगा । ४ 
१६--सर डे सिसन रॉस : 

आपका प्रशंसनीय 'मारतोय मब्ब-काल का इतिहास' | मे बढ 
प्रसन्नता होती है कि आपको इसमे इतनी सफलता मिलो हद 
जितनी असाधारण है, उतने हो आप उसके पात्र हैँ । 
२०--सर शाह मुहम्मद सुलेमान : 

आपकी उत्कृष्ट कृति बहुत सखोजों, विद्त्ता तथा परिधिद्ध डा छठ # सर 
निस्संदेह इस काल पर एक प्रामाणिक ग्रन्थ ड्टै। के आज 
२१--सर तेजबहादुर सप्रू 

मुझे यह (ग्रन्य) बहुत रोचक और झोड-नदर्ंद कार 4, 









भ्रूछ६ भध्ययुग का इतिहास 


है में उस काल के हिल्दून्समाज के विप्रय में आपके कुछ मतों का उपयोग कर 
सकूंगा । 
२२--प्रौ० ई० फंवेगन्पाक, स्टीसबर्ग विश्वविद्यालय ४ 

आपका मध्यकालीन भारत का उत्कृष्ट इतिहास | मध्यकालीन-भारत के 
इतिहाम के विद्यार्यी इमे भ्रत्यघिक उपयोगी पाएँगे। 
२३--घान बहादुर हाफिज हिदायत हुसन : 

आपका दविद्धत्तापूर्ण प्रन्य प्रयाग-विश्वविद्यालय के गौरव का विपय है । 
आपने मुमलमान-इतिहाम के प्रमुफ पक्षो का सही, विवेचन युक्त एवं सहानु- 
भूत्तिपूर्ण ढग से चर्णब किया है। पुस्तक इतिहास के उच्च-स्तर के विद्याथियो 
तथा सामान्य पायक्रों के लिये निश्चित रूप से लामदायक सिद्ध होगी । 
र४--हेनरी डॉडवैल, प्रोफेसर, लंडन-विश्वविद्यालय 

मुर्भे आपका 'मारतीय मध्यकाल का इतिहास” बहुत उपयोगी लगा और 
मँने अपने लोगों से इसकी सिफारिश की है, यद्यपि मैं चरित्रों के श्रापफे सभी 
मूह्याकनों से सहमत नही ही पाता हूँ; परन्तु ये तो ऐसी बातें है जिन पर ब्यक्ति- 
व्यवित के मत में मिन्नता निश्चित है। 





पृथ्वीराज चौहान 


न्डः 5202 272% 4 
40 27८% 60 
42 


ड़ 
शा 


हि 
॒ 


सफर 00 मेक कम 
0 जि 5 कप 
हे 





है कैकुबाद का दर्वार 


हक न 


है 52% है "छा ५ ० 
जज जैक: उरफ पड सर न्‍24238:4 8 2223: हद 9 ६: 


व, 











फीरोजशाह कोटिला 


कील नि: : 5 म्ला टला पक पलक, 


7 न 5 >->>न--पुत्छ७ ० बट 
० -लडि-रभ-+०--++-+नल__ ++क ना | 

विजय न््च्य्य्ध्य्स्ञ्जः, 2 “ीपा4< ककया ०2००६८०००+०पली घर: जीप 7387 (६ [लय कल्प एकल स्थल 
। “जज ्य्म्ल्ञ् 
|| 

६ 












मूरलंग 
९ 


6 के) 


5] 
रु ध्ायजतअ 02५९५ ६५. 


चै 


0 
| 
) 
| 
[ 


"4 
। 
। 





मंग्रोछो कै घेरे का दृश्य 





बीदर का किला 





इल्तुतमिश्ञ की कब्र--दिल्‍ली 








दौलतावाद का किला 


5 


83) 


६४४ हे 


कु है (4 





मुहाफिज खाँ की मप्जिद--अहमदावाद 





कुतुब सीनार--दिल्‍्ली 





चित्तौर का किला 





| 
भजटग राव श्िप् 


रणयम्भोर या विला 


